


(सितम्बर १९०८ - नवम्बर १९०९ ) 





प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण मन्त्रारय 
भारत सरकार 


सितम्बर १९६३ (भाद्रपद १८८५) 


8 नवजीवन द्ुस्ट, अहमदाबाद, १९६३ 


साढ़े सात रुपये 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे' 


निदेशक, प्रकाशक विभाग, दिल्‍ली -- ६, द्वारा प्रकाशित 
और जीवणजी डाह्माभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद - १ ४, द्वारा म॒द्रित 


अनार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक टुस्ट और 
संग्रहालय, तवजीवन ट्रस्ट, और गुजरात विद्यापीठ ग्रंथालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि 
तथा संग्रहालय, नई दिल्‍ली; भारत सेवक समिति (सर्वेद्न ऑफ़ इंडिया सोसाइटी), पूना; 
कलोनियल ऑफ़िस तथा इंडिया ऑफ़िस पुस्तकालूग, लन्दन; प्रिटोरिया आकंइव्ज़, प्रिटोरिया; 
श्री छघमलाल गांधी, अहमदाबाद; श्री अरुण गांधी, बम्बई; श्री अल्बटे वेस्ट; श्री सी० एम० 
डोक; स्वर्गीय श्री. एच० एस० एल० पोलक; श्री लई फिशर; श्री नारणदास गांधी; श्रीमती 
सुशीलाबेन गांधी; तथा “बापूना बाने पत्रो , इजिप्टनो उद्धारकक अथवा मुस्तफा कामेल 
पाशानों जीवनचरित्र तथा बीजा लेखों *, गांधीजीना पत्रो , गांधीजीनी साधना ,  जीवननुं 
परोढ़ ,, “ महात्मा |, 'लाइफ़ ऑफ़ मोहनदास करमचन्द गांधी *, ' एम० के० गांधी : एन इंडियन 
पेट्रिअयट इब साउथ आफ्रिका ' (मो० क० गांधी: दक्षिण आफ़िकामें एक भारतीय देशभक्त ), 
'एम० के० गांधी ऐंड साउथ आफ्रिकन इंडियन प्रॉब्लम, (मो० क० गांधी और दक्षिण आफ्रिकी 
भारतीयोंकी समस्या) तथा “टॉल्स्टॉय ऐंड गांधी ” आदिके प्रकाशक; और “इंडिया ', इंडियन 
ओपिनियन ', “केप टाइम्स ', गुजराती ', “नेटाल मर्क्यूरी , 'रैंड डेली मेल, स्टार, तथा 
“टान्सवाल लीडर आदि समाचारपत्रोंके आभारी हैं। 

अनुसंधान और संदर्भकी सुविधाके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, 
गांधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौंसिल ऑफ़ वल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, और सूचना एवं 
प्रसारण मंत्रालयके अनुसंधान तथा संदर्भ विभाग, नई दिल्‍ली; साबरमती संग्रहालय और गुज- 
रात विद्यापीठ प्रन्थाठलय, अहमदाबाद; श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्‍ली; और कागजातकी 
फोटो-नकलें तैयार करनेमें सहायताके लिए सूचता एवं प्रसारण मन्त्रालयका फोटो विभाग 
हमारे धन्यवादके पात्र हैं। 


पाठकोंकोी सूचना 


विभिन्न अधिकारियोंकोी लिखे गये प्रार्थनापत्र और निवेदत, अखवारोंकों भेजें गये पत्र 
और सभाओंमें स्वीकृत किये गये प्रस्ताव, जो इस खण्डमें सम्मिलित किये गये हैं, उनको 
गांधीजीका लिखा माननेके कारण वैसे ही हैं जैसे कि खण्ड १ की भूमिकामें दिये जा चुके हैं। 
जहाँ किसी लेखकों सम्मिलित करनेके विशेष कारण हैं, वहाँ वे पादटिप्पणीमे बता दिये गये 
हैं। इंडियन ओपिनियन * में प्रकाशित गांधीजीके लेख, जिनपर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं 
उनकी आत्मकथा-सम्बन्धी लेखोंकी सामान्य साक्षी, उनके सहयोगी श्री छगतलारलू गांधी और 
हेनरी एस० एल० पोलककी सम्मति और अन्य उपलब्ध प्रमाण-सामग्रीके आधारपर पहचाने 
गये हैं। 

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करनेसें अनुवादकों मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न 
किया गया है। किन्तु साथ ही अनुवादकी भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया 
है। अनुवाद मूल सामग्रीकी छाषेकी स्पष्ट भूछे सुधारनेके बाद किया गया है और मूलमें व्यवह्गत 
शब्दोंके संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। यह ध्याल रखा गया है कि नामोंको 
सामान्यतः जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जायें। जित नामोंके उच्चारण सन्दिग्ध हैं 
उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती छेखोंमें लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीचमें चौकोर कोष्ठकोंमें दी गईं सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण, वक्‍तव्य आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धत क्रिया है, वह हाशिया छोइड़- 
कर गहरी स्यथाहीमें छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अंश अनदित करके दिया है तो 
उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर, साधारण ठाइपमें ही छापा गया है। इस खण्डमें 
उपलरूब्ध भाषणोंके परोक्ष विवरण और न्यायालयोंके कार्य-विवरण तथा वे शब्द, जो गांधीजीके 
कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े, गहरी स्यथाहीमें छापे गये हैं। 

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दी गयी है, किन्तु जहाँ वह 
उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे और चौकोर कोप्ठकोंमें की गई है और जहां 
आवश्यक हुआ है, उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। शीर्षकके अन्तर्में साधन यसत्रके 
साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। 

' सत्यना प्रयोगों अथवा आत्मकथा ” और “दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनों इतिहास ' के 
अनेक संस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ-संख्याएँ विभिन्न हैं, इसलिए दवाछा देनेमें केवल उनके भाग 
और अध्यायका ही उल्लेख किया गया है 

साधन-सूत्रोंमें एस० एन० संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 
जी० एन० गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिहलीमें उपऊछब्ध कामजपत्नोंका और 
सी० डब्ल्यू ० कलेक्टेड वक्‍्स ऑफ़ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाइुसय ) द्वारा संगहीत पत्रोंका 
सूचक है। ह 

पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ सामग्री परिशिष्टोंमें दे दी गई है। 
अन्तमें साथन-सूत्रोंकी सूची, इस खण्डसे सम्बन्धित काछका तारीखवार-वृत्तान्त और इस 
खण्डकी पारिभाषिक शब्दावली भी दी गई है। द 


शअच्तावना 


इस खण्डमें सितम्बर १९०८ से नवम्बर १९०९ तक की सामग्री दी गई है। इसका 
आरम्भ द्वानस्सवालके सत्याग्रह-आन्दोलनमें तेजी आने और अन्त हरन्दनसे गांधीजीके जाने के 
साथ होता है। वे चार महीने तक द्वान्सवालकी म्मस्याको बातचीत द्वारा सुलझानेका अनवरत 
प्रयत्त करते रहे। किन्तु वह निष्फल हुआ। राजनीतिक झगड़ोंकों हुछल करतेके लिए संघर्षके 
साथ-साथ समझौतेका प्रयत्न करते रहना गांधीजीके सत्याग्रह-दर्शनका मुरू तत्त्व था। सार्वजनिक 
गतिविधियेंके पीछे जीवनके प्रति सदेव ही उनका एक निश्चित नैतिक दृष्टिकोण रहता था। 
इस कालमें सत्याग्रहक्ी उनकी कल्पनाके साथ ही हम उनके उक्त नैतिक दृष्टिकोणकों भी 
एक निश्चित स्वरूप ग्रहण करते हुए पाते हैं। 

सन्‌ १९०८ के अगस्त माहके उत्तराजमें पंजीयन-प्रमाणपत्रोंकी जो सामूहिक होली 
जलाई गई, उसने सत्याग्रहके पुनरारम्भके लिए एक नाटकीय पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। 
सितम्बर २ के सरकारी गज़ठ' में एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम प्रकाशित हुआ। 
यह अधिनियम स्वेच्छया पंजीयनकों तो वैध करता था, लेकिन १९०७ के उस क्षोभजनक 
अधिनियम २को रद नहीं करता था जिसे गांधीजीके कथनानुसार स्मट्सने रद करनेका 
वादा किया था। अधिनियमक़ो रद कराने और शिक्षित भारतीयोंके छिए उपनिवेश्षमें प्रवेशका 
अधिकार प्राप्त करानेके लिए गांधीजीको सत्याग्रहके अलावा कोई दूसरा चारा दिखाई नहीं 
पड़ा । तथापि सत्याग्रह आरम्भ करनेसे पहले उन्होंने दूसरे रास्तोंसे परिस्थिति सुधारनेके प्रयत्न 
किये। सितम्बर ९ को ब्रिटिश भारतीय संघने उपनिवेद्-मन्त्रीको एक निवेदनपत्र भेजा। 
पठानों, पंजाबियों और भूतपूर्व सैनिकों आदि भारतीय समाजके विभिन्न वर्गोने भी प्रार्थनापत्र 
भेजे । लगभग इसी समय गांधीजी और उनके सहयोगी हॉस्केनसे मिले और समझौतेके लिए जो 
कमसे-कम दार्तें हो सकती थीं, उन्हें उनके सामने रखा। लेकिन ये सारे प्रयत्त विफल हुए। 

एक शिक्षित भारतीयके नाते प्रवेशके अपने अधिकारकों दुढ़तापुर्वक जतानेके विचारसे 
डर्बंतके एक प्रमुख पारसी सज्जन --सोराबजी --- नेटालकी सीमा पार करके ट्वान्सवालूमें 
दाखिल हुए। इस घटनाके साथ ही सत्याग्रहने अपने दूसरे चरणमें प्रवेश किया। इस 
बार गिरफ्तार किये गये सत्याग्रहियोंकी सख्त कैदकी सजाएँ दी गईं। स्वयं गांधीजीको 
ट्रान्सवालकी सीमामें प्रवेश करने, और अपना पंजीयनपत्र न दिखा सकनेके कारण दो-दो 
बार जेलकी सजा भोगनी पड़ी; वे अपना प्रमाणपत्र तो पहले ही आगकों होम चुके थे। 
अक्तूबर १३, १९०८ को उन्हें दो महीनेकी, और फिर फरवरी २५, १९०९ को ३ महीनेकी 
जेलकी सजा हुई, और दोनों बार सख्त कद मिली। गांधीजीने बादमें लिखा कि जेलमें 
रहते हुए वे / अगने-आपको ट्रान्सवालका सबसे सुखी आदमी ” मानते थे। सामान्य अधिकारोंसे 
वंचित होकर अपमानजनक जीवन जीनेकी अपेक्षा वे जेल भोगना बेहतर समझते थे। “इंडियन 
ओपिनियन में जेलके अपने अनुभवोंके बारेमें लिखते हुए उन्होंने उन अनेक कष्टोंका जिक्र 
किया जो उन्हें अन्य भारतीय कैदियोंके साथ भोगने पड़े थे। उदाहरणार्थ, जेलमें खुराक 
अपर्याप्त और अनुपयुक्त थी। उन्होंने खुराकमें सुधारके लिए प्रार्थनापत्र दिये, और जो खुराक 


आढ 


मिलती थी उसके प्रति असन्तोष और रोष व्यक्त किया, किन्तु किसी विशेष रियायतकों केवल 
अपने लिए लेनेसे इनकार कर दिया। कठोर कारावास का मतरूब कभी सड़क बनाना, 
कभी नगरपालिकाके वाठर वक्‍सेकी सफाई करना, कभी सेनिकोंकी कब्नोंकी सुबराई करना, 


कभी जेलके फर्श और दरवाजोंको झाड़ना-पोंछना आदि होता था। गांधीजीने ये सच काम 
सहर्ष किये। एक वार उन्हें कैदियोंकी वर्दीमों अपना सारा सामान छादे हुए जोडानिसर्ने 
रेलवे स्टेशनसे जोहानिसबर्ग जेल तक पैदल ले जाया गया। एक दूसरे सौकेपर वे चोर- 
डाकुओंकी तरह हथकड़ी पहनाकर गवाही देनेके छिए अदालत पैदल ले जाये गये। गांधीजीने 
अपने इन अनुभवोंकी बात बिना किसी प्रकारकी कदुता महसूस किये, बढ़े शाढीन और 
अक्सर बड़े ही पुरमजाक ढंगसे लिखी। इन अनुभवोंका उनपर अगर कोई असर हुआ तो 
यह कि तात्त्विक दृष्टिसे सोचनेका उनका स्वभाव और भी वृढ़ हो गया। किन्तु उनके साथ 
होनेवाले दुर्व्यवहारकी खबर एच० एस० एल० पोछकके द्वारा प्रकाशमें आई और दक्षिण 
आकफ्रिकाके समाचारपतच्रोंमें इसकी बड़ी चर्चा हुई। परिणामत: ब्रिटेनकी संसदर्मे इसपर प्रश्न 
पूछे गये। अधिकारियोंने कैफियत दी कि गांधीजी किसी विशेष सुविधाके हकंदार नहीं थे। 
सच तो यह है कि गांधीजीने किसी प्रकारकी विशेष सुविधाकी कभी भी इच्छा ही नहीं 
की। नवम्बर १९०८ में जब कस्त्रबा सख्त बीमार थीं, उस समय गांधीजीका उनके पास 
होना जरूरी था। वे स्वयं ऐसा चाहते भी थे। छेकिन उन्होंने जुर्माना देकर जेलसे रिहाई 
पाना स्वीकार नहीं किया। 


भारतीयोंका जन-आन्दोलन जारी रहा। धरना देना, बिना परवाना फेरी रूगाना 
और व्यापार करना, माँगनेपर पंजीयन-प्रमाणपत्र न दिखाता, अँगूठोंकी छाप देनेसे इनकार 
करना, और नेटालकी सीमा पार करके ट्वान्सवालमें प्रवेश-निषेषका उल्लंघन करना -- इन 
सभी रूपोंमें वह चलता रहा। संघर्षदा एक नया और महत्त्वपूर्ण पहल यह था कि जो 
भारतीय महिलाएँ अबतक रूढ़ियोंके कारण इन सब चीजोंसे अरूूग रहती आई थीं, ने भी 
आगे आईं, और सत्याग्रहका समर्थन करनेके लिए उन्होंने एक महिला संबकी स्थापना की। 
सरकारने आन्दोलतका जवाब गिरफ्तारी, जुर्माने और सख्त केदकी सजा तथा निर्वासनकी 
नीति अपनाकर दिया। निर्वासितोंको ट्वान्सवाककी सीमासे वाहर विकालकर पुर्तगाली 
अधिकारियोंके सहयोगसे डेलागोआ-बेके रास्ते भारत भेज दिया जाता था। जून १९०५९ तक 
जेल जानेवालोंकी संख्या २,५०० तक पहुँच गई थी। अपने अन्तिम चरणमें सत्याग्रह आस्दो- 
लनमें एक नई बात यह पैदा हुई कि बहुत-से प्रमुख भारतीय व्यापारियोंने अपना मालू- 
असबाब तथा अन्य साधन-सामग्री अपने यूरोपीय साहकारोंकों सौंप देना बेहतर समझा, 
लेकित व्यापारिक परवाने पानेके लिए अपने पंजीयन-प्रमाणप्र दिखानेकी अपमावजनकऋ स्थिति 
स्वीकार करनेसे उन्होंने इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप उन्हें बहुत कप्ट उठाने पड़े, 
यहाँतक कि कुछ लोग तो दिवालिया हो गये। किन्तु फिर भी सत्याग्रही अपने स्यायोचित 
संघर्षके सारे परिणाम श्ञेलनेके लिए तैयार थे। 

हॉस्केतलकी अध्यक्षतासें संगठित यूरोपीय समिति यूरोपीयोंके एक ऐसे वर्गका प्रतिनिधित्व 
करती थी जो भारतीय समस्याके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनानेका समर्थक था। इस समितिने 
ट्रान्सवालकी सरकारकों इस विषयमें अनेक निवेदनपत्र दिये और ब्रिटेनके अखबारोंमें पत्र 
प्रकाशित कराये। किन्तु इन प्रयत्नोंका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलछा। तथापि धीरे-भीरे 


नौ 


दक्षिण आफ़्रिकाके समाचारपत्रोंका रुख सत्याग्रह आन्दोलनके प्रति कुछ मुलायम पड़ा। मई 
१९०९ में जब गांधीजी जेलसे छूटे, उस अवसरपर  प्रिटोरिया न्यूज़ ने अपने सम्पादकीयमें 
कहा कि गांधीजी अन्तरात्माकी आवाजपर कष्ट भोग रहे हैं। उनका उद्देश्य बहुत उच्च 
और उनके तरीके शुद्ध हैं।” उससे द्वरान्चवाल सरकारसे अनुरोध किया कि ऐसे व्यक्तिको 
बारम्बार जेल भेजनेकी जगह उसके सहयोगसे कुछ लाभ उठाना चाहिए। जून १९०९ में 
भारतीयोंके एक ऐसे वर्गने, जो अबतक सत्याग्रहसे दूर रहा था, एक समझौता-स्मिति स्थापित 
की । गांधीजीको इस समितिके प्रयत्नोंकी सफलतामें विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने 
समितिके प्रति सदभाव रखा। समितिकी माँगोंकी जब जनरल स्मट्सने ठुकरा दिया तो 
गांधीजीको इसपर कोई आइचर्य नहीं हुआ। 

गांधीजी स्वयं सत्याग्रह जारी रखनेके पक्षमें थे, किन्तु अपने सहयोगियोंके विचारोंका 
आदर करते हुए उन्होंने जून १९०९ में समझौता-वार्ताकी दिश्ञामें एक और प्रयोग ” करना 
स्वीकार कर लिया। सत्याग्रहका अमोघ अस्त्र तो हर हालतमें उनके पास था ही। परि- 
स्थितियाँ भी समझौता-वार्ताके पक्षमें लगती थीं। दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेज्ञोंका संघ स्थापित 
करनेके प्रस्तावकोी अन्तिम रूप दिया जा रहा था। संघ-स्थापनाके इस प्रयत्नकों दक्षिण 
आफ़िकाके भारतीय शंकाकी दृष्टिसे देख रहे थे | गांधीजीने भी देखा कि यदि साम्राज्यीय गरकार 
भारतीयोंको कुछ संवैधानिक संरक्षण दिये जानेका आग्रह नहीं करेगी तो सम्भावना इसी 
बातकी है कि संघ-सरकारके अधीन भारतीयोंकी दशा और भी खराब हो जायेगी और उन- 
पर अधिक निर्देय कानून थोष दिये जायेंगे। दक्षिण आफ्रिकाके राजनयिक नेता संघ-विधेयकके 
मसविदेपर विचार-विमर्शके लिए इंग्लैंड जा रहे थे। यह शीघ्र ही इंग्लैंडकी संसदमें पेश 
होनेवाला था। आम तौरपर यह अनुभव किया जा रहा था कि साम्राज्यीय सरकारके 
बीच-बचावसे एक सनन्‍्तोषजनक समझौता करानेका यह एक सुअवसर हो सकता है। गांधीजीने 
यह स्वीकार किया कि परिस्थिति देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि एक शिष्टमण्डल 
इंग्लैंड जाये । जून १३ को ब्रि० भा० संघने दो शिष्टमण्डल --- एक इंग्लैंड और एक भारत 
“+ भेजनेका निश्चय किया। इन शिष्टमण्डलोंका उद्देश्य इंग्लैंड और भारतकी जनताको 
टद्रान्सवालके संधर्षका महत्त्व बताता और साम्राज्यीय सरकारको हस्तक्षेप करनेके लिए राजी 
करना था। द्वानस्सवाल सरकारने आकस्मिक जवाबी कारंबाई करके शिष्टमण्डलोंके ज्यादातर 
निर्वाचित सदस्योंको गिरफ्तार कर लिया। गांधीजीने सदस्योंको पेरोलपर छुड़ानेके प्रयत्व 
किये, पर विफल हुए। अस्तु, जून २३ को गांधीजी और हाजी हबीब, इन दो सदस्योंका एक 
शिष्टमण्डल इंग्लैंडके लिए रवाना हुआ। दूसरे शिष्टमण्डलरूमें एक ही सदस्य था--श्री 
पोलक । ' 
जहाजपर गांधीजीकी सर रिचर्ड सॉलोमन, श्री मेरिमेन, श्री श्राइतर और श्री सॉबर-जैसे 
दक्षिण आक्रिकी नेताओंसे बातचीत हुई, और उनके मनमें भारतीय संधर्षके प्रति सहानुभूति 
उत्पन्न करनेमें वे सफल हुए। यात्राके दौरान ही उन्होंने / द्वान्सवाऊके भारतीयोंकी समस्या: 
एक संक्षिप्त वक्‍तव्य ” का मसविदा भी तैयार किया | जुलाई १० को लन्दन पहुँचनेपर संवाद- 
दाताओंको भेंद देते हुए गांधीजीने यह स्पष्ठ कर दिया कि मेरा यह शिष्टमण्डल इंग्लैंडमें 
दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके परामशके अनुसार कार्य करेगा। वे समितिके अध्यक्ष, 
लॉड एम्टहिलसे मिले, और इंग्लेंडमें शिष्टमण्डल किस ढंगसे अपना कार्य करे, इसके बारेमें 


ड्श 


विचार-विमर्श किया । छॉर्ड ऐम्टहिलके सुआवपर गांधीजीने “ संक्षिप्त वक्‍तव्य / का प्रकाशन 
स्थगित कर दिया; साथ ही, यह भी तय किया कि जबतक निजी तौरपर होनेवाली सम- 
झौता-वार्ताओंका परिणाम स्पष्ट न हो जाये, तवतक वे सार्वजनिक रूपसे कोई काम न करेंगे । 
गांधीजीको लॉर्ड एम्टहिलमें असीम विश्वास था, और जैसा कि इन दोनोंके बीच हुए पत्र- 
व्यवहारसे प्रकट होता है, समझौता-वार्ताके बारेमें लॉर्ड ऐम्टहिलकी दी गई समस्त नीति- 
विषयक सलाहको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। 

यह इतमीनान हो जानेके बाद कि गांधीजी और उनके सत्याग्रही अनुयायियोंका भारतके 
अतिवादियोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है, छॉर्ड एऐम्टहिलने पूरी शक्तिसे द्वान्‍्सवालकी समस्याका 
कोई हल निकालनेका प्रयत्न शुरू किया। उन्हें विश्वास था कि भारतमें बढ़ते हुए असन्तोष 
और साम्राज्यीय हितोंके विचारसे समस्याकों हल करना अत्यावश्यक है। ऐसे छोटे-छोटे 
मामलोंमें, जिनमें किसी सिद्धान्तका सवाल नहीं था, उन्होंने गांधीजीको समझौता करनेके लिए 
राजी पाया। हछॉर्ड एम्टहिल जनरल बोथा और जनरल स्मट्ससे भी मिले, जो संघ-विधेयकके 
मसविदेके सिलसिलेमें उस समय इंग्लैंडमें ही थे। उन्होंने पहले तो गांधीजीसे यह आश्वा- 
सन लिया कि यदि काला कानून रद कर दिया गया और भारतीयोंकी सैद्धान्तिक समानता 
मानव ली गई तो भारतीय आन्दोलनको आगे नहीं बढ़ायेंगे; इसके बाद उन्होंने स्मट्ससे कहा 
कि संघके निर्माणकी घड़ीमें इन मांगोंको स्वीकार करके ब्रिटिश भारतीयोंकों निरुत्तर कर 
दिया जाये। 

हाँ, यह ठीक है कि बातचीत गांधीजीने ही चलाई थी। वे छॉड्ड एम्टहिलसे बराबर 
सम्पर्क बनाये रखकर काम करते रहे; सर मंचरजी भावनगरी और न्यायमूर्ति अमीर अछी-जैसे 
भारतीय नेता, सर रिचर्ड सॉलोमन, सर विलियम ली-वॉरनर और थियोडोर मॉरिसन-जैसे 
प्रभावशाली दक्षिण आफ्रिकी और अंग्रेज राजनयिकों और रेवरैंड एफ० बी० मायर तथा 
कुमारी पलारेन्स विटरबॉटम-जैसे मित्रोंसे भी मिले। 

सरकारी स्तरपर गांधीजी उपनिवेश मन्त्रालयमें लॉर्ड क्र और इंडिया ऑफ़िसमें लॉडे 
मॉल्से ही ज्यादा मिले-जुले। लछॉर्ड क्र को समझौतेकी कोई आशा नहीं थी और उन्होंने 
निःसंकोच रूपसे इसे स्वीकार किया। १९०७ के अधिनियम २ के बारेमें भारतीयोंकी आपत्तियोंकों 
उपनिवेश मन्त्रालयकी १८ अगस्त १९०९ को लिखी गई एक टिप्पणीमें  कुटिल या निहायत 
भावुकतापूर्ण ” बताया गया। गांधीजीके इस आग्रहका कि साम्राज्यके नागरिककी हैसियतसे 
भारतीयोंका, एक नियत संख्यामें ही सही, द्रान्सवालमें प्रवेश करनेका कानूनी “अधिकार ” मान्य 
किया जाये, स्मट्सने हृठपूर्वक विरोध किया। वे ज्यादासे-ज्यादा इस बातके लिए तैयार थे कि 
भारतीय प्रवासियोंकी एक सीमित संख्याको स्थायी अधिवासका प्रमाणपत्र दिया जाये। उप- 
निवेश मन्त्रायने छाचारी प्रकट करते हुए कहा कि संवैधानिक दृष्टिसे उसके लिए यह सम्भव 
नहीं है कि वह दक्षिण आफ़्रिकी राजनयिकोंसे उक्त मान्यता दिलवा सके। लॉडे ऐम्टहिलने 
हरचन्द कोशिश की कि उपनिवेश मन्त्रालय स्मट्सको गांधीजी द्वारा प्रवासी कानूनमें सुझाया 
गया संग्ोधत स्वीकार करनेके लिए किसी प्रकार तैयार करे, केकिन वे नाकामयाब रहे। 

नवम्बर ३ को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि समझौता-वार्ता विफल हो गई है। 
उपनिवेश मन्‍्त्रालयने गांधीजीको सूचित किया कि वह उन्हें ऐसा कोई आशइ्वासन देनेमें 
असमर्थ है कि प्रवास-सम्बन्धी सैद्धान्तिक समावताको मान्यता दिलाई जा सकेगी। नवम्वर ५ को 


ग्यारह 


गांधीजीने जनमत तैयार करनेके छिए अभियान शुरू करते हुए ब्रिटेनके समाचारपत्रोंमें अपना 
१६ जुलाईका वक्तव्य “ प्रकाशनार्थ भेजा, जिसे वे अबतक छॉड ऐंम्टहिलके कहनेसे रोके हुए 
थे। उन्होंने इमर्सन क्लब, इंडियत सोशल यूनियन, और इंडियन यूनियन सोसाइटी द्वारा आयो- 
जित सभाओंमें भाषण किये, जिनमें उन्होंने ट्रान्सवालके संघर्षका स्वरूप समझाया और जनतासे 
उसका समर्थत करनेका अनुरोध किया। गांधीजीने ट्रान्सवालके सत्याग्रहियोंसे सहानुभूति 
रखनेवाले अंग्रेजोंकी ओरसे भेजे जानेवाले एक स्मरणपत्र ( मेमोरेंडम ) का मसविदा तैयार 
किया और उसपर हस्ताक्षर कराने और चन्दा जमा करनेके लिए भारतीय और अंग्रेज 
स्वयंसेवकोंकी सेना तेयार की। ट्रान्सवालके प्रवासी-कानूनके विषयमें उपनिवेश मन्त्राछूयको 
लिखे गये अपने अन्तिम पत्रमें उन्होंने आशा व्यक्त की कि रंगभेदका कलूंक दूर करानेके 
लिए आगे भी छोॉ्ड क्र अपने प्रभावका उपयोग बराबर करते रहेंगे। 


नवम्बर १० को गांधीजीने डेली एक्सप्रेस” के संवाददाताकों बताया कि सत्याग्रह 
पूरे उत्साहके साथ जारी रहेगा। अगले दिन उन्होंने ब्रिटेनके समाचारपन्नोंसे अपील की कि वे 
ट्रान्सवालके संघर्षको अपना समर्थन प्रदान करें। नवम्बर १२ को अपनी विदाईके अवसरपर 
आयोजित एक सभामें उन्होंने ब्रिटेनके नेताओंसे अनुरोध किया कि वे ट्रान्सवालके आन्दोलनको 
उदार दृष्टिसे समझनेका प्रयत्न करें। 

इस तमाम अवधिमें उनके दिमागमें सत्याग्रहका वास्तविक रूप घूम रहा था। उनके लेखों, 
भाषणों ओर पत्रोंमें सत्याग्रह-सम्बन्धी उनके विचार भरे पड़े हैं। जर्मिस्टनमें बोलते हुए उन्होंने 
कहा कि  अनाक्रामक प्रतिरोध” तो गछत नामकरण है। इसके पीछे जो विचार है वह 
“ आत्म-बल ” शब्दसे ज्यादा ठीक ढंगसे अभिव्यक्त होता है। यह “ उतना ही पुराना है जितनां 
पुराना इन्सान” और ईसा मसीह, डेनियल और सुकरात-जैसे लोगोंने इसका शुद्धतम रूपमें 
प्रयोग किया है। यह  आत्मबल मन्दिर आदि स्थानोंमें जाने-जैसे बाहरी उपचारोंमें बिल्कुल 
नहीं हैं। सत्य और अभयकों विकसित करना उसका पहला पाठ है” (पृष्ठ ३९२)। 
कष्ट-सहन उसमें सन्नचिहित है। / सत्याग्रही ज्यों-ज्यों कूटा जाये त्यों-त्यों उसका तेज प्रखर हो 
और उसकी हिम्मत भी बढ़े ” (पृष्ठ ४४६) । 

सत्याग्रहके तरीकेको गांधीजी “ जीवनकी बहुत-सी बुराइयोंकी अचूक दवा मानते थे 
(पृष्ठ ३६२) । उनके विचारमें “किसी घोर अन्यायके विरुद्ध सीधा, सरल और शीकघ्र न्याय 
पानेका मार्ग सत्याग्रह ही था।” (पृष्ठ ४४६) | उनका विश्वास था कि दक्षिण आफिकामें 
कुछ मिलाकर सत्याग्रह विफल नहीं हुआ। जून १९०९ में भेदभावकी व्यवस्था करनेवाले 
कानूनके विरुद्ध उसकी सफलताको उन्होंने उदाहरणके रूपमें बताया। ट्रान्सवालके भारतीयोंकी 
तरफसे छॉर्ड क्र ने जो-कुछ कोशिश की थी उसका कारण भी, गांधीजीके अनुसार, भारतीयों 
द्वारा स्वेच्छासे कष्ट-सहन करना .ही था। प्रबुद्ध वर्गो्में शिष्टमण्डलने जो सहानुभूतिकी भावना 
उत्पन्न की थी उसकी झलक पादरी मायर द्वारा “विशुद्धतामें बेजोड़ और अत्यन्त निःस्वार्थ 
भावसे चलाये जानेवाले उस संघर्ष ” के अनुमोदनमें मिलती है (पृष्ठ ५४५)। 

लन्दनमें अपने अति व्यस्त कार्यक्रमके बावजूद गांधीजी भारतमें पोलकके साथ बराबर 
सम्पर्क बनाये रहे। उनके हूम्बे-लम्बे पत्रोंसे, जिन्हें वे बहुत सुबह बोलकर लिखवाते थे, पूरी 
नीतिपर उनकी पकड़, छोटी-छोटी तफसीलोंका ध्यान रखनेकी क्षमता और सभी मामलोंमें 
मानवीय तत्वके प्रति चिन्ता प्रकट होती है। 


बारह 


गांधीजीके मनमें द्रान्सवालके संघर्षके व्यापकतर परिणामोंका बिल्कुरू स्पष्ट चित्र था। 
भारतकी जनता द्वारा संघर्षके व्यापकतर महत्त्वकों समझनेगें देरका कारण, गांधीजीके अनुसार, 
आंशिक रूपसे उनका आत्म-शक्तिका अज्ञान था। उनकी निश्चित धारणा थी कि “क्‍या वे 
यह नहीं देख सकते कि ट्वान्सवालमें चलनेवाले प्रयत्नों और तदनुरूप भारतमें किये जानेवाले 
प्रयासोंका स्वरूप ही ऐसा है कि वे भारतकों उसके लक्ष्के अधिकाधिक निकट ले जायेंगे, 
और सो भी बहुत विशुद्ध तरीकेसे ? ” (पृष्ठ ४६२ )। पोलकको लिखे अपने एक पत्रमें 
उन्होंने हैरत प्रकट करते हुए पूछा कि “क्या वे नहीं देख सकते कि इस लड़ाईके द्वारा हम 
मातृभूमि भारतकी सेवामें भविष्यके लिए एक अनुशासित सेना तैयार कर रहे हैं। यह सेना 
ऐसी होगी जो बड़ीसे-बड़ी वही ताकतका सामना होनेपर भी अपना जौहर दिखा सकेगी 
(पृष्ठ ४६२ ) । हिसात्मक तरीकोंसे भारतकी स्वतंत्रता-प्राप्ति गांधीजी असम्भव और अवांछनीय 
मानते थे। उन्होंने पोलकके माध्यमसे अतिवादियोंकों बताया कि “वे जो स्वतन्त्रता चाहते हैं 
या उनका खयाल है कि उन्हें जिसकी जरूरत है, वह स्वतन्त्रता छोयोंको मारने या हिसा 
करनेसे न मिलेगी।” (पृष्ठ ४८०) 

यह काल इस दृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण है कि गांधीजीने इसी समय रूसी विचारक काउंट 
लियो टॉल्स्टॉयसे सम्पर्क स्थापित किया। टॉल्स्टॉयकों गांधीजीने इस सिद्धान्तका सबसे 
श्रेष्ठ और प्रसिद्ध व्याख्याकार ” माना। सत्याग्रह आन्दोलनके बारेमें टॉल्स्टॉयको गांधीजीने 
लिखा : मेरी रायमें द्वान्सवालमें भारतीयोंका यह संघर्ष आधुनिक युगका सबसे महान संघर्ष 
है। ... यदि यह आन्दोलन सफल होता है तो वहु न सिर्फ अधर्म, असत्य और विह्वेषपर 
धर्म, सत्य और प्रेमकी विजय होगी, बल्कि बहुत सम्भव है कि वह भारतके लाखों-करोड़ों 
निवासियों और दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें बसनेवाले पददलित लोगोंके लिए एक अनुकरणीय 
उदाहरण होगा । ” (पृष्ठ ५३४ ) टॉल्स्टॉयने  ट्रान्‍्सवालके अपने प्यारे भाइयों और सहयोगियोंके 
लिए ईश्वरीय सहायता मिलनेकी कामना व्यक्त की, और रूसमें भी “ कठोरतासे कोमलताके, 
दर्प और हिसासे विनम्रता व प्रेमके ठीक उसी संघर्ष ” का जिक्र किया। (पृष्ठ ४८२-८३) । 

इस खण्डसें हम आधुनिक सभ्यताके बारेमें गांधीजीके विचारोंकों स्पष्ट होते हुए 
देखते हैं। मणिलाल गांधीको लिखे अपने पत्रोंमें और (इंडियन ओपिनियन ' को लिखे गये 
अपने संवादपत्रोंमें वे इस विषयकी चर्चा करते हैं। किन्तु पोलकको लिखे गये अपने अक्तुबर 
१४ के पत्रमें उन्होंने अपने उन “निश्चित निष्कर्षों” को स्पष्ट रूपसे व्यक्त किया जो 
उन्हें सत्याग्रहकी सच्ची भावना ” से प्राप्त हुए थे, और जिन्हें उन्होंने शीघ्र ही अपनी 
पुस्तक हिन्द स्व॒राज्य ” में विस्तारसे लिखा। यह पुस्तक उन्होंने इंग्लैंडसे दक्षिण आफ्रिका 
वापस छौटते हुए जहाजपर लिखी। 


विषय-सुची 


भूमिका 

आभार 
पाठकोंको सूचना 
चित्र-सूचो 


» जोहानिसबर्गंकी चिट्ठी (३१-८-१९०८) 


साम्राज्य-सरकारके विचार (५-९-१९०८) 


» रिचकी स्थिति (५-९-१९०८) 

 भारतके राष्ट्रपितामहका जन्मदिन (५-९-१९०८) 
 दादाभाईकी जयन्ती (५-९-१९०८) 

« जीहानिसवर्गकी चिट्ठी (७-९-१९०८) 

- प्राथतापत्र : उपनिवेश-मन्त्रीकों (९-९-१९०८) 

* तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको (९-९--१९०८) 
. भेंट: स्टार के प्रतिनेधिकों (१-९-१९०८) 

« भाषण : सार्वजनिक सभामें (१०-९-१९०८) 

प्रस्ताव : सावजनिक सभामें (१०-९-१९०८) 


रादेरीका मुकदमा (१२-९-१९०८ के पूर्व) 


- नेंटाठकी सभाएँ (१२-९-१९०८) 
« हँसी या रोदन ? (१२-९-१९०८) 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९, 
२०, 
२१. 
२२. 
२३. 
४, 
२५. 
२६. 
२७. 
२८, 
१ 


अदालतको सलाम करें (१२-९-१९०८) 
हमारा झूठ (१२-९-१९०८ ) 
प्राथनापत्र : उपनिवेश मन्त्रीकों (१४-९--१९०८) 
वली मु० बगस तथा अन्य लोंगोंका मुकदमा (१५-९-१९०८) 
जोहानिसबगंकी चिट्ठी (१९-९-१९०८) 
भेंट : रायटरकों (१६-९-१९०८) 
पत्र : जेल-निदेशकको (१७-९-१९०८ ) 
पत्र : स्‍टार को (१७-९-१९०८) 
भेंट: स्टार को (१७-९-१९०८) 
पत्र : जेछ-निदेशकको (१८-९-१९०८) 
पत्र : स्टार को (१८-९-१९०८) 
ईसप सियाँ और उनके उत्तराधिकारी (१९-९-१९०८) 
नेटालठका मामछा (१९-९-१९०८) 
अखबारोंकों (१९-९-१९०८ ) 
पत्र : जेल-निदेशकको (१९-९-१९०८) 


9 


१० 
१० 
१ 
१७ 
२८ 
२९ 
३१ 
३२ 
3२ 
३४ 
३५ 
३६ 
३६ 
३७ 
३९ 
४७० 
४८ 
४९ 


5५२ 
+३ 
प्‌ डे 
जप 
प्‌ द््‌ 
" 9 
प्‌ | 


>छ हा अु ₹ह 55 
हू चिय | 


्_्‌ आए ,६7 


न्च् नए छा ता छा 


०<्‌ 
छ 


्ट 


५४, 
५५. 
पद, 
५७. 
५८. 
| श्‌ ५ 
६०. 


६१९. 


प२. 


६३. 
६४ 
६५. 
६६. 


तक 


चोद 


पत्र: डब्ह्मू० हॉस्केचकों (१९-९-१९०८ ) 

. पत्र : उपनिवेश-सचिवकों (२१-९-१९०८ ) 

. जोहानिसबर्गकी चिटुठछी (२६-९-१९०८) 

. पत्र : जेल-निदेशककों (२४-९-१९०८ ) 

. पत्र : जेल-निदेशकको (२५-९-१९०८ ) 

. नेटालर कंसे सहायता कर सकता है? (२६-९-१९०८ ) 
पत्र : उपनिवेश-सचिवकों (२८-९-१९०८ ) 

. पत्र : जेल-निदेशककों (३०-९-१९०८) 

पत्र : इंडियन ओपिनियन को (३०-९-१९०८ ) 

. तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिकों (३०-९-१९०८ ) 
, भेंट : नेठाल मर्क्यूरी को (३०-९-१९०८) 

४१, 
४२. 
४३. 
४४. 
४५, 
४६. 
४७, 
४८, 
४९, 
५०, 
५१. 
५२. 
. कंदियोंकी स्थिति ( १०-१०-१९०८ ) 


तार: उपनिवेश-सचिवको (२-१०-१९०८) 

तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको (२-१०-१९०८) 
पादरियोंके छिए मसविदा (२-१०-१९०८) 

नेठालके ग्िरमिठिया (३-१०-१९०८ ) 

सच्ची शिक्षा (३-१०-१९०८ ) 

हमारा काम (३-१०-१९०८) 

जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (३-१०-१९०८) 

तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको (३--१०-१९०८) 
तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको (५-१०-१९०८) 
पत्र : जे० जे० डोकको (८-१०-१९०८) 

सेठ श्ीत्र क्‍यों नहीं छूटते? (१०-१०-१९०८) 
नेटालके कुछ प्रश्न (१०-१०-१९०८) 


प्राथनापत्र : रेजिडेंट मजिस्ट्रेक्ों (११-१०-१९०८) 
सन्देश : सत्याग्रहियों और दूसरे भारतीयोंकी (१३-१०-१९०८) 
तुलसीकृत “रामायण ' का सार (१४-१०-१९०८ के पूर्व) 
संघर्ष (१७-१०-१९०८ के पूर्व) क्‍ 
कुछ भारतीयोंको (१७-१०-१९०८ के पूर्व) 

पत्र : जें० जे० डोक़को (१४-१०-१९०८) 

सन्देश : भारतीय तरुणेके नाम (१४-१०-१९०८) 
दावजी आमोद और दूसरोंका मुकदमा (१४-१०-१९०८) 
फोक्सरस्टमें मुकदमा (१४-१०-१९०८) 

सन्देश : भारतीयोंको (१४-१०-१९०८) 

तार: उपनिवेश-मन्त्रीको (७-११-१९०८) 

पत्र : ए० एच० वेस्टको (९-११-१९०८) 

पत्र: श्रीमती कस्तूरबा गांधीको (९-११-१९०८) 


हम 
६२ 
६२ 


७९१ 
3२ 
७३ 
छ्ढं 
७५ 
3६ 
3६ 
८ १ 
<२ 
८ दे 
८३ 
<५ 
८६ 
८७9 
८९ 
९७० 
2 
रे 
१३ 
९४ 
९५७ 
२८ 
२९ 
१०१ 
१०१ 
१०२ 
१०२ 
१०२ 
१०५ 
१०७ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 


प्ठ 
न 


पन्द्रह 


 जेलसे सन्देश (५-१२-१९०८) 

. भेंट : जमिस्टन स्टेशनपर (१२-१२-१९०८) 
- भाषण : जोहानिसबर्गके स्वागत-समारोहमें (१२-१२-१९०८) 

« भाषण : हमीदिया इस्कामिया अंजुमतकी स्वागत-सभामें (१३-१२-१९०८) 
भाषण : तमिल स्वागत-सभामोें (१४-१२-१९०८ ) 
- नायडू सज्जनों और दूसरोंका मुकदमा (१८-१२-१९०८) 
. भारी संघर्ष (१९-१२-१९०८) 

. नेलसनको पुस्तक भेंट : दो शब्द ( २३-१२-१९०८) 
. वर्षका लेखा-जोखा (२६-१२-१९०८) 

« पत्र : सगनलाल गांधीको (२८-१२-१९०८) 

- नया वर्ष (२-१-१९०९) 

. फीनिक्सकी पाठशाला (२-१-१९०९) 

. नेंटार आनंवाले भारतीय यात्री (२-१-१९०९) 

. सत्याग्रहसे सबक (२-१-१९०९) 

. मेरा जेलक। दूसरा अनुभव [-१ | (२-१-१९०९) 

« भेंट: नेटाल मर्क्यूरी को (५-१-१९०९) 

» दृूकानदार बनाम फेरीवाले (९-१-१९०९) 

. नेटालके शेष नेता (९-१-१९०९) 

८५. 
८६. 
८७. 
८८. 
८९, 
पत्र: 'रंड डेली मेल को (९-१-१९०९) 
९१. 
९२. 
९३. 
९४. 
९५. 
९६. 
९७. 
९८. 
९९. 


१००. 
१०१. 
१०२. 
१० ३. 


हिन्दू-मुस्लिम दंगा (९-१-१९०९) 

वेंकूवरके भारतीय (९-१-१९०९) 

फीनिक्सकी पाठशाला (९--१-१९०९) 

उच्चतर विद्यालय (९-१-१९०९) 

मेरा जेलका दूसरा अनुभव [-२]| (९-१-१९०९) 


नेटालमें भारतीयोंकी शिक्षा (१६-१-१९०९) 
प्रवासी-आयोग (१६-१-१९०९) 

मेरा जेलका दूसरा अनुभव [-३| (१६-१-१९०९) 
पत्र : श्रीमती चंचलबेन गांधीको (१६-१-१९०९) 

पत्र : 'इंडियन ओपिनियन को (१९-१-१९०९) 

पत्र : अखबारोंको (२०-१-१९०९) 

पत्र : लेलदारोंको (२०-१-१९०९) 

भेंट : नेंटारू भक्‍्यूंरी के प्रतिनेधिकों (२१-१-१९०९) 
काछलियाके लेनदारोंकी बैठकर्में पैरवी (२२-१-१९०९) 
पत्र: रेंड डेली मेल को (२२-१-१९०९) 

लड़ाईका अर्थ क्या है? (२३-१-१९०९) 

मेरा जेलका दूसरा अनुभव [-४] (२३-१-१९०९) 
पत्र : लेनदारोंक नाम (२३-१-१९०९) 


१०९ 
११० 
९१० 
११ 
१९४ 
११४ 
११६ 
११८ 
११८ 
१२० 
५९३ 
१5 
१२२ 
१२२ 
१२३ 
१२७ 
१३२ 
१३५ 
१३६ 
१३६ 
१२३७ 
९१४९ 

१४२ 

१४४ 
१४६ 

१४६ 
१४७ 

१५१ 

रे 

१५४ 
१५६ 

१५७ 
१५८ 
१०५९ 
१६० 
१६२ 
१६५६ 


१०४, 
१०७, 


१०६, 
१०७. 
१०८. 
१०९, 
१९१०. 
१११. 
आह 
११३. 
१५४, 
११५. 
११६. 
११७. 
श्श्८, 
११९, 
१२०. 
406 
६ 
१२३, 
१२५४. 
१२५. 
१२६. 
१२७. 
१२८. 
40 
१३०: 
१३९१. 
१२३२. 
१३३. 
१३४. 
१३५. 


१३६. 


१३७. 


१३८. 


१३९. 


१४०. 


सालह 


पत्र : अखबारोंकों (२३-१-१९०९ ) 

भेंट: 'रैंड डेली मेल के प्रतिनेिधिकों (२५-१-१९०९ ) 
पत्र : सर चार्ल्स ब्रसकों (२७-१-१९०९) 

पत्र: लॉड कर्जनकों (२७-१-१९०९) 

पत्र : हरिलाल गांधीकों (२७-१-१९०९) 

पत्र : श्रीमती चंचलबेन' गांधीकों (२८-१-१९०९) 

पत्र : मगनछाल गांधीको (२९-१-१९०९) 

श्री काछलियाका आत्मत्याग (३०-१-१९०९) 

अंग्रेजी हवा (३०-१-१९०९) 

तुर्कीका उदाहरण (३०-१-१९०९] 

मेरा जेलका दूसरा अनुभव [-५] (३०-१-१९०९) 
ट्रान्सवालकी लछड़ाई (६-२-१९०९ ) 

श्री! काछलियाका विशेष आत्मत्याग (६-२-१९०९) 
सम्मेलल (१३-२-१९०९) 

हारे हुए छोगोंके लिए (१३-२-१९०९) 

श्री' रॉदेरियाकी अपील (१३-२-१९०९) 

डंकनके विचार (१३-२-१९०९) 

श्री दाउद मुहम्मदकी देश-सेवा (१३-२-१९०९) 
रोडेशियाकी जीत (१३-२-१९०९) 

ट्रान्सवालसे बाहरके भारतीयोंका कतंव्य (१३--२-१९०९) 
संघर्ष (२०-२-१९०९) 

संविधान (२०-२-१९०९) 

पारसियोंकी बहादुरी (२०-२-१९०९) 

क्या भारतीय झुक जायेंगे? (२०-२-१९०९) 

हवा चढी (२०-२-१९०९ ) 

फोक्सरस्टर्में मुकदमा (२५-२-१९०९) 

सन्देश : दक्षिण आफ़्रिकाके भारतीयोंको (२५-२-१९०९) 
सन्देश : तमिल भाइईयोंको (२५-२-१९०९) 

पत्र: श्रीमती चंचलबेन गांधीको (२६-२-१९०९) 
एम० ए०की परीक्षा (२७-२-१९०९) 

नेटालसे सहायता (२७-२-१९०९) 

पत्र: ए० एच० वेस्टको (४-३-१९०९) 

मसविदा : जेलके गवर्भरको लिखे प्रार्थनापत्रका (११-३-१९०९ के बाद) 
पत्र : मणिाल गांधीको (२५-३-१९ ०९) 

तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको (७-४-१९०९) 
भारतीय और शराब (१०-४-१९०९के पूर्व) 

पत्र : एच० एस० एछ० पोलककों (२६-४-१९०९) 


९६५७ 
१६९ 
४७० 
१७१ 
१9४ 
९७५ 
१७६ 
१७७ 
१9८ 
4 
१८० 
१८३ 
१८५ 
१८५ 
१८७ 
१८८ 
१८८ 
१९० 
५ 
१९१ 
१९२ 
१९२ 
१९३ 
१९४ 
९५ 
१९६ 
१९७ 
१९८ 
१९५ 


२४९१. 
१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४७, 
१४६. 
१४७. 
१४८. 
१४९. 
१५०, 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 
१५८. 
१५९. 
१६०. 
१६१. 
१६२. 
१६३. 
१६४, 
१६५, 
१६६. 
१६७. 
१६८. 
१६९. 
१७०, 
१७१. 
२१७२. 
१७३. 
१७४. 
१७५. 
१७६९. 
१७७. 


सन्रह 


भाषण : प्रिटोरियांकी सभामें (२४-५-१९०९) 
भाषण : प्रिटोरियार्में (२४-५-१९०९ ) 

भेंट : प्रिठोरिया न्यूज़ के प्रतिनिधिको (२४-५-१९०९) 
भाषण : जोहानिसबर्गकी सभामें (२४-५-१९०९ ) 
भाषण : जोहानिसबर्गकी सभामें (२४-५-१९०९) 
पत्र : अखबारोंकों (२६-५-१९०९) 

सत्याग्रही कौन हो सकता है? (२९-५-१९०९) 
मेरा जेलका तीसरा अनुभव [१| (२९-५-१९०९) 
भाषण : अस्वात और क्विनकी स्वागत-सभामें (२-६-१९०९) 
भाषण : चाय-पार्टीमें (२-६-१९०९) 

जेल कौन जा सकता है? (५-६-१९०९) 

मेरा जेलका तीसरा अनुभव [२| (५-६-१९०९) 
भाषण : जमिस्टनमें (७-६-१९०९) 

पत्र: ट्रास्सवाल लीडर को (८-६-१९०९के बाद ) 
कुछ विचार ( १२-६-१९०९) 

केपके भारतीय (१२-६-१९०९) 

जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (१२-६-१९०९) 

नायडू और अन्य लोगोंका मुकदमा (१६-६-१९०९) 
भाषण : सार्वजनिक सभामें (१६-६-१९०९ ) 

प्रस्ताव : सावेजनिक सभामें (१६-६-१९०९ ) 

पत्र: स्टार को (१८-६-१९०९) 

शिष्टमण्डल (१९-६-१९०९ ) 

पत्र : ट्रान्सवालके भारतीयोंकी (२१-६-१९०९के पूव) 
स्वर्गीय श्रीमती गुलबाई (२१-६-१९० ९के पूर्व) 
जोहानिसबगंकी चिट्ठी (२१-६-१९०९के पूर्व) 

पत्र : हबीब मोटनकों (२१-६-१९०९के पूर्व) 

पत्र : मणिलाल गांधीको (२१-६-१९०९ ) 

पत्र: डी० ई० वाछाको (२३-६-१९०९) 

भेंट : 'केप टाइम्स को (२३-६-१९०९ ) 
शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१] (२३-६-१९०९के बाद ) 
श्री पोलक और उनका कार्य (३-७-१९०९) 

पत्र : रामदास गांधीकों (७-७-१९०९) 
शिष्टमण्डलकी यात्रा [-२] (९-७-१९० ९के पूर्व) 
पत्र: मगतलाल गांधीको (९--७-१९०९ ) 

भेंट : रायटरके प्रतिनेिधिकों (१०-७-१९०९ ) 

भेंट : प्रेस एजेंसीके प्रतनिधिको (१०-७-१९०९) 
शिष्टमण्डलकी यात्रा [-३| (१०-७-१९०९के बाद) 


२१४ 
२१६ 
२१७ 
6 
२२० 
९९६ 
रह 
२२७ 
२३४ 
२३५ 
२२३६ 
२३८ 
२४२ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 
२४६ 
२५९१ 
३ 
२५४ 
38 कह 
२५७ 
र५ु९ 
२६० 
२६० 
२६४ 
२६९५ 
२६६ 
२६६ 
२६८ 
२७३ 
र७५ 
२७५ 
२७८ 
२७९ 
२८० 
२८० 


१७८. 
१७९, 
१८०. 
१८१. 


५८२. 
१८३. 
१८४. 
१८५. 


१८६. 


१८७. 
१८८. 


१८९, 
२९०. 
१९१. 
१९२. 
१९३. 
१९४, 
१९५. 
१९६. 
१९७, 


१९८. 
१९९. 
२००. 
२०१. 
२०२. 
२०३. 
२०४. 
२०५. 
२०६. 
२०७. 
२०८. 
२०९. 
२१०. 
२११: 


२१२. 


२१३. 
२१४. 


अदारह 


पत्र : एच० एस० एल० पोलककों (१४-७-१९०९) 
ट्रान्सवालवासी भारतीयोंके मामलेका विवरण (१६-७-१९०९) 
लन्दन (१६-७-१९०९के बाद) | 
पत्र: लॉर्ड क्र के निजी-सचिवको (२०-७-१९०९) 
पत्र : लॉड एम्टहिलको (२१-७-१९०९) 

पत्र : साउथ आफ्रिका को (२२-७-१९०९) 

पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (२२-७-१९०९) 
पत्र: गो० कृ० गोखलछेकी (२३-७-१९०९) 

पत्र: श्रीमती वॉगमलको (२३-७-१९०९) 

लन्दन (२३-७-१९०९ ) 

पत्र: उप-उपनिवेश-मन्त्रीकी (२४-७-१९०९) 
शिष्टमण्डलकी यात्रा [-४| (२४-७-१९०९ ) 

पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको (२६-७-१९०९) 

पत्र : छॉर्ड मारंके निजी सचिवको (२६-७-१९०९) 
शिष्टमण्डछकी यात्रा [-५| (२६-७-१९० ९के बाद) 
पत्र : लॉर्ड एम्टहिलको (२८-७-१९०९) 

पत्र: लछॉड एम्टहिलको (२९-७-१९०९) 

पत्र : एच० एस० एल० पोलककों (३०-७-१९०९) 
लन्दन (३०-७-१९०९ ) 

पत्र : लॉर्ड ऐम्टहिकको (३-८-१९०९) 

पत्र : 'इंग्लिशमेन को (३-८-१९०९) 

पत्र : लॉ एम्टहिलकों (४-८-१९०९) 

पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको (५-८-१९०९) 

पत्र : उपनिवेश उपमन्‍्त्रीकों (६--८-१९०९) 

पत्र : लॉर्ड ऐम्टहिलको (६-८-१९०९) 

पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (६-८-१९०९) 
लन्दन (६-८-१९०९) 

शिष्टमण्डककी यात्रा [-६| (७-८-१९०९ के पूर्व ) 
पत्र : अमीर अलीको (७-८-१९०९) 

पत्र :लॉड एऐम्टहिलको (९-८-१९०९ ) 

पत्र: छॉर्ड एम्टहिलको (९--८-१९०९) 

नेटालवासी भारतीयोंके कष्टोंका विवरण (१०-८-१९०९) 
पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको (१०-८-१९०९) द 
तार: एच० एस० एल० पोलकको ( १०-८-१९०९ ) 
तार: ब्रिटिश भारतीय संघको. (१०-८-१९०९के बाद) 
पत्र : मणिलाल गांधीको (१०-८-१९०९) 

पत्र: छॉर्ड कु के निजी सचिवको (११-८-१९०९) 


२८२ 
२८७ 
३०० 
३०२ 
३०३ 
३०४ 
३०५ 
३०७ 
३०८ 
३०८ 
३१० 
३११ 
३१३ 
३१५ 
३९१६ 
३१९७ 
३१८ 
३२१ 
३२३ 
श्२५ 
३२६ 
३२७ 
३२९ 
३३३ 
३३४ 
३३५ 
३३७ 
३३५९ 
३३९ 
३४१ 
३४२ 
३४३ 
३४९ 
३५० 
३५० 


. डे+६१ 


२५२ 


उन्नीस 


२१५. पत्र : छॉर्ड ऐम्टहिलको (११-८-१९०९) ३५३ 
२१६. लन्दन (१२-८-१९०९के बाद) ३५४ 
२१७. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (१३-८-१९०९) ३५५ 
२१८. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-७]| (१३-८-१९ ०९) ३५६ 
२१९. पत्र: छलॉर्ड एम्टहिलको (१४-८-१९०९) ३५७ 
२२०. तार: एच० एस० एल० पोलकको (१६-८-१९०९) ३५७ 
२२१. पत्र : छॉर्ड क्र के निजी सचिवकों (१६-८-१९०९) ३५८ 
२२२. पत्र : छॉर्ड एम्टहिलको (१६-८-१९०९ ) ३६० 
२२३. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (२०--८-१९०९) ३६१ 
२२४. लन्दन (२०-८-१९० ९के आसपास) 3६३६ 
२२५. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-८] (२१-८-१९०९के बाद) बल र 
२२६. पत्र : डॉ० अब्दुरहमानकों (२३-८-१९०९) रेए४ 
२२७. पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवको (२४-८-१९०९) ३६५ 
२२८. पत्र: लॉड एम्टहिलको (२४-८-१९०९ ) ३६६ 
२२९. तार: एच० एस० एल० पोछूकको (२५-८-१९०९) ३६६ 
२३०. पत्र: एच० एस० एल० पोलककों (२६-८-१९०९) ३६७ 
२३१. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-९] (२७-८-१९०९ ) २६९ 
२३२. लन्दन (२७-८-१९०९के बाद) ३६९ 
२३३. पत्र: श्रीमती काशी गांधीको (२८-८-१९०९) ३७३ 
२३४. पत्र: छॉर्ड एम्टहिलको (३०-८-१९०९) ३७४ 
२३५. पत्र : अमीर अलीको (३०-८-१९०९ ) ३७४ 
२३६. पत्र : स्वामी शंकरानन्दको (३०-८-१९०९) ३७६ 
२३७. पत्र: मणिलालरू गांधीकों (अगस्तका अन्त, १९०९) ३७७ 
२३८. पत्र: लॉड एऐएम्टहिलको (१-९-१९०९) ३७७ 
२३९. पत्र: मणिलाल गांधीको (१-९-१९०९ ) ३७८ 
२४०. तार: एच० एस० एल० पोलकको (२-९-१९०९) ३७९ 
२४१. पत्र : छॉड्ड क्र के निजी सचिवको (२-९-१९०९ ) ३८० 
२४२. पत्र: छॉर्ड ऐम्टहिलको (२-९-१९०९) ३८० 
२४३. पत्र : एच० एस० एल० पोककको (२-९-१९०९ ) ३८१ 
२४४. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (३-९-१९०९) ३८३ 
२४५. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१०| (३-९-१९०९के बाद) ३२८५ 
२४६. लन्दन (४-९-१९०९से पूर्व) ३८८ 
२४७. पत्र : छॉर्ड क्र के निजी सचिवकों (६-९-१९०९) ३८९ 
२४८. पत्र; अमीर अछीको (६-९-१९०९) ३९० 
२४९. पत्र : खुशालभाई गांधीको (७-९-१९०९) ३९१ 
२५०. पत्र : नारणदास गांधीकों (७-९-१९०९ ) ३९२ 


२५१, पत्र: श्रीमती काशी गांधीकों (७-९-१९०९ ) ३९३ 


53 04 
२५३. 
२५४. 
5 
२५६. 
२५७. 
२५८. 
९९, 
२६०. 
२६१. 
२६२. 
२६३. 
२६४, 
२६५. 
२६६. 
२६७, 
२६८. 
२६९. 
२७०. 


२७१, 
२७२. 
२७३. 
२७४. 
२७५. 
२७६. 
२७७. 
२७८. 
२७९. 
२८०. 
२८१. 
२८२. 
२८३. 
२८४. 
२८५. 
२८६. 
२८७. 


बीस 


पत्र : एच० एस० एल० पोलककों (८-९-१९०९) 
पत्र : लॉर्ड एम्टहिलको (९-९-१९०९) 

पत्र : मणिलाल गांधीको (९-९-१९०९) 

पत्र : लॉड क्र के निजी सचिवकों (१०-९-१९०९) 
पत्र: लॉर्ड मॉल्के निजी सचिवको (१०-९-१९०९) 
पत्र : लॉर्ड एम्टहिलकों (१०-९-१९०९) 
लन्दन(१०-९-१९०९ ) 

शिष्टमण्डलकी यात्रा [-११| (११-९-१९० ९से पूवे) 
पत्र: लॉर्ड एम्टहिककों (१३-९-१९०९) 

पत्र: छॉर्ड क्र के निजी सचिवको (१४-९-१९०९) 
पत्र: लॉर्ड मॉलके निजी सचिवको (१६-९-१९०९) 
पत्र : लॉर्ड एम्टहिलको (१६-९-१९०९) 

लॉर्ड क्र के साथ भेंटका सार (१६-९-१९०९) 

पत्र: लॉड एऐम्टहिलको (१६-९-१९०९) 

पत्र: एच० एस० एल० पोलकको (१६-९-१९०९) 
शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१२] (१६-९-१९०९के बाद) 
पत्र : मणिलाल गांधीको (१७-९-१९०९) 

पत्र : नारणदास गांधीकों (१७-९-१९०९) 

भारतीय मुस्लिम लीगकी लन्दन शाखाको लिखे पत्रका मसविदा 
(१७-९-१९० ९के बाद) 

लन्दन (१८-९-१९० ९से पूर्व) 

पत्र : लॉर्ड क्र के निजी सचिवकों (१८-९-१९०९) 
पत्र : छॉड मॉलेके निजी सचिवकों (१८-९-१९०९) 
पत्र : लॉड एम्टहिलको (१८-९-१९०९) 

पत्र : उपनिवेश-उपसचिवकों (२०-९-१९०९) 

पत्र : छॉड क्र के निजी सचिवकों (२३-९-१९०९) 
पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (२३-९-१९०९) 
लन्दन (२५-९-१९० ९के पूर्व) 

शिष्टमण्डलकी' यात्रा [-१३ | (२५-९-१९ ० ९के पूर्व) 
तार: ब्रिटिश भारतीय संघको (२७-९-१९०९) 

पत्र: अमीर अलीको (२७-९-१९०९) 

पत्र : मणिलाल गांधीको (२७-९-१९०९) 

पत्र : 'एंडवोकेट ऑफ इंडिया को (२८-९-१९०९) 
पत्र: लॉड क्र के निजी सचिवकों (२९-९-१९०९) 
पत्र : एच० एस० एल० पोलककों (२९-९-१९०९) 
पत्र: लॉड्ड मॉलेके निजी सचिवकों (३०-९-१९०९) 
पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (३०-९-१९०९) 


२९३ 
३९७ 
२९७ 
३९८ 
३९९ 


३९९ 
४0०० 


४०३ 
४०४ 
४०५ 
४०६ 
४०७ 
४०८ 
४११ 
४१२ 
४१६ 
४१७ 
४९१८ 


न 
४२० 
४२ १ 
४२३ 
४२३ 
४२४ 
४२६ 
४२६ 
४३० 
४३९ 
४३२ 
४३२ 
४ ३ ३ 
४३४ 
४३९६ 
४३९६ 
४३८ 
४३९ 


२८८६ 
२८९. 
२९०. 
२९१. 
२९२. 
२९३. 


२९४, 
२९५, 
२९६. 
२९७. 
२९८. 
शा 


३००. 


३०९१. 


३०२. 
३०३. 
३०४. 
३०५, 
३०६. 


३०७. 
३०८. 


३०९. 
३१०. 
३११. 
३१२. 
३१३. 


३१४. 


३१५. 
३१६. 
३१७. 
३१८. 
३१९. 


३२०. 
३२१. 
३२२. 
३२३. 


३२४. 


इक्कीस 


पत्र: लिओ टॉल्स्टॉयको (१-१०-१९०९) 

लन्दन (१-१०-१९० ९के बाद) 

पत्र: नारणदास गांधीकों (३-१०-१९०९) 

पत्र : खुशालचन्द गाधीकों (३-१०-१९०९) 

पत्र : लॉर्ड एम्टहिलकों (५-१०-१९०९) 

भाषण : गुजरातियोंकी सभामें (५६-१०-१९०९) 

पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको (६-१०-१९०९) 

पत्र: एच० एस० एल० पोलकको (६-१०-१९०९) 
शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१४] (८-१०-१९० ९से पूर्व) 
पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीकी (८-१०-१९०९). 

पत्र: लॉड मॉलेके निजी सचिवको (८-१०-१९०९) 
पत्र : लॉर्ड एम्टहिलकों (८-१०-१९०९) 

पत्र: गुजराती पंच को (८-१०-१९०९) 

भाषण : इमसेन क्लबमें (८-१०-१९०९) 
शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१५] (८-१०-१९०९के बाद) 
लन्दन (८-१०-१९०९के बाद) 

पत्र ;: मणिलाल गांधीको (१२-१०-१९०९) 

भाषण : हैम्पस्टेडमें (१३-१०-१९०९) 

पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको (१४-१०-१९०९) 

पत्र : एच० एस० एल० पोलकको ( १४-१०-१९०९ ) 
शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१६] (१५-१०-१९०९) 
पत्र: साउथ आफ्रिका को (१६-१०-१९० ९के पूछ) 
पत्र : मगनलाल गांधीको (१८-१०-१९०९) 

पत्र: बद्रीकों (१८-१०-१९०९) 

पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीकों (१९-१०-१९०९) 

पत्र : लॉर्ड ऐम्टहिलको (१९-१०-१९०९) 

लन्दन (२०-१०-१९० ९के पूव॑ ) 

पत्र: एन० एम० कूपरको (२१-१०-१९%०९ ) 

पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवकों (२२-१०-१९०९) 
पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (२२-१०-१९०९) 
शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१७ ] (२२-१०-१९०९ ) 
पत्र : मणिलाल गांधीकों (२२-१०-१९०९) 

लन्दन (२३-१०-१९० ९के पूर्व ) 

लन्दन (२४-१०-१९० ९के बाद) 

पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवको (२६-१०-१९०९) 
पत्र: लॉर्ड क्र के निजी संचिवकों (२६-१०-१९०९) 
लन्दन (२६-१०-१९० ९के बाद) 


४४ रे 
४४ 
डपुर 
प्र 
पड 
४५६ 
कपूर 
४६१ 
४६६ 
४६७ 
४६८ 
४६८ 
४६९ 
४३७० 
४३७० 
४७२ 
है.4८ ३.६ 
डे 
४७६ 
४७७ 
४८२ 
४८३ 
डट८५ 
४८५ 
४८६ 
४८७ 
४८८ 
४९२ 
४९३ 
४९३ 
४९४ 
४९५ 
४९६ 
४९८ 
४९९ 
५०० 


५०९ 


३२५. 
३२६. 
३२७. 
३२८. 
३२९, 
३३०. 
३३१. 
३३२. 
३३३. 
३३४. 
३३२५. 
३३६. 
३३७. 
३३८. 
३३२९. 
३४०. 


३४९१. 


३४२. 


३४३. 
३४४, 
३४५. 
३४६, 
३४७. 
३४८. 
३४९, 
३५०. 
३५१. 
३५२. 
३५३. 
३५४, 
२३५५. 


बाइ्स 


पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको (२८-१०-१९०९) 

पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको (२९-१०-१९०९ ) 

पत्र: एल्मर मॉडको (२९-१०-१९०९ ) 

पत्र: एच० एस० एल० पोलककों (२९-१०-१९०९ ) 
शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१८ | (२९-१०-१९०९ ) 
पत्र : जी० ए० नटेसनकों (२९-१०-१९०९क्रे वाद) 
पत्र: लॉड एम्टहिकको (३०-१०-१९०९) 

भाषण : न्यू रिफॉर्म क्लबसें (३०-१०-१९०९ ) 
भाषण : भारतीयोंकी सभामें (२-११-१९०९ ) 

पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीकी (३-११-१९०९) 

पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको (४-११-१९०९) 

पत्र: एच० एस० एल० पोलकको (५-११-१९०९ ) 
पत्र : अखबारोंको (५-११-१९०९) 

पत्र : उपनिवेश-उपमन्तब्रीकों (६-११-१९०९) 

पत्र : द्ान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंको (६-११-१९०९ ) 
शिष्टमण्डलकी आखिरी चिट्ठी (६-११-१९०९के बाद) 
लन्दन (८-११-१९०९के पूव) 

भेंट : रायटरके प्रतिनेधिकों (९-११-१९०९) 

पत्र : एल्मर मॉडको (१०-११-१९०९) 

पत्र: लॉड ऐम्टहिलको (१०-११-१९०९) 

पत्र: लिओ टॉल्स्टॉयकों (१०-११-१९०९ ) 

पत्र : एच० जस्ठकों (१०-११-१९०९ ) 

पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीको (१०-११-१९०९) 

भेंट : 'डेली एक्सप्रेस के प्रतिनिधिकों (१०-११-१९०९ ) 
पत्र : गो० कृ० गोखलेकी (११-११-१९०९) 

पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (११-११-१९०९ ) 
पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीकों (११-११-१९०९) 

'डेली टेलीग्राफ को (११-११-१९०९) 

पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीकों (१२-११-१९०९) 

पत्र : भारतीय अखबारोंको (१२-११-१९०९) 

भाषण : विदाई-सभामें (१२-११ १९०९) 

परिशिष्ट व 


१, एशियाई पंजीयन संशीवन अधिनियम ( १९०८ ) 

२. सन्‌ १९०७के प्रवासी अतिबन्धक अधिनियमके खण्ड ६ के अन्तर्गत 
किसी अक्तिके निष्कासनके लिये वारंट 

३. रंगंके प्रश्नपर श्री पी० ढंकनका भाषण 

४. पंजीयन कानुनकी मंस्खीके बारेमें हलफनामे 


५0०४: 
५०५ 
५०६ 
५०७ 
प्‌ 0 श्‌ 
५१० 
कर 
228 
पद 
2 
५१७ 
५१८ 
५२० 
५२४ 
जल 
५२६ 
५३० 
जु३२ 
जु३२ 
५३ ३ 
५३३ 
ण३५ 


जु३५ 


५३६ 
ज्‌२७ 
५३८ 
५४० 
६ 30 
५४३ 
५४३ 
५४५ 


जज १ 


जुजुट 
ज्जुट 
छत 


४ 6 «४9 ४६ 


१०, 
१९१६ 
१२, 
१३. 
१४, 
१७, 
१६. 
१७, 
१८, 


१९ 
२०. 
२१. 
२२ 
२३ 
२४, 
रण 
२६. 
२७, 
२८, 
२९, 

0, 
३१, 
३२, 


३३५ 


तेईस 


, प्रस्ताव: सावेजनिक समामें 
« गाँवीजीकी लिखा पादरी जे० जे० डोकका पत्र 
० जेंलमें बरताव; सख्त मेहनत 
८ व्धै ९ ५२ गॉक भ्छै 
« जेलमें दुव्येवद्वार: (क) केदियोंकी पोशाकमें पेदल के जाये यये 


(व) हथकड़ियाँ पहनाकर पैदल चढछाया गया 


, 'रंड डेली मेल? की टिप्पणी 


काफिरका मामला 

“ टाइम्स ? की यूरोपियोंका पत्र 

गांधीजीके नाम लॉडे कर्जनका पत्र 

बेठककी कार्यवाही -जून- १३, १९०९ को हुई 
गांधीजीको छॉर्ड एम्टहिलका पत्र 

टान्सवाल्के मारतीयकि प्रार्थनापत्र 

गांधीजीके नाम छॉडे एम्टहिंलका पत्र 

गांधीजीके नाम छोड एऐम्टहिंलका पत्र 

एम० फे० गांधी: एन इंडियन पेशिअठ इन साउथ आक्रिकाकी 
लॉ ऐम्टहिल द्वारा लिखित भूमिका 

बक्‍्तव्य : नेटाल शिष्टमण्डलकी तरफसे 
पटहिंल, क्र और स्मट्सके बीच पत्र-व्यवहार 
नेटाल्के प्रतिनिधियोंकी ओरसे वाइसरॉयको पत्र 
कर और गांधीजीके नाम छोड एम्टहिलके पत्र 
गांधीजीके नाम छॉर्ड ऐम्टहिलका पत्र 

लोड ऋकी टिप्पणी 

गांधीजीके नाम छोड एम्टहिलका पत्र 
उपन्विश-मन्त्रीके नाम एम० सी० आंगलियाका पत्र 
गांधीजीके नाम अॉल्स्टॉयका पत्र 

गांधीजीके नाम ऐम्टहिलका पत्र 

लन्दनमें ग्रुजरातियोंकी समा 

“ साउथ आक्रिका ? में प्रकाशित समाचार 
उपनिविश कार्यात्य और ए्ेम्टहिलकी ओरसे पत्र 
उपनिवेश कार्याल्‍यकी टिप्पणी 

उपनिवेश कार्याल्यकी टिप्पणी 


सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
पारिभाषिक शब्दावली 
शीर्षक-सांकेतिका 
सांकेतिका 


७८० 
७८८ 
७९० 
७९४ 
जुएण 
७५९७ 
७५९८ 
७५९९ 


६०१ 
६०२ 
६०२ 
६०४ 
६०५ 
६०६ 
5६१७ 
६०९ 
६११ 
६३८ 
६४० 


६४९३ 


गांधीजी --- लंदनमें 

तार: उपनिवेश सचिव 
ऑलिवर गांधी 

प्रार्थनापत्र : रेजिडेंट मजिस्ट्रेटको 
एशियाई साजिदा 

पत्र : मणिलाल गांधीको 
संक्षिप्त विवरणका मुखचित्र 


८ १ 
२६ 
९७ 
२०८ 
२०९ 
२८८ 


१, जोहानिसबर्गकी चिद॒ठी' 


सोमवार | अगस्त ३१, १९०८ | 
ह संघर्ष किस प्रकार करें? 

यदि समाचार देनेके पहले ऊपरके सवालका जवाब दे दिया जाये, तो पाठक ज्यादा 
समझ सकेंगे। आसपास देखनेसे जान पड़ता है कि इस बार संघर्षके बहुत सख्त और लम्बा 
होनेकी सम्भावना है। सरकार बहुत जुल्म करेगी। ऐसा नहीं छगता कि सारे भारतीय मिल- 
कर एक साथ शक्ति लगायेंगे। जलानेके' लिए जितने प्रमाणपत्र आने चाहिए थे, उतने नहीं 
आये। कुल मिलाकर २,३०० प्रमाणपत्र जलाये गये हैं । यह संख्या बुरी नहीं है, किन्तु संघर्षका 
अन्त जल्दी लानेके खयालसे कम है। 

फिर, यह भी देखा गया है कि कुछ लोग पंजीयन कराने पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्रेशन 
ऑफिस ) जाते रहते हें। जोहानिसबगगंमं गत शुक्रवारकों छऊगभग २५ भारतीय गये। इस 
बातसे सःरकारको यह अनुमान लगानेका अधिकार है कि बहुत-से भारतीय कानूनकी अधीनता 
स्वीकार कर हछेंगे। 

फिलहाल खूनी कानूनको' माननेकी बात तो नहीं बची है; फिर भी नये कानूनकों न 
माननेपर ही हमारे शेष संघर्षकी जीत निर्भर है। नया विधेयक (बिल) अभीतक तो कानून 
नहीं बना है। उसपर सम्रादके हस्ताक्षर नहीं हुए है। किल्तु हस्ताक्षर हो जानेपर भी उसका 
विरोध करना आवश्यक है। 

अब हमें यह भी मान छेता है कि जिन्होंने जलानेके' लिए प्रमाणपत्र नहीं दिये, वे 
संघर्षमे शामिल नहीं होंगे। इसलिए संघर्ष २,३०० भारतीयोंपर आधारित रहा। यह भी 
मान लेना चाहिए कि इसमें से कुछ फूट जायेंगे। इसी तरह यह भी मान लेना चाहिए कि 
जिन्हें प्रमाणपत्र नहीं मिले हैं, वे संघषमें भाग लेंगे। इस प्रकार हम अनुमान कर सकते 
हैं कि दो हजार भारतीय जूझेंगे। उनमें से चौथा भाग तो केवल तमिल लोगोंका ही है। 
उन्होंने कमाल कर दिया है। इस संख्यासे निराश होनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि देखें तो 
वास्तवमें २,००० भारतीय जबरदस्त काम कर सकते हैं; किन्तु ये २,००० सच्चे योद्धा हैं, 
ऐसा मानना कठिन है। प्रमाणपत्रोंको जलानेका सच्चा अं यह है कि उन्हें जलानेवाले भारतीय 


१, शीर्षकका शाब्दिक अथे दै “ संवादपत्र ” । ये खरीते हर हफ्ते इंडियन ओपिनियन “हमारे 
जोहानितबगे संवाददाता द्वारा प्रेषित ” रूपमें प्रकाशित किये जाते थे । पहला खरीता मा ३, १९०६ को छपा 
था; देखिए खण्ड ७५, पृष्ठ २१५७-१६ । 

२, एशियाई कानून संशोधन अधिनियम ( एशियाटिकि छॉ अमेंडमेंट ऐक्ट ), जो दरान्तवार एशियाई पंजीयन 
अधिनियम ( टान्सवाल एशियाश्कि रजिस्ट्रेशन ऐव्ट ) के नामसे भी प्रसिद्ध था | देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १९-२७; 
७०-८०; ४००-४०७ और परिशिष्ट १। 

३. टरान्सलवाल एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम, १९०८, ( टान्तवारू एशियाटिक रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट 
ऐक्ट, १९०८ ); पाठके लिए देखिए परिशिष्ट १ । 


8७ 


नै सम्पूणे गांधी वाड्सय 


प्रमाणपत्रोंकी परवाह नहीं करते। वे प्रमाणपत्रोंसे मिलनेवाला छाभ छोड़ देंगे, वे न परवाना 
बतायेंगे, न लेंगे और न सरकारके कानूनको किसी प्रकार मानेंगे तथा यथासम्भव श्रयत्न 
करके जेल जायेंगे। 

अब में यह जानता हाँ कि ये २,००० भारतीय ऐसे साहसी नहीं हैं। उनमे से कुछ 
तो परवाने (लाइसेंस) लेकर बैठे हैं। वे परवानेका उपयोग करते है और जब कोई अधिकारी 
पूछता है तो उसे परवाना दिखाते हैँ। इस कोटिके' जिन छोगोंने प्रमाणपत्र जलाये हैं उन्हें 
में न जलानेवालोंके बराबर मानता हाँ । अर्थात्‌ २,००० में से एक हजार और निकाल देनकी 
जरूरत मानता हँ। अब जो एक हजार बच गये, वे क्‍या कर सकते हें? जवाब यह है 
कि वे सरकारकों हिला सकते हैँ और न्याय प्राप्त कर सकते हैँ। उनके संघर्ष करनेसे खूनी 
कानून रद होगा, उच्च शिक्षा-प्राप्त लोगोंके लिए दरवाजा खुला रहेगा और ट्रान्सवालम 
होते हुए भी जिनके पास प्रमाणपत्र नहीं हें, उनमें जो सच्चे हूँ, उनके अधिकारोंका संरक्षण 
होगा । किन्तु क्या अन्य लोगोंके पीछे हट जानेपर भी एक हजार व्यक्ति लड़ेंगे ? मेरी मान्यता 
है कि लड़ेंगे। अन्ततक लड़नेवाले तो हमेशा थोड़े ही होते है। यह समझकर कि संघर्ष 
सच्चा है इसलिए लड़ता चाहिए, वे एक-दूसरेसे बहस नहीं करते। वे, दूसरे क्‍या करेंगे उसका 
विचार न करके, जान हथेलीपर रखकर लड़ते हैं। 

इन एक हजार लोगोंको जबरदस्त दुःख उठाना पड़ेगा। पैसा जायेगा, सजा होगी, देश- 
निकाला होगा, मार खानी पड़ेगी, किन्तु इस सबसे क्‍या होता है ? सब चला जाये, आन नहीं 
जानी चाहिए। भले ही और सब उन्हें छोड़ दें, किन्तु ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ेगा। 

जो जुर्माना नहीं देते, उनका माल बेचकर वसूल करनेकी ज्यादती बढ़ती जा रही है। 
प्रिटोरियार्में ऐसा ही हुआ, हाइडेलबगर्म ऐसा ही हुआ और वेरीनिगिगमोें भी ऐसा ही हुआ है । 
यदि सारे दूकानदार बिता परवानोंके हों तब तो कोई अड़चन न हो; और सामान नीलाम 
किया जाये तो हमें उसकी चिन्ता न करनी पड़े। किन्तु अल्ग-अरूग व्यक्तियोंके मालकी 
नीलामीसे होनेवाली हानिको सहन करनेकी शक्ति अभी भारतीयोंमें नहीं आई है। वैसी शक्ति 
शीघ्र ही न आये, यह बात समझमें आने-जेसी है। बहुत-से भारतीयोंके पास' पूरे व्षका 
परवाना है, इसलिए थोड़े ही लोगोंके' बारेमें विचार करना बच रहता है। उनके लिए ठीक 
रास्ता यह है कि वे कानूनके' मुताबिक, किन्तु नामके' लिए, अपनी दूकान गोरोंको बेच दें और 
व्यापार उनके नामसे करें। श्री गेब्रियल आइज़क ऐसा करनेके' लिए तैयार हैँं। ऐसा होनेपर 
मालकी नीलामी बन्द हो सकती है। कोई कहेगा कि ऐसा करनेके' बाद तो भारतीय व्यापारियों- 
के लड़नेकी कोई बात ही नहीं बचती। खुद दुःख सहनेसे बचें और गरीब फेरीवाले मरें 
-“ यह कलंक दूर करनेके लिए गोरोंके' नामसे व्यापार करनेवाले! दुकानदारोंको स्वयं फेरी लगगा- 
कर जेल जाना चाहिए। जिनके पास अपने परवाने हैं, वे नौकरों अथवा अपने आत्मीयोंको 
जेल जानेके लिए तेयार करें। दूकानदारोंका ऐसा करना लाजिमी है। फेरीवालोंको भी 
ईर्ष्यावश उपर्युक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। जेल जानेवाले व्यक्तिके' बारेमें यह नहीं 
सोचना चाहिए कि वह मर गया; बल्कि यह मानना चाहिए कि वह अधिक जी रहा है। जेल 
जानेवाले भारतीयोंको चाहिए कि वे अपने-आपको भाग्यवान मानें । जो जेल नहीं जा सकते, 


१. अर्थात्‌, नाममात्रकों इन दूकानोंकों रखनेके लिए । 


जोद्दानिसबगेकी चिट्ठी ३ 


वे अभागे हैं। इसके अतिरिक्त दृकानदार संघर्ष पैसेकी मदद कर सकते हैं। हमारा ध्येय 
जेसे बने वैसे सरकारको थका डालना है। सरकारको थकाने, अर्थात्‌ जेल जानेके दो रास्ते 
हैं। एक तो यह कि फेरीवाले बिना परवानोंके' फेरी लगा कर गिरफ्तार हों। उनका माल 
नीलाम करनेकी बात नहीं है, इसलिए उनपर तो जुर्माना ही होगा। दूसरा रास्ता यह है 
कि सीमापर अँगूठेकी निशानी, अँगुलियोंकी छाप, हस्ताक्षर आदि न देकर गिरफ्तार हों 
और जेल जायें। बहुत पैसा पास रखकर किसीको भी फेरी नहीं रूगानी चाहिए। साथमें 
जेवर आदि भी नहीं रखने चाहिए। अंगूठोंके निशान न देनेवालोंके' ऊपर मृकदमे चलाये 
जाने लगे हैं, इसलिए गिरफ्तारी सहज ही हो सकती है। ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेके लिए अब 
बिलकुल सच्चे अनुमतिपत्रवाले लोग ही चाहिए। जिनके पास डचोंके' जमानेके पास हैं, उन्हें 
फिलहाल नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षित लोगोंको भी फिलहाल नहीं आना चाहिए। 

यदि उपर्यक्त पद्धतिसे लड़ें तो अक्तूबर महीने तक' सच्चा रंग निखर सकता है। यदि 
काफी शक्ति जता सकें, तो युद्धका अन्त उसके पहले भी हो सकता है। किन्तु यदि अभी 
ऐसा न' हुआ, तो अक्तूबरमें हो सकता है। उस समय तक बहुत-से भारतीयोंके' फेरीके' परवाने 
(लाइसेंस) खत्म हो जायेंगे। हम उम्मीद करते हें कि सैकड़ों भारतीय अपने परवाने फिर 
नहीं लेंगे। इसलिए सरकारको पकड़े बिना चारा ही न रहेगा। जिनके' प्रमाणपत्र जल चुके 
हैं, उन्हें तो परवाने मिलनेवाले हें ही नहीं। इसलिए मुझे आशा है कि इतने भारतीय 
तो बिना परवानेके रहेंगे ही। 


नेटालके सेठ 


श्री दाउद मुहम्मद, श्री पारसी रुसतमजी तथा श्री आंगलिया बहुत परिश्रम कर रहे हैं। 
उन्हें जोहानिसबगंमें गृरवार तारीख २६ को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए वे तार 
देकर १२ बजेकी गाड़ीसे प्रिटोरिया गये। उनके साथ श्री राँदेरी भी थे। वे अंजुमन इस्ला- 
मियाके मकानमें प्रमाणपत्र इकट्ठे करनेकी बात कर रहे थे। उसी समय सुर्परिटेंडेंट बेदसने 
आकर वारंट दिखाया और उन चारों सज्जनोंको गिरफ्तार कर लिया।' उन्हें जमानतपर 
छोड़नेसे इनकार कर दिया । बादमें यह मालूम हुआ कि उन्हें देश-निकालेका वारंट दिया गया 
है। अन्तिम गाड़ीसे श्री गांधी प्रिटोरिया गये । वकील श्री ब्लेककी मारफत उन्होंने पुलिसको 
नोटिस' दिया कि सरकारको इस प्रकार वारंट निकालकर ले जानेका अधिकार नहीं है।' इस 
नोटिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालयों जाना नहीं था, केवल सरकारका जुल्म दिखाना था। 
नोटिसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा। पुलिस उक्त सेठोंकों सवेरेकी गाड़ीसे नेटाल ले 
गईं। कोई बात छुपाकर नहीं रखी गई थी तथा जो मिलना चाहते थे, उन्हें मिलने दिया 
जाता था। स्टेशनपर कुछ भारतीय इन्हें विदाई देनेके लिए पहुँच गये थे। 

रातके १२ बजे अंजुमन इस्लामियाके' मकानपर सभा हुई और फिर प्रमाणपत्र इकदके 
करनेकी बात चली। हाजी कासिमने कहा है कि वे रविवारकों विचार कर बतायेंगे कि 
मेमन प्रमाणपत्र देंगे या नहीं। बाकी लोगोंने तुरन्त देनेका निर्णय किया। 


१. यहाँ “ बुधवार ” होना चाहिए । 
२. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४८० | 
३. देश-निकाकेके आज्ञा-पत्रके लिए देखिए परिशिष्ट २। 


४ सम्पूणे गांधी वाबमव 


सावेजानिक सभा 
शुक्रवारकों प्रिटोरियामें सार्वजनिक सभा हुई। श्री वगस अध्यक्ष थे। वहाँ काफी लछोग 
उपस्थित थे और उनमें बहुत जोश था। खूब अच्छी तादादमें प्रमाणपत्र जलाये गये, फिर 
भी मुझे कहता चाहिए कि जितने प्रमाणपत्र आने चाहिए थे, उतने नहीं आये। मद्रासियोंकोी 
छोड़कर प्रिटदोरियासे केवल ६७ प्रमाणपत्र आये, जो काफी नहीं कहे जा सकते। सभाका 
विवरण दूसरी जगह दिया जायेगा, इसलिए यहाँ नहीं दे रहा हूँ। 
मद्रासियोंकी समा 
तमिल भारतीयोंकी सभा रविवारकों अलग हुई। उसमें श्री गांधी उपस्थित थे। 
मद्रासियोंने कमाल कर दिया है। जान पड़ता है, उनमें से चौथाई लोग जेल हो आये हैं। 
उनमें बहुत जोश था। सबने कहा कि दूसरे छलड़ें अथवा न लड़ें, वे अवश्य लड़ेंगे। उन्होंने 
पैसा इकट्ठा करना भी निश्चित किया है। 
दी कॉकणी छूटे 
पिछले हफ्ते जो दो कोंकणी मांस-विक्रेता जेल' गये थे, वे छूट गये हेँं। उन्के' कहनेके 
मुताबिक मालूम होता है कि अब जेलके' अधिकारी तकलीफ नहीं देते । वे समाचार लाये हैं 
कि श्री मूलजी पटेल तथा श्री हरिलाल गांधीकी' तबीयत अच्छी है। 
झतेर रॉढ्री 
श्री झवेर राँदेरी सोनीको, जिन्होंने अपने अस्थायी अनुमतिपत्र (परमिट) की अवधि 
समाप्त होनेपर भी द्रान्सवाल नहीं छोड़ा था, एक महीनेकी कैदकी सजा हुई है। अपने बयानमें 
उन्होंने कहा कि मुद्दती अनुमतिपत्रकी अवधि समाप्त हो जानेपर उनका विचार जानेका 
और बादमें शिक्षित व्यक्तिकी हैसियतसे वापस' आनेका था, किन्तु इसी बीच उन्हें पकड़ लिया 
गया। श्री राँदेरीने अपने बयानमें कहा कि यह मेरा सौभाग्य है। 
बारह व्याफ्तियोंकी देश्ाननिकाला 
श्री शेलत, श्री जोशी, श्री कीलावाला, श्री मेढ, श्री इब्राहीम हुसेन वगैरह पकड़े गये हैं 
और उन्हें देश-निकालेका हुक्म हुआ है। ये फिर वापस प्रवेश करेंगे। अभी उन्हें समाज अथवा 
कुटुम्बियोंकी ओरसे खुराक नहीं पहुँचाई जा रही है। उन्हें उनकी इच्छासे जेल ही की 
खुराक मिलती है। उन्हें रोटी, आलू इत्यादि दिये गये थे। आज रातको वे फोक्सरस्ट ले 
जाये जायेंगे। 
इब्राहीस उस्मान 
श्री इब्राहीम उस्मानके जेल जानेसे यहाँ बड़ी प्रसन्नता हुई है। वे मेमन समाजके' मुखिया 
कहे जा सकते हेँ। उनकी बहादुरी. मेमन समाजके लिए शोभाकी बात है। उन्होंने ट्रेनमें 
और चार्ज ऑफिसमें अँगूठेका निशान देनेसे साफ इनकार कर दिया। पुलिसके जवानने बयान 
देते हुए स्वीकार किया कि वह श्री इब्राहीमको पहचानता है। श्री पोलकने बयानमें कहा कि 
श्री इब्नाहीमकों अनुमतिपत्र दिलानेवाले वे थे; अतः श्री इब्नाहीमकों न पहचाननेका सवाल 


१. गांपीजीके ज्येष्ठ पुत्र; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४०१-०२, ४२९-३० और ४३७ । 


जोद्निसबगंकी चिट्टी ७ 


नहीं था। अँगूठेका निशान देना ही अपराध गिना गया। यह कोई छोटी-मोटी ज्यादती नहीं 
है। किन्तु मुझे आशा है कि ऐसे मामलोंके बाद कोई भारतीय समझौता होने तक अँगूठेकी 
छाप नहीं देगा । 
नादिरझा कामा 

श्री नादिरशा कामाकों सरकारने बरखास्त कर दिया है। यदि विचार करें तो यह 
कोई साधारण बात नहीं है। श्री कामाके मनमें ऐसी जबरदस्त धुन थी कि उन्होंने पिछली 
सावजनिक सभामें भाग लिया | इसपर सरकारने उनसे स्पष्टीकरण माँगा। श्री कामाने भाग तो 
लिया ही था, इसलिए उन्हें बरखास्त कर दिया गया। श्री कामाने इस' बरखास्तगीको खुशी- 
खुशी स्वीकार किया है। इसका मुख्य कारण शिक्षितोंके लिए किया जानेवाला संघर्ष है। 
शिक्षितोंमें श्री कामाके इस बलिदानके बाद दस गूना जोश बढ़ना चाहिए। समाजने भी 
श्री कामाको बरखास्तगीके लिए उकसाया, इसलिए अब वह भी संघषंसे पीछे हट नहीं सकता । 
में श्री कामाको बधाई देता हूँ । सरकारकी गृलामीसे उन्‍हें जो थोड़ा-बहुत पैसा मिलता था, 
उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। यह आदर्श सबको अपनाना चाहिए। 

नेटा/लवासियोंका सन्देश 

श्री दाउद मुहम्मद और उनके साथी निर्वासनके' बाद जब चाल्सटाउन पहुँचे तब 
उन्होंने विभिन्‍न स्थानोंकों नीचे लिखे अनुसार तार भेजा: 

ईश्वरपर पूरा भरोसा रखकर हमने कलकी रात प्रिटोरियार्में कैदियोंकी कोठरीमें गुजारी, 

देर-सबेर हम ट्रान्सवालके' जेल-महलमें जा पहुँचेंगे और इस तरह देशके' प्रति अपने 

फर्जको कुछ ह॒द तक अदा करेंगे ।' हमें आशा है कि प्रत्येक भारतीय कठिन दुःख उठाकर 

भी अपना कतंव्य पूरा करेगा। जेल पहुँचनेके' पहले हम अपने भाइयों तक यह सन्देश 

पहुँचा रहे हैं। 

मुझे आशा है कि प्रत्येक भारतीय इस' सलाहको ध्यानमें रखेगा। 

स्मरणीय तार 

जब श्री दाउद मुहम्मद और नेटालके' अन्य नेतागण फोक्सरस्ट पहुँचे, तब श्री उस्मान 
अहमदने निम्नलिखित तार दिया: 

में आप सबको बधाई देता हं। ईश्वरपर भरोसा रखिए। उसकी बन्दगी कीजिए। 

जिस खुदाने नृहकों बाढ़से, मूसाको फराऊनसे, इब्राहीमको आगसे, अय्यूबकों रोगसे, 

यूनुसको मछलीके पेटसे, यूसुफकों कुएँसे और पैगम्बर साहबको गृफामं से वचाया, वही 
खुदा हमारे साथ है और वह सदा इन्साफ करता है। 

यह तार बहुत उत्साहवर्धक है। में श्री उस्मान मुहम्मदकों सलाह देता हूँ कि जैसी 
हिम्मत उन्होंने सेठोंको बधाई है, वे स्वयं भी हमेशा वैसी हिम्मत रखेंगे । ऊपर जो उदाहरण 


१, अर्थात्‌, उनका इरादा निर्वासनकी आज्ञाका उल्लंघन करके पुनः उपनिवेशमें प्रवेश करने और इस 


प्रकार जेल जानेका था 
२, इस तारके अंग्रेजी पाठके लिए देखिए इंडियल ओपिनियन, ५-९-१९०८ । 


द् सम्पूर्ण गांधी वासय 


दिये गये है, वैसे उदाहरण सभी शास्त्रोंम प्राप्त होते हैं। यह जमाना कुछ ऐसा हो गया 
है कि हम' अपने शास्त्रोंके लिखे हुएको किताबोंमें अंकित चीटियोंकी टाँग समझते हैं और 
ऐसे आद्शोकों केवल मुखसे बोलकर रह जाते हैं। हम ईश्वरको इतना दूर मानते हैँ कि इन 
उदाहरणोंका असर हमारे कार्मोपर बहुत कम होता है। भारतीयोंके लिए यह अवसर कहनेकी' 
अपेक्षा करनेका है। यदि ईहवरपर सच्चा विश्वास रखकर सारे भारतीय लड़ें, तो २४ घंटोंमे 
छुटकारा हो जाये। 
कैड्ियोंका संघर्ष 

अगस्त १४ को जो मद्रासी देशके लिए जेल गये, में आजतक उनके नाम नहीं दे 
पाया। वे नाम अब नीचे दे रहा हूँ : 

सर्वश्री कंगा सामी पिल्‍ले, सावेरी पिल्‍ले, आर० पकीरी मुदली, राजू नायडू, सुबरायल्‌ 
नायडू, एस० पावडे नायडू, मुतरामुतु पत्तर, एम० नाडेसन, कंदासामी, मूनसामी नायडू, 
वी० वरधन, एस० रंगासामी नायड़्, वेंकटसामी अपुडु, रंगा पडियाची, आर० जेमिसन, एस० 
वेल पडियाची, एस'० मृतरामृतु पिल्‍ले, वी० गोविन्दसामी पडियाची, सी० कंदा मुदले, नरसुमुल्ल, 
रंगा पड़ियाची, नायना नायडू, रामा, नागप्पन नायडू । 

इनमें से बहुतोंके पास परवाने (लाइसेंस ) थे, फिर भी उन्होंने बिना परवानोंके 
फेरी लगाई । 

उनमें से अनेकपर जेलके अधिकारियोंने जुल्म किया और उनसे इतना सख्त काम लिया 
कि उनकी पीठपर छाले पड़ गये, किन्तु फिर भी उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। वे 
दुबारा भी जेल जानेके लिए तैयार हैँं। जेलके मुख्याधिकारीके नाम इसके बारेमें एक 
हलफिया बयान भेजा गया है और सम्भव है कि अब अधिकारीगण इस प्रकार बरताव न करें। 
यदि करें भी तो क्या होता है। जितनी अधिक चोट लगेगी, उतनी जल्दी छुटकारा होगा। 


किश्चियानामें 
श्री इस्माइल' ईसप बेलिमपर बिना परवाना व्यापार करनेके जुर्ममें १५ पौंड जुर्माना 
और न देनेपर एक महीनेकी जेलकी सजा सुनाई गईं। श्री बेलिम जेल चले गये। यह 
पर्याप्त नहीं हुआ, इसलिए अब उनके नौकर श्री इब्नाहीम आदमजी लीमड़ाकों भी गिरफ्तार 
किया है। श्री ठीमड़ाको सजा हो सकेगी, ऐसा नहीं लगता । क्योंकि [ सर्वोच्च | न्‍्यायालयका 
फैसला है कि नौकरपर बिना परवाना व्यापार करनेका अपराध नहीं लगाया जा सकता। 


इं० एम० पटेल 
वेरीनि्गिंगर्में श्री पटेलका माल नीलाम किया गया है। उनपर १ पौंड' ७ शिलिंग ६ 
पेंस जुर्माना हुआ था। इतना जुर्माना वसूल करनेके लिए २० पौंडका माल बेचा गया और 
कुकं-अमीनको ६ पौंड ५ शिलिग ६ पेंस मेहनताना दिया गया। यह तो धेलेका घोड़ा, 
गिर्नींकी लगामवाली बात हुईं। में श्री पटेलको बधाई देता हँ। जब हम इस तरह चारों 
तरफसे नुकसान उठायेंगे, तभी हमे मुक्ति मिलेगी। अब कौन कह सकता है कि स्मट्स' 
साहब लुटठेरोंके दलके' सरदार नहीं हैं ?* 


१, गांधीजीने अदालत द्वारा वेरीनिगिंगके भारतीय व्यापारियोंके मालक्की नीछामीको “ कानून-समर्थित ढाका ”? 
कद्दा था, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४३१, ४४१ और ४४७-४८ । 


जोद्ानिसबगेकी चिट्ठी ७ 
मंगलवार | सितम्बर १, १९०८ | 


नेटालके अन्य ग्यारह व्याक्ति 

नेटालवासियोंकी और भी खबर आई है। कल' रातको ११ व्यक्ति जानेवाले थे, उन्हें 
श्री वरनॉन ले गये हैं। उन्हें देखनेके लिए कितने ही लोग पाक स्टेशन तक गये थे और कुछ 
जेलतक गये। उन्होंने बाहरसे खुराक नहीं ली, जेलकी ही खुराक ली। वे सबके-सब तड़के' 
चाल्संटाउनसे चलकर फोक्सरस्ट और चार्ज ऑफिस गये तथा वहाँ गिरफ्तार हुए। अब 
सेठ और शिक्षित, सब फिरसे साथ हो गये हैं । इन सब सज्जनोंने जेलमें ही रहनेका निश्चय 
किया है। भोजन भी जेलका ही छेते हें । मेरी सलाह है कि वे कपड़े भी जेलके हूँ। लें। मुकदमा 
कब चलेगा, सो अभी तय नहीं हुआ है। सरकारको यह देखना बाकी है कि कौन-सा अभियोग 
लगाया जाये। सच्ची लड़ाई लड़नेवाले जमानतपर नहीं छुटते, खुराक भी बाहरसे नहीं मंगाते 
और सरकार जो कष्ट देती है उसे सहन करते हैँ। में अपने भाइयोंको सलाह देता हूँ कि वे 
कोई छपाकर मँगाई हुई चीज भी न लें। बीड़ी आदिका व्यसन हो, तो उसे भी छोड़ दें। 
व्यसन छोड़नेसे शरीर तथा मनको लाभ होता है। किन्तु यदि उसे कुछ न मानें, तो भी 
देशके' लिए व्यसन छोड़ना अच्छा ही कहा जायेंगा। 

हमीहदिया इस्लछामिया अंजुमनकी सभा 

अगस्त ३१ को [ तुर्कीके | माननीय सुलूतानकों गद्दीनशीन हुए ३२ वर्ष हो गये और उसी 
तारीखको अल मदीना' हेजाज रेलवे खोली गई थी, इसलिए उसकी यादमें इस अंजुमनने एक 
जबरदस्त सभा की | उसमें बहुत-से मुस्लिम भाई उपस्थित थे। गोरे भी आमन्त्रित थे। तुर्कीके' 
दूत श्री बुल्फर्गंग फरेन तथा उनके मित्र श्री पी० आर० क्राउन, जो तुकिस्तानमें नौकरी 
कर चुके है और जिनको तुर्कीका दूसरे दर्जका तमगा मिला है, उपस्थित थे। श्री कैलेनबैक 
तथा श्री आइज़क भी थे। इनके अतिरिक्त श्री गॉडफ़र, श्री व्यास, श्री कामा, श्री नायडू 
तथा श्री गांधी' भी वहाँ उपस्थित थे। 

कार्यक्रम बहुत उत्साहपुृ्वक और बहुत अच्छे ढंगसे सम्पन्त हुआ । छः: प्रस्ताव पास' किये 
गये । हेजाज रेलवेके' लिए उसी समय चन्दा भी शुरू हुआ। श्री हाजी हबीबने १० पौंड' लिखाये । 
हज्जामोंने ९ पौंडसे अधिक इकट्ठे किये। श्री नवाब खाँने उसी समय १ पौंड दिया। और * 
एक गाड़ीवालेने तालियोंकी गड़गड़ाहटके' बीच अपनी दिन-भरकी कमाई ५ शिलिग दे दी। 
कई स्थानोंसे तार आये थे। सभौ स्थानोंपर मुसलूमानोंकी दूकानें बन्द कर दी गई थीं। 
तारोंमें श्री नगदीका तार जानने योग्य है। श्री नगदीने खबर दी थी कि गोरे और जूल्‌ बच्चोंको 
मिठाई और पारितोषिक बाँटे गये । यह बहुत ही अच्छी बात है। इससे भारतीय और पूर्वके 
लोगोंका गौरव प्रकट होता है। गोरे दुश्मनों-जेसा काम करते हैं, फिर भी वाम॑बाथूसके 
भारतोयोंने उनके बच्चोंको मिठाई दी । यह बात उल्लेखनीय और अनुकरणीय है| यहाँ उस्मान 
मुहम्मदने जुलसः निकाला था। बच्चोंने खेल-कदमें भाग लिया और उन्हें इनाम दिये गये। 
दामको आतिशबाजी हुईं। सभीको लहंगा कि हमीदिया अंजुमनका भवन बहुत छोटा है। में 
आशा करता हूँ कि मुस्लिम भाई इस' भवनको ऊँचा तथा लरुूम्बा-चौड़ा करके इतना अच्छा कर 
लेंगे कि वह हमारी धारणाके' अनुसार सुन्दर और पूरी तरह उपयोगी भी बन जायेगा। 


१. मूलमें यहाँ “ हमीदिया ”” शब्द हे । 


्ध सम्पूण गांवी वाढसय 
बुधवार [ सितम्बर २, १९०८ | 


हारे करें सो होय 

श्री दाउद मुहम्मद तथा अन्य भाइयोंकों निकाल दिया गया था, किन्तु जैसा कि 
होना था, वापस वे सबके-सब दाखिल हो गये है। यही नहीं, श्री दाउद मुहम्मद, श्री पारसी 
रुस्तमजी तथा श्री आंगलिया जोहानिसबर्ग आ गये हें और उन्होंने काम फिरसे शुरू कर दिया 
है। दूसरे भाई फोक्सरस्ट जेलकी हवा खा रहे हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि उन्हें जोहा- 
निसबर्ग आनेकी जरूरत नहीं बची । मंगलवारको सवपर मुकदमा चलनेवाला था, किन्तु सरकारने 
आगामी मंगलवार, तारीख ७ को मुकदमा चलाना तय किया है। इस अवसरका लाभ उठाकर 
तीन सेठ जोहानिसबर्ग आ पहुँचे हैं। सब अपना-अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। उनकी 
जोहानिसबर्गर्मे आवश्यकता है। दूसरे छोग जेलमें रहकर अपना कतंव्य पूरा कर रहे हैं। 


सोराबजीका कया हुआ ? 


श्री सोराबजी वापस आनेवाले थे, फिर भी सवाल उठ रहा है कि वे वापस' क्‍यों नहीं 
आ रहे हैं। मुझे यह कहना है कि श्री सोराबजी तो फिरसे दाखिल होनेके लिए बहुत तड़प 
रहे हैं, किन्तु फिलहाल चाल्संटाउनमें ही रहना उनका फर्ज है। इस प्रकार वे अधिक सेवा कर 
रहे हैं। संघ उन्हें रोक रखा है। संघने उस' विषयम जो प्रस्ताव किया है, सरकारकी ओरसे 
अभीतक उस प्रस्तावका उत्तर नहीं आया। इस' कारण तथा अन्य कारणोंसे वे अभी तुरन्त 
नहीं बुलाये गये हैं। जब समय आयेगा तब वे दाखिल होंगे। सभी एक ही तरहसे कतेज्य 
पूरा नहीं कर सकते। कतंव्य करना ही सबका काम' है, और श्री सोराबजीका कतंव्य अपने 
उत्साहको दबाकर प्रतीक्षा करना है। । 


मूसा इंसप आडिया 


- श्री मूसा ईसप आडियाको प्रिटठोरियार्में एक पौंड' जुर्माना हुआ। उनका माल जब्त 
करते हुए आज कृक-अमीनने सारी दूकानपर मुहर लगा दी। यह गैरकानूनी बात है। कुर्क- 
अमीनको इसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए संघने श्री आडियाकों दृकान खोलते 
और कु्क-अमीनके नाम' नोटिस निकलवानेकी सलाह दी है। 


हिलदार खाँ 
श्री दिलदार खाँ एक गोरेके यहाँ नौकर थे। गोरेगे उन्हें बरखास्त कर दिया है, 
क्योंकि वे कानूनके विरोधमें हलचल करते हैं; और उन्होंने कल हेजाज रेलवे [ समारोह ] के 
सम्बन्धर्में छूटूटी माँगी थी। श्री दिलदार खाँकी हिम्मतपर में उन्हें बधाई देता हूँ। 
चन्द्ा 
श्री दाउद मुहम्मद, श्री रस्तमजी तथा श्री आंगलियाने आते ही काम शुरू कर दिया 
है। वे चन्दा करने निकले थे। जिन्होंने रकम दी है, उनके' नाम' अगले हफ्ते देनेकी बात 
सोच रहा हूँ। 
[गूजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


२. साम्राज्य-सरकारके विचार 


हमने अपने अंग्रेजी विभागमें ब्रिटिश संसदमें दिये गये भाषणोंका विवरण छापा है। 
उनमें उपनिवेश-उपभमन्त्री कल सीलीका भाषण पठनीय है। उन्होंने कहा है कि द्रान्सवाल 
सरकारसे बातचीत चल रही है। भाषणमें यह भी बताया गया है कि जिन लोगोंको उपनिवेशोंमे 
रहनेका अधिकार प्राप्त है, उन्हें गोरोंके समान हक दिये जाने चाहिए और पूर्ण नागरिक मानना 
चाहिए। अब इसपर हम यह कह सकते हैं कि जिन लोगोंकों यहाँ रहनेका अधिकार प्राप्त 
है, उनके हितकी दृष्टिसे उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंकों भी उपनिवेशमें प्रवेश करनेकी छूट 
दी जानी चाहिए। फिर, हम कनेल सीलीके भाषणसे यह भी देख सकते हेँ कि यदि हम 
पूरा उद्योग करें तो साम्राज्य-सरकार हमारी सहायता कर सकती है। कुंजी हमारे हाथमें 
है। हमें केवल सत्याग्रही बननेकी आश्यकता है। 


[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


३. रिचकी स्थिति 


श्री रिचके' जो पत्र आते है, उनसे बड़ा दुःख होता है। समाज बहुत-कुछ करता है, लेकिन 
[ उनकी | क॒द्र नहीं करता। श्री रिच जो काम कर रहे हैँ, उसे बहुत थोड़े ही गोरे और 
भारतीय कर सकते हैं। श्री रिचको वेतनकी परवाह नहीं है। ऐसे मनृष्यकों सदा पेसेकी 
तंगीमें रखना हमारे लिए शर्मकी बात है। 

श्री रिचको पहले ३०० पौंड' भेजनेकी बात थी। उसमें से केवछ' १०० पौंड' भेजे गये 
हैं। बाकीके २०० पौंड भेजना तो अलग, आज उनके पास घर-खर्चके लिए भी पैसे नहीं भेजे 
जा रहे हैं। यही नहीं, कार्याठयका खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हमें दीघ॑सूत्॒ताकी 
आदत है, और इसमें हम दूसरोंके कष्टोंका भी खयाल नहीं करते। ऐसी स्थितिर्में समिति 
अधिक दिनों तक चल सकेगी, यह नहीं जान पड़ता। इसलिए प्रत्येक भारतीयका कतंव्य है 
कि उससे जितनी बने, उतनी मदद करे। जो छोग बिलकुल बिना पैसेके ऐसा महान संघष 
चलानेकी आशा करते है, वे गलती करते हैं। मुझे उम्मीद है कि समाज श्री रिचके लिए 
विसेका | तत्काल प्रबन्ध करेगा; अन्यथा समितिकों दूटते देर नहीं लगेगी और पीछे हमारे 
लिए केवल हाथ मलना ही रह जायेगा। 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


१, दक्षिण आफ़िका बजिटिश भारतीय समिति (साउथ आफ़िका बिटिश इंडियन कमिटी ), लन्दनके मन्त्री 
एल० डब्दपू० रिच। समितिक्री स्थापना “दक्षिण आक्रिकामें बसे हुए मारतीयोंकों उचित ओर न्यायपृणै व्यवहार 
प्राप्त करानेके लिए?” १९०६ में हुई थी; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १२४३-४४; खण्ड ७, पृष्ठ २१७९-८०; ४१२०-११; 
खण्ड ८, पृष्ठ ६३ ओर १०२-०३ । 


४. भारतके राष्ट्रपितामहका जन्मदिन 


हमें समस्त भारत और उपनिवेश्ञोंमं रहनेवाले अपने भाइयोंके' साथ श्री दादाभाई 
नौरोजीका जन्मदिवस मनानेका गौरव एक बार फिर प्राप्त हुआ। दादाभाई नौरोजी समकालीन 
भारतीयोंमें सबसे महान हैं। कलछ' उन्होंने अपने ८४ वें वर्षमें कदम' रखा है। उन्होंने अपना कर्मेठ 
जीवन अपने प्यारे देश और देशवासियोंकी सेवार्मों व्यतीत किया है। अब वे वृद्ध देशभक्त 
अवकाश ग्रहण कर भारतमें शान्तिपृवंक रह रहे हैँं। अपनी श्रेष्ठ सेवाओंके कारण उन्हें इस 
विश्वामका अधिकार भी है। यह याद करके कि श्री दादाभाईने अपना लगभग सारा जीवन अपने 
देशवासियोंके' अधिकारों और स्वतन्त्रताके लिए लड़नेमें बिताया है, दक्षिण आफ्रिकाके' भारतीय, 
विशेषत: द्रान्सवालवासी भारतोय, अपने संघषके लिए साहस' प्राप्त कर सकते हेँ। इसलिए 
हम, दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय, उनको सबसे बड़ा मान यही दे सकते हें कि उनका 
अनुसरण करें और सम्राट्के प्रत्येक प्रजाजनको जिस पूर्ण स्वतन्त्रताका अधिकार है, उसे 
जबतक अपने लिए और आनेवाली पीढ़ियोंके लिए प्राप्त न कर लें, तबतक संघष॑से कभी 
विचलित न हों। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


५. दादाभाईकी जयन्‍्ती 


कल' भारतके' पितामह दादाभाई नौरोजीकी जयन्ती थी। उन्होंने ८४वें वषम प्रवेश 
किया है। भारतम उनकी जयन्ती सत्र सावंजनिक उत्सवके' रूपमें मनाई जाती है। वहाँकी 
समस्त सावंजनिक संस्थाएँ अत्यन्त उत्साहपूर्ण समारोह करती हे और उनको उनके दीघे-जीवनके 
लिए शुभकामनाएं भेजती हेँ। दक्षिण आफ्रिका [ के भारतीयों ] की सावंजनिक' संस्थाओंकी 
ओरसे जो सन्देश भेजे गये हैं, उनका विवरण हम अन्यत्र दे रहे है। उन्होंने ये सन्देश 
भेजकर [ मात्र ] अपने कतंव्यका पालन किया है। हम उनके दीघं-जीवनकी कामना करते हैं 
और संसारके सिरजनहारसे प्रार्थना करते हैँ कि वह हमें और इस पत्रसे जिनका सम्बन्ध है, 
उन सबको उनके समान शुद्ध हृदय दे। हम अपने पाठकोंको परामश देते हैं कि वे उनके देश 
प्रेमका अनुकरण करें; यही इन सच्चे पितामहका सच्चा स्मरण है। द्रान्सवालके' भारतीयोंको 
यह याद रखना है कि इन अमर पितामहने हमारे लिए जैसी टेक रखी है वैसी टेक वे 
स्वयं भी रखें। इस समय दक्षिण आफ़्रिकार्म हमारी लड़ाई ऐसी है कि उसमें भाग लेनेके लिए 


१. देखिए अगला शीषक भी । 
२. सितम्बर ४को । 


जोद्दानिसबर्गकी चिट्ठी ११ 


दादाभाई सरीखे शतशः वीर भी आगे आये तो भी कम होगा। और जबतक ऐसे लोग [ पर्याप्त 
संख्यामें | आगे नहीं आते, तबतक राजनेतिक और जच्य क्षेत्रोंमे हम प्रगति न कर सकेंगे। 
हम अपनी गत वर्ष दी गई सूचनाके” अनुसार इस अंकर्मों दादाभाई नौरोजीका चित्र 
दे रहे हैं। 
[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


६. जोहानिसबरगंको चिट्ठी 
सोमवार | सितम्बर ७, १९०८ | 


डंकनका भाषण 
भूतपूर्व उपनिवेश-सचिव श्री डंकनने भाषण करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि 
अन्ततोगत्वा काले लोगोंको राज-काजम हिस्सा दिये बिना काम नहीं चलेगा। यदि ऐसा न 
हुआ, तो गोरे और काले दोनोंका नुकसान होगा। ऐसे विचार वे गोरे व्यक्त करने छगे हैं 
जो पहले बड़े-बड़े ओहदोंपर रह चुके' हें। इससे जाहिर होता है कि कुछ ही वर्षोर्मे दक्षिण 
आफ्रिकामं बड़े-बड़े परिवतंन होंगे। 
स्टैलर्डक क्‍िचार. 
श्री स्टैलडेंकी गिनती बहुत होशियार वकीलोंमें की जाती है। उन्हें हम लोगोंसे विशेष 
प्रेम नहीं है, फिर भी उन्होंने [ अपने एक भाषणमें ] यह विचार व्यक्त किया है कि भारतीयोंके 
साथ संघर्ष में जनरल स्मट्स हर बार हारे है। वास्तव हुआ भी ऐसा ही है। अब जो लड़ाई 
बाकी है, उसमें भी यदि हम पूरा जोर छगा दें तो वे फिर हारेंगे। 


भाणा रामजी 
श्री. भाणा रामजी नोटिस' मिलनेपर भी उपनिवेशसे न जानेके आरोपमें शनिवारको 
गिरफ्तार कर लिये गये। उनके मुकदमेकी किसीको कोई खबर नहीं थी, इसलिए उन्होंने 
अपनी पैरवी स्वयं ही की । उन्होंने उपनिवेशसे जानेसे साफ इनकार कर दिया और न्यायाधीश 
ढ्वारा दिया गया एक महीनेका सपरिश्रम कारावास स्वीकार किया। वे इस समय जेलमें 
विराज रहे हैं। भारतीय इस प्रकार निद्व॑न्द होकर जेल जाना सीख गये हैं, यह हमारे लिए 
सोभाग्यकी बात है। 


दर 
वे 
हे 


गोशालियाका तार 
श्री गोशलियाने, जो अन्य भारतीयोंके साथ फोक्सरस्टकी जेलमें हैँ, तार दिया है कि 
भारतीय कीदी पूष््‌ [| मकईका दलिया ] नहीं खा सकते, इसलिए वे सुबहके नाइतेके बिना रह 
जाते हैं। इसके बावजूद श्री गोशलिया तथा अन्य भारतीय जेल नहीं छोड़ते और वहाँ पड़े 
हुए हैं, इससे उनकी देशभक्ति प्रकट होती है। खुराकके बारेमें सरकारके' साथ अब भी छिखा- 


१. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ २०२ । 
२, पेद्टिक डंकन: उक्त पदपर १९०३ से १९०६ तक रहे । भाषणके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट ३ । 


१२ सम्यृणे गाँधी वाडसय | 


पढ़ी चल रहो है। जिनसे कष्ट नहीं सहा जाता, उन्हें श्री तिलकका उदाहरण याद रखना 
चवाहिए। वे सादी खूराकपर छ: वर्ष तक कैसे रह सकेंगे ? उनकी अवस्था भी बुढ़ापेकी है। 
वे यूरोपीय होते तो आज शासकके पदपर बैठ होते। ऐसा कहकर में यूरोपीयोंसे द्वेष नहीं 
करता | भारतीय उनकी तरह पाप करके राजसुख भोगें, इससे तो अच्छा है कि वे पापमुक्त 
रहकर रूखी-सूखीपर ही गुजारा करें। जो भी हो, कहनेका सार यह है कि हमें जो कष्ट 
भोगने पड़ रहे हैं, वे महान श्री तिरूकके कष्टोंके' आगे कुछ नहीं हें। 
मंगलवार | सितम्बर ८, १९०८ ] 
नेटालके सेठोॉंका काम 

श्री दाउद मुहम्मद, श्री पारसी रुस्तमजी तथा श्री आंगलिया फोक्सरस्टसे वापस आनेके 
बाद हाथपर-हाथ धरकर बैठे नहीं रहे। उन्होंने जोहानिसबर्गर्मे चन्दा उगाहनेका काम शुरू 
किया और २०० पौंडसे ऊपर इकट्ठा भी कर लिया। वे हर जगह गये और जहाँ भी गये, 
सबते निधिमे पैसे दिये। उनके साथ इमाम साहब अब्दुल कादिर बावजीर, श्री काछलिया, 
श्री व्यास, श्री कामा आदि भी जाते थे। वे शुक्रवारकों, नमाजके बाद, क्रगर्सडॉरप गये। उनके 
साथ श्री कामा भी थे। क्रगर्सडॉरम ३ घंटेके भीतर लगभग ६४ पौंडकी रकम लिखी गई 
और ६० पौंड नकद मिले। वहाँसे वे रातको वापस लौठे। 

शानिवारको सुबहकी गाड़ीसे वे हाइडेलबर्ग गये वहाँ श्री भायातने प्रारम्भमें ही १६ पौंड 
देकर अत्यन्त उत्साह प्रदर्शित किया, जिसके फलस्वरूप ४५ पौंड जमा हुए। हाइडेलबगंसे उसी 
दिन रातकी गाड़ीसे वे स्टेंडटंन गये । श्री काछलिया तथा श्री भायात उनके साथ थे। बादमें 
श्री कामा भी उसी गाड़ीसे उनके साथ हो लिये। स्टैंडटंनमें गाड़ी रातके २ बजे पहुँचती है, 
फिर भो उनकी अग॒वानी करनेके' लिए बहुत-से नागरिक उपस्थिति हुए थे। भारतीयोंको में 
नागरिक कह रहा हूं, इसपर किसीको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। भारतीय अब गुलाम 
नहीं, नागरिक ही हैं। हमें [| उपनिवेशके' शासनमें | साझेदारीका अधिकार है और हम उसी 
अधिकारके लिए संघर्ष कर रहे हैं।' स्टेंडटंनमें ५३ पौंडकी रकम इकट्ठी हुई। 

इतने कामके बाद, मुकदमा चलने तक इन सेठोंको आराम करनेका हक था, किन्तु 
उन्होंने प्रिटोरियार्मो: गोता छगानेका निश्चय किया। रविवारको रातकी गाड़ीसे वे प्रिटोरियाके 
लिए रवाना हुए। वहाँ इन्होंने सोमवारकी प्रात: चन्दा उगाहना शुरू कर दिया। [ प्रिटोरियामें | 
उनकी मेजबानी श्री ए० एम० सुलेमानने की । नाइता करनेके' बाद वे बस्तीसे शहर पहुँचे और 
उन्होंने मेमन विरादरीसे चन्दा लेना शुरू किया। श्री हाजी कासिमने ५ पौंड लिखवाये। 
दो वजे श्री गांधो प्रिटोरिया पहुँच गये और शाम तक उगाही चलती रहो। साथमें श्री हाजी 
कासिम' आदि भी थे। 


१, तात्पय बाल गंगावर तिलकसे है; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४१२-१३ । 

२. भारतोय नागरिक नहीं थे, क्योंकि उन्हें राजनीतिक मताधिकार नहीं था । और टान्सवालके विपान- 
मण्डलमें उन्हें जो प्रतिनिधित्व श्राप्त था, उसका स्वरूप “ संरक्षकता ” ( टस्टीशिप ) का था। गांधीजीने पहके भी 
बराबर इस बातपर जोर दिया था कि सारतीय कोई राजनीतिक अधिकार नहीं चाइते (देखिए खण्ड ६, पृष्ठ २२३ )। 
किन्तु उन्होंने नागरिक अधिकारोंकी माँग अवश्य की । नागरिक अधिकारोंसे उनका तात्पर्य था, “ भूस्वामित्व, 
आवागमन तथा व्यापार-सम्बन्धी अधिकार ” । देखिए खण्ड ६, पृष्ठ २६७ । 


जोहानिसबगेंकी चिय्डी १३ 


चार बजे बस्तीमें सभा हुई। श्री बगस अध्यक्ष थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और 
बादमें सेठोंने उसका उचित उत्तर दिया। बस्ती चन्दा इकट्ठा करनेके लिए समय नहीं रहा; 
किन्तु बस्तीके भारतीयोंने चन्दा इकट्ठा करनेका वचन दिया है। श्रिटोरियार्में २६ पौंडसे 
अधिक रकम उगाही गई। 

प्रियोरियाकी शक्तिको देखते हुए यह रकम बहुत कम है। किन्तु मेमन सज्जनोंने सहायता 
कर इतना भी हाथ बँटाया, इससे जाहिर होता है कि वे भी समाजके साथ हैँ और इस 
कानूनके' विरुद्ध हैं। उनकी मददका असर सरकारपर भी होना चाहिए। उसकी समझमें यह 
बात आ जायेगी कि पानीमें लाठी मारनेसे पानी फटता नहीं, और भारतवासी भी एक पानी 
--एक लहू हैं। 

सेठोंने शामको बस्तीसे डबंन जानेवाली गाड़ी पकड़ी । उनसे मिलने और उन्हें बिदाई 
देनेके लिए जमिस्टनमें इमाम साहब, श्री कुवाड़िया, श्री फैन्‍सी, श्री जीवनजी, श्री उमरजी 
साले, श्री व्यासः आदि उपस्थित थे। जमिस्टनमें लगभग ४५ मिनट रुकना पड़ता है। इसका 
लाभ उठाकर उन्हें ज्िस्टन | स्टेशन ] के होटलमो दावत दी गईं। होटलका मालिक अच्छा 
आदमी था। उसने आतनाकानी नहीं की, किन्तु होटरके कमरेके परदे गिरा दिये, ताकि दूसरे 
लोग न देख पायें। खुशीके नारोंके' बीच फोक्सरस्टकी गाड़ी चल पड़ी और सेठ छोग जेल 
जानेके लिए बिदा हो गये । जिस समाजके' नेता ऐसी बहादुरी, ऐसी स्वदेश-भक्ति' और ऐसा 
उत्साह दिखायें वह समाज कैसे हार सकता है? 


कूगसेडापकी कहानी 


क्रगर्सडॉप के' भारतीयोंके बीच' बेकारकी फूट-फाट दिखाई पड़ रही है, और यहाँकी 
सरकार उसका नाजायज फायदा उठाना चाहती है। यहाँके समाचारपत्रोंमे खबर है कि कगर्स- 
डॉपंमें भारतीय व्यापारियोंने जोर-जुल्म और मारपीट कर भारतीय फेरीवालोंसे उनके प्रमाण- 
पत्र लिये। जिन फेरीवालोंपर ऐसे जुल्म किये गये, उन्होंने शिकायतें की हैं और अब जिन 
व्यापारियोंने जुल्म किया था उनपर मुकदमे चलाये जायेंगे। 

कहते हैं, यह घटना तब हुई थी जब नेटालके सेठ सीमा पार करनेसे पहले ऋगसंडॉप॑ 
गये थे। नेटालके सेठोंसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न किसी भारतीयपर जुल्म किया 
गया है और न किसीकों मारा-पीटा गया है। वे कहते हैँ कि एक बार मामूली कहा-सुनी 
हो गई थी; बस अधिकसे-अधिक इतना ही हुआ। अगर बात ऐसी ही हो तो किसी भी 
भारतीयको इतनी अदूरद्शिता क्यों दिखानी चाहिए कि वह हमें ही मारनेके लिए सरकारके 
हाथोंमें एक हथियार बन जाये ? मृकदमा मूलतः: ही झूठा है, इसलिए सरकारकी हार होगी । 

फिर भी ऐसी अफवाहोंका असर यह होता है कि भारतीयोंके कष्टके' दिन तनिक और 
अधिक हो जाते है। हरएक भारतीयको यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि यह लड़ाई शरीर- 
बलकी नहीं है। हमें धमकी अथवा मार-पीटसे काम नहीं लेना है, दरीर-बलका उपयोग' नहीं 
करना है। यही नहीं कि उसका उपयोग सरकारके विरुद्ध नहीं करना है, अपने भाइयोंके 
विरुद्ध भी नहीं करना है। 

यह लड़ाई आत्मबलकी है। इसलिए वह ईश्वरीय है। हम जानते हैँ कि शरीरकी अपेक्षा 
मन अधिक बलवान है, और आत्मबर मनोबलसे भी बढ़कर है। वह सर्वोपरि है। हम इस 


र४ सम्पूण गांधी वाडमसय 


विचारको मानते तो हैं, किन्तु उसके अनुसार चलते नहीं हैँ । हम उसी हद तक दुःखी हैं और 
दुःख भोगते हैँ, जिस ह॒द तक हमने आत्माकों नहीं पहचाना है। 


स्टैंडटेनका परवाना 
स्टेंडटेनके' भारतीय व्यापारियोंसे परवाना-अधिकारियोंने पूछा है कि उन्होंने अँगूठोंके 
निशान देनेसे क्‍यों इनकार किया है। समितिने उसका जवाब देते हुए कहा है: 

(१) अँगूठोंके निशान खूनी कानूनकी झूसे माँगे जा रहे हैँ, इसलिए भारतीय 
अँगूठोंके' निशान नहीं देते। 

(२) कानून खूनी है, क्योंकि उससे धामिक भावनाकों चोट पहुँचती है और 
वह भारतीयोंकी हीनताकी निशानी है। 

(३) कानूनके' बाहर अँगूठोंके निशान देने हों, तो भी जो लोग हस्ताक्षर कर 
सकते हैँ, वे परवानेके सम्बन्ध अँगूठोंके निशान नहीं देंगे । यदि हस्ताक्षर करना आता हो 
और फिर भी अंगूठेके निशान दें तो अँगूठेका निशान देना चमड़ीका अपमान माना 
जायेगा। हस्ताक्ष रके बदले अँगूठेका निशान देना और हस्ताक्षर कर सकतेके बावजूद 
अँगूठेका निशान देना, इन दोनों बातोंम अन्तर है। 

जामकी तीन बजे 
अभी-अभी फोक्सरस्टसे तार मिला है कि |नेटालके] तीन सेठों तथा श्री राँदेरियाकों 
तीन-तीन महीनेकी सख्त केदकी सजा दी गई है। शेष ग्यारह व्यक्तियोंकों छः-छ: सप्ताहकी 
जेल दी गई है। इन सबको भी सजा सख्त दी गई है। इस समाचारसे मुझे प्रसन्‍नता भी 
होती है और रुछाई भी आती है। प्रसन्नता इसलिए होती है कि भारतीयोंपर जितना अधिक 
जुल्म होगा, वे [अन्तमें ] उतने ही सुखी होंगे और म्‌क्ति' उतनी ही जल्दी मिलेगी। रुलाई 
इसलिए आती है कि ऐसे कष्ट बुजुर्ग भारतीयोंको झेलने पड़ रहे हैं। 


और कैदी 

श्री सुलेमभान हसन नामक एक फेरीवालेको ऋगसंडॉपंमें बिना परवानेके फेरी लगानेके 
अपराधम पाँच शिलिंग जुमनेिकी अथवा एक दिनकी कैंदकी सजा दी गई है। उन्होंने जेल 
जाना पसन्द किया है। 

श्री अली ईसपजी बिना अनुमतिपत्र (परमिट) के उपनिवेशमें रहनेके अपराधमें गिरफ्तार 
किये गये हैं। उनका मुकदमा ११ तारीखको चलेगा। 

क्रिविचियातामें श्री इब्राहीम लिमदाको दूकान चलानेके अपराधमें १५ पौंड जूर्माने अथवा 
६ हफ्तेकी कैदकी और श्री कासिम इब्राहीमको फेरी छगानेके अपराधमें तीन पौंड जुर्माने अथवा 
६ सप्ताहकी कंदकी सजा दी गई। दोनों ही नर-रत्नोंने जेल जाना पसन्द किया। दोनोंकी 
सजा सादी कैदकी है। 

ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिकी बैठक 

सोमवारको ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिकी एक विशेष बैठक हुई। श्री ईसप मियाँ 

गरहाजिर थे, इसलिए श्री कुवाड़ियाने अध्यक्षता की | श्री फैन्सी, इमाम साहब, श्री चेट्टियार, 


१ मूल्में, “ लिमिवादो ” हैं । 
२. त्रिशिश इंडियन असीसिएशन कमिटी । 


जोहानिसबगेकी चिट्टी श्ण 


श्री नायड, श्री गॉडफ्रे, श्री व्यास, श्री उमरजी साले, श्री आदम मूसाजी, श्री कुनके और अन्य 
सज्जन उपस्थित थे। चन्दा इकट्ठा करनेके लिए दौरा करतेका निश्चय किया गया और 
बहुत-से लोगोंके नाम लिखें गये। श्री रिचको १०० पौंड भेजनेका निश्चय किया गया। 
श्री गांधीने फिलहाल अपना वकारतका धन्धा बन्द कर रखा है, इसलिए उन्होंने संघके कार्या- 
लयका किराया चुकाने और श्री पोलकका खर्च देनेकी तथा इंडियन ओपिनियन में अधिक 
छपाईसे जो घाटा होता है उसको पूरा करनेके लिए, जबतक संघर्ष चले तबतक, प्रति मास 
१० पौंड व्यय करनेकी अनुमति माँगी। इस प्रशनपर सोमवारकों निर्णय नहीं हो सका; 
इसलिए इसपर विचार स्थगित कर दिया गया। 

नेटालके' सज्जनोंके जेल जानेका समाचार मिलते ही मंगलवारको तुरन्त समितिकी दूसरी 
बैठक हुई। उसमें श्री ईसप मियाँ उपस्थित थे । पिछली बैठकर भाग लेनेवाले बहुत-से सज्जन 
भी उपस्थित थे। नेटालके सज्जनोंका सम्मान करनेके लिए गुरुवारको ४ बजे सार्वजनिक 
सभा करने तया सारी दूकानें और कारोबार बन्द रखनेका निर्गय किया गया। विलायत, भारत, 
जंजीवार, अदन इत्यादि स्थानोंकों तार भेजनेका भी निशरचय किया गया। 

श्री ईसप मियाँकों हज करने जाना है, इसलिए उन्होंने [संघके' अव्यक्ष-पदसे) इस्तीफा 
देनेकी सूचना दी । किन्तु वे फिलहाल तो सार्वजनिक सभाकी अन्तिम बार अध्यक्षता करेंगे ही । 

बैठकर्मों उनके बाद श्री अहमद मुहम्मद काछलियाकों अध्यक्ष-पद सौंपनेका प्रस्ताव पास 
किया गया। 

इस विषयों अभी अधिक कहनेकी गुंजाइश नहीं है। श्री ईसप मियाँने समाजकी जो 
सेवा की है, उसका पार नहीं है। बहुत-कुछ उनके' साहसपर चल रहा है। समाज उन्हें 
जितना मान दे, कम ही माना जायेगा। वे छः तारीखको स्टीमरसे हजके' लिए रवाना होंगे । 
आशा है, समाज उसके पहले ही | उनके' प्रति | अपना कतंव्य पूरा करेगा। 

श्री काछलियाको जो पद मिला है, वह महान है। निस्सन्‍्देह उन्होंने समाजकी बहुत 
सेवा की है, वे लोकप्रिय भी हैँ और जे भी जा चुके हें। इसलिए उनमें पूरी योग्यता 
है। अध्यक्ष-पद स्वीकार करनेका उनका कोई विचार नहीं था, किन्तु बहुत आग्रह करनेसे 
उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। श्री इब्राहीम कुवाड़ियाका नाम भी पेश किया गया था, 
किन्तु उन्होंने श्री काछलियाको अधिक पसन्द किया और कहा कि श्री काछछिया समाजकी 
अधिक सेवा कर सकेंगे। 

श्री काछलियाका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। नौका मंझधारमे है, उसकी पतवार 
हाथमें लेना कोई मामूली बात नहीं है। किन्तु ईद्वरपर भरोसा रखकर चलेंगे तो वे स्वीकृत 
पदको सँभाल ले जायेंगे। 

श्री ईसप मियाँ तथा श्री काछलियाके' विषयमें अगले सप्ताह विशेष रूपसे लिखनेकी 
आशा करता हूँ। 

स्क्यंसेवक 
श्री गांधीका वकालतका काम लगभग बन्द हो जानेके' कारण श्री मुहम्मद खाँ 


व्यापारमें जूट गये हैँ और श्री जेम्स डोरासामीने संघका काम अवैतनिक रूपसे करनेके लिए 
कार्याहष्य आना आरम्भ कर दिया है। मुझे आशा है कि श्री डोरासामीकी तरह अन्य स्वयं- 


१६ सम्पूणे गांवी वाडसय 
सेवक भी सामने आयेंगे और कामम मदद पहुँचायेंगे। यदि समाज नेटालके' बीरोंको शीघ्र 
ही मुक्त करवानेके' लिए कृतसंकल्प हो, तो जितने कार्यकर्ता मिलें, सबके लिए काये है। 
नाइटस्ट्स 
श्री मोटी रघा पटेल नाइल्‍सट्रमम बिता परवाना (लाइसेंस) फेरी छगानेके' अपराधमें 
चार दिनकी सख्त कंदकी सजा पाकर जेल गये हैँ। श्री नगदीके' नाम समन्स जारी किये 
जा रहे हैं। 
रे कद सन 
करूगसंडॉर्पमें गिरफ्तारी 
ऊपर जिस आरोपकी खबर दे चुका हूँ, उसमें क्रमसंडॉपमें श्री इस्माइल काजी, 
श्री पांडोर, श्री वाजा, श्री वानिया, श्री खुरशेदजी देसाई, श्री दादलानी, श्री मुहम्मद मामूजी 
दादू और श्री पारसी रस्तमजीपर वारंट निकाके गये हैँ। इनमें श्री रुस्तमजीके सिवा बाकी 
सबको जमानतपर छोड़ दिया गया है। श्री रुस्तमजी तो पहलेसे हो जेल' महलमें विराज रहे 
हैं, इसलिए अब देखना यह है कि उनका क्‍या होता है। 
बुधवार [ सितम्बर ९, १९०८ | 
सोराबजी 


कल [ मंगलवारकी | शामको श्री सोराबजी ट्रान्सवालमें प्रविष्ट हो गये। उनका मुकदमा 
१५ तारीखको चढेगा। श्री सोराबजी श्री कामाके' साथ जोहानिसबगंको रवाना हो गये हूं । 


अब्दुल गनी 
खबर मिली है कि श्री अब्दुल गनीने फोक्सरस्टर्मे वापस आते हुए अँगूठेका निशान 
दिया है। यदि यह बात सच हो तो बहुत ही खेदजनक है। 


[ गृजरातीसे | 
इंडियसल ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


१, देखिए पृष्ठ १३-१४ । 


७, प्राथनापत्र: उपनिवेद्य-मन्त्रीकों' 


जोहानिसबर्ग 
सितम्बर ९, १९०८ 
सेवामें 
परममाननीय उपनिवेश-मन्त्री 
लन्दन 


ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय संघका प्रा नापत्र 


नम्र निवेदन है कि 
प्रारास्मिक 

१. ब्रिटिश भारतीय संब' पिछले दो वर्षोंसे ट्रान्सवालमें चाल ब्रिटिश भारतीय संघर्षके 
सम्बन्धमें, विशेषतः तारीख २ के द्वान्सवाल गज़ट में प्रकाशित एशियाई पंजीयन संशोधन 
अधिनियमके' सम्बन्धमें, सम्रादकी सरकारसे प्राथंना करता है। 

२. संब द्वान्सवालम रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करता है। 

३. जैसा कि महामहिमकी सरकारको भली भाँति ज्ञात है, पिछले वर्ष द्रान्सवाल विधान- 
मण्डल द्वारा जो एशियाई कानून संशोधन अधिनियम ( एशियाटिक छा अमेंडमेंट एक्ट ) 
पास' किया गया है उससे द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंको बहुत कष्ट पहुँचा है, और 
आर्थिक हानि हुई है तथा ३५० से अधिक भारतीयोंको, जिन्होंने अपनी अन्तरात्माके हेतु 
कारावासका कष्ट सहा है, जेल जाना पड़ा है। 

कानून बनानेमें उत्तावरली 

४. जो कानून अभी “गज़ट ' में प्रकाशित किया गया है, उसका विधेयक (बिल) के' रूपमें 
पहला वाचन २० अगस्तकों हुआ था, और २१ अगस्तकों ही वह विधानसभा और विधान- 
परिषद, दोनोंमें समस्त अवस्थाओंसे गृजरकर पार हो गया। विधेयक “गज़ट ' में कभी प्रकाशित 
नहीं किया गया और प्रार्थी संघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है, उसंको तो वह अधि- 
नियमके' रूपमें प्रकाशित होनेके' बाद ही मिला। विधानसभाके' एक सदस्यके' सौजन्यसे कुछ 
भारतीय तो उसे सब अवस्थाओंसे गुजरनेके तुरंत बाद पास होते ही देख सके थे, परन्तु 
समाजके अन्य लोगोंको इस' माहकी २ तारीख तक ट्वरान्सवालके समाचारपत्रोंमें प्रकाशित उसके' 
सारांशसे ही संतोष करना पड़ा। 

कानून सामान्यतः स्वीकाये 

५. प्रार्थी संघ इसे निःसंकोच भावसे स्वीकार करता है कि जिस कानूनकी चर्चा यहाँ 

की जा रही है वह १९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियम २ से अधिक जच्छा है, यद्यपि 


१, यह १९-९-१९०८ के इंडियन ओपिनियन में “ टान्सवालके भारतीयोंका साम्राज्य सरकारको प्रार्थनापत्र: 


पूरा पा5” शीषेकसे प्रकाशित किया गया था । 
२. ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन । 
३. एशियाशरिक रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट ऐक्ट । 


९-२ 


१८ सम्पूर्ण गांधी वाडमंय 


वह इस दृष्टिसे दोषपुर्ण है कि उसके अनुसार उन एशियाइयोंको, जो ट्रान्सवालमें हैं, किन्तु 
जिन्हें अभीतक पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्ठिफिकेट) नहीं मिले हैँ, यह सिद्ध करनेकी 
आवश्यकता होती है कि वे युद्धसे ३ वर्ष पहलेसे वहाँ रहते हो। उनमें से ज्यादातर लोगोंने 
जायज तरीकेसे देशमें प्रवेश किया है और निहित अधिकार प्राप्त किये हैँ । ऐसे एशियाइयोंके 
उदाहरण भी हैं जो द्रान्सवालमें युद्धसे पुर्वे एक वर्षसे ज्यादा नहीं रहे थे, किन्तु उन्हें 
पंजीयन प्रमाणपत्र मिल गये हैं। सादर अनुरोध है कि जिन एशियाइयोंको अभीतक पंजीयन 
प्रमाणपत्र नहीं मिले हैं, किन्तु जो ट्वान्सवालमें है, उनके साथ युद्धसे पहले तीन वर्षके 
निवासके उस कठोर और मनमाने अनुरोधके अनुसार व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जो 
उन एशियाइयोंपर लागू होता है, जो अभीतक द्वान्सवालके बाहर हें। 

६. परवाना ( लाइसेंस ) देनेसे सम्बन्धित धाराका ठीक-ठीक काममें आना अँगूठा- 
निशानी सम्बन्धी शर्तोके उदारतापुर्णं अमलूपर ही तिभर होगा। 


अँगुलियोंके निश्यान 


७. विधेयककों दूसरे वाचनके' लिए पेश करते हुए उपनिवेश-सचिवने कहा था कि 
अँगूलियों या अँगूठोंके निशान देनेके' मामछेमें आपत्ति नहीं है। प्रार्थी संघकी नम्र सम्मतिमें 
माननीय मन्‍्त्रीने यह वक्‍तव्य देकर भारतीय समाजके साथ न्याय नहीं किया; क्‍योंकि वे 
भली भाँति जानते थे कि पिछली जनवरीके समझौतेके' बाद बहुत-से एशियाइयोंने अँगुलियोंके' 
निशानके विरोधमें बहुत तीत्र आन्दोलन किया था। यद्यपि यह ठोक है कि भारतीय समाजके 
मुख्य सदस्योंने अँगुलियोंके निशानसे सम्बन्धित आपत्तिको कभी मूलभूत आपत्ति नहीं माना, 
किन्तु बहुत-से एशियाई, विशेषतः पठान, जो कदाचित १५० से अधिककी संख्यामे इस उपनिवेशमें 
रहते हैं, इस बातको नि:सन्देह सबसे बड़ी आपत्ति मानते थे और अब भी मानते हैं। 
समझौतेके' अन्तगंत अँगुलियों या अँयूठोंके निशान स्वेच्छासे केवल इसलिए दे दिये गये थे कि 
सरकारको समाजका वैज्ञानिक वर्गीकरण करनेमें सुविधा हो और समाजकी नेकनीयती और 
सरकारको सहायता देनेकी इच्छा प्रकट हो। समाजको यह स्वेच्छया कार्य बहुत महंगा 
पड़ा है। सरकारको उक्त' सहायता देनेके' कारण [संघके | अध्यक्ष और मन्‍्त्री, दोनोंको अपने 
देशवासियोंके' हाथों गहरी शारीरिक क्षति उठानी पड़ी है। खासे अनुभवके' पश्चात्‌ प्रार्थी 
संघ महामहिम सम्राट्की सरकारकों विश्वास दिलाता है कि केवल एशियाइयोंसे किसी 
बड़ी संख्यामें अनिवाये रूपसे अँगुलियोंके निशान लेनेसे ऐसा झगड़ा उठ खड़ा होगा। चूँकि 
ज्यादातर ब्रिटिश भारतीयोंने अधिकारियोंकों एक बार ये निशान दे दिये है, इसलिए अब 
उनकी कोई खास जरूरत भी नहीं है। कुछ भी हो, प्रशासन-तन्त्रका वह भाग निर्विध्न 
रूपसे काम कर सके, इसके लिए बहुत अधिक उदारता बरतना आवश्यक होगा। 


१९०७ के कानून 7? को रह करनेके विषयमें 


<. जैसा कि स्थानीय सरकारकी सेवामों निवेदन किया जा चुका है, १९०७ के 
एशियाई कानूनके मुकाबले यह कानून भले ही स्वीकाये हो, प्रार्थी संघ जिस समाजका 
प्रतिनिधित्व करता है, वह समाज इसके लाभकों तबतक स्वीकार नहीं कर सकता जबतक 


१. गांधी नीपर १० फरवरी १९०८ को प्रद्दार किया गया था। देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ७४ और ९०-९१ । 


प्राथनापत्र : उपन्विश्य-मन्त्रीको १९ 


कानूनकी किताबसे १९०७ का अधिनियम २ हठा नहीं दिया जाता और शिक्षित एशियाइयोंकी 
स्थिति उचित और न्यायसंगत रूपसे स्पष्ट नहीं कर दी जाती। प्रार्थी संघकी नम्न रायमें, 
सरकारकी प्रतिष्ठाके' लिए ही सही, कानूतका रद किया जाना जझूरी है। 


रद करनेका क्चन दे 


९. आदरपूर्वक निवेदन है कि माननीय उपनिवेश-सचिवने निश्चित रूपसे वादा किया था 
कि यदि एशियाई जातियाँ समझौतेका अपना हिस्सा पूरा कर दें, तो कानून रद कर दिया 
जायेगा। यह मान लिया गया है कि एशियाइयोंने समझौतेके' अन्तगंत अपना कतंव्य भली 
भाँति पूर्ण कर दिया है। 

१०. किन्तु यह दलील पेश की गई है कि स्वेच्छया पंजीयन (वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन) के 
प्राथेनापत्रोंकी वापसीकी दरख्वास्तपर फैसला देते हुए न्यायाधीश सॉलोमनने कहा था कि 
कानूनको रद करनेका वचन सिद्ध नहीं हो पाया है, और इसलिए वैसा कोई वचन नहीं 
दिया गया था। प्रार्थी संघ महामहिम सम्रादकी सरकारका ध्यान इस' तथ्यकी ओर आकर्षित 
करता है कि कानूनको रद करनेका प्रइन अदालतके सामने पेश नहीं था और फैसला उस! 
प्रशन्‍नपर बिलकुल था ही नहीं। अदालतकों निश्चय ही यह बताया गया था कि कानूनकों 
रद करनेके सम्बन्धमे प्रार्थीकके पास' जो सबूत हें वे सारेके-सारे पेश नहीं किये गये हैं। एक 
नेतिक आधार देनेके' लिए प्रार्थतापत्रके समर्थनर्मों दिये गये हलूफिया बयानोंमें' इस विषयके' 
सम्बन्धर्म जितना पर्याप्त था उतना कह दिया गया था। प्रार्थीका उद्देश्य यह बताना था 
कि वह जो अपना स्वेच्छया पंजीयनका प्राथतापत्र वापस लेना चाहता है, उसका आधार यह 
नहीं है कि उसका विचार यों ही बदल गया है, बल्कि यह विश्वास' है कि स्थानीय स'रकारने 
अपना वचन भंग कर दिया है। 

११. उपनिवेश-सचिवकों लिखे गये २९ जनवरीके पत्रमें हस्ताक्षर करनेवालोंका उद्देश्य 
कानूनकों रद करवाना ही था, यह बात स्वयं पत्रसे समझी जा सकती है। उसका एक 

अंश यह है: 
इस परिस्थितियोंमे हुम एक बार फिर सरकारके सामने विनम्न सुझाव रखेंगे कि 
सोलह वर्षसे अधिक उम्रके सभी एडियाइयोंको एक निश्चित अवधिके भीतर, उदा- 
हरणाथ तोन महीनके भीतर, पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करा लेनेकी सुविधा दी जाये; इस 
प्रकार पंजीकृत लोगोंपर कानून छागू न हो । 


हस्ताक्षर करनेवालोंके सामने जो मूल' मसविदा पेश किया गया था, उसमें “ कानून ” दाब्दके 
आगे की सजाएं शब्द भी थे। ये शब्द इस विचारसे काट दिये गये थे कि जिन्होंने स्वेच्छया 
पंजीयन कराया है, उन सबपर यदि कानून छागू न हुआ और यदि सभी एशियाइयोंने 
स्वेच्छया पंजीयन करा लिया, तो कानूनकी किताबों इस कानूनको रखनेका कोई कारण ही 
नहीं रहेगा और अधिकारी एशियाइयोंको अनधिकारी एशियाइयोंसे अलग करनेकी व्यवस्था, 
इसको कानूनी रूप देनेवाले विधेयक (बिल) में, जो पास किया जायेगा, कर दी जायेगी। 


१, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३४०, पाद-्प्पिणी २ । 
२, वही, पृष्ठ ३००५-०७ । 
३. वही, पृष्ठ ३९-४१ । 


२० सम्पूर्ण गांधी वाब्सय 


१२. किन्तु बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस प्राथ्थवापत्रके' दूसरे हस्ताक्षरकर्ताकों, जिसन 
सम्बन्बित पत्रपर भी हस्ताक्षर किये थे, प्रिटोरिया बुलाया गया और माननीय उपनिवेश-सचिवसे 
उनकी बातचीत हुईं। उस बातचीत उनसे यह कहा गया था कि यदि एशियाई अपना इकरार 
ईमानदारोसे पूरा कर देंगे तो अधिनियम रद करा दिया जायेगा। यह बात ३० जनवरीकी है। 
उपनिवेश-सचिवके' साथ अपनी इस बातचीतके' बाद एशियाई पंजीयक ( रजिस्ट्रार ऑफ 
एशियाटिक्स) से चर्चा करनेपर उक्त दूसरे हस्ताक्षरकर्ताके' मनमें एशियाई कानूनके रद किये 
जानेके बारेमें सन्‍्देह उत्पन्त हुआ। इसलिए उन्होंने गत १ फरवरीको अपना सन्‍्देह व्यक्त 
करते हुए उपनिवेश-सचिवको एक पत्र लिखा। 

फरवरी ३ को उन्हें तारसे सन्देश मिला कि वे उपनिवेश-सचिवसे मिले | वे उनसे मिले भी, 
और जैसा कि वे सर्वोच्च न्‍्यायालयके सामने अपने हलफिया बयानमें कह चुके हैं, उपनिवेश- 
सचिवने एशियाई पंजीयककी उपस्थितिमें कानूनको रद करनेका वचन दिया और इस प्रा्थेना- 
पत्रके' पहले हस्ताक्ष रकर्ताकी जानकारीमें उक्त भेंटके बाद कई सभाओंमें ब्रिटिश भारतीयोंके 
विशाल जनसमृहको इस वचनसे अवगत कराया गया। 

१३, पिछली ५ फरवरीको रिचमंडर्म की गई एक सभामे उपनिवेश-सचिवने यह कहा : 
“ मेने उनसे कह दिया है कि कानून तबतक रद नहीं किया जा सकता, जबतक देशमें एक 
भी एशियाई ऐसा है जिसने पंजीयन न कराया हो।” उन्होंने यह भी कहा कि जबतक देशका 
प्रत्येक भारतीय पंजीयन नहीं करा लेता, कानून रद न किया जायेगा। उक्त उद्धरण गत ६ 
फरवरीके स्टार से लिया गया है। यही बात उसी तारीखके (ट्वान्सवाल लीडर में भी 


छपी' थी। 

१४. गत १० फरवरीको पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्रेशन ऑफिस) जाते समय दूसरे 
हस्ताक्षरकर्तापर बहुत बुरी तरह हमला किया गया, क्योंकि वे अँगुलियोंके निशान देनेके 
लिए जा रहे थे। कुछ समयके लिए पंजीयन लगभग बन्द हो गया। एशियाई डर गये। उन्हें 
सरकारके इरादोंके बारेमें सन्देह था। और जो प्रार्थनापत्र दिये गये थे उनमें से कुछकी 
रसीदें देखनेपर उनका सन्‍्देह पुष्ट हो गया। ये पुराने फा्मोपर दी गईं थीं, जिनका सम्बन्ध 
१९०७ के' एशियाई कानून संशोधन अधिनियम २ से था। ऐसो शंकाओंको निवृत्त करनेके' 
उद्देश्यसे पंजीयक (रजिस्ट्रार ) ने अनेक प्रमूख एशियाइयोंसे, और ब्रिटिश भारतीय संघके 
सहायक अवेतनिक मन्त्रीसे भी जो ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्‍्यायालूयके' वकील भी हैं, यह 
कहा कि स्वेच्छया पंजीयन ( वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ) पूरा होनेपर कानून रद कर दिया 
जायेगा। अधिक लोग स्वेच्छया पंजीयन करायें, इसके लिए एशियाई पंजीयक “गज़ठ ' में 
यह सूचना प्रकाशित करनेके लिए भी तेयार था कि यदि एशियाइयोंने स्वेच्छया पंजीयन 
करा लिया, तो कानून रद कर दिया जायेगा। पंजीयकने यह सूचना इस प्रार्थनापत्रके दूसरे 
हस्ताक्ष रकर्ताके सामने उसो समय पेश को, जब वे बिस्तरमें ही पड़े थे और कुछ संशोधनोंके 
बाद दोनोंने आपसमें यह तय किया कि सूचना गज़ट'में प्रकाशित की जानी चाहिए। इसी 


१. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४३-४६ । 
२, वेंदी, पृष्ठ ४९-७१ । 

. ३. एशियाटिक हढो अमेंडमेंट ऐक्ट २ । 
४. हेनरी एस० एल० पोलक । 


प्राथनापत्र : उपन्विश-मन्त्रीको २१ 


बीच पंजीयक द्वारा दिये गये मौखिक आश्वासनोंका वांछित परिणाम हुआ और पंजीयन अबाध 
गतिसे होने लगा। इसलिए पंजीयकने दूसरे हस्ताक्षरकतसिे दुबारा मिलनेपर पूछा कि क्‍या 
सूचनाकों अब भी प्रकाशित करता आवश्यक है और दूसरे हस्ताक्षरकर्ताने यह जाननेपर कि 
पंजीयन अवाध गतिसे हो रहा है, निषेधात्मक उत्तर दे दिया। 

१५. फरवरीकी २२ तारीखको दूसरे हस्ताक्ष रकर्ताने उपनिवेश-सचिवकी स्वीकृतिके लिए 
और उनकी अनुमतिसे प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियम (इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट)का संशोधन 
करने और एशियाई कानूनको रद करनेके लिए एक विधेयकका मसविदा (ड्राफ्ट बिल)' 
पेश किया। इस्च' पत्रको पहुँच बाकायदा भेजी गई, किन्तु कानूनको रद करनेके उल्लेखका 
कोई खण्डन नहीं किया गया। 

१६. अन्तमें, यद्यपि उपनिवेश-सचिवने सर्वोच्च स्थायालयके' सामने अपने हलफिया बयानमे' 
यह कहा है कि उन्होंने कानूनको रद करनेका वचन कभी नहीं दिया और यद्यपि एशियाई 
पंजीयकने उस बयानका समथन किया है, फिर भी उपनिवेश-सचिवने इस वचनको गम्भीरता- 
पू्वेक अस्वीकार नहीं किया, जैसा कि विधेयकके दूसरे वाचनमें दिये गये उनके भाषणसे प्रकट 
होता है; और वे कमसे-कम यह तो स्वीकार करते ही हे कि दूसरे हस्ताक्षरकर्ताके' साथ 
कानूनको रद करनेके प्रश्नपर उन्होंने खुलकर बातचीत की थी। 

१७. जिन ब्रिटिश भारतीयोंको एशियाई पंजीयकने कानूनको रद करनेका आश्वासन 
दिया था, उनके कुछ वक्तव्य इसके साथ संलग्न हैं। 

१८. इसके सिवा प्रार्थी संघ महामहिम' सम्राटकी सरकारका ध्यान इस' तथ्यकी ओर 
आकर्षित करता है कि रद करनेवाले विधेयककी रूपरेखा वस्तुतः बना ली गई थी और 
उपनिवेश-सचिवने कुछ छोगोंमें इसे निजी तौरपर घुमानेके लिए उसे छापतेका हुक्म भी दे 
दिया था। वह दूसरे हस्ताक्षरकर्ताकों दिखाया गया था और उसे सिर्फ इसलिए वापस ले 
लिया गया था कि दूसरे हस्ताक्षरकर्ताने उसमें कुछ संशोधन करनेकी प्रार्थना की थी। वे 
सब संशोधन, कुछ परिवरत॑नोंके साथ, उस कानूनमें शामिल कर लिये गये हैं, जिसकी यहाँ 
चर्चा की जा रही है। उनमें अपवाद केवल' वह संशोधन है जो शिक्षित एशियाइयोंके दर्जेको 
प्रभावित करता है। 

कानूनकी बरकरार रखना अनावश्यक 


१९, उपनिवेश-सचिवके' वचनके' अतिरिक्त, एक ही विषयसे सम्बन्धित एक ही तरहके 
दो कानून कायम रखना केवल परेशावी और दुःखजनक परिणामोंका ही कारण हों सकता 
है। यह कहा गया है कि सरकारका इरादा १९०७ के' अधिनियम २ को निःसत्व मानकर 
चलना है। किन्तु प्रार्थी संघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए लम्बे और 
तोन्र संघर्षके बाद अनिश्चयकी स्थितिमों रहना असम्भव है। इन दोनों कानूनों द्वारा जो 
अधिकार दिये गये हैँ, वे अज्ञानी, अयोग्य और पूव॑ग्रहसे ग्रस्त अफसरों द्वारा ब्रिटिश भारतीयोंके 
विरुद्ध काममें लाये जा सकते हों और उनके परिणाम' घातक हो सकते हैं। 


१, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १००-०१ | 
२ और ३. वही, परिशिष्ट ७। 
४, देखिए परिशिष्ट ४ । 


०२२ सम्पूण गांधी वाड्मय 


२०. प्रार्थी संघको यह कहनेकी इजाजत दी जाये कि दूसरे कानूनसे १९०७ के कानून 
२ का प्रभाव समाप्त नहीं होता । सरकारकी मर्जीसे उन दोनों कानूनोंमें से किसीको भी एशियाई 
समाजके विरुद्ध काममें लाया जा सका है। इसी प्रकार एशियाइयोंको भी छूट है कि यदि 
उनसे कोई छाभ हो तो वे दोनोंमें से किसीसे भी लाभ उठा हे। 

२१. उदाहरणके लिए, यद्यपि नये कानूनके' अन्तगगंत' तुर्कीके मुसलमान पंजीयन (रजि- 
स्ट्रेशन) की परेशानी-भरी पद्धतिसे मुक्त हैं, फिर भी ट्रान्सवालमें आनेवाले किसी तुर्क मुसल- 
मानके' विरुद्ध १९०७के' अधिनियम २ के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ब्रिटिश 
भारतीय समाजको एक मुख्य आपत्ति अब भी ऐसी रह जाती है जिसका निराकरण नहीं 
होता। उपनिवेश-सचिवने इस सन्दर्भमें जो-कुछ कहा, वह असंगत है। वे कहते हैं: 

वे (एशियाई) इन कठिनाइयोंको इस तरह प्रस्तुत करते हें कि १९०७ के कानून 

२ के अन्त्गंत गणराज्यकी संसदके १८८५ के कानून ३ में दी गई एशियाइयोंकी परि- 

भाषा कायम रखी गई और उस परिभाषामों तुर्की साम्राज्यके प्रजाजन तुर्क मुसलमान 

इस देशके निवासी नहीं माने गये। यह कहा गया कि इस व्यवस्थाके द्वारा तुर्कोंको देशमें 

न आने देवा उद्दिष्ट नहीं है। किन्तु यह इस्लाम-धर्मपर केवल एक लांछन और करूंक 

लगाना है। किसी भी ग्रोरेका या सरकारका बसा करनेका रंचसात्र भी इरादा नहीं 

है। यहाँ तुक॑ संख्यामं हमेशा कम रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि अब यहाँ 
तुक हैं ही नहीं और कमसे-कम तु्कोसि इस देशर्मं उनके किसी बड़ी संख्यामें आनेका 
कोई भय नहीं है। तुर्कीके जो प्रजाजन यहाँ आते हैं, वे केवल ईसाई हैं तथा कुछ माननीय 
सदस्पोंन जिनके विरुद्ध तीन्र आपत्तिकी है, वे सौरियाई और अन्य लीवान्टी हें। किन्तु 
वे ईसाई है और तुर्की साम्राज्यके मुस्लिम प्रजाजन इस देशमें भर जायेंगे, ऐसा खतरा 

- कभी पेदा नहीं हुआ और न कभी पेदा होनेकी सम्भावना है। उस आपत्तिको, जो 
भावनात्मक आधारपर की गई थी और जिसका निराकरण क्रियात्मसक आधारपर करनेमे 
कोई आपत्ति न थी, हमने दूर कर दिया है। माननीय सदस्य देखेंगे कि सदनके सामने 
प्रस्तुत विधेयक ( बिल ) से वह प्रतिबन्ध हट जाता है जो किसी व्यक्तिके प्रवेश्पर 
केवल तुके॑ साम्राज्यका प्रजाजन होनेसे लगता था। 


२२. इसके अतिरिक्त यद्यपि विचाराधीन कानूनसे अवयस्क व्यक्तिगत पंजीयनसे मुक्त 
हो जाते हैं, किन्तु १९०७ का कानून २ अनुमानतः अवयस्कोंके विरुद्ध प्रयुक्त किया जा 
सकता है और उससे बेहद तकलीफ पैदा हो सकती हैं। 

२३. नये कानूनमें शराब-सम्बन्धी अपमानास्पद धारा कहीं नहीं रखी गई, किन्तु पुराने 
कानू नके अन्तगंत कोई भी एशियाई छूटके अनुमतिपत्र (परमिट) की अर्जी दे सकता है। कदाचित 
यह कहा जायेगा कि यह तो स्पष्ट ही एक सुविधा है। किन्तु प्रार्थी संघकी नम्नर सम्मतिर्मों यह 
छिपा हुआ अपमान उपनिवेशकी कानूनकी पुस्तकको अभीतक विरूपित कर रहा है।' 

२४. सरकार अपंजीकृत एशियाईके विरुद्ध दोनोंमें से किसी भी कानूनके अन्तर्गत कार्रवाई 
कर सकेगी और इस तरह ऐसे एशियाईको कदम-कदमपर तंग कर सकेगी । 


१. पूर्वी मध्यसागरके द्वीपों और पढ़ोसके देशोंके निवासी । 
२. देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १२५ । 


प्राथनापत्र : उपनिवेश-मन्त्रीकों २३ 


२५. पुराने कानूनकों बरकरार रखनेसे बेईमान एशियाइयोंके लिए जालसाजीका मार्ग 
खुलता है। यद्यपि नये कानूनम उपनिवेशके बाहर दक्षिण आफ्रिकाके' किसी स्थानसे पंजीयन 
प्राथनापत्र देनेकी व्यवस्था है, फिर भी उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसी 
एशियाईको उपनिवेशर्मं आने, कानूनके अन्तगंत सात दिन तक रहनेका दावा करने और उस 
अवधिमें समाजमे घुलमिलकर अनपहचान हो जानेसे रोका जा सके । 

२६. जैसा उदाहरण ऊपर दिया गया है, वैसे उदाहरण अनगिनत दिये जा सकते हें 
किन्तु हमारा विश्वास' है कि उपर्युक्त उदाहरणसे यह पर्याप्त रूपसे प्रकट हो जायेगा कि यदि 
उपनिवेशकी कानूनकी किताब पुराने कानूनको रहने दिया गया, तो ब्रिटिश भारतीयोंकी 
स्थिति' कितनी अनिश्चित हो जायेगी । 

२७. यद्यपि अभी नया कानून महामहिमकी सरकारके विचाराधीन ही है, फिर भी 
स्थानीय सरकारने उन छोगोंपर मुकदमे चलाने शुरू कर दिये हैं जो उस काननके दायरेमें 
आते हैं और जिन्हें उसके अन्तर्गत सुरक्षा प्राप्त है। इस' प्रकार एक ब्रिटिश भारतीय, जो 
सुशिक्षित है और इसलिए जिसकी आसानीसे शिनार्त की जा सकती है, जिसने लॉड 
मिलनरको सलाहके' अनुसार स्वेच्छया पंजीयन (वॉल्टरी राजिस्ट्रेशन) कराया था और जिसके 
पास शान्ति-रक्षा अध्यादेश अनुमतिपत्र (पीस प्रिजवेशन ऑडिनेंस परमिट ) भी है, तया 
कानून पास होनेके बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उसपर अपंजीकृत (अनरजिस्टड ) 
एशियाई होनेके अपराधमें पुराने कानूनके अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया। यद्यपि न्‍्यायाधीशने 
इसपर आइचये प्रकट किया, किन्तु उसके सम्मुख उसे सात दिनके भीतर उपनिवेशसे चले 
जानेका नोटिस देनेके सिवा कोई अन्य मार्ग ने था। इस' प्रकार नये कानूनसे सुरक्षित होनेपर 
भी पुराने कानूनके अन्त्गत अनेक एशियाइयोंको, जो उपनिवेशके' वध निवासी हैं, मुकदमा 
चलाकर उपनिवेशसे निकाल' बाहर करना सम्भव है। 

२८. एक दूसरे भारतीयपर, जिसे अधिकारी भली भाँति जानते हैं, जो पीट रिटीफका 
व्यापारी है और जिसके पास' अधिवास-प्रमाणपत्र हें, पुराने कानूनके अन्तर्गत अभी-अभी मुकदमा 
चलाया गया है और उसे जुर्मानेकी या १४ दिनकी सादी कैदकी सजा दी गई है -- इसलिए 
नहीं कि वह उपनिवेशर्मं रहनेका अधिकारी नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसने अँगूठेका 
निशान देनेसे इनकार कर दिया है। उसके मुकदमेके दरमियान सरकारी पक्षके मुख्य गवाहने 
स्वीकार किया कि वह उस व्यापारीको द्वान्सवालके निवासीके रूपमें जानता है और उस 
वकीलमने भी, जो अनुमतिपत्र (परमिट) लेनेके समय उसके साथ था, उसकी गवाही दी और 
शिताख्त की । श्री इब्नाहीम उस्मान (व्यापारीका यही नाम है) ने जुर्माना देनेकी अपेक्षा, जिसे 
वे गरकानूनी वसूली मानते हैं, कद भोगना ज्यादा पसन्द किया और वे अब महामहिमकी 
फोक्सरस्ट-जेलमें अपनी' सजा काट रहे हैं।' श्री इब्राहीम उस्मान अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते 
हैं और रोमन लिपिमें सुन्दर हस्ताक्षर कर सकते हैं। 

२९. इस परिस्थितिमें प्रार्थी संघका विश्वास' है कि महामहिमकी सरकार नये कानूनकों 
स्वीकृत करनेसे पहले पुराने कानूनको रद करवायेगी। 


१, ये मूलजी भाई पटेल थे; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४१५०-१६ । 
२, देखिए खण्ड ३, पृष्ठ 3२८ । 
३, देखिए “ जोहानिसबगंकी चिट्ठो””, पृष्ठ ४ ; 


श्४ सम्पूणे गाँधी वासमय 
शिक्षित भारतीयोंका इजो 


३०. कानूनकी किताबसे यदि पुराना कानून हटा दिया जाये तो ऐसा लगता है कि, 
जहाँतक प्रवासका सम्बन्ध है, ब्रिटिश भारतीयोंकों सम्रादके अन्य प्रजाजनोंके समान दर्जा 
देनेमें कोई बाधा नहीं रहेगी । 

३१. सन्‌ १९०७ के प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियम (इसमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट) १५ में 
सामान्य शैक्षणिक कसौटीोका विधान है। और उसके अन्तगंत जो एशियाई शैक्षणिक कसौटीमें 
खरा उतरता है उसके उपनिवेशमें प्रवेश करनेपर अन्यथा कोई रोक नहीं रहती। तब वह 
एशियाई कानूनके अनुसार पंजीयनका भागी हो जाता है और यदि वह उसकी शर्ते पूरी 
नहीं करे तो भी वह निषिद्ध प्रवासी नहीं होता, अपंजीकृत (अनरजिस्टड ) एशियाई हो 
जाता है। इस प्रकार श्री सोराबजी द्ापुरजी प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तर्गत उप- 
निवेशमें आये । उनको बिना रोक-टोकके यहाँ आने दिया गया। सात दिन उपनिवेशमें रहने के 
बाद उनपर १९०७ के कानून २ के अन्तगंत अपंजीक्ृत होनेके' आरोपमें मुकदमा चलाया गया।' 
श्री सोराबजीने स्वेच्छया पंजीयन (वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन) के लिए प्रार्थंनापत्र दिया था। वह 
अस्वीकार कर दिया गया था। वे १९०७ के अधिनियम २ को माननेके लिए तैयार न थे। 
चाल्संटाउनके टाउन क्लाक तथा उस नगरके अन्य अधिकारियोंके' बहुत ही अच्छे प्रमाणपत्र 
उनके पास थे। फोक्सरस्टके न्‍्यायाधीशने उनके' प्रा्थंनापत्रपर सिफारिश की थी। वे सूरतके 
हाई स्कलमें सातवें दर्जे तक पढ़े हें और चाल्संटाउनकी अदालतमें उन्होंने अक्सर दुभाषियेका 
काम किया है। एशियाई कानूनके अन्तर्गत अभियोग चलाये जानेपर उन्हें उपनिवेशसे जानेका 
नोटिस दिया गया।' ब्रिटिश प्रजाजनकी हैसियतसे उन्होंने उस नोटिसको माननेसे इनकार 
क्र दिया। इसलिए उनपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक महीनेकी सख्त कंदकी 
सजा दी गईं, जिसके लिए जू्मानेका विकल्प न था।' श्री सोराबजीने अपनी सजा पूरी की 
और मीयादके अन्तिम दिन वे गोपनीय ढंगसे निर्वासित कर दिये गये। 

३२. प्रार्थी संघ सादर और नम्नतापूवक निवेदन करता है कि किसी भी. ब्रिटिश 
उपनिवेशमें निर्दोष ब्रिटिश प्रजाजनोंके! साथ इस' ढंगका बरताव किये जानेका कोई दूसरा 
उदाहरण नहीं है। 

३३. श्री सोराबजीके' मामलेसे यह जाहिर होता है कि प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम 
(इमिग्रशन रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट) से रंगके कारण कोई रोक नहीं लूगती। ऐसा लगता है कि 
पिछली २२ जुलाईको ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्‍्यायाल्यमें ताज बनाम लल्लका जो मुकदमा 
चला था उससे भी उपयुक्त दृष्टिकोण सत्य सिद्ध होता है। 

३४. वह एशियाई कानून ही है जिसका उद्देश्य जाहिरमें केवछ उनकी शिनाख्त करना 
है, जिनकी अन्यथा आसानीसे शिनाझ्त नहीं की जा सकती, किन्तु जो शिक्षित भारतीयोंके 
आड़े आता है। द 


१, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३३७-४० । 
२, वही, पृष्ठ ३४७-५१ । 
३, वही, पृष्ठ ३७०-७१ । 
४. वही, पृष्ठ ३९१-९२ । 


प्राथनापत्र : उपनिवेश-मन्‍्त्रीको २७ 


३५. प्रार्यी संघ सादर यह माँग करता है कि शिक्षित एशियाइयोंको स्वतन्त्र रूपसे 
प्रवेश करनेका वैसा ही अधिकार होना चाहिए जैसा उन्हें दूसरे उपनिवेशोंम प्राप्त है। 
इसमें उनपर केवछ एक ऐसी स्वंसामान्य शैक्षणिक कसौठीकी पावन्‍दी हो जो सबपर लागू 
होती हो। ऐसे एशियाइयोंसे शिनाख्तकी ऐसी विधियोंका पालन करने और जिव प्रमाण- 
पत्रों (सर्टिफिकिट्स) की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, उनको सदा साथ रखनेकी अपेक्षा 
करना बहुत अनुचित, अपमानजनक और पतनकारी है। 

३६. प्रार्थी संघ महामहिमकी स'रकारका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता है कि 
विदेशी यदि यूरोपोय हों और दक्षिण आफ़्रिकाके वतनी यदि शैक्षणिक कसौटीमे उत्तीर्ण हो 
जायें तो द्वान्सवालमें आ सकते हैं। इसलिए शिक्षित ब्रिटिश भारतीय उपर्युक्त दोनों वर्गोंसे 
नीचे रखे गये हैं। 

३७. यह ठीक है कि मलायी लोगोंपर, जो दक्षिण आफ्रिकाके' निवासी हैं, द्रान्सवालमें 
प्रवेश करनेपर कोई प्रतिबन्ध न हो, किन्तु प्रार्थी संघ यह नहीं समझ पाता कि दक्षिण 
आफ़्िकामें उत्पन्न हुए भारतीय भी उसी वर्गों क्‍यों न रखे जायें। ऐसे बहुत-से भारतीय 
युवक हैं, जिनके लिए दक्षिण आफ्रिका ही उनका देश है और भारत परदेश | 

३८. यह कहा गया है कि शिक्षित भारतीयोंका उपनिवेशमें प्रवेश खुला रखनेसे उप- 
निवेशमें अद्धं-शिक्षित भारतीय लड़के” भर जायेंगे और वे उपनिवेशवासी आम यूरोपीयोंसे 
स्पर्धा करेंगे। प्रार्थी संघने यह तक भी उपस्थित नहीं किया है। शैक्षणिक कसौठीकी कठोरता- 
पर आपत्ति न की जायेगी। जिस' बातपर नम्रतापृर्वक आपत्ति की जाती है वह है कानूनमें 
निहित वर्ग और रंग-सम्बन्धी भेदभाव, जो शिक्षित भारतीयोंके साथ भी किया जाता है। 
शैक्षणिक कसौटीके' अन्त्गंत बहुत कम भारतीय प्रतिवर्ष नेटालमें प्रवेश कर पाते हैं। 

३९. प्रार्थी संघ तो यह चाहता है कि अत्यन्त सुसंस्कृत और शिक्षित' भारतीय, ऊँचे 
धन्‍्धोंवाले' लोग और विश्वविद्यालयोंसे उपाधियाँ-प्राप्त छोग' अधिकृत रूपसे उपनिवेशम प्रवेश 
कर सके। ऐसे छोग' स्वभावतः अधिवासी समाजकी आवश्यकताओंके' लिए जरूरी हैं। 

४०. यह भी कहा गया है कि नये कानूनके खण्ड' १६ में पुराने कानूनकी तरह ही 
शिक्षित भारतीयोंको राहत देनेकी व्यवस्था उपलब्ध है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। उस' खण्डमें 
केवल स्थायी अनुमतिपत्र (परमिठ) की गुंजाइश है और उसके आधारपर उसका स्वामी कोई 
स्वतन्त्र धनन्‍्धा नहीं कर सकता। प्रार्थी संघके विचार उस' खण्डका मंशा एशियाइयोंको, 
चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित, उपनिवेशरमें अस्थायी निवासकी सुविधा देना है और उसमें 
अस्थायी अनुमतिपत्रों (परमिटों)के' अच्तगंत व्यापारियोंको अपने लिए आवश्यक मृनीम और 
दूसरे नौकर लानेकी सुविधा देनेकी भी व्यवस्था है। 

४१. प्रार्थी संघ जो राहत प्राप्त करना चाहता है, वह दूसरी तरहकी है। जो शिक्षित 
भारतीय परीक्षामें, भले ही वह कितनी ही कड़ी हो, उत्तीर्ण हो सकते हें उन्हें सामान्य प्रवासी 
कानूनके' अन्तर्गत आना चाहिए और उनपर कोई रोक आदि न लगाई जानी चाहिए। 

४२. जो शिक्षित भारतीय उपनिवेश्यर्में है यदि उन्होंने पंजीयन कराया है तो केवल 
इसलिए कि वे उदाहरण प्रस्तुत कर सर्के, सरकारकों सहायता दे सर्के और जिन थोड़े-से 
लोगोंको उपनिवेशमें प्रवेशकी अनुमति दो जाये उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकों अपमानजनक 
और अनावश्यक प्रतिबन्धोंसे मुक्त कर सकें। 


२६ सम्पूणे गांधी वाड्सय 


४३. यहाँ यह कह दें कि युद्धसे पहले एशियाइयोंके' प्रवासपर कोई रोक न थी। शान्ति- 
स्थापनाके बाद प्रवास सामान्यतः शान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिजर्वेशन ऑडिनेंस) के अन्तगंत 
नियन्त्रित था। एशियाइयोंका प्रवास १९०७ के' एशियाई कानून द्वारा नियन्त्रित नहीं होता 
था; किन्तु उसमें उपनिवेशमें जो एशियाई बस चुके' थे उनके पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) की 
व्यवस्था थी। तब भी जिस तरह शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत यूरोपीय अनुमतिपत्र ले 
सकते थे, उसी प्रकार एशियाई भी अनुमतिपत्र ले सकते थे और उनमें से बहुतोंने वस्तुत: 
ऐसे अनुमतिपत्र लिये भी थे। इसके बाद प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियर्मा आया, उसने 
शान्ति-रक्षा अध्यादेशका स्थान लिया और उसमें नवागन्तुकोंके लिए एक सामान्य शिक्षा- 
प्रोक्षाकी व्यवस्था की गई।' इस' तरह एशियाई कानूनके अतिरिक्त उपनिवेशम शिक्षित 
एशियाइयोंके प्रवेशमें कभी कोई कानूनी बाधा नहीं रहो है। इसलिए यह सही नहीं है, 
जैसा कि स्थानीय अधिकारियोंने कहा है, कि ब्रिटिश भारतीय कोई नया विवाद उठा रहे 
हैं। यह प्रशव पहले-पहल माननीय उपनिवेश-सचिवने उठाया था, जब वे पूवं-उल्लिखित निरसन- 
विधेयकके' द्वारा प्रवासो-प्रतिबन्‍्धक अधिनियमकों सब शिक्षित भारतीयोंके' प्रवेशपर रोक 
लगानेकी दृष्टिसे संशोधित करना चाहते थे। 


अनाक्रामक गप्रातिरोध 
४४. प्रार्थी संघको दुःख है कि महामहिमकी सरकारने संघ और १९०६ में लन्दन भेजे 
गये शिष्टमण्डलकी' प्रार्थना नहीं सुनी और १९०७ का कानून २ स्वीकार कर लिया। 
४५. प्रार्थी संघ महामहिमकी सरकारका ध्यान इस' तथ्यकी ओर आकर्षित करता है 
कि शिष्टमण्डलने उसके सामने सितम्बर १९०६ को एम्पायर नाठकघरमें हुई ब्रिटिश भारतीयों- 
की सावंजनिक सभाका चौथा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।* वह प्रस्ताव इस प्रकार है: 


विधान सभा, स्थानीय सरकार और साम्नाज्य-अधिकारियों द्वारा ससविदा-रूप एशियाई 
अधिनियम संशोधन अध्यादेश (ड्राफ्ट एशियाटिक लॉ अमेंडमेंड ऑडिनेंस)के सम्बन्धें 
द्रान्सवालके ब्रिदिश भारतीय समाजकी विनीत प्रार्थना अस्वीकृत कर दी जानेकी 
अवस्थामें, ब्रिटिश भारतीयोंकी यहाँ समवेत यह सार्वजनिक सभा गमस्भीरतापुर्वक और 
खेदपूर्वक यह निरंचय करती है कि इस ससविदा-रूप अध्यादेशके अपमानजनक, 
अत्याचारपूर्ण और अब्िटिद्य विधानोंके सामने झुकनेकी अपेक्षा द्वान्सवालका प्रत्येक 
ब्रिटिश भारतीय अपने-आपको जेल जानेके लिए पेश करेगा, और तबतक ऐसा करना 
जारी रखेगा जबतक अत्यन्त दयालु महामहिम सम्राद कृपा करके राहत नहीं देंगे। 


४६. महामहिमकी सरकारपर स्पष्ट ही इस प्रस्तावका बहुत कम असर पड़ा। किन्तु 
उसके बाद जो कुछ हुआ, उससे प्रकट हो गया है कि सभाकी कार्रवाई संजीदगीसे की गई थो । 


१, इमिग्रेशन रेस्टिक्शन ऐक्ट । क्‍ 

२. अधिनियमके पाठ्के लिए देखिए, खण्ड ७का परिशिष्ट ३ । 
३, रिपीलिंग बिल । 

४. देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १३२०-३७ । 

७. देखिए - खण्ड ७५, पृष्ठ ४३४ । 


प्राथनापत्र : उपनिवेश-मन्त्रीको २७ 


४७. निम्त अंश स्थानीय सरकारकों १९०७ में दिये गये सामान्य प्रा्थनापत्रका' है: 
जो विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसका प्रतिकार केवल इस अधिनियमको पूरी तरह 
रद करनेसे ही हो सकता है, उससे कम किसी कार्रबाईसे वहीं । हमारी विनीत सम्मतिमें 
अधिनियम हमारे आत्मसम्मानकों गिराने तथा हमारे धर्मोपर प्रहार करतेवाला है, और 
इसको खतरनाक मुजरिसोंके सम्बन्धर्म ही छागू करनेका खयाल किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त हमने जो गम्भीर शपथ ली है उसके कारण हमारे लिए, साम्राज्यके सच्चे 

नागरिकों और ईश्वरसे भय करनेवाले लोगोंके रूपमें, अधिनियमके विधानके सम्भुख न 

झूकना आवश्यक हो गया है, भले ही हमें इसके परिणाम कुछ भी क्‍यों न भुगतने पढ़ें; 

और जो, हम समझते हे, जेल, निर्वासन और हमारी जायदादकों बरबादी या जब्ती या 
इनमेंसे कोई भी हो सकता है। 

४८. इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए ३५० से अधिक भारतीयोंने केदकी सजा भोगी है। 
अनेक लोगोंने अपना माल-असबाब नीलाम होने दिया है। कुछ लोगोंने अपनी अच्तरात्माकी 
आवाजको दबानेके बजाय सरकारी अथवा निजी नौकरियोंसे बर्खास्तगी मंजूर की है और 
लगभग सभीने माली वृकसान उठाया है। कुछ तो सचम॒च दरिद्र हो गये है । 

४९, प्रार्थी संघने अपने प्रति किये गये घोर अन्यायकी ओर ध्यान आकर्षित करनेकी यह' 
विधि इसलिए चुनी है कि यह उनके ब्रिटिश प्रजाजनके दर्जे और मनृष्योचित आत्मसम्भानसे 
अत्यधिक मेल खाती है। 

५०. इस' आन्दोलनको अनाक्रामक प्रतिरोध (पैसिव रेजिस्टेन्स) का नाम अधिक अच्छे 
नामके' अभावमों दिया गया है। किन्तु वह वास्तवर्मं उस' कानूनका सविनय विरोध है जो 
ब्रिटिश भारतीयोंको बहुत नापसन्द है और जिसे बनानेमें उनका कोई हाथ नहीं है। 

५१. नम्र निवेदन है कि प्रतिरोध शब्दसे सामान्यतः जो अर्थ समझा जाता है, उस 
अथंकी कोई कल्पना उस' जन-समुदायके' प्रतिरोधसे नहीं मिलती जो व्यक्तिगत कष्ट उठा 
रहा है। 

५२. प्रार्थी संघने अनुभवसे जाता है कि कमसे-कम ब्रिटिश साम्राज्यमें सम्रादके' प्रजा- 
जनोंकी शिकायतें वास्तवमें केवल तभी दूर होती हैं, जब वे यह दिखा देते हैँ कि वे राहत 
प्राप्त करनेके' उद्देश्यसे कष्ट उठानेके' लिए तैयार हैं। 

५३. बचपनसे ही ब्रिटिश भारतीयोंको यह सिखाया गया है कि ब्रिटिश संविधानमें 
कानूनकी दृष्टिसे सब प्रजाजन समान हैं, किन्तु जब वे इस उपनिवेशमें समानता माँगते हैं, तो 
उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है या वे धृष्ट माने जाते हैं। 

५४. ब्रिटिश भारतीयोंकों मताधिकार प्राप्त नहीं है और वे, लोगोंके' वर्तमान मनोभावोंको 
देखते हुए, कोई मताधिकार चाहते भी नहीं | इसलिए उनके सामने केवल यही उपाय रह जाता 
है कि वे शासकोंसे प्राथंना करें और अपनी सचाई बतानेके उद्देश्यसे अपने विचारोंके' लिए 
कष्ट भोगनेकोीं तयार रह। 

५५. प्रार्थी संघ भारतीय भावनाकों जहाँतक समझ सका है, अधिकतर भारतीय वढ़- 
प्रतिज्ञ हें कि जबतक उनके द्वारा माँगा गया साधारण न्याय प्राप्त नहीं हो जाता, तबतक वे 


१. देखिए खण्ड -७, पृष्ठ २३८० 


२८ सम्पूणे गांधी वाब्मय 


नये कानूतके अच्तगंत प्राप्त लाभोंको स्वीकार करनेसे इनकार करते रहेंगे और नम्नतापूर्वक 
कष्ट सहते रहेंगे। 
निष्कर्ष 


५६. अस्तमें प्रार्थी संघ विनयपूर्वक निवेदन और प्रार्थना करता है कि यदि महामहिमकी 
सरकार ब्रिटिश संविधानके सिद्धात्तोंक अनुरूप उपनिवेशर्मं रहनेवाले' ब्रिटिश भारतीयोंको, 
१९०७ के कानून २ को रद करवाकर और शिक्षित भारतीयोंका दर्जा निश्चित करवाकर, 
न्याय' नहीं दिला सकती, तो १८५८ की' गौरवपूर्ण घोषणा वापस ले ली जाये और उनसे 
कह दिया जाये कि ब्रिटिश प्रजा” शब्दोंका अर्थ उनके' लिए उससे भिन्न होता है जो यूरो- 
पीयोंके लिए होता है। और इस कार्यके' लिए हम अनुगृहीत होंगे, आदि, आदि । 


ईसप इस्माइल मियाँ 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
मो० क० गांधों 
मन्त्री, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे ] 


कलोवियल ऑफिस रेकर्डस : २९१/१२८ 


८. तार; द० आ० ब्रि० भा० समितिको 


जोहानिसबर्ग 
सितम्बर ९, १९०८ 


पन्द्रह निर्वासित ब्रिटिश भारतीयोंको पुनः प्रवेश करनेपर भारी सजाएँ। दाउद, 
रुस्तमजी, आंगलिया, राँदेरियाकों तीन महीनेंकी सख्त कद या ५० पॉौंड जुर्माना। 
दूसरोंकों छः सप्ताहकी सख्त कंद या २५ पौंड जुर्माना। सबका युद्ध-पुर्व निवासी 
होने या शैक्षणिक योग्यताके आधारपर द्वान्सवालमें प्रवेशके अधिकारका दावा। 
कैदियोंमे|ं हालके जूलूं अभियानके तीन सार्जेट, सात मुसलमान, दो पारसी, छः: 
हिन्दू झामिल। अत्यन्त सनसनी। संघर्ष पुनः प्रारम्भ होनेके समयसे सब वर्गों| के 
लोगों | को सब स्थानोंसे १७५ गिरफ्तारियाँ। इतनी बेहद तकलीफका कारण 
विधि-पुस्तकर्मोें ऐसा कानून बनाये रखना जो सरकार द्वारा निःसत्व घोषित, और 
थोड़े-से, उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंके पुनः प्रवेशपर प्रतिबन्ध, जो. स्वथा 


मूलमें “१८७७१ है । 
२. इसी तारीखरो गुजरात भारतीय संध (गुजरात इंडियन असोसिएशन ), किम्बलेंने भी एक तार भेजा 
. था. दोनों तारोंकी प्रतियाँ श्री रिवने १० सितम्बरकों उपनिवेश-मन्त्रीको प्रेषित कर दी थीं । 


म2: * स्टार ? के प्रतिनिषिकों २९ 


अनावश्यक और अब्रिटिश। आशा है, छॉड एम्टहिल तथा अन्य राहुत प्राप्त 
करानेके लिए अधिकतम प्रयत्न करेंगे। भारतीयोंको सहज नयायसे निराश न 
होने दिया जाये। 
| मो० क० गांधी | 
[अंग्रेजी से] 
कलोनियल ऑफिस रेकड्स : २९१/१३२ 


९. भेंद; स्टार के प्रतिनिधिकों 


[ जोहानिसबगग | 


फोक्सरस्टके न्यायाधीशने कल उन्त भारतीयोंको, जो निर्वासित कर दिये गये थे और 
उपनिवेश्ञमें फिर प्रविष्ठ हुए थे, तीन-तीन महीनेकी सख्त केदकी सजा दी है। भारतीयोंकी 
विचार-पद्धतिके अनुसार इस सजासे उनके पक्षकों बहुत बल मिला है, और यहु स्पष्ठ है कि 
वे आशा करते हें, संघर्षके दौरान इस प्रकारकी घटनाएँ साम्राज्य-सरकारकों उनके पक्षमें 
हस्तक्षेप करनेपर विवश कर देंगी। आज जब स्टार का एक प्रतिनिधि श्री गांधीसे उनके 
कार्याल्यमें सिला तब वहाँ आशाकी एक प्रबल भावना व्याप्त थी। अनाक्रामक प्रतिरोध 
आन्दोलनके नेता [श्री गांधी ] ने कहा: 


हालाँकि यह सही है कि हम भारतीयोंने जो माँगा था वह हमें मिल गया है, किन्तु इसमें 
सरकारके' लिए श्रेयकी कोई बात है, ऐसा नहीं झलकता है; क्‍योंकि वह अदालतोंके' लिए 
लगभग लाजमी-सा कर देती है कि वे उन व्यक्तियोंको, जो अन्ततः सरकारके' राजनीतिक 
विरोधी है, ऐसी भारी सजाएं दें में इसे सरकारकों दी गई शक्तिका एक प्रतिनिधित्वहीन 
वर्गके प्रति देषपुर्ण दुसंपयोग समझता हूँ । मेरी रायमें इत सजाओंका नतीजा होगा निष्कासनके 
हास्यास्पद नाटकका अन्त। किन्तु यदि यह नाटक जारी रखा गया, और यदि में अपने 
देशवासियोंकी मनोदशाकों सही-सही जानता हूँ, तो वे निर्िचित रूपसे बार-बार प्रवेश करना 
जारी रखेंगे और ब्रिटिश नागरिककी हैसियतसे अपने अधिकार माँगते रहेंगे। जब में कानूनकी 
निगाहमें समानताके व्यवहारकी बात करता हूँ तब मेरे इस विचारकी खिल्‍ली उड़ाई जाती है; 
किन्तु भले लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि स्वयं कर्नल सीलीने भी यही दलीर पेश की है। मेरी 
समझ्षमें यही एक चीज है जो सारे साम्राज्यको एक सूत्रमे बाँधती है। कानूनी असमानताका 
विचार दाखिल करते ही साम्राज्यकी नींव खोखली हो जाती है। इस विचारसे मेरा अभिप्नाय 


१, उपनिवेश-उपमन्त्री कनेल जॉन एडव्ड बर्नाडे सीलीने ३१ जुलाई, १९०८ को बिटिश लोकपभामें कद्दा 
था कि; (क) यदि लोगोंको प्रवेश करने दिया जाये तो उन्हें नागरिक अधिकार अवश्य दिये जाने चाहिए; (ख) 
यदि किसी मनुष्यको तजिटिश झण्डेके नीचे प्रवेश करने दिया जाये तो उसे सम्माव्य नागरिक होना चाहिए तथा 
उसको देर-सबेर अन्य सब लछोगेंके बराबर ही अधिकार दिये जाने चाहिए; (गं) जो छोग श्स समय हमारे साथ 
हैं, उनसे हमें अच्छा, उदारतापूर्ण और न्यायोचित व्यवहार करना चाहिए । देखिए इंडिया, ७-८-१९०८ । 


३० सम्पूण गांधी वाड्संय 


यह नहीं है कि उपनिवेशोंकों अपने यहाँ आकर बसनेवालोंकी संख्या सीमित करनेका अधिकार 
नहीं होता चाहिए। स्वर्गीय सर हेनरी पाकेके कथनपर शंका नहीं की जा सकती, किन्‍्त जब 
आप एक बार लोगोंको उपनिवेशमें दाखिल कर लेते हैं तब उनके साथ कानूनकी दृष्टिसे एक- 
जैसा बरताव होना चाहिए। अन्यथा, जैसा श्री डंकनने अभी हालमें ही कहा है, आप गुलामीकी 
स्थिति पैदा करेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि स्वामियों, अर्थात्‌ शासक-वर्ग, की दशा अन्‍्तमें 
गुलामोंसे भी बदतर हो जायेगी । इतिहासमें ऐसे एक भी देशका उदाहरण नहीं मिलता जिसमें 
लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र बतनेके बाद भी गुलामोंके स्वामी बने रहे हों। यदि हमारे साथ गलामों 
जैसा बरताव नहीं किया जाना है तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी उपस्थिति हमारे स्वतस्त्र 
विकासमें सहायक हो। ये लोग निस्सन्‍देह वे हैं जो सुसंसक्षत और शिक्षित हैं । हम उन्हीं छोगोंकी 
एक अत्यल्प संख्याके उपनिवेशर्म अबाध प्रवेशकी प्राथंना कर रहे हैं। 

यह पूछनेपर कि यदि उपयुक्त सिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये तो क्या भारतीय कठिन 
शक्षणिक कसौटीकी शर्त माननेकों तेयार होंगे, श्री गांधीने कहा: 
यदि वर्तमान प्रवासी-प्रतिबन्धक कानूनमें (इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन लॉ एक्ट) उल्लिखित परीक्षाके 
अन्तगंत एक उचित और कड़ी परीक्षाकी गूँजाइश नहीं है, हालाँकि में नहीं मानता कि बात 
ऐसी है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, जैसा आस्ट्रेलियार्मों भी किया गया है। तब 
प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तगंत कानूनी समानता होगी, किन्तु उस अधिनियमके 
प्रशासनर्में अधिकारियोंको छूट होगो कि स्थितिकों जरूरत देखते हुए परीक्षाकी कड़ाईमें 
फेर-बदल कर ले। उदाहरणाथे, आज नेटालमें यूरोपीयोंको छगभग बिना पूछताछ प्रवेश करने 
दिया जाता है, जबकि भारतीयोंकी कड़ी परीक्षा ली जाती है। यह प्रशासनिक भेदभाव 
तबतक रहेगा ही जबतक द्वेषभाव मौजूद है। 

यह बताये जानेपर कि श्री गांधीके वक्‍तव्यसे स्थितिममें सुधार नहीं होता, उन्होंने कहा 
कि उनकी इस स्थितिका आधार हलॉर्ड मिलनरका किम्बलेंमें दिया गया यह भाषण था कि 
 डचेतर गोरों [यूटलेंडरों | को और अधिक तंग' न किया जाये । 
और श्री गांधीने आगे कहा: 
अब हम यूटलेंडर -- अपने ही देशमें परदेशी हैं। 


[अंग्रेजीसे] 
स्टार, ९-९--१९०८ 


१. पेट्िक डंकतने महिला संघ (लीग ओंफ विमेन ) की रोजबेंक शाखामें बोलते हुए कहा था: “किसी 
ऐसे देशमें, जहाँ माना जाता है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता है, आबादीके सबसे बड़े दिस्सेको राजनीतिक अधिकारोंसे 
बिलकुल व॑चित रखना एक बड़ा दी कठिन मामछा है | यह्द वस्तुतः गुलामीकी-सी स्थिति है |. , . यह उच्च 
जातिके लिए उतना ही दानिकर है जितना दीन जातिके लिए ।*! 

२, देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४०८ । 


१०. भाषण : सार्वजनिक सभासें' 


[ जोहानिसबर्ग 
सितम्बर १०, १९०८ | 
श्री गांधीने अपने संक्षिप्त भाषणमें फोक्सरस्टके भारतीयों द्वारा सभाके समर्थनर्में भेजे गये 
एक तारका जिक किया। इस तारमें यह समाचार दिया गया था कि उनके नेता सार्वजनिक 
सड़कोंपर पत्थर तोड़ रहे हैं और जेलमें भोजनके लिए जो कच्चा मांस विया जाता है, 
उसे खानेसे इनकार कर रहे हैं। श्री गांधीने कहा कि जो काम्त अपमानजनक प्रतीत होता है 
वह उनकी समझसमे वस्तुतः सम्भानजनक है। (करतल-ध्वनि) । जिस कारण ये लोग तकलीफ 
सह ॒ रहे हे उससे उन्हें अपने देशभाईयोंपर गये होता है। लेकिन यह हर्मकी बात है कि 
हमारी सरकार इस ढंगसे काम करती है। यह स्थानीय सरकार या ब्रिटिश सरकारके लिए 
कोई श्रेयकी बात नहीं है और न भारत सरकारके लिए ही कोई श्रेयकी बात है कि जो 
लोग उसकी सीमा छोड़कर आये हैं, उनकी रक्षा करनेमें वह सर्वथा राचार है। इसके 
अलावा, बॉक्सबर्गसे प्राप्त एक तारमे सूचित किया गया है कि एक फेरीवालेको बिना परवाना 
(लाइसेंस) व्यापार करनेपर छः सप्ताहकी सरूत केदकी सजा दी गई है। भविष्यमें कमसे-कम 
सजा छः सप्ताहकी केदकी हुआ करेगी। श्री सोराबजों ने कहा कि वे बारह महीनेकी 
सख्त कंदकी सजा भोगनेकों तैयार हैँ। किन्तु जो लोग जेलके बाहर हे, उनके सख्त रबेयेपर 
ही यह निर्भर करता है कि जेलके भीतर छोंग कितने समय तक रहेंगे। (करतल-ध्वनि) 


[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९--९-१९०८ 


१, यह सभा ब्रिटिश भारतीय संबके तल्वावबानमें सत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करनेके लिए भायोजित 
की गई थी । सभामें लेकढ़ों भारतीय उपस्थित थे । अध्यक्षता श्री ईंसप मियाँने की थी । 


११. प्रस्ताव: सार्वजनिक सभामें' 
[जोहानिसबर्ग 
सितम्बर १०, १९०८] 


त्रिस्ताव ३:]' बिटिश' भारतोयोंकी यह सभा श्री ईसप मियाँकी, जिन्होंने इस उप- 
निवेशके निवासी भारतीयोंके ऊपर भीषणतम' संकटके' समय ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश 
इंडियन असोसिएशन ) के अध्यक्ष-पदकों ससाला, और अब अपनो मक्का शरीफकी आयोजित 
यात्राके कारण उक्त पदसे इस्तीफा दे दिया है, बहुमूल्य सेवाओंके लिए हादिक आभार व्यक्त 
करती है; और स्ंशक्तिमान प्रभुसे प्राथना करती है कि उनकी प्रस्तावित यात्रा सकुशलू 
हो और वे यथासम्भव ज्ञीघत्र अपने देशभाइयोंकी सेवाके लिए उनके बीच वापस लोटें। 

[प्रस्ताव ४:) यह सभा संघकी समिति द्वारा संघके अध्यक्ष-पदपर श्री अहमद मुहम्मद 
काछलियाकी नियुक्तिका समर्थन करती है; और श्री काछलियाको दिये गये इस अपूव 
सम्मानके लिए, और चारों ओर उठते हुए तूफानमें समाजकी नौकाकों खे ले जानेकी उनकी 
क्षमतामें व्यक्त किये गये विश्वासके' लिए उन्हें बधाई देती है। 


[अंग्रेजी से | 
इंडियन ओपिनियन, १९-९-१९०८ 


१२. रॉदेरीका मुकदमा 
| जोहानिसबर्ग 
सितम्बर १२, १९०८ के पूर्व 


आज “बी अदालतमें श्री एच० एच० जॉर्डतके सामने रॉदेरी नामक एक भारतीयपर 
अस्थायी निवासके अनुमतिपत्र (परमिट) की अवधि समाप्त होनके बाद और अधिकारियों 
द्वारा चले जानकी चेतावनी दी जानके बावजूद उपनिवेशर्मं बने रहनेके आरोपमें अभियोग 


चलाया गया। 
उन्होंने अपनेको निर्दोष बताया और श्री गांधीने उनकी परवी की। 


१, सितम्बर १० की आम समभामें पाँच प्रस्ताव पास किये गये थे । उनमें से तीसरे और चौथे प्रस्तावका 
अनुमोदन गांधीजीने किया था, और खयाल है, उनका मसविदा भी उन्होंने ही तेयार किया था । पहले, दूसरे 
ओर पाँचवे प्रस्तावके लिए देखिए परिशिष्ट ५ । 

२. यह प्रस्ताव एम० पी० फेन्सीने पेश किया था । श्री जी० पी० व्यासने इसका अनुमोदन और सर्वश्री 
आामोद मूसाजी, ए० ई० अस्वात और गांधीणीने समन किया था । 

३. यह अस्ताव इब्राह्दीम कुवाड़ियाने पेश किया था । इमाम अब्दुल कादिर बावजीरने इसका अनुमोदन 
और एन० वी० शाद्व तथा गांधीजीने समर्थन किया था । 

४० यद इंडियन ओपिनियनके एक विवरणपर आधारित है। यह रिपोट स्टारसे उद्धत की गई थी । 


रॉदिरीका मुकदमा ३३ 


युर्परिडेंडेंड जे० जी० वरनॉवने कहा कि मेने १५ अगस्तकों अभियुकतसे वह अधिकार-पत्र 
दिखानेके लिए कहा जिसके बलपर वह एशियाई पंजीयक (रजिस्ट्रार ऑफ एशियाटिक्स ) 
द्वारा चले जानेकी चेतावनी दी जानेके बावजूद द्रान्सवालमें ठहरा हुआ है। उसने जवाब दिया 
कि उप्के पाप्त कोई अधिकारपत्र नहीं है, किन्तु उसने उपनिवेदर्म रहनेके लिए एक और 
अर्नो दी है। निर्देश मिलनेपर संने अभियुक्तकों गिरफ्तार कर लिया। 

व्िदोरिया-स्थित एशियाई पंजीयक कार्यालयके [कर्मचारी ] जेम्स कोडीने कहा कि १० 
माचकों एशियाई पंजीवकर्त अमभियुक्तकों तीन महीने तक द्वान्सवालमें रहनेका एक अस्थायी 
अनुमतिपत्र दिया था। अल्नपुक्तते ९ जूनकों इसकी अवधि बढ़ाई जानेके लिए अर्जी दी, जो 
पत्र द्वारा २४ जुलाईको अस्वीक्षत कर दी गई। 

न्यायाधीश : आपने उसे तबतक ठहरनेकी इजाजत दी थी? 

गवाहु: उसने कुछ कारण बताये थे कि वह क्‍यों ठहरना चाहता है। हमने उन 
कारणोंकी जाँच की, और तथ किया कि अनुमतियत्र (परमिट) नहों देता चाहिए। 

श्री गांवा : क्‍या आपको मालूम है कि अभियुक्तके पिता जोहानिसबर्गर्मे हैं? 

गवाह: में निद्िचत रूपसे नहीं कह सकता। 

[गांबोजो :| मुझे पता चला है कि आपका इरादा अनुमतिपत्रकी अवधि समाप्त होनेपर 
ट्रान्सवालसे चले जाने, ओर प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट) के 
अन्तगंत फिर प्रवेश करनेका था? 

रॉदेरी गवाहके कटघरेम खड़े हुए । 

[अभियुक्त :| हाँ, किन्तु सोभाग्यवद्य मुझे यहीं गिरफ्तार कर लिया गया। 

अभियुक्‍तने एक छोटा-सा बक्‍तव्य देनेकी अनुमति माँगी, किन्तु स्यायाधीशने बताया कि 
उसकी परवी एक अत्यन्त योग्य बकौल कर रहे हे। 

| गांधीजी : | इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

और अभियुकत कदियोंके कटयरेमें वापस चला गया। 

सरकारी वकीौलने कहा कि अभियुकतकी स्थिति ऐसी है, मानो अदालतने उससे 
सात दिनके भीतर उपनिवेशसे जानेके लिए कहा हो और उसने बेसा करनेसे इनकार कर 
दिया हो । 

न्यायाबीशने अभियुकतकों एक मासकी सझत केदकी सजा दे दी। 


[अंप्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


१३. नेंटालकी सभाएँ 


नेटालमें सावंजनिक सभाएँ हो रही है। उनमें प्रस्ताव भी पास किये जा रहे हैं। 
सरकारको अजियाँ भेजी जायेंगी। यह सब ठीक हो रहा है। ऐसा करनेकी आवश्यकता है। 
किन्तु नेटालके भारतीयोंकों यह याद रखता है कि उनमें जबतक अजियोंके मुताबिक चलनेकी 
शक्ति नहीं है, तबतक आरजियाँ निरथंक हें। हमें धीरे-धीरे सभी जगह ऐसा ही अनुभव हो 
रहा है। 
हमारी शक्ति सत्याग्रह है, और नेटालूमें सत्याग्रह यह है कि प्रत्येक भारतीय बिना 
परवाना (लाइसेंस) व्यापार करनेका निश्चय करे । यह तो हम जानते हैँ कि नये विधेयक 
(बिल) पास नहीं होंगे; किन्तु आवश्यक यह है कि पुराता कानून --- १८९७ का कानून --- रद 
किया जाये । यदि भारतीयोंमें सचमृच ही शक्ति आ गई हो, तो उन्हें ऐसी अर्जी देनी चाहिए कि 
“ जबतक १८९७ के कानूनके अन्तगंत [ प्रशासनिक निर्णयोंके विरुद्ध सर्वोच्च न्‍्यायालयमें | अपील 
करनेक्रा अधिकार नहीं दिया जाता, पुराने परवानोंकी रक्षा नहीं की जाती और गिरमिटियों- 
पर से तोन-पौंडी कर नहीं हटाया जाता, तबतक हम परवानोंके' बिना व्यापार करनेका 
निश्चय करते हैँ । 

इससे दोनों अथ सिद्ध होते हूँ -- स्वार्थ भी और परमार्थ भी; सवा इस' प्रकार कि 
परवानेकी परेशानी खत्म हो जायेगी; और परमार्थ इस प्रकार कि गरीब गिरमिटियोंपर से 
कर हुट जायेगा और उनका हृदय आशिष देगा । यदि भारतीय समाज प्रतिज्ञा कर ले कि 
जबतक गिरमिटियोंके' कष्ट दूर नहीं होते, तबतक वह भी सुखसे नहीं बैठेगा, और कष्ट 
उठायेगा तो इसका अथ्थे बहुत गम्भीर होगा। यदि भारतीय समाज सच्चे मनसे ऐसा करे तो 
यह राज्य मिल जानेके समान होगा। ऐसा करनेका अर्थ स्व॒राज्य माना जायेगा। 

और सभी देख सकते हैँ कि ऐसा करनेके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। किन्तु यह 
पूछा जा सकता है कि सब छोग ऐसा कब' करेंगे और कब हमारी जीत होगी । ऐसा पूछना गलत 
होगा। बड़े काम करनेवाले लोग आरम्भमें थोड़े ही हुआ करते हैं । हजरत मुहम्मद पहले मृट्ठी- 
भर व्यक्तियोंकों लेकर जूझें। ईसा मसीहके पक्षमं पहले दो-चार व्यक्ति ही थे। हैम्पडनने' 
अकेले ही जहाज-कर देनेसे इनकार किया था। उसके मनमें यह विचार भी न आया कि 
लोग ऐसा करेंगे या नहीं। स्वर्गीय श्री ब्रैडलॉने' सारी लोकसभाको हिला दिया था। भारतके 
पितामह, दादाभाई पचास साल पहले अकेले ही थे। प्रारम्भिक वर्षोर्मे उन्होंने अथक परिश्रम 
किया। उत्तकी आवाजमें आवाज मिलाकर यह कहनेवाले बहुत ही थोड़े लोग थे कि ब्रिटिश 


१. नेटाल परवाना-विधेयक ( नेटाल लाइ्सेंसिंग बिक ); देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २१३०-३१ । 
२. विक्रेता परवाना कानून, ( डील्स छाइसेंसेज ऐक्ट ); देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३८४-८६ । 
३. यह व्यक्तिकर गिरमिट्या भारतीयोंपर गिरमिट्क्री अवधि समाप्त होनेपर छगाया जाता था । 
. ४. गांधीणीने बराबर हैम्पडनका हवाला एक आदर्श सविनय प्रतिरोबीके रूपमें दिया है; देखिए खण्ड ५, 
पृष्ठ ४८८-८९ । 
७५, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ८० की पाद-टिप्पणी । 


हँसी या रोदन? ३७ 


राज्यमें कया खामियाँ हैं । आज उनके रोपे हुए वृक्षके फलका रसास्वादन सारी भारतीय 
जनता कर रही है। और कितने ही छोग उनसे भी आगे जानेको तैयार हैं।' 

इन उद्यहरणोंकों ध्यान रखते हुए नेटालके' भारतीयोंकों अपने मनमें ऐसा कमजोर 
विचार न आने देना चाहिए कि सभी करेंगे तभी बात बनेगी; प्रत्युत उन सभी' व्यापा- 
रियों और फेरीवालोंको, जो साहस करें, शपथ लेनी चाहिए। 


[गूजरातीसे] 
इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


१४. हँसी या रोदन ? 


श्री दाउद मुहम्मद, श्री पारसी रुस्तमजी और श्री आंगलिया, ये तीनों सज्जन देशकी 
खातिर तीन-तीन महीनेकी कद भोग रहे हैं। उनके साथ अन्य भारतीय भी हैं। वे पढ़े-लिखे 
लोग हैं। इसका अर्थ क्या है? यदि ऐसी घटना गत जनवरी माससे पहले हुईं होती तो 
भारतीय समाजमें रोष फल जाता। उस समय ऐसी घटना होती ही नहीं। अब समय आ 
गया है, इसलिए ऐसी घटना हुई है। फिर भी यह घाव दारुण है। 

इन वीर बाँकुरोंके स्त्रो-बच्चों और सगे-सम्बन्धियोंके विषयमें अथवा स्वयं उनको [जिलमें] 
जो कष्ट झेलने पड़ रहे हैं उनके बारेमे सोचकर सभी भारतीयोंको रोना आयेगा, सभी दुःखी 
होंगे। हम उनके स्गे-सम्बन्धियोंके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। 

किन्तु ये पन्‍द्रह लोग देशकी खातिर, देशकी प्रतिष्ठाकी खातिर जेल गये हैं और 
हँसते-हसते गये हैं। यह जानकर सब भारतीय उमंगमें भरकर हुसेंगे। इस साहसपर इन 
भारतीयोंकोी, इनके सम्बन्धियोंकोी और भारतीय समाजको बधाई देनी चाहिए। 

हम हँसे और रोये, बातका अन्त हमें इतनेसे ही न मान लेना चाहिए। जो 
भारतीय जेलसे बाहर हैं उनका कर्तव्य और भी कठोर होता जा रहा है। उनको जल्दी 
जेलसे मुक्त कराना हमारे हाथमें है। कोई परवाना (लाइसेंस) न ले, कोई अँगूठेकी या 
किसी और तरहकी निशानी न दे तथा अपना हौसला बनाये रखे तो ताज्जुब नहीं कि वे' 
कुछ समयमें ही रिहा कर दिये जायें । यदि वे न छूठें तो इसमें भारतीय जातिकी हीनता 
है; उससे उसकी नाक कटेंगी। हमें आशा है कि भारतीय लोग' इन वीरोंके' पीछे पूरा-पूरा 
जोर लगानेके लिए तैयार होकर रहेंगे। 


ग््‌जरातीसे| 
इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


१, जान पड़ता है, गांधीजीका तात्पय तिलकते था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४१२०-१३ । 


१५. अदालतको सलाम करें 


सर हेनरी वेलने सलाम करनेकी बाबत बड़ी सख्त राय जाहिर की है। उनके कानमें 
भनक पड़ी थी कि उनकी अदालतमें प्रवेश करते समय किसी भारतीयने सलाम नहीं किया। 
इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीयोंको, जो हमेशा समय गिने जाते हैं, अदालतके रुतबेका 
खयाल करना चाहिए। उन्हें अदाल्तके सम्मानमें या तो पगड़ी अथवा जूते उतारने चाहिए 
या दरवाजेते भीतर आते समय सलाम करना चाहिए। यदि वे तीनोंनें से कुछ नहीं करते 
हैं, तो उन्हें सजा दी जायेगी। सर हेनरोने [अंग्रेजी | आज्ञाका अनुवाद करवाकर समस्त 
उपस्थित भा रतोयोंकों सुतवाया। हरएक भारतीयको यह चेतावनी याद रखनी है। हर जगह 
स्यायालयमें प्रवेश करते हुए [ स्यायावीशकों | सलाम करनेकी प्रथाकों निभाना अच्छा है। 
बहुत-से भारतीय प्रमादवश ऐसा नहीं करते। शिष्टता दिखाना हमारा फर्ज है। 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


१६. हमारा झूठ 


सर हेवरी बेछने भारतीय खूनके मामलेमें जो आलोचना की है, वह नजर-अन्दाज करने 
योग्य नहीं है। सर हेवरोने कहा कि कुछ भारतीय अपने मामलेको मदद पहुँचानेके लिए झूठ 
बोलते हैं। इसलिए बहुत बार सच्चे मुकदमेकों भी धकक्‍का पहुंचता है। यह बात कई बार 
ठोक उत्तरों है। यदि कोई भारतोय ऐसी बात कहकर अपना बचाव करे कि क्‍या गोरे अपने 
मामछोंगें ऐसा नहीं करते, तो वह बचाव ठीक नहीं माना जायेगा। गोरे बेशक झूठ बोलते 
हैं, किस्तु इसलिए हमें भी वैती ही आदत डालना आवश्यक नहों है। जोतेंगे कि नहीं, ऐसा 
विचार करनेके बदले, हम सचक्रे सिवाय और कुछ नहीं कहेंगे, यही विचार द्ोभनीय है। 
सबसे अच्छा रास्ता तो यह है कि हम इस' तरह चलें कि हमें किसी वकीहका घर अथवा 
अदालतका दरवाजा न देखना पड़े। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भारतीयोंपर कोई दीवानी 
या फोजदारों मामझा अदालतमें हो हो नहीं? हम सत्याग्रहमें पड़े हैं। उसमें यह सब 
किया जा सकता है। 


| गुजरातोसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-९--१९०८ 


१, देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४२ ०-२४ भी । 
*. भारतीयों द्वारा झूठी गवाद्दी देनेसे सम्बन्धित छेखके लिए देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ११ । 


१७. प्रार्थतापन्न : उपनिवेश-मन्जीको' 


जोहानिसबगर्गं 
सितम्बर १४, १९०८ 
[ परममाननीय उपनिवेश-मन्‍्त्री 
लन्दन | 
ट्रान्सवालवासी पठानों और पंजाबियोंके' निम्न- 
हस्ताक्ष रकर्ता प्रतिनिधियोंका प्रा्थनापत्र 


नम्न निवेदन है कि: 

१. एशियाई कानून संशोधन अधिनियम (एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट) के प्रसंगमें, 
और प्राथियोंकों उनके विनम्र प्रतिवेदनके जवाबमें २६ मार्च, १९०८ को दिये गये निम्नलिखित 
उत्तरके सम्बन्धमें प्रार्थी महामहिंम स'म्राटकी सरकारसे आदरपृर्वक निवेदन करते है: 


मुझे जो आदेश दिया गया है, उसके अनूसार आपको यह सुचित करनेका सम्मान 
प्राप्त हुआ है कि उपनिवेश-मन्त्रीको आपके १३ जनवरीके पत्रके साथ एशियाई पंजीयन 
अधिनियमके' अन्तर्गत आपकी तथा अन्य लोगोंकी स्थितिसे सम्बन्धित प्रार्थेनापन्न प्राप्त हो 
गया है। लॉर्ड एलगिवने परमश्रेष्ठ छॉर्ड सेल्बोनेंसे आपको यह सूचित करनेका अनुरोध 
किया है कि उतहोंते आपके प्रार्यवायत्रकों ध्यानपुर्वक पढ़ा है। किन्तु, विशेष रूपसे, 
कानूनके अन्तगंत पंजीयन-सम्बन्धी कठिनाइयोंके हालमें हो हुए निराकरणको' देखते हुए, 
अब उनको उसके सम्बन्धर्मं कोई कार्रवाई करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
२. जिस प्राथंतापत्रका उपर्यक्त उत्तर भेजा गया है उसमें प्राथियोंने इस प्रकार 

निवेदन किया था: 


महामहिसके भारतीय सेनिक, सैनिक प्रतिष्ठाका खयाल रखते हुए, इस ढंगसे 
बाधित रुपसे पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाकर अपनेको अपमानित नहीं करा सकते; और 
यदि सहामहिमकी सरकार सम्राठके द्रान्सवाल-स्थित भारतीय सेनिकोंकों न्‍्यायोचित 
व्यवहार दिला सकनेमें असमर्थ हो तो वे सन्‌ण्यके रूपमें और उन ब्रिटिश भारतीय 
सैनिकोंके नाते, जिन्हें साम्राज्य-रक्षाके लिए अपने प्राणोंकी बाजी रूगाने और युद्धके 
कष्ठ सहनेवर गव है, अनुरोध करते हें कि उन्हें कारावास था निष्कासनके अपमानसे 
बचाया जाये, और वे यह भी इच्छा करते हैँ कि सम्राद आज्ञा दे कि उन्हें दक्षिण- 
आफ़रिकाके किपी ऐसे समर-स्थलूमे जनरल बोथा और जनरल स्मद्स द्वारा गोलीसे उड़ा 


१, यह “ सैनिकोंका प्रार्यनापत्र ”” शीषकसे छापा गया था, ओर खयाल है कि इसका मधप्तविदा गांधीजीने 
तैयार किया था । देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३८४-८० भी । 
२. एशियाटिक रजिस्टेशन ऐक्ट । 


श्८ सम्पूणे गांधी वाड्सय 


विया जाये जहाँ उन्होंने सम्राट और ब्रिटिश साम्राज्यकी सेवा करते हुए गोलियोंकी 
बौछार झेली है। 


३. जैसा कि हालकी घटनाओंने साबित कर दिया है, जवाबमें जिस निराकरणका उल्लेख 
किया गया है, वह असफल रहा है; और अब सम्पूर्ण भारतीय समाज कानूनको रद करनेके 
लिए महामहिम सम्राटकी सरकारके पास प्रतिवेदत भेज रहा है, क्योंकि ऐसा सभी भारतीयोंको 
बताया गया था कि समझौतेमें उसे रद करनेकी बात शामिल है। 


४. चूँकि पूरे भारतीय समाजको, जिसका आपके प्रार्थी प्रतिनिधित्व करते हैं, समझौते- 
पर अविश्वास था, और कानून रद होतेकी अनिद्दिवतताके' कारण वह अत्यधिक उद्विग्न था, 
और चूँकि भारतीय समाजके नेताओंने अँगुलियोंके निशान देकर पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करानेका 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था, इसीलिए उस वर्गके कुछ लोगोंने, जिसका प्रतिनिधित्व 
आपके प्रार्थी करते हैँ, शारीरिक हिंसाका सहारा लेकर उस कायके प्रति अपना रोष 
दिखाया था। हा्राँ कि रोष-प्रदर्शनके इस तरीकेका आपके प्रार्थी समर्थन नहीं कर सकते, 
किन्तु जाहिर है कि उन लोगोंका सन्देह बहुत उचित था। 


५. आपके प्राथियोंकी स्थिति संक्षेपर्मों इस प्रकार है: 


(क) आपके प्राथियोंकी रायमें १९०७ के' एशियाई कानून संशोधन अधिनियम २ 
( एजियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट नं. २) की सम्पूर्ण भावना उसके' अन्तर्गत 
आनेवाले किसी भी व्यक्तिके' लिए अपमानजनक है, विशेष रूपसे उन सैनिकोंके' 
लिए, जिन्हें महामहिम सम्राट्की वर्दी पहननेका गौरव प्राप्त है, और जिन्होंने 
अपने सम्राटके लिए रक्त बहाया है। 

(ख) आपके प्रार्थी इस गम्भीर शपथसे बँधे हुए हैं कि 
(१) वे उपर्युक्त कानून स्वीकार नहीं करेंगे, और उसे रद करवायेंगे; 

(२) भारतीय समाजके' अन्य सदस्य क्या करना पसन्द करेंगे, इसका खयाल किये 
बगेर अपनी शिनाख्तके लिए अँगूलियोंके निशान कभी नहीं देंगे। 


६. आपके प्राथियोंने, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर तथा अन्य उच्चाधिकारियोंकी सलाहको 
मानकर और यह कहे जानेपर कि कानून रद कर दिया जानेवाला है, केवल शान्तिकी खातिर 
स्वेच्छया पंजीयन करा लिया। इससे आगे जानेमें आपके प्रार्थी असमर्थ हैं। उनकी रायमें कोई 
अपुरुषोचित रुख अपनाना, और केवल इसलिए कि वे उपनिवेशमों रह सकें, अपमान सहन 
करना सैनिक-धर्मके' सवंथा विरुद्ध आचरण होगा। 

७. आपके प्रार्थी यह निवेदन करनेका साहस' करते हे कि उनकी वर्दी और उनके 
सेवा-प्रमाणपत्र ब्रिटिश साम्राज्य! किसी भी भागमें आ-जा सकनेके लिए पर्याप्त पारपत्र 
समझे जाने चाहिए, और उन्हींसे उनकी पुरी शिनाख्त होनी चाहिए। 


८. आपके प्रार्थी कानूनी बारीकियों और कानूनी तकोंको नहीं समझते । उन्होंने एशियाई 
कानूतनका अध्ययन नहीं किया है। वे सम्राटके नामपर युद्ध करनेकी बातको छोड़कर अन्य 
बातोंमें छाचार हैं। वे अंग्रेजी नहीं समझते, लेकिन एशियाई कानूनके बारेमें जो-कुछ थोड़ा- 
बहुत उन्होंने समझा है, उस कानूनकी भत्सेनाके लिए उतना ही काफी है। 


वली मु० बगस तथा अन्य छोगोंका मुकदमा ३९ 


९. अतः आपके प्रार्थी विनम्नतापूवंक प्रार्थना करते हे कि दिये गये वचनके' अनुसार 
एशियाई कानून रद कर दिया जाये, और पंजीयन करानेमें या अन्य किसी मामलेमें उन्हें 
अपमानित न किया जाये। किन्तु यदि महामहिम स'म्राट्की सरकार उन्हें ऐसी राहत दिलाने में 
असमर्थ हो, तो वे अपनी यह प्रार्थना दृहराते हैँ कि उन्हें दक्षिण आफ्रिकाके' किसी ऐसे 
समर-स्थलमें जनरल बोथा और जनरल स्मट्स द्वारा गोलीसे उड़ा दिया जाये जहाँ उन्होंने 
सम्राट और ब्रिटिश साम्राज्यकी सेवा करते हुए गोलियोंकी बौछार झेली है। और आपके 
प्रार्थी सदेव मंगल-कामना करेंगे, आदि, आादि। 
द जमादार नवाब खाँ 
नकब गुल 
मुहम्मद शाह 
मीर आलम खाँ 
न्रद अली 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-९-१९०८ 


१८. वली मु० बगस तथा अन्य लोगोंका मुकदमा 


| प्रिटोरिया 
सितम्बर १५, १९०८ | 


इसी १५ तारीखको सर्वेश्नी वली मुहम्मद बगस, इस्माइल जुमा, एल० वल्लभदास और 
इस्माइल ईसपजी आडिया प्रिदोरियामें मेजर डिक्सनकी अदालतमों पेश हुए। उनपर सामान्य 
पंसारी-परवानके बिता व्यापार करने और इस तरह नगरके उपनियमोंका उल्लंघन करनेका 
अभियोग था। प्रिदोरिया नगरपालिकाकी ओरसे श्री वीविडन और सफाई पक्षकी ओरसे 
श्री गांधी तथा लिखटेन्स्टाइनन पैरवी की। 

सबसे पहले श्री इस्माइल जुसमाके मामलेकी सुनवाई हुई। श्री गांधीने बहस शुरू करनसे 
पहले सम्मन्सपरु आपत्ति की, क्योंकि उसमें १९०३ के अध्यादेश ५८ के अंतर्गत कोई जुर्म नहीं 
बताया गया था, और अध्यादेशमें सामान्य पंसारी-परवान के सम्बन्धर्में कोई उपनियम बनाने की 
व्यवस्था नहीं थी। न्‍्यायाधीशने उनकी आपत्तिको अस्वीकार कर दिया। अभियुक्‍तने अपनेको 
निर्दोष बताया। परवाना-अधिकारी (लाइसेसिंग ऑफिसर) थी टॉमसने औपचारिक गवाहीमें 
बताया कि अभिषृक्‍त पंसारीका व्यापार किया करता है। श्री गांधीने सफाई पक्षकी ओरसे 
कोई गवाह नहीं पेश किया। उन्होंने कहा कि मेने जो कानूनी आपत्ति उठाई है, उसीपर 
मेरा सारा मामला आधारित है। अभियुकक्‍तको अपराधी करार दिया गया और ५ शिलिग जुर्माने 
या तीन दिन सख्त केदकी सजा दी गई। श्री इस्माइल जुमाने जेल जाना पसन्द किया। 


१, जनरछ ग्रोप्ततै लाइसेन्स । 


४० सम्यूणे गांधी वाब्सय 


इसके बाद श्री बली मुहम्मद बगसका, जो ब्रिटिश भारतीय संघ ( ब्रिदिश्ञ इंडियन 
असोसिएशन ) की प्रिदोरिया शाखाके अध्यक्ष हे, मामला पेश हुआ। श्री बगसने अपनेकों 
# पिर्दोष ” बताया। परवाना-अधिकारी श्री टॉमसकी गवाहीके बाद श्री बगसने इस आशयका 
बयान दिया कि उनके पास पुरे वर्षका सामान्‍य विक्रेता-परवाना था, और उन्होंवे विक्रेता- 
परवानेका शुल्क भी दे दिया था, किन्तु वह इस कारण अस्वीकृत कर दिया गया कि 
उन्होंने अगूठका तिशान देलेसे इनकार कर दिया। न्यायाधीशने उन्हें भी वही सजा दी। 
श्री बगसके विरुद्ध दो दृकानोंके सिलसिलेमें दो अभियोग थे। प्रत्येक मासलेसें सजा एक 
ही थी। वे भी खुशी-खुशी जेल चले गये । 

सर्वश्री इस्माइल आडिया और एल० वललभदासपर भी इसी तरह मुकदमे चलाये गये, 
उनको भी सजा दी गई, और वे भी जेल चले गये। 

एक चीनी व्यापारीकी पुकार हुई, किन्तु वह हाजिर नहीं हुआ, और चूंकि वह जमातत- 
पर था, इसलिए उसकी जमानतमें से एक पॉंडकी रकम जब्त कर ली गई। 


| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-९--१९०८ 


र्‌ 


१९, जोहानिसबगंकी चिद॒ठी 
इसप मियाँ 

श्री ईसप मियाँने इस्तीफा दे दिया और सावंजनिक सभामें उनकी सेवाओंका आभार 

माता गया। श्री ईसप मि्याँकी सेवाओंकी कदर, जैसे-जैसे समय गृजरेगा, अधिक होगी। 
उन्होंने कठिन प्रसंगपर भारतीय समाजके जहाजका नेतत्व हाथर्म लिया था। उन्होंने अध्यक्षका 
पद जे जानेंके प्रस्तावकों अंजाम देनेके इरादेसे स्वीकार किया था। यह ऐसा समय था जब 
कोई यह नहीं कह सकता था कि भारतीय समाज क्या करेगा। इसका बहुत-कुछ दारोम- 
दार अध्यक्षके साहसपर ही था। उन्होंने वेसा साहस दिखाया और [संघका] कारोबार 
चलाया। पिछले वर्ष श्री ईसप मिर्याँने अपने व्यापारका विस्तार कम कर दिया और वे 
सरकारके विरोधके लिए कटिबद्ध हो गये | इस वर्ष उनपर हमछा हुआ; " वे जेल जानेके लिए 
तत्पर रहे; और उन्होंने सोने या फूलके हारकी तरह दो टोकरियाँ गलेमों छटकाकर फेरीका 
धनन्‍्धा शुरू कर दिया। ऐसा करतेसे समाजकी शक्ति कितनी बढ़ी, इसका अनुमान लगाना 
कठिन है। अपने इस' साहससे श्री ईसप मियाँने समाजकों वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पहुँचनेपर 


१. जनरल डील्से लाइसेन्स । 

२. यद खरीता गांधीजीने १४ सितम्बरकों लिखना आरम्भ किया और १६ सितम्बरकों पूरा किया । 
३. देखिए “ अस्ताव: सावजनिक सभामें ”, पृष्ठ ३२ । 

४. सितम्बर, १९०६ के प्रस्तावकों; देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ४३४ । 

५, १७ मईको; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २४३, २४९, २६१ और ३०० । 


जोहानिसबगेकी चिट्टी डर 


समाजकी प्रतिज्ञा सुरक्षित रह सकती है। अब जो बच रहा है वह वड़ा महत्त्वपू्ण है, 
उसे किये बिना समाजका काम चल नहीं सकता और उसके लिए जबरदस्त संघ करना 
आवद्यक है। 

किन्तु ऐसे अवसरपर जहाजका नेतृत्व छोड़नेके लिए श्री ईसपय मिर्यॉकों कोई दोष 
नहीं दे सक्ता। मसजिद, मदरसा तथा सरकारके विरुद्ध संत्रषं, इन तीत बड़े का्मोके 
लिए उन्होंने तीन बार हजकी यात्रा छोड़ी। अब उन्हें जानेका हक है। जो-कुछ श्री ईसप 
मियाँने किया है, वेसा ही यदि अन्य भारतोय अध्यक्ष भी कर दिवायें, तो समाजकी जीत 
निद्चित है। 


अहमद मुहम्मद काछलिया 
सभी ऐसी आशा लगाये हुए है कि समाजको जैसे श्री ईसप मियाँ मिले थे वेसे ही 
श्री काछलिया मिले हैं। श्री काछलियाका इरादा अध्यक्ष-पद स्वीकार करनेका था नहीं। 


कहा जा सकता है कि उनको यह पद जबरदस्त! दिया गया है। मेने तो देखा कि सबका 
यही विचार था कि श्री काछलिया ही श्री ईसप मियाँकी जगह लें। 


श्री काछलिया जेल हो आये हैं। जूलाई ३१, १९०७ को कहे गये उनके शब्दोंकी 
झंकार अब भी मेरे कानोंमें गुजती रहती है। उन्होंने कहा था, “में जेल जाऊंगा; मेरा 
सिर भले उतार लिया जाये, लेकिन में खूनी कानूनकों स्वीकार नहीं करूँगा। उन्होंने 
अपने शब्दोंका पालन किया है। वे जेल तो हो ही आये हैं; काम करनेके' लिए भी हमेशा 
तैयार रहते हैँ। लोकप्रिय भी वे बहुत हैं। उन्होंने पैसेकी हानि सहनेमे कोई कमी नहीं 
की। इस प्रकार श्री काछलियाने अनेक शुभ शकुनोंमें अध्यक्ष-पद पाया है। 

किन्तु भारतीय जलूयान अब भी भीषण तूफानमें ही है। [तृफानसे| बीच समुद्रम जितना 
खतरा होता है, किनारेपर पहुँचते समय उससे हमेशा ज्यादा होता है। अर्थात्‌, रास्ता यद्यपि 
थोड़ा ही काटना है, फिर भी काम बहुत बाकी है। सम्भव है, हमारे खलासी थक गये हों। 
जब कोल्म्बसके' अमरीका जा पहुचनेका वक्‍त आया, तभी उसके खलासियोंने विद्रोह कर 
दिया। किन्तु उसकी हिम्मतके आगे वे पुनः शान्‍्त पड़ गयो और अमरीका महाद्वीप उसके 
हाथ लगा। ऐसा ही हाल भारतीय जलयानका है। किनारा पास आ गया है, किन्तु चद्टान 
बढ़ रही है। उनके बोचमें से जलथानकों ले जाना किसी शक्तिशाली कप्तानका काम है। में 
आशा करता हूँ कि श्री काछलिया वेसी शक्ति दिखाय॑ंगे। 


अध्यक्षका अर्थ होता है समाजका सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। उसके गृणोंसे ही समाजके 
गणोंक्रा अन्दाजा छूगाया जायेगा। फिर, यदि वह प्रमख सत्याग्रहकी लड़ाईम भाग ले रहा 
हो, तब तो उसमें मरणपश्नेन्‍्त सत्य, मरणप्यन्त ईश्वरपर विश्वास, मरणपयन्त साहस, 
समाजके लिए पैसा, माल-मिल्कियत और जान हाजिर करने और दे देनेकी तत्परता, अत्यन्त 
प्रामा णिकरता, अत्यन्त निर्मेयता, अत्यन्त निर्मेलता और अत्यन्त विनय तथा नम्अता आदि गुण 
होने चाहिए। भारतीय समाजके अध्यक्षमें इतने गृण हों, तभी सत्याग्रहका रूप खिलेगा और 
-सत्याग्रहकी ऐसी जय होगी कि सारी दुनिया देखेगी। 


में तो ख़दा-- ईश्वर --से माँगता हाँ कि वह श्री काछलियाको ये समस्त गुण दे 
में सारे भारतीय समाजको ऐसी ही प्रा्थंना करनेकी सलाह देता हूँ। 


४२ सम्पूणे गांवी वाइसय 


कुछ यूरानी खबरें 

अधिक कामके कारण कुछ खबरें देनेको रह गई हँ। अपने कागज उलटते हुए जो 
सामने आ रही हैं, उन्हें यहाँ दे रहा हूँ । 

श्री इस्माइल मूसा जीन तथा श्री ईसप आमद कानमवालछाको हाइडेलबगर्मे जुर्माना 
हुआ और अगर वे जुर्माना न दें, तो उनका माल बेचनेकी बात थी। श्री जीनने जुर्माना दे 
दिया है। श्री ईसप आमदने नहीं दिया। उन्होंने सरकारसे कह दिया है कि यदि माल बेचना 
हो, तो बेच दिया जाये। अभीतक उनका माल बेचा नहीं गया है। 

वेरीनिगिगर्में जिस' तरह श्री पटेलका माल बेचा गया, उसी तरह श्री इब्नाहीम 
इस्माइलका माल भी बेचा गया है। उनके मालका भी अधिकांश भाग बेच दिया गया। ऐसा 
अन्बेर है। एक जगह कोई परवाह नहीं करता' और दूसरी जगह माल बेच दिया जाता है। 
अन्धेर नगरी चौपट राजा-जैसी बात है। 

करूगसंडॉपके भारतीय 

क्रगर्सडॉयका मुकदमा समाप्त हो गया है। मुकदमा शुक्रवारको हुआ था। श्री काजी तथा 
श्री पांडोरका मुकदमा समाप्त होनेके बाद सरकारी वकीलकी हिम्मत दूसरे मुकदमे चलानेकी 
नहीं हुई, इसलिए उसने उन्हें वापस ले लिया। श्री काजी तथा श्री पांडोरके मुकदमे दो घंटे 
चले । उन दोनोंके बयान सुन चुकनेके बाद न्यायाधीशने कहा कि मुकदमेमें दम नहीं है और 
श्री काजी तथा श्री पांडोर निरपराध हैं। श्री काजीने अपनी गवाही अंग्रेजीमं दी। मुकदमा 
समाप्त होनेके बाद श्री छोटाभाईके यहाँ सभा की गईं। उसमें श्री गांधीने संघके विषयों 
समझाया।' उन्होंने कहा, अब सब भारतीय एकमत हो गये हैं। श्री दादलानीने श्री गांधीको 
दावत दी। उस समय लगभग २५ भारतीय पंगतरमों सम्मिल्ति हुए। 


फॉकण और कानम 

गुरुवारको जिस' समय सावेजनिक सभा समाप्त हो रही थी तभी समाचार मिला कि 
बाहर कुछ टंटा हो रहा है। उसपर श्री पोलक वहाँ दौड़े गये। श्री अब्दुल गनी भी गये। 
देखते क्‍या हें कि लछाठियोंको मार तथा पत्थरोंकी वर्षा हो रही है । उन्होंने तथा अन्य 
भाइयोंने बोच-बचाव किया, इसलिए लोगोंको ज्यादा चोट नहीं आई। अनजाने श्री पोलक 
ज्यादा पिट जाते, किन्तु श्रो सोराबजी, तथा श्री नोगामा इन दो पारसी भाइयोंने चोटोंको 
अपने ऊपर झेल लिया। श्री सोराबजीकी आँख बच गई, किन्तु कपालपर सखरुत चोट आई है। 
दो कोंकणी भाइयोंकों भी खासी चोट लगी है। दो कानमियोंकों भी थोड़ी चोट लगी है। 
श्री पोलकके' पहुंचेपर मामूली चोट आई है। झगड़ा केवल नौजवानोंके' बीच मामूली-सी बात- 
पर हुआ था, उसका रूप इतना बड़ा हो गया। 


समझौता 
फिरसे दोनों समाजोंके नेताओंके बीच समझौता हो जाये, इस' उद्देश्यसे रविवारकों 
श्री हाजी हबीबके घर नेताओंकी बैठक की गई। श्री गांधीनें बैठककी' अध्यक्षता की थी। 


१. अदालतके हुक्मकी तामीक करानेकी । 
२. देखिए “ जोद्निसबगंको चिट्ठी ”, पृष्ठ १६ । 
३. इस भाषणकी रिपोर्ट उपछब्ध नहीं है । 


जोहानिसबगेकी चिट्ठी ४३ 


श्री हाजी हबीब, श्री मौलवी साहब, श्री काछलिया, श्री अब्दुल गती, श्री भाईजी, श्री शहा- 
बुद्दीन इत्यादिके भाषण हुए और दोवों समाजोंके प्रतिनिधियोंने तीचे दिये गये दस्तावेजपर 
दस्तखत' किये । 
इस्तावेज * 

हम कोंकणों तथा कानमिया कौमके नेतागण खुदाकों साक्षी रखकर लिखते है कि इन दोनों 

कौमोंके नौजवानोंके बीच तकरार होनेका हमें दुःख है और हम एक-दूसरेसे माफी 

माँगते हैं और माफी चाहते हैं। हम अपनी-अपनी कौमके नौजवानोंको समझानेकी 

जिम्मेदारी लेते हें और उनके [कार्योके] लिए अपनेको उत्तरदायी मानते हैं। हम 

उन्हें सलाह देते हैँ कि यदि उनका कोई अपमान हो जाये, तो वे हमें खबर दें, किन्तु 

एक-दूसरेसे लड़ें नहीं। 

में इस दस्तावेजको बहुत महत्त्वपृणं मानता हूँ । यदि नेतागण इस' प्रकार अपने कर्तव्यको 
समझते हैं, तो अन्तर्मे किसीका भला होना ही चाहिए | तरुणोंकी शोभा इस बातमें है कि वे 
नेताओंके' कौलका पालन करनेके लिए लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल बन्द कर दें। यदि पठान, कोंकणी 
और कानमिये अपनेको बड़ा बहादुर मानते हैं, तो उन्हें अपनी शक्तिका उपयोग कौमकी 
रक्षा करनेमें करना चाहिए। नेताओंको याद रखना चाहिए कि ऊपरका दस्तावेज खुदाकों 
साक्षी रखकर लिखा गया है और इसलिए उनपर बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है। जवानोंको हमेशा 
ध्यान रखना चाहिए कि वे बिलकुल न झगड़ें। में आशा करता हाँ कि कानमिये कोंकणियोंसे 
मिलते हुए पहले सलाम करेंगे और कोंकणी कानमियोंसे मिलते हुए वैसा ही करेंगे । बैठक 
समाप्त होनेके बाद श्री हाजी हबीबने सभी सज्जनोंका चाय-बिस्कुटसे सत्कार किया तथा 
श्री उस्मान अहमदने सुलहसे सम्बन्धित गीत' सुनाये । 

सावजानिक सभा 

सावजनिक सभाका अधिक हाल दूसरे स्थानपर मिलेगा; तथापि में श्री अब्दुल गनीका 
किस्सा यहीं कह दे रहा हँ।' यह बात असंदिग्ध रूपसे सिद्ध हो गई है कि श्री अब्दुल 
गनीने अँगूठेकों छाप दी है। उन्होंने सभासे इसको माफी माँगी और पश्चात्ताप प्रकट किया। 
उन्होंने कहा कि उनका इरादा अँगूठेकी छाप देनेका बिलकुल नहीं था, किन्तु आनेकी जल्दीमें 
डरके मारे ऐसा हो गया । फिरसे भूल' नहीं होगी, ऐसा कहा; और स्वयं संघर्ष चुस्त 
रहनेका वचन दिया तथा दूसरोंसे भी चुस्त' रहनेका अनुरोध किया । श्री अब्दुल गनीने ऐसा 
किया, इसलिए अब हममें से किसीको उनसे कुछ कहना नहीं है । में आशा करता हूँ कि 
उक्त महोदय अब हमेशा लड़ाईमें आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे तथा कौमकी सेवा करेंगे। 


अली इंसय 
श्री अली ईसपपर आज म्‌कदमा चला। उनपर पंजीयन रजिस्ट्रेशन न करानेका आरोप 
लगाया गया था। इस' मृकदमेमें श्री पोलक हाजिर थे । श्री अछी ईसपको सात दिनमें देश 
छोड़नेकी हिदायत की गई है। 


१, इस दस्तवेजपर १२ व्यक्तियनि सद्दी की थी ओर इसके < गवाह थे, जिनमें एक गांधीजी भी थे । 
२. देखिए “ जोह्ानिसबंगंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ १६ । 


४४ सम्पूण गांधी वाड्मय 
सूलजीमभाई़े पटेल 

श्री पठेल' शुक्रारकों छटनेवाले थे, इसलिए बहुत-से व्यक्ति उन्हें लेनेके लिए जेल 
तक गये। किन्तु तमों मालूम हुआ कि श्री पठेलकों देशसे बाहर निकाला जायेगा। उन्हें जेपी 
स्वेशनसे के जाया गया और वे शनिवारको चाल्तंटाउन पहुँचे । कुछ भारतीय उनसे मिलनेके 
लिए जमिस्टन गये थे। श्री' पटेलकी तबीयत अच्छी है और उवका साहस बरकरार है। वे 
थोड़ी ही अवधिमें वावस प्रवेश करेंगे तथा और जो कष्ट भोगना पड़ेगा उसे भोगेंगे। उनके' 
साथ पुलिसका बरताव ठीक रहा। 

सोराबजी ज्ञाषुरजी 

श्री सोराबजी शापुरजी यहाँसे बहुत साहसके साथ आज सवेरेकी गाड़ीसे जेल भोगनेके' 
लिए फोक्सरस्ट गये हैँ। उन्होंने साव॑जनिक सभामें ही बता दिया था कि चाहे जितनी सजा 
क्यों न हो, वे भोगनेके लिए तैयार हैं। उन्हें दुःख इतना ही रहा कि संघने उन्हें उनका हक 
होनेपर भी वेटालके' सेठोंते पहले जेल नहीं जाने दिया। श्री काछलिया, श्री अस्वात, श्री व्यास, 
श्री पोलक, श्री जीवनजी, श्री नायड, श्री गांवी आदि उनकी बिदाईके समय उपस्थित थे । 

श्री इब्राहीम उस्मान शुक्रवारकों यहाँ आ गये। श्री काछलिया इत्यादि उन्हें लेने 
गये थे। वे श्री काछलियाके' मेहमान हैं। 

नेटालके कैढ़ी 

श्री दाउद मुहम्मद तथा जो अन्य नेतागण जेलमें हैं, वे ह॒द कर रहे हैं। सरकार उनकी 
पूरी कस्तौठी करता चाहतों है, उनसे सख्त मेहनत लेतों है, उन्हे रास्तोंगर पत्थर तोड़नेके 
लिए बाहर निकालती है। वे इस कामको भी उत्साहसे करते हें। उनका यह सन्देश है कि 
जबतक निर्णय नहीं होता, तबतक वे जेलमें रहकर सारे कष्ट उठायेंगे। उन्हें सख्त मेहनतका 
काम दिया जाता है, किन्तु उससे में दुःखी नहीं हँ। यह सब हम भोगेंगे तभी हममें वास्तविक 
योग्यता आयेगी। सिपाहीका काम सारे कष्ट उठाना है। सत्याग्रहके सिपाह।के' लिए तो यही 
पाठ है, यही जप है। सच्ची छगन हो तो पत्थर तोड़ता भी सुखकर बन जाता है। 


सच्वमजीका पत्र 
श्री रस्तमजीने सजा मिलतनेके बाद निम्नलिखित पत्र भेजा है: 


आज हम चार आदमियोंको तीन-तीन महीनेकी सजा हुई है। इससे हम बहुत 
खुश हैँ। सबको हिम्मत बँधाइये। कोई किसी भी तरह न घबराये। यदि लोग हमारे 
कतेव्य-पालूवनकी क॒द्र करना चाहते हों तो सावंजनिक सभामें कहिए कि सभी भाई 
काफी पेसा इकठ्ठा करें। क्‍ 
ु सेठ जल्ढी कैसे छूटें ? 
प्रत्येक भारतीयके मनमें यह प्रश्न बसा हुआ है। जवाब सहज है: 
(१) [परवाना (लाइसेंस) हो तब भी] कोई परवानेसे व्यापार न करे। 


(२) परवाना न लिया जाये। 
(३) अवसर मिलते ही तुरन्त जेल-यात्रा की जाये। 


जोहानिसबगेकी चिट्टी ४५ 


(४) नेटालके' जिन भारतीयोंका [इस उपनिवेश्ों बसनेका] हक हम मानते हैं, वे नेटालमें 
दाखिल हों। 

(५) दाखिल होनेवाले भारतीय अँगूठेके' निशान कदापि न दें। 

(६) माल बेचा जाये तो उसको परवाह न करें। 


मानावमानका सवार 

देखता हूँ, जो छोग हमारी लड़ाईमें शामिल होनेके विचारसे द्वान्सवालमें प्रवेश करते 
है, उनमें से किसो-किसोंके सनमें अपने मानापम।नका विचार रह जाता है। यह अवसर 
मानापमानके विवारका नहीं है। सभा भारतीयोंको चाहिए कि वे मानकों ताकपर रखकर 
भारतके तेवककों हैसियतसे आयें। आदर-सत्कारका समय नहीं है। जो सेवा कर रहे हैं 
उनके पास' अवकाश नहीं है। श्री सोराबजं। आबे। उन्हें जितना मानव दिया जाता, कम था। 
किन्तु किसोंको अवकाश नहीं था। हमारे बच अब जेंछः जाना एक साधारण बात हो गई 
है। सभो सेवक हैं, फिर किसको मान दें ? अभी यह ऐसा ही कठित प्रसंग है और यदि 
ऐसा ही बना रहा, तो भी कोई हज नहीं है। 

हम सच्चे अथवा अच्छे आदमोको मान देते हैँ। यदि देखा जाये, तो वास्तवमें इसमें 
समाजको थोड़ो-बहुत होनता हो है, क्योंकि इसका मतरूब है, हममें अच्छे और सच्चे आदमी 
इतने कम है कि हम उनका धुम-धामसे स्वागत करते हैं। जिन वस्तुओंकी कमी होती है, 
उनका भाव बढ़ता है। यदि ऐसा अवसर आये कि समाजमें सभी अच्छे हो जायें, तो फिर 
भले ही किसी व्यक्तिको मान न दिया जाये, वह समाज संसारमें तो मान पायेगा ही। अंग्रेज 
किसी सामथ्यंवान आदमोपर लद॒टू हो जाते हैं। इसके दो अर्थ हैं --एक तो यह कि उनमें 
वास्तविक सामथ्यंको कमी हो गई है, दूसरा यह कि वे छोग शरीर-बलको बहुत महत्त्व देते हैँ । 

इसलिए हमारा फर्ज तो यह है कि सभी भारतीय अच्छे, सत्यवादी, धेयंवान, और स्वदेशा- 
भिमानी' देश-सेवक बनें। यदि ऐसा हो गया, तो मानापमानका प्रश्न नहीं बचेगा। मेरी 
किसीने कीमत नहीं की, ऐसा विचार भी मनमें नहीं आयेगा। कौमत तो इसीसमें हैँ 
कि जिस समय जो-कुछ मिले और जगतके रचयिताको जो-कुछ देना रुचे उसीमें सन्‍्तोष 
मानकर सत्कर्मोमें दिन गुजारे जायें। 

मंगलवार, [ सितम्बर १५, १९०८ | 
गलतफहमी 

श्री मुहम्मद खाँके श्री गांधीके कार्याल्यसे जानेके कारण कुछ लोग ऐसा समझ रहे 
हैं कि वे निःशुल्क सार्वजनिक कामसे पीछे हट गये। ऐसा समझता ठीक नहीं है। 
श्री मुहम्मद खाँने अवैत॒निक रूपसे भी रहनेकी बात की थी, किन्तु वेसा करनेकी जरूरत 
नहीं थी। उन्हें साधारण रूपसे कमाई करनेकी अच्छी सुविधा मिल रही थी, इसलिए 
श्री गांधीकी सलाहते वे गये हैं।' श्री डोरासामीकी अवैेतनिक मदद स्वीकार कर ली गई 
है, क्योंकि वे तो खालो बैठे थे। भारतीय ईमानदारीसे कमाये और धन-संचय करें, इसकी 
भी जरूरत है। सभी कमाना छोड़कर स्वयंसेवक नहीं बन सकते । श्री डोरासामीको जीविकाकी 
अन्य सुविधाएँ हैं, इसीलिए वे संघकी मदद कर सकते हैं। 


१, देखिए “ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी ”, पृष्ठ १६ । 


४६ सम्पूणे गांधी वाडप्य 
समितिकी बैठक 


ब्रिटिश भारतीय संघ ( ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन ) की समितिकी बैठक बुधवार 
तारीख ९ को हुई। उसमें श्री ईसप मियाँकी गैरहाजिरीमें श्री इब्राहीम कुवाड़ियाने अध्यक्षता 
की । इमाम अब्दुल कादिर बावजीर, श्री फंन्सी, श्री करोड़िया, श्री उमरजी, श्री छछीराम, 
श्री वी० जी० महाराज आदि हाजिर थे। चूँकि श्री गांधीने कार्याछझ्यका काम लगभग बन्द 
कर दिया है और श्री पोलक पूरी तरह सावंजनिक काममें गुथे हुए हैँ, इसलिए अगस्तसे 
उनका [ श्री पोलकका ] खच तथा कार्याक्षयका किराया संघने अपने ऊपर लेनेका निर्णय किया 
है। ऐसा करनेसे टाइपिस्ट आदिके ख्चके' अलावा फिलहाल संघका खच्च प्रति मास ३५ पौंड 
बढ़ गया है। श्री गांधीका सारा निजी खच श्री कैलेनबेैक उठाते हें। वे रहते भी उन्हींके 
साथ हूं। 

अहमढ़ इंसप दाउढ़ 


कुछ महीने पहले श्री अहमद ईसप दाउदपर बिना परवाने (लाइसेंस)के फेरी रूगानेका 
आरोप छरूगाया गया था। जब अदालतमें उनका नाम पुकारा गया, तब वे कहीं बाहर गये 
हुए थे, इसलिए मजिस्ट्रेटने उनकी जमानत रद कर दी। बादमें श्री अहमद आ पहुँचे, कि्तु 
मजिस्ट्रेटने अधिकार न होनके' कारण जमानतके अपने हुक्ममें फेरफार नहीं किया। इसलिए 
अटर्ती जनरलकों दरख्वास्त दी गईं। उन्होंने जमानत वापस करनेका हुक्म किया और मृकदमा 
चलानेकी आज्ञा दे दी। शनिवार (तारीख १२) को मुकदमा चला, किन्तु श्री कॉसने यह 
कहकर मुकदमा खारिज कर दिया कि श्री अहमद तो बिना परवानेके फेरी करते थे। 
मुकदमा प्रवाना न दिखानेके बारेम था, इसलिए वह छागू नहीं होता। इस' मकदमेमें कोई 
सार नहीं है। देखनेकी बात इतनी ही है कि श्री मुहम्मद दाउद जेल जाना चाहते थे। 
उन्होंने जेल जानेके लिए ऊपरकी कोशिश की, किन्तु सजा नहीं मिली। 


प्रियोररियाके मुकढ़से 


नगरपालिकाने शभ्रिटोरियाके प्रमुख श्री वली मुहम्मद बगस, श्री इस्माइल आडिया, 
श्री इस्माइल जुमा, श्री लाल्शाह वल्लकभदास' उफ मंगलभाई पटेल तथा एक चीनीपर बिना 
प्रवाना पंसारी (ग्रोसर) का व्यापार करनंकी बाबत मुकदमा चलाया है। उनके मकदमे आज 
हैं। इसके लिए श्री गांधी प्रिटोरिया गये हूँ। इनमें से कईके पास पूरे वर्षके' लिए सामान्य 
विक्रेता, परवाना है, किन्तु नगरपालिका उसके सिवा पंसारीके' कारोबारका परवाना माँगती है। 
पिछले छ: महीनोंके सामान्य विक्रेता परवाना तो इनमें से कईके पास थे, किन्तु अब वे अँगठेकी 
छाप देनेसे इनकार करते हूँ और इसीलिए उन्होंने परवाने नहीं लिये। इसमें बचाव-पक्षकी' 
ओरसे दलील यह दी जानेवाली है कि तगरपालिकाको पंसारीका परवाना माँगनेका हक ही 
नहीं है। नगरपालिकाकों दूसरे प्रकारका परवाना माँगनेंका हक है, किन्तु फिलहाल वह उनके 


१. पिछली बेठकमें इस विषयपर विचार-विमश स्थगित कर दिया गया था; देखिए « जोहानिसबर्गकी 
चिट्ठी ”, पृष्ठ १४-१५ । 

२. देखिए पिछला शीषक भी । 

३५ जनरल डील्से छाइसेन्स । 


जोहानिसबगंकी चिट्ठी ४७ 


नियमोंमे नहीं है। यदि यह दलील ठीक हो, तो मुकदमा खारिज हो जाता चाहिए। श्री वही 
मुहम्मद बगसके ऊपर दो सम्मन्स' हैं, क्योंकि उनकी दो दुकानें हैं। 


बुधवार, [ सितम्बर १६, १९०८] 


प्रिदोरियाके भारतीयोंका मुकदमा मेजर डिक्सनके सामने हुआ। श्री गांधी तथा 
श्री लिखटेस्टाइन उपस्थित थे। जिस दलीलका ऊपर जिक्र कर चुका हूँ, वह पेश की गई। 
मजिस्ट्रेट विचारमें पड़ गये, किन्तु उन्होंने निर्णय यही दिया कि नगरपालिकाको पंसारीका 
परवाना (ग्रोससे लाइसेंस) माँगनेका हक है। पहले श्री इस्माइल जुमाका मुकदमा हुआ। चूँकि 
उपर्युक्त दलील पेश की जा चुकी थी, इसलिए मजिस्ट्रेटका मत नरम पड़ गया। नगर- 
पालिकाका वकील भी बहुत जोरदार नहीं था, इसलिए भारतीयोंकी ओरसे गवाही नहीं दी 
गई। परिणामतः न्यायाधीशने पाँच शिलिंग जुर्माना अथवा तीत दिनकी सख्त कंदकी सजा 
दी। श्री इस्माइल जुमा तुरन्त ही इसे स्वीकर करके जेल चले गये। उसके बाद श्री वल्ली 
मुहम्मदके' दो मुकदमे हुए। उनका भी यही नतीजा हुआ। तत्पश्चात्‌ श्री आडियाकी बारी 
आई और उसके बाद लालशाह वल्लमदास उफ श्री मंगलदास' पटेलकी बारी आई। सभीकों 
यही सजा दी गई और सभी हँसते-हँसते जेल चले गये। सच कहें तो उन्हें केवछ एक ही 
दिनकी जेल हुई। मंगलवारको चार बजें गये थे। वह तो कुछ भी नहीं रहा। बुधवार पूरा 
दिन जेलमें रहकर गुरुवारकों सुबह बाहर आ जाना है। 

यद्यपि उक्त सज्जनोंकों जेलकी सजा हो गई है, फिर भी जो दलीछ' दी गई थी, उसके 
विषयमें अपील' करनेकी बात चल रही है; क्योंकि उसमें से कुछ फायदा निकलवेकी सम्भावना 
है। यदि पंसारीका परवाना लेना निश्चित ही हो, तो इस' प्रकार कुछ समय तक लोग उस 
परवानेसे मुक्त रह सकते है। यदि ऐसा हो सका तो दो काम निकलेंगे। हम जेल भी जा 
सकेंगे और फिलहाल कानूनका दिया हुआ एक बहाना हमारे हाथ आ जायेगा। श्री वल्ी 
मृहम्मद प्रिदोरियामें अध्यक्ष हैं। इसलिए यद्यपि उन्हें नाममात्रको ही जेलकी सजा मिली है, 
फिर भी यह साधारण बात नहीं है कि अध्यक्ष जेल भेजे गये। में श्री वली मुहम्मद और 
उसी प्रकार प्रिटोरियाके अन्य भाइयोंको भी मुबारकबादी देता हूँ। 


पाठकोंको याद होगा कि श्री इस्माइल जुमा अबतक दो बार जेछ जा चुके हें। यह 
तो अभी-अभीकी बात है कि श्री आडियाकों एक पॉौंडका जुर्माना हुआ था और उनका माल 
नीलाम किया गया था। 

दुःखकी बात यह' है कि उक्त सज्जनगण तो जेल गये, किन्तु! सम्मन्स निकलते ही कुछ 
अन्य भारतीय डर गये। उन्हें माछकी नीलामीका डर हुआ, इसलिए उन्होंने अँगूठेकी 
निशानी देकर तत्काल परवाने ले लिये। कहा जाता है कि ऐसे २० लोग हैं। ऐसी घटनाओंसे 
ही संघर्ष लम्बा होता जाता है। यदि सभी भारतीय हिम्मत रखें, तो हम थोड़े ही दिलोंमें 
नेठालके व्यापारियोंकों छुड़वा सकते हैँ। फिर, प्रिटोरियामें व्यापारियोंके सम्मानके लिए जब - 
दुकानें बन्द करनेकी बात चली, तब बहुतोंने दूकाने बन्द नहीं कीं। यह भी खराब बात' है; 
इसे स्वाथंयुक्त दृष्टि ही कहा जायेगा। जब भारतीय कौमके स्तम्भ कहे जावेवाले छोग जेल 


१. समन्स किन छोगोंके नाम निकाके गये थे, यह बात मूरूमें स्पष्ट नहीं हैं । 


८ सम्पूण गांधी वारूमव॑ 


गये, तब कुछ भारतीयोंसे एक दिनके लिए भी व्यापार बन्द करते नहीं बना। कहा जा सकता 
है कि अभी हम लोगोंकों बहुत-कुछ सोखना है। 
ऋ्गपंडॉयमें दो मद्रासों श्री संगरन और आइकट धोबी बिना परवाना काम करनेके 
अप्राबम पकड़े गये थे। उनपर मुकदमा चला। न्यायाधीशने उन्हें एक पौंड जुर्माना अथवा 
तीन दिनकी जेलकी सजा दी। उन्होंने जेल जाना कबूल किया। उनकी तरफसे पेरवी करनेके 
लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। वे अपनी इच्छासे ही जेल चले गये। 
इृबाहोीम उस्यान 
[श्री इब्राहीम उस्मान | पीट रिटीफ गये हैं, जहाँ उनको दूकान है। यदि कोई उन्हें 
गिरफ्तार करे, तो वे गिरफ्तारीके लिए तैयार हैं। 
नेंटालके कैहियोंका सन्देद 
श्री पोलक मंगरूवारकों श्री दाउद मुहम्मद आदिसे मिले थे। वे सब मजेमें हैं। 
श्री दाउद मुहम्मद तथा रुस्तमजीके बदनपर आते योग्य कपड़े जेलमें न होनेके' कारण उनके 
लिए खास कपड़े तैयार किये जा रहे हे । बाकी छोगोंको काम सौंप दिया गया है। सभीमें 
बहुत उत्साह और साहस है। वे आशा करते हें कि हम बाहरवाले लोग बराबर काम करते 
रहेंगे । 
[ गुजरातीसे | | 
इंडियन ओपिनियन, १९-९-१९०८ 


२०. भेंद : रायटरकी 


जोहानिसबर्ग 
सितम्बर १६, १९०८ 

आज रायटरके एक प्रतिनिधिन श्री गांधीसे भेंट की। श्री गांधीने उससे कहा कि भार- 
तीय एक ऐसा प्रवासी कानून स्वीकार करतेके लिए तैयार हैं, जिसमें किसी यूरोपीय भाषामों 
शिक्षा-परीक्षाकी व्यवस्था हो। यह परीक्षा कितनी कड़ी हो, इसका निर्णय वे जनरल 
स्मदसकी सर्जोपर छोड़ देनेको तैयार है। परन्तु जब एक बार कोई भारतीय उपनिवेशमें आ 
जाये, तब उसे कानूनी समानता मिलनी चाहिए। इसका अर्थ है कि १९०७ का कानून रद 
किया जाना चाहिए। श्री गांधीन कहा कि भारतीय इस बातसे इनकार करते हें कि वे शिक्षके 
. सम्बन्धर्म कोई नया महा उठा रहे हे । 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडिया, २५-९-१९०८ 


२१. पत्र: जेल-निदेशकको' 


| जोहानिसबर्ग ] 
सितम्बर १७, १९०८ 
जेल-निदेशक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


आपका इस महीनेकी १६ तारीखका क्वपा-पत्र, संख्या ६६७, मिला। मेरे संघको इस 
बातका अत्यन्त खेद है कि उसने जो मुद्दा उठाया है वह अभीतक गलत समझा जा रहा है। 

मेरा संघ यह जानता है और स्वीकार करता है कि स्वास्थ्यकी दृष्टिसे मक्‍कीका 
दलिया पूर्णतः: पौष्टिक आहार है; किन्तु मेरे संघने तो यह मुद्दा उठाया है कि आहार निधन 
वर्गके भारतीयों तक की आदतोंके अनुकूल नहीं है। मककीका दलिया भारतीयोंका राष्ट्रीय भोजन 
नहीं है। निःसन्देह आपको विदित है कि यद्यपि वह स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उपयुक्त है तथापि 
कीदियोंको उसके साथ हमेशा रोठी भी दी जाती है। रोटी निश्चय ही स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 
यूरोपीयोंके' लिए भारतीयोंकी अपेक्षा ज्यादा जरूरी नहीं है। आप यह भी जानते है कि वतनी 
कैदियोंको मक्‍्की दोपहरके भोजनम दी जाती है। यह भी स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उपयुक्त है; 
फिर भी समितिने, जो जानकारी उसके पास अवश्य रही होगी उसके' आधारपर, भारतीय 
बन्दियोंके दोपहरके भोजनमें मक्‍कीके' स्थानपर चावल रखा। भोजन-तालिका बनानेवाली 
समितिन जिस कारणसे प्रेरित होकर भारतीय बन्दियोंके' लिए दोपहरके' भोजनमें मक्‍कीके' 
स्थानपर चावल' निर्धारित किया, मेरा संघ उसी कारणसे नाश्तेमें मक्‍कीके दलियाके स्थानपर 
अन्य आहारकी माँग करता है। 

यदि भारतीय बन्दियोंकी भोजन-तालिकाके' खिलाफ अबतक शिकायत नहीं की गई, 
तो इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीय बन्दी बहुत कम रहे हैं। किन्तु इस समय शिकायत 
करना केवल इसलिए ही उचित नहीं है कि ट्रान्सवालकी जेलें भारतीयोंसे भरी हुई है, बल्कि 
इसलिए भो उचित है कि वस्तुत: ये भारतीय अपराधी नहीं हैं और मेरे संघके' विचारमें दक्षिण 
आफ्रिकाके' भारतीय समाजकी उच्चतम श्रेणीके' लोग हैं। 

यदि मेरे संघके' बार-बार किये गये निवेदनोंपर ध्यान नहीं दिया गया है तो इससे 
भारतीय समाज केवल यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि मेरे संघकी उचित प्रार्थना राजनीतिक 
कारणोंसे ठकराई जाती है, और इसका उद्देश्य भारतीय समाजको भूखा रखकर एक ऐसा 
कानून स्वीकार करनेके लिए मजबूर करना है जो उसे नापसन्द है। 


१. जेल-निदेशक : डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स । यह तथा १८ और २७ सितम्बरकों बेलू-निदेशककों ल्खि 
दो अन्य पत्र, २१ और २८ सितम्बरकों उपनिवेश-सचिवके नाम लिखे दो पत्रोंके ताथ, इंडियन ओपिनियनमें 
प्रकाशित किये गये ये । शीषेक था, “क्या भारतीय भूखों मारकर झुकाये जायेंगे? जेलकी मोजन-तालिकाकी 
फिरसे चर्बा ? । 


एड 


५० सम्पूणे गांधी वाढ्सय 


इसलिए में यह आशा करनेकी धृष्टता करता हूँ कि आप कृपया माँगी गई राहत देकर 


इस प्रकारके' किसी भी सन्‍्देहकों दूर कर देंगे। 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 


अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-१०-१९०८ 


२२. पत्र: स्टार को' 


[ जोहा निसबर्गं 
सितम्बर १७, १९०८ 
सेवाम 
सम्पादक 
स्टार 
महोदय, 


कदाचित्‌ आप मुझे यह कहनेकी अनुमति देंगे कि आप जो भारतीय दृष्टिकोणको छूगा- 
तार गलत रूपमें प्रस्तुत करते रहे हें वह, अब ऐसा प्रतीत होता है, अनजानमें होनेकी अपेक्षा 
जानबूझकर किया गया है। आप कहते हें कि में “किसी भी शैक्षणिक कसौटीको, चाहे वह 
कितनी ही कड़ी क्‍यों न हो, स्वीकार करनेके लिए तैयार हूँ, बशर्तें कि वह यूरोपीयों और 
एशियाइयोंपर निष्पक्ष ” भावसे लागू की जाये। में अवतक जो-कुछ कहता आया हूँ, यह उसके' 
बिल्कुल विपरीत है। मेरा कहना यह है कि कानूनमें एक सामान्य दौक्षणिक कसौटी हो; 
किन्तु अमलमें वह निष्पक्ष भावसे नहीं, बल्कि भेदभावके साथ लागू की जाये। कानूनमें मन्त्रीको 
अपनी विवेकबृद्धिका प्रयोग, जेसे चाहे वेसे, करनेका पूरा अधिकार है। यदि उसे विवेकबुद्धिके 


१० यद्द पत्र २६-९-१९०८ के इंडियन ओपिनियनमें “ श्री गांधीका उत्तर” शीषैकसे प्रकाशित किया 
गया था । सर्टारने इसपर सम्पादकोय टिप्पणीमें लिखा था: “, , . हम, . .आज सरबेरेके टाइग्सकी भोर ध्यान 
आकर्षित करते हैं ।. . . उसने निष्कषे निकाला है कि प्रमाण उपनिवेश-सचिवके पक्षमें है और वर्तमान झगड़ेकी 
जड़ यह है कि श्री गांधी. . . ऐसी रियायतें प्राप्त करना चाइते हैं जो गत जनवरीमें समझौता करते समय 
श्री स्मटसके खयालमें नढ्वीं थी । [ श्री गांधी ] किसी भी शेक्षणिक कर्तौटीको, चाहे वह कितनी ही कड़ी क्‍यों न हो, 
स्वीकार करनेके लिए तेयार हैं, बशतें कि वह यूरोपीयों और एशियाश्योंपर निष्पक्ष भावसे छागू की जाये । किन्तु 
उनका आग्रह यह है कि जिन छोगोंकोीं वर्तेमान कानून या नये प्रवासी प्रतिबनन्‍्धक अधिनियम (इमिग्रेशन 
रेस्टिक्शन ऐक्ट )के अन्तर्गत प्रविष्ट होने दिया जाये उनके साथ पूणे “समानता ” का बरताव किया जाये । यदि 
हम शैक्षणिक करप्तौटीको बहुत कठोर बना दें तो इसमें कई यूरोपीयोके न आ सकनेका अन्देशा है . . . यदि 
वर्तमान स्तरकों कायम रखें और १९०७ के एशियाई कानूनको रद कर दें तो हम उप्तसे असंख्य एशियाश्योंके लिए 
उपनिवेशके द्वार खोल देते हैं ।. . - समझौतेकी कोई गुंजाइश नहीं है, मुख्यतः [इसलिए कि] श्री गांधीको 
भेरजनक कानूतकी समस्त कब्पना दी अस्वीकार है |”? 


७२ सथूणे गांवी वाडसय 


हैं, बेईमानीका पक्ष ले रहे है। क्‍या में ऐसा ही एक अन्य उदाहरण दे सकता हूँ ? जनरल 
बोथाने वेरोनिगिंग (फ़ेनिखन) की सन्धिके सम्बन्धर्म वतनी शब्दकी व्याख्या यह की थी कि 
उसके' अन्तर्गत एशियाई भी आते हैं। लॉड मिलनर और सर रिचर्ड सॉलोमनने इसको गलत 
बताया, किन्तु जनरल बोथाने जो व्याख्या की थी उसको उन्होंने मान लिया; और उस 
व्याख्याके कारण ही आज एशियाई लोग नगरपालिका-मताधिकारसे वंचित हैं। फिर, जनरल 
बोथाने कहा कि लॉड किचनरने उनके लोगोंकों तत्काल स्वशासन प्रदान करनेका वचन दिया 
है। इस सम्बन्धमें भी अंग्रेजोंकी प्रतिष्ठाको बेदाग रखनेके लिए साम्राज्य-सरकारने उस 
वचनको उसो अथेमें स्वीकार कर लिया जिसमें जनरलू बोथाने उसे समझा था। क्‍या 
एशियाई कानूनकों रद करनेंके सम्बन्धर्में और ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धमें अंग्रेजोंकी प्रतिष्ठा 
या उपनिवेशकी प्रतिष्ठा अलूग-अरूग तरीकोंसे नापी जायेगी? 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे 
स्टार, १७-९-१९०८ 


२३. भेंट; स्टार ' को 


[ जोहानिसबर्ग 
सितम्बर १७, १९०८ | 


श्री गांधीने स्टार के प्रतिनिधिकों भेंटके दौरान कहा कि [अधिकारियोंने ] मेरे पुत्रको 
निर्वासित करके मेरे साथ कठोर बरताव किया है। में कल उससे मिलनेके लिए व्यग्न था और 
मेने उसके बारेमें सम्बन्धित अधिकारीकों अर्जी देकर पुछताछ की थी। अधिकारीने उस समय 
बताया कि अबतक उसे इस विषयमें कोई जानकारी नहीं सिल्ली है और सत्ताधारी उसके 
सम्बन्धर्म क्या कारंबाई करना चाहते हे, यह समाचार वह अगले दिन प्रातः देगा। आज प्रातः 
जब में जेल गया तब मुझे समाचार मिला कि हरिलालकों ७ बजे ले गये। 
श्री गांधीने कहा कि यदि सरकारकों मुझसे यह वचन लेना था कि किसी प्रकारका 
प्रदर्शत न किया जायेगा तो में उसको ऐसा वचन पहले दे चुका हूँ। में अब भी उसे वेसा 
बचन देनेके लिए तेयार था। हरिलाल जेपी स्देशनपर गाड़ीमें था; किन्तु गाड़ीकी खिड़कियाँ 
बन्द थीं, और वे जभिस्टनमें भी बन्द ही रखी गईं। लोगोंने खिड़कियोंकी दरारोंसे बातें कीं 
और ऐसा जान पड़ता था कि तमाशबीनोंको ये बातें बड़ी मजेदार लग रही हें। श्री गांधीने 
तार द्वारा अपने पुत्रकों सुचित किया है कि वे उपनिवेशर्म फिर शीक्र ही प्रवेश करें। यह 
तार उनको सीमापर मिल जायेगा।' 
[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-९-१९०८ 


१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३०५६-०७ । 

२. इरिछारू गांधी १७ सितम्बर, १९०८ को निर्वासित फिये गये थे । 

२. दरिलाल १९ सितम्बर, १९०८ को उपनिविशमें पुन: प्रविष्ट हुए और उनको २१ सितम्बर तक के लिए फिर 
जेल भेज दिया गया । २१ सितम्बरकों उनपर से मुकदमा उठा लिया गया । 


२४. पतन्न: जेल-निदेशककों 


[ जोहानिसबग्ग | 
न लक सितम्बर १८, १९०८ 
जेल-निदेशक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


भारतीय केदियोंक़ीं भोजन-तालिकाके सम्वन्धर्मों आपका तार संख्या ४५६ प्राप्त हुआ। 
यदि आप क्ृपापुवक छोटी और रूम्बी सजा पाये हुए भारतीय और अन्य कैदियोंके' लिए 
स्वीकृत तालिकाकी एक प्रति मेरे पास भेज देंगे तो मेरा संघ आभारी' होगा। 

इसके अतिरिक्त में आपका ध्यान इस' तथ्यकी ओर आक्षष्ट करना चाहता हूँ कि इस 
आन्दोलनके' सिलसिलेमें में स्वयं प्रिटोरिया जेलमें था और तब कौदियोंकों किसी खास प्रार्थनाके 
बिना घी मिलता था। मेते यह भी देखा कि भारतीय कैदियोंको, जो हमें प्रिटोरिया जेलमें 
मिले थे, घी मिलता था। जोहानिसबर्गंके कैदियोंका भी कहना है कि उन्हें प्रारम्भसे ही घी 
मिलता था और सब भारतीय कैदियोंको, जो एशियाई कानूनके अन्तर्गत मुकदमा आरम्भ 
होनेके समय जोहानिसबर्ग जेलमें थे, घी मिलता था। एक कैदीका कहता है कि उसने वास्तवमें 
वह छपी हुई तालिका पढ़ी थी जिसमें मकक्‍कीके दलिये और चर्बीकी जगह ४ ऑंस' चावल 
और १ ऑऔंस घी दिया जानेका उल्लेख था। मेरे संघका यह भी कहना है कि भोजन- 
तालिकाका, जो छपी हुई थी, जोहानिसबगर्मे जेलके अधिकारियों द्वारा इतनी कड़ाईसे पालन 
किया जाता था कि चीनी कौदियोंकों मक्कौीका दलिया और चर्बी दी जाती थी, क्‍योंकि वे 
चावलको उस तालिकामें शामिल नहीं किये गये थे जो भारतीय कैदियोंके लिए निश्चित की 
गई थी। इसलिए यदि आप क्ृपापू्वक जाँच करके आवश्यक राहुतके' लिए आज्ञा जारी करें 
तो मेरा संघ कृतज्ञ होगा। क्‍ 

में आपका ध्यान एक वार फिर इस तथ्यकी ओर दिलाता हें कि किसी मुसलमान या 
शाकाहारी हिन्दूके प्रति उसके भोजनमों पशुकी चर्बी शामिल करनेसे बड़ा कोई और अपराध 
नहीं हो सकता। में इतना और कहना चाहता हूँ कि हालमें ही जोहानिसबर्ग जेलसे रिहा 
होकर आये कैदियोंने मेरे संघको बताया है कि उन्हें अपनी चावलकी खुराकके' साथ १ औंस 
घी मिलता था। 

आपका आज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३--१०-१९०८ 


१, डायरेक्टर ऑफ़ प्रिजन्स । 
२. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १४३-४९ । 


२५. पत्र: स्टार को' 


जीहानिसबरग्ग , 
सितम्बर १८, १९०८ 
सेवार्मे 
सम्पादक 
“स्टार 
महोदय, 


मेरे इस कथनका कि शायद आपने मुझे जानबूझकर गलत रूपमें पेश किया है, आपने 
जोरसे खण्डन किया है; इससे मुझे प्रसन्नता हुई है। आपके इस खण्डनसे मुझे आशा होती 
है कि शायद में आपको अब भी यह विश्वास दिला सकता हूँ कि भारतीयोंकी माँग न्यायपूर्ण है । 
अब में मानता हूँ कि उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंके' लिए द्वार खुले रखनेमें आपको कोई 
एतराज नहीं है। यदि ऐसा हो तो सवाल “हाँ या ना ” का न होकर “कैसे ” का है। 

आप मेरे हलको यह कहकर अस्वीकार करते हैँ कि वह एक ऐसी “बेईमानी है जो 
राजनयिकोंके उपयुक्त नहीं है , और फिर भी संसार-भरके' राजनयिकोंने उसीका सहारा लिया 
है। शान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस' प्रिजवेशन ऐक्ट) की रूसे गवनरको अनुमतिपत्र (परमिट) 
जारी करनेके सम्बन्धमें पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। गोरे ब्रिटिश प्रजाजनोंको वह माँगनें-भरसे 
मिल जाता है; दूसरे यूरोपीयोंको उतनी आसानीसे तो नहीं, किन्तु बहुत कम कठिनाईसे 
प्राप्त हो जाता है; लेकिन ब्रिटिश भारतीयोंकों अत्यधिक कठिनाइयाँ झेलनेके बाद मिलता 
है। गवर्नरने भारतीयोंके सम्बन्धर्में उस अध्यादेशके' अमलकी गरजसे यहाँतक किया कि एक 
पृथक विभाग ही खोल दिया। इसमें अन्याय तो था, किन्तु बेईमानी नहीं थी; क्योंकि ऐसा 
खुलेआम किया गया था। गवरनरको विवेकाधिकार प्राप्त था और जैसा कि उन्होंने स्वयं 
कहा, उन्होंने प्रमुख समाजके' हितके लिए उसका इस' प्रकार पक्षपातपूर्ण उपयोग किया। यदि 
विभागमें कभी भ्रष्टाचार न रहा होता और वास्तविक शरणाश्ियोंके' दावोंके' सम्बन्धमें 
सदा ही अत्यधिक क्ृपणतासे काम न लिया गया होता तो भारतीय पक्षपातपूर्ण प्रशासनकी 
ओर अंगुली न उठाते। 

आपने जनरल स्मट्सपर शासन-सेवाके रिक्त स्थानोंपर बोअरोंकी नियुक्तित करनेके 
_सम्बन्धर्मं विवेकाधिकारके' अनुचित उपयोगका आरोप लगाया है; परन्तु यह राजनयिकोचित 
है अथवा नहीं, यह परिणामोंसे प्रकट होगा। 

नेटालमें शैक्षणिक कसौटीके सम्बन्धर्मों प्रवासी अधिकारी (इमिग्रेशन ऑफिसर ) को 
विवेकाधिकार प्राप्त है। में शपथपूर्वक कह सकता हूँ कि यूरोपीयोंकी तो परीक्षा ली ही 
नहीं जाती। भारतीयोंकी परीक्षा ली जाती है, और वह भी कड़ी। कुछ वर्ष पूर्व नेटालमें 


१. यह २६-९-१९०८ के इंडियन ओपिनियन में “ समाधान सम्भव ??, शीषेकसे प्रकाशित किया गया था । 
२. एशियाई कार्यात्य; यद्द १९०३ में बन्द कर दिया गया; देखिए खण्ड ४, पृष्ठ १७ 


ईसप मियाँ ओर उनके उत्तराधिकारी जज 


अब्दुल्ला ब्राउन नामक एक आयरिशकी परीक्षा ली गई थी, क्योंकि वह तुर्की टोपी पहने 
हुए था; परन्तु उसके अन्य गोरे साथी बिल्कुल छोड़ दिये गये थे । बादमें स्वर्गीय श्री एस्कम्ब 
और श्री ब्राउन इस' वातपर खूब हंसे। श्री ब्राउनको इस हास्यास्पद स्थितिका एहसास तो 
हुआ; किन्तु उन्होंने यह खयाल' नहीं किया कि परीक्षामें कुछ बेईमानी है। 

आज यही केपमें हो रहा है। 

तथ्य' यह है कि कानूनी असमानता एक सम्पूर्ण प्रजातिके लिए अपमानजनक होगी। 
प्रशासनिक भेदभावका मतलब होगा पूव॑ग्रहकों तरह देना और भारतीयों द्वारा उसकी स्वीकृतिका 
अर्थ होगा इस प्रकारके पूर्वग्रहकों उदारतापूर्वक और, में तो कहता हूँ, राजनयिकोचित 
मान्यता देता कहलायेगा। साथ ही इसका अर्थ इस तथ्यकों मान लेना भी होगा कि यदि 
हम इस' देशरमें रहना चाहते हें तो हमें यूरोपीय प्रजातियोंकी प्रधानताके सामने सिर 
झुकाना पड़ेगा। 

कुछ भी हो, यदि आप इस' बातसे सहमत' है कि मृदठी-भर सुशिक्षित एशियाइयोंको 
बिना अपमानित किये सुरक्षित रूपसे आने दिया जाये तो, निश्चय ही, सरकार और प्रगतिवादी 
दलकी सम्मिलित बुद्धिसे कोई ऐसा हल निकले बिना नहीं रह सकता, जो यूरोपीयों और 
भारतीयों, दोनोंको मान्य हो और जिससे एक ऐसी स्थिति समाप्त हो जाये जिसे साम्राज्यका 
कोई भी शुभेच्छ उदासीन भावसे नहीं देख सकता। 

आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
स्टार, १८--९-१९०८ 


२६. ईसप मियाँ और उनके उत्तराधिकारी 


ब्रिटिश भारतीय संघके' अध्यक्ष-पदसे श्री ईसप मियाँके त्यागपत्र दे देनेके कारण 
जोहानिसबगगं में हुई १० तारीखकी सावंजनिक सभा उल्लेखनीय थी।' बड़े ही कठिन अवसरपर 
श्री ईसप मियाँने संघकी पतवार अपने हाथ ली थी'। किसी कमजोर व्यक्तिके अध्यक्ष 
होनेसे भारतीय समाजपर महान संकट और स्वनाश आ सकता था। श्री ईसप मियाँ 
शक्तिशाली और दृढ़ सिद्ध हुए। स्थानीय सरकार जिन शैतानी ताकतोंकी प्रतिनिधि है, 
उनसे लड़नेके लिए उन्होंने पिछले वर्ष अपना कारोबार लगभग बन्द कर दिया। उन्होंने अपनी 
हजकी यात्रा तीसरी बार मुल्तवी की। उनकी पत्नीकी मृत्यु हो गईं; किन्तु उन्होंने पतवार 
हाथपे नहीं छोड़ी । सारा संसार जानता है कि उन्होंने सचाईकी खातिर अपने ही देशवासीके 
हाथों गहरी शारीरिक क्षति उठाई। पिछले जनवरी माहके समझौतेसे और नये पंजीयन 


१, अगस्त १९०४ में तीसरी बार डबेनके मुख्य नगर-न्यायाधीश और महापोर निर्वाचित; देखिए खण्ड ४, 
पृष्ठ १७५७-७८; उस बाजार-नोटिसके जन्मदाता जिसमें नेटलमें एशियाश्योंका व्यापार केवल बस्तियों तक सीमित 
कर देनेंका प्रस्ताव था । 

२, देखिए “ प्रस्ताव : सावजनिक समामें ” पृष्ठ ३२ । 

३. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २४३-४० ओर २४९ । 


धर सम्पूणे गांधी वाह्मय 


अधिनियम ( रजिस्ट्रेशन ऐक्ट ) के' पेश किये जानेसे उन्होंने यह दिखा दिया है कि अपने 
उद्देश्यमें दृढ़ विश्वास और साहससे क्या किया जा सकता है। श्री ईसप मियाँ केवल द्वान्स- 
वालके ही नहीं, बल्कि सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके धनन्‍्यवादके' पात्र हैं। उनका भार 
श्रो काछलियाके योग्य कन्धोंपर आ पड़ा है। श्री काछलिया भारतीय दलके' तपे हुए सैनिक 
हैं उन्होंने अपने ध्येयके लिए कारावास भोगा है। उन्होंने पूरे मनसे काम किया है और वे 
सदा श्री ईसप मियाँके योग्य सहयोगी रहे हेँं। सभी मानते हे कि श्री ईसप मि्याँका स्थान 
लेनेके लिए वे सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं । हम आशा करते है कि वे समाजकी 
अपेक्षाओंकों पूरा करेंगे। उनका काम बहुत कठिन है। भारतीय नौका अब भी तूफानी 
समुद्रमे फंसो हुई है। और उन्हें अपनी समस्त शक्ति, धर्य और शान्तिकी तथा जनसाधारणसे 
सुलूभ सारे सहयोगकी आवश्यकता होगी। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९--९-१९०८ 


२७. नेंठालका मामला 


नेटालके भारतीयोंको बहुत सोच-विचार कर चलना चाहिए। प्रार्थनापत्रों और सभाओंसे 
दिन बदलनेवाले नहीं हैं। प्रार्थनापत्रोंके पीछे बल होना चाहिए 

न्यूकेसलका परवाने (लाइसेंस)का मामला विचार करने योग्य है। उसके अनसार नगर- 
पालिकाओंको अमुक प्रकारके ही परवाने देनेका हक है।' उनमें से भिन्न प्रकारके परवाने 
सन्‌ १८९७ के कानून [१८]के अच्तगंत मिल सकते हैं। अब ऐसा कहा जा सकता है कि 
१८९७ का कानून नगरपालिकाओंकी सत्ता बढ़ा नहीं सकता । यानी, नगरपालिकाओंकी 
सत्ता कम हो गईं। इससे हमें कुछ सुविधाएँ मिल सकती हैं। 

इस' कारण नेटालकी सरकारने एक नया विधेयक (बिल) तैयार किया है, जिसका उद्देश्य 
न्यूकेसलके इस मुकदमे [ से प्राप्त लाभ | को धो डालना है। इसका कड़ा विरोध करनेकी 
आवश्यकता है। नेटालकी संसद तो [ हमारे | प्रा्थंतापत्रको रहीकी टोकरीमें फेंक देगी । बडी 
सरकार भी हमारी कुछ सुतेगी नहीं। यानी ऐसे दिन आये है कि एक तरफ काननके क्षेत्रमें 
शायद हम विजय मिले तो दूसरी तरफ संसद हमारी उस विजयपर पानी फेर दे। 

इसका एक ही इलाज है कि हमे अपने वलपर लड़ना चाहिए। यह बल है सत्याग्रह । 
नेटालके व्यापारियोंकों परवाना लिये बिना व्यापार करना चाहिए 


| गुजरातीसे ] 
इंडियव ओपिनियन, १९--९--१९०८ 


१. सन्‌ १८७० के अध्यादेश ३ के अन्तगेत । 
२. विक्रेता परवाना-कानून (डीलसे लाइसेसेज ऐक्ट ) । 
३. नये कानून बनाकर । 


२८. पत्र: अखबारोंकों" 


जोहानिसबर्ग 
सितम्बर १९, १९०८ 
सेवा 
सम्पादक 
महोदय, 


मेने जेल-निदेशककों एक पत्र लिखा है, जिसकी प्रति' प्रकाशनाथं आपकी सेवामें भेज 
रहा हूँं। ब्रिटिश भारतोय संघने स्वेच्छया कष्ट सहना तय किया है और ब्रिटिश भारतीयोंको 
भी वैसी ही सलाह दो है। लेकिन, में नहीं जानता कि साथके पत्रमें जिस बरतावका विवरण 
दिया हुआ है, वह उपनिवेशियोंकी मनुष्यताकों शोभा देता है या नहीं । हम नहीं चाहते 
कि हमारे साथ विशेष कैदियों-जेसा व्यवहार किया जाये, लेकिन इतना तो चाहते ही हैं 
कि इस प्रब॒द्ध देशमें ब्रिटिश भारतीय कैदियोंसे थोड़ी मानवताका बरताव हो। 


आपका, आदि, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
[अंग्रेजीसे | ब्रिटिश भारतीय संघ 
रंड डेली मेल, २१--९--१९०८ 
२९. पत्र: जेल-निदेशककों 
[ जोहानिसबग्ग ] 
सितम्बर १९, १९०८ 
जेल-निदेशक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


मेरे संघको सैयद अली नामक एक ब्रिटिश भारतीयका, जिन्होंने हालमें बॉक्सबगर्मे जेलकी 

सजा भगती है, गूजरातीमें लिखा पत्र मिला है। में नीचे इस पत्रके महत्त्वपूर्ण अंशका स्वतस्त्र 
अनुवाद दे रहा हूँ। यह पत्र इसी १७ तारीखको स्प्रिग्जसे लिखा गया है। 

में अपने और आपके बीच ईश्वरको साक्षी बनाकर यह लिखता हँ। १९ अगस्त, 

१९०८ को मजिस्ट्रेटने, परवाने (लाइसेंस)के' बिना व्यापार करनेके जुमंमें, मुझे १० [शि०] 


१. यद्द जेल-निदेशकके नाम लिखे गये पत्रके साथ प्रकाशित किया गया था; देखिए अयछा शीर्षक । रेंड डेली 
मेलने इसे “ जेलका जीवन : एक भारतीयकी शिक्रायत: काफिरोंसे भी बुरा बरताव ” शीषेकसे २१-९-१९०८ के 
अंकमें प्रकाशित किया था | पत्र-व्यवद्वार २६-९-१९०८ के इंडियन ओपिनियनमें भी छपा था । 

२, डायरेक्टर ऑफ़ भिन्‍न्‍स । 


प्श्ट 


सम्पूण गांधी वाढमय 


जुर्मानेकी अथवा सात दिनकी सख्त कैदकी सजा दी। मैंने कैदकी सजा मंजूर की। में 
जब जेलमें दाखिल हुआ तव एक काफिर मेरे पास आया और उसने मुझसे कपड़े 
उतारकर नंगा हो जानेके लिए कहा। मेने वैसा ही किया। उसके बाद मुझे उसी 
अवस्थामें कुछ दूर नंगे पैर चलाया गया और काफिरोंके साथ २५ मिनट तक ठंडे 
पानीमें खड़ा रखा गया। फिर मुझे बाहर निकाला गया और एक दफ्तरमें ले जाया 
गया। उसके बाद मुझे पहननेके लिए कुछ कपड़े तो दिये गये किन्तु चप्पलें नहीं दी 
गई। इसलिए मैंने जेलरसे चप्पलोंकी माँग की। पहले तो उसने इनकार कर दिया, 
पर बादमें मुझे फटी हुई चप्पलें दे दी गईं। मेने मोजे माँगे तो उससे मुझे गालियाँ 
दीं ( जो अनुवाद योग्य नहीं हैं )। मेने अपनी माँग फिर दुहराई तो उसने कहा, 
“ देखो, में तुम्हें कोड़ो लगाऊंगा।”” तब में डर गया और यदि में दुबारा बोलता तो 
उसने मुझे जरूर पीटा होता। 

अगस्त २० को मुझे पाखानेकी बाल्टियाँ ले जाने और खाली करनेका काम 
दिया गया। मेने जेलरसे इस कामके बारेमें शिकायत की तो मुझे ठोकरें और तमाचे 
मिले। फिर भी मेने अपनी शिकायत जारी रखी और कहा कि पत्थर तोड़नेका 
काम खुशीसे करूँगा, लेकिन मुझे इन वाल्टियोंको के जाने और खाली करनेके कामसे 
मुक्त कर दिया जाये। मुझे फिर ठोकरें मारी गईं। में लाचार हो गया और मुझे वे 
बाल्टियाँ ले जानी पड़ीं। 

दनिवार, २२ अगस्तको मुझे फिर करीब आधे घंटे तक' ठंडे पानीमें रखा गया। 
पानी बेहद ठंडा था। में काँप रहा था। ईश्वर ही जानता है, कितना ठंडा था वह। 
इसके बाद मुझे कुछ ज्वर हो आया। मेरे सीनेमें दर्द होने छगा। २५ तारीखको 
मुझे रिहा कर दिया गया। रिहा करते वक्‍त जेलरने मुझसे कहा, यदि तुम मरना चाहो 
तो फिर आ सकते हो।” मेने तुरत्त जवाब दिया, अच्छी बात है, यदि तुम मार 
सको तो मार डालूना। ” इसके बाद में ११ बजेकी गाड़ीसे स्प्रिज्ज लौट आया। और 
तभीसे में बोमार हूँ, मेरी छातीसे खून आता है और में डॉक्टरकी सलाहके अनुसार 
चल रहा हू। . . . 

मेरे साथ काफिर कैदियोंसे भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया। सौभाग्यसे में 
एक ही हिन्दुस्तानी था। ईश्वरकों धन्यवाद है कि में बच' गया। लोगोंपर मेरा जो भी 
पैसा निकलता था, वह सब डब गया है; लेकिन में उसकी परवाह नहीं करता। में 
आशा करता हूँ कि समाज अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा कर सकेगा। 


मेरा संघ नहीं जानता कि ऊपर दिया गया विवरण कहाँतक सही है; लेकिन मेरी नम्र 


रायमें, देखनेसे तो यही लगता है कि घटनाकी पूरी जाँच' वांछनीय है और मुझे इसमें कोई 
सन्‍्देह नहीं है कि आप जाँच करायेंगे ही। इस बीच में आपके द्वारा सरकारको यह सूचित 
कर देनेकी धृष्टता करता हूँ कि उपर्युक्त विवरणकों सच मानकर मेरे संघने यही सलाह दी 
है कि जिसे संघ नैतिक सिद्धान्त मानता है उसकी रक्षाके' लिए सारी कठिनाइयोंके बावजूद 
कष्ट सहना जारी रखा जाये। 


में इतता और कह दूँ कि उक्त पत्रका लेखक, जैसा कि उसके नामसे प्रकट है, 


पेगम्बरका सीधा वंशज है और जब मुसलमानोंको यह मालूम होगा कि बॉक्सबर्गं जेलमें ऐसे 


पत्र : जेल-निदेशकको ५९ 


व्यक्तिसे अत्यन्त गनन्‍्दा काम कराया गया है तब उनके मनमें जो कड़वाहट और नाराजी 
पदा होगी उसपर कुछ कहनेकी जरूरत नहीं । 
आपका आतज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे | 
रंड डेली मेल, २१-९-१९०८ 


३०. पत्र: डब्ल्य० हॉस्केलकों 


जोहानिसबर्ग 
सितम्बर १९, १९०८ 

श्री विलियम' हॉस्केन, संसंद-सदस्य' 
जोहानिसबर्ग 
प्रियः महोदय, 

एशियाई इस' समय जिस' भारी संघरं में रत हैं उसमें आप साम्राज्य-प्रेमी' तथा ईसाई 
सज्जन होनेके नाते जो क्ृपापूर्ण दिलचस्पी ले रहे हैं, उसके लिए हम, नीचे हस्ताक्षरवाले 
लोग, आपके बहुत आभारी हैं। 

आपने आज अपने कार्याल्यमें बुलाई गई बैठकों, जिसमें श्री' कार्टराइट, श्री पोलक तथा 
हम लोग उपस्थित थे, हमें बताया था कि एशियाई कौमें, जिनका अधिकांश भाग ब्रिटिश 
प्रजाजन हैँ, जो उत्पीड़न सह रही हैं उससे जनरल स्मठ्सको सचमुच दुःख है। हम इस भावनाकी 
सराहना करते हैं। आपने यह भी कहा था कि जनरल स्मट्सका खयाल है, उन्हें हमारी 
माँगको पूरा करनेमें कोई अपरिहाय कठिनाई न होगी । इसलिए हम निम्त निवेदन करते हे: 

जनरल स्मट्स तथा प्रगतिवादी विरोधी दलके नेताओंको यह वचन देना चाहिए कि 
संसदके' आगामी अधिवेशन एशियाई कानून रद कर दिया जायेगा और ब्रिटिश भारतीय 
संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) के द्वारा की गई प्रार्थनाके अनुसार उच्च शिक्षा-प्राप्त 
भारतीयोंका दर्जा सुरक्षित कर दिया जायेगा। 

जहाँतक दूसरे प्रश्नकी बात है अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके लिए, मानव लीजिए, वषमें 
केवल छः: ही ऐसे भारतीयोंको प्रवेश दिया गया तो भी हमे पूरा सन्‍्तोष हो जायेगा। इसलिए 
महत्त्वका मुद्दा तो यह है कि वे सामान्य शैक्षणिक कसौटीके' अन्तर्गत प्रवेश पानेमें समर्थ हों। 
किसी प्रकारका कानूनी भेदभाव नहीं होना चाहिए । यदि कानूनपर अमल इस' तरह किया जाये कि 


१. दक्षिण आफ़िकी व्यापार मण्डल संघ ( अधोसिएशन ऑफ़ चेम्बर ऑफ़ कॉमसे ऑफ़ साउथ आफ्रिका ) के 
भूतयूवे अध्यक्ष । दक्षिण आफ्रिक्राके त्रिदिश भारतीयोंके मामछेसे उनकी सद्दानुभूति थी। देखिए खण्ड ७, 
पृष्ठ १०८ और ४७३ ओर खण्ड ८, पृष्ठ २६ । 

२. टान्सवाल-संसदर्में एक राजनौतिक दल । 


६० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


केवल' उक्त संख्यामें ही प्रवेश मिल' सके तो भी हमें कोई आपत्ति न होगी। इस प्रकारके 
अमलके' लिए पूर्वोदाहरणका अभाव नहीं है। केप और नेटालमें आजकल ऐसा ही किया जा 
रहा है। हमारे विचारमें प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट ) के 
अन्तर्गत इस प्रकारका विवेकाधिकार दिया गया है। किन्तु यदि जनरल स्मद्सका खयाल 
दूसरा हो तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कानूनमे इस' प्रकारका संशोधन कर दिया 
जाये जिससे उन्हें अधिकसे-अधिक विवेकाधिकार मिल जाये। 

ये दो मुख्य प्रइन शेष हैं। वास्तवमे ये दोनों प्रश्न एक भी हैं, क्योंकि यदि १९०७का 
कानून २ रद कर दिया गया तो प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम उपनिवेश्षमें प्रवेश करनेवाले 
उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंके मार्गमें बाधक न होगा । हम इस प्रश्नको इसलिए अलग रखते हैं कि 
हम यह प्रकट करना चाहते हैँ कि प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके' अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओंसे 
अनुचित लाभ उठानेकी हमारी कोई इच्छा नहीं है, बल्कि हमने निहायत नेकनीयतीसे यह 
घोषणा की है कि हम उपनिवेशर्मं एशियाइयोंका अनियन्त्रित प्रवास नहीं चाहते। हम केवल 
इतना ही कहते हैँ कि यदि अधिवासी एशियाइयों (रेजिडेंट एशियाटिक्स) के साथ न्यायपूर्ण 
व्यवहार करना है और यदि सम्पूर्ण एशियाई राष्ट्रको अपमानित नहीं करना है, तो शिक्षित 
एशियाइयोंके' साथ सामान्य प्रवासी-कानूनके' अन्तर्गत व्यवहार किया जाये और उन्हें किसी 
पंजीयन अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) के नियन्त्रणमें आनेके' लिए विवश न किया जाये । 

दूसरे प्रश्न, अर्थात्‌ उन छोगोंकों पुनः पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्ठिफिकेट) प्रदान 
करना जिल्होंने उन्हें जला दिया है तथा श्री सोराबजीको बहालछ' करना, हमारे मतमें, प्रशासन- 

सम्बन्धी' छोटी बातें हैं, जो मुख्य मुद्देके हल हो जानेपर आसानीसे तय की जा सकती हैं। 

हम यह जिक्र कर दें कि जहाँ नया कानून, जिसपर हाल ही में सम्रादकी स्वीकृति 
मिली है, बहुत मृनासिब है, वहाँ उसमें एक या दो खामियाँ भी हैं। उदाहरणार्थ, उन लोगोंको, 
जो पहलेसे उपनिवेशर्मों हैं और जो वैध रूपसे उपनिवेश्मों प्रविष्ट' हुए हैँ, अपने दावोंके' 
सम्बन्धर्म ३ वर्षके अधिवासका प्रमाणपत्र पेश करनेके' लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
कुछ ऐसे लछोगोंको भी पंजीयन-प्रमाणपत्र उपलब्ध हो चुके हैँ, जिन्होंने ऐसे सबूत नहीं दिये 
हैं। यह भी महसूस किया जाता है कि यदि परवानों (लाइसेंस) के प्रार्थंनापत्रोंपर अँगूठेका 
निशान लगानेके' सम्बन्ध्मों अधिकसे-अधिक उदारता नहीं बरती जाती तो उस विशिष्ट 
खण्डसे अत्यधिक विक्षोभ उत्पन्न होगा। 

हम समझते हैँ कि जिस समझौतेकी बात चल रही' है उसका परिणाम यदि शुभ निकला 
तो समझौता होनेके' साथ-साथ ही वे लोग छोड़ दिये जायेंगे जो इस समय जेलकी सजा 
काट रहे हैं। 


१. एशियाई बेधीकरण पंजीयन कानून, १९०८ (एशियाटिक्स वेलिडेशन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८) । टान्सवाल 
संतदमें इस कानूनके विषेयक्रपर वहसमें भाग छेते हुए श्री हॉस्केनने कहा था कि यद्यपि मेरे खयालसे “ विधेयकर्में 
उठाये गये सब मुद्दोंकी व्यवस्था है?” और मुझे आशा है कि भारतीय छोग इसे स्वीकार कर लेंगे, फिर भी मेरा 
मतभेद एक बात --- शैक्षणिक कसोटी -- पर है। मेरे खयालते “ परम-गुरुओं या अन्य योग्य व्यक्तियोंकी निवासके 
अनुमतिपत्र न देना ” श्स विषेयककी ऐसी संकीण व्याख्या करना है कि में इससे सहमत नहीं हो सकता । बादमें 
जिन सद॒स्योंने श्री स्मट्सके एशियाई पंजीयन संशोधन विषेयक (एशियाटिक्स रजिस्ट्रेशन एमेंडमेंड बिक ) का 
समर्थन किया उनमें श्री हॉस्केन भी ये । 


पंत्र ; डब्ल्यू० हॉस्करेनको ६१ 
अन्तमें हम नम्नतापुवंक कहना चाहते हैँ कि सरकारकी अवज्ञा करनेका हमारा कोई 
इरादा नहीं है, और हम इस देशमें शान्ति एवं सम्मानके' साथ उपनिवेशके आम कानूनोंका 
पालन करते हुए रहना चाहते है । हमें बहुत हो अनिच्छासे किन्तु कतंव्यकी पुकारपर एशियाई 
कानूनका तोब्नरतम विरोध करना पड़ा है। हमें इस वक्‍त इसके कारणोंकी छानबीन करनेकी 
आवश्यकता नहीं। किन्तु हम निवेदन करते हैँ कि कानूनके' प्रति हमारे विरोधकों अवज्ञाके 
अथंर्मोें न लिया जाये। 
हम इतना और कहना चाहते हें कि उन नेताओंने, जो इस समय फोक्सरस्ट जेलमें हूँ 
और जो दक्षिग आफ्रिकाके भारतीय समाजके श्रेष्ठ लोगोंका प्रतिनिधित्व करते हैँ, सजा होनेके' 
बाद तुरन्त हमें सन्देश भेजा था कि वे अधिकसे-अधिक कष्ट उठानेके लिए तैयार हैं, किन्तु 
हम उनके कष्टोंकी कोई चिन्ता न करें और संघर्ष को तबतक जारी रखें जबतक हमें वह 
चीज हासिल न हो जाये, जिसके हम अपने-आपको समुचित अधिकारी मानते हैं। 
आपकी इच्छानुसार हम इस पत्रको अत्यन्त गोपनीय रखेंगे। आप हमें जो सन्देश भेजेंगे 
उसे भी ऐसा ही समझेंगे। 
आपने जो कृपापूर्ण दिलचस्पी ली है, उसके' लिए तथा जनरल स्मट्सने जो आश्वासन 
आपके द्वारा भेजे हें उनके लिए आपको पुनः धन्यवाद । 
आपके सच्चे, 
अ० मु० काछलिया 
ईसप इस्माइल मियाँ 
इमाम अ० का० बावजीर 
लिअंग क्विन 
सी० के० टी० नायडू 
फ्‌ किम्सन 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ४८७९) से। 


३१. पन्न: उपनिवेश-सचिवकों 


[ जोहानिसबर्ग | 
सितस्बर २१, १९०८ 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
प्रिटोरिया 


महोदय, 
में आपकी सेवामें इस पत्रके साथ जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स )को भेजे गये 


अपने पत्र' और उनके उत्तरकी नकलें भेज रहा हँ। यदि आप कृपया निदेशकको प्रेषित 
पत्रमें की गई प्रार्थता स्वीकार कर छेंगे तो मेरा संघ अनुगृहीत होगा। 


आपका, आदि, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-१०-१९०८ 


३२. जोहानिसबगंकी चिट्ठी" 
जेलके कष्ट 

यह साबित होता जा रहा है कि कष्टोंका प्याला हमें पूराका-पूरा पीना पड़ेगा। 
श्री सैयद अली बॉक्सबगंसे सात' दितकी सजा भोगकर आये है। वहाँ उन्हें असीम कष्ट था। 
उनको सख्त कैदकी सजा दी गई थी। उनसे टट्टीकी बाल्टियाँ उठवाई गईं, उन्हें बहुत देर तक 
ठंडे पानीमें रखा गया, ठोकरें मारी गईं। यह कष्ट कैसे सहा जा सकता है? श्री काछलियाने 
उनके बारेमें जेल-निदेशकको पत्र लिखा है। समय आनेपर सुनवाई होगी। किन्तु सुनवाई 
हो अथवा न हो, हम बाल्टियाँ भी उठायेंगे और ठोकरें भी खायेंगे, इसीमें हम अपना गौरव 
मानेंगे। जब हमें बाल्टियाँ उठाते हुए प्रसन्नता होगी, तभी हमारे बन्धन टूटेंगे, तभी माना 
जायेगा कि हमने सत्याग्रहको समझ लिया है। सत्याग्रहका अथ है, जिसे हम सत्य समझते 
हैँ उसे मरणपर्यन्त न छोड़ना, संत्यके' लिए चाहे जितनी तकलीफें उठानी' पड़ें, सब उठाना | कष्ट 
 किसीको नहीं पहुँचाना चाहिए, क्‍योंकि कष्ट पहुँचानेसे सत्यका उल्लंघन होता है । इतना 


१, देखिए “ पत्र: जेल-निदेशकको ?”, पृष्ठ ४९-५० । क्‍ 
२. गांधीजीने यह खरीता २० सितम्बरकों छिखना शुरू किया मोर २३ सितम्बरकों समाप्त किया । 
३. देखिए “ पत्र: जेल-निदेशककी ”, पृष्ठ ४९-५० । 


जोह्ानिसबगकी चिट्ठी ६३ 


सब सहनेकी शक्ति आ जाना ही सच्ची जीत है । यह भेद जान लछेनेके बाद, सरकार 
चाहे जितनी बाधाएँ उपस्थित करे, हम उनका प्रतिकार कर सकते हें। इसलिए, में आशा 
करता हूँ कि भारतीय श्री सैयद अछीके कष्ठोंसे घबरानेके बजाय आवश्यकता पड़नेपर जेल 
जानेके लिए आतुर रहेंगे। 

नेटालके कैदी 


अब नेठालके कैदियोंको सड़कोंपर पत्थर तोड़नेके लिए बाहर नहीं ले जाया जाता। 
इससे मझे तो निराशा हुई है। यदि उन्हें पत्थर तोड़नेका कष्ट | आगे भी | उठाना पड़ता, तो 
मक्ति जल्द मिलती | वे सन्देश भेजते रहते हे कि उनकी चिन्ता न की जाये। उन्हें चाहे जितनी 
कैद दी जाये, वे भोगनेके' लिए तैयार हु, और उससे प्रसन्न होंगे । हम उनका खयारू करके 
उतावलीमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए । उनके' लिए यही कहना उचित है; लेकिन 
हमारे लिए उचित यह है कि हम उन्हें जरूरतसे ज्यादा एक मिनट भी जेलमें न रहने दें, 
और उन्हें जल्दी मुक्त करानेके लिए, जैसे बने वैसे, दूसरे छोग अविलम्ब जेल जायें। 

अक्तूबरमें सच्चा अवसर 


जो लोग अपने बहादुर नेताओंकी मुक्ति चाहते हैं, उनका कतंव्य सीधा-साधा है। अक्तू- 
बरमें बहुत-से भारतीयोंके पानीकी परीक्षा हो जायेगी। सितम्बरके' अन्ततक अनक फरीवाछोंके 
परवानों (लाइसेंस )की' अवधि समाप्त होगी। फिर वे क्‍या करेंगे ? उनका कतव्य है कि यदि 
अँगठेके' निशान दिये बिना, माँगने-भरसे ही परवाने मिल जायें, तो भी वे तबतक परवाते 
न लें जबतक हमारी माँगें पूरी नहीं की जातीं, और बिना परवानोंके बेधड़क फरी लगायें। 
यदि ऐसा किया जायेगा तो यह सरकारकों सहन न होगा। निदान, उसे फेरीवालोंको जेल 
भेजना ही पड़ेगा । यदि फेरीवालोंने इतनी हिम्मत दिखाई तो मुक्ति शीघ्र ही मिलेगी 
बल्कि में तो दावेके' साथ कहता हाँ कि अक्तूबरके' मध्यतक हम निश्चिन्त होकर बंठनेकी 
स्थितिमें पहुँच जायेंगे, और जो लोग हमारे लिए जेल गये हूं उन्हें रिहा करा सकेंगे। 

फेरीवालोंका संघर्ष 

यह संघर्ष वास्तवमें व्यापारियोंके छिए है, और व्यापारियोंम भी फेरीवालोंके लिए 
फेरीवालोंकी मार्फत जीत भी जल्द हो सकती है। हम' इस देशम इस तरहका संघ करके यह 
सिद्ध कर दे सकते है कि फेरी लगानेमें अप्रतिष्ठाकी कोई बात नहीं है, उसमे गरीबी भले 
ही हो। लेकिन यह सोचकर कि गरीबीमें गौरव है, उन्हें अपना सिर ऊचा रखता चाहिए 
शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए, अपना रहन-सहन ऊंचा रखना चाहिए, और आपसभम कलह 
नहीं करना चाहिए। में चाहता हूँ, वे सच्चे अर्थ शिक्षित बनें। यह उनके हाथम है। 
दक्षिण आफ़िकामें उन्हें अभी बहुत-कुछ करना शेष है। में उन्हें तथा भारतीय समाजकों समझाना 
चाहता हूँ कि इस' संघ्षसे वे राजघरानोंकी-सी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हूँ। 


धरनेद्ाारोंकी आवश्यकता 


फेरीवालॉने जनवरीमें वीरता दिखाई थी। इस समय भी' उन्होंने वीरता दिखाई है। 
फिर भी हम अभी कायर हैं। हमपर नजर रखनेकी जरूरत हैं। इसमे अचरजकी कोई बात 
नहीं है। अतः, हरएक गाँवमें धरनेदार नियुक्त किये जाने चाहिए। उन्हें परवाना दफ्तर 


६४ सम्पूर्ण गांधी वाढ्मय 


(लाइसेंसिंग ऑफिस) की चौकसी करनी है और यह देखना है कि कोई भी व्यक्ति परवाना 
(लाइसेंस) लेने न जाये। इसे सम्भव करनेके' विचारसे हर जगह कौमी नेताओंको चौकसीके 
काममें जुट जाना चाहिए। यदि इतना हो जाये तो शायद ही कोई परवाना छेने जायेगा। 
धरनेढ़ारोंका कतेव्य द 

धरनेदारोंको यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्हें न किसीपर जबरदस्ती करनी है, 
और न किसीको धमकी देनी है। उन्हें अपनी छाठियाँ घरमें ही छोड़कर आना है। हमारी 
शक्ति तो हमारी जिह्नाम है। जिह्वाका उपयोग भी उचित हो। गाली-गलौज नहीं करना 
है। समझा-बुझाकर नम्रताके साथ प्रत्येक भारतीयको उसका कतंव्य बताया जाये। क्रगसंडॉपंका 
मामला याद रखें। हमें अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि कोई हमपर जोर-जब रदस्ती 
करनेका झूठा आरोप भी न लगा सके। 

जिनके पास पूरे वर्षके परवानें हें वे अपने परवानोंका उपयोग न करें, बल्कि उन्हें 
संघको सौंप दें। 

जो जेलकी जोखिम नहीं उठा सकते, उनके लिए तो अधिक अच्छा यही है कि वे 
कुछ दिन फेरी न लगायें। किन्तु परवाना लेने जाना तो बुरी बात है। 


फिर मद्रासी 


श्री चोकलिंगम' बिना परवाना व्यापार करनेके जुमंमें गिरफ्तार कर लिये गये थे। वे 
दशनिवारकों सात दिनकी कैदकी सजा भोगने जेल गये। उन्होंने जुर्माना देनेसे इनकार कर 
दिया था। श्री गॉडफ्रें उनकी पैरवी करने गये थे। 

श्री ईसपजी कानसियापर नया पंजीयन-प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन संटिफिकेट) न लेनेका 
आरोप था। उन्हें [उपनिवेश छोड़कर चले जानेके लिए| सात दिनका नोटिस मिला। 
उनका मुकदमा शतनिवारकों पेश हुआ। उसमें श्री गॉडफ्रे भी मौजूद थे। 


कैडियोंकी ख॒राक 

कैदियोंकी खुराकके बारेमें छिखा-पढ़ी अभी चल ही रही है । अभी पूपू | मकईके दलिये ] की 
शिकायत भी दूर नहीं हो पाई है । इसी बीच जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ़ प्रिज़न्स) लिखता 
है कि जनवरी महीनेमें भारतीय कैदियोंकों जो घी दिया जाता था, वह एक खास रियायत 
थी। धारामें घीकी इजाजत नहीं है। जोहानिसबर्ग [जेल |] में अब भी घी दिया जाता 
है, किन्तु फोक्सरस्टमें नहीं दिया जाता। इसीलिए यह सवाल उठा। श्री काछलियाने इस 
विषयमें एक कड़ा पत्र लिखा है, और इंग्लैंडको तार भी भेजे गय हैं। देखें, क्या होता है। 
खुराक अच्छी मिलती है अथवा नहीं, इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हममें एसा संकल्प 
होना चाहिए कि यदि सरकार यह जुल्म भी ढायेगी तो हम इसे भी बरदाइत करेंगे। 


इंसा हाजी सुमार 


स्टेंडटंनके पुराने व्यापारी श्री ईसा हाजी सुमार विलायत-भ्रमण करके वापस आ गये 
हैं। मुझे आशा है कि वे संघषमें पूरा भाग लेकर मदद पहुँचायेंगे। 


१. देखिए “ जोहानिसबगंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ १३-१४ । 
२. देखिए “पत्र: नेढ-निदेशककों ?, पृष्ठ ५३ । 


जोद्यनप्तबगंकी चिट्ठो ६5५ 


नया विधेयक 
नये विधेयकपर' सम्रादके हस्ताक्षर हो गये हेँ। यह कानून छाभदायक है। परल्तु, 
जबतक दो सवालोंका फेसला नहीं हो जाता तवतक, जिस प्रकार हमने काले कानूनके' अपमान 
नहीं सहे, उसी प्रकार हम नये कानूनका लाभ भी नहीं उठायेंगे। [इसके अतिरिक्त ] जिन्हें 
हमने जेल भेजा है, वे जबतक छूट नहीं जाते, तबतक हमें नये कानूनका छाभ अवश्य ही 
नहीं उठाना है। 


ञञाही मेहमान 
जोहानिसवर्गके श्री मगन जीवन, श्रों गुरुवाथन, श्री चेटी पराग--यें तीन भारतीय 
सात दिनोंकी कैदकी सजा भोगनेके' लिए आज जेल गये। वे परवानों (लाइसेंस) के बिना 
व्यापार कर रहे थे। इन सबकी पैरवी श्री जॉज गॉडफ़ेनें की। रूडीपूर्टसे समितिने तार 
दिया है कि श्री डाह्मा रघाकों भी बिता परवाना फेरी छगानेके जुमंगें सात दिनकी सजा 
दी गईं है। 
ढुःखका बात 
मुझे दुःखके साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सरकारने श्री मूलजीभाई पटेल तथा 
श्री हरिलाल गांधीपर से मुकदमा उठा लिया है। इन दोनों तरुणोंका दुभग्य है कि ये नेटालके 
बहादुर जेलियोंकी सेवार्मे उपस्थित नहीं हो सके। 
विज्ञेष हु:खकी बात 
मुझे समाचार मिला है कि श्री हसन मियाँनों डर्बंनसे जाते समय फोक्सरस्टमें अपने 
अँगूठेकी निशानी रलूगाई। ' 
आदइम महम्मद गृल 
| केपकी | ब्रिटिश भारतीय लीगके अध्यक्ष श्री आदम' मुहम्मद गृरः यहाँ आये हैं। 
उन्होंने अपना प्रमाणपत्र जलानेके लिए संघको सौंप दिया है। फोक्सरस्ट पहुँचनेपर पुलिसने 
उनसे अँगूठेका निशान नहीं माँगा, और यदि माँगा भी होता, तो वे देते नहीं। 


बवोलिम 


. श्री बेलिम क्रिश्चियानामें एक महीनेकी सख्त कैदकी सजा भोगनेके' बाद १९ तारीखको 
छट गये। उन्हें बधाईके तार मिले हैं। पाठकोंको याद होगा कि श्री बेलिमके' साझेदारको 
भी एक महीनेकी सजा हुई थी, इसलिए उन्होंने दृकान | का स्वामित्व | एक गोरेके' नाम करके 
उसे चलाया, किन्तु बन्द नहीं किया। 


१, एशियाई पंजीयन संशोधन विषेयक (एशियाटिविस रजिस्ट्रेशन अमेडमेंट बिल) । 

२, (क) एशियाई पंजीयन कानूनकों, जो १९०७ के कानून २के नामसे विदित है, रद न करना 
और (ख) सभी प्रजातियोपर लागू किसी एक सामान्य कानूनके अन्तगेत “उच्च शिक्षा-प्राप्त एशियाइ्यों ” के 
निरन्तर प्रवेश ओर अवासकी व्यवस्था करना । 

३. देखिए “सेंट : “स्टार ? को ”, पृष्ठ ५२; और खण्ड ८, पृष्ठ ४०१-०९ और ४२५९-३० भी । 

४, ईसप मियाँके पुत्र । 

है अल 


६६ सम्पूर्ण गांधी वाडमंय 


एक करुण फत्र 
“ कानूनके' कष्टोंसे पीड़ित एक गरीब भारतीय ” नामसे एक भारतीय लिखता है: 


अब यदि किसी तरह इस कानूनसम्बन्धी समस्थाका हल निकल आये तो हम 
जैसे-तैसे भारत पहुँच जायें, अन्यथा मृतप्राय ही हें। वर्तमान स्थितिमें अधिक कष्ट 
मध्यमवर्गीयोंकों है। बड़े-बड़े व्यापारियोंको, जो पूंजीवाले हें, उधार मिलना अभी बन्द 
नहीं हुआ है, किन्तु | मध्यमवर्गके व्यापारियोंको ] जो गोरे पहले दो-चार सौका माल 
मँगा देते थे, वे अब पाँच शिलिंगका माल देनेसे भी इनकार कर देते हैं। वे कहते 
हैं कि जबतक कानूनके सम्बन्धर्में समझौता नहीं हो जाता तबतक वे हमारे साथ 
व्यापार बन्द रखेंगे। ऐसी हालतमें यदि हम गरीबोंके' हितके' खयालसे किसी प्रकारका 
समझौता हो जाये, तो हमें जीवित रहनेका अवसर मिले। कृपया कुछ ऐसा उपाय 
करें जिससे हमें और अधिक कष्ट सहन न करने पड़े। 


इस पत्र-प्रेषकसे सहानुभूति हुए बिना नहीं रह सकती। फिर भी हमें कहना चाहिए 
कि ऐसा लिखना भूल है। यह मानना बिलकुल गलत है कि पूंजीदारोंकी कोई हानि नहीं है। 
बड़ोंकी बड़ी हानि हुई है और छोटोंकी छोटी। इसी प्रकार [इस संघर्षके] हर भारतीय 
सैनिकको हानि उठानी पड़ी है। यदि गोरे मार नहीं देते, तो [ लोग उनके पास न जायें; ] 
उनके कोई सुर्खाबके पर तो छगे नहीं हैं। हमें गोरोंके' द्वारा खड़े किये गये अड़ंगोंके' मुकाबलेके 
लिए तैयार रहना ही चाहिए। देशके लिए पैसेका नुकसान उठाने में दुःख नहीं मानना चाहिए। 
किन्तु इतना कहनेके बाद में स्वीकार करता हूँ कि ऊपरके पत्रमें जो विचार व्यक्त किया 
गया है, वह बहुत-से भारतीयोंका विचार है। संघर्ष इसी बातको ध्यानमें रखकर चलाया जा 
रहा है। समाज जितना बोझ उठा सकता है, नेता उसपर उतना ही बोझ डालनेकी तजवीज 
करते हैं। ऐसा सोचकर किसी' भी भारतीयको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 

कृगस डॉप 

क्रगसेडॉर्पके फेरीवालोंके विषयर्मों समाचारपत्रोंमें यह खबर प्रकाशित हुईं है कि वे फेरी 
लगानेके' लिए नहीं निकलते । इसपर श्री खुरशेदजी देसाई सूचित करते हैं कि यह खबर बिलकुल 
झूठी है। वहाँके भारतीय फेरीवाले बिना परवाना (लाइसेंस) अपना व्यापार कर रहे हैं। 


नये कानूनके विषयमें 


आजसे नया कानून लागू हो गया है । अब उसके अनुसार पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करानेके 
बारेमें नोटिस निकाला जायेगा। कहा जाता है कि नोटिसमें ३० नवम्बर तक की मीयाद' दी 
जायेगी। तबतक ट्रान्सवालमें रहनेवाले भारतीयोंकों अनुमतिपत्र (परमिट) ले लेने चाहिए। 
इस' विषयमों [ ध्यान देने योग्य बात' यह है कि |] जो लछोग अभी उपनिवेशसे बाहर हैं और 
जिनके पास' पीला अनुमतिपत्र नहीं है, उन्हें एक वर्षके भीतर प्राथनापत्र देना है। परन्तु, 
स्मरणीय है कि इन दोनों तरहके छोगोंको फिलहाल कुछ नहीं करना है। उतावलीकी जरूरत 
नहीं है। जबतक समझौता नहीं हो जाता, तबतक इस कानूनका लाभ लेना बिल्कूल मृनासिब 
नहीं है। इसके लिए अभीसे अनुमतिपत्र कार्यालयपर धरना देनेकी जरूरत' होगी। यदि ऐसा 
किया जाये और परवाने न लिये जायें, तो समाधान तुरन्त हो जायेगा। 


जोहानिसवर्गकी चिट्ठी ६७ 
उलजन 


द्रान्‍्सवाल लीडर मे प्रकाशित हुआ हूँ कि यदि प्रतिवर्ष केवल ६ शिक्षित भारतीय 
आ सकें, तो भारतीय तुष्ट हो जायेंगे। इसपर बहुत पूछताछ की जा रही है। कोई कहता 
है कि संबर्ष [ प्रतित्रय ] केवल छ: भारतीयोंके प्रवेशक्षे छिए किया जा रहा है; कोई कहता 
है कि यह तो विल्कुछ नई बात है। किन्तु यह गलतफहमी है। हमारी माँग यह है कि 
कमसे-कम' कानूनमें तो सभी शिक्षित लछोगोंको एक-सा हक हासिल होना चाहिए। हम कह 
चुके है कि [ सब प्रवासियोंके लिए | कानून एक ही हो, भले ही [अधिकारियोंकी इच्छानुसार | 
परीक्षा इतनी कठिन ली जाये कि एक भी भारतीय न आ सके। कहनेका अर्थ यह हुआ 
कि कानूनके मृताबिक शिक्षितोंकी जो परीक्षा ली जायेगी, उसमें यदि वे उत्तीर्ण हो जायेंगे 
तो प्रविष्ट हो सरकेंगे। फिर गोरोंकी सरल परीक्षा लें अथवा एकदम लें ही नहीं 
और भारतीयोंकी कठिन परीक्षा लें --- उसका विरोध नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा 
हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तब सवार उठता है कि इसमें फायदा क्‍या है? 
इसके उत्तरमें हम कह सकते है कि यदि एक सीमित संख्यामें भारतीयोंके प्रवेशकी अनुमति 
हो, तो भी कानूनमें प्रतिबन्धका कलंक हमारे लिए शोभनीय' नहीं है। किन्तु, यदि हमने 
इसी ढंगसे सोचा तब तो सम्भव है, एक भी भारतीय न आ पाये, इसके बदले छ:का आना 
तो निश्चित हो ही जाता है। हमारा संघष काननके अनुसार दरवाजा बन्द किया जानेके 
विरुद्ध है। यदि दरवाजा कानूनके अनुसार बन्द हो गया तब तो उसे खोलना मुश्किल होगा। 
किन्तु, यदि अधिकारी [ एशियाइयोंको ] मात्र परीक्षाम्में अनृत्ती्णं करके दरवाजा बन्द रखें 
तो उसका उपाय किया जा सकता है। नेटाल और केपमें कानून ऐसा ही है। वहाँ गोरोंकी 
परीक्षा नहीं ली जाती, किन्तु भारतीयोंकी परीक्षा प्रतिवर्ष कठिन होती जाती है। आस्ट्रे- 
लियामें ऐसा कानून अब भी है, फिर भी वहाँ सेकड़ों गोरे प्रविष्ट होते है । किन्तु भारतीयोंकी 
परीक्षा इतनी कठिन लकी जाती है कि वहाँ अबतक एक भी भारतीय प्रवेश नहीं पा 
सका है। किन्तु जब आस्ट्रेलियाके लोगोंका भ्रम मिट जायेगा अथवा अधिकारी अच्छे होंगे 
तब वे भारतीयोंकों उचित परीक्षा लेकर प्रविष्ट होने देंगे। इसलिए जो छः भारतीयोंके 
प्रवेशकी बात कही गई है, वह उपनिवेशके छोगोंको संतोष देने और भारतीय समाजके 
रुखका औचित्य बतानेके लिए कही गई है। कानून एक, पर उसका प्रशासन अलग-अलग 
-- यह हुआ उपर्युक्त माँगका अर्थ । इस प्रकार इस माँगर्मे और जो माँग साव॑ंजनिक सभासें 
की गईं थी तथा जिसे श्री स्मट्सने अल्टिमेट्मा [ अन्तिम चेतावनी ] कहा था, उसमें कोई 
अन्तर नहीं है। 


१, घितम्बर १२के द्भान्सवारू वीकछी इलस्ट्रेटेडमें प्रकाशित हुआ था कि “, . . श्री गांचीने कहा 
है, यदि सरकार प्रतिवषषे छः शिक्षित भारतीयोंकों -- अधिकरको नहीं -- प्रवेश करनेकी अनुमति दे देगी तो, 
जहाँतक मामलेके इस हिस्सेका सम्बन्ध है, स्वयं वे और उनका समाज सन्‍्तोष करनेके लिए ववनबद्ध हो 
जायेंगे । . . « यदि प्रतिवर्ष पूरे छःके-छः व्यक्ति भी आ जायें, तो भी उस्त सयानक आक्रमणसे ट्रन्सवाल बर्बाद 
हो जायेगा, इसमें हमें उन्देद् है । एशियाई छोगोंके प्रवातके सम्बन्धमें हृदबन्दीके इस सिद्धान्तकों साम्राज्यके प्रायः 
सभी सदस्य मानते हैं ।” देखिए “ पत्र: दॉस्केनको ”, पृष्ठ ५९-६१ भी । 

२. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४०६६-५९ । 


समरूणे गांधी वाड्मय 


चीनियोंकी ओऔरसे मढ़ढ़ 
श्री कविनने चौती संघकी ओरसे लन्दनकी [द० आ० बि० भा० | समितिको' भेजनेके 
लिए ५० पौंड दिये हैं। पाठकोंको याद होगा कि पहले भी चीनी-संघकी ओरसे इतनी ही 
रकम श्री रिचको भेंट की गई थी। श्री अस्वातकी ओरसे जो मामला सर्वोच्च न्‍्यायारुयम 
चलाया गया था, उसके खचेमें भी चीनी-संघने सहायता दी थी। 
कांग्रेसकी औओरसे मढ़ढ 
[ भारतीय राष्ट्रीय ] कांग्रेसका तार आया है कि उसने लत्दनकी [द० आ० बत्रि० 
भा०] समितिको तारसे १०० पौंड भेजे है। यह पहले ही हो जाना था। अब भी ठीक 


समयपर ही हुआ है । 


६८ 


बुधवार [ सितम्बर २३, १९०८ | 


फोक्सरस्टके कैढ़ी 
हरिलाल गांधी फोक्सरस्ट जेलसे छटकर आ गये हैँं। वे [ जेलमें | नेटालवासियोंके साथ 
तीन रात रहे। वे खबर लाये हैं कि कैदियोंका स्वास्थ्य अच्छा है। उन्हें जो भी काम सौंपा 
जाता है, उसे वे बड़ी खुशीसे करते हें। अब वे [सड़कपर पत्थर तोड़नेके लिए | बाहर नहीं 
भेजे जाते; बल्कि उन्हें जेलके भीतर ही बगीचा आदि साफ करनेका काम दिया जाता है। वे 
“विक्रम जैसो पर-दुःखभंजन रुस्तम एक भयो है, यह गीत गाते हुए मस्त रहते हैं। 


नये कानूनके अन्त्गत विनियम 
नये काननके अन्तगंत विनियम (रेगुलेशन्स) प्रकाशित किये जा चुके हैं। इनका विवेचन 
अगले हफ्ते किया जायेगा। फिलहाल तो इतना ही कहता हुँ कि पहले विनियमोंके मुकाबले 
ये विनियम बहुत अच्छे हैं। फिर भी उनमें कुछ खामियाँ हँँ। इनका निराकरण जब समझौता 
होगा, तभी किया जा सकेगा। किल्तु में आशा करता हूं कि प्रत्येक भारतीय धीरज रखेंगा। 
किसीको भी उतावलीमें अर्जी देनेकी जरूरत नहीं है। 
तमिलोंका कास 
मद्रासियोंका काम अत्यन्त अच्छा है। इतना ही नहीं कि वे जेरू जाते रहते हें, 
बल्कि वे पैसे इकटके करनेमें भी नहीं चूकते। उन्होंने संघको ८२ पौंड १ शिकिगका चेक 
दिया है। इस प्रकार हम देखते हैँ कि जो जेल जाते हैं, वे उदारतासे पेसे भी देते हैं। 
जो एक दिशामें शक्ति लगाते हैं, वे सभी दिशाओंमें शक्ति लूगा सकते हैं। 
इंसप इस्माइल बेलिम 
श्री बेलिम क्रिश्चियानासे लिखते हे कि जेलमे पहले हफ्ते उन्हें भोजन बनानेका कास 
दिया गया, दूसरे हफ्ते फुटकर काम दिया गया और अन्तिम हफ्तेमं बाहर सड़कपर काममें 


१, दक्षिण आकफ्रिका जिटिश भारतीय समिति ( साउथ आफ़रिका बिटिश इंडियन कमिटी ) । 
२. खेच्छया पंजीयन ( वॉल्टरी रजिस्ट्रेशन ) के कागजात लोटनेके सम्बन्धमें । 
३० मूल गुजराती इस प्रकार दे: 
४ विक्रम जेबी पर-दुःखर्मंजन रुस्तम एक थनारो ” । 
यहाँ “ रुस्तम ” शब्द स्पष्टत: पारसी रुस्तमजीके छिए प्रयुक्त हुआ हैं । 
४. वे सितम्बर १९ को छोड़ दिये गये थे । देखिए पृष्ठ ६० । 


जोह्ानिसब गेकी चिट्ठी ६९ 


लगाया गया। भोजन दूसरी जगहों-जेसा ही था। तकलीफ उन्हें सिफे इस बातसे हुई कि 
खाना खाते समय दोपी उतरवा ली जाती थी। वे लिखते हैं कि मेने स्वदेशके लिए कष्ट 
उठाकर मात्र अपना कतंव्य ही निभाया है; यदि फिर कष्ट उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए 
भी तेयार हूँ। 
समझौता ? 

समझौतेकी बात भी श्री हॉस्केनने चलाई थी। उनके साथ श्री स्मदसकी बातचीत हुई। 
इसके बाद उन्होंने काछलिया, श्री इमाम अब्दुल कादिर बावजीर, श्री क्विन, श्री किन्सन, 
श्री नायडू और श्री गांधीकों [ विचाराथ | बुलाया। उन्होंने श्री कार्टराइट तथा श्री डेविड 
पोलकको भी बुलाया। अन्तमें इन सबने श्री हॉस्केनके नाम एक पत्र! लिखकर सार्वजनिक 
सभामें को गई मूल माँगोंको फिर दुहराया। श्री हॉस्केनने यह पत्र श्री स्मट्सकों भेज दिया। 
आज श्री स्मट्सका जवाब आया है। उसमें वे लिखते हैं कि माँगें तो पहले-जैसी ही हें और 
इसलिए स्वीकृत नहीं की जा सकतीं। इसमें निराश होनेकी कोई बात नहीं है। जनरल 
स्मट्सको ठोंक-बजाकर यह देख लेनेका अधिकार है कि हम नये कानूनको मानते हैं या नहीं | 
समझौता तभी होगा जब हम इस' परीक्षामें उतीर्ण होंगे और भगवा पहनकर फकीर बननेके 
लिए तंयार हो जायेंगे । 


विलायतके समाचारपत्र 


विलायतके समाचारपत्र हमें सलाह दिया करते हैँ कि अब हमें चुप बैठ जाना चाहिए, 
आपत्ति नहीं करनी चाहिए और कानूनकों स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सीख तो बड़ी 
समझदारीकी है, किन्तु मान्य करने योग्य नहीं है। इसको मान्य करनेकी आवश्यकता 
भी नहीं है। इस तरहकी बातें पहले भी कही जा चुकी हैँ। हमारा कतंव्य एक ही है: 
हमारी माँग उचित है, इसलिए जबतक वह स्वीकार नहीं की जाती तबतक हमें जूझते रहना 
है, नये कानूनका लाभ नहीं उठाना है, और जेलोंकों भर देना है। 

कली सुहम्मद 

श्री वल्ी मुहम्मद प्रिटोरियाकी जेलमें पाँच दिन गुजारकर धूम-धामसे बाहर आ गये हैं। 
उन्होंने बताया है कि जेलमें पृूष्‌ [ मकईका दलिया | दिया गया, किन्तु उसे चर्बी मिला हुआ 
होनेके भयसे किसीने नहीं खाया। सारे कैदियोंको एक कतारमें खड़ा कर दिया गया। श्री 
इस्माइल जुमा उसमें शामिल न हुए, इसलिए उन्हें ठोकरें मारी गईं। जब गवनरके सामने यह 
शिकायत करनेका वक्‍त आया तब मुख्य वार्डरने शिकायत नहीं करने दी। अस्पतालूमें जमीन 
धोने, कचरेकी बाल्टियाँ उठाने और कपड़ा घोनेका काम कराया जाता था। ऐसे कष्ट होनेपर 
भी प्रत्येक भारतीयको जेल जानेके लिए तत्पर रहना है। प्रिटोरियाके भारतीय कीदियोंने 
देशके लिए जेल जाकर दुःख उठाये, इसके लिए में उन्हें बधाई देता हूँ। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २६-९--१९०८ 


१, देखिए “पत्र: डब्ल्यू० द्योस्केनक्रो ”, पृष्ठ ५९-६१ । 


[ जोहानिसबर्ग | 
सितम्बर २४, १९०८ 
जेल-निदेशक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


मेरे इसी २१ तारीखके पत्रके उत्तरमें आपका २३ तारीखका पत्र, संख्या १०७७/०८/ 
८३५, मिला । उसकी प्राप्ति सादर स्वोकार करता हूँ । शिकायतके सम्बन्धर्म आपने जो 
जाँच की है उसके लिए धन्यवाद स्वीकार करें । 

अब में शिकायत करनेवाले व्यक्तिका हलफिया बयान पत्रके साथ भेज रहा हूँ । जैसा कि 
आप देखेंगे, वह अपने बयानपर कायम है। उसके लिए गवाह पेश करना निस्सन्देह अत्यन्त कठिन 
है; किन्तु वह जबसे रिहा किया गया है तबसे निमोनियासे पीड़ित है। इससे प्रकट होता है कि 
उसको यह बीमारी अवश्य ही जेलमें हुई होगी। मेरा और कई ब्रिटिश भारतीयोंका भी, जो 
अभी हाल हो कद भुगतकर आये हैं, यह अनुभव है कि गवने रसे शिकायत करना आसान 
बात नहीं है, क्योंकि' एक तो कंदी बहुत भयभीत रहते है, और दूसरे, उनको अंग्रेजी या तो 
आती नहीं, या काफो नहीं आती। शिकायत करनेवाले व्यक्तिका कहना है कि यदि कोई 
सरकारी या सावंजनिक जाँच की जाये तो वह उसमें पेश होने और गवाही देनेके लिए 
बिल्कुल तैयार है। 

आपका आज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३--१०--१९०८ 


१. जेल-निदेशक (डायरव्टर ऑफ प्रिजन्स) के नाम लिखा यह पत्र इंडियन ओपिनियनके ३-१०-१९०८ के 
अंकमें “ दुःखननक आरोप $ जाँचक्री आवश्यकता ? शीषेकसे प्रकाशित फिया गया था । 
२. पैयद अलीका हल्फनामा, जो यहाँ नहीं दिया जा रहा है; देखिए “ पत्र : जेल-निदेशकको , पृष्ठ ५७-७९ । 


३४. पत्र: जेल-निदेशकको 


[ जोहानिसबर्ग ] 
सितम्बर २५, १९०८ 
जेल-निदेशक 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


ट्रान्सवालकी जेलोंमें भारतीय कैदियोंके लिए जो भोजन-तालिका लागू है, उससे सम्बन्धित 
प्रश्तके बारेमें आपका इसी २४ तारीखका पत्र मिला। 

यह बात मुझे प्रथम बार मालूम हुई कि सारे द्वान्सवालमें बजाय एक भोजन-तालिका 
होनेके, जैसा कि मेरे संघका अनुमान था, अनेक भोजन-तालिकाएँ लागू हैं, जो विभिन्न जेलोंमें 
एक-दूसरीसे भिन्न हैं। मेरे संघको राय है कि भेदभावके इस सिद्धान्तसे उन लोगोंपर बड़े 
कष्ट आते हैं जिनके विरुद्ध भेदभाव किया जाता है और यदि आप मेरे संघको यह बतायेंगे तो 
प्रसन्नता होगी कि क्‍या सारे ट्रान्सवालमें भारतीय कंदियोंके लिए एक नियत भोजन-तालिका 
निश्चित करनेका सरकारका इरादा है। और यह प्रश्न खुराककी स्वल्पताके प्रइनसे, जिसका 
उदाहरण जोहानिसबर्गमें मिलता है, और जिसकी ओर मेरा संघ बार-बार ध्यान आकर्षित 
कर चुका है, बिलकुल अलग है। 

इस' कथनके विरुद्ध कि घीका दिया जाना एक कृपाका कायय है और खूराक-सम्बन्धी 
नियमका विषय नहीं, में फिर आपत्ति प्रकट करता हूँ, क्योंकि में इस' तथ्यकों जानता हूँ कि गत 
जनवरीमें जोहानिसबगंकी जेलमें छपी हुईं भोजन-तालिकामोें घी सम्मिलित था। भारतीय 
कैदियोंके सम्बन्धमें, जहाँ नियमोंमें चर्बी देनेकों व्यवस्था है वहाँ चर्बी खानेमें भारतीयोंकी 
धामिक आपत्तिको देखते हुए, क्‍या अधिकारियोंका इरादा चर्बीके बजाय अन्ततः घो देनेका 
है, यह सूचित करें तो मेरे संघको प्रसच्चता होगी। 

आपके जिस' पत्रका उत्तर दे रहा हो उससे इन सन्देहोंकी पुष्टि होती है कि सरकार 
भारतीयोंको एक ऐसा भोजन, जिसके वे जीवनमें बिल्कुल अभ्यस्त नहीं रहे, स्वीकार 
करनेके लिए बाध्य करके उन्हें भूखों मारकर उनसे आत्मसमपंण' कराना चाहती है । मेरे 
संघको यह देखकर दुःख होता है। 

आपका अआज्नाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३--१०-१९०८ 


३५. नेटाल कंसे सहायता कर सकता है 


द्ान्सवालकी छड़ाईमें नेटालने गत वर्ष भारी सहायता की थी। इस बार तो हद 
कर दी है। नेटालके प्रमुख और शिक्षित भारतीय जेलमें जा बठे हैं। 

किन्तु ऐसा होनेसे नेटालका इस आन्दोलनसे गहरा सम्बन्ध हो गया है। अब इसपर 
भी ट्रान्सवालके समान ही बोझा आ पड़ा है। नेटालके बन्दियोंको शीघ्रतासे बन्चन-मुक्त 
करवाना जितना टद्वरान्सवालका कतंव्य है, उतना ही नेटालका भी हो गया है। द्रान्सवालका 
जो कतंव्य है, वह हमारी जोहानिसबर्गकी चिंट्ठीमें! बताया गया है। इसलिए अब नेटालका 
विचार करें। 

तनेटालका एक कतंव्य तो यह है कि वह छन्दनकी [द० आ० ब्रि० भा० |] समितिका' 
खच्चे चलानेके लिए नियमित रूपसे पंसे भेजता रहे। इस' उद्देश्यकी पूतिके लिए शीघ्रतासे 
चन्दा इकट्ठा किया जाना चाहिए। यह सन्‍्तोषकी बात है कि यह काये आरम्भ कर 
दिया गया है।' 

दूसरा कर्तव्य यह है कि दूसरे नेता, जो द्वान्सवालके अधिवासी रह चुके हैं, और 
बेरिस्टर, डॉक्टर आदि उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय ट्रान्सवालमें प्रवेश करें और श्री दाउद 
मुहम्मदका साथ दें। फिर, जिनके पास' ३ पौंडी पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) 
या अनुमतिपत्र (परमिट) हैं उनको द्वान्सवाल भेजा जाये। इनमें से कोई भी सीमापर अपने 
अँगूठेकी छाप न दें और इस' प्रकार वे [ भारतीयोंके | उचित अधिकारोंकी प्राप्तिके लिए 
जेलोंको भर दें। यदि इस उपायका अवलरूम्बन किया जाये तो कुछ ही दिनोंमें संघर्षका 
अन्त हो जायेगा, और बहुत-से भारतीय अपने समाजमें आई हुई नई शक्तिकी परीक्षा 
कर सकेंगे । 

ऐसा करनेसे निस्सन्देह नेटालका बहुत लाभ होगा। उसे अभी बहुत मोर्चे लेने हैँ। उसे 
व्यापारिक कानूनको रद कराना है, गिरमिटियोंके दुःखोंका अन्त कराना है और अत्याचारपूर्ण 
३ पौंडी करको समाप्त कराना है। यदि इस' सब कार्यमें बहुत-से नेता अपनी नई शक्तिकी 
आजमाइश करेंगे तो वह भविष्यमें बहुत काम आयेगी । जब गोरे यह देख लेंगे कि हममें ऐसी 
दक्ति आ गई है तो वे हमसे छेड़खानी करनेसे पूर्व सोचेंगे अवश्य । 

नेंटालके बन्दरगाहमें जल्दी ही बम्बईसे एक जहाज आयेगा। उसमें बहुत-से भारतीय 
द्रान्‍्सवालके हैं। उन्हें समझाना, सारी स्थितिसे वाकिफ कराना, और ऐसा इन्तजाम करना कि वे 
ट्रान्सवालमें प्रवेश करते समय अँगूठेकी निशानी कतई न दें --- यह सब नेटालके' भारतीयोंका 


१. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १४४ और २११-१२ । 
२. दाउद मुहम्मद, पारसी रुस्तमजी और आंगलिया । 
३. देखिए “ जोहानिसब्गंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ ६२-६४ । 
. ४. दक्षिण आकफ़रिका जिटिश भारतीय समिति (साउथ आफ्रिका बिटिश इंडियन कमिटी) । 
७. नेटाल भारतीय कांग्रेसने समितिको १०० पोंड भेजे थे; देखिए “ जोदानिसबगंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ १५ 


पत्र : उपनिवेश-सचिवकों ७३ 


कतंव्य है। इस कामके लिए तुरन्त स्वयंप्रेवक नियुक्त कर दिये जाने चाहिए। हम इन 
सुझावोंकी ओर प्रत्येक भारतीयका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियव, २६-९-१९०८ 


३६. पत्र: उपनिवेश-सचिवको 


[ जोहानिसवर्ग | 
सितम्बर २८, १९०८ 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
प्रिटोरिया 


महोदय, 

आपका ता० २४ का पत्र संख्या ९/ई/४४६७ मिला, जिसमें आपने मेरे संघको सूचित 
किया है कि आप ट्वरान्सवालकी जेलोंकी भोजन-तालिकासे सम्बन्धित नियमोंके प्रशासनमें 
अधिकारियोंके काममें हस्तक्षेप करनेमें असमर्थ हैं। 

मेरे संवके २१ तारीखके पत्रके' बाद मुझे जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स) का 
एक और पत्र मिला है, जिसमें मेरे संबको सूचित किया गया है कि “ अनेक भोजन-तालिकाएं 
लागू हैं जो विभिन्न जेलोंमें भिन्न-भिन्न हैं। में बहुत कृतज्ञ होऊंगा, यदि आप क्ृपापुर्वक 
मेरे संवको सूचित करेंगे कि आपके उस पत्रमें, जिसका यह उत्तर है, उल्लिखित वह विशिष्ट 
भोजव-तालिका कौन-सी है। 

आपका आज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 


अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


[अंग्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, ३--१०-१९०८ 


१, देखिए “पत्र: उपनिवेश-सचिककों , पृष्ठ ६२ ! 


३७. पत्र: जेल-निदेशकको 


[ जोहानिसबगग ] 
सितम्बर ३०, १९०८ 
जेल-निर्देशक 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


श्री वासन रणछोड़ने मुझे सूचित किया है कि वे अभी-अभी जमिस्टन जेलसे छूटे हैं। वहाँ 
उन्होंने ३ दिनको सख्त केदकी सजा काठो। वे मेरे संघको सूचित करते हैँ कि उस अवधिमें 
उन्हें जो भोजन दिया गया, उसमें नाइतेके समय मकईका दलिया, दोपहरके भोजनमें चर्बीमें 
पकाई हुईं या चरत्री मिलाई हुई सकई, और झामके भोजनमें मकईका दिया होता था। 
इस भोजनका कोई विकल्प नहीं था। 
यदि ये आरोप सही पाये जायें तो मेरे संवको आपसे तत्काल यह आश्वासन पाकर हर 
होगा कि जहाँ-कहीं चर्बीका उपयोग किया जाता है वहाँ उसकी जगह घी का उपयोग किया 
जायेगा। मुझे आपको यह स्मरण दिलानेकी आवश्यकता नहीं है कि कट्टर मुसलमान या 
हिन्दुके लिए चर्बीके साथ पकाया हुआ भोजन धामिक दृष्टिसे अपवित्र है। मुसलमान किसी 
ऐसे पशुकी चर्बी खा सकता है जो विधिपुवंक हलाल किया गया हो, और हिन्दू तो, हो 
सकता है चर्बी बिल्कुल खाये ही नहीं । 
आपका आतज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियतल ओपिनियन, १०-१०-१९०८ 


१, जेल-निदेशक ( डायरेक्टर ऑफ़ प्रिज़न्स ) को लिखा यह पत्र १२-१०-१९०८ के इंडियन ओपिनियनमें 
इस शीर्षकेसे छपा था-- “ क्या भारतीय भूखों मारकर झुकाये जायेंगे? और पत्न-व्यवहार ” । 


३८. पत्र: इंडियन ओपिनियन ” को 


जोहानिसबग्ग 
सितम्बर ३०, १९०८ 
सम्पादक 
“इंडियन ओपिनियन 
महोदय, 


जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स) की ओरसे मेरे संघको नीचे दिये गये कुछ 
और सन्देश प्राप्त हुए हैं: 
इसी २४ तारीखके आपके उस परत्रके सम्बन्धर्में, जिसके साथ आपने सेयद अलीका 
बॉक्सबर्ग जेलमें उसके साथ हुए व्यवहारसे सम्बन्धित हलफनामा भेजा है, मुझे यह कहना 
है कि ईस्ट रंडके जेलोंके गवर्नरने मामलेकी जाँच कर ली है और मुझे उनसे उसका 
विवरण मिल गया है। 
मुझे इस बातकी प्रतीति हो गई है कि सयद अलीके साथ जेलके नियभोंके अनुसार 
व्यवहार किया गया था और वर्तमान स्थितियोंमें मासलेकी और ज्यादा जाँच करनेका 
मेरा इरादा नहीं है। 
दान्‍्सवालकी जेलोंमें कद ब्रिटिश भारतीयोंके लिए द्वरान्सवालमें लागू भोजन- 
तालिकाके विषयमें लिखे हुए आपके इसी २५ तारीखके दूसरे पत्रके' सस्बन्धर्म मुझे 
आपको यह सुचना देनी है कि फिलहाल मिली हुई सलाहके अनुसार में मौजूदा भोजन- 
तालिकामें परिवर्तत करानेकी दृष्टिसि कोई लिखा-पढ़ी करनेकों तैथार नहीं हूँ । 
दिखाई देता है कि सेयद अलीने अपनी शिकायतोंकी खुली अदालती जाँचकी जो 
प्रार्थना की है वह अस्वीकृत कर दी जायेगी। भारतीय कैदियोंके लिए द्रान्सवालकी जेलोंमे 
लागू भोजन-तालिकाके सम्बन्धर्में मेरे संघको अब यह निश्चय हो जाना चाहिए कि भारतीय 
कैदियोंकों भूखों मारकर झूकनेके लिए बाध्य करना और इस तरह ब्रिटिश भारतोय समाजपर 
दबाव डालनेका प्रयत्न करना द्वान्सवाल स'रकारकी निश्चित नीति है। 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३--१०-१९०८ 


१, यद्द “दिल ददहकानेवाके आरोप: जाँचकी आवश्यकता ”, शीपेकसे प्रकाशित हुआ था । 
२, देखिए “ पत्र: जेल-निदेशककों ”, पृष्ठ ७० । 

३. देखिए “ पत्र; जेल-निदेशकको ”, पृष्ठ ७१ । 

४. देखिए “पत्र: जेलननिरदेशकफो ”, पृष्ठ ५७-५९ । 


३९, तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको'" 


जोहानिसबर्ग 
सितम्बर ३०, १९०८ 
कछः एक भारतीयकों उपनिवेश न त्यागनेपर एक. महीनेकी कड़ी कद; 
दूसरेकोीं सात दिनमें उपनिवेश-त्यागकी आज्ञा; नया वैधीकरण कानून इक्कौस' 
सितम्बरसे छागू और अक्तूबरमें पंजोयनकों दर्खास्त देने और पंजीयकके निर्णयके 
विरुद्ध अपीलकका अधिकार; फिर भी दोनों एशियाई कानूनके अन्तर्गत दण्डित। 
आज एक शिक्षित भारतीय एशियाई कानूनके अन्तर्गत एक महीनेकी कद 
भुगतकर रिहा। एशियाई कानूनके अन्तर्गत जेलके दरवाजेपर फिर गिरफ्तार। 
समाज दंग। ज्ञात हुआ पुराता कानून प्रशासनिक दृष्टिसे प्रभावहीन। 
भविष्यमें वेधीकरण कानून छागू होवेबाछा। समाजका पुराने कानूनकों रद 
करनेका आग्रह। 
| मो० क० गांधी० ] 
| अंग्रेजीसे | 
कलोनियल' ऑफिस' रेकर्डस : २९१/१३२ 


४०. भेद: “ नेटाल मकक्‍युरी को 
[डब॑न 
सितम्बर ३०, १९०८] 
ट्रान्सवालबासी भारतीयोंके हितोंके जोरदार समर्थक श्री मो० क० गांधी आजकल डर्बन 
आय हुए हूं। कल उनसे इस पत्रके एक प्रतिनिधिने भेंट की। 
यह पूछा जानपर कि इस समय वे डर्बेस किस उद्देश्यसे आये है, उन्होंने बताया कि 
में यहाँ उन भारतीयोंके प्रश्नके सिलसिलेसोें आया हूँ जिन्हें युद्धसे पहले द्रान्सवालके निवासी 
होनेके कारण ट्वान्सवालमें वापस जानेका अधिकार है। में विशेषकर उन भारतीयोंसे मिलने 
आया हूँ जो जर्मन जहाज “गवर्नर ' से आनेवाले हें । यह जहाज .अच्छी संख्यामें द्रान्सवालके 
लिए भारतीय यात्री छा रहा है। 
टन्सवालमें भारतोयोंकी वर्तमान स्थितिके सस्बन्धर्म किये गये एक प्रइनके उत्तरमें श्री 
गांधीने कहा कि छड़ाईको शक्ल अब यह रह गई है कि जिन्हें ट्रान्सवालमें रहनेका अधिकार है, 


१. दक्षिण आक्रिका ब्रिटिश भारतीय समित्ति या साउथ आफ़रिका जिटिश इंडियन कमिटी, लन्दन । 
२. न्यू वेलिडेशन ऐक्ट । 
रजिस्टेशन । 


मेंट $ * नेटाल मक्युरी ' की 3७ 


उन्हें उपनिवेशमें प्रवेश करनेकी अनुमति होगी; किन्तु वे सरकारको शिनाख्तके सम्बन्धरमों तबतक 
कोई सहायता न देंगे जबतक दो मुख्य प्रदन तय नहीं हो जाते। 

भेंटकर्ताने प्रहत किया: “ब्रिटिश भारतीयोंके कानून-पालक स्थभावसे इस रुखकी 
संगति कैसे बेठती है? “ श्री गांधीने उत्तर दिया कि मेरे मतसे भारतीयोंके रुखमें कोई भी 
विद्रोह नहीं है। याद यह रखना चाहिए कि द्वान्सवालकी संसदमोें ब्रिटिश भारतीयोंका कोई 
प्रतिनिधित्व नहीं है। और अपनी आवाज सुनानेका उनके पास एकमात्र कारगर तरीका उन 
कानूनोंको माननेसे इलकार करना है जिनके पास करनेमे उनका कोई हाथ नहीं है और जो 
उनकी अन्तरात्मा अथवा आत्म-तम्मानपर चोट करता है। उन्होंने कहा, भारतीयोंकी मान्यता 
यह है कि जनरल स्मद्स एशियाई कानूनको रद करतेंके लिए वचनबद्ध है, किन्तु वे कहते 
हैं कि वे उसे “ प्रभावहीत कानून ” मानकर चलेंगे। भारतीय कहंते हें कि यह काफी नहीं है 
ओर में देखता हूँ कि अब भी पुराना कानूत किसी भी प्रकार “ प्रभावहीव ” नहीं है। इन 
स्थितियोंमें भारतीयोंने जनरल स्मदससे साँग की हे कि काननको रद करके अपने वचनका पालन 
करें और जबतक यह नहीं हो जाता तबतक उन्हें | भारतीयोंको | नये काननसे प्राप्त लाभोंको 
स्वीकार न करनेकी सलाह दी गई है। श्री गांधीके विचारमें यह भारतीय समाजका एक 
त्याग है, जिसकी सराहना समस्त दक्षिग आफ्रिकाके उपनिवेशियोंकों करनी चाहिए। 

इसके बाद अदन यह किया गया : “ परन्तु शिक्षा-सम्बन्धी प्रइवके विषयों आप क्‍या कहते 
है? ” श्री गांवीन कहा कि इसका उत्तर बहुत सोधा-सादा है। यदि कानून रद कर दिया जाता 
है तो द्रान्‍्सवालका प्रवासी कानूच लगभग बही होगा जो नेटालका है। ब्रिठिश भारतीय कहते 
हैं कि साम्राज्य-सरकार और वे छोग, जो साम्राज्यसे प्रेम करते हे, ट्रान्सवालको केवल जाति 
और रंगके आधारपर पृथक्करणकी नई नीति स्थापित करनेकी अनुमति न दें। द्रास्सवालका 
वर्तमान प्रवासी कानून, पुराने एशियाई कानूनकी सहायतासे, एसा ही विधान प्रस्तुत करता 
है। इसलिए भारतोयोंका विचार है कि ऐसी बात न होनी चाहिए। 

उन्होंने कहा, द्रान्सवालके लोग नेदालके अर्धे-शिक्षित युवकोंके आक्रमणके खथालसे डर गये 
हैं; किन्तु इसका कारण केवल अज्ञान है। भारतीय अपने अधं-शिक्षित देशबन्धुओंके अधिकारोंके 
लिए नहीं लड़ रहे हैं। वे भारतकी प्रतिष्ठाके लिए और एक सिद्धान्तके लिए लड़ रहे हें --.. उसी 
सिद्धान्तके लिए जिसकी स्थापना श्री चेम्बरलेनने उपनिवेशीय अधान मन्‍्त्री-सस्सेलन्सें की थी 
और वह यह था कि प्रतिबन्ध किसी उचित आवधारपर लगाया जाना चाहिए, रंग या प्रजातिके 
आधारपर नहीं।' श्री गांधीने कहा कि एक बार कानूनकी निगाहमे शिक्षित भारतीयोंका दर्जा 
समानताके आधारपर स्थापित हो जाये तो स्वयं मेरा शेक्षणिक कप्तौदीकी कठोरताके सम्बन्धमें 
कोई झगड़ा नहीं रह जाता। मुझे मुख्य अन्तर यह प्रतीत होता है: द्वान्सवालके छोग, बल्कि 
सारे दक्षिण आफ्रिकाके लोग, ब्रिटिश भारतीयोंको बुराईके रूपमें सहन करते हैं। इसके विपरीत 
भारतीयोंका दावा यह है कि जो लोग दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी हो गये हें वे उस भावी 
जातिके अंग बन जाये जिसका निर्माण हो रहा है और उनको विष्ठता और संस्कृतिके 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३९६-९८ । 


७८ सम्पूण गांधी वाब्सय 


सार्गपर आगे बढ़नेमें हर प्रकारसे प्रोत्साहित भी किया जाये। जब में यह बात कहता हूँ तो 
सें केवल कुछ दिन पहलेके श्री पेट्रिक डंकनके इस कथनको ही दुहराता हूँ कि स्वतस्त्र और 
स्वशासित दक्षिण आफिक्तामें किसी ऐसे जनसमुदायकी कल्पना करना असम्भव न होगा जो 
दासताकी अवस्थामें रहता हो या जिसकी स्थिति निम्त और कानूनकी दृष्टिसे हीत हो। 


श्री गांवीते जिद्ञातयरव॑क कहा कि ऐसे किसो अपसानके विरुद्ध यह कदम उठानेसे मेरे 
देशवासियोंकी उन सबकी सहानुभूति और सहायता मिलनी चाहिए, जो दक्षिण आफ्रिकासे 
अपनी मातुभूमिके रूपमे प्रेम करते हे और जो उसका हित चाहते है। में यह एक बात बिलकुल 
स्पष्ठ कर देना चाहता हूँ कि भारतीय अब दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागमें एशियाइयोंका 
अबाध प्रवास नहीं चाहते, और उनकी इच्छा यह भी नहीं है कि बिता समझे-बुझे आम तौरसे 
व्यापारिक परवाने (ट्रेड लाइसेंत) दिये जानेके सम्बन्धर्मं कोई विनियम (रेगुलेशन) ही न हों । 
किन्तु इन दो सान्यताओंकी स्थावनाके बाद कोई भेदभावकारी कानून न बनाया जाता चाहिए, 
अन्यथा में केवल उसी बातको फिर कहूँगा जिसे इतनी बार कह चुका हे--यानी दक्षिण आफ़िकामें 
साम्राज्य-वघटनके बीज बो जायेंगे । यह नहीं हो सकता कि थे भारतको ब्रिदिश ताजके 
उज्ज्वलतम रत्नके रूपप्न भी रखें और उस रत्नको हर तरफसे प्रहारका लक्ष्य भी बनायें। 
इसके बाद श्री गांधीने इस प्रइनका, कि सामान्यतः भारतीयोंपर संघीकरणका क्‍या 
प्रभाव होगा, निम्न उत्तर दिया: यह वही प्रदव है जिसका उत्तर में जोहानिसबर्ग्में बनाई 
घनिष्ठतर ऐक्य संघकी' बेठक में दे चुका हूँ।' मेने वहाँ कहा था कि संघीक्षत दक्षिण 
आफ्रिकाका अर्थ जबतक केवल गोरी जातियोंका ही नहीं, बल्कि उत्त सब रंगदारु और श्वेत 
ब्रिटिश प्रजाजनोंका एकीकरण नहीं होता, जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकाकों अपना देदा बना लिया 
है, तबतक ब्रिदिश भारतीयोंके लिए संघीकृत दक्षिण आफ्रिकाका अर्थ उनकी स्वतन्त्रतापर और 
भो अधिक प्रतिबन्ध रूगाना होगा। ऐसे संघीकरणमें सभी यह अपेक्षा करते हें कि भारतीयोंसे 
सम्बन्धित कानूनके तिर्माणमें उदार सिद्धान्तोंकों सम्मुख रखा जाये, किन्तु वहाँ तो प्रायः केपमें 
भारतोयोंकों मताधिकारसे वंचित करतेकी और नेदालमें उनपर और अधिक निर्योग्यताएँ 
लगानेकी चर्चा सुनाई देती है। जहाँतक एशियाई कानूनका सम्बन्ध है, ऑरेज रिवर कालोनी 
संघीकरणके लक्ष्यके अधिकसे-अधिक समीप पहुँची माल्म होता है। उस उपनिवेदरमों एशियाई 
केवल घरेलू नौकरके रूपमे हैं। वहाँ उनका अन्य कोई आधार बिलकुल नहीं है। प्रत्येक 
व्यक्तिको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिन भारतीयोंके निहित स्वार्थ हें, जिनको अपने 
बाल-बच्चे पढ़ाने हैं और परिवारोंका भरण-पोषण करना है, वे ऐसी स्थितिसे, जैसी मैंने बताई 
है, कभी सन्‍्तुष्ठ न होंगे और उसको वे तबतक स्वीकार न करेंगे जबतक एक जोरदार लड़ाई न 
लड़ लेंगे। मेरे खयालमें नहीं आता कि साम्राज्य-सरकार ऐसी संघीकरण योजनाको कैसे पसन्द 
कर' सकती है, जिसका अर्थ एशियाइयों और वतनियोंकों लगभग दासताकी स्थितिमें पहुँचा 


देना होगा। 


१. वेलीज्ञर यूनियन सोसाइटी । 
२. देखिए खण्ड ८, “भाषण : धनिष्ठतर ऐक्य संधरम?”, पृष्ठ ४५९-६२ । 


मेँट : * नेटाल मक्‍्युरी ? को हे 


इसके बाद जिस दूसरी बातकी चर्चा हुई वह इस प्रइनके अन्तर्गत आ जाती है: 
४ दान्सवालमें स्थानीय नेता जेल भेजे गये हे, इस सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीयोंकी भावना 
कसी है ० ए 

श्री गांधीन उत्तर दिया कि जो-कुछ में देख सकता हूँ उससे तो भावना बहुत कद प्रतीत 
होती है। मेरे देशवासी यह समझनेमें असमर्थ हे कि एक ब्रिटिश उपनिवेशमें ब्रिटिश भरतीयोंको 
द्रान्सवालमें प्रवेश करतनेका साहस करनेके कारण कारावासके कष्ट क्‍यों भोगने पड़ते हें। 
तौनों नेता द्वान्सवालकी लड़ाईसे पूर्वके अधिवासी हैं। इससे स्थिति और अधिक दुखदायी 
लगती है। उनके साथ तीन शिक्षित भारतीय भी कारावास भोग रहे हे। ये जूल विद्रोहके' समय 
डोलीवाहक थे और साजेन्‍्टके पदपर नियुक्त थे। यह स्मरणीय है कि इनकी सेवाएँ इतनी 
मूल्यवान सानी गई थीं कि सर हेनरी सेककॉलमने उतकीो विशेष रूपसे सराहना की थी। 
और ये भूतपुर्व॑ सार्जेन्ट अपने पदकोंके अधिकारी तो हे ही, जिन्हें वे रिहा होनपर प्राप्त करेंगे । 
यह हर किसीको अजीब लगेगा कि ऐसे लोगोंको केवल द्वान्सवालमें प्रवेशका साहस करनेपर 
कड़ी केदकी सजा दी जाये। जेलमें भेजे गये नेताओंमें से एक -- श्री दाउद मुहम्मद -- को 
प्रत्येक प्रमुख डबंन-निवासी जानता है ओर वे नेढाल भारतीय कांग्रेसके अध्यक्ष हें । दूसरे 
श्री पारसी रुस्तमजी भी उतने ही प्रसिद्ध हें। और, तीसरे श्री एम० सी० आँगलिया एक प्रमुख 
व्यापारी और कांग्रेसके मन्‍्त्री है । इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंचमें बहुत अच्छी शिक्षा 
प्राप्त की है। इसलिए डबंनके भारतीय यह अनुभव करते हें कि उन्हें इसलिए कष्ट सहन 
करने हें, कि ये नेता अपनी अवधिकी समाप्तिसे पू््र मुक्त कराये जा सकें। इसलिए बे द्रान्स- 
वालमें प्रवेश करनेके लिए ऐसे और अधिक भारतीय भेजनेकी उपयुकततापर विचार कर रहे 
हैं जिन्हें वहाँ जानेका अधिकार है, ताकि वे उन कष्टोंमें हिस्सा बँटा सकें, जो उनके नेताओंकों 
सहन करने पड़ रहे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जनरल स्मदसने दक्षिण आफ्रिका-भरमें ब्रिटिदा 
भारतीयोंकी एक अप्रत्यक्ष सेवाकी है। वे एक-दूसरेके इतने करीब कर दिये गये हें जितने 
करीब वे पहले कभी नहीं थे; और वे अपनी स्थितिको समझने एवं यह अनुभव करने रंगे 
है कि यदि उन्हें अपने-आपको दक्षिण आफ्िकार्म आत्म-सम्मानों लोगोंके रूपसें मान्य कराता 
है तो उन्हें कन्धेसे-कन्धा भिड़ाकर काम करना और बहुत कष्ठ सहन करना होगा। 

श्री गांधीन कहा कि जो बन्दी मुक्त हुए हुं; उनकी साफंत इस नेताओंसे इस आशयकी 
खबरें मिली हे कि वे बिलकुल खुश हें, यद्यपि सरकार उन्हें ऐसा भोजन देकर, जो भारतीयोंकी 
आदतोंके अनुकूल नहीं है, बिलकुल भूखों मार रही है। नेता कहते हे कि वे तबतक जेलमें रहेंगे 
जबतक आन्दोलन समाप्त नहीं हो जाता और ट्रान्सवालवासी भारतीयोंके उचित अधिकारोंकों 
मान्यता नहीं दी जाती। उनमें से अधिकतर सावंजनिक सड़कोंपर पत्थर तोड़नेके लिए भेज दिये 
गये हैं। श्री गांधीने आगे कहा कि ज्यादातर नेता बहुत कमजोर हें और श्री दाउद मुहम्मद 
बढ़े हैं एवं मुदिकलसे कोई बोझ उठा सकते हें; किन्तु उन्हें अपने देशसे इतना प्रेम है कि, ज्ञात 
हुआ है, उन्हें जो भी काम दिया जाता है, उसे वे अत्यन्त प्रसन्नतापुर्वक करते हें । 


१, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३७-८७९ । 


८० सम्पूण गांधी वाइमय 


भेंटकर्ताने फिर प्रदत किया: “ क्या आपका खयाल है कि यहाँकी हुलचलका भारतसें 
भी कोई असर होता है? ” श्री गांधीने उत्तर दिया, बेशक, मेरा खयाल है कि असर होता 
है। पिछली जनवरीमें बम्बईमे सर आगाखाँके सभापतित्वमें जो सभा हुई थी, उसमें छोग बहुत 
बड़ी संख्यामें उपस्थित हुए थे। इस प्रदनपर आंग्ल-भारतीय और भारतीय पूर्णतः एक हूं, 
और इसी प्रकार मुसलमान, हिन्दू, ईसाई और पारसी भी एक हूँ। बम्बईकी इस सभासें जो 
विरोध-प्रदर्शत किया गया वहु जोरदार और स्वंसम्भत था। अभी हालमें जो सुचना मिली है 
उससे प्रकट होता है कि ट्रान्सवाछूमे भारतीयोंके प्रति व्यवहार और तज्जनित कष्ठसे ब्रिटिश 
भारतपर गहरा प्रभाव पड़ा है। श्री टी० जे० बेनेटने, जो भारतके एक प्रमुख समाचारपन्नके 
मालिक हैं, कुछ दिन पहले लन्दन टाइम्स ' को एक पत्रम लिखा था कि उन्होंने अभी हालकी 
अपनी भारत-यात्राओंमें यह देखा है कि अमीर और गरीब, महाराजा और मामूली छोग इस 
व्यवहार॒पर घोर रोष प्रकट करते हे और सब आदइचयं करते हे कि साम्राज्य-सरकार इसकी 
छूट देकर आखिर कर क्या रहो है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि इस प्रशइनके सम्बन्धमें 
लॉर्ड मांलेपर भारतके कई भागोंत्े दबाव डाला जा रहा है। भारतके जो लोग साम्राज्यके 
अत्यन्त गहरे मित्र हे वे ट्रान्सवालमें और दक्षिण आफ्रिकार्म भो भारतीयोंको उचित व्यवहार 
प्राप्त करानेके उद्देश्यसे आकाश-पाताल एक कर रहे हे । 

अब भारतीयोंकों प्रभावित करनेवाले स्थानीय प्रदनोंपर आते हुए हमारे प्रतिनिधिने 
श्री गांधीसे पुछा कि पिछले अधिवेशनमों स्वीकृत भारतीयोंसे सम्बन्धित विधेयकोंके बारेमें 
आपका खयाल क्‍या है। 

इस प्रइतके उत्तरमें उन्होंने कहा कि यदि भारतीयोंसे सम्बन्धित इन विधेयकोंपर सम्रादकी 
स्वीकृति मिल जाये तो वस्तुतः मुझे बहुत आइचये होगा। उनमें एक सिद्धान्तकी स्थापना 
की गई है, जो मुआवजका नहीं, बल्कि जब्तीका सिद्धान्त है। ब्रिटेनके शराब परवाना-कानून 
(लिकर रूाइसेंसिंग लेजिस्लेशन) और व्यापारिक प्रवातरा कानूनको समान बताया गया है। 
निशचय ही दोनोंकी कोई तुलना नहीं की जानी चाहिए। शराबके परवानोंको एक बुराई 
और राष्ट्रीय पतनका कारण माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि शराब-घर यदि 
बिलकुल समाप्त न किये जायें तो सीसित कर दिये जायें। इसलिए स्वाभाविक है कि इन 
प्रवानोंके सम्बन्धर्में कानूव बनाया जायेगा, या बनाया ही जाना चाहिए। बहुत-से शराब- 
घरोंको बन्द कर दिया जाये, इस सम्बन्धर्में सभी दल एकसत हें; किन्तु व्यापारिक- 
परवानों ( ट्रेड लाइसेंस ) के सम्बन्ध, स्थानीय पूव॑ग्रह जो भी हों, कोई भी गम्भीरतापूर्वक 
यह नहीं कह सकता कि इनको शराब परवानोंके समान सानना चाहिए। मेरे विचारमें, 
जबतक भारतसे गिरमसिटिया सजदूरोंकों प्रलोभन देकर बुलानेकी प्रणाली जारी है, तबतक, 
जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है, निव्चय ही नेटालमें कोई शान्ति न होगी। परवाना कानून 
केवल एक बेकार ऊपरी उपचार है। यदि गिरमिटियोंका प्रवास रोक दिया जाये तो हस 
देखेंगे कि भारतीयोंकी समस्या स्वतः हल हो जायेगी। नेटालमें वर्तमान आबादीके लिए 
काफी गुंजाइश है, और यूरोपीयोंकी आबादी स्वतन्त्र भारतीय आबादीके मूँहकी रोटी छीन 
बिना निदिचत रूपसे बढ़ेगी । किन्तु यदि गिर॒सिटठकी प्रथा जारी रखी गई तो अवदय ही भारतीय 


तार; उपनिवेश-सचिवकों ८१ 


आबादीम जबरदस्ती वृद्धि होगी ओर, फलस्वरूप, आन्दोलन होगा। निःसन्देह नेटालके कुछ 
उद्योगोंको गिरमिट-प्रथा बन्द होनसे प्रारम्भमें कुछ क्षति पहुँचेगी; किन्तु में यह सोचे बिना 
नहीं रह सकता कि उपनिवेशोें एक स्थायी दुःखद दृश्य मौजूद रहे, इसकी अपेक्षा तो उन्त 
उद्योगोंको क्षति पहुँचने देना अधिक अच्छा है। उन विशेष उद्योगोंको मुआवजा दे दिया जायें, 
यह भी एक तरीका हो सकता है। किन्तु गिरसिदिया सजदुरोंको छाना जितनी जल्दी हो सके, 
बन्द करना चाहिए। 

अन्तम श्री गांधीने कहा कि इस सामलेसें भारतीयोंपर सदेव भरोसा किया जा सकता 
है, वे इस प्रथाकों बन्द करनेके लिए उतने ही व्यग्र हें जितवा कोई उपनिवेशी हो सकता है । 
में केवल यही आशा करता हूँ कि श्री ईवान्स, जिन्होंने इस प्रथाके विरुद्ध अपना जिहाद 
आरम्भ किया है, तबतक सस्तुष्ठ होकर न बेठेंगे जबतक यह प्रथा समाप्त नहीं कर दी जाती। 


[ अंग्रेजीसे | 
नेटाल मर्क्यूरी, १-१०-१९०८ 


४१. तार: उपनिवेश-सचिवको' 


[ डबेन | 

अक्तूबर, २, १९०८ 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पी० एम० बर्ग 
नेटल भारतीय कांग्रेसको ज्ञात हुआ है कि कुछ ब्रिटिश भारतीय “गवनंर ” से 
आये हैं। उनके पास द्वान्सवाल विवासके प्रमाण हूँ। प्रवासी अधिकारी जहाजपर 
चढ़नेके अनुमतिपत्र नहीं देता। यात्रियोंमें कुछ नाबालिग' बच्चे हेँ जिनके माता-पिता 
ट्रान्सवालमें से उन्हें लेने आये हें। अधिकारी कानूनी सलाहकारोंकों यात्रियोंसे मिलनेकी 
अनुमति नहीं देता। कांग्रेस इसे करता और अन्याय मानती है। प्राथता है, 
यात्रियोंसे मिलनेकी अनुमति दें और अधिकारीको आदेश दें कि जहाजपर चढ़नेके 


हक. 


अनुमतिपत्र दे। कांग्रेस आश्वासन देती है ये छोग द्वान्सवाल जा रहे हूँ। 
नाइसली * 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-चकल (एस० एन० ४८८९) से। 


१, तारपर “ प्रेषकके वास्ते” करके गांधीजीके हस्ताक्षर थे । झसकी एक अति एछ० डब्स्यू० रिचने 
६ अक्तूबरकों उपनिवेश-उपमन्त्रीको प्रेक्षि कर दी थी । 

२, पौटरम रित्सबंगं 

३. जद्दाजका नाम 

४. नेटाऊ भारतीय काँग्रेसका तारका पता। 


९-६९ 


४२. तार; द० आ० ब्रि० भा० समितिको' 
ड्बेस 
अक्तूबर २, १९०८ 
दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समिति 


ल्न्द्त 
कांग्रेस स्तब्घ। कोमाटीपूटमें ८०से अधिक गिरफ्तार। नाबालिग बच्चों सहित 
बम्बईसे आये ट्रान्सवाल प्रमाणपत्र-धारी तेरह भारतीयोंको ट्रान्सवालके निकासी 
पास (द्वांजिट पास) देनेसे इनकार। कारण, वे नया कानून न मानेंगे। द्रास्सवाल अधिकारी 
उन्हें धमका रहा है। नेटाल अधिकारी उसको सहायता कर रहे हों। कानूनी 
सलाहकारको उनसे मिलनेकी अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस इसे नाजायज दबाव 
मानती है। नतीजा होगा लोग ट्वान्सवालकी अदालतोंमें अधिकारके लिए लड़नेके 
अवसरसे वंचित हो जायेंगे। 

नेटाल भारतीय कांग्रेस 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल ( एस० एन० ४९१३ ); और 
कलोनियल ऑफिस' रेकर्डस: २९१/१३२ से। 


१. दक्षिण आफ्रिका बिटिश भारतीय समिति (साउथ आक्रिका ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन ) को भेजे 
इस तारका गांधीजीके स्वाक्षरोंमें लिखित मूल अंग्रेजी मसविदा कटा-फटा है और उसका केवल पहला पृष्ठ उपलब्ध 
है । इस पृष्ठके अन्तिम शब्द हैं “ लीगल ऐडवाइज्र ” ( कानूनी सलाइकार )। किन्तु पूरा तार कछोनियल भोंफिस 
रेकइंसमें उपलब्ध है | इस तारकी एक प्रति श्री एल० डब्ल्यू० रिचने ३ अक्तूबरकों उपनिवैश-उपमन्त्रीको भेज 
दीथी। 

२. डबेनके एक प्रसिद्ध वकील रोमर रॉबिन्सनने २ अक्तूबर, १९०८ के अपने पत्रमें भारतीय प्रवासी-प्रतिबन्धक 
अधिकारी (इंडियन इमिगप्रेशन रिस्ट्क्शिन भॉफिसर )को छिखा था: “ मुझे यह भी बताया गया गया दै कि इन 
भारतीयोंके कानूनी सलाहकारकी दैसियतसे मुझे उनसे मिलतनेंकी अनुमति देनेसे इनकार कर दिया गया है; और इस 
प्रकार उन्हें वह सुविधा तक नहीं दी गईं है, जो जेछमें अपराधीकों भी प्राप्त ढ्ोती है । क्‍या बात वास्तवमें ऐसी 
है? यदि नहीं तो कृपया मुझे उनले मिलनेकी लिखित अनुमति प्रदान करें ।” 


४३. पादरियोंके लिए मसविदा 


| अक्तूबर २, १९०८ | 
डेलागोआ-बेसे कोमाटीपूर्टके' रास्ते द्रान्सवालमें अपने घरोंके लिए जाते हुए बहुत-से 
भारतीय यात्रियोंके साथ किये गये कथित दुव्यवहारसे क्षुब्ध होकर हम जोहानिसबगगवासी 
पादरी, धर्म और मानवताके नामपर, टद्रान्सवाल सरकारसे अनुरोध करते हैं कि वह इन 
आरोपोंकी तत्काल सावधानीपूर्वक जाँच कराये और प्राप्त प्रमाणोंके आधारपर ऐसी कार्रवाई 
करे जिससे न्‍यायकी रक्षा हो। 
हम यह प्रा्थंना भी करते हैं कि जेलके भोजनकी कुछ चीजोंके सम्बन्धर्मों एशियाइयोंकी 
धामिक आपत्तियोंका खयाल रखा जाये तथा वर्तमान कठिनाइयोंके सत्तोषजनक समाधानके 
लिए एक बार फिर सच्चा प्रयास किया जाये। 
डोक 


फिलिप्स 
हॉवर्ड 
टिटकम्ब 
कनन बेरी 
डॉ० हंटर 
बेरो 
लेंडर ब्लॉप* 
पेंसिलसे लिखे मूल अंग्रेजी मस|विदे (एस० एन० ४८८५) से। 


४४. नेंटालके गिरमिदिया 


 डबबंतका नेठाल ऐडवर्टाइज़र” वतामक समाचारपत्र निश्चित रूपसे भारतीय समाजका 
शत्रु है, किन्तु उसके सम्पादकसे भी भारतीय गिरमिटियोंका दुःख सहन करते नहीं बनता । उसने 
एक बड़ी टिप्पणीमें यह सिद्ध किया है कि गिरमिट प्रथाके कारण भारतीय जिस स्थितिमें 
रहते हैं, उसमें और दासतामें बहुत अन्तर नहीं है। इत गिरमिटियोंका कारोबार प्रवासी-न्यास' 
(इमिग्रेशन ट्रस्ट) नामका मण्डल चलाता है। इस मण्डलके संदस्योंका चुनाव गिरमिटियोंको 
नौकर रखनेवाले गोरे करते हैं। उनके हाथमें गिरमिटियोंके लिए आवश्यक चिकित्सकोंका 
भी चुनाव है। डॉक्टरोंपर गिरमिटियोंका सुख बहुत हृद तक निर्भर रहा करता है। अब यदि 
डॉक्टरोंकी रोजी गिरमिटियोंके मालिकोंपर आधारित हो, तो साधारण तौरपर वे डॉक्टर 


१, यह मसविदा अनुमानतः लगभग उसी समय लिखा गया था जब गांधीजीने उपनिवेश-सचिवकों तार 
भेजा था । देखिए पृष्ठ ८१ ओर पिछला शीप्क । 
२, दस्ताक्षककर्ताओंके नाम गांबीजीकी छिखावटमें हैं । 


८४ सम्पूणे गांधी वाब्मव 


स्वृतन्त्र विचार प्रकट नहीं कर सकते। उदाहरणके लिए, यदि कोई डॉक्टर ऐसा कहे कि 
अमक भारतोय काम करनेके योग्य नहीं है, तो उस गिरमिटियाके मालिकको न केवल बीमारीकी 
उस अवधिमें उसके श्रमके लाभसे वंचित रहना पड़ेगा, बल्कि उसकी दवा-दारूका खर्चे भी 
उठाना पड़ेगा। इस तरह यदि कोई डॉक्टर अपने क्तेव्यका पालन करता है, तो उसपर मालिकके 
नाखश हो जानेकी सम्भावना है; और जब अपने कतंव्यके साथ अपने स्वार्थंका सवाल खड़ा 
हो जाता है, तब बहुत-से आदमी कतंव्यकों तिलांजलि देकर स्वार्थ साधने रूगते हैं। इसलिए 
ऐडवर्टाइज़र ' का कहना है कि डॉक्टरोंकों गिरमिटियोंके मालिकोंके अंकुशसे बाहर रखना 
चाहिए। जो भारतीयोंका संरक्षक (प्रोटेक्टर) कहछाता है, उसकी स्थिति भी लगभग बसी 
ही विषम है जैसी कि डॉक्टरोंकी। यह संरक्षक न्‍्यासी-मण्डल' (ट्ूस्ट बोड ) का सदस्य होता 
है और चौंकि उसके अधिकतर सदस्य गिरमिटियोंके मालिक हे इसलिए संरक्षककी आवाज 
नक्‍्कारखानेमें तृतीकी आवाज-जसी हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐड्वर्टाइजर कहता 
है कि यदि गिरमिटिये काम छोड़ बेठें, तो उन्हें जेल भोगवी पड़ती है। साधारण नौकर नौकरी 
छोड़ता है, तो उसका मालिक उसपर फकत दीवानी दावा दायर कर सकता है, किल्तु गिर- 
मिटियेके भाग्यमें तो कंदखाना ही है। ऐडवर्टाइजर कहता है कि इस स्थितिका नाम दासता 
है। और फिर उसके सम्पादक उपनिवेशके गोरोंको सलाह देते हुए कहते हूँ कि भारतीयोंकों 
गिरमिटके अधीन लाना बन्द किया जाये और गिरमिटके कानूनमें फेरफार किया जाये। 
गिरमिटियोंकी स्थितिको सुधारनेका यह बहुत उपयुक्त अवसर है! लेकिन हम' मानते हैं कि 
गिरमिटियोंकी स्थिति्मों वास्तविक सुधार असम्भव-सी बात है। गिरमिट [ की प्रथा | बन्द करना 
ही उसका वास्तविक उपाय है। मॉरिशसके एक भारतीयकी गिरमिटगिरीका अनुभव हिन्दुस्तानके' 
किसी समाचारपत्रमें प्रकाशित हुआ है। हम उसे संक्षेपर्म दूसरी जगह दे रहे हैं।' सम्भव है कि 
उस लेखमें कुछ अतिशयोक्ति' हो, फिर भी इतना तो निश्चित है कि गिरमिट बहुत भयानक 
वस्तु है और संसारके किसी भी भागमें गिरमिटिया भारतीयोंकी हालत अच्छी नहीं पाई जाती । 
संसारका इतिहास देखनेसे मालूम होता है कि पहले गुलामोंको सामान्यतः पशुओंकी जगह 
और पशुओंकी तरह रखा जाता था और ज्यों ही अंग्रेजी जनताके प्रयत्नसे कानूनसम्मत' 
गूलामी बन्द हुईं, त्यों ही वह दूसरे रूपमें दाखिल हो गई। फिलहाल जहाँ-जहाँ भारतीय 
अथवा दूसरी कौमके गिरमिटिये देखे जाते हैं, वहाँ-वहाँ अथवा उसके आसपास पहले गुलाम 
रखे जाते थे। सम्पत्तिशाली व्यक्तिकी प्रवृति दूसरे व्यक्तियोंकों जबरदस्ती दबाकर रखनेकी 
होती है। इसलिए इस प्रवृतिसे उत्पन्न दुःखोंको दूर करनेका एक ही इलाज है कि कानून 
उनके अधिकारोंकी हद बाँध दे, यानी गिरमिठके द्वारा लोगोंकी मजदूरीसे छाभ उठानेका 
रास्ता कानूनसे बन्द कर दिया जाये। इसलिए नेटालछके भारतीयोंका इस' विषयों मुख्य 
कतंव्य तो यह है कि बड़े आन्दोलन द्वारा--सत्याग्रहका भी ब्रयोग' करके --- गिरमिट्का 


रिवाज खत्म करें। 
| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३--१०-१९०८ 


१, यहाँ नहीं दिया जा रहद्दा दे 


४५. सच्ची शिक्षा 


लोग हमें कितनी ही बार कह और लिख चुके हें कि द्वान्सवालमें सत्याग्रहका जो संघर्ष 
चल' रहा है, जिसे हम प्रोत्साहन दे रहे हैं तथा जिसके लिए हम अपनी कुर्बानियाँ कर रहे 
हैं, उसकी सारीकी-सारी मेहनत बेकार है। हमारे ये सलाहकार हमसे यह भी कहते हैं कि 
दक्षिण आफ्रिकरार्में मुदठी-भर भारतीय निवास करते हैं, उनके लिए ऐसा प्रयास करना ठीक नहीं 
लगता। और फिर किसी-न-किसी दिन भारतीयोंकों यह देश छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए 
यह सब चुनाई बालके पायेपर की गई चुनाई-जेसी मानी जायेगी। 

ऐसे विचारोंसे हमारे अनेक पाठकोंके मनमें शंका उत्पन्न हो गई है। अतः इसके बारेमें 
थोड़ा विचार करें। 

ऊपरका तक नितानत धभ्रामक है, ऐसा हम निः:संकोच कह सकते हेँ। इस प्रकारकी 
दलील पेश करनेवाले सत्याग्रहके गम्भीर अथं और उसकी खूबीको नहीं समझते । यह विचार 
कि अन्ततोगत्वा दक्षिण आफ्रिकासे भारतीयोंको निकलना ही पड़ेगा, कोरी निराशाका है। 
ऐसा होनेकी हमें कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती। भारतीय समाजमें थोड़ा बहुत भी सत्याग्रह 
हो तो यह माननेका कोई कारण नहीं है कि हमें यह देश छोड़ना ही पड़ेगा। 

यदि देश छोड़ना पड़े, तो भी सत्याग्रहका लाभ तो मिल ही चुका होगा। सत्याग्रह 
इसलिए नहीं किया जाता कि उससे अधिकार मिलते हैँ । हकका प्राप्त होना तो परिणाम है; 
सत्याग्रह परिणामपर दृष्टि रखे बिना किया जा सकता है। अन्य प्रयासोंके' अन्तमें वांछित 
फल न मिले, तो प्रयास' व्यथ माना जाता है। उद्यहरणाथ, कोई व्यक्ति किसीकों मारकर उसकी 
जायदाद छीन लेनेका इरादा करता है और फिर उसे मार नहीं पाता अथवा जायदाद प्राप्त 
नहीं कर पाता, तो हाथ मलकर रह जाता है और सम्भवतः उसे अपने जीवनसे हाथ धोना 
पड़ता है। सत्याग्रहमें, फल प्राप्त होता है या नहीं, इसकी परवाह नहीं की जाती, क्योंकि 
फल न मिलतनेपर भी इसमें हाथ मलनेकी बात नहीं रहती। भले ही द्वान्सवालके' संघ्षके' 
अन्तमें खूनी कानून कायम' रह जाता; किन्तु जो सत्याग्रही हैं वे तो विजयी ही रहते। उनके 
प्रयाससे समाजका नृकसान नहीं होता । यही बात दूसरे शब्दोंमें रखें तो कहा जा सकता है कि 
सत्याग्रह सच्ची शिक्षा है। हम शिक्षा अमुक उद्देश्यसे --- मान लीजिए कि जीविका कमानेके 
उद्देश्यसे -- लेते हैं, फिर भी सम्भव है, जीविका न मिले। शिक्षा तब भी व्यर्थ नहीं जाती । 
इसी प्रकार सत्यका पालन किया हो, उसके लिए दुःख उठाया हो, और इससे हमारा मनोबल 
बढ़ा हो, तो यह अमूल्य शिक्षा -- लाभ -- कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सत्याग्रही हुए और 
रहे हैं, वे संसारके किसी भी भागमें जाकर अपने सत्याग्रहका लाभ उठा सकते हैं। 

इसके सिवाय यदि सत्याग्रहके नतीजेकी जाँच करें, तो वह हमेशा एक ही होता है --- 
यानी अच्छा । जब उसका कोई परिणाम न निकले तो समझना चाहिए कि वसा सत्याग्रहकी 
कमजोरीके कारण नहीं, बल्कि हम सत्याग्रहमें चुस्त नहीं रहते, इसलिए हुआ है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३--१०-१९०८ 


४६. हमारा काम 


जो लोग इस समाचारपत्रके प्रकाशनमें छगे हुए हैं, वे गोरे हों चाहे भारतीय, 
उनका उद्ेश्य' मनृष्यमात्रकी सेवा करना है। भारतीय समाजकी सेवा करना गोरों और 
फीनिक्समों रहनेवाले' भारतीयों, दोनोंका पहला काम हो गया है। उसका कारण स्पष्ट है। 
भारतीयोंके लिए तो भारतीयकी सेवा उचित ही है, यदि वे उसे न करें और मनुष्य- 
मात्रकी सेवाका ढोंग करें तो वह ढोंग ही होगा, सेवा नहीं होगी। उसे सेवा नहीं कहा 
जा सकेगा। जो गोरे हमारे साथ हो गये हैं, वे पहले अपना धन्धा करते थे। उनके सामने 
गोरे समाजकी सेवा करनेकी कोई बात' नहीं थी। उनका इरादा स्वार्थभय' जीवन छोड़कर 
प्रमार्थथय जीवन व्यतीत करनेका था; इसलिए उन्होंने इस समाचारपत्रमें सहयोग देना 
निश्चित' किया । हमारी ऐसी ही धारणा है। 

किन्तु हमारा काम केवलछ' अखबार निकालकर बेठ रहनेका नहीं है। जो लोग' फीनिक्समें 
विचारपूर्वक' रह रहे हैं उनका हेतु अपनेको शिक्षित करना तथा उस' शिक्षाका लाभ भार- 
तीय जनताको देना है। इस' कारण समाचारपत्रका काम करनेवालोंमें जो लोग' पढ़ानेका काम 
कर सकते हूँ, वे अपना अमुक समय उन बच्चोंकी शिक्षार्ों लगाते है जिनका लालन-पालन 
फीनिक्समें हो रहा है। इस प्रकारका प्रबन्ध कुछ महीनोंसे चलः रहा है। यह शिक्षा देनेके 
लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता, वे वेततकी आशा भी नहीं रखते। 

फीनिक्समें फिलहाल इतने थोड़े बच्चे हैं कि उनके लिए मदरसेकी निजी इमारत बनाना 
आवश्यक नहीं है। श्री कोडिज़नें इस कामके' लिए अपना मकान दे रखा है। 

शिक्षा, गृजराती तथा अंग्रेजी, दोनों माध्यमोंसे दी जाती है। और शारीरिक विकासकी 
ओर ध्यान दिया जाता है। बच्चोंमें नीतिकी भावनाका पोषण हो, इस बातपर विशेष 
ध्यान दिया जाता है। 

हमारा उद्देश्य यह है कि ऐसी शिक्षा सभी भारतीय बालकोंको दी जा सके। अभी' 
विशेषतः उन्हींको शिक्षा देनेका विचार है जो फीनिक्समें रहते हैं; क्योंकि बच्चोंका व्यवहार 
पाठ्शाढाम एक' प्रकारका और घरमें दूसरी प्रकारका रहे, तो उससे उनका हित-साधन 
नहीं होता। 

इस' पाठशालाकी बात जिन लोगोंने सुनी है, उनमें से कुछ छोग अपने बच्चोंको फीनिक्समें 
रखतेकी माँग कर रहे है। किन्तु हमारे पास छात्रावास अथवा पाठशालाकी इमारतकी सुविधा 
न होनेके कारण हम उनकी माँगकों स्वीकार नहीं कर पाये हैं। 

ऐसे मकान बनानेकी सुविधा हमें दिखाई नहीं देती। उन इमारतोंको बनानेके लिए 
पसेकी जरूरत है। इसलिए हमारे पाठकोंमें से जो उक्त पद्धतिके अनुसार पाठशालाकी 
. स्थापनाकी आवश्यकता मानते हों, उन्हें चाहिए कि वे हमें अपने विचार लिख भेजें और यदि 


१. एक जमन बियोसोफिरट, जो गांवीजीके प्रति प्रेम-भाव रखते थे भौर कुछ समय तक फीनिक्स स्कूलके 
व्यवस्थापक्ष रहे थे । उनकी मृत्यु सनू १९६० में सेवाग्राममें हुई । 


जोद्दनिसबंगंकी चिट्ठी ८७ 


हमें उनसे पैसेकी मदद मिले तो हम पाठशाला और छात्रावास' बनानेके लिए तेयार हैं । 
उसमें होनेवाले ख्ेके लिए न्‍्यासी (ट्गरस्टी) नियुक्त किये जा सकते हैँ, और इमारतके ख्ेका 
सारा हिसाब प्रकाशित किया जा सकता है। यह काम बड़ा है, इसलिए हम बहुत' सोच- 
विचारके बाद अपने पाठक-वर्गके सामने इसे रख रहे हैं । 


| गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-१०-१९०८ 


४७. जोहानिसबर्गकी चिद॒ठी' 


रुस्तमजीका सनन्‍्ढेद् 


कदियोंकी तरफसे श्री रस्तमजीने कहलाया है: “ समझौतेके विषयमें उतावलछी न 
कीजिएगा। सबकी सही ले छीजिएगा। ” ये उन्हींके शब्द हैं। इनसे जेलवासियोंकी हिम्मत 
प्रकट होती है और यह भी जाहिर होता है कि भारतीयोंका अपना कतंव्य क्‍या है। 


चेतावनी 
ज्ञात हुआ है कि गवर्नर नामक जहाज भारतीय मृसाफिरोंकों लेकर डब॑न आनेवाला है, 
तथा श्री चेमने उन मृसाफिरोंसे जहाजपर ही अर्जी लेंगे। इसपर डेलागोआ-बेके मुसाफिरोंकों 
चेतावनी देनेके लिए श्री इस्माइल मंगा, श्री इस्माइल हलीमभाई, श्री होरमसजी एदलजी, श्री 
नानजी दुलभदास' तथा श्री वृजदास' लालचन्दके नाम फौरन तार दिये गये कि वे मृसाफिरोंको 
सावधान कर दें कि वे सरकारी जालमें न फँसें, वे डर्बंन उतरें और वहाँसे संबर्ष करतेके लिए 
द्रान्सवाल जायें। हिसाबमें एक दिनका फकक पड़ गया, इसलिए किसी व्यक्तिको विशेष रूपसे 
भेजना सम्भव नहीं हुआ। श्री कामा तथा श्रो नगदी जानेके लिए तेयार हो चुके थे । 
जेलियोंकी खुराक 
ब्रिटिश भारतीय संघ और सरकारके बीच कैदियोंकी खुराकके सम्बन्धमें झड़प होती रहती 
है। एकके बदले दो तकलीफ आ पड़ी हें। सुबह पृप्‌ दिया जाता है। तत्सम्बन्धी लड़ाई 
श्री काछलिया लड़ रहे हैं। अब जेलके अधिकारी कहते हें कि भिन्न-भिन्न जेलोंमें भोजनकी 
व्यवस्था अलग-अलग है। इस' विषयपर स'रकारसे विभिन्न नियमावलियोंकी नकले माँगी 
गई हैं। 
“डेली मेल? में टीकानटिप्पणी 
उक्त विषयपर गत शनिवारके डेली मेल ' ने टिप्पणी दी है कि कारावासमें भारतीयोंको 
दी जानेवाली खुराकके बारेमें सारे उपनिवेशरमों कोई एक निश्चित पद्धति नहीं है। यह बहुत 
आइचयंजनक बात है। एक जेलमें भारतीयोंको उनकी अपनी खुराक दी जाती है और दूसरे 
स्थानपर उन्हें मक्कीका आठा और चर्बी दी जाती है और यदि वे इसे न लें, तो उन्हें भूखा 
१. गांधीजी इस समय डबेनमें थे, इततलिए अनुमानतः मूल पत्रमें वणित वे घटनाएं जो डबेनके बाइर धटित 
हुई थीं, उनकी लिखी नहीं मानी जा सकतीं । अनुवादमें चिट्ठीके उन अंज्वोंकी छोड़ दिया गया दै । 


८८ पम्पूणे गांवी वाढभय 


रह जाना पड़ता है। डेली मेल ” कहता है, हमें छगता है कि' जो शिकायत की गईं है वह 
यथाथ्थंमें ध्यान देने योग्य है। एक सच्चा हिन्दू चर्बीकों छुतेके बदले अपनी मौत पसन्द करेगा। 
इस देशमें हम जिसे जेलकी सजा देते हैं, उसे वहाँ भूखा रखनेकी सजा नहीं देते। जेलमें यदि 
कोई गोरा शाकाहारी हो और उसे हम मांसाहार करनेके लिए बाध्य करें तथा वह न खाये 
तो उसे भूखा रहनेको कहें अथवा किसी यहुदीसे ऐसा कहें कि तुम्हें चर्बी खानी हो तो खाओ 
और कुछ नहीं मिलेगा, तब तो जबरदस्त कोलाहल' उठ खड़ा होगा। अथवा जो सोडा-हिस्की 
न पीता हो उससे कहें कि तुम्हें पीतेके लिए सोडा या ह्विस्की मिलेगी और अगर नहीं पियोगे 
तो प्यासे रहना पड़ेगा, तो बड़ा शोरगुल मच जायेगा। भारतीय चाहे जिस जेलम हों, उन्हें 
उनका चावरू और घी तो दिया ही जाता चाहिए। 
चैमने नाकाबिल ? 

श्री चैमने अपने पदके लिए बिल्कुल अयोग्य हैं, ऐसा श्री गांधी जनरल स्मदसको कई 
बार बता चुके है। श्री भाईजीको' एक महीनेकी कैदकी सजा हुईं, यह तो ठीक हुआ। मैं 
इसके लिए श्री भाईजीको बधाई देता हँ। किन्तु जब श्री मूलजी पटेल तथा श्री हरिलाल 
गांधीकों छोड़ दिया गया तब श्री भाईजीको सजा किस' खयालसे दी गई है? श्री भाईजीके 
पास' भी अनुमतिपत्र ( परमिट ) और पंजीयन प्रमाणपत्र ( रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ) हैं। 
जिसप्रकार ऊपरके दोनों व्यक्तियोंकों नये कानूनके अन्तर्गत अर्जी देनेका अधिकार है, उसी प्रकार 
श्री भाईजीको भी है। श्री भाईजी अर्जी देनेवाले नहीं हैं, यह दूसरी बात है। किन्तु सही कहा 
जाये, तो सरकारको दो महीने तक उत्हें पकड़नेका कोई हक नहीं था। श्री पोलकने इस' 
मामलेकी बहुत ही कड़ी आलोचना की है। और यह मुकदमा होनेसे हमारा फायदा ही 
हुआ है। किन्तु यह सब लिखनेमें मेरा उद्देश्य यह है कि श्री चेमनेको हटानेके लिए इस 
बार ब्रिटिश भारतीय संघको अर्जी देना जरूरी हो जायेगा। में श्री चैमनेके पेटपर लात नहीं 
मारता चाहता, किन्तु जो अधिकारी अपने कामको बिल्कुछ ही न समझे, उससे समाजका 
कोई लाभ होनेबाला नहीं है। 

दूसरी ओर देखें तो ऐसा जान पड़ता है कि श्री चमनेकी बेवकफीके कारण भारतीय 
समाजको लाभ हुआ है। यदि उन्होंने गम्भीर भूलें न की होतीं, तो हमारा छुटकारा जितनी 
शीघ्रतासे हुआ है उतनी ज्ीघ्रतासे कदापि न होता । और जो-कुछ बाकी रह गया है, उससे 
भी श्री चेमनेकी भूछोंके कारण हमको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। 


हिम्मतसे भरा पत्र 


“ कानूनके दुःखसे पीड़ित एक गरीब भारतीय “ ने, जिसका पत्र में पहले दे चुका हूँ,' इस 
बार अपना नाम < कष्टोंकी परवाह न करके सत्याग्रहमें जूझ जानेवाला”” रखकर लिखा है 
कि उक्त पत्र उसने हारकर नहीं लिखा। उसने बहुत-से लोगोंके विचारोंकों सि्फे प्रकट किया 
है। वह लिखता है कि मनके साथ हम तन और धनका नाता नहीं जोड़ते। जो कदम आप 


१, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४९२८-२९ खण्ड ७ पृष्ठ ३७५९-६० भौर ४०६ । 
२. यद्ट नाम है। 
३. देखिए “जोद्ानिसबगंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ ६६ । 


४९. तार; द० आ० ब्रि० भा० समितिको 


जोहानिसबर्ग 
अक्तुबर ५, १९०८ 


दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समिति' 
लन्दन 
भारत-यात्रासे डेलागोआ-बेके रास्ते सपरिवार द्वान्सवाल लौटते भारतोयोंमें संघके 
भूतपूर्व अध्यक्षके भाई, पत्नी, बच्चे, ८० वर्षकोी लकवेसे बीमार बूढ़ी माँ 
शामिल । कोमाटीपूर्टमं १७ नाबालिग रेलगाड़ीसे उतारे गये। वहाँ ८० स्त्री, 
पुरुष, बच्चे एक छोटे गन्दे कमरेमें दूत दिये गये थे। स्त्री-बच्चे. सारी 
रात सारे दिन खुलेमें रखे गये। सब दो दिन बिना भोजन। भूखे 
स्त्री-बच्चोंकी रोजोंके कारण आगे जानेकी अनुमति। शेष काफिरोंके मोटर- 
ठेलोंमें बारब्टन भेजे गये। पुलिसने वहाँके भारतोयोंको उन्हें खाना देनेसे 
रोका। वकील करना पड़ा। नाबालिग अब भी कौद। दो रास्ते-- स्थानीय 
लोगोंसे खेरात या जेल। साम्राज्य-सरकारसे बबर, अमानृषिक व्यवहार रोकनेके 
लिए तुरन्त हस्तक्षेपको प्रार्थना। कुछ जेलोंमें धामिक दृष्टिसि अशुद्ध भोजन 
प्रदान। फलत: आंशिक भूखमरी। 

मो० क० गांधी 


| अंग्रेजीसे | 
कलोनियल ऑफिस रेकर्डस : २९१/१३२, तथा गवर्न रकी दफ्तरी फाइल : १८/१/१९०८- 
भाग ३ से । 


१, साउथ आफ्रिका बिटिश इंडियन असोसिएशन। 


७५०. पत्र; जे ० ज़्‌्‌० डोकको 


किंग' एडवर्डस होटल" 
फोक्सरस्ट 
गूरुवार, [ अक्तूबर ८, १९०८ ] 


प्रिय श्री डोक, 


मुझे आपका पत्र फीनिक्समें मिला । जिसकी आशा थी वही हुआ। मेरे विचारमें यह 
अच्छा ही है। में ठीक समयपर ही आया हूँ। यहाँ दो वर्गो्में गम्भीर मतभेद था। वह अभी 
निशरचय ही समाप्त नहीं हुआ है। आप कहेंगे कि मेंने आयोजन ” पूरा होनेसे पहले ही 
आतिथ्य स्वीकार कर लिया। मेरे विचारमें ऐसा करना “आयोजन ' की खातिर आमन्त्रण 
अस्वीकार करनेकी अपेक्षा अधिक अच्छा था। और आखिर मैंने कुछ किया भी तो नहीं है। 

में छः दिन तक पत्र-व्यवहार कर सकता हूँ | यदि आप सोचें कि मुझे किन्‍्हीं प्रश्नोंका 
उत्तर देना चाहिए, तो लिखें। 

अब यह पत्र समाप्त करना होगा, क्योंकि मुझे अँगुलियोंके निशान देनेके लिए बुलाया 
गया है। 

ऑलिवको' में 


ने पत्र नहीं लिखा, इसलिए कृपया उससे मेरी ओरसे क्षमा-याचना कर 


० 


ल। 


आपका हृदयप्ते, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ४०९३) से। 
सौजन्य : सी० एम० डोक 


१, गांधीजी द्वारा फोक्सरस्ट जेलको दिया गया नाम; वे अक्तूबर ७, १९०८ को केदकी सजा भोगनेके 
किए श्सी जेलमें भेजे गये थे । 

२, डोकका ३० सितम्बरका पत्र । देखिए परिशिष्ट ६ । 

३. डोककी छड़की, जो बादमें उत्तरी रोडेशियामें मिशनरी हो गई । उसने ३० सितम्बरकों गांधीजीकों 
उनके जन्म-दिवत्त (२ अक्तूबर ) के अवसरपर यह शुभ-कामना -फरते हुए पत्र छिखा था कि “यहद्द शुभ दिन 
बास्वार आये” | 


५१. सेठ शीघ्र क्‍यों नहीं छुटते ? 


बहुत-से भारतीय उपर्युक्त प्रश्न कर रहे हैँं। उत्तर यह है कि हमारे सत्याग्रहमें कसर 
है। सत्याग्रहका संघर्ष त्रेराशिक-जैसा है। गाड़ी जितनी मजबूत हो, उतना ही बोझ हम 
उसपर छलाद सकते हें। अधिक बोझ लादनेसे गाड़ी टूट भी जा सकती है। सत्याग्रहरूपी 
गाड़ीके विषयों भी वेसा ही समझना चाहिए। सेठ लोग समाजके लिए जेल गये हैं। 
उनके ढुःखोंकों गाड़ी अन्य भारतीयोंका सुखरूपी बोझा उठा सकती है, इसमें सन्देह नहीं 
है। किन्तु यदि उस गाड़ीको आगे बढ़ानेके लिए दूसरे उसकी धुरीमें हाथ लगायें, तो वह 
तेजीसे चछ सकती है। यदि धुरीमें हाथ छगावेवाले लोग न मिलें, तो वह रास्तेमें पड़ी 
रहेगी । गाड़ी टूट जायेगी, सो बात तो नहीं है, किन्तु मंजिलपर पहुँचनेमें वक्‍त लगेगा। इसमें 
सत्याग्रहका कोई दोष नहीं है। जो समय बीतता चला जा रहा है उससे जाहिर होता है कि 
सत्याग्रह जितना चाहिए उससे कम है; इसलिए गाड़ीकी चाल धीमी है। यदि सत्याग्रहमें 
भाग लेनेवाले छोग अधिक हो जायें, तो तुरन्त छुटकारा हो सकता है। यह समझना बिलकुल 
आसान है। 

नेंटालमें सेठोंको बिदा देनेके लिए सेकड़ों भारतीय' गये। उनके पीछे जानेके लिए उनमें 
से बहुत-से तेयार थे। किन्तु अब जब समय आ पहुँचा है, तब नेटालसे केवल' तेरह भारतीय 
सामने आये हैं। काम करनेके लिए बहुत छोग तैयार थे; किन्तु समय आनेपर वे नजर 
नहीं आते। हरएक ऐसा सवाल करता मालूम होता है कि मुझे इससे क्या फायदा ? किन्तु 
वे यह बात भूल जाते हैं कि सत्याग्रह दूसरोंके ही लाभके लिए चलछ सकता है। उसमें अपना 
लाभ भो शामिल है, यह ध्यान रखनेकी जरूरत नहीं है। नेटालने ऐसा नहीं किया। इसमें 
नेटालका दोष नहीं है। इससे केवल इतना ही जाहिर होता है कि हमें अभी पूरा अनुभव 
नहीं है, सहनशक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये सब बातें हमें समय पाकर आयेंगी। तबतक 
वांछित परिणाम होतमें समय छगे तो हमें अधीर नहीं होना चाहिए। 

इस बीच जो छोग सत्याग्रहकों समझते हें उन्हें उसमें चुस्त रहना चाहिए। अकेला 
मनुष्य भी सत्याग्रही रह सकता है। और यदि वह ऐसा करे तो कहा जायेगा कि उसने अपने 
क्तेग्यका पूरा पाछ्न कर छिया। इससे अधिक करनेकी वात ही नहीं है। 


| गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-१०-१९०८ 


५२. नेटालके कुछ प्रदन 


नेटालके' भारतीयोंकी स्थिति हम दिनोंदिन बिगड़ती देख रहे हैं। यहाँकी वर्तमान सरकार 
एकदम खराब, विना पेंदोकी और भारतीयोंके सम्बन्धर्में छापरवाह है। 

व्यापारियोंको परवानों (लाइसेंस) की तकलीफ शुरू होगी। 

मुक्त गिरमिटियोंकों कर देना पड़ता है, इससे वे पिसे जा रहे हें। 

जो गिरमिटीमें गूलामी भोग रहे हैं, उनके मालिक उनका बुरा हार कर रहे है। 

नये जुल्मी कानून बनते जा रहे हैं । 

पाठशालाओंको जो धन दिया जाया करता था उससे कम दिया जाने लगा है। 
चौदह वर्षसे अधिक उम्रवाले बच्चोंकों प्रवेश नहीं दिया जाता। 

इस सबके लिए क्‍या उपाय किया जाये ? अर्जी दें या नहीं ? अर्जीसे फायदा होगा? 
अगर न हुआ तब क्‍या किया जाये ? सत्याग्रहकी लड़ाई छेड़नेकी बात की जाये, तो सब 
अलग-अलग लड़ या साथ-साथ ? 

इन तमाम सवालोंके जवाब हमें धेयंपुवक खोज निकालने चाहिए। अर्जी तो देनी ही 
चाहिए, किन्तु उसके पीछे बल चाहिए। वह बल सत्याग्रहसे प्राप्त होता है। 

किन्तु सत्याग्रह तो वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने सत्यको जान लिया है। यदि हम 
सत्यको जानकर उसके मृताबिक आचरण करते हों, तो उपर्युक्त दुःख हो ही नहीं सकता। तो 
प्रश्न यह है कि सत्याग्रहकी लड़ाई कैसे लड़ी जाये। उत्तर यह है कि सत्याग्रहकी लड़ाई 
लड़नेका अथ यह है कि हम धीरे-धीरे सत्य ग्रहण करते रहें। जिस हद तक हम उसे ग्रहण 
करेंगे, उस हद तक [ हमारे | दुःखका नाश होगा। 

प्रत्येक विषयपर सत्याग्रह किस प्रकार किया जा सकता है, इसपर बादमें विचार 
करेंगे। 

[ गृजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, १०--१०-१९०८ 


५३. केंदियोंकी स्थिति' 
शनिवार, [अक्तूबर १०, १९०८ | 


जिस तरह जनवरीमें जोहानिसबर्ग जेल भारतीयोंसे भर गयी थी, उसी तरह इस समय 
फोक्सरस्ट जेल भी भर गई है | भारतीय उसमें आते ही जा रहे हैं। इस समय जेलमें 
३७ भारतीय है। इनमें से निम्नलिखित १७ लोग' सजा काट रहे है : 

स्वेश्री दाउद मुहम्मद, पारसी रुस्तमजी, एम० सी ० आंगलिया, शापुरजी राँदेरिय।, सोराबजी 
शापुरजी, आजम सेदू पठेल -- इनमेंसे हरएककी तौन-तीन महीनेकी सजा हुई है। सर्वश्री काजी 
कालामियाँ दादामियाँ, उमर उस्मान, मूलजी उका मायावसी, इब्राहीम हुसेन, इस्माइल' ईसप, 
वली आमदजी राँदेरवाला, मोहनलाल परमानन्ददास' कीलावाला, हरिशंकर ईश्वर जोशी, 
मोहनलाल नरमेराम गोशलिया, सुरेन्द्रराय बापुभाई मेढ और उमियाशंकर मंछाराम शैलत --- 
इनमेंसे हरएक छः - छः हफ्तेकी सजा काट रहे हैं। 

नीचेके १९ छोगोंपर म्‌कदमे चलनेकों हैँ। जमानतपर छुट आवेके बजाय वे हवाछातमें 
पड़े | वहाँको | हवा खा रहे हैं। 

संवश्री मावजी, करसनजी कोठारी, रतनशी मूलजी सोढा, खत्री दामोदर दुलभ गणदेवी, 
खत्री डाह्मा नरसी, झीणाभाई वल्लभभाई उगी, भीखाभाई कल्याणजी उगी, लालभाई नथृभाई, 
वसनजी लालभाई, मूनसामी इलेरी, मूलजी रतनजी, हीरा मूलजी, राघवजी रघुनाथ मेहता, 
रविक्ृष्ण तालेवंतसिह, दावजी अहमद, करसन जोगी, लक्ष्मण वर्ताचलून, मोरार मकन, 
पकीरी नायडू और मो० क० गांधी । 

इनमेंसे श्री मावजी करसनजी कोठारी आज ही जमानतपर छुटकर सबकी अनुमतिसे शहर 
गये हैँ। उद्देश्य यह है कि डबनसे आनेवाली गाड़ीपर ध्यान रखा जाये। ऐसा रूगता है कि 
चाल्सेटाउनमें तीन मद्रासियोंने कानूनकी शरणमें जानेका प्राथेनापत्र दिया है। ऐसे छोगोंको 
ठीक-ठीक जानकारी देनेकी आवश्यकता होनेके कारण श्री मावजीसे जमानत दिलाना निश्चित 
हुआ। उनके जेल जातेके बाद कोई दूसरा प्रबन्ध करना पड़ेगा। 


रमजान द्रीफ 
सभी मूसलछमान कींदी विधिपूर्वक रमजान रखते हैँ । उनके लिए श्री काजी विशेष 
रूपसे भोजन बनाकर छाते हैं। गवनेरने यह भोजन लानेकी खास इजाजत दे दी है। इसके 
सिवाय उन्हें कमरेमें घड़ी रखने और लछालठेन जलानेकी इजाजत भी मिली हुईं है। सब नियमित 
रूपसे नमाज पढ़ते हैँ और चनसे रहते हैं। 


१. यह फोक्सरस्ट जेल्से लिखा गया जान पढ़ता है । गांधीजी ७ अक्तूबरकों गिरफ्तार होनेके बाद वहीं 
अपना मुकदमा चलनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे । यदद फोक्सरस्ट-स्थित “ विशेष संवाददाता द्वारा प्रेषित ” रुपमें 
प्रकाशित हुआ था । क्‍ 


कैदियोंकी स्थिति ९ 
जेलमें काम 
रोजा रखनेवालों और उसी तरह अन्य भारतीय केदियोंकों फिलहाल बहुत थोड़ा काम 
दिया जाता है। श्री शेलत तथा श्री मेढ रसोईमें व्यस्त रहते हैं। बाकी छोग कमरे साफ करनेका 
अथवा ऐसा ही कोई फुटकर काम करते हूँ । इन कामोंमें किसी प्रकारकी मेहनत अथवा तक- 
लीफ महसूस नहीं होती । यदि कोई बीमार दीख पड़ता है, तो उसे कामसे बिलकुल मुक्त कर 
दिया जाता है। जेलर आदि सभी अधिकारी ठीक बरताव करते हैं। दोपी उतारनेके बदले 
सलाम करनेसे काम चल' जाता है। वेसे यह तच्छ बात है। अंग्रेजी ढंगकी टोपी लगानेवाले 
टोपी उतारनेकों ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं। फिर भी इस विषयमें अधिकारी परेशान 
नहीं करते, यह बतानेके लिए उक्त खबर दे रहा हूँ। पारसियोंकों अपना विद्येष कुरता 
और जनेऊ (सदरा और कस्ती) पहनने और अपने ही ढंगकी टोपी छूगानेकी इजाजत मिल 
गई है। 
जेलमें खुराक 


खुराकमें सबेरे पूपू, दोपहरको पर्याप्त चावल और हरी सब्जी (जैसे करमकल्ला आदि) 
और शामको काफो चावल और सेम मिलते हैं। भोजन अपने ही हाथका बना होनेके कारण 
खाने योग्य होता है। पुपृसे होनेवाली मुश्किकका जिक्र छोड़ दें, तो भोजनमें केवल घी-सम्बन्धी 
कमी ही कही जा सकती है। यहाँकी जेलके नियमोंके अनुसार घी अथवा चर्बी, कुछ भी भारतीय 
कंदीको नहीं मिल सकता । इसलिए डॉक्टरसे शिकायत की गईं है और डॉक्टरने इस' विषयमों 
जाँच करनेके लिए कहा है। अतः आशा की जा सकती है कि घी दिये जानेका हुक्म हो 
जायेगा। थोड़ा-बहुत पृप्‌ प्राय: सभी कंदी खा लेते हैं । 


उपकास 


केवल श्री रतनजी सोढा कुछ भी नहीं खाते हूँ । वे और उनके साथी भारतीय बुधवारको 
दाखिल हुए थे। बृधवारको उन्होंने रेलगाड़ीमें खाया था; उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है। 
उन्होंने केवल थोड़ी मूँगफली एक दिन खाई थी। वे यह उपवास अपनी इच्छासे कर रहे 
हैं। फिलहाल इसे कुछ और समय तक चलछाते रहवेका इरादा रखते हैं । वे इसका कारण यह नहीं 
कहते कि उन्हें यहाँकी खुराक नापसन्द है; बल्कि उपवास कबतक किया जा सकता है, इसे 
जाननेके लिए प्रयोग कर रहे हैं। 


जेलकी बनावट 


जेलमें भारतीय ऐसे आरामसे रहते हे कि उसे महू ही माना जा सकता है। जेलकी 
बनावट भी बहुत अच्छी है। इमारत पत्थरकी बनी हुई है। कोठरियाँ बड़ी-बड़ी हैं। हवा 
और प्रकाशकी ठीक सुविधा है। बीचमें चौक है, जिसमें काले पत्थरका फर्श है। नहानेके लिए 
तीन फव्वारे हैं, जिनमें से पानी खूब निकछता है। उनके तीचे मजेका स्तान किया जा सकता 
है । जिनके मुकदमे चले नहीं हूँ, उन्हें रोटी और चीनी भी मिलती है । चौकपर काँटेदार 
तारोंकी जाली है। बन्दोबस्त होते हुए भी दो हबशी [एक बार| टीनका छप्पर तोड़कर 
भाग गये। इसलिए अब लोहेकी मजबूत छत बना दी गईं है। 


९६ सम्पूर्ण गांधी वाइस 


देज्ञननिकाला हुआ 


श्री झीणाभाई वल्लूभभाई, श्री भीखा कल्याण तथा मुहम्मद हुसेनको देश-निकालेका हुक्म 
हुआ है। कल शुक्रवारको उन्हें निष्कासित किया गया। इसके पहले उन्हें तेरह दिच तक जेल्में 
व्यर्थ ही रखा गया। इनमें से श्री झीगाभाई तथा श्री भीखाभाई सीमाके उस पार पहुँचाये 
जानेके तुरन्त बाद वापस आ गये। कलकी रात उन्होंने फोक्सरस्टमें पुलिस स्टेशनपर बिताई। 
आज यहाँ उनका स्वागत किया गया। श्री मुहम्मद हुसेन कोंकणी डर गये और चाल्संटाउनमें 


ही रह गये। 
सोराबजी तथा आजम 
उक्त दोनों सज्जन रूम्बी कद भोगकर तप गये हैं। उन्हें आज तीन बजे सीमासे 


निष्कासित किया गया। इसका हेतु जरा भी समझमें नहीं आता। जो हो, वे जाते ही तुरन्त 
बापस' आ जायेंगे, इसलिए ऐसा होकर रह जायेगा मानो सरकारने दिल्‍्लगी की है। 


रविवार, [अक्तूबर ११, १९०८ ] 


भारतके उक्त दोनों बहादुर सिपाही, जो अनेक संघर्षोर्मे जूझ चुके हैं, सीमाके उस पार 

जानेके तुरन्त बाद वापस आ गये । सीमाके उस पार होनेके बाद तुरन्त ही एक पर खोये बिना 
वे द्वान्सवालकी सीमामें कूद पड़े और जो भाई साहब सीमा पार करानेके लिए गये थे, उन्हींके 
हाथ गिरफ्तार हो गये तथा फिर किंग एडवर्ड होठलमें दाखिल हो गये । चाल्संटाउनके सारे 
भारतीय उनसे मिलतनेके लिए निकल पड़े थे। उन्हें निराश होना पड़ा। उन्हें उनकी मेहमानी' 
करनेका अवसर तक प्राप्त न हो सका। जो बेचारा चीनी श्री सोराबजी तथा श्री आजमजीके 
साथ सीौमाके पार कर दिया गया था, उसे चाल्संटाउनका अधिकारी खींचकर ले गया। 
इससे जाहिर होता है. कि भारतीयोंका सम्मान बढ़ गया है। गोरोंको उनसे कुछ भय 
लगने लगा है। अदालत उक्त चीनीका कुछ नहीं कर सकती और प्रवासी अधिकारी (इमिप्रेशन 
ऑफिसर) भी उसे रोक नहीं सकते। 

[ गृजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ 


५४. प्रार्थनापन्र : रेजिडेन्ट मजिस्दृटकों' 


फोक्सरस्ट जेल 
अक्तूबर ११, १९०८ 
आवासी मजिस्ट्रेट 
फोक्सरस्ट' 
नीचे हस्ताक्षर करनेवाले फोक्सरस्ट जेलके 
बन्दियोंका प्राथनापत्र 
सविनय निवेदन है कि : 


आपके प्रार्यी सम्राट्की फोक्सरस्ट-स्थित जेलके बन्दी हैं और या तो सजा काट रहे हैं 
या उनपर मुकदमा चलनेवाला है। 

आपके प्रार्थी ब्रिटिश भारतीय हैं। 

ब्रिटिश भारतीयोंके लिए निश्चित आहार-तालिकाका अवलोकन करनेपर आपके प्राथियोंको 
मालूम हुआ कि उन्हें खानेके साथ चिकनाई बिलकुल नहीं दी जाती। 

सजायाफ्ता कैदियोंकी आहार-तालिकामें केवल मकईका दलिया, सब्जियाँ तथा चावल 
होता है। मुकदमेकी प्रतीक्षा करनेवाले बन्दियोंके आहारमें रोटी और जोड़ दी जाती है। 

आपके प्रार्थी देखते हैं कि वतनियोंको नियमित रूपसे चर्बी दी जाती है और यूरोपीयोंको 
मांस दिया जाता है, जिसमें चर्बी पर्याप्त मात्रा्मों होती है।' 

आपके प्राथियोंके' नम्र विचारके अनुसार जो आहार ब्रिटिश भारतीय बन्दियोंकों दिया 
जाता है वह स्वास्थ्यकी दृष्टिसे अपूर्ण है, क्योंकि भारतीय आहारमें चिकताईका अभाव रहा 
करता है। 

इसके अलावा आपके प्रार्थी धामिक कारणोंसे सामिष भोजन अथवा मांससे प्राप्तः स्निग्ध 
पदार्थ " खानेमें असमर्थ हैं; इसलिए जिस दिन मांसकी बारी होती है उस दिन वे मांस या 
उसकी जगह लेने योग्य आहारके बिता ही रह जाते हैं।" 


१. गांधीजीने आरम्ममें यह प्राथनापत्र अपने हाथसे लिखा और फिर, जेसा कि स्पष्ट है, कुछ सुघार करते हुए 
लिखाया था, जो बादमें स्वीकार किया गया । परन्तु यह दूसरा मसविदा भी भेजनेके पूव संशोधित किया गया था । 

२, रेजिडंट मजिस्टेट । 

३. पहले मसविदिमें यहाँ ये शब्द थे: “ आपके प्रार्थी देखते हैं कि यूरोपीयों भौर वतनियोंकों नियमित 
रुूपसे चर्बी दी जाती है ।?” 

४. पहके मतविदेमें “अथवा मांससे प्राप्त स्तिग्व पदार्थ ” -- ये शब्द नहीं थे । 

७. पहके दो मसविदोंमें यहाँ नीचेके अनुच्छेद थे, किन्तु अन्तिम मसविदेमें उन्हें छोड़ दिया गया था: 

“ आपके सुस्ल्मान प्रार्थियोंकी, रमजानका मद्दीना होनेके कारण, गत कुछ दिनेंसे बाइरसे भोजन छेनेकी 

कपापूवेंक अमुमत्ति दे दी गई है । 

“ उक्त अनुमतिके परिणामस्वरूप चर्बों तथा मांसकी जगढ के सकनेवाछे आद्ारके अमावसे उत्पन्न कठिनाई 

थोड़े-से लोगों तक ही सीमित रह गई है । फ 

“ किन्तु अब अन्य अनेक बन्दियोंके आ जानेसे कठिनाई बढ़ गईं है ।” 


९-३ 


९८ सम्पूण गांधी वाड्सय 


आपके प्राथियोंने उपपृक्त कमीके बारेमें कई बार शिकायत की है; किन्तु बड़ी संख्यामें 
अन्य भारतीयोंके आ जानेके कारण कठिनाई बढ़ गईं है।' 
इसलिए आपके प्रार्थी निवेदन करते हें कि 
(१) सामान्य भारतीय आहार-तालिकार्में घी शामिल किया जाये। 
(२) जिन दिनों मांसकी बारी होती है उन दिनों मांसकी जगह कोई शाकाहार -- जैसे, 
दाल या हरी सब्जियाँ -- देनेका आदेश दिया जाये। 
आपके प्रार्थी एक और प्राथना करते हैं कि यदि जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिज़न्स )- 
की अनुमति आवश्यक मानी जाये तो माँगी गई राहुतके लिए इस पत्रका विवरण [ उन्हें | 
तार या देलीफोन द्वारा भेज दिया जाये। 
इस' न्‍्यायके' लिए आदि, आदि, 
दाउद मुहम्मद 
पारसी रुस्‍तमजी 
एम० सी० आंगलिया 
मो० क० गांधी 
और ३३ अन्य 


हस्तलिखित' मूल दफ्तरी अंग्रेजी प्रति' की फोटो-तकल (एस० एन० ४८९३) से । 


५५. सन्देश : सत्याग्रहियों ओर दूसरे भारतीयोंकोी 


| फोक्सरस्ट' जेल 
अक्तूबर १३, १९०८ | 
जेलकी सजा होनेके बाद सजाकी अवधितक मुझे इंडियन ओपिनियन * में लिखनेका 
लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए सत्याग्रहियों और अन्य भारतीयोंसे दो शब्द कहनेकी अनुमति 
चाहता हूँ । 
जेंलमें रहनेवालोंकी अपेक्षा बाहर रहनेवालोंकी जिम्मेदारियाँ अधिक हैं। सच्चा कष्ट तो 
उन्हें उठाना है जो बाहर रहकर सच्ची सेवा करना चाहते हैँं। जेलमें कष्ट है, यह बात 
अधिकांशत: एक भ्रम है। यहाँ तो में सब लोगोंकों दिन-भर आमोद-प्रमोद करते देखता हूँ। 
कभी-कभी बुरे अधिकारी कष्ट देते हैँ, किन्तु उसका उपाय तुरन्त हो सकता है। इसलिए मैं 
आशा करता हूँ कि देशके लिए जेल आनेमें कोई भारतीय पीछे नहीं हटेगा। 
सत्याग्रह सरल भी है और कठिन भी । सत्यका ही आग्रह रखनेसे सारे दुःख दूर हो सकते 
हैं, अब यह बात सबको समझमें आसानोसे आ जानी चाहिए। सत्यका पालन -- दुःख दूर करने 


१. यह अनुच्छेद पदके मसविदेमें नहीं था; संशोधन करते समय दूसरेमें जोड़ा गया था । 

२. हस्ताक्षर करनेवाले ३७ व्यक्तियोंमें से २१ ने अंग्रेजीमें, १० ने गरुजरातीमें, और एकने तमिलमें हस्ताक्षर 
किये थे; बाकी पाँचने अंगूडोके निशान छगाये थे । 

३. यद्द संदेश गांवीजीने १३ अक्तूबरकों अपने मुकदमेकी सुनवाईके एक दिन पहलके फोक्सररुटे भेजा था। 


तुल्तीकृत * रामायण ? का सार ९९ 


लिए दुःख सहता --- कठिन लगता है। फिर भी ज्यों-ज्यों विचार करता हूँ, त्यों-त्यों सिवा 
सत्याग्रहके कोई दूसरा उपाय अपने अथवा किसी दूसरेके दुःखोंके | निवारणके | लिए सुझ नहीं 
पड़ता | मुझे तो ऐसा भी रूगता है कि उसके सिवाय कोई सच्चा इलाज दुनियामें है ही नहीं। 
ऐसा हो या न हो, किन्तु हम तो अब यह समझने लगे हूँ कि सत्याग्रहसे विजय पाना [ ज्यादा ] 
ठीक रास्ता है। यदि बात ऐसी हो तो में आशा करता हूँ कि जो-कुछ शुरू किया है उसे सारे 
भारतीय लगनके साथ पूरा करेंगे और हम फिरसे “ आरम्भश्र ” की उपाधि पा जायेंगे । 

जो-जो राष्ट्र ऊँचे उठे हैं, उन्होंने पहले कष्ट सहन किये हैं, यह बार-बार स्मरण रखना 
चाहिए। यदि हम' ऊँचे उठना चाहते हों, तो हमारे लिए भी यही उपाय है। 

हमें सोचना चाहिए कि नेटारू उद्योगपतियोंकों जेल भेजकर हम सबने अपने सिरिपर 
कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले छी है। उनका अनुसरण करते हुए अपना सर्वस्व अपित कर देना 
बहुत बड़ी बात नहीं है। वे जेल अपने स्वार्थके लिए नहीं गये हें। 

जो भारतीय जेल जाते है उन्हें समझता चाहिए कि इससे उन्हें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ 
नहीं साधना है। यह ध्यानमें रखना चाहिए कि जेल जानेपर भी शायद वे ट्रान्सवालमें न 
रह सकें। सभीको कुछ बलिदान करके समाजके लाभ, सम्मान और नामकी रक्षा करनी है। 

इस संघषमें हिन्दू, मृसलमान, पारसी, ईसाई, बंगाली, मद्रासी, गुजराती, पंजाबी--इस' 
प्रकारके भेद नहीं हैँं। हम सभी भारतीय हैं और भारतके लिए लड़ रहे हैं। जो ऐसा नहीं 
समझता, वह देशका सेवक नहीं, शत्रु है? 

में हे सत्याग्रही, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ 


७५६० तुलसीकृत रामायण का सार* 
[ अक्तूबर १४, १९०८ के पूर्व | 


आजकल भारतोय ग्रजाके पृत्र विदेश-यात्रा बहुत करते हैं । विदेशमें अपने धर्मका 
खयाल' रखना सबके लिए कठिन होता है। परन्तु, हिन्दुओंके लिए तो और भी कठिन है। 
लेखकका मत है कि साधारण हिन्दू धमंका रहस्य जानना केवल सब हिन्दुओंका ही नहीं, 
सारे भारतीयोंका काम है। 

साधारण हिन्दू धर्म सबको मान्य होने छायक है। उसका रहस्य नीतिमें समाया हुआ है। 
इस' दृष्टिसे कहा जा सकता है कि सभी धर्म सच्चे और सभान हैं, क्योंकि नीतिसे अलग कोई 
धर्म हो ही नहीं सकता। 


१, जान पड़ता है मूलमें “नहों” शब्द प्रेतक्षी भूलसे छूट गया है जिसके बिना “आरम्भशुर * शब्दका 
प्रयोग यद्याँ ठीक नहीं बेठ्ता । 

२. यह इंडियल ओपिनियनके विज्ञापन-स्तम्भमें प्रकाशित हुआ था । श्सका मसविदा गांधीजीका तैयार 
किया जान पड़ता है । स्पष्टट:, यद्ध और आगेके दो छेख गांधीजीने १४ अक्तूबरसे पहले ही लिख छिये होंगे, 
क्योंकि उसी दिन उन्तपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो महीनेकी सजा दी गईं । 


१०० सम्पूर्ण गांधी वाउसय 


बात जो भी हो, साधारण हिन्दू धर्मका रूप रामायणमें हुबहु देखा जा सकता हैं। मूल 
' रामायण ” संस्कृतमें है। उसे थोड़े हो लोग पढ़ते हैं। उसका अनुवाद दुनियाकी बहुत-सी 
भाषाओंमें हुआ है। यह रचना भारतकी सभी प्राकृत भाषाओंमें भी उपलब्ध है। इन सभी 
अतुवादोंको परखें तो तुलसीदासजीकृत हिन्दी ' रामायण ' के सामने कोई अनुवाद टिकने योग्य 
नहीं है। सच पूछा जाये तो तुलसीदासजीकी भक्ति' ऐसी अनन्य थी कि उन्होंने अनुवाद करनेके' 
बदले उसमें अपने ही भावोंकों गाया है; मद्रासके अलावा भारतका ऐसा एक भी हिस्सा नहीं है, 
जहाँ तुलसीदासजी की रामायण ' से कोई हिन्दू सर्वंथा अनजान निकले। ऐसी रामायण * 
भी विदेशोंमें और स्वदेदर्मं भी सभी लोग पूरी नहीं पढ़ते। पढ़नेका अवकाश नहीं मिलता। 
ऐसी पुस्तकें संक्षिप्त रूपमें प्रकाशित की जायें तो भारतीयोंके लिए बड़ी कल्याणकारी हों। 
इसी उद्देश्यसे हमने पुस्तककों संक्षेपमें प्रकाशित करनेका इरादा किया। उसका पहला काण्ड 
हम तुरन्त ही जनताकी सेवामें पेश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि यह संस्करण 
मूल “रामायण ' के बदलेमें काम आये। हम चाहते हैँ कि सार पढ़ लेनेपर, जिन्हें अवकाश 
हो और जो भक्ति-रसमें भीने हो गये हों, वे मूल भी पढ़ें। इस सारांशमें कथाका मुख्य 
भाग तोड़ा नहीं गया है। लेकिन क्षेपक, लम्बे वर्णन और पेटेकी कुछ बातें छोड़ दी गई हैं । 

हम चाहते हैं कि जो सारांश जनताकी सेवार्में पेश किया जा रहा है, उसे हर भारतीय 
पढ़े, उसका मनन करे और जिस नेतिकताका चित्रण इसमें सजीवतासे किया गया है, उसे 
ग्रहण करे। यदि रातकों तथा अवकाश की दूसरी घड़ियोंमें भारतीय घर-घरमें “रामायण ' का 
पाठ करें तो हम अपना प्रयत्न सफल मानेंगे। 

दूसरे काण्ड जेसे-जेसे छपते जायेंगे, वेसे-वेसे हम प्रकाशित करते जायेंगे। अन्तमें उन 
सभीको एक साथ बँधवाया जा सकता है। मूल्य सोच-विचार कर जहाँतक हो सका है, 
कम' रखा गया है, ताकि पुस्तक सभी भारतीय खरीद सकें। 

हिन्दी लिपि और भाषा जानना हर भारतीयका फर्ज है। उस' भाषाका स्वरूप जाननेके 
लिए “ रामायण “-जसी दूसरी पुस्तक शायद ही मिलेगी। 


मूल्य: १ शिलिंग। डाकख्चे : १ पेनी। 
इंटरनेशनल प्रिट्गि प्रेस, फीनिक्स, नेटाल 


[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १७--१०-१९०८ 


५७. संघर्ष 


[अक्तूबर १४, १९०८के पूर्व ] 

जान पड़ता है, संघर्ष अब किनारे लगता जा रहा है, क्योंकि सरकारने अधिक जुल्म' ढाना 

शुरू कर दिया है। श्री सोराबजी तथा श्री आजमका बाहर निकाला जाना, उनका तुरन्त 

वापस आना, उनको तुरन्त ही सजा होता, बारबर्टनके ५८ भारतीयोंका जेल भेजा जाना, उन्हें 

देश-निकाला देना --- इस सबसे मालम होता है कि सरकारकों जो जोर आजमाना है, उसका 

अन्त आता जा रहा है। उसका खजाना खूटनेपर आ गया है। वह अपना सारा गोला-बारूद 

खर्च किये डाल रही है। परन्तु यह याद रखना चाहिए कि अन्तका समय बड़ा कठिन होता 

है। सब कष्ट झेले जा सकते हैं, परन्तु अन्तके कष्ट [ धैय॑पूर्वक ] झेलनेवाले बिरले ही होते हैं। 
इसलिए हम आशा करते हैं कि भारतीय अच्तके कष्टोंसे नहीं डरेंगे। 

[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ 


५८, कुछ भारतीयोंको 


[अक्तूबर १४, १९०८ के पूर्व ] 

ट्रान्सवाल, नेटाल तथा दक्षिण आफ़िकाके कुछ अन्य भागोंमें भी कुछ भारतीयोंको शराबकी 

गहरी लत लग गई है। यह धमम-विरुद्ध तो है ही, शरीर और मनको भी कमजोर करती है। 

जिन्हें यह कुठेव रूग गईं है उनके लिए सत्याग्रह संघर्ष में भाग लेता मुश्किल है। हमारा 

उद्देश्य शराबसे होनेवाली हानिके विषयमें लिखना नहीं है। वह तो बहुत लिखा जा चुका 

है। हम इतना ही कहना चाहते हूँ कि जिन्हें यह कुटेव हो, उन्हें कोशिश करके इसे छोड़ देना 

चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यह व्यर्थ कष्ट देगी और अनेक बार चाहकर भी वे 
अच्छे कार्ोंमें हाथ नहीं बँटा सकेंगे। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ 


५९, पन्न : जे० जे० डोकको 
| फोकस रस्ट ] 
बुधवार, [ अक्तुबर १४, १९०८ ] 
प्रिय श्री डोक, द 
में आपको यह पत्र अदालतसे लिख रहा हाँ। मुझे आशा थी कि अपना फैसला होनेसे 
पहले में आपको कुछ' भेज सकूगा। किन्तु में दूसरे कामोंमें बहुत व्यस्त रहा हूँ । शुभ-कामनाओंके 
लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास' केवल ईइ्वरपर है। इसलिए में बिल्कुल 
प्रसन्न हैं ।' 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधों' 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ४०९२) से। 
सोजन्य : सी० एम० डोक । 
६०. सन्देश : भारतीय तरुणोंके नाम 
[ फोक्सरस्ट 


अक्तूबर १४, १९०८ | 

में नहीं जानता कि जिनसे मेरा व्यक्तिगत सम्पक कभी नहीं हुआ उन छोगोंके नाम 

सन्देश भेजनेका मुझे कोई अधिकार है या नहीं; लेकिन लोगोंकी यही इच्छा थी और मैंने 
उसे मान लिया है। तो, मेरे विचार ये है: 


१. डोक अपनी पुस्तक-मो० क० गांधी: दक्षिण आफऋिकार्मे एक भारतीय देशभक्त (एस० के० 
गांधी : ऐन इंडियन पेड्अट इन साडथ आफ्रिका ) के लिए सामझी एकत्र कर रहे थे । श्सलिए उन्होंने 
स्पष्ट द्वी गांधीजीके ८ तारीखके पत्रके उत्तरमें उन्हें ९ अव्तूबरकों लिखा था, “यदि भाप मुझे स्पिअन कॉपके 
युद्धसे आगेकी सामग्री द तो मैं आपका आमारी हूँगा । “कढ़ी मशक्कत ” से बाकी बचे वक्तमें आप प्रयत्न करें 
और आपको णजो-कुछ याद आ सके उसे क्रमशः लिख ले । यदि आप इन थोड़े-से मोइलतके दिनोंमें भी यह 
कर सके तो बहुत बढ़ा काम होगा ।” देखिए परिशिष्ट ६ । 

२. अपनी पुस्तक ( पृष्ठ १५० ) में डोकने अन्तिम दो वाक्य उद्धुत किये दें और कहा है कि ये वाक्य 
१४ अक्तूबर १९०८ को गांवीजीके मुकदमेकी पेशीसे कुछ पद्के लिखे गये थे । 

३. श्री डोकने अपनी पुस्तम-मो० क० गांषी + दक्षिण आफ्रिकार्मे एक भारतीय देशभक्त ( एम० 
के० गांधी : ऐन इंडियन पेटरअट इन साउथ आफ्रिका ) के २० वे अध्यायमें श्से उद्धत करते हुए लिखा है कि 
मैंने गांधीनीसे इस पुस्तकके लिए स्वदेशमें रहनेवाके भारतीयोंके नाम एक सन्देश लिख भेजनेका अनुरोध किया था 
और वह मुझे मिल भी गया । 

४. श्री डोककी पुस्तकमें श्स सन्देशकी तिथि “ अवतूबर, १९०८?” रखी गई है । दो सकता है कि यह 

१४ अक्तूबरकी, जिस दिन गांधीनीकों सजा सुनाई गई थी, छिखा गया दो । 


दावजी आमोद ओर दूसरोंका मुकदमा १०३ 


द्रान्‍्सवालमें चलनेवाले संबर्षसे भारतकों कोई मतलब ही न हो, ऐसी बात नहीं है। 
हम ऐसे व्यक्तियोंके निर्माणमें छगे हें जो संसारके प्रत्येक भागमें अपने आपको सुयोग्य सिद्ध कर 
सकें। हम अपने संघर्ष में यहु मानकर चल रहे हें कि: 

(१) शारीरिक प्रतिरोधके मुकाबले अनाक्रामक प्रतिरोध हर हालतमें बेहद अच्छा है। 

(२) यूरोपीयों और भारतोयोंके बीच' कहीं कोई प्राकृतिक दीवार नहीं है। 

(३) ब्रिटिश झासकोंका भारतमें कुछ भी मंशा क्‍यों न रहा हो, ब्िठेतकी आम जनता 
“ यही चाहती है कि उसके साथ न्याय किया जाये। ब्रिटेन और भारतकी जनताके सम्वन्धोंको 
तोड़ता अनिष्टकारी होगा। यदि हमें भारतमें या कहीं और स्वार्थीन व्यक्तियों-जेसा बरताव 
मिलता है या हम ऐसा वरताव पानेके अपने अधिकारका आग्रह करते है, तो केवल ब्रिदेत 
ओर भारतकी जनताके बीच ही परस्पर लाभकारों सम्बन्ध नहीं बनते, बल्कि उससे संसारका 
भी धामिक, और इसीलिए सामाजिक तथा राजनीतिक, रूपसे भी बड़ा भरा होगा। मेरी अपनी 
राय है कि सभी राष्ट्र एक-दूसरेके पूरक होते हैं । 

ट्रान्सवालमें चलनेवाले संघर्ष के लिए अनाक्रामक प्रतिरोधका तरीका अपनाना में इनमें से 
प्रत्येक विचारके आधारपर उचित मानता हूँ । मृमकिन है, यह्‌ औषधि देरसे काम करती हो, पर 
में इसे उन मुसीबतोंके लिए हो नहीं, जिनका हमें द्रान्सवालमें सामना करना पड़ रहा है, बल्कि 
भारतीय जनताको पीड़ित करवेवाली राजनीतिक और सभी प्रकारकी अन्य बीमारियोंके लिए 
भी रामबाण मानता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे ] 
 एम० के० गांधी : ऐन इंडियन पेद्रियट इत साउथ आफ्रिका 


६१. दावजी आसोद ओर दूसरोंका मुकदमा" 


[ फोक्सरस्ट 

अक्तूबर १४, १९०८ | 

गत बुधवारकों सहायक आवासी मजिस्ट्रेट ( असिस्‍टेंट रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ) श्री डी 
विलियसेकी अदालतमें दावजी आमोदका मामरा पेश हुआ। सरकारकी तरफसे मुकदसेकी 
परवी श्री मेंज़ कर रहे थे। आरोप यह था कि दावजी आमोद निषिद्ध प्रवासी हें और 
उन्होंने नये पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कानून (१९०८ सं० ३६) के अनुसार उपनिवेशके 
बाहरसे पहले अर्जो दिये बिना प्रवेश किया है। श्री गांधीने अभियुक्‍तकी तरफसे बचाव 
करते हुए कहा कि वह निरपराध है। अभियुक्त उपनिवेज्ञर्में पहले आया था। उसके पास 
अनुमतिपत्र (परमिट) और पंजीयन प्रमाणपत्र भी था। फिर भी उसे गिरफ्तार कर 
लिया गया। इसके बाद उसने उपनिवेश छोड़ देनेका और नये कानूनके अनुसार 
पंजीयनके लिए नेटालसे अर्जी देनेका वादा किया था, परन्तु जब कॉरपोरल कैसरॉनने उसे 


१. यह गांधीजीके सुकदमेके विवरणके साथ “फिर फोक्सररुट-- श्री गांधीको सजा ”” शीषेक्ते “ इंडियन 
ओपिनियनके लिए विशेष ”” छूपमें प्रकाशित हुआ था । गांधोजीके मुकदमेके लिए देखिए अगला शीषेक । 


१०४ सम्पूणे गांधी वाउ्सय 


अर्जीका नमूवा बताया, तब उसने उपनिवेशके बाहर जानेसे इनकार कर दिया और इसपर 
वह पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। 

जिरहके बीच कॉरपोरल कैमरॉनने स्वीकार किया कि अभियुकतपर प्रवासी कानृनके 
खण्ड २ के उपखण्ड ३, ५, ६, ७ और ८ लागू नहीं होते ओर न उसको उपनिवेशके 
बाहर निकाल देनके विषयमें कोई हुक्‍्स है। यह माननेके लिए भी कोई कारण नहीं है कि 
अभियुक्तने जो दस्तावेज पेश किये हें, वे कानूनके अनुसार उसके नहीं हे। 

श्री गांधीने कहा कि अभियुक्‍तकों अधिकार है कि वह १९०७ के एशियाई कानून 
एके अनुसार, जो रद नहीं किया गया है, उपनिवेशरमें आ सकता है। और चूँकि उसने अपना 
अनुमतिपनत्र (परमिट) बता दिया है इसलिए वह निषिद्ध प्रवासी भी नहीं माना जा सकता। 
प्रवासी कानूनके खण्ड ४ के उपखण्डके मातहत भी उसने कोई अपराध नहीं किया है। 


मजिस्ट्रेटने अभियकक्‍तकों दोषी करार दिया, किन्तु कहा कि उसपर उपनिवेश छोड़कर 
न जानेके लिए प्रभाव डाला गया है। उसे १५ पौंड जुर्माने अथवा एक महीना कठोर 
कारावासकी सजा सुना दी गई। 

करसन जोगी और अन्य आठ व्यक्तियोंपर भी, जिनमें दो वाबालिंग थे, यही आरोप 
लगाया गया और हौरजी मूलजीको छोड़कर उन्हें भी यही सजाएं दी गईं। हीरजी मूलजी' 
एक बारह वर्षका लड़का है। उसे पाँच पौंड जुरमाने या चौदह दिनकी सादी कंदकी सजा 
सुनाई गई। 

रतनजी सोढा, मावजी करसतजी, रविकृष्ण तलेवंतसिह और रतनजी रघुनाथपर भी 
निषिद्ध प्रवासी होनेका अभियोग रूगाया गया। अभियुकतोंने अपनेको निरफ्राध बताया। 
पहले तीनने कहा कि उन्हें शैक्षणिक कसौटीके अनुसार उपनिवेशमें प्रवेशका अधिकार है। 
और पहले दो तथा रतनजी रघुनाथने कहा कि वे लड़ाईसे पहले द्रान्सवालमोें रहते थे। 
समावजी करसनजीने कहा कि वे सम्राटकी स्वयंसेवक सेनाके भूतपुर्व सदस्य है, और उन्होंने 
गत बोअर युद्धमें जो सेवाएँ कीं उनके लिए उन्हें एक पदक भी दिया गया था, तथा 
इस हेसियतसे भी उन्हें प्रवेशका अधिकार है। रविक्ृष्णका जन्म ही दक्षिण आफ़िकाें 
हुआ था। 

अभियुकतोंकी तरफसे गवाही देते हुए श्री गांधीने कहा कि अभियुक्‍तोंकोीं उपनिवेश्षमें 
आतनेकी सलाह देनेकी सारी जिम्मेवारी उनकी है। अधिकांदामें अभियुक्त उन्‍्हींकी सलाहसे 
प्रभावित हुए हें, यद्यपि उन्होंने निःसन्देह अपनी स्वतन्त्र बुद्धिसि भी काम लिया है। [श्री गांधीने 
यह भी कहा कि] उन्होंने अभियुक्‍तोंकों जो यह सलाह दी, उसमें राज्यके सबसे बड़े हितोंका 
पुरी तरहसे विचार कर लिया था। 

जिरहमें श्री गांधीने स्वीकार किया कि उन्होंने अभियुक्‍तोंको एक सावंजनिक सभामों 
और अछूग-अलूग भी [ उपनिवेश्में ] प्रवेश करनेके लिए कहा था। उस समय शायद एकके 
सिवा अन्य अभियुक्‍तोंके सनमें उपनिवेश्में प्रवेश करनेकी बात नहीं आई थी। निःसन्‍्देह, 
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अभियुक्तोंकों प्रवेश करनेसें मदद दी, द्वान्सवालमें 


फोक्सरर्टमें मुकदमा १०५ 


प्रवेश करनेके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया और सहायता भी दी। और हमेशाकी भाँति इस 
बार भी वे अपने इस कार्यके परिणामोंकों भोगनेके लिए तैयार हें। 

अभियुक्‍त दोषी पाये गये और उन्हें बीस पौंड जुर्माने या छः हफ्तेकी कठिन कारा- 
वासकी सजा सुना दी गई। 

इसके बाद दवा तरसीका मामला पेश हुआ। उत्तवर नये पंजीयन अधितियम (रजिस्ट्रेशन 
ऐक्ट) के मातह॒त अँगूठेकी छाप देनसे इनकार करनेका आरोप था, यद्यपि उन्होंने अपना 
अनुमतिपत्र (परमिट) पेश कर दिया था। उन्होंने (जेलके मनियमोंके अनुसार) अपनी 
अँगुलिपोंकी छाप जेलमें दे दी थी, जहाँ कि वह अपने सामलेकी सुनवाईकी राहु एक हफ्तेसे 
देख रहे थे। उन्हें दस पौण्ड जुर्माने अथवा एक महीना सपरिश्रम कारावासकी सजा सुना 
दी गई। मूनतामी एहलरीवर भी यही अभियोग था। उन्हें भी यही सजा सुनाई गई। 

भोखाभाई और झीणाभाईपर, जिन्हें देशसे बाहुर निकाल दिया गया था किन्तु जो उसी 
समय फिर लौट आये थे, निबिद्ध प्रवासी होनेका अभियोग रूगराया गया। उन्हें बीस पौंड 
जुर्माने या छः हफ्ते कठोर काराबासकी सजा सुताई गई। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियव, १७-१०-१९०८ 


६२. फोक्सरस्टर्में मुकदमा' 


| फोकस रस्ट 
अक्तूबर १४, १९०८ | 


इसके बाद स्वयं श्री गांधीपर नये कानूनके अन्तर्गत यह आरोप छयाया गया कि 
उन्होंने अधिकारियोंके माँगनेपर भी अपने अँगूठों ओर अँगुलियोंकी छाप नहीं दी। उन्होंने 
यह अभियोग स्वीकार कर लिया और कोई कागज-पत्र पेश नहीं किया। और जब उनसे 
विनियम ९ ( रेगुलेशन ९ ) के मातहत शिनारुत पेश करनेके लिए कहा गया तो उन्होंने 
इनकार कर दिया। 

श्री गांधीने बयान देते हुए कहा: 

में समझता हूँ कि इस नन्‍्यायालयका एक अधिकारी होनेके नाते, मुझे पंजीयन प्रमाणपत्र 
(रजिस्ट्रेशन संठिफिकेट) पेश करनेसे और अपने अँगूठों या अँगुलियोंकी छाप देनेसे इनकार 
करनेके बारेमें अपनी कुछ सफाई अवश्य देनी चाहिए। १९०७ के एशियाई कानून २ को 
लेकर सरकार और ब्रिठिश भारतीयोंके बीच' कुछ मतभेद रहे हैं। ब्रिटिश भारतीय संघके 
. मन्त्रीके रूपमें में ब्रिटिश भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करता हूँ। और उनसे आवश्यक सलाह- 


१. दावनी आमोद और अन्य व्यवितियोंके मुकदमेंके बाद गांधीजीका मामरछा अदालतमें पेश हुआ था । 


देखिए पिछला शीषेक । 
२. अभिप्राव “वकीछ ? दोनेसे है । 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मशविरा करनेके बाद, अपने देशवासियोंकों यह सलाह देनेकी जिम्मेदारी मेने अपने ऊपर ले ली 
है कि वे इस कानून द्वारा थोपे गये बुनियादी बच्धनोंको तो स्वीकार न करें पर कानून मानकर 
चलनेवाली प्रजाकी तरह इसके उल्लंघनके फलस्वरूप मिलनेवाली सजाको स्वीकार कर हें। बात 
सही हो या गलत, पर अन्य एशियाइयोंकी भाँति मेरा भी यही विचार है कि और बातोंके' 
साथ-साथ यह कानून हमारे अन्त:करणको चोट पहुँचाता है। और मुझे छूगा --- आज भी मुझे 
ऐसा ही रूगता है-- कि इस कानूतके बारेमें अपनी भावना प्रकट करनेका एशियाइयोंके 
सामने केवल एक यही मार्ग रह गया है कि वे इसके अन्तर्गत दी गई सजाको स्वीकार करते 
चलें; और में मानता हूँ कि मेने उस नीतिके अनुसार इससे पहले आनेवाले अभियुकतोंको 
इस' कानूनके आगे सिर झुकानेसे इनकार करनेकी सलाह दी थी। मैंने उनको १९०८ के 
कानून ३६ के बारेमें भी यही सलाह दी थी। सो इसलिए कि ब्रिटिश भारतीयोंकी रायमें, 
स'रकारने जितनी राहत देनेका वचन दिया था, उतनी दी नहीं गई। अब में न्यायारूयके 
हाथमें हु और वह जो सजा दे, मुझे स्वीकार्य होगी । अभियोक्‍ताओं और जनता सभीनें मेरे 


ध्छ, 


साथ जो शिष्टाचार बरता है, उसके लिए में उनको धन्यवाद देता हूँ। 


श्री मेंजने कहा कि इस मामलेको दूसरे मासलोंसे भिन्न मानना चाहिए। उन्होंने कहा, 
चूँकि श्री गांधीने स्वयं स्वीकार किया है कि उनका अपराध अन्य अभियुकतोंसे अधिक है, 
इसलिए उनको अधिकतम दण्ड (१०० पौंड जुर्माता या तीन महीनेका सपरिश्रम कारावास) 
दिया जाना चाहिए ।॥ क्‍ 
मजिस्ट्रेटने श्री गांधीको दोषी करार दिया। उन्होंने अपना निर्णय देते हुए कहा कि 
धर्मके आधारपर उठाई गई आपत्तियोंके प्रदनपर विचार करना सेरा काम नहीं है। मेरा काम 
तो केवल कानूनके सुताबिक काम करना है। कानूनका आम तौरपर उल्लंघन किया गया 
है। श्री गांधीको उस रुूपमें देखनेका मजिस्ट्रेट आज बड़ा दुःख माना, और कहा कि फिर 
भी उतन्तें ओर अन्य अभियुक्‍तोंमें अन्तर किया जाना जरूरी है। भजिस्ट्रेटने श्री गांधीकों 
२५ पौंड जुर्माते या वो महीनेकी सपरिश्रम कारावासकी सजा दी। 
बेशक किसीने भी जुर्मानेंकी राशि अदा नहीं की और सभी मुसकराते हुए जेल चले 
गये। श्री गांधी विद्योष प्रसन्न थे। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ 


६३. सन्देश: भारतीयोंको' 


[ फोक्स'रस्ट 
अक्तूबर १४, १९०८ | 
अन्ततक दृढ़ रहें। संकट झेलना ही हमारा उपाय है। और इतना करनेके' बाद हम 
जीते हुए ही हें। 
[ अंग्रेज़ीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-१०-१९०८ 


६४. तार: उपनिवेश-मन्‍्त्रीको* 


फोक्स'रस्ट 
नवम्बर ७, १९०८ 
सैवामें 
उपनिवेश-मंत्री 
[ लन्दन ] 


फोक्सरस्टके पचहत्तर ब्रिटिश भारतीय कैदी जिनमें नेटाल भारतीय कांग्रेसके 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष और मच्त्री हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्ष [और] ब्रिटिश 
भारतीय संबके मन्त्री शामिल हें परम कृपाल महामहिम राजराजेश्वरकी सेवामें 
निष्ठापूवंक बधाइयाँ भेजते हैं और वे जिन हालतोंमें जेल. काट रहे हैं उनकी ओर 
समादरपूर्वक ध्यान आकर्षित करते हैं। 


फोक्सरस्टके ब्रिटिश भारतीय कदी 
| अंग्रेजीसे | 
कलोनियल ऑफिस' रेकर्डस: २९१/१३२ 


१. इसे गांधीजीने “फोक्सरस्टमें अपनी जेल-यात्रासे पहले अन्तिम सम्देश ” के रूपमें भेजा था। 
इसपर इंडियन ओपिनियनमें “ टृढ़ रहो” शीषैकसे सम्पादकीय लेख लिखा गया था । यह सन्देश, णो गुजराती 
विभागमें भी प्रकाशित हुआ था, १८ अक्तूबरकों जोह्यनिसब्गेमें एक बड़ी सावेजनिक समभामें पढ़ा गया था । 

२. यह तार भारत-मन्त्रीकी माफेत सप्तम एडबडंकों उनकी ७७ वीं जन्मतिथिपर, जो नवम्बर ९ को 
पढ़ती थी, भेजा गया था । अनुमानत : इसका मसविदा गांधीजीने बनाया था; वे उस समय फोक्सररुट जेलमें: 
बन्दी थे । रायदरने भी ऐसा दी एक सन्देश जोहानिसबग कारागारके “ अन्तःकरणके अदिशपर आपत्ति करनेवाे ”? 
बन्दियोंकी ओरसे ९ नवम्बरकों तार द्वारा भेजा था। 


६५. पत्र : ए० एच० वेस्टकों 


केदीका नाम: मो० क० गांधी [ फोक्सरस्ट जेल | 
ट्रान्सवाल 
नवम्बर ९, १९०८ 
प्रिय वेस्ट, 


आपका तार मिला। इससे मुझे दुःख तो हुआ, किन्तु आश्चये नहीं हुआ | में बिना जुर्माना 
दिये यहाँसे नहीं निकल सकता और वैसा में करूँगा नहीं। जब मेंने संघर्ष शुरू किया था तब 
यह समझ लिया था कि इसकी क्‍या कोमत देनी पड़ेगी। यदि यही होना है कि श्रीमती गांधी 
मुझे छोड़कर चलो जायें और स्वेहशील पति उन्हें सान्‍त्वना देनेके लिए भी न पहुँच सके 
तो फिर एऐसा सही।' 

आप सब उनके लिए जो-कुछ कर सकते हों अवश्य करें। में हरिलालकों वहाँ जानेके लिए 
तार कर रहा हूँ। में चाहता हूँ कि आप या कोई और रोज एक बुलेटिन निकालें --- इसका 
यह अर्थ नहीं है कि तब में कुछ मदद कर सकूगा। कृपया मुझे तारसे खबर दें कि बीमारी 
ठीक-ठीक क्‍या है। में उन्हें भी लिख रहा हूँ ।' में आशा किये हूँ कि वे यह पत्र मिलने तक 
जीवित होंगो और इतने होशरमें होंगी कि पत्रको समझ सरकें। अधिकारीगण मेरे पत्र मुझे 
. रोज-के-रोज देते रहेंगे। श्रीमती गांधीके नाम पत्र नत्थी है। मणिलाल यह पत्र उन्हें पढ़कर 
सुना दे। 


: हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री ए० एच० वेस्ट 
मेनेजर 
“इंडियन ओपिनियन ' 
फीनिक्स, नेटाल 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलः (सी० डब्ल्यू० ४४०९) से । 
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट 


१. श्रीमती कस्तूरवा गांघो रक्तल्लावले पीड़ित थीं और उनकी हालत चिन्ताजनक थी । जैसा कि 
१६-१-१९०९ के इंडियन ओपिनियनसे ज्ञात दोता है, जनवरी १०, १९०९ को उनका ऑपरेशन हुआ था । 
देखिए आत्मकथा भाग ४, अध्याय २८ भी । 

२. यद्द तार उपलब्ध नहीं है । 

३. देखिए अगला शीषक । 


६६. पत्र: श्रीमती कस्तुरबा गांधीकों 


| फोक्सरस्ट जेल ] 
नवम्बर ९, १९०८ 


प्यारी कस्तूर, 
तुम्हारी तबीयतके बारेमें आज श्री वेस्टका तार मिला। मेरा हृदय फटा जा रहा 
है, में रो रहा हूँ | लेकिन तुम्हारी शुश्रूषा करने आऊँ, ऐसी स्थिति नहीं है। सत्याग्रह संघर्षको 
मैंने अपना सब-कुछ अपित' कर दिया है। इसलिए मुझसे आना हो ही नहीं सकता। जुर्माना 
दूँ तभी आ सकता हूँ, और जुर्माना मुझसे दिया नहीं जायेगा। तुम जरा हिम्मत रखो और 
नियमपुर्वक खाओ-पिओ तो अच्छी हो जाओगी । फिर भी मेरी बदनसीबीसे कहीं ऐसा हो कि 
तुम चल बसो, तो में इतना ही कहूँँगा कि मेरे जीते-जी तुम मेरे वियोगमें भी मर जाओ तो 
इसमें कुछ बुरा नहीं है। तुमपर मेरा इतना स्नेह है कि तुम मरकर भी मेरे मनमें जीवित 
रहोगी। तुम्हारों आत्मा तो अमर है। में तुमसे विश्वासपुर्वक कहता हूं कि यदि तुम चली 
ही जाओगी तो में तम्हारे पीछे दूसरी शादी नहीं करूँगा। ऐसा में कई बार कह भी चुका 
हँ। तुम ईर्वरमें आस्था रखकर प्राण त्यागना। तुम मर जाती हो तो वह भो सत्याग्रहके 
लिए ही होगा। हमारा संघर्ष मात्र राजनीतिक नहीं है। यह संघर्ष धामिक है, इसलिए 
अत्यन्त बुद्ध है। उसमें मर जायें तो कया और जीवित रहें तो क्या ? आशा है, तुम भी ऐसा 
ही सोचकर तनिक भी खिन्न नहीं होगो। इतना में तुमसे माँगे लेता हूँ। 
मोहनदास 
| गुजरातीसे | 


 बपूना बाने पत्रों, इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स, १९४८ 


६७. जेलसे सन्देश" 


हम तो एक ही उम्मीद करते हैँ कि हरएक आदमी इस लड़ाईमें पूरी तरह मुस्तेद 

रहेगा और जो प्रण लिया है उसे कभी नहीं छोड़ेगा --- फिर चाहे लड़ाई आठ दिन चले, चाहे 
आठ महीना, चाहे आठ वर्ष और चाहे उससे भी ज्यादा। जो छोग हारकर लड़ाईको छोड़ दें, 
उनपर किसी तरहका जूल्म करना हमारा काम नहीं है। जो जुल्म करेगा, वह इस' छड़ाईको 
समझता नहीं, ऐसा में मानता हूँ । लड़ाई इतनी लम्बी हो गईं है, इसके कारण भी हम हो हैं। 
हम विचार करके इन कारणोंको दूर कर दें तो वह आज ही खत्म हो जाये। 

[ग्‌जरातीसे ] 

इंडियन ओपितियतन, ५-१२-१९०८ 


१. यह जोह्ानिसबंगमें १९०८ के एशियाई पंजीयन संशोधन कानून ( एशियाटिक रजिस्टेशन अमेंडमेंट ऐवट) के 
मुताबिक पंजीयनकी मीयाद खत्म होनेसे पद्के बुलाई गईं सारतीयोंकी सावेजनिक सभामें पढ़ा गया था। 


६८. भेंट: जमिस्टन स्टेशनपर 


[ जमिस्टन 
दिसम्बर १२, १९०८ ] 


[ श्री गांधीने कहा: ] मेंने सब आरोपोंके सम्बन्धर्मं सुना है; किन्तु मुझे जो थोड़ी-सी 
बात कहनी है, वह बादमें कहँँगा। जेलमें एक-एक मिनट मेंने सुखसे बिताया है। 

[ दूसरे सवालके जवाबसमें उन्होंने कहा: | जेलमें मेरे साथ अच्छा बरताव किया गया। 
मेरी शिकायत जेलके नियमोंके विरुद्ध है । अधिकारियोंका तो नियमोंके अनुसार चलना 
कतेग्य है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-१२-१९०८ 


६९. भाषण: जोहानिसबर्गेके स्वागत-समारोहमें 


| जोहानिसबर्ग 
दिसम्बर १२, १९०८ | 

अध्यक्ष महोदय, नेटालके प्रतिनिधियों, तमिल तथा अन्य भाइयो, 

आज में आपसे दो महीने दस दिन बाद मिल रहा हूँ। में तो समझता हूँ, में जेलमें 
नहीं, बाहर ही था; और आज अपनेको जेलमें आया मानता हँ। बाहरवाले लोगोंको जेल- 
वालोंसे ज्यादा जिम्मेदारियाँ निभानी हैं। जबतक बाहरवाले पूरा जोर नहीं लगाते, तबतक 
बेड़ियाँ टूटनेकी नहीं। फोक्सरस्टके स्टेशन मास्टरने जब मूझे जेलसे छूटनेके लिए मृबारकबादी 
दी, तो उसे भी मेंने यही बताया कि जेलमें तो में आज ही प्रवेश कर रहा हूँ; अब मेरे 
मत्थे जेलकी बनिस्बत' बहुत ज्यादा सख्त काम आ पड़े हैं। 

जिस देह्षमों लोगोंपर अन्याय और जुल्म बरपा हो, उन्हें अपने वाजिब हक भी न मिलें, 
[ वहाँ | छोगोंका सच्चा क॒तंव्य जेलमें रहना ही है। और में मानता हूँ, जबतक प्रतिबन्ध- 
रूपी बेड़ी नहीं टुटती तबतक जेलमें ही रहकर दिवस' बिताता सच्चे और खूदापर भरोसा 
करनेवाले लोगोंका असली धर्म है। 

आज स्टेशनपर जो दृश्य देखा, उसके बारेमें दो शब्द कहना चाहता हूँ । मेने भारतीयोंकी 
जो सेवा की, वह कौमको पसन्द आईं। मेने एक दिन पत्थर तोड़नेका काम किया, जेलमें 
रहा, तथा और भी जो-कुछ किया, उसकी आप कद्र करते हैं और इसीलिए यहाँ इतनी 
बड़ी तादादमें इकट्ठे हुए हैँ। जहाँ खुदा है, वहाँ सत्य है; और जहाँ सत्य है, वहाँ खुदा । में 
खुदासे डरकर ही चलनेवाला आदमी हूँ । में सत्यको ही चाहता हूँ, इसीलिए खुदा मेरे पास है। 


१. गांवीजी अपनी रिहाईके बाद जब १२ दिसम्बरकों फोक्सरस्ट्से जोहद्दनिसबग जा रहे थे, तब उनसे 
जेलमें किये गये दुग्यवद्वारके सम्बन्धमें यह भेंट की गईं थी । 


भाषण ; हमीदिया इस्छामिया अंजुमनकी स्वागत समामें १११ 


सत्यकी राह चलना कौमको पसन्द न भी हो, लेकिन खूदाकों पसन्द है। इसलिए, कौम 
विरुद्ध हो, तो भी में वही करूँगा जो खुदाकों पसन्द है। आजका उत्साह ठीक था। उससे 
जाहिर होता है कि हमने सत्याग्रहकी जो लड़ाई शुरू की है, उसमें आप सब और जो यहाँ 
नहीं आ पाय हैं वे भी शामिल हैं। में तो स्टेंडटेंन, हाइडेलब्ग आदि जगहोंमें कहता आया 
हूँ कि सर्वोच्च न्‍्यायालयमें हार हो या जीत, उसपर हमारी लड़ाई निर्भर नहीं करती । हमें तो 
सत्यके लिए स्त्री-बच्चे, माल-मिल्कियत --- सबका त्याग करना पड़े, तो हम' वह भी करेंगे। 
चाहे जो भी तकलीफ आये, हम भोगेंगे, और सत्यकी आवाज खुदाके दरवार तक पहुँचायेंगे। 
उस आवाजकी गूंज जब जनरल स्मदसके कानोंमें पहुंचेगी, तो उनके दिलमें खुदा उतरेगा और 
कहेगा कि ये लोग हकदार हैं, हक प्राप्त करनेके लिए दुःख सहते हैँ और अब तो बहुत हो 
चुका | तब जाकर हमारी माँगें पुरी होंगी । आपके हक बड़ी सरकार नहीं देगी, दक्षिण आफ्रिका 
ब्रिटिश भारतीय समिति भी नहीं देगी। किन्तु खुदाके दरबारमें और उसे बीचमें रखकर यदि 
आप सचाईके रास्तेसे छड़ाई लड़ेंगे तो अध्यक्ष महोदयका कहना है, आपके बन्धन आठ दिनमें 
टूट जायेंगे; लेकिन में तो कहता हूँ, उसमें २४ घंठे भी नहीं लगेंगे। खुदा सब जगह है; वह 
सब-कुछ देखता है, सब-कुछ सुनता है। में तो कहता हूँ कि ज्यों ही वह खुदा उनके दिलमें 
उतरेगा, हमारा छुटकारा हो जायेगा। जितनी तकलीफ उठानी चाहिए, उतनी हम नहीं उठाते; 
उठायेंगे तो तुरन्त बेड़ियाँ टूट जायेंगी । कल और कहूँगा, इसलिए आज अब ज्यादा नहीं कहता । 
आज सभी भाई एकत्र हुए हैं, इसके लिए में आभार मानता हूँ, और चाहता हूँ कि मेरे शब्दोंको 
अपने मनमें अंकित कर सब खूदासे माँगें कि जो मेरे दिलमें है, वही सबके दिलमें हो।* 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-१२-१९०८ 


७० भाषण : हमोदिया इस्लामिया अंजुमनकी स्वागत सभामें 


[ जोहा निसबर्ग 

दिसम्बर १३, १९०८ | 

मेने कल कहा था कि हमें जीत मिली है। हमारी जीत हमारी तकलीफोंकी बदौलत 
मिली है; समाजके पतन्‍्दरह सौ लोग जेल हो आये हैं, यह बात जीतके बराबर है। सात हजारमें 
से पन्‍द्रह सौ लोग जेल काठ आये, इसे में जीत ही मानता हाँ। सरकारसे हमने जो माँगा 
वह नहीं मिला, इसलिए दूनियवी दृष्टिकोणसे तो यही कहा जायेगा कि जीत नहीं मिली। 
अध्यक्ष महोदयने कहा है कि में समाजका नेता हूँ इसलिए में जो कहँ, आप वही करें। लेकिन, 
यह ठीक नहीं है। में समझता हूँ, मेरा फर्ज यह है कि में जो सुन, मुझे जेसा सुझे, आपसे अर्ज 
कर दूँ, और [फिर ] आप जैसा कहें वसा करूँ। मेरे कहनेके मुताबिक चलना-त-चलना आपकी 


१, इसके बाद गांधीजी अंग्रेजीमें बोले । अंग्रेजी भाषणकी रिपो> उपलब्ध नहीं है । 
२. गाँवीजी और इमाम अब्दुल कादिर बावजीरके जेल्से छुट्नेपर उनके सम्मानमें १३ दिसम्बर, १९०८ को 
दइमीदिया मस्जिदमें यह सभा की गई थी । 


११२ पम्पूणे गांधी वाब्सय 


मर्जीपर है। हम आज भी हरणएक बातमें ढीले हैं, और इसीसे नियमित नहीं है । नियमित हो 
जायें तो हर काम जल्दी कर सकेंगे। में दो बातें अअजं॑ करता हूँ: एक तो यह कि हमने 
पहली लड़ाई रामसुन्दरसे शुरू की और दूसरी सोराबजीसे। श्री सोराबजीको जैसा लिखा 
वैसा मेने दूसरोंको भी लिखा। उत्तरमें सबसे पहला पत्र सोरावजीका आया। में सोराबजीको 
उतना नहीं जानता था जितना कि रामसुन्दरको, और इस बारेमें सन्दिग्ध था कि वे अन्त 
तक कैसा निभायेंगे। में तो आदमी जैसा कहता है वेसा मान लेता हँ। सोराबजीने क्‍या 
किया, सो समाजने देखा । फोक्सरस्ट जेलमें मेरे साथ ७५ कंदी थे। मेने पाया कि सोराबजी 
उनमें सबसे अधिक नरम, शान्त-प्रकृति और दृढ़ व्यक्ति हैं। कोई चाहे उनसे कुछ कहे, कुछ 
बोले, वे उसकी परवाह न करके सह लेते थे। उनके साथ रहकर मेने उनकी कीमत बहुत 
अच्छी तरह आँक ली है। 

दूसरे, इमाम साहब, मूसाजी तथा उन दो मद्रासियोंमें से, जिन्हें छः-छः सप्ताहकी सजा 
हुई थी, में इमाम साहवके साथ काफो रहा हूँ। में चिन्तित था कि [ ऐसी | सेहत और शरीर 
लेकर ये | सब-कुछ | कैसे बर्दाइत कर पायेंगे। लेकिन, मेने देखा कि जो भी कष्ट आया, उन्होंने 
उठाया; जो भी काम आया, उन्होंने किया। हमीदिया इस्लामिया अंजूमन और कौमकी भी 
तकदीर बूलन्द है कि अंजुमनकों ऐसे अध्यक्ष मिले हैँ। एक बार जब जेलरने [कैदियोंको ] 
घास काटनेके लिए चलनेका हुक्म दिया तो कोई नहीं उठा। इमाम साहबको छूगा कि यह 
हमारा फर्ज है। जब वे खुद उठे तो दूसरे छोग कहने लगे कि ये इमाम हैं, इसलिए इन्हें न ले 
जाइये, बल्कि उस' समय वे लोग दरमा गये। हमारी ऐसी ही आदतें हमारे संघर्षको लम्बा 
करती हैं। दूसरोंके छूट जानेपर हम थोड़े ही छोग रह गये। मूसा इसाकजीने भोजन 
बनानेका काम अपने मत्थे लिया। इमाम साहबने साथ देना मंजूर किया। रातके तीन बजे 
उठकर वे भोजन पकाने जाते थे। समाजमें ऐसे भारतीय है तो में जीत मिल गई ही मानता 
हैं । जेल जानेवालोंको मेरी खास' सलाह है कि वे जेलके कानून-कायदेके मुताबिक चलेंगे। खुदाको 
सामने रखकर काम करेंगे तो बेड़ी टूठते देर नहीं छगेगी। खोटे अनुमतिपत्रवालोके लिए तो 
हमें बिल्कुल लड़ना ही नहीं है। पहलेकी लड़ाई समाप्त हो चुकी है। अब तो यह लड़ाई 
भारतमें रहनेवाले करोड़ों भारतीयोंकी नाक रखनेके लिए है। साम्राज्य-सरकार तो भा रतीयोंको 
दक्षिण आफ्रिकासे निकाल बाहर करनेका उपाय कर रही है। वह चाहती है कि हम वहाँ 
रहें जहाँकी आबोहवा अच्छी नहीं है। इसलिए सरकारको अपनी मर्दानगी बता देना में जरूरी 
समझता हूँ । हमें अब झूठे लोगोंके लिए नहीं लड़ना है, लेकिन सच्चे इल्म सिखानेवाले पढ़े-लिखे 
लोग आयें तो हम इज्जतसे रह सकते हैं। और जबतक हम इतना भी नहीं जानते, तबतक जीत 
नहीं हो सकती । देखता हूँ, कुछ छोग नामके भूखे हैं । ऐसी बात' उनके दिल्‍ूमें क्यों होती चाहिए? 
जो देश-सेवा करना चाहते हैं, खुदापर भरोसा रखते हैं, उन्हें नाम मिले तो क्या और न मिले 
तो क्‍या ? सच्चे सत्याग्रहीको उसकी परवाह नहीं होती। वह तो बस' काम' करता जाता है। 
नेटालके सज्जनोंने मुझे लड़ाईके अन्ततक साथ देनेका वचन दिया है, और वही वचन 
आज तीनों नेताओंसे में फिर माँगता है। उन सज्जनोंने बड़ी जबरदस्त उगाही की और [वे 


१. आशय सत्याग्रह संघषके पहले और दूसरे दौरसे है । देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३७५१-७६, और खण्ड ८, 
पृष्ठ ३३४७-४०, २३४७-०१ और ३७०-७१ । 


भाषण : हमीदिया इस्छामिया अंज्ुमनकी स्वागतन्सभामें ११३ 


जिनके पास भी गये उन] सभो भाईयोंने उनका मान रखा, यह देखकर मुझे सब्तोष 
हुआ है। पिछली आम सभामें चार प्रस्ताव पास हुए थे। उनमें से दूसरा प्रस्ताव 
श्री कामाने सभोकों समझा दिया था; और आज फिर में समझाता हूँ। [ प्रस्ताव यह था | 
कि “ जबतक सरकार इन्साफ नहीं देतो, तबतक हम खुदाकों वीचमें रखकर लड़ेंगे। ” 
अगर आपने कसम सोच-समझकर लो हो तो सब्र हाथ उठायें।' यह मस्जिदकी पाक 
इमारत है; याद रखिए कि ऐसा जगह आपने खुदाके नामपर हाथ उठाया है। सेठ रुस्तमजीने 
मुझे जेलमें पढ़तेके लिए धर्म-सम्बन्धी एक पुस्तक भेजी थी। उसमें लिखा है कि अच्छे 
काम करनेवालेकों खुदा प्यार करता है। आपने खुदाकों कसम लेकर जो इकरार किया 
है, वह अच्छी तरह सोच-समझकर हो किया होगा; तव फिर आप जोतेंगे क्‍यों नहीं? हर 
व्म-प्रन्थमें लिखा है कि “जो मेरे साथ है, उसकी मुराद में पूरी करता हूँ ।” सरकार दौलत 
ओर शरीर ले जा सकती है, लेकिन रूह -- आत्मा -- नहीं । मेने जो-कुछ कहा है, उस्ते आप 
अच्छी तरह समझ कर करेंगे, तो आपने जो दो चीजें माँगी हैँ, वे ही क्‍यों-- आप जो भी 
चाहेंगे, सब मिलेगा। इस लड़ाईकी गूँज हिन्दुस्तान और सारी दुनियामें पहुँच चुकी है। 
उसे और भी जोरदार बनाइये । 

[ इसके बाद हमीदिया इस्लहामिया अंजु8नकी ओरसे गांधीजीको माला पहनाई गई। 
उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा: ] 

इस हारको में हीरेका हार मानता हूँ। में समझता हूँ, आपने यह हार मुझे मान देनेके 
लिए नहीं, बल्कि दिलसे पहनाया है; और यही समझकर में अहसान मानता हूँ | दाउद सेठका 
छोटा लड़का विलायतसे लिखता है कि हममे एकता क्‍यों नहीं है? हमीदिया इस्लामिया 
अंजुमन मुसलमानोंका है। उसको ओरसे मुझे हार पहनाया गया है, इसे में अपना सम्मान 
समझता हूँ । हिन्दू और मुसलमान, ये दोनों आँखें सलामत रहेंगी, तो आप सुखी रहेंगे। अगर 
तेरह हजार भारतीय खुदापर भरोसा रखकर लड़ेंगे और दोनों कौमें एक होकर रहेंगी, तो 
हम हिन्दुस्तानपर भी काबू रख सकेंगे। यहाँ | को बातों | का असर स्वदेशपर भी पड़ेगा, 
और सभी एक हो जायेंगे। 


[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-१२-१९०८ 


१, यह २९ नवम्बरफों हुई थी । 
२. सभीने द्वाथ उठाया । 


९-८ 


७१. भाषण : तमिल स्वागत-सभामेों' 


[ जोहानिसबर्ग 
दिसम्बर १४, १९०८ | 
यह हारा तमिल कौमको, जिसने अच्छा काम किया है, शोभा देता है। इसलिए में इस 
हारको, जो मुझे पहनाया गया है, आपके अध्यक्षकों पहनाता हूँ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं 
कहना है। यदि आपको ऐसा छरूगता हो कि तमिल कौमने बहुत अच्छा काम किया है तो 
आप भो उसके जैसा कर दिखायें। यदि आप पीछे रहेंगे तो आपके विरुद्ध जितना कहा 
जाये, कम होगा। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९--१२-१९०८ 


७२. नायड्-सज्जनों और दूसरोंका मुकदमा 


[ जोहानिसबर्ग 
दिसम्बर १८, १९०८ | 


_ द्रान्‍्सवाल लीडर ने लिखा है कि प्राप्त समाचारोंके अनुसार, कल सुबह (तारीख 
१८ को ) जब बहुत-से भारतीय सन्‌ १९०८ के कानून संख्या ३६ के पालनार्थ बॉन ब्रेंडिस स्कवेयरमें 
स्थित पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्रेशन ऑफिस) की ओर जा रहे थे, तब “ अनाकरामक 
प्रतिरोधियोंने [ उनका प्रवेश रोकते हुए ] तुरन्त वहाँ धरना दे दिया। पुलिसको बुलाया 
गया जिसने वहाँ पहुँचते ही घरनेदारोंकी दोलीमेंसे चारकों गिरफ्तार कर लिया। इनमें 
सी० के० ठी० नाथड्‌ भी थे। उसी समय इत चारकी जगहपर दूसरे चार आकर खड़े हो 
गये, किन्तु वे भी गिरफ्तार कर लिये गये। तब वहाँ भारतीयोंकी भीड़ एकंत्र हो गई। 
फिर और भी गिरफ्तारियाँ हुईं और अन्‍्तर्मं कोई २७ आवमियोंका, उत्पर पंजीयन- 
प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन संिफिकेठ) बतानेसे और अँगूठे तथा उँगलियोंकी छाप वेनेसे इनकार 
करतेका अभियोग लगाकर, चाहान कर दिया गया। 


१. गांघीजीने यह भाषण एक स्वागत-समारोहमें दिया था, जो उनके तथा इमाम अब्दुछ कादिर बावजीर, 
ओर कुछ नेटार भारतीयकि सम्मानमें आयोजित किया गया था । 

२. भापणसे पहले गांधीणीकों द्वार पदनाया गया था । 

३ सी० के० टी० नायडू, एक० भार० नायडू, एंड० डी० नायडू, और ए० बी० चेट्टीके मुकदमेका 
विवरण इंडियन ओपिनियनमें “ घरनेदार गिरफ्तार -- नेता अदाल्तमें ?” शीषेकसे प्रकाशित हुमा था । 


नायडू-सज्जनों ओर दूसरोंका मुकदमा श्श्ण 


उसी दिन बादमें गिरफ्तार भारतीयोंको गवर्मेसेंट स्ववेयरमें मुकदमेकी सुनवाईके 
लिए ले जाया गया। इनकी गिरफ्तारीकी खबर बाहर फेल गई थी और जब श्री गांधी 
उन्तकी तरफसे पेरवी करनेके लिए पहुँचे तब उनके साथ कोई २०० भारतीय थे। 

पहुले चार अभिषुक्तोंमें सी० के० ठी० | नायडू |, एछ० आर० | नायडू ] और एल० डी० 
तायडू तथा ए० वी० चेट्टी थे। अभिषुकतोंने कहा कि वे मनिरपराध हें। 

सरकारकी तरफकसे पेरवी करते हुए श्री सेम्युएलने कहा कि यह अभियोग रॉदेरियाके 
मावले-जेसा है। धारी परिस्थितियाँ बेसी ही हैं। और सवाल यह है कि जबतक राँदेरियाकी 
अपीलका फंसला नहीं हो जाता तबतक सरकार इस मामलेकों आगे बढ़ाये या नहीं । 

श्री जॉन: इन्हें गिरफ्तार क्‍यों किया गया है? 

श्री सेम्यूएल: इन्हें तो ऊपरसे मिली हिदायतोंके अनुसार गिरफ्तार किया गया है। 
यह भी आरोप है कि ये धरता दे रहे थे और जो एशियाई लोग कानूनका पालन करना 
चाहते थे उन्हें बाधा पहुँचा रहे थे। में ऐसा केवल एक पक्षकी तरफसे ही कह रहा हूँ और 
सम्भव है कि यह सही न हो। 

श्री जॉर्डलने कहा कि जो खबरें सिली हैं, वे अगर सही हें तो [अभियक्तोंका| यह 
व्यवहार अत्यन्त चिन्त्य है। इस कथनसे जान पड़ता है कि “ मेरे सामने भारतीयोंने शपथपुर्वेक 
इस आशयके जो बयान दिये हें कि इन धरनेदारोंके कारण पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करानमें उन्हें 
डर लगता है, वे सत्य हें। मेरे सामने जिन अभियुक्‍्तोंके मुकदसे पेश हुए हें उनमें से कईने 
मुझसे कहा है कि उन्हें डर दिखाया गया है और अब उनकी कहानियाँ मुझे सच्ची रूगने 
लगी हैं। ” 

श्री गांधी : अगर कानूनका पालन करनेके लिए उत्सुक भारतीयोंकों ये कठघरेमें खड़े 
लोग डराते रहे हैं तो निश्चय ही कानूनमें ऐसी कोई धारा जरूर मिल जायेगी जिसे भंग 
करनेका आरोप इतनपर लगाया जा सके। परन्तु इनपर सन्‌ १९०८ के कानून ३६ की धारा 
९ के अन्तर्गंत अभियोग क्‍यों छूगाया जा रहा है? जबतक लड़ाई चल रही है तबतक चौकसी 
तो होती ही रहेगी। हाँ, अगर ये दूसरे लोगोंको डर दिखाते रहे है तो इन्हें अवश्य सजा दी 
जाये । परन्तु मेरे विद्वान मित्र श्री सैम्यूएल तो कहते हैँ कि उन्हें इस बातपर विश्वास ही 
नहीं होता । 

श्री जॉर्डत: मेरे सामने लोगोंने आकर दापथपुवंक कहा है कि उन्हें उत्तके स्वदेश- 
वासियोंने डराया है। 

श्री गांधी : कुछ छोग तो ऐसे रहेंगे ही जो कुछ भी कह देंगे। 

श्री जॉर्डन : और मुझे भय है कि जिसे आप बिना सोचे-समझे चौकसी कहते हें (हँसी) 
वहु जबतक आपके मित्रोंकों करने दी जायेगी तबतक वे ऐसा कहना जारी रखेंगे। 

श्री गांधी : जो भी हो, इन चार आदमियोंपर तो इस धाराके मातहुत कोई अभियोग 
नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कानूनमें एशियाई पंजीयक (रजिस्ट्रार ऑफ एशियाटिक्स) 
जैसे किसी अधिकारीका उल्लेख ही नहीं है। 

श्री जॉर्डन : अच्छा ! अगर भारतीय पंजीयन करा ही नहीं सकते तो आपने यह धरना 
क्यों लगवा रखा है? 


११६ सम्पूण गांधी वाह्सथ 


श्री गांधी : हम तो उन लोगोंको, जो अपनी मनुष्यताकों भूल जाते हूँ, केवल यह याद 
दिलाना चाहते हैं कि संसारमें सामाजिक बहिष्कार नामकों भी कोई चीज है। 

श्री जॉर्डन: में नहीं मानता कि यह सामाजिक बहिष्कार है। मेरा तो खयाल है कि 
लोगोंको इस बातका वाजिब डर है कि कहीं उनके हाथ-पाँव न तोड़ दिये जायें। 

श्री गांधी : अगर ऐसा होता तो पाँच सौ आदमी अपना पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नहीं 
करवा सकते थे और शेष समाजके साथ वे इतनी अच्छी तरह हिंल-मिलकर नहीं रह सकते 
थे और न लड़ाईके लिए चन्दा ही देते रह सकते थे। 

श्री जॉर्डन : ठीक है; तो अभियुकक्‍तोंकों अनिश्चित कालके लिए हवालातमें वापस भेजा 
जाता है। 

श्री गांधी : अगर कहीं भो आतंकसे काम लिया जा रहा हो और संघके अधिकारियोंका 
ध्यान उधर दिला दिया जाये तो वे अपनी शक्ति-भर स'रकारकी मदद करेंगे। 

इसी प्रकार दूसरे गिरफ्तार भारतीयोंकों भी वापस हवालात भेज दिया गया। 


| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २६-१२-१९०८ 


७३. भारी संघ 


द्रान्‍्सवालमें जो संघर्ष चालू है, वह कसा भारी है, यह बात दिन-प्रति-दिन प्रकट' होती 
जाती है। कानूनको रद होना ही है; यह माँग महत्त्वपूर्ण है, इसमें सन्देह नहीं। फिर भी ज्यों- 
ज्यों वक्‍त गुजरता है त्यों-त्यों संघषंका सच्चा स्वरूप देखनेका लाभ मिलता जाता है। हम पहले 
बता चुके हैँ कि द्वान्सवालके भारतीय केवल द्रान्सवाल-सरकारके विरुद्ध ही नहीं लड़ रहे हैं 
बल्कि वे साम्राज्य-सरकारके विरुद्ध भी लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम कह चुके हैं कि ट्रान्सवालके' 
भारतोय सिफे अपने ही लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि दक्षिण आफ्रिकाके सारे भारतीयोंके' लिए, 
विशेषत: बाहर रहनेवाले सभी भारतीयोंके लिए और ठीक सोचें तो समस्त भारतके लिए लड़ रहे 
हैं। हालमें ही इस विचारको इंग्लेंडसे समर्थन मिला है। कर्नल सीलीने जो भाषण दिया 
उसका सार और श्री रिच द्वारा दिया गया उसका उत्तर हम दूसरी जगह दे रहे हैं। 
उस भाषणमें कनेल सोलीने जो-कुछ कहा है वह विचारणीय है। भारतीयोंको अच्छी जलवायुके 
देशमें बसनेके लिए न जाना चाहिए। गोरे और काले नहीं मिल सकते। उनके मिलापसे 
दोनोंका नुकसान है। भारतीय भात खानेवाले हें और उनसे स्पर्धा कर गोरोंका निर्वाह नहीं हो 
सकता । इन वाक्योंसे साम्राज्य-सरकारका विचार प्रकट होता है। इनका अर्थ यह हुआ कि वे 
भारतीयोंको इतना हीन मानते हैँ मानो वे गोरोंकी गूलामी करनेके ही योग्य हों। कर्नल सीली 
इसो भाषणमें कहते हैं कि जो भारतीय इस समय ट्रान्सवाल और अन्य उपनिवेशोंमें रहते हैं 
उनको तो इज्जतके साथ रहने देना चाहिए। साथ वे यह भी कहते हैं कि जनरल बोथा 
जो-कुछ कर रहे हैँ, वह ठीक है । अर्थात्‌ कर्नल सीलीका हमें इज्जतके साथ रखनेका 
विचार केवल ढोंग है। कनेछ सीलीके भाषणका यह अर्थ भी हुआ कि जहाँ गोरे अपना घर बना 


कसा भारी संघष ११७ 


रहे हैं, उस मृल्कमें आवाद भारतीयोंकों धीरे-धीरे निकाल देना चाहिए। इसलिए द्वान्सवालके 
भारतीयोंकों समस्त भारतके भारतीयोंका भार उठाना है। इसको उठाना सहज काम है 
और द्वान्सवालके भारतीय इसे उठायेंगे, यह हम बादमें बतायेंगे । कर्नल सीलीके विचार 
ब्रिटिश नीतिमें परिवरंनके सूचक हैं । इनसे ब्रिटिश राजनीति कलंकित होगी और यदि ये विचार 
बहुत फेलेंगे और उनको व्यवहारमे लाया जायेगा तो ये ब्रिटिश साम्राज्यकी अवनतिके लक्षण 
हैं। इसलिए भारतीय जो टक्कर ले रहे हैं, उसमें ब्रिटिश साम्राज्यका हित भी आ जाता है। 
जो ब्रिटिश साम्राज्यका नाश हुआ देखना चाहते है वे ही कनेल सीलीके विचारका समथन 
करेंगे। सब उपनिवेश ऐसे ही हैं । इसलिए वे ब्रिटिश साम्राज्यके शत्र्‌ हैं। भारतीय सत्याग्रही 
इसी विचारके विरुद्ध लड़ते है और लड़ेंगे, इसलिए वे ब्रिटिश सांम्राज्यके मित्र माने जा 
सकते हैं। 
इस तरह विचार करनेपर हमारे पाठक सहज ही समझ सकते हैं कि ट्रान्सवालका संघर्ष 
तुच्छ अनुमतिपत्रों (परमिट)के लिए नहीं है, थोड़े-से भारतीय आ सकें, इसके लिए नहीं है, बल्कि 
यह तो महान लड़ाई है। यह लड़ाई शाही है। भारतीयोंने बलीसे टक्कर ली है, फिर भी हम 
कह सकते हे कि हमारी जीत हो सकती है। किसीको यह न सोचना चाहिए कि यह तो ऐसी ही 
बात है जैसे चींटा राबकी मठकी उठाये। ऐसा कहनेवाला सत्याग्रहका -- सत्यका -- बल 
नहीं समझ सकता। जो काम करोड़ोंसे नहीं हो सकता उसे मुट्ठी-भर छोग कर सकते है 
ऐसे उदाहरण हम हमेशा आँखोंसे देखते रहते हैं । ऐसी ही बात टद्रान्सवालके भारतीयोंकी है। 
वहाँ भारतीय थोड़े है, इसोलिए ठीक तरह संघर्ष कर सकते हैं। बहुत-से भारतीयोंकों समझाने, 
उनको सत्याग्रहकोीं विशेषता एकाएक बताने और उनका विरोध मिटानेमें समय लूग' सकता है। 
किन्तु यदि थोड़े ही से लोगोंमें सत्यका बीज पड़कर फूट निकले तो बादमें उस' पौदेकों डालियोंको 
दूसरे स्थानोंमें रोपफकर उनसे अगणित पौदे पंदा किये जा सकते हें। यह न समझना चाहिए 
कि राईका पहाड़ नहीं बनेगा। यह भी होता रहता है। यही खलकके खालिककी खूबी 
है। पर्वत रजकणोंसे ही बना है। कैसे बना है, यह सोचे तो हम पागल हो जायेंगे। किन्तु 
वह बना है, यह हम देख सकते हैँ । जैसे हम यह मानते हैं कि थोड़े-से भारतीयोंसे ही यह काम 
पूरा पड़ जायेगा, बसे ही, यह काम सरल है, हम यह भी कह चुके हैँ। यह सरल है, अब 
हम यह कहनेके कारणपर विचार करें। सत्याग्रहकी लड़ाई जैसे-जैसे जमती जाती है वेसे-वेसे 
हम देखते जाते है कि यह लड़ाई ऐसी है जिसे गरीब भी लड़ सकते हैँं। पैसेवाले पेसेका बोझा 
उठाते-उठाते थक जाते हैं, इसलिए उनसे सत्यका बोझा उठाया नहीं जाता। इसलिए ट्रान्स- 
वालके भारतीयोंकों गरीबी इख्तियार करनी है। यह कसे हो सकता है, यह सोचें तो हार 
ठंगे। इसमें क्‍या है? पंसा आज है, कल नहीं है। वह तो चोरी भी चला जाता है, 
इसलिए उसे हम ही छोड़ देंगे और उसके बदले सत्यकी तलवार हाथमें ले लेंगे। इस तरह 
सोचनेकी शक्ति और उसके अनुसार चलतनेकी शक्ति कदाचित्‌ ही मिलती है। फिर, हम कह 
चुके हैं कि लड़ाई चालू रहेगी ही । क्‍यों न चालू रहेगी ? कौममें कुछ मिलाकर एकता दिखाई 
देती है। सैकड़ों भारतीय जेलमें डबकी लगाकर पवित्र हो चुके हैँं। उन्होंने जेल-जीवनकी 
सुन्दरता देखी है, इसलिए उनका पीछे हटना सम्भव नहीं है। और ट्रान्सवालके बहुत-से 
भारतीय गरौब ही हैं, इसलिए उनके पीछे हटनेकी बात रहती ही नहीं। ऐसे भारतीयोंके 
सम्मुख हम कर्नल सीलीके भाषणको रखते हैं और उनसे प्राथेना करते हें कि आप इस' भारी 


११८ सम्पूण गांधी वाउमय 


संवर्षके यशक्रों मृत्यु-पर्यन्त हाथसे न जाने दें और अपना नाम और भारतका नाम सारी 
दुनियामें अमर कर दें। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियत ओपिनियन, १९-१२-१९०८ 


७४. नेलसनको पुस्तक भेंट: दो दाब्द' 


[ जोहानिसबर्ग 
दिसम्बर २२, १९०८ 
श्री जी० नेलसनको 
फोक्सरस्टमें मेरी कंदके दौरान कानूनकी सीमाओंमें रहते हुए की गई उनकी अनेक 
कृपाओंके लिए । 
मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजीसे । 
सौजन्य : गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली 


७५. वर्षका लेखा-जोखा 


अंग्रेजी वर्ष अब समाप्त हो रहा है। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अपना संवत्‌ अंग्रेजी 
संवत्‌के बराबर महत्त्वपूर्ण नहीं मानते । हमारे काम-काज अंग्रेजी अथवा यूरोपीय वर्षपर आधा- 
रित होते हैँ। हम यह आभास देना नहीं चाहते कि यह स्थिति खेदजनक है। किन्तु अभी 
तो इससे हमारी पतितावस्था ही प्रकट होती है। यदि हम सच्चे अर्थोर्में स्वतन्त्र होते तो यह 
बात असाधारण न मानी जाती। हम संसारके सब भागोंसि भली-भाँति मिलजुलः कर रहना 
चाहते हैं, इसलिए पारस्परिक सुविधाकी दृष्टिसे यूरोपीय वर्षका उपयोग करें तो यह बुरा व 
माना जायेगा। किन्तु यह सब एक अलग विषय है। इस लेखका उद्देश्य वर्षका लेखा-जोखा 
पेश करना है। 

नेटालकी स्थितिको जाँचें तो हम देखते हैं कि नेटाल-सरकार हमारे विरुद्ध बहुत-से कानून 
बनाना चाहती थी; किन्तु साम्राज्य-सरकारने उनकी मंजूरी नहीं दी । गिरसिटिया मजदूर अब 
आगे लाये जायें या नहीं, इसपर विचार करनेके लिए एक कमीशन मुकरंर किया गया है। 
सम्भव है, इसका परिणाम कुछ ठीक निकले; किन्तु विधेयक नामंजूर कर दिये गये हैं, यह कोई 
विशेष प्रसच्चताकी वात नहीं है। अपनी आन्तरिक स्थितिकी दृष्टिसे [ नेटाल भारतीय ] कांग्रेसने 
अच्छा काम किया है । किन्तु कांग्रेसका आर्थिक संकट बना ही रहता है, यह स्थिति उसके कर्णघारोंके 
लिए विचारणीय है। लोगोंमें काफी जोश नहीं है। व्यापार नष्ट हो गया है। जमीनका दाम 
घट जानेसे बहुत-से भारतीय गरीब हो गये हैं । नौकरोंकों भी कष्ट' सहने पड़ते हैं। भारतीयोंमें 


हि १. गांधीजीने- फोक्सरस्ट जेलके (जहाँ उन्होंने अपनी फेदकी सजा काटी थी) वार्डरकों येंल्स्येयकी कृति-- 
कंगडम आँफ़ गाड इज़ विद्िन यू की एक प्रति मेंट्में दी थी । उसपर उन्होंने उपयुक्त शब्द लिख 
दिये थे । ' ' क्‍ 


वर्षका छेखा-नोखा ११९ 


4] 


हत्याएँ बढ़ गई हैँ। पुलिस कुछ कर नहीं सकती और भारतीयोंमें अपना बचाव करनेकी 
ताकत है, ऐसा जान नहीं पड़ता। इन तथ्योंसे प्रकट होता है कि भारतीय स्वतन्त्र नहीं 
हैं -- उनमें स्वतन्त्र होनेंकी योग्यता भी नहीं है। कारण, वे अपने जान-मालकी रक्षाके लिए 
दूसरोंपर निर्भर रहते हैं। उनमें शिक्षाकी कमी है। एक तरफ सरकार शिक्षाके साधन छीनती 
जा रही है। हायर ग्रेड स्कूलोंकी हालत खराब है। दूसरी तरफ हम स्वयं अपनी शिक्षाकी 
कोई व्यवस्था नहीं करते, और पुस्तकालय-जैसी संस्था बन्द हो जाती है, तो भी परवाह नहीं 
करते। सनन्‍्तोषकी बात इतनी ही है कि कुछ यूवकोंकों उनके माँ-बापतने शिक्षाके लिए इंग्लेंड 
भेज दिया है। इसमें माँ-बापने तो अपना कतंव्य पूरा कर दिया; किन्तु यह कोई भी नहीं कह 
सकता कि उनका क्‍या बनेगा --- घड़ा या गगरा; अभी तो मिट्टीका लोंदा चाकपर चढ़ा है । 

केपमें सब मामला ठण्डा दिखाई देता है। वहाँ भारतोयोंको जो मौका है उसे वे खो रहे 
हैं। वहाँ दो विरोधी दल हैं; वे आपसमें लड़ते रहते हैं। इस स्थितिसे तीसरा पक्ष, जो दोनोंका 
शत्र है लाभ उठा सकता है। वहाँका व्यापारिक कानून और प्रवासी कानून बहुत हानिकर 
हैं। वहाँ भी आन्तरिक स्थिति दयनीय है। 

रोडेशियामें ट्रान्सवाल-जेसा कानून बननेका खतरा था। वह खतरा बिलकुल मिटा तो 
नहीं है, किन्तु उसपर साम्राज्य-सरकारकी मंजूरी मिलनेकी बहुत कम सम्भावना है। 

डेलागोआ-बेकी हालत बसी ही खराब है, जेसी वहाँकी हवा। भारतीय समाज सो रहा 
है। वहाँ जो कानून बनाया जाता है वह कसा है, यह कोई पुछनेवाला दिखाई नहीं देता। 
वहाँ लोगोंका विचार यह दिखाई देता है कि अपना व्यापार ठीक चलता रहे और हमे 
पसा मिलता रहे, इतना काफी है। 

ऐसा जान पड़ता है कि ऑरेंज रिवर कालोनीमें भारतोय नहींके बरावर हैं। वहाँकी 
स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फेरफार कब होगा, यह भारतीयोंके हाथमें है। 

ऐसा जान पड़ता है कि सबकी बाजी द्वान्सवालके हाथमें है। नेटल और ट्वान्सवालमें 
कानून बननेसे रुका, इसका म्‌ख्य कारण ट्रान्सवालका संघर्ष ही माना जा सकता है। इस 
संघर्षने अब ऐसा रूप लिया है कि उसकी प्रशंसा सारे संसारमें हो रही है। भारतीय समाजकी 
प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। भारतके नगर-नगरमें द्रान्सवाल [ के भारतीयोंकी स्थिति | के सम्बन्धरमें 
सभाएँ की जा रही हैं। इंग्लेंड्में भी चर्चा चल रही है। चार महीनेमें लगभग दो हजार 
लोग जेल जा चुके हैं । लोग तकलीफें बर्दाइत करनेमें बहादुरी दिखा रहे हें। और चारों ओरसे 
उनको संघर्ष के लिए शाबाशी मिल रही है। लोगोंको नया हथियार मिला है। उनमें नया बल 
आया है। हमें इस' बलकी विशेषता अभी दिखाई नहीं दी है। जनरल स्मट्सने दगा की 
है, केकित चूँकि भारतीय सत्याग्रही है, इसलिए उनकी यह दगा भी फायदेमन्द हो गई है। 
यह सत्यकी विशिष्दता है। उसके सम्मुख असत्य' झुकता है, क्‍योंकि वह सत्यके मृकाबले 
ठिक' नहीं सकता। इसके अल्वा लड़ाई ज्यों-ज्यों लम्बी होती जाती है त्यों-त्यों लोग ज्यादा 
जोर पकड़ते जाते है। लड़ाईके दूसरे तरीकोंसे लोग हमेशा अखीरमें कमजोर हो जाते हैं। 
इसका कारण यही है कि सत्यका सेवन करनेसे कमजोरी आं ही कैसे सकती है! वे उसका 
सेवन जितना करेंगे, उनका बल उतना ही बढ़ेगा। 

[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २६-१२-१९०८ 


७६. पत्र: मगनलाल गांधीकों 


सोमवारकी रात [ दिसम्बर २८, १९०८ | 

जचि० मगनलाल, 

तुम्हारे पत्र मिले। जगतर्सिहका मामला दुःखद है। मेरे विचारसे इसमें विशेष दोष 
हिन्दुओंका है। कारण, उनका कतंव्य विशेष था, और वे उसमें चूक गये हैं। 

जगतसिहके ब्रह्मचर्यपर मोहित नहीं होना है। लक्ष्मण तथा इन्द्रजीत, दोनों ब्रह्मचारी 
और निद्राजीत थे । इसीलिए दोनों पराक्रमी भी थे। किन्तु, एकका पराक्रम आसुरी था और 
दूसरेका देवोचित । मतलब यह कि ब्रह्मचर्यादि ब्रत आत्मार्थ हों, तभी वे पवित्र और सुखकर होते 
हैं। असुरोंके हाथमें पड़कर तो वे दुःखकी ही वृद्धि करते हैं । यह बात बहुत गम्भीर है, फिर 
भी इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह है यथा्थ। भगवान्‌ पतंजलिने अपने योगदर्शन 'में 
यह बहुत अच्छी तरह समझाया है। हमारे धर्मकी सीख भी तो यही है। “मदनुग्रहाय 
शब्द कंठस्थ कर लेने लायक है। यदि इसमें कुछ समझमें न आये अथवा कोई शंका हो 
तो पूछना । 

तुम्हें आवेश आ जाता है, इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होता। जैसे-जैसे गहरे उतरोगे और 
अनुभव प्राप्त करोगे, वेसे-वैसे तुम्हारा मत शास्त होता जायेगा, और तुम्हारे मनोवेगके 
दमित हो जानेपर तुम्हारा आत्मबल निखरेगा। हर पग उठाते समय, हर काम करते समय 
विचारपृ्वक उसका विश्लेषण करो और सोचो कि “क्‍या यह आत्मोन्रतिके लिए है? ” 
और यह प्रइन कि उससे हिन्दू धर्म ऊँचा उठेगा या नहीं, देश उन्नति करेगा या. नहीं, 
पहले प्रश्वके भीतर ही आ जाता है। जो कदम उठानेसे आत्मोन्नति' नहीं होती हो, उससे 
न देश चढ़ सकता है, न धर्म बढ़ सकता है। 

यह स्वामीजीकी' उतावली' प्रकृतिका परिणाम जान पड़ता है। बात बड़े खेदकी' है। 
ऐसे ही परिणामोंको दृष्टिगत करके कविश्री' मुझसे बार-बार कहा करते थे कि इस युगमें 
धर्मंगुरुओंसे डरकर चलना चाहिए। अनुभव भी ऐसा ही हो रहा है। सभी अपने-अपने मतको 
दृढ़ करनेका आग्रह रखते हैं। यही आग्रह यदि आत्मदर्शनके लिए रखें, तो अपना भी कल्याण 
हो और अन्तमें दूसरोंका भी | अन्यथा दोनों अधोगतिको प्राप्त होंगे। 

श्रीमती पोलक कल चलेंगी। यह पत्र भी उसी दिन मिल जायेगा। तुम मरित्सबर्ग गये 
होगे तो देरसे भी मिल सकता है। 

शेष दूसरे पत्रमें। 


क्‍ मोहनदासके आशीर्वाद 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४७८१) से। 


१. यह पत्र कभी १९०८ के अन्तिम दिनोंमें लिखा गया था । 
२. स्वामी शंकरानन्द । 
३. श्रीमद्‌ राजचन्द्र, देखिए खण्ड १ पृष्ठ ९१-९२ 


७७. नया वर्ष 


पिछले वर्षका लेखा-जोखा हम ले चुके हैं।' अपनी जाँच-पड़ताल हमने विदेशी सम्बतके 
अनुसार को, इससे हमें दुःख हुआ। हर विदेशी चौजकी जगह हम स्वदेशी दाखिल कर सकें 
तो दुःखका कारण न रहे। नये वर्षमें हम ऐसा करनेकी कोशिश करें, तो सहज हो सुखी हो 
सकते हैं। स्वदेशीमें बड़ा और गम्भीर अथे समाया हुआ है। स्वदेशीका अथ सिर्फ इतना हो 
नहीं है कि स्वदेशकी वस्तुओंका उपयोग किया जाये। उसका समावेश तो स्वदेशीमें हो हो 
जाता है, किन्तु उसके सिवा और जिस चीजका समावेश उसमें होता है वह् ज्यादा बड़ी 
और ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। हम अपने बलपर जूझें, यह स्वदेशी है। अपने बलरूपर जूझने “ का 
अर्थ भी जानना चाहिए। अपने बल में हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, तीनों 
तरहके बलका समावेश होजाता है। तब फिर हमें [ इनमें से | किस' वलके' सहारे जूझना है? 
इस' प्रशतका उत्तर छोटा-सा है। आत्मा सबसे बढ़कर है; मनृष्य-जाति उसीकी नींवपर खड़ी 
है। और उसो रास्ते लड़तेमें अताक्रामक प्रतिरोध या सत्याग्रह है। इसलिए भारतीयोंके 
लिए [ सफलताकी | सही कुंजी यही है। 

इस' वर्ष ट्रान्सवाल और नेटालपर बहुत-कुछ निर्भर होगा। द्रान्सवालकी लड़ाई चल 
रही है। नेटालमें परवाने (लाइसेंस)का सवाल खड़ा होनेवाला है। यदि ट्रान्सवालमें भारतोय 
लड़ाईसे हट जाते हैं तो नेठालपर उसका तुरन्त ही खराब असर होगा; क्योंकि सम्भावना ऐसी 
है कि नेटालमें इस' वर्ष बहुत-कुछ इसी लड़ाईपर निर्भर रहेगा। नेटालमें सरकारके पास' 
फरियाद करनेसे कुछ मिलनेत्राला नहीं है। तब फिर केसे मिलेगा ? इस' प्रइतका उत्तर 
ट्रान्सवाल देता है। यानो, इस' वर्ष क्या होगा, इस प्रश्नका उत्तर इस वातपर आधारित है कि 
ट्रान्सवालके भारतीय अन्ततक लड़ेंगे या नहीं । 

यह आशा की जा सकती है कि जिस कौमके लगभग' दो हजार छोग' जेल हो आगे 
हैं वह कौम हारेगी हरगिज नहीं, भले ही उसमें कुछ देशद्रोही भी क्‍यों न मौजूद हों। 
इस' तरह विचार करनेपर प्रत्येक भारतीय देख सकता है कि यह वर्ष कैसा निकलेगा, यह 
बात उसप्तीके हाथमें है। 

[ गूजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २-१-१९०९ 


१, देखिए “ वर्षका लेखा-जोखा ”, पृष्ठ ११४८-१९ । 


७८, फीनिक्सकी पाठशाला 


इस पाठ्शालामें [ बच्चोंके | प्रवेशके लिए हमारे पास कितने ही माता-पिताओंके पत्र आये 
हैं। पढ़ानेके लिए हम तैयार हैं। परन्तु बच्चोंको रखनेमें कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ आती हैं। 
उन्हें दूर करनेकी हम कोशिश कर रहे हैं। इस सम्बन्धमें, आशा है, हम अगले अंकर्मों विशेष 
जानकारी दे सकेंगे । 

इस' बीच, जो लोग बच्चोंकों पाठशाल्यमें भेजना चाहते हैं, वे हमें उसकी लिखित 
सूचना दें। इसी तरह, यदि वे यह भी सूचित करेंगे कि वे आथिक' सहायता कितनी दे सकते 
हैं, तो निर्णय तुरन्त किया जा सकेगा। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २-१-१९०९ 


७९. नेंठाल आनेवाले भारतीय यात्री 


नेटाल आनेवाले भारतीय यात्रियोंकी असुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं । इसमें दोष अधिकांशत: 
हमारा हो दिखाई देता है। कुछ यात्री | उपनिवेशमें ] प्रविष्ठ होनेके लिए अधीर हो जाते 
है। यदि उन्हें प्रवेशका अधिकार नहीं है तो वे उसकी परवाह नहीं करते। फलत: उनके 
कारण अन्य लोगोंको कष्ठ उठाने पड़ते है। यदि इस सम्बन्धरमें दोष हमारा है, तो उसका 
उपाय भी' हमारे हाथमें होता चाहिए। हममें जब और जैसे-जैसे न्‍्याय-बुद्धि बढ़ेगी. तब और 
वेसे-वेसे हमारे कष्टोंका अन्त होगा। अन्य सब उपाय झूठे हैं और उनको बादलमें थिगली 
लगाने जैसा समझना चाहिए। 


[ गूजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २--१-१९०९ 


८०. सत्याग्रहसे सबक 


मेरित्सबर्गमें ग्रीन नाभके एक गोरे सज्जन हैं । उन्होंने व्यक्ति-कर देनेसे इनकार कर दिया । 
इसपर वे न्यायाधीशके सामने पेश किये गये। उन्होंने साफ-साफ बयान दिया कि यह कर 
अन्यायपुर्ण है; इसलिए वे यह देना नहीं चाहते। न्‍्यायाधीशने उन्हें कैदकी सजा दी है, और वे' 
इस' समय यह सजा भोग रहे हूँ । यह उदाहरण अनोखा है। श्री ग्रीन दूसरोंको नहीं उकसाते । 
वे व्यक्ति-करको अन्यायपूर्ण मानते हैं। उन्हें बड़े-बड़े भाषण देना नहीं आता, इसलिए उन्होंने 
अपने मनमें ही निश्चय किया कि वे स्वयं यह कर न देंगे। फलस्वरूप उन्हें कैदकी सजा 
दी गईं और वे उसे पसन्द करते हैं। इसीको कहते हैं सत्याग्रह। जिन्हें सत्य प्रियः होता है, 
वे दूसरोंका अन्धानुकरण नहीं करते । वे सत्यकी खातिर स्वयं ही कष्ट सहन करते रहते हैं । 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २-१-१९०९ 


८१. मेरा जेलका दूसरा अनुभव [१]' 


प्रस्तावना 
मुझे सन्‌ १९०८ की' जनवरीमें जेलका जो अनुभव हुआ था, उसकी तुलनामें में इस 
बारके अनुभवकों ज्यादा अच्छा समझता हूँ । इसमें मुझे बहुत-कुछ सीखनेको मिला है, और में 
मानता हूँ कि इससे दूसरे भारतीयोंकों भी लाभ होगा। 
सत्याग्रहकी लड़ाई कई तरहसे लड़ी जा सकती है। लेकिन राजनीतिक दुःखोंकों टालनेका 
मुख्य उपाय जेल जाना ही दिखलाई पड़ता है। में मानता हूँ कि हमें समय-समयपर जेल 
जाना पड़ेगा, और सो केवल वर्तमान लड़ाईके लिए ही नहीं, बल्कि आगे हमारे ऊपर जो 
दूसरे कष्ट आयेंगे उनके लिए भी यही उपाय है। इसलिए जेलके विषयों जानने-जेसा जो भी 
हो वह सब जात लेना हम भारतीयोंका फर्ज है। 


में पकड़ा गया 


जिस' समय श्री सोराबजी जेल गये उस' समय मेने चाहा था कि में भी उनके पीछे ही 
जेल' पहुँचूँ तो अच्छा, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि उनके छुटनेके पहले ही कौमकी लड़ाई पूरी 
हो जाये | मेरी यह इच्छा पुरी नहीं हुई। वही इच्छा बादमें जब नेटालके बहादुर नेता जेल' गये 
तब प्रबछ हो उठी और [इस बार | पूरी भी हुई। मुझे ड्वनसे वापस आते हुए ७ अक्तूबर 
[१९०८ ] को फोकस रस्ट स्टेशनपर पकड़ा गया; क्योंकि मेरे पास स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र 
(रजिस्ट्रेशन सठिफिकेट) नहीं था और मेने अपनी अँगूलियोंकी छाप देनेसे इनकार कर दिया 
था। 

डर्बन जानेमें मेरा उद्देश्य नेटालसे पढ़े-लिखे भारतीयोंको और द्रान्सवालके पुराने भारतीय 
निवासियोंकों ले आना था। ऐसी उम्मीद थी कि नेठालके नेताओंके पीछे भारतीयोंकी खासी' 
बड़ी संख्या नेंटालसे आनेके लिए तेयार हो जायेगी। सरकारका भी यही खयाल था। इस- 
लिए फोक्सरस्ट जेलके जेलरकों वहाँ सौसे भी ज्यादा भारतीयोंके लिए व्यवस्था कर रखनेका 
हुक्म मिला था। और प्रिदोरियासे तम्बू, कम्बल, बतंत आदि भेजे गये थे। जिस समय 
कुछ भारतीयोंके साथ में फोक्सरस्ट स्टेशनपर उतरा उस' समय वहाँ पुलिस भी काफो थी। 
लेकिन यह सारा प्रयत्न व्यर्थ गया। जेलर और पुलिस दोनोंको निराश हीना पड़ा, क्योंकि 
ड्बनसे मेरे साथ बहुत ही थोड़े भारतीय आये थे। उस गाड़ीमें तो सिर्फ छः ही थे। आठ 
व्यक्ति और उसी दिनकी दूसरी गाड़ीमें डबेससे चले। इस तरह कुल मिलाकर चौदह भारतीय 
आये । हम सबको पकड़कर जेल ले जाया गया | दूसरे दिन मजिस्ट्रेटके साभने पेश किया गया; 
लेकिन मुकदमा सात दिनके' लिए मुल्तवी कर दिया गया। हम लोगोंने जमानतपर छूटनेसे 
इतकार कर दिया । श्री मावजी करसनजी कोठारीको, जो अशंकी बीमारीसे पीड़ित होते हुए भी 


१, जेलके अपने पहले अनुभवपर लिखे गांधीनीके छेखेंकि लिए देखिए खण्ड ८। 


१२४ सम्पूण गांधी वाड्मय 
जेल आये थे, बीमारी बढ़ जानेके कारण और फोक्सरस्टमें धरनेदारोंकी जरूरत होनेके' कारण 
दो दिन बाद जमानतपर छुड़ा लिया गया। 
जेलकी स्थिति 

हम जेलमें पहुँचे उस' समय श्री दाउद मुहम्मद, श्री रुस्तमजी, श्री आंगलिया -- जिनसे 
लड़ाईका दूसरा दौर शुरू हुआ था--श्रो सोराबजी अड्ञाजनिया तथा दूसरे भारतीय 
करीब पच्चीसकी संख्यामें वहाँ थे। उस' समय रमजानका महीना चल रहा था, इसलिए 
मुसलमान भाई रोजा रखते थे। उनके लिए शामके समय श्री ईसप सुलेमान काजीकी ओरसे 
खाना आता था। इस सुविधाके लिए जेल-अधिकारियोंसे विशेष अनुमति प्राप्त कर ली गई 
थी। इसलिए वे रोजा ठीकसे रख सकते थे। यज्यपि बाहरकी जेलोंमें बत्तीकी सुविधा नहीं 
होती, फिर भी रमजानके कारण बत्ती' तथा घड़ी रखनेका हुक्म दे दिया गया था। सब लोग 
श्री आंगलियाके नेतृत्वमें नमाज पढ़ते थे। रोजा रखनेवालोंको शुरूके दिनोंमें तो सख्त काम 
दिया गया था, लेकिन बादमें उन्हें ऐसा काम नहीं दिया गया। 

बाकी भारतीय कैदियोंके लिए हमारे ही लोगोंको रसोई बनानेकी इजाजत थी। यह 
काम श्री उमियाशंकर शेलत और श्री सुरेचद्धराय मेढने सम्भाला था, और बादमें जब कंदियोंकी 
संख्या बढ़ी तब श्री जोशी भी उनके साथ लग गये थे। जब इन भाइयोंको देश-निकाला हो 
गया तब रसोईका काम श्री रतनशी सोढा, श्री राघवजी तथा श्री मावजी कोठारीपर आया। 
उसके बाद फिर जब आदमी बहुत ज्यादा हो गये तब उसमें श्री लालभाई और उमर उस्मान 
भी शामिल हो गये। इन रसोई बनानेवालोंको सुबह दो या तीन बजे उठना पड़ता था 
और शामके पाँचसे छः: बजेतक उसोरमें लगे रहना पड़ता था। जब बहुत-से कंदियोंकों छोड़ 
दिया गया तब रसोईका काम श्रों मूसा ईशाकजी और इमाम साहव बावजीरने लिया। इस 
तरह जिन भारतोयोंने हमीदिया इस्लामिया अंजुमन (हमीदिया इस्लामिक सोसाइटी ) के अध्यक्ष 
और एक व्यापारीके -- जिनमें से किसीने भी रसोईका काम सच पूछिए तो कभी किया ही 
नहीं था --- हाथकी रसोई चखी, उनको में बहुत भाग्यवान मानता हूँ । जब इमाम साहब और 
उनके साथके लोग छुटे, तब रसोईके कामका यह उत्तराधिकार मुझे मिला। मुझे उसका कुछ 
अनुभव था, इसलिए बिल्कुल असुविधा नहीं हुई। मुझे यह काम कुल चार ही दिन करना 
पड़ा । अब (यानी जब यह लेख लिखा जा रहा है) इस कामको श्री हरिलाल गांधों करते हैं। 
हम जेलमें दाखिल हुए उस' समय रसोई कौन करता था, यह बात ऊपर दिये गये उपशीषकके 
अन्दर आती नहीं है; तो भी पाठकोंकी जानकारीके लिए यहाँ दे दी है। 

हमारे जेलमें दाखिल होनेके समय सोनेकी तीन कोठरियाँ थीं। भारतीय केदियोंका 
समावेश उन्हींमें किया गया था। इस जेलमें भारतीयों और वतनियोंको अलग-अलग ही रखा 
जाता था। 


जेलकी व्यवस्था 
पुरुषोंकी जेलके' दो विभाग हैं : एक यूरोपीयोंके लिए और दूसरा वतनियोंके लिए, जिसमें 
गोरोंसे भिन्न बाकी कंदियोंकों जगह दी जाती है। इसलिए यच्पि भारतीयोंकों वतनियोंके 
विभागम रखा जा सकता था, तो भी जेलररने उनके रहनेकी व्यवस्था गोरोंके विभागमें कर 
दी थी। 


मेरा जेलका दूसछा अनुभव [१] १२५ 


कंदियोंके लिए छोटी-छोटी कोठरियाँ होती हू और हरएक कोठरीमे दस-पद्रह अथवा ज्यादा 
कंदी रखतेकी व्यवस्था होती है। कंदखाना पूरा पत्थरका बना हुआ है। कोठरियाँ ऊँची 
है। दोंवारोंपर पलस्तर है, और फश हमेशा धोया जाता है, इसलिए खूब, साफ रहता है 
दीवारोंपर भी अकसर चना पोता जाता है, इसलिए हमेशा नई जेंसी दिखती है । आँगन काले 
पत्थरका है और हमेशा धोया जाता है। उसमें तीन आदमी एक साथ नहा सकें, ऐसे फुहारे- 
दार नलको व्यवस्था है। दो पाखातने हैं और बंठनेके लिए वेंचें हैं। ऊपर कटीले तारोंकी वनी 
हुई जाली जड़ो है। जाली इसलिए लगाई गई है कि कंदी दीवारपर चढ़कर भाग न जाये । 
हरएक कोठरोमें हवा और प्रकाशको अच्छो व्यवस्था है। उसमें केदियोंको शामके' छ: बजे बन्द 
कर देते ह और सबेरे छ: बजे खोलते हैं। रातके समय कोठरियोंमें बाहरसे ताला छूगा दिया 
जाता है। यदि किसोको रातके समय कुदरती हाजत' हो तो वह कोठरीके बाहर नहीं जा सकता 
इसलिए कोठरोमें हो हाजत रफा करनेके लिए कोटाणु-ताशक पानीसे भरा हुआ वंत हमेशा 


रखा रहता है। 
खुराक 

में जिस समय फोक्सरस्ट जेलमें पहुँचा उस समय वहाँ भारतीय कंदियोंको सुबहके समय 
पूप्‌ | मकईका दलिया | और दोपहर तथा शामको चावक और कुछ शाक दिया जाता था। श्ाकमें 
ज्यादातर आल होते थे। घो बिलकुल नहीं मिलता था। जो कच्ची जेलमें थे उन्हें उस खुराकके 
सिवा सुबह पूपृके साथ एक औंस चोनों और दोपहरकों आधा पौंड डबरू-रोटी सिलती थी। 
कच्चो जेलवाले कुछ लोग अपनी डबलछ-रोटो और चोनीमें से थोड़ा हिस्सा पकको जेलवालोंको दे 
देते थे। कदियोंकों हफ्तेमें दो दिन मांस पानेका हक था। किन्तु हिन्दुओं अथवा मुसलूमानोंको 
मांस न मिलनेके कारण उसकी एवजमें कोई दूसरों चीज मिलनी चाहिए थी। इसलिए हम 
लोगोंने अर्जी' दी और उसका परिणाम यह हुआ कि हमें एक औंस घी और मांसके दिन उसकी 
एवजमें आधा पौंड सेमकी दाल देनेका हुक्म हुआ। इसके सिवा, जेलकी बाड़ीमें चौलाईकी जो 
भाजी अपने-आप उगती थी उसे तोड़ने देते थे, और जब-तब बाड़ीमें से प्याज ले आनेकी अनुमति 
भी थी। इसलिए घो और सेमको दालका हुक्म मिलनेके बाद खुराकके विषयों कहनेके लिए 
ज्यादा नहीं रह जाता। जोहानिसबगगंकी जेलमे खुराक कुछ अरूग है। वहाँ चावलके साथ सिर्फ 
घी मिलता है, शाक नहीं मिलता। शामके समय दो दिन हरी भाजी और पुप॒ मिलता है, 
तीन दिन सेमकी दाल मिलती है और एक दिन आलू और पूपू मिलता है। 

यह खुराक हमारी आदतके अनुसार तो पर्याप्त नहीं कही जा सकती; फिर भी सामान्यत 
बुरी नहीं कही जायेगी। बहुतेरे भारतीयोंको पूपुसे नफरत है, इसलिए वे उसे जान-बूझकर नहीं 
खाते । किन्तु में तो इसे बड़ी भूल मानता हूँ । पुष्‌ मोठा लगता है और शक्तिप्रद है। इस 
देशमें वह गेहँको जगह ले सकता है। यदि उसमें शक्कर मिलाई जाये, तो वह बहुत स्वादिष्ट 
लगता है। लेकिन शक्कर न मिलाई गई हो तो भी भूख लगनेपर खाया जाये तो मीठा माठ्म 
होता है। पूपष खानेकी आदत हो जाये तो यही नहीं कि ऊपर बताई हुई खुराकें मनुष्य भूखा 
न मरेगा; उससे उसका शरीर मजबूत भी बनेगा। उसमें कुछ फेरफार किया जाये तो वह पूरी 


१, हवालाती अथवा विचाराबीन केदी । 
२ देखिए “ प्रार्यनापत्र : रेजिडेन्ट मजिस्टेटको ”, पृष्ठ ६७-९८ । 


१२६ सम्पूर्ण गाँधी वाब्मय 


तरह सम्पूर्ण खुराकका काम दे सकता है। लेकिन दुःखकी बात यह है कि हम ऐसे स्वाद-लोलु॒प 
हो गये हैं और हमने अपनी आदतोंकों ऐसा विगाड़ा है कि हमें अपनी आदतके मुताबिक 
खुराक न भिले तो हम आपा खो बैठते है । ऐसा अनुभव हुआ मुझे फोक्सरस्टर्म, और 
उससे में बहुत दुःखी हुआ । खुराककी शिकायत हमेशा होती रहती थी, और एसी चीख- 
पुकार अक्सर मची रहती थी मानो, खुराक ही हमारा जीवन हो या हम खानेके लिए ही जीते 
हों। ऐसप आचरण सत्याग्रहीकों शोभा नहीं देता। खुराकर्मों फेरफार करानेकी कोशिश करना 
हमारा कतंव्य है; लेकिन हमारा कतंव्य यह भी है कि यदि फेरफार न हो तो जी मिलता हो 
उसीमे सन्‍्तोष मानकर हम सरकारको बता दें कि हम उससे हारनेवाले नहीं हैं । कुछ 
भारतीय केवल खुराककी अयुविधाके कारण जेलसे डरते हैं । उन्हें विचारपुवंक खुराकके विषयमें 
अपनी लालसाओंको छोड़ना है। 


पक्की जेल मिली 


जैसा में ऊपर कह चुका हूँ, हम सब लोगोंका मुकदमा सात दिन तक मुल्तवी रहा; 
इसलिए १४ अक्तुबरको मुकदमा चला। उसमें कुछ भारतीयोंको एक माहकी और कुछको छ: 
सप्ताहकी सख्त कंदकी सजा मिली। एक बालकको, जो ग्यारह वर्षका था, १४ दिनकी 
सादी कद मिली। में इस भयसे चिन्तित था कि सरकार मेरे ऊपरसे कहीं मुकदमा उठा न ले । 
दूसरोंके मामले खत्म होनेके बाद मजिस्ट्रेटने मुकदमा कुछ समयके लिए मुल्तवी रखा, इसलिए 
में ज्यादा घबड़ाया। पहले तो बात ऐसी चल रही थी कि मेरे ऊपर स्वेच्छया पंजीयन 
प्रमाणपत्र न बताने और अँगूलियोंकी छाप न देवेका जुर्म ही नहीं, बल्कि दूसरे अनधिकारी 
भारतीयोंको द्रान्सवालमे दाखिल करनेका जुर्म भी रूगाया जायेगा। में इसी सोच-विचारमें 
पड़ा हुआ था तभी मजिस्ट्रेट कचहरीमें वापस आये और मेरे मामलेकी पुकार हुई। मुझे २५ 
रुपये दण्ड अथवा दो माहकी सख्त कंदकी सजा मिली। इससे में बहुत खुश हुआ और यह 
सोचकर अपनेको भाग्यवान समझने छगा कि मुझे दूसरे भाइयोंके साथ कदमों रहनेका अवस'र 
मिला । 


जेलके कपड़े 


जेलमें पहुँचनेपर हमें कंदीके कपड़े दिये गये । एक छोटा परन्तु मजबूत पाजामा, मोटे 
पड़ेकी कमीज, उसके ऊपर पहननेका एक ढीला जाकेट, एक' टोपी, एक तौलिया, मोजें और 
सेंडल --- इतनी चीज मिलीं। मुझे लगता है कि ये कपड़े काम करनेके लिए बहुत अनुकूल 
हैं; टिकाऊ और सादे हैँ। ऐसे कपड़ोंके खिलाफ हमें कोई शिकायत नहीं हो सकती । ऐसे कपड़े 
हमेशा पहनने पड़े तो भी इसमे घबड़ानेकी कोई बात नहीं है। गोरोंको कुछ अरूग' किस्मके 
कपड़े मिलते हैँं। उन्हें पेंदीदार टोपी मिलती है और घुटनों तक पहुँचनेवाले.मोजे तथा दो 
तौलियोंके अलावा रूमाल भी मिलता है। रूमाल भारतीय कौदियोंकों भी देनेकी जरूरत जान 
पड़ती है। 

(क्रमशः) 

[ गुजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २--१-१९०९ 


१२८ सम्गूण गांधी वाड्सय 


अधिकारी भी नहीं हो सकते। उनको वहाँ जानेका अधिकार है, क्योंकि' नये कानूनके अन्तगंत 
जो भारतोय लड़ाईसे पहले तीन सालतक ट्रान्सवालमें रहा है, वह वहाँ वापस जानेका अधिकारी 
है। में देखता हाँ, यह भी कहा गया है कि हम संब्षके इस' दूसरे दौरमें ऐसा लाभ उठानेका 
प्रयत्त भी कर रहे हैं जिसका अधिकार अनाक्रामक प्रतिरोध आरम्भ करनेके या गत जनवरीका 
समझौता किया जानेके समय हमें प्राप्त नहीं था। यह भी गरूत है। समझौतेके समय स्थिति 
पूर्णतः स्पष्ट थो। भारतोय १९०७ के एशियाई कानूनकों रद करानेके लिए लड़ रहे थे। 
इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें देशमें रहनेके अधिकारी' प्रत्येक एशियाईकी पूरी शिनाख्तपर 
एतराज था। हमने जिस बातपर एतराज किया था, वह थी १९०७ के कानूनमें निहित 
भावना और उसके कुछ आपत्तिजनक खण्ड । हमने दरअसल तरोीकोंपर एतराज किया था। 
उदाह रणके लिए अँगुलियोंके निशानोंके प्रश्नपर --- जिसके लिए मुझे वस्तुतः शारीरिक चोटोें 
सहतो पड़ीं -- मेने संब्बके दौरान कभी यह नहीं कहा कि अँगुलियोंके निशान देना स्वतः 
आपत्तिजनक है। संघर्ष वस्तुतः: इसलिए छेड़ा गया था कि भारतीयोंके प्रत्येक आवेदन- 
निवेदनकी और उनकी प्रत्येक पोषित भावनाकी पूरी अवहेलना की गई थी। 

इसके बाद श्री गांधीने जो समझौता किया गया था उसका उल्लेख किया और कहा: 

जहाँतक समझौतेका सम्बन्ध हैं, यद्यपि यह सच है कि उसमें १९०७ के एशियाई 
कानूनको रद करनेके सम्बन्धमें स्पष्ट शब्दोंमें कुछ नहीं कहा गया है, फिर भी उसकी लिखित 
दरतोंके गर्भित अथथंसे कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है। किन्तु जैसा मेने प्रायः कहा है, 
और अब फिर कहता हूँ, जनरल स्मट्सते विचारपुर्वक किन्तु मौखिक रूपसे यह वचन दिया था 
कि यदि ब्रिटिश भारतीय समझौतेका अपना भाग पूरा कर देंगे, अर्थात्‌ स्वेच्छया पंजीयन 
(वालंटरी रजिस्ट्रेशन) करा लेंगे, तो वे कानूनको रद कर देंगे। समस्त दक्षिण आफ्रिका 
जानता है, हमने वसा कर दिया है। में यह भी कह दूँ कि जनरल स्मट्सने समझौता 
होनेके तीन दिन बाद अपना यह वचन रिचमंडमें भाषण' देते हुए दोहराया था। और 
यद्यपि उस भाषणको और उनका ध्यान आकर्षित किया गया है, फिर भी उन्होंने उसका 
खण्डन कभी नहीं किया और न उसमें कोई किन्तु-परच्तु ही जोड़ी है। यदि यह कानून 
रद कर दिया गया होता तो निश्चय ही किसी तरहका आन्दोलन न होता और न शिक्षित 
भारतीयोंके' दर्जका प्रश्न ही उठता, क्योंकि जैसा द्रान्सवालके सर्वोच्च न्‍्यायालयके हालके 
फंसलेसे सिद्ध हो गया है, शिक्षित भारतीय ट्रान्सवालके प्रवासी-कानूनके अन्तर्गत निषिद्ध 
प्रवासी नहीं हैँ । उनका प्रवेशका अधिकार केवल १९०७ के एशियाई कानूनके द्वारा प्रभावित 
हुआ है और छीना गया है। इसलिए १९०७ के एशियाई कानूनकों रद करनेसे शिक्षित 
एशियाइयोंको फिर अधिकार प्राप्त हो जाता। 

भेंटकर्ता: आपका मतलब तो दरअसल नये आतनेवाले लोगोंसे है? 

श्री गांधी : हाँ; और यह याद रहे कि ये शिक्षित भारतीय लड़ाईसे पहले या उसके बाद 
शान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिज़वेशन ऑडिनेन्स) से प्रभावित नहीं हुए थे; इसलिए शिक्षित 
एशियाइयोंका प्रश्न किसी भी अथर्में नया प्रश्न नहीं है। इसका उल्लेख अब प्रमुख रूपसे 
और पृथक्‌ रूपसे उस विवादके कारण किया गया है जो कानूनकों रद करनेके सम्बन्धमें 
और उसको रद करनेके लिए किये गये जनरल स्मद्सके प्रस्तावके सम्बन्धरमें तथा ऐसी कुछ 


१. देखिए खण्ड ८, परिशिष्ट ८ ः 


में2: ' नेदर मक्युरी ” को १२९ 


दूसरी शर्तोंकों पूरा करनतेंके सम्बन्धर्में उठाया गया है, जिनका जनवरीके समझौतेके वक्‍त 
कोई खयाल नहीं था। इन हर्तोंम एक शर्ते यह थो कि हम शिक्षित भारतीयोंके 
अधिकारोंकों छोड़ दें ओर द्वान्मवारू प्रवासी कानूनके अच्तगंत उनका निषिद्ध प्रवासी माना 
जाना मंजूर कर लछें। में दावा करता हूँ कि इस प्रकारका सौदा कोई भी स्वाभिमानी 
भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता। जहाँतक इस मामलेकी खूबियों और खामियोंका सम्बन्ध 
है, इस समय इस विवादका स्वरूप विशुद्ध सेद्वान्तिक हो गया है। सभी स्वीकार करते हैं 
कि, १९०७ का कानून उपनिवेशीय दृष्टिकोणसे भी, यदि प्रत्यक्ष हानिकर नहीं तो व्यथ 
अवश्य है। सर्वोच्च न्‍्यायालयने, अपने अभी हालमें दिये गये दोनों फैसलोंमें ऐसा ही कहा 
है। भारतीयोंकी शिनाख्त या उनके पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिए इसकी आवश्यकता नहीं 
है। यह बात पिछले सालके नये कानूनसे सत्तोषजनक रूपमें पूरी हो जाती है। इन शिक्षित 
'भारतीयोंके सभ्वन्चर्में यह मान लिया गया है कि यदि हमें इस देदामें एक प्रगतिशील 
समाजके रूपमें रहता है तो हमें अपनी आवश्यकताएँ पुरी करनेके लिए कुछ अत्यन्त 
उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंकों लानेका अधिकार है। शिक्षित भारतीयोंके सम्बन्धर्म एकमात्र 
कठिनाई यह है कि जहाँ जबरल' स्मद्स कहते हैँ, वे केवल रियायतके तौरपर और अस्थायी 
अनुमतिपत्र (परमिट) लेकर ही आ सकते हैं, वहाँ हम यह माचते हैं कि उनको आनेका 
अधिकार ही होना चाहिए, वशतें कि वे प्रवासी अधिकारी (इमिग्रेशन ऑफिसर) द्वारा 
लागू की गई शिक्षा-परीक्षा पास कर लें। हमने यह भी कहा है कि यह परीक्षा इतनी 
कड़ी हो सकती है कि उससे किसी भी वर्षमें ऐसे केवल छ: व्यक्ति ही द्वान्सवालमें 
आ सकें। यह आसानीसे किया जा सकता है, यह बात नेटाछ, केप और आस्ट्रेलियामें 
चाल व्यवस्थासे सिद्ध हो जाती है। आस्ट्रेलियामें, जहाँतक में जानता हूँ, शिक्षा-परीक्षासे 
एक भी एशियाई नहीं जाने दिया गया है। 


श्री गांधीने आगे कहा: 


अब अनाकामक प्रतिरोधियोंसे कहा गया है कि यद्यपि ये दोनों बहुत ही उचित माँगें 
अनाक्रामक प्रतिरोध आरम्भ किये जानेसे पहले स्वीकार की जा सकती थीं, अब स्वीकार नहीं 
की जा सकतीं; क्योंकि अनाक्रामक प्रतिरोधके सम्मुख झुकनेका वतनी लोगोंके मस्तिष्कपर बूरा 
प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्तिगत रूपसे मेरा विचार यह है कि यह भय विलकुल निराधार 
है। पहले तो, यदि हमारी माँगें उचित हैं तो हम अनाक्रामक प्रतिरोधी भले ही हों, वे स्वीकार 
की जानी चाहिए; और दूसरे, यदि वतनी लोग हमारे तरीकोंकों अपना लें और शारीरिक 
हिंसाके स्थानपर अनाक्रामक प्रतिरोधसे काम लें तो इससे दक्षिण आफ्रिकाकों निश्चित छाभ ही 
होगा। अनाक्रामक प्रतिरोधी अनुचित करते हैं तो वे उससे अपने आपको ही हानि पहुँचाते 
हैं। जब वे उचित करते है, तव उन्हें हर कठिनाईके बावजूद सफलता मिलती है। नेटालमें यह 
आसानीसे देखा जा सकता है। जब बम्बाठाकों लगा कि व्यक्ति-कर लगाना अनुचित है, उन्होंने 
इन्स्पेक्टर हंटकी हत्या कर दी। अगर इसके बजाय वे केवल' अनाक्रामक प्रतिरोधको अपनाते तो 
इतना रक्‍तपात न होता और बहुत-सा रुपया बच जाता। दूसरी ओर, अगर समष्टि रूपमें 
वतनी लोगोंको व्यक्ति-कर अखरता न होता, तो बम्बाटाका अनाक्रामक प्रतिरोध व्यर्थ हो 
जाता | इसके विपरीत, यदि वतनी लोग कर छगानेपर किसी बड़ी संख्यामें आपत्ति करते तो 
सरकार चाहे जितना बलू-प्रयोग करती, वह सम्भवतः उन लोगोंसे कर वसूल करनेके लिए 


है 8. 


१३० सम्पूणे गाँधी वाब्मय 


काफी न होता; वे किसी प्रकारके उपद्रवका आश्रय लिये बिना चुपचाप बेठे रहते और कर 
देनेसे इनकार करते रहते। इसलिए मेरी सम्मतिमे दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशियोंकों बल- 
प्रयोगके स्थानमें अनाक्रामक प्रतिरोधका तो स्वागत करता चाहिए। और आखिर, क्‍या यह 
मूसाके दाँतके बदले दाँतके कावूनकी जगह ईसाके बुराईका प्रतिवाद बुराईसे न करनेके 
कानूनकी स्थापना नहीं है? 

भेंटकर्ता : सार-रूपमें कहें, तो मेरा खयाल है कि यदि वादा किया गया था तो आप 
उस बादेपर जोर दे रहे हें; या, बादा किया गया हो यथा न किया गया हो, आप १९०७ के 
एशियाई कानूनकों रद करनेका आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आप केवल यह चाहते है कि 
ट्ान्सवालमें शिक्षित भारतीयोंके आनेके अबाध अधिकारकी स्थापना कर दें । यही बात है न? 

श्री गांधी : निश्चय ही, यदि वे परीक्षा पास कर सके। 

भेंटकर्ता: लेकित साम्राज्य-नसरकारने यह रुख इस्तियार किया है कि एक स्वशासित 
उपनिवेशकी सरकार जिसे चाहे प्रवेश करनेसे रोक सकती है; कमसे-कम मोटे तौरपर यही 
स्थिति ग्रहण की गई है। दूसरी ओर आप एक ऐसे हकका दावा करते हें जिसे साम्राज्य- 
सरकार स्वशासित उपनिवेशका हक बताती है; और कहते है कि वह एक वरगे-विशेषकों 
आनेसे नहीं रोक सकती। 

श्री गांधो : मेरे खयालसे साम्राज्य-सरकारने किसो भी अवस्थामों यह रुख इख्तियार नहीं 
किया है कि स्वशासित उपनिवेशको जिसे चाहे आनेसे रोकनेका पूरा अधिकार है। लेकिन 
अगर ऐसी बात कही गईं है, तो यह अबतक' काममे छाई गई उपनिवेशीय नौतिका त्याग 
है। मेरा यह खयाल नहीं है कि साम्राज्य-सरकार किसी ऐसे कानूसको पास कर देगी। साम्राज्य- 
सरका रते ट्रान्सवालके प्रवासी-का नू नके सम्बन्धमे भूल की---अर्थात्‌ उसके किसी भी खण्डमें एशिया- 
इयोंका उल्लेख नहीं था, सिर्फ अत्यस्त अप्रत्यक्ष रूपसे उल्लेख था; लेकिन दान्सवाल सरकारने 
एक खण्डकी ऐसो' व्याख्या की है, जिसका यह परिणाम होता है। साम्राज्य सरकारको उसे 
स्वीकार करनेके बाद अब प्रभावकारी हस्तक्षेप करनेमें बहुत कठिनाई हो रही है। अगर साम्राज्य- 
सरकार अब यह कहे कि स्वशासित उपनिवेश्ञोंकों चाहे जिसे आनेसे रोकमेका पूरा अधिकार 
है तो इससे अबतक काममें छाई गई उपनिवेशीय नीतिमें एक नई बात जुड़ती है। आप 
जानते हैं कि १८९७ में स्वर्गीय श्री एस्कम्बने एशियाइयोंको इस उपनिवेशमें आनेसे रोकनेके 
सम्बन्धमें श्री चेम्बरलेनके सामने कानूनका एक मसविदा पेश किया था। श्री चेम्बरलेनने तब 
कहा था कि वे उसे पास न करेंगे। उन्होंने सुझाव दिया था कि जो भी प्रवेश-निषेध कानून बने 
वह जाति-विशेषपर नहीं, बल्कि सबपर छागू होना चाहिए। उस सुझावको मान लिया गया 
और तबसे नेटालके कानूतका अनुकरण सभी उपनिवेज्ञोमें किया जा चुका है । लेकिन मेरा 
खयाल है कि साम्राज्य-सरकारके मन्त्रियोंने चाहे जिसे आनेसे रोकनेके उपनिवेशोंके अधिकारके 
सम्बन्ध जो-कुछ कहा है उस बारेमें आपको कोई निश्चित घोषणा नहीं मिलेगी । 

यह पुछा जानेपर कि द्वान्सवालमें इस समय स्थिति क्‍या है, श्री गांधीने कहा: 

आज स्थिति यह है कि भारतीय पिछले दो वर्षसे संघर्ष कर रहे हैं और २,००० से अधिक 
लोग द्वान्सवालकी जेलॉमें गये हैं -- अर्थात्‌ द्रास्सवालकी वास्तविक भारतीय आबादीका एक- 
तिहाई भाग और ट्रान्सवालकी सम्भावित भारतीय आबादीका छठा भाग । इससे कुछ प्रतिनिधि 


भेंट: “नेशल मक्‍युरी ” को १३१ 


यूरोपीयोंका भी विश्वास प्राप्त हो गया है और फलरूस्वरूप एक छोटी सम्रिति बनाई गई है, 
जिसके अध्यक्ष श्री डब्ल्यू० हॉस्केन हैं। इस समितिने ब्रिटिश भारतीयोंको वचन दिया है कि 
वह उनके संघर्ष में, आवश्यकता पड़ी तो, कंदका सामना करनेकी हुद तक भी तबतक सहायता 
- देगी जबतक उनकी. माँगें, जिन्हें ये मित्र उचित मानते हैं, मान नहीं ली जातीं। स'रकारका 
खयाल है कि वह हमें भूखों मारकर झुका सकेगी। यह बिलकुल सच है कि शायद कुछ लोग 
थक जाये और घुटने टेक दें; लेकित मेरा विश्वास है कि हममे ऐसे लछोगोंकी संख्या बहुत बड़ी 
और पर्याप्त है जो सब कठिनाइयोंके बावजूद संघर्ष जारी रखेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने 
अपना कारोबार बेच दिया है, हर चीज छोड़ दी है और केवल संघर्ष चला रहे-हैँ; क्योंकि 
उनका खयाल है कि यह एक बड़े सिद्धान्तका सवाल है। और यदि मेरा अनुमान सत्य है, 
तो में यही कह सकता हूं कि फल केवल एक ही हो सकता है, अर्थात्‌ यह कि हमारी 
माँगें मान ली जायेंगी। यह काम कितनी जल्दी या देरसे होगा, यह हमारी अपनी दक्तिपर 
निर्भर होगा। फिर इंग्लैंडमें हमारी ब्रिटिश भारतीय समिति है। इसके अध्यक्ष लॉड एम्टहिल 
भी इसी उद्देश्यसे काम कर रहे हें। वे कभी भारतके कार्यवाहक वाइसराय थे। इस समितिमें 
कई प्रभावशाली आग्ल-भारतीय हूं, जिनका अनुभव बहुत व्यापक है और मेरा खयाल है कि 
यदि हममें पर्याप्त धर्य हो तो हमें सभीकी सहानुभूति मिल सकेगी । इस बीच ट्रान्सवाल 
सरकारने फिर सक्तिय कारंवाई शुरू कर दी है। मुझे एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि 
लगभग ३० भारतीय निर्वासित कर नेटाल भेजे जा चुके हें, वे ट्रान्सवालमें फिर प्रविष्ट हो गये 
हैं और अब मृकदमे चलाये जानेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं| मुझे मालूम हुआ है कि इस बार उनपर 
एक अलूग धाराके अन्तर्गत मुकदमे चलाये जायेंगे, इसलिए वे केदकी सजा भुगतेंगे। नेटालके 
नेता और ३३ दूसरे व्यक्ति न्‍्यायाधीशके सम्मुख शायद कल छाये जायेंगे। उनका भी यही हाल 
होगा । इस तरह द्रान्सवालकी जेलोंकों भरनेकी प्रक्रिया आरम्भ हो गईं है। देखना यह है कि 
वे इस कार्यको पूरा करते हैं या नहीं । जाहिर है, सरकार यह सोचती है कि इन कड़ी कारंवाइयोंसे 
और न्यायाधीशों द्वारा कानूनमें निहित पूरी सजाएँ दी जानेसे भारतीय क्षुक जायेंगे तथा 
कानूनको मान हछेंगे। लेकिन मेरा खयालछ ऐसा नहीं है। 

भेंटकर्ता : क्‍या द्वास्सवालके बेध-निवासी, कानूनपालक भारतीयोंकों मौजूदा कानूनोंके 
खिलाफ कोई ठोस शिकायतें हें? 

श्री गांधी : अवश्य । यद्यापि हम इस समय किन्‍्हीं ऐसी शिकायतोंके आधारपर नहीं लड़ 
रहे हैं, फिर भी शिकायतें तो हैं ही । उद्गहरणके लिए, कानूनको सबसे ज्यादा माननेवाले भारतीयको 
भूमिके स्वामित्वसे वंचित कर दिया गया है और वह खास बस्तियोंको छोड़कर देशमें दूसरी 
जगह जमीनका कोई टुकड़ा नहीं खरीद सकता। यह एक अत्यन्त ठोस शिकायत' कही जा 
सकती है। लेकिन हम जिस चीजके लिए लड़ रहे है, यह उससे अलग' है । इस संघर्षके पीछे जो 
सिद्धान्त है या कभी था वह धार्मिक है, अर्थात्‌ १९०७ के कानूनसे लोगोंकी धामिक भावनाओंकों 
ठेसः लगती है। लेकिन अब मुख्य उद्देश्यके मूलमें भारतीय जातिकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि अब 
हमारे साथ या तो इस हैसियतसे व्यवहार किया जायेगा कि हम साम्राज्यके अभिन्‍न 
अंग हैं, या इससे कि हम उसके अभिन्‍त अंग नहीं हैं। 

भेंटकर्ता : यह एक बहुत व्यापक सिद्धान्त है। लेकिन जेसा में समझता हूँ, इस सब 
मामलेमें ट्रास्सवालमें शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशके अधिकारका सवाल सारभूत है। अगर 


१३२ सम्पूण गांवी वाडसय 


ऐसा है तो साम्राज्य-सरकारका वह वक्तव्य मौजूद है, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। 
अर्थात्‌, सात्राज्य-्सरकार उस स्वशासित उपनिवेदसे झगड़ना नहीं चाहती जो प्रवेशका उक्त 
अधिकार देनेसे इनकार करता है। 

श्री गांवी : तो, उस' अवस्थामों हम स्थानीय सरकार और साम्राज्य-सरकार दोनोंसे 
लड़ेंगे। लेकिन मेरा अब भी विश्वास है कि साम्राज्य-सरकार हमारे साथ है। 


भेंटकर्ता : इस समय एक प्रकारका गतिरोध है। आप केवल इसलिए लड़ रहे हैं कि 
स्थिति इतनी असह्य हो जाये जिससे साम्राज्य-सरकारकों कोई कारंबाई करती पड़े। 


श्री गांधी : देखिए, मुझे इस संघर्षकी भावनामें इतना अधिक विश्वास है कि में अनुभव 
करता हैं कि साम्राज्य सरकारके हस्तक्षेप करनेसे पहले दक्षिण आफ्रिकाके सब उपनिवेश' कहेंगे, 
“ नहीं, हमें ये उचित माँगें अवश्य पूरी कर देनी चाहिए।  ट्रान्सवालमें इसके लक्षण दिखाई 
दे रहे है और कुछ प्रमुख यूरोपीय, जिन्होंने शुरूमें हमारे संघर्षका दूसरा दौर प्रारम्भ 
करनेकी निन्‍दा की थी, अब जोरसे हमारा समर्थत कर रहे हैं। 


| अंग्रेजीसे | 
नेटांल भक्‍युूंरी, ६-१-१९०९ 


८३. दुकानदार बनाम फेरीवाले 
पेट बनाम अन्य अंग 


एक बार पेट और दशरीरके अन्य अंगोंके बीच भारी झगड़ा हो गया। हाथोंने कहा, 
“हम कोई काम नहीं करेंगे; काम करते-करते थक गये; सदा मुखरमें भोजन पहुंचाते हैं, 
किन्तु पेट खाता है और बिगाड़ता है। हमें उससे कोई सहायता तो मिलती ही नहीं । ” परोंने 
कहा, “ हम बिल्कुल चलेंगे ही नहीं। पेटकी बेगार व्यर्थ ही की। मजा करता है केवल 
पेट; राजा भी वही कहा जाता है। हमारे हाथ तो टहुल करना ही रहा।” इसी तरह 
अन्य अंग भी बड़बड़ाने छगे। पेटने उनको बहुत समझाया और कहा कि “तुम मेरा काम 
नहीं देख सकते। हाथ तो मूँहमें भोजन रखकर निवृत्त हो जाते हैं । पैर भोजन-सामग्री 
लाकर आराम करते हैं। किन्तु मुझे चौबीसों घंठे काम करना पड़ता है, भले ही तुम मेरे 
कामको न देखो। यदि में एक मिनट भी आराम करूँ तो तुम सबका काम बन्द हो 
जाये। तुम काम न'ः करोगे तो सबसे पहले तुम्हींको हानि उठानी पड़ेगी। में तो कुछ 
समय तक काम चला सकूँगा, यद्यपि तुम्हारे | सहयोगके | बिना अच्तमें मरना मुझे भी होगा। 
किन्तु तुम सब काम न करोगे तो मुझसे पहले तुम मर जाओगे, यह निश्चित समझ लो।* 
अंगोंने यह बात' नहीं मानी । उन्होंने काम बन्द रखा । चौबीस' घंटेके भीतर ही हाथ-पैर 
और दूसरे अवयव ढीले' पड़ गये । उन्हें पश्चात्ताप' हुआ। पेटको कुछ भोजन न मिला था; 
इससे वे बहुत चिन्तित हुए। अन्तर्मों उत्के सामने पेटके कथनकी सच्चाई सिद्ध हो गई। 
उन्होंने देखा कि पेटका' काम' कुछ कम नहीं है। चैंकि वह बहुत-से अंगोंके लिए काम करता 
है, इसलिए उसका काम बिखर जाता है और किसी एक अंगकों अधिक दिखाई नहीं देता। 


दूकानदार बनाम फेरीवाे १३३ 


किन्तु जब उन्होंने काम बन्द किया तब उन्हें तुरन्त ही' मालम हो गया कि पहली कठिनाई 
तो उन्हींको हुई। 

यह कहानी मुझे उन कतिपय पत्रोंसे याद आई जो मुझे मिले हैं। इन पत्र-लेखकोंने 
व्यापारियोंपर बहुत-से आरोप छूंगाये है। कुछने उनके लिए अपशब्द भी कहे है। कुछने 
उन्‍हें धमकी भी दी है। जेल जानेसे बचनेके लिए कुछ लोग धीरे-धीरे धार्मिक बहाने भी 
बनाने लग गये हैं। ये सब व्यापारियोंसे उसी प्रकार द्वेष करने लगे हे जिस प्रकार अंगोंने 
पेट्से किया था। ये कहते हूँ कि द्वान्सवालके व्यापारियोंने फेरीवालोंसे दगा की है। उन्होंने 
उनको मार डाला है। उनको तो जेल भेज दिया, और स्वयं ऐश-आराम करते हैं। एक पत्र- 
लेखक जहाँ एक ओर फेरीवालोंका उल्लेख अत्यन्त आदरपूर्वक करता है, वहाँ दूसरी ओर कहता 
है कि वे सभाओंमें खुलकर बोल नहीं सकते, क्योंकि व्यापारियोंसे दबते हैं । हमने इन पत्रोंको 
छापा नहीं है, क्योंकि' इनसे समाजकी प्रतिष्ठा बढ़नेकी नहीं है। इन सब आरोपोंका कारण 
यह है कि कुछ व्यापारियोंने अपना व्यापार अपनी पत्नियों या गोरोंके नाम चढ़ा दिया है। 
व्यापारियोंका कर्तव्य है कि वे पेटकी भाँति अपना हृदय उदार रखें और फेरीवालोंको 
मिठाससे समझायें । हमारा समाज दीघे कालसे दासता भोगता आ रहा है, उसने स्वतन्त्रता देखी 
नहीं है। इसलिए आज जब सत्याग्रहकी तलवारकी बदौलत' स्वतन्त्रता देखनेका समय आया 
है और गूलामीसे छुटकारा मिल रहा है, तब इसको पचाना छोटे और बड़े सभीको मुश्किल मालूम 
हो रहा है। कोई किसी दूसरेकों अपनेसे चढ़ता देखता है तो सहन नहीं कर सकता । इसमें 
आश्चय कुछ नहीं है। जितने राष्ट्र स्वतत्त्र हुए हैं उन सभीको ऐसी अच्तरकी पीड़ा हुई ही है। 
बच्चेके जन्मसे पूर्व माँकों मृत्यु-जेसी पीड़ा होती है, तब कहीं वच्चा। जनमता है। इसी प्रकार हमें 
स्वतस्त्रता-हपी बच्चेको देखनेसे पहले सरकार द्वारा दी गई पीड़ा ही नहीं भोगनी होगी, 
बल्कि आपसी व्यवह्ारकी पीड़ा भी सहनी होगी। व्यापारियोंपर ऊपर बताये गये आरोप 
बिना सोचे लगाये गये हैं। जिन व्यापारियोंने अन्तिम समय अपना व्यापार गोरोंके नाम 
चढ़ा दिया है, उन्होंने न तो पैसेका लोभ किया है और न वे जेलसे ही डरे है। उनमें से बहुत-से 
जेल जानेके लिए तेयार ही है। व्यापारको दूसरेके' नाम देनेका हेतु यही है कि हम जानबूझकर 
सरकारके' हाथमें गोला-बारूद न सौंप दें, जिसका उपयोग' वह हमारे ही विरुद्ध करे। हमें 
फेरीवालोंको याद दिला देना चाहिए कि जब जनवरी [१९०८ |में भारतीयोंपर हाथ डाला 
गया तब मुख्य प्रहार नेताओंपर ही हुआ था। स्टैंडटंनके छगभग' सभी व्यापारी जेल भोग 
चुके हैं। संघके अध्यक्ष श्री काछलिया जेल हो आगे है। श्री अस्वात और श्री नगदी प्रयत्न- 
पूर्वक जेल गये और सजा काटकर आये। इसी प्रकार इस समय श्री इब्नाहीम काजी जेर 
काट रहे हैं। जब उन्होंने अपना व्यापार गोरेको सौंपा, तभी उन्हें जेल जानेका अवसर मिला। 
मिडेलबर्गंमें श्री भाभाने जेल भोगी और क्रिश्चियानामें श्री बेलिमि जेल गये। श्री मुहम्मद 
मियाँ इस समय भी कौंद भोग रहे हे। इस प्रकार बहुत-से व्यापारी जेल जा चुके हैं। जो 
लोग नेटालसे विशेष रूपसे सहायता करनेके लिए आये हैं वे भी नेटालके प्रमुख दकानदार हैं । 
इसलिए दूकानदारोंपर आरोप लगाना उचित नहीं है। फेरीवालोंको यह समझ लेना है कि वे 
दूकानदारोंसे ईर्ष्या नहीं करेंगे । दुकानदार जेल जायें तो इतनेसे वे सन्‍्तोष मानें । उनको दुकान- 
दारोंने बर्बाद कर दिया, यह कहनेसे प्रकट होता है कि वे जेल जाना गलती मानते हैं। असलभें 
हमें यह मानना चाहिए कि जिन्होंने हमें जेल भेजा है उन्होंने हमें फायदा पहुँचाया है। 


१२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जो जेल गया है, उसने कमाया है; जो नहीं गया, उसने गँवाया है। जिन्होंने देशकी खातिर 
पैसा गँवाया है उन्होंने ही असलमें पैसा कमाया है। जो अपने पेसेसे चिपके रहे और अपने देश, 
प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा आदिको तिलाअजलि दे बैठे वे पैसा होनेपर भी कंगाल हैं। इसलिए 
हम आशा करते हैं कि हमारे पत्र-छेखक और उनके मतसे सहमत अन्य भारतीय हमारे कथनपर 
विचार करके संघर्षका त्याग' नहीं करेंगे, बल्कि उसमें जमे रहेंगे और गफलतमें पड़कर जीती 
बाजीको हार न बेठेंगे। 

यदि फेरीवालोंके लिए इस प्रकार सोचना उचित' है, तो व्यापारी भी यों ही नहीं छठ 
सकते । यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी ओर अँगूली उठाने-जैसी कोई बात ही नही है। 
निःसन्देह उनमें से कुछ लोग डरपोक है, और कुछने पैसेको ही परमेश्वर मान रखा है। वे संघषके 
संचालनमें शक्ति नहीं लगाते। कुछ लोग केवल लम्बे-लम्बे भाषण देनेवाले ही हे। सब 
व्यापारियोंकों पेटके उदाहरणसे शिक्षा छेनी चाहिए। पेटको स्वयं जितना मिलता है, उसकी 
अपेक्षा वह अंगोंको अधिक देता है। जहाँ अंग एक निश्चित समय तक ही काम करते है वहाँ 
पेट -- अपने लिए नहीं, वरन्‌ अंगोंके लिए -- चौबीसों घंटे काम करता है। इसी प्रकार 
व्यापारियोंकों फेरीवालोंके' और अपने ऊपर आश्रित अन्य लोगोंके हितोंकी रक्षा करनी चाहिए, 
उन्हें बड़ा होनेपर भी छोटा और सेठ होनेपर भी चाकर बनना है। काम न चले तभी 
व्यापार दूसरोंके नाम चढ़ाया जा सकता है। किन्तु यह अन्तिम उपाय है और आधे डरपोक 
लोगोंके लिए है। हम यह आशा करते हैं कि जो छोग शेर बतकर बैठे हैं, जो वीर सत्याग्रही 
हैं, वे. तो किसी दूसरे-तीसरेके नामसे परवाना (लाइसेंस) न लेंगे और अपने धन्धेको समेटकर 
फिलहाल गरीबी इसख्तियार करके समाजकी सेवा करेंगे। इसीमें बड़प्पन है, यही सच्ची सेठाई 
है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि फेरीवालोंको किसीने शिकायतका मौका दिया ही नहीं 
है। किन्तु यदि सब व्यापारी अपने-अपने कतंव्यका पालन करें और स्वार्थ त्यागकर परमाथ करें 
तो किसीके लिए कुछ शिकायत करनेकी बात रहेगी ही' नहीं। दक्षिण आफ्रिकाके' भारतीयोंकी 
दृष्टि अब ट्रान्सवालके व्यापारियोंपर ऊगी है। फेरीवालोंको स्वतन्त्र रहकर लड़ाई ललनी है; 
किन्तु यदि वे हार मान बेठें तो इसमें थोड़ा-बहुत दोष व्यापारियोंका भी माना जायेगा। दिन- 
प्रति-दिन द्रान्सवालका कतंव्य कठिन होता जाता है। हम खुदासे प्राथना करते हैँ कि वह 
ब्यापारियों, फेरीवालों और उसी प्रकार अन्य सब भारतीयोंको भी सुबुद्धि दे, दृढ़ रखे और 
इस महान्‌ कार्यमें उनपर जो कष्ठ आयें उनको सहन करनेका साहस प्रदान करे। 


[ गज रातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९ 


८४. नेंदालके शेष नेता 


सभी भारतीय यह जानना चाहेंगे कि नेदालके जो नेता ट्रान्सवाल जाकर देशकी खातिर 
अपने सर्वेस्वकी आहुति दे चुके हैं, उनके अतिरिक्त शेष नेटाली नेता क्या कर रहे है। हमारा 
जोहानिसबर्गका संवाददाता नेटालके सम्बन्धर्मं जो प्रश्न उठाता है वह समझने और सोचने 
योग्य है। दक्षिण आफ्रिकाका प्रत्येक भारतीय द्रान्सवालके संघर्षमें सहायता देनेंके लिए बँधा 
है। नेटालका कतंव्य दोहरा है। किन्तु हमें खेदके साथ कहना पड़ता है कि जो नेता पीछे रह 
गये है वे अपना कतंव्य पर्याप्त रूपसे पूरा नहीं कर रहे है। इससे हम सबको अपना सिर 
नीचा कर लेना चाहिए। इन नेताओंका पहला कतंग्य तो यह है कि वे कांग्रेस-कोषमें धन- 
संग्रहकी तेयारी करें। कांग्रेसका खजाना खुट गया है। उसपर कर्ज है। श्री रॉबिस्सनका विधेयक 
हेमारे ऊपर झूल रहा है। नेटालके वीर जेल जायेंगे तो तार देना कांग्रेसका कतंव्य हो जायेगा; 
उसके लिए क्या होगा? वह रुपया कहाँसे लायेगा ? द्वान्सवालमें जेल जानेवाले भारतीयोंके 
बाल-बच्चे भूखों मरेंगे तो क्या कांग्रेस सहायता न करेगी ? यदि करेगी तो कहाँसे करेगी ? 

उगाहीका काम बहुत बार आरम्भ किया गया और वह बहुत बार बन्द हुआ। बड़ी 
संस्थाओंका काम ऐसे नहीं चलता । 

मेनलाइनका' व्यथंका झगड़ा चल ही रहा है। इस सम्बन्धमे मेनलाइनके नेताओंकी 
ओरसे श्री मुहम्मद इब्राहीम और श्री खरसानी फोक्सरस्ट जेलमे श्री दाउद मुहम्मदसे मिल आये 
थे। समझौता लगभग हो गया था, किन्तु पीछे सब पलट गया मालम' होता है। मेनलाइनके 
भारतीय नेताओंका यह स्पष्ट कतेव्य है कि वे इस' समय झगड़ा उठानेके बजाय आथिक 
सहायता दें। यदि वे समझ सकें तो सीधी बात तो यह है कि उनकी माँग स्वीकार करने 
योग्य है; बल्कि वह स्वीकृत हुई-जेसी ही है। उनकी माँग यह है कि समितिसें मेनलाइनके 
पर्याप्त सदस्योंको' आनेका अधिकार दिया जाये। यह अधिकार तो सदासे दिया हुआ ही है। 
फिर भी वे अपने इस अधिकारकी समुचित रक्षाका आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं। झगड़ेकी 
दूसरी बात यह है कि २५ पौंडसे अधिक रकम खर्च करनेके लिए उनकी स्वीकृति ली 
जाये। यह मामला छोटा है, फिर भी कांग्रेस इस आशयका प्रस्ताव स्वीकृत कर सकती है। 
मेनलाइनके लोगोंकों समझता चाहिए कि वे इन अधिकारोंको प्राप्त कर सकें, यह व्यवस्था 
करना दूसरोंका काम' नहीं है, बल्कि उनका अपना काम है। कांग्रेस इस सम्बन्धमें “ना! 
कह ही नहीं सकती। किन्तु इसी कारण *उगाहीका सारा काम अटकाये रखना कतई 
शोभनीय नहीं है। हमें आशा है कि मेनलाइनके लोग अपना कतंव्य पूरा करनेसे न चकेंगे। 


[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९-१--१९०९ 


१, मेटाल कांग्रेसका एक पक्ष । 


८५. हिन्दू-मुस्लिस दंगा 


कलकत्तामें हिन्दू और मुसलमान लड़ पड़े, यह खबर तारसे रायटरने दी है। कहा जाता 
है कि इसमें कुछ लोग मारे भी गये हैं। कुछ हिन्दुओंने ससजिदपर आक्रमण किया था; इससे 
मुसलमान भड़क उठे। उन्होंने विरोधर्मं आक्रमण किया। सरकारी सेना बीचमें आई। खबरसे 
जान पड़ता है कि दंगा अभी दबा नहीं है। खबरमें क्या सच है ओर क्या झूठ, यह कोई नहीं 
जान सकता। किन्तु यह तो प्रतीत होता ही है कि इस झगड़ेका कारण कोई गोरा अधिकारी 
है। ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती जिसके कारण हिन्दुओं और मुसलमानोंकों आपसमें 
लड़ना पड़े। अधिकारी अद्रदशितावश समझते हैं कि दोनों कौमोंमें तकरार होनेमें उत्तका 
लाभ है। इस समय भारतमें स्थिति ऐसी गम्भीर है कि यदि दोनों कौमें लड़ मरें तो, बहुत-से 
अधिकारियोंका खयाल है, सरकार निश्चिन्त होकर बैठ सकती है। यह विचार करना 
चाहिए कि इस समय विदेशोंमें रहनेवाले भारतीयोंका क्‍या क्तेग्य है। हमें यह स्पष्ट 
दिखाई देता है कि हम चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, हमें किसी भी पक्षका समर्थन न करना 
चाहिए । एक तीसरे पक्षने हममें झगड़ा कराया है, यह समझकर हमें अपने देशमें अपने लोगोंके 
बीच' विरोध होनेपर दुखी होना चाहिए और खुदा या परमात्मासे मसजिदों और मन्दिरोंमें 
प्राथंना करनी चाहिए कि “हमारे देशमें हम लोगोंके बीच बार-बार जो झगड़े हो जाते हूँ 
वे समाप्त हो जायें। “इसीमें भारतका कल्याण है। हमें विश्वास है, प्रत्येक देशभक्त भारतीय 
ऐसा मानेगा। 

हम' जिस सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ रहे हैं वह लगभग' सभी मामलछोंमें लागू किया जा 
सकता है। हमें यह समझकर निश्चिन्त रहना चाहिए कि यदि कौमोंके बीच झगड़े हों तो 
उनको शान्त करनेके लिए भी इस' शस्त्रका उपयोग किया जा सकता है। 


| गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९-१--१९०९ 


८६. वंक्वरके भारतीय 


कैतडारमों वेंक्वरके भारतीय' पर्याप्त दृढ़ताका परिचय देते मालूम हो रहे हैं। वहाँकी 
सरकारने उन्हें [ वहाँसे] निकाछ' कर मलेरियावाले प्रदेशमें बसानेका जाल रचा था, किन्तु 
वे उसमें फंसे नहीं। और अब वे ब्रिटिश हाडरास' जानके बजाय बेकूवरमें ही रहनेवाले है। 
उनकी ओरसे हॉड्रास प्रदेशका निरीक्षण करनेके लिए जो दो भारतीय गये थे, उन्होंने बताया 
है कि हांडरासमें भारतीय रह ही नहीं सकते | उनका कहना है कि उन्हें रिश्वतका लालच दिया 
गया था, ताकि वे झूठी रिपोर्ट दें, किच्तु उन्होंने रिश्वतकी परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी 
दृष्टि अपने भाइयोंके हितपर ही रखी। ये दोनों भारतीय बधाईके पात्र हैं। 

बैंकूवरके भारतीय ऐसे-वसे नहीं हैं। हाऊमें इसका दूसरा! उदाहरण भी हमारे सामने 
आया है। वहाँके अखबारोंमें एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि प्रोफेसर तेजमाल' सिंहने, 


फीनिक्सकोी पाठ्शाला १३७ 


जो वहाँ रहते हैं और जिन्होंने एम०ए० की परीक्षा पास की है, हजारों सिखों और दूसरे 
भारतीयोंके समक्ष भाषण करते हुए कहा : 
आजकल भारतमें जो लड़ाई चल रही है उसमें तो देश कानूनके अनुसार लड़ेगा, 
किन्तु यदि उससे न्याय नहीं मिला तो वहाँ कोई ऐसा भारतीय जाग उठेगा जो लोगोंकों 
हृथियारोंसे सुसज्जित होकर गोला-बारूदकी लड़ाई लड़नेकी' प्रेरणा देगा। भारतमें गोरे 
अधिकारियोंकी अस्लीम' सत्ता दे दी जाती है, जिससे कई गोरोंका दिमाग ऐसा चढ़ 
गया है कि वे लोगोंकों कुछ समझते ही नहीं। सिखोंकी आँखें खुलती जा रही हैं। 
वे समझने लगे हें। भारत व्यायकी माँग' कर रहा है। श्री करनिधम कुछ वर्ष पहले 
इतिहासमें लिख गये हैं कि यदि इंग्लैंड न्याय नहीं देगा तो भारतमें कोई ऐसा योद्धा 
पंदा होगा जो सब-कुछ जीत' लेगा। कोई भी राज्य अविश्वासकी नींवपर निभ नहीं 
सकता । 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९ 


८७. फीनिक्सकी पाठ्याला 


इस पाठ्शालाके' बारेमें लिखनेका हमने पिछले सप्ताह संकेत किया था। अब' हम 
नीचे लिखे अनुसार जानकारी दे सकते हैं। 


भोजनकी व्यवस्था 


फीनिक्समें काम करनेवालोंमों जो कुछ लोग परिवार-सहित रहते है वे अपने घरमें 
भोजन करानेके लिए आठ बच्चे तक ले सकते हैं। विचार यह है कि जो बच्चे लिये जायें, 
उन्हें अपने ही बच्चोंकी भाँति रखा जाये। ऐसी प्रथा भारतमें पहले थी। उसे जैसे सम्भव 
हो वैसे फिर प्रारम्भ किया जाये। बच्चेको लेनेकी शर्तें इतनी ही है कि उसकी तन्दुरुस्ती 
अच्छी हो। किसी भी जातिका भारतीय' बालक लिया जा सकेगा। खाते-पीनेमे किसी 
तरहका भेद नहीं किया जायेगा। बच्चोंको वही भोजन कुछ फेरफारके साथ दिया जायेगा, 
जो घरवाले करते हैं; अर्थात्‌ नीचे लिखे अनुसार दिया जायेगा: 

आधी बोतल दूध, दो औंस' घी, आटा, मकईका दलिया, दाल, चावल, ताजे फल, हरे 
शाक, चीनी, रोटी, कवची मेवे (मुख्यतः मूंगफली ) । 

ऊपर लिखे अनुसार भोजन नियमसे दिया जायेगा, और जैसा बच्चोंके लिए अनुकूल 
जान पड़ेगा उस हिसाबसे दिनमें कमसे-कम तीन बार और ज्यादासे-ज्यादा चार बार दिया 
जायेगा। इसमें से कौन-सी खानेकी चीज किस समयके भोजनमें देनी' है, यहु बात हमारे अपने 
साधारण नियमके अनुसार, अथवा अनुभवसे जैसा अधिक उपयुक्त जान पड़ेगा उसके मुताबिक 


निश्चित की जायेगी । 


१, देखिए “ फीनक्सकी पाठ्याला ??, पृष्ठ १२२१ । 


१३८ सम्पृणे गांधी वाड्मय 


इस भोजनमोें चाय, काफी या कोकों शामिल नहीं है। अपने ज्ञान तथा अनुभवके 
आधारपर हमारी यह धारणा है कि चाय-जैसी चीजें बड़े लोगोंके लिए भी नुकसानदेह 
हैं, परन्तु बच्चोंके लिए तो विशेष रूपसे। कुछ डॉक्टर यह मानते हैं कि चाय आदि चीजोंके 
चलनसे लोगोंमें रोगोंकी वृद्धि हुईं है। 

फिर, चाय, कोको और काफी सामान्यतः गृलामीकी हालतमें काम करनेवाले मजदूरों 
द्वारा पैदा की जाती है। उदाहरणार्थ, नेटालमें गिरमिटिया लोग काम करते हैं और चाय तथा 
काफी उगाते हैं। कोको कांगोंमें होता है और वहाँ तो गिरमिटिया काफिरॉोपर काम लेते समय 
जो जुल्म किया जाता है उसकी हद नही है। हम जानते हैं कि ज्यादातर चीनी भी गूलामीकी 
मजदूरीसे ही पैदा होती है। इस' सबकी जाँच बारीकीसे करना सम्भव नहीं है। फिर भी हमारा 
खास खयाल है कि ऊपरकी तीनों चीजोंका इस्तेमाल जितना कम किया जाये, उतना अच्छा । 

इसके अलावा, भारतमें जब हम स्वदेशीकी भावना अपना रहे हैं, तब इन तीनों वस्तुओंको 
बहुत हद तक छोड़ देना हो ज्यादा ठोक मानता चाहिए। इन दलीलोंको खास चाय-जैसी 
चीजोंके खिलाफ यहाँ देनेकी जरूरत नहीं है। इतना ही कहना काफी है कि बच्चोंको इनको 
जरूरत नहीं है। 

खानेका ख्चे 

हम देखते हैं कि खानेका खर्च हुर महीने कमसे-कम एक गिन्नी आता है। इसमें हजामत 
आदिका खच्चे भी आ जाता है। केवछ भोजन-सामग्री ही एक पौडकी होती है। कपड़े धुलवानेका 
खर्च एक शिलिंग अरूगः लगाया है। हजामत वगेरहका खर्चे हमने अलगसे नहीं लगाया; 
क्योंकि फोनिक्समें हजामत ज्यादातर आपसमें ही कर ली जाती है। इसलिए उसपर खचे 
नहीं करना पड़ता । 

रहनेकी व्यवस्था 

जैसे खानेका इन्तजाम ऊपर लिखें अनुसार हो जायेगा, वैसे रहनेका सम्भव नहीं होगा। 
उतने मकान' नहीं हैं, और परिवारोंमें बच्चोंको जैसे चाहिए वैसे रखनेकी गुंजाइश नहीं है। 
इसलिए बच्चोंके! एक ही जगह सोनेके लिए मकान बनानेकी जरूरत होगी। इसके बननेके! 
पहले हमें बच्चोंकों दाखिल करनेकी सूरत दिखाई नहीं देती । दाखिल होनेवाले बच्चोंमें और 
जिन परिवारोंमें वे खाना खायेंगे उनमें इस समय रहनेवाले बच्चोंमें कोई भेद नहीं है, 
यह बतानेके लिए ही हमने इस समय रहनेवाले बच्चोंको भी दाखिल होनेवाले बच्चोंके 
साथ सुलानेका इरादा किया है। इस प्रकार रूगभग' बीस. बच्चोंके सोने छायक मकान 
बनानेकी जरूरत है। अनुमान है कि इस' मकानको बनाने और बच्चोंके नहाने-धोनेकी 
सुविधाके लिए टंकीका प्रबन्ध करनेमें २०० पौंड छूग जायेगे। जो लोग अपने बच्चोंको भेजना 
चाहते हैं, वे यदि इस समय इतना खर्च उठा लें तो बच्चोंकी व्यवस्था हो सकती है। इस' 
ख्चेका तखमीना हमने वास्तुकार (आकिटेक्ट) श्री कैलेतबैक और देशी मिस्तरीकी सलाहसे' 
तैयार किया है। यह मकान उनकी' मिल्कियत होगी जो उसके लिए रुपया देंगे। इसमें शर्ते 
इतनी होगी कि जबतक पाठ्याला चलेगी तबतक' उनका कोई भी हक नहीं होगा। यदि 
पाठशाला बन्द हो जाये तो रुपया छगानेवाले' मकानकों उठा ले जा सकते हैँ। यह रकम 


५ 


जो छोग' अपने बच्चे भेजनेके लिए तैयार हैं वे या तो स्वयं अपने पाससे भेजें या दूसरोंसे 


१, मकान लकड़ी और टीनकी चादरोंके बनाये जाते थे । 


फीमिक्सकी पाठशाला १३९ 


चन्दा करके भिजवायें। जो लोग' इसके लिए रुपया देंगे वे सावजनिक कामके लिए रुपया 
दे रहे है, ऐसा समझना चाहिए। फोनिक्सवासी इस' समय काममें इतने गूँथे हुए है कि उनसे 
चन्दा इकट्ठा करनेका प्रयास नहीं हो सकता। 
पोशाक 
बच्चोंकी पोशाक हमेशा एक-सी रखनेमें बहुत सुविधा रहती है। हमारे खयालसे नीचे 
लिखे अनुसार कपड़ोंकी जरूरत है: 


शि० १० 
१ बालोंका ब्रश 2 ४० दे 
हे आधे पायजामे ६ -- ० 
३ कुर्ते ६-० 
है. चड़ियाँ हु -+० 
२ जोड़ी चप्पलें या जूते अर 
१ धपकी टोपी ३०७४8 
२ रातकी पोशाकें ४ 
२ तौलिये २०० 
२ हाथ पॉंछनेके अँगोछे हल 8 
४ रूमाल 9 विद, लात 
पौंड. १-१३-६ 


हर बच्चा टोपी वही पहने जो उसकी जातिमें प्रचलित हो। ऊपर जिस धूप-टोपीका 
जिक्र किया है वह केवल धूपमें काम करते वक्‍त पहननेकी है। यह पोशाक पहनानी है या नहीं, 
यह॒माँ-बापकी मर्जीपर है। यदि उनका विचार इतना ख्च न करनेका अथवा बच्चोंकों 
इतनी सादगी न सिखानेका हो तो वे ऊपर बताई गई पोशाकका ध्यान रखकर बच्चोंके 
साथ एक छोटी पेटी या बण्डलमें सामान भेज दें। हमारी सलाह तो यह है कि वे बच्चोंके 
साथ कुछ न भेजें और हमें १पौंड १३ शिलिंग ६ पेंस' भेज दें तथा ऊपर कहे अनुसार पोशाक 
बनवाने और पहनानेकी इजाजत दे दें। ऊपर कही गईं पोशाक एक बरसके लिए है। 


सोनेकी व्यवस्था 
हमारा इरादा सोनेके लिए चारपाइयाँ देनेका नहीं है; बल्कि जैसे तख्त जेलोंमें इस्तेमाल 
किये जाते है वैसे तसख्तोंकी व्यवस्था करनेका है। ऐसा लगता है कि यह तन्‍्दुरुस्तीके 
लिए ज्यादा अच्छा होगा। हम बच्चोंको गद्े देनेके बजाय कम्बलोंके ऊपर सुलाना अधिक 
आरोग्यप्रद मानते हैं। किन्तु इस' सम्बन्धरमें माँ-बापोंकी मर्जीके मुताबिक फेरफार कर देंगे। 
हमारे विचारसे बच्चोंको नीचे लिखे अनुसार वस्तुओंकी जरूरत होगी : 


शि० पें० 
३ कृम्बल १०-० 
१ तकिया १-०० 
४ चादरें ४-० 
२ तकियेके गिलाफ १...० 





१६-०० 


१४० सम्पूणे गांधी वाइमय 


माँ-बाप इस हिसाबसे सामान भेज सकते हैं मथवा हम खरीद देनेके लिए तैयार हैं। 
कपड़ों और कम्बलों वर्गरहका खर्च माँ-बापकी मर्जीपर छोड़ते हुए हिंसाब यह लगाया गया 
है कि माँ-बापको हर महीने एक गिन्नीका खर्च उठाना पड़ेगा। प्रवेश-शुल्क प्रति बालक 
एक पौंड रखा जायेगा। यह शुल्क बच्चेके वास्ते जरूरी' किताबें लेनेके' लिए है। उतनेकी' 
किताबें ली ही जायेगी, यह आवश्यक नहीं है। किन्तु पाठशालमें भी बच्चोंपर दूसरे फुटकर 
खर्च होते हैं; और वे इसी रकममें से चलाने हैं। आगे बढ़े हुए बच्चोंके लिए जो किताबे 
जरूरी जान पड़े वे माँ-बापको लेनी होंगी। 


शिक्षक 


ऊपर जो-कुछ लिखा है, उससे स्पष्ट हो जायेगा कि हमने कोई मासिक शुल्क नही रखा 
है। ऐसा करनेका कारण केवल यह है कि शिक्षकोंकी जीविका छापेखाने [ इंटरनेशनल' प्रिटिंग 
प्रेस] से जो-कुछ मिलता है, उससे चल जाती है। और छापेखानेकी' मंजूरीसे हरएक शिक्षक 
एक निद्चित' समयपर पढ़ाने आता है। हालमें पाठशालाके लिए एक समिति बनानेंकी योजना 
भी की गई है। उस' समितिमें शिक्षा-पद्धति' वगैरहके संम्बन्ध्में विचार हुआ करेगा। 

शिक्षकोंमे श्री पुरुषोत्तमदास देसाई (प्रिंसिपल), श्री वेस्ट, श्री कॉडिस, कुमारी वेस्ट 
आदि हूँ। 

यढ़ाड़े 

इस पाठ्शालाका मृझ्य उद्देश्य बच्चोंके चरित्रका विकास' करना है। कहा जाता है कि 
सच्ची शिक्षा वह है जिसमें बालक स्वयं पढ़ना सीखें, अर्थात्‌ उनमे ज्ञान प्राप्त' करनेकी इच्छा 
उत्पन्न हो। अब, ज्ञान तो बहुत' तरहका होता है। कुछ ज्ञात हानिकर भी' होता है। तब यदि 
बालकोंके चरित्रका निर्माण न हो तो वे औंधा ज्ञान सीखने लगते हैं । हम देखते हैं कि' शिक्षा 
मनमाने ढंगसे दी जानेके कारण ही कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं और कुछ बहुत पढ़-लिख 
जानेपर भी ब््‌राइयोंमें फँस जाते हैं। इसलिए बालकोंके' चरित्रकों दृढ़ करनेमें सहायता देना 
इस' पाठ्शालाका मुख्य हेतु है। इस हेतुकी परिणति श्री हसन मिर्याँ और श्री रविक्ृष्णमें 
दिखाई देती है। श्री हसन मियाँ इंग्लेंडमें जाकर जो-कुछ कर रहे है, हम उसकी कुछ कल्पना कर 
सकते हैँ । श्री रविक्रष्ण आज देशकी खातिर जेल भोग रहे है। ये दोनों फीनिक्सकी पाठशालासे 
गये हैं। 

बालकोंकी उनकी अपनी भाषा, अर्थात्‌ गूजराती या हिन्दी और सम्भव हो तो तमिल 
और अंग्रेजी, अंकगणित, इतिहास, भूगोल, वनस्पति-विज्ञान और प्रकृति-विज्ञान भी पढ़ाये 
जायेंगे। ऊँची कक्षाओंमें बालकोंको बीज-गणित' और रेखागणित' भी पढ़ाया जायेगा। अनुमान 
है कि इस तरह मैद्रिक्युलेशन तक की तैयारी हो सकती है। 

धम-शिक्षाके' लिए माँ-बाप चाहे जिस धर्म-गुरुको भेज सकते है। हिन्दू बालकोंको हिन्दू 
माँ-बापोंकी मर्जीके मुताबिक हिन्दू-धर्मके मूल तत्त्वोंकी शिक्षा दी जायेगी। भारतीय ईसाई 
बालकोंकों ईसाई धमके' तत्त्वोंकी शिक्षा श्री वेस्ट और श्री कॉडिस देंगे। यह शिक्षा थियाँ- 
सफीकी शिक्षाओंपर आधारित होगी। इस्लाम' माननेवाले' बालकोंके लिए यदि किसी मौलवीकी 
व्यवस्था हो सके तो हम करना चाहते हैं। मुसलमान बालकोंकों शुक्रवारकों डबंन जानेकी 
छूट दी जायेगी। हमारा खयाल हैं कि किसी भी समाजकी शिक्षा उसके धर्मकी शिक्षाके बिना 
निकम्मी है, अत: धामिक वृत्तिके माता-पिताओंका कर्तव्य है कि वे अपने बालकोंकों धर्मकी 


उच्चतर विद्यालय १४१ 


शिक्षा और लौकिक' शिक्षा, दोनों साथ-साथ दें। गहराईसे सोचें तो मालम होगा कि हम 
जिसको जौकिक शिक्षा कहते हैं वह भी धर्मंको दृढ़ करनेवाली तालीम ही' है । हमारे 
विचारमे इस उद्देश्यसे हीन शिक्षा प्रायः हानिकर होती है। 

बालकोंके मनमें भारतके प्रति प्रेमः उत्पन्न करने और उनको देशभकक्‍त' बननेमे सहायता 
देनेके लिए भारतका प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास' पढ़ाया जायेगा। 

इसके' बाद बताने लायक कुछ नहीं रहता। हमें आशा है कि जो अपने बारूकोंकों 
पाठशालामें भेजना चाहते हों, वे उन्हें भेजेंगे। मकानकी दिक्कत है; उसको दूर करना 
माता-पिताका कतंग्य है। यह बतानेकी जरूरत नहीं कि पाठ्शालाके' विवरण, खर्च आदि 
नियमपू्वक' प्रकाशित किये जायेंगे। 


| गूजरातीसे | 
इुंडियस ओपिनियन, ९--१-१९०९ 


८८, उच्चतर विद्यालय 


सरकारका इरादा स्पष्टतः यह है कि भारतीय लड़कोंको उच्चतर विद्यालयों (हायर 
ग्रेड स्कूलों) और अन्य सरकारी स्कूलोंसे धीरे-धीरे निकाल' दिया जाये। इसका उपाय अपनी 
खुदकी पाठशालाएँ खोलना है, यह तो हम बता ही चुके हैं; और फीनिक्सकी पाठशालाके 
सम्बन्धर्मं भी यह बात कह चुके हैं। फिर भी, सरकारका विरोध करना तो जरूरी है। 
सरकारका विरोध करने और न्याय प्राप्त करनेके दो मार्ग हैं--एक तो न्यायालयके द्वारा 
और दूसरा, प्रार्थंनापत्र आदिके द्वारा। न्‍्यायालयके द्वारा' हमारे लिए रास्ता है या नहीं, यह 
भली भाँति' विचार किये बिता नहीं कहा जा सकता। एक बार अर्जी दी गईं थी, उसे सर्वोच्च 
न्‍्यायालयने खारिज' कर दिया, इस बातसे कोई विद्येष अनुमान बाँधा नहीं जा सकता | 
इसलिए किसी अच्छे वकीलसे मामलेको समझकर उसकी सलाह हो तभी कानूनके अनुसार 
लइना उचित है। यदि ऐसा करना सम्भव न हो, तो प्रार्थनापत्र देना चाहिए, और बड़ी 
स'रकार तक जाना चाहिए। मगर यह सब करनेके' पीछे जोर तो चाहिए ही'। वह जोर 
सत्याग्रहके द्वारा आजमाया जा सकता है। यह कैसे हो सकता है, इसका विचार यहाँ करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। यह विवेचत बादमें किया जा सकेगा। इस बीच' नेताओंको ऊपर 
बताये उपाय जितनी जल्‍दी सम्भव हो, करने चाहिए। 


[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९ 


१, देखिए पिछका श्ीपेक । 


८९. मेरा जेलका दूसरा अनुभव [२] 


काम 


सख्त सजा पाये हुए केदियोंसे सःरकारको हर रोज नौ घंठे काम लेनेका अधिकार है। 
कैदियोंकों हमेशा शामके' छः: बजे कोठरियोंमें बन्द कर दिया जाता है। सुबह साढ़े पाँच बजे 
उठनेकी घंटी बजती है और छ: बजे कोठरीका दरवाजा खोला जाता है। कोठरीमें बन्द 
करते समय और कोठरीसे निकालते समय कीदियोंकी गिनती की जाती है। गिनती विधिपुवेक 
और जल्दी हो सके, इसलिए कंदियोंकों अपने-अपने बिस्तरके पास' सावधानीसे खड़े रहनेका 
हुक्म होता है । हरएक कंदीकों अपना बिस्तर लपेटकर उचित स्थानपर रखकर तथा 
हाथ-मूँह धोकर छः बजेसे पहले तंयार हो जाना पड़ता है और सात बजे अपने काममे लग 
जाना होता है। काम कई प्रकारके करते होते हे। पहले दित हमें आम रास्तेके पास जो 
खली जमीन है उसे खोदनेके लिए ले जाया गया था, ताकि उसमें बवाई की जा सके। 
लगभग तीस भारतीय केदियोंकों ले गये थे। जिनकी' हालत काम' करने रायक नही थी 
उनका जाना जरूरी नहीं था। हमें काफिरोंके साथ ले गये थे। जमीन बहुत कड़ी थी और 
उसे कुदालीसे खोदना था, इसलिए काम सख्त था। धूप तेज पड़ रही थी। काम करनेकी जगह 
जेलसे करीब' डेढ़ मील दूर रही होगी। हम सब भारतीय कैदी काममें उत्साहसे जुट गये। 
लेकिन कामकी आदत' बहुत कम लोगोंको थी। इसलिए सभी बहुत ज्यादा थक गये। काम 
करनेवालोंमें बाबू तालेवन्तरसिहका लड़का रविक्ृष्ण भी था। उसे काम' करते देखकर मुझे 
बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन उसकी मेहनत देखकर में खुश हो रहा था। दिन ज्यों- 
ज्यों चढ़ता गया त्यों-त्यों कामका बोझ ज्यादा भारी होता गया। सन्‍्तरी बहुत तेज' स्वभाव 
का था। “चलाओ, चलाओ ” की पुकार छूगाता रहता था। उसकी यह पुकार सुनकर 
भारतीय कैदी घबड़ा जाते थे। कुछको मेने रोते हुए भी देखा। एक आदमीका पाँव सूजा हुआ 
देखा । यह सब देखकर मेरा दिल रोता था। फिर भी में सबसे कहता था कि सन्‍्तरी क्या 
कहता है, उसकी परवाह किये बिना सबको अपना काम सच्चे दिलसे करते जाना चाहिए। 
मैं खृद भी थक गया। हाथमें बड़े-बड़े छाले उठ आये। उनसे पानी झरने छगा। कमर 
झुकाना मुश्किल मालूम होता था, और कुदालीका वजत मनत-भर जंसा लगता था। में तो 
ईश्वरसे यही प्रार्थना करता रहता था कि मेरी लाज रख; मुझे अशक्त न बना; और मुझे 
इतनी ताकत दे कि में अपना काम बराबर करता रहें। इस तरह ईश्वरपर भरोसा रखकर में 
अपना काम करता जाता था। लेकिन में सुस्तानेके लिए जरा रुका, तो सन्तरी मुझे डॉँटने- 
फटकारने छगा। मेने उससे कहा, डाँट-फटकारकी जरूरत नहीं है, मुझसे जितनी कड़ी मेहनत 
हो सकेगी, में करूँगा। इसी समय श्री झीणाभाई देसाईको मैंने मूछित होते देखा। अपनी 
जगहसे में हट वहीं सकता था, इसलिए कुछ देर तक में रुका रहा। सन्तरी वहाँ गया। 
ते देखा कि मुझे जाना ही चाहिए, इसलिए में दौड़ा। दूसरे दो भारतीय साथी भी 


१, बादमें यद् एक विवादका विषय बन गया; देखिए परिशिष्ट ७ । 


मेरा जेलका दूसरा अनुभब [२] १४१ 


आ गये। हम लोगोंने झीगाभाईके | मुख और सिर |पर पानी छिड़का। उन्हें होश आया। 
दारोगाने दूसरोंकों तो कामपर वापस' भेज दिया, लेकिन मुझे उनके पास बैठने दिया। 
गीणाभाईके' सिरपर काफी ठण्डा पानी डाल्य तब कहीं उन्हें आराम महसुस हुआ। सन्तरीसे 
मते कहा कि वे पंदल चलकर नहीं जा सकेंगे। इसपर उसने गाड़ी मेगवा दी और मझ्षे 
हुक्म दिया कि में उन्हें गाड़ीमें ले जाऊं। झीगाभाईके माथेपर पानी डालते हुए मे सोचले 
लगा: मेरे शब्दोंपर विश्वास रखकर कितने ही भारतीय जेल' आये हैं। यदि मैने उन्हें 
गलत सलाह दी हो तो मुझे कितना पाप लगेगा ? मेरे कारण मेरे इन भाइयोंको कितना दुःख 
उठाना पड़ता है? ऐसा सोचकर मंने गहरी सास ली । ईद्वरको साक्षी मानकर में फिर 
सोचने लगा और गहरे विचारमें डूब गया। बादमें में हंस पड़ा। मुझे प्रतीति हुई कि 
जो सलाह दी है वह ठीक ही है। यदि दुःख भोगनेमे ही सुख है, तो फिर दुःखसे घबड़ानेका 
कोई कारण नही है। यह तो मूर्छाकी ही बात थी। अगर मृत्युका प्रसंग उपस्थित हो तो 
भी में दूसरी सलाह नहीं दे सकता। मेत्रे सोचा कि जन्म-भरके बन्धनकी अपेक्षा इस तरह 
दु:ख भोगकर बेड़ियोंसे मुक्त हो जाना ही हमारा कतंव्य है, और तब निश्चिन्त होकर में 
झीणाभाईको हिम्मत रखनेकी सलाह देने लूगा। 

गाड़ीके आते ही झीणाभाईको उसमें सुलाकर में ले गया। मैंने बड़े दारोगासे शिकायत 
की। उसकी जाँच' हुई ओर सन्‍्तरीकों फटकार मिली। झीणाभाईको फिर दोपहरमें कामपर 
नहीं के जाया गया। उसी तरह चार अन्य भारतीय कैदी भी अशक्त' दिखे। बाकी सब फिर 
काममें लगे। दोपहरमें बारह बजेसे एक बजे तक काम करना पड़ता है। इस समय हमारी 
देख-रेख गोरे सच्तरीके' बदले एक काफिर सनन्‍्तरीकों सौंपी गई थी। यह काफिर सब्तरी 
गोरे सत्तरीको अपेक्षा अच्छा था। वहू बहुत' नहीं ठोकता था। कभी-कभी ही बोलता था। 
इसके सिवा, इस समय काफिरों और भारतीयोंको उसी जगह केकिन' अलग-अरूग' हिस्सोंमें 
काम दिया गया था। हम लोगोंको उनकी तुरूनामें कुछ नर्म जमीन खोदनेको दी गई थी । 

जिस व्यक्तिनें यह ठेका लिया था, उसके साथ मेरी बात' हुई। उसने कहा कि भारतीय 
कैदियोंके कामसे उसे नुकसान होनेकी सम्भावना है। मेरी यह बात उसने स्वीकार की कि 
भारतीय एकाएक काफिरों-जितनी मेहनत नहीं कर सकते । इसके सिवा, मैंने उससे कहा कि' 
भारतीय लोग सब्तरीके' डर॒से काम करनेवाले नहीं हूँ; वे तो सिर्फ ख़दाका छर रखकर उनसे 
जितना बनेगा उतना काम' करेंगे। लेकित अपना यह विचार मुझे बादमें काफी हद तक बदलना 
पड़ा । ऐसा क्‍यों करना पड़ा, यह हम' आगे देखेंगे। 

दूसरे दिन हमें फिर बाहर निकाछा गया, लेकिन गोरे सनन्‍्तरीके साथ न भेजकर एक 
काफिर सच्तरीके साथ भेजा गया। यह सच्तरी भी पिछले दिनवाला काफिर नहीं था। उससे 
कह दिया गया था कि वह हमें बिल्कुल न ठोके। 

(क्रमश: ) 
| गूजरातीसे' | 
इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९ 


९०, पत्र; रंड डेली मेल को" 


फीनिक्स' 
जनवरी ९, १९०९ 
सम्पादक 
रेड डेली मेल 
[जोहानिसबगग | 
महोदय, 


में देखता हूँ, इस' सम्बन्धमें अब भी कुछ समन्‍्देह मौजूद है कि द्रान्सवालमें रहनेवाले मेरे 
देशवासी, जो पिछले दो सालोंसे भयंकर कठिनाइयोंके बावजूद लड़ रहे है, क्‍या चाहते हैं। 
इसलिए में आपकी अनुमतिसे भारतीयोंका मामला यथासम्भव संक्षेपर्में बतानेका प्रयत्न करूँगा । 
हम जो-कुछ चाहते हैं, वह निम्नलिखित है: 

(१) १९०७ के कानून २ को रद कराना; 

(२) उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंके द्रान्सवालमें दूसरे प्रवासियोंके समान प्रवेशके 
अधिकारको, उस शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षाके अन्तर्गत, जिसका उपनिवेशके प्रवासी 
कानूनमें विधान है, कानूनी मान्यता दिलाना । यह शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षा 
इतनी प्रशासनिक कठोरतासे छागू की जाये कि एक वर्षमें छः से ज्यादा उच्च' 
शिक्षा-प्राप्त भारतीय उपनिवेशमें न आ सकें। 

पुराने कानूनका रद किया जाना इन कारणोंसे आवश्यक है: 

(१) यह देशके सम्मानका प्रइन' है, क्योंकि यह दावा किया जाता है कि जनरल 
स्मट्सने कानूनको रद करतेका वचन दिया है। 

(२) १९०७ का दूसरा काबूत १९०८ के नये कानूनके विरुद्ध है और जेसा सर्वोच्च 
न्यायालयके' अभी हालके एक निर्णयसे सिद्ध हो गया है, दो असमान कानूनोंको, 
जिनका एक ही उद्देश्य हो, साथ-साथ अमलमें रखनेसे भयंकर परिणाम हो 
सकते हूँ । 

(३) अभी हालकी घटनाओंसे प्रकट हो गया है कि १९०७ के कानून २ को, 
जेसा कभी जनरल स्मट्सने कहा था, अमलसे बाहर रखनेका इरादा नहीं है। 

(४) कानून अभीतक उपनिवेशकी विधान-संहितामें मौजूद रहकर तुक मुसलूमानोंको ठेस 
पहुँचाता है और इसलिए उससे भारतीय मुसलूूमानोंकी धामिक' भावताओंकों 
अब भी ठेस लगती है। 

(५) यदि सरकार ब्रिटिश भारतीयोंकों तंग' करना चाहे तो वह कानूनकी अत्यन्त 
आपत्तिजनक घाराओंको छागू करनेके' लिए स्वृतन्त्र है। 


१, इस पत्रकी, जो रेंड डेली मेलकी लिखा गया प्रतीत होता है, दफ्तरी नकलमें शीषकके शब्द कटे 
हुए हैं और उनकी जगद “जो कार्टराइटके लिए वक्तव्य” शब्द लिख दिये गये हैं । मूल प्रति तारिकाका चिह्न 
(+#) छगे हुए स्थानोंपर कटी हुईं है इसलिए यद्द अनुवाद सम्पादित अतिसे किया गया है । 


पत्र : ९ रेंड डेली मेल” को १४७ 


शिक्षित ब्रिटिश' भारतीयोंके' सम्बन्धमों जनरल' स्मदसने कहा था कि ऐसे लोग' यदि 
एशियाई पंजीयन अधिनियम (एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट)के अच्तर्गत प्राथेनापत्र देगे तो 
उनके प्रवेशपर कोई आपत्ति न की जायेगी। यह अत्यन्त असच्तोषजनक' है, क्योंकि 
(१) एशियाई कानूनके अन्तर्गत दिये गये अधिकारोंमें केवल अस्थायी अनुमतिपत्रों 
(टेम्पररी परमिद्स)का उल्लेख है; 
(२) ऐसे अस्थायी अनुमतिपत्र लम्बे असेके हों तो भी उनसे उनके मालिक निषिद्ध 
प्रवासी हो जायेंगे; 
(३) इन अनुमतिपत्रोंके आधारपर इसलिए उनके मालिक अपना धनन्‍्धा न कर सकेंगे; 
(४) अस्थायी अनुमतिपत्रोंसे उनके मालिक सरकारकी दयापर निभर हो जायेंगे । 


एसी अनिश्चित अवस्याके' बजाय भारतीय यह चाहते हैँ कि उच्च' शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंका 
स्वृतत्त्र प्रवासियोंके हूपमें द्रान्सवालमें प्रवेशका असन्दिग्ध अधिकार कायम रखा जाये, बशातें 
कि अधिकारियों द्वारा रखी गयी किसी भी शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षार्में वे पास हो जायें। 

यदि यह आपत्ति की जाये कि काननमे ऐसा कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है जिसके 
अन्तर्गत मन्त्री कठिन या भेदभावपूर्ण परीक्षाएँ रख सके -- में यह नहीं मावता कि वर्तमान 
कानून इस उद्देश्यकी पूतिके लिए पर्याप्त नहीं है -- तो मेरे देशवासी अपने विरुद्ध प्रशासनिक 
मेदभावके सम्बन्ध कोई आपत्ति न करेंगे। इस प्रकार मन्त्रीको कोई भी शिक्षा-सम्बन्धी 
परीक्षा रखनेका, विभिन्न वर्गोंके लिए विभिन्न परीक्षाएँ रखनेका भी, अधिकार दिया जा सकता 
है। ऐसे मामलोंगें मन्‍्त्रीका निर्णय अन्तिम हो और उसके विरुद्ध सर्वोच्च व्यायालयमें अपील 
ने की जा सके।। ऐसी कठोर परीक्षाके अन्तर्गत सरकारकों किसी भी साल उच्च शिक्षा-प्राप्त 
भारतीयोंका प्रवेश छः तक' सीमित' करनेका अधिकार होगा। 

मेरे देशवासी शिक्षित भारतीयोंके सम्बन्धमें प्रजातीय (रेशियल) प्रतिबन्ध लगानेपर रोष 
प्रकट करते हैं, क्योंकि' वे इसे राष्ट्रीय अपमान समझते हैं। इसलिए यद्यपि यह जनरल 
स्मट्सकी दृष्टिमों बहुत-कुछ भावकताका प्रदन है, किन्तु भारतीयोंकी दृष्टिमें यह महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्तका प्रश्न है। 

हम चाहे माँग करें या न करें, १९०७ के कानून २ का रद किया जाता आवश्यक है। 
प्रवासी-कानूनमें भी संशोधन आवश्यक है, क्योंकि' उसकी कई धाराओंकी सर्वोच्च न्‍्यायाल्यने 
कड़ी निन्‍दा की है। तब इसके संशोवनके समय ही इसको एशियाई कानूनकी खराबीसे 
मुक्त रख कर उसको इस' प्रकार क्‍यों न बदल दे, जिससे मन्त्रीको शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षा 
लागू करनेके सम्बन्धर्में अतिरिक्त अधिकार मिल जायें? जबतक शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षाके 
अन्तर्गत किसी एक वर्षमें छः: उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय आने दिये जायेंगे तबतक भारतीय, 
अपनी ओरसे, इस परीक्षाके प्रशासनके सम्बन्धर्मों अनाक्रामक प्रतिरोध न' करनेका वचन देते हैं। 


आपका, भआादि, 


मो० क० गांधी 


टाइप की हुई-दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलछ (एस० एन० ४९१४) से । 


९-१० 


९९, नेठालमें भारतीयोंकी शिक्षा 


उच्चतर भारतीय विद्यालयों (हायर ग्रेड इंडियन स्कूलों) में सरकार अब' १४ वर्षसे ज्यादा 
उम्रके लड़कोंको नहीं जाने देगी, इस' विषयपर हम गत सप्ताह लिख चुके है । इस सम्बन्धमें 
जो उपाय करने हों, फौरन' किये जाने चाहिए। ज्यादा छानबीन करनेपर ऐसा मालम 
होता है कि मृकदमा दो तरहसे छड़ा जा संकता है। एक तो अधिक उम्रके लड़कोंको 
दाखिल न करनेके निर्णयके खिलाफ और दूसरे, भारतीय लड़कोंको अंग्रेजी स्कूलोंमें दाखिल 
करानेके लिए। दूसरे प्रकारके मुकदमेमें शायद जीत हो सकती है। पहले मुकदमेमे जीतकी 
सम्भावता कम है। फिर भी वह लड़ने लायक है। उसमे सरकारकी पोल खुलेगी। दूसरा 
मुकदमा चलाकर लड़कोंको अंग्रेजी स्कूलोंमें भेजनेकी जरूरत नहीं है, किन्तु यदि उसमे 
हमारी जीत हो तो उन्हें उच्चतर विद्यालयोंमें ज्यादा सुविधाएँ मिल' सकेगी । 

ये दोनों ही प्रकारके भुकदमे लड़नेके लिए पैसेकी जरूरत है। भारतीय माँ-बाप पैसा 
निकालें तो कुछ बन सकता है। 

[ गूजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, १६-१-१९०९ 


९४. प्रवासी-आयोग 


नेंटालके प्रवासी-आयोग (इमिग्रेशन कमिशन) की बैठक मंगलवारसे डर्बनमें आरम्भ हुई है। 
इसमें जिसको गवाही देनी हो वह दे सकता है। कांग्रेसका कतंव्य है कि वह इस सम्बन्धमें 
गवाही दे। इसके अलावा लोग निजी हैसियतसे भी गवाहियाँ दे सकते हैं। हमारे विचारसे 
भारतीय तो एक ही प्रकारकी गवाही दे सकते हें; और वह है --- गिरमिटकी प्रथा बन्द करनेके 
पक्षमें। गिरमिट और गुलामीमें बहुत फक नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कि गिरमिटरमें 
आनेवाले भारतीयोंको कुछ छाभ हुआ है। किन्तु आथिक फायदा उठाकर वे गूलाम' बने, यह 
तो नुकसान ही माना जायेगा। जो लोग इस' तरहकी गुलामी भोगते हैं वे तो देशके लिए गये- 
गुजरे ही हैं। उनकी गृूलामीसे देशकों कोई छाभ नहीं होता। जबतक मनुष्य स्वतन्त्र होकर 
काम' न कर सके तबतक उसके कामका लाभ जातिको मिलता ही नहीं। दूसरे कारणोंपर 
विचार करें तो भी, गिरमिट प्रथाकों बन्द करना ही उचित है। इसलिए इस तरहकी 
गवाही आयोगके सामने पेश की जावी चहिए। 


| गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १६-१-१९०९ 


१, देखिए “ उच्चतर विद्यालय ”, पृष्ठ १४१ । 


९३. मेरा जेलका दूसरा अनुभव [३] 


हमें जितना बने उतना काम ईमानदारीके साथ करनेको कहा गया था। जो काम हमें 
सौंपा गया था वह भी हलके किस्मका था। नगरपालिकाकी जमीनमें, आम रास्तेके पास 
ही, गड़ढे खोदनें और भरने थे। इसमें विश्वाम मिल सकता था। लेकित, मुझे अनुभव 
हुआ कि यदि केवल ईश्वर ही हमारे कामका साक्षी हो तो हम कामचोर सिद्ध होते हैं 
क्योंकि लछोगोंके काममें मुझे ढिलाई नजर आई। 

मेरा यहु निश्चित मत है कि ऐसी कामचोरी हमारे लिए कलंककी वात है। और हमारी 
लड़ाईमें जो शिथिलता आई है, उसका कारण भी यही है। सत्याग्रहका रास्ता जितना 
आसान है उतना ही कठिन भी है। हमारी नीयत सच्ची होनी चाहिए। हमें सरकारसे वर 
नहीं है। हम सरकारको अपना दुश्मन नहीं मानते । हम सरकारसे लड़ते हैं, उसका कारण यह 
है कि हम उसकी भूल' सुधारना चाहते है और उसकी बुरी आदत छुड़ाना चाहते हैं। हम 
उसका बूरा नहीं चाहते। उसके खिलाफ लड़नेमें भी हमारा उद्देश्य उसकी भलाई ही है। 
इस' दृष्टिसि तो हमें जेलमें अपनी शक्तिके अनूसार काम करना ही चाहिए। और यदि 
हम यह मानते हों कि हमें नीतिके अनुसार काम' करतेकी जरूरत नहीं है, तो सन्तरीकी 
हाजिरीमें जो पूरा काम करते है, वह नहीं करना चाहिए। यदि काम करना उचित नहीं हैं, 
तो हमें सन्‍्तरीकी परवाह न करके उसकी मृखालफत करनी चाहिए, और उसके फलस्वरूप * 
यदि हमारी सजा बढ़ती हो तो उसे भोग लेता चाहिए। लेकिन ऐसा तो कोई भारतीय 
मानता नहीं। जो काम नहीं करते वे मात्र आल्स्य और कामचोरीके कारण ही ऐसा करते 
हैं। ऐसा आलप्य और ऐसी चोरी हमें शोभा नहीं देती। सत्याग्रहीके नाते, हमें जो काम 
मिले, करना ही चाहिए। और यदि हम सनन्‍्तरीका डर रखे बिता काम करें, तो हमें 
तकलीफ न उठाती पड़े। अपनी शक्तिके' बाहर काम' करनेकी तो बात ही नहीं रहेगी। 
कामचोरीकी इस टेवके कारण जेलूमें लोगोंको कुछ कष्ट भोगना पड़ा था। 

इतना कहनेके' बाद अब में फिर कामकी बातपर आता हूँ। इस तरह दिव-प्रति-दिन' 
हमारा काम हलका होता गया। में जिस ठोलीमें गया था उस टोछीको बादमें जेलका 
बगीचा साफ करने और उसमे बुवाई आदि करनेका काम मिला। इसमें मुख्यतः मकई 
बोते, आलूकी क्यारियाँ साफ करने और उनके पौधोंपर मिट्टी चढ़ानेका काम था। 

फिर दो दिन हमें नगरपालिकाका तालाब खोदनेके लिए ले गये। उसमें खोदने, मिट्टीका 
ढेर लगाने और फिर उसे ठेलागाड़ीमें भरकर ले जानेका काम' था। यह काम सख्त 
था। इसका अतृभव सिर्फ दो दिन मिला। मेरा पहुँचा सूज गया, जो मिट्टीके उपचारसे 
अच्छा हुआ। 

यह जगह चार-पाँच मील दूर थी, इसलिए हमें ठेले (ट्रॉली) में ले जाते थे। अपनी 
रसोई हमे वहीं तालाबपर पकानी पड़ती थी। इसलिए खानेका कच्चा सामान और लकड़ी 
भी साथमें ले जाते थे। इससे भी ठेकेदारकों सनन्‍्तोष नहीं हुआ। हम काफिरोंकी बराबरी 
न' कर सके। दो दिन तालाबपर काम करानेके बाद हमें दूसरा काम' सौंपा गया। आजतक 


श्ड्८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


अधिकतर काम करते योग्य मारतीयोंको ही साथ ले जाते थे । अब वैसा करनेके बदले 
हमें दो हिस्सोंमे बाँठ दिया गया। कुछको सैनिकोंकी कब्नोंके आसपास उग्ी हुई घास खोदकर 
निकालनेके लिए भेजा और कुछको कब्रिस्तान साफ करनेके लिए भेजा। कुछ दिन तक इस 
तरह चला ।. इसी बीच बारबटंनके' मृकद्मेके बाद लगभग पचास' भारतीय छट गये। 

उसके बाद हमें हमेशा बगीचेमें काम मिलता रहा। उसमे खोदना, लुनना, नींदना आदि 
काम करने पड़ते थो। इस' कामको भारी नहीं कहा जा सकता और मानना होगा कि यह 
बहुत तन्दुश्स्ती देनेवाला था। लगातार नौ घंटे तक ऐसा काम करनेके' कारण पहले तो जी 
ऊबता है, पर आदत हो जानेपर ऐसा नहीं होता। 

इस' कामके सिवा हरएक कोठरीमें पेशाब आदिकी जो बाल्टी होती है, उसे उसी 
कोठरीके आदमीको उठाकर ले जाना पड़ता है। मेने देखा कि ऐसा काम करनेमें हमारे 
लोगोंको बहुत हिचक होती है। सच' पूछिए तो इसमें हिचक का कोई कारण नहीं है। 
काम करनेमें अग्रतिष्ठा या दोष मानना गछत है। इसके सिवा, जेल जानेवालेकी ऐसी वृत्ति 
निभ नहीं सकती । कई बार यह सवाल उठता था कि कोठरीसे पेशाबकी बाल्टी कौन ले 
जायेगा । अगर हम सत्याग्रहकी लड़ाईका तत्त्व पूरी तरह समझ हें, तो यह सवाल उठना ही 
नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा काम करनेके लिए हमारे बीच स्पर्धा होनी चाहिए और जिसके 
हिस्सेमें आये उसे वह काम करनेसें अपना सम्मान समझना चाहिए। कहनेका मतलब यह 
कि मान इसमें नहीं है कि सरकार वैसा काम हमे सौंपे, लेकिन जब हमें वह काम करना 
ही है, तो फिर करनेवालोंमें से जो पहले उसके लिए तेयार होगा वह विशेष मानका 
पात्र होगा। 

जब हम कष्ट उठानेके लिए तैयार हुए है, वो फिर एक-दूसरेसे ज्यादा कष्ट उठानेके 
लिए भी हमें तेयार रहना चाहिए और जिसे ज्यादा कष्ट उठाना पड़े उसे उसमें अधिक 
सम्मानका अनुभव करना चाहिए। ऐसा उदाहरण श्री' हसन मिर्जाने पेश किया था। श्री 
हसन मिर्जा फेफड़ोंके बहुत' बुरे रोगसे पीड़ित हैँ और उनका स्वास्थ्य बड़ा नाजक है। फिर 
भी उन्होंने अपने हिस्सेमें जो भी काम आया उसे खुशीसे किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 
इस बातकी भी परवाह नहीं की कि इसका उनकी तबीयतपर क्या असर होगा। एक बार 
एक काफिर सन्‍्तरीने उन्हें बड़े दारोगाका पाखाना साफ करनेका काम सौंपा। उन्होंने तुरन्त 
उसे स्वीकार कर लिया। ऐसा काम उन्होंने कभी नहीं किया था, इसलिए उन्हें उलटी हो 
गई। लेकित इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। वे दूसरा पाखाना साफ कर रहे थे, इतनेमें 
में वहाँ जा पहुँचा और मैने उन्हें यह काम करते हुए आइचयेके साथ देखा। उनके प्रति 
मेरा प्रेम उमड़ आया। पूछताछ करनेपर पहलेवाले पाखानेकी घटनाका पता लगा। एक 
बार उसी काफिर सच्तरीकों शायद बड़े अफसरने आज्ञा दी कि भारतीयोंके' लिए खास तौरसे 
रखे गये पाखाने साफ करनेके लिए दो भारतीय कौदियोंकों बुलाया जाये। सनन्‍्तरी मेरे पास 
आया और उसने दो आदमियोंकी माँग' की। मुझे छगा कि इस कामके लिए तो में ही 
ज्यादा योग्य माना जा सकता हूँ, इसलिए में ही गया। 

मुझे तो ऐसे कामसे कोई नफरत है ही नहीं। में ऐसा मानता हँ कि इस' किस्मका 
काम करनेकी हमें आदत डालनी चाहिए। ऐसे कामके प्रति हम नफरत रखते हैं, उसीका यह 
नतीजा' है कि हमारे आँगन और पाखाने ज्यादातर गन्दे दिखाई पड़ते हैं। इतना ही नहीं, 


मेरा जेलका दूसरा अनुभव [३] १४९ 


बे छा, . च ५ 


इसी कारणसे हम महामारियाँ पैदा करते है या फैलाते हैं। हम ऐसा मान बेठे है कि पाखाने तो 
हमेशा गन्दे ही होते हैं। इसोलिए हमपर बार-बार गनन्‍्दगीका आरोप लगाया जाता है। 
ऐसा काम न करनेके' कारण ही एक भारतीय कंदी को “ सॉलीटरी सेल ” यानी कालकोठरीमें 
बन्द होनेकी सजा भोगनी पड़ी थी। सजा भोगनेमें में दोष नहीं मानता; लेकिन यह सजा 
भोगनेकी जरूरत नहीं थी। इसके सिवा, हम ऐसे काममे आनाकानी करके पीछे हटें, यह उचित 
नहीं है। जब में इस कामके लिए जाने लगा तब सन्‍्तरीने दूसरोंको उलाहना देते हुए उन्हें भी 
उस कामके लिए चलनेकों कहा। इस' तरह इस' हुक्मकी बात फेल गई और तुरन्त ही श्री 
उमर उस्मान तथा श्री रुस्तमजी मेरी मददके लिए दौड़ पड़े, यद्यपि काम बहुत कम था। 
इस बातकों लिखनेका हेतु यह दिखाना है कि जब सरकारने उनसे ऐसा काम कराया, तो उसे 
करनेमें उन्होंने भी अपना सम्मान माना। यदि हम, जेलमें जो काम हमें मिलता है, उसके 
प्रति घृणाका भाव रखें, तो हम खरी लड़ाईमें हिस्सा नहीं ले सकते। 


जोह/निसबग ले गये 


फोक्सरस्ट जेलमें हमें कसा काम करना पड़ता था, उसका विवरण मेने ऊपर दे दिया 
है। लेकिन मेरे पूरे दो माह उसी जेलूमें नहीं बीते । मुझे कुछ दिनोंके लिए अचानक जोहानिसबर्ग 
भेज दिया गया था। वहाँ जो-कुछ हुआ, वह जानने लायक है। अक्तूबर २५ को मुझे वहाँ 
ले जाया गया। इसका कारण यह था कि मुझे दर्जी डह्याभाईके मुकदमेमें गवाही देनी 
थी। इसके सिवा दूसरे कारणोंकी सम्भावनाके बारेमें भी काफी तकं-वितर्क हुआ। बहुत-से 
लोग ऐसी भी आशा करते थे कि शायद श्री स्मद्ससे मुलाकात होगी। पीछे मालम 
हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे ले जानेके लिए जोहानिसबर्गंसे एक खास दारोगाको 
भेजा गया था। इस दारोगाकों और मुझे रेलका एक डिब्बा मिला था। टिकट दूसरे दर्जेका 
था, उसका कारण तो यह था कि उस गाड़ीमें तीसरे दर्जेके डिब्बे थे ही नहीं। ऐसा मालम 
होता है कि कैदियोंकों तीसरे दर्जमें ही ले जाते हैं। रास्तेमें भी मेरी पोशाक कैदीकी ही 
थी। मेरा सामान मूझसे ही उठवाया गया। जेलसे स्टेशन तक चलकर जाना था। जोहानिसबर्ग 
पहुँचनेके बाद वहाँसे जेल तक सामान उठाकर पैदरक जाना पड़ा। इस बातकी अखबारोंमें बहुत 
टीका हुईं। विछायतकी संसदर्मो भी इस प्रसंगकों लेकर सवाल पूछे गये। कई लोगोंको 
बहुत वृ:ख हुआ। सबको ऐसा लगा कि मुझ-जैसे राजनीतिक कैदीको जेलकी पोशाक 
पृदल वोझा उठवाकर नहीं के जाना चाहिए था।' 

लोगोंका मन इस' घटनासे दुखे, यह बात समझमें आने-जैसी है। जब श्री' आंगलियाने 
सुना कि मुझे इस तरह जाना है तब उनकी भाँखोंमें आँसू भर आये। श्री नायड्‌ तथा श्री 
पीलकको इसकी खबर मिल गई थी, इसलिए वे मुझसे स्टेशनपर मिले। वे भी मेरी स्थिति 
देखकर रुआँसे हो गये, लेकिन इसमें दु:ख माननेका कोई कारण नहीं है। इस' देशमें राजनीतिक 
और दूसरे कैदियोंके बीच सरकार कोई फके रखे, यह सम्भव नहीं है। वह हमें जितना 
ज्यादा दुःख दे और हम उसे जितना ज्यादा सहे, उतनी ही जल्दी हमारा छुटकारा होगा। 
इसके सिवा, विचार करनेसे मालूम होगा कि कंदीकी पोशाक पहनना, पैदछ चलकर जाना 
और अपने सामानका बोझ उठाना -- इस सबमें दुःखकी कोई बात नहीं है। लेकिन दुनिया 


१, देखिए परिशिष्ट ८।॥ 


१०० सम्पूण गांधी वाहसय 


तो ऐसी बातकों दुःखरूप ही मानेगी, और इसीलिए विलायतर्मे इस बातको लेकर इतना 
हल्ला मचा। 

रास्तेमें सन्‍्तरीकी ओरसे कोई तकलीफ नही हुई। सन्‍्तरी खूद खुली अनुमति न दे तो 
जेलकी खुराकके सिवा कोई दूसरी खुराक न खानेका मेरा निश्चय था। इसलिए आज तक में 
जेलकी ही खुराकपर तनिभता आया था। रेलमे मेरे साथ खाना रखा नहीं गया था। सब्तरीने 
मुझे जो कुछ खाना चाहूँ सो खानेकी छुट दे दी। स्टेशन मास्टरने मुझे पैसे देनेकी इच्छा प्रकट 
की । उसके मनमें भी मेरे लिए बहुत सहानुभूति उमड़ आईं थी। मैंने उसका उपकार माना, 
पर पैसे लेनेसे इनकार कर दिया। श्री काजी स्टेशनपर हाजिर थे। उनसे मेने दस शिलिंग 
लिये। उससे मैंने सन्‍्तरीके लिए और अपने लिए ट्रेनसे खानेकी चीजें खरीदी । 

हम जोहानिसबर्गं पहुंचे, उस' समय शाम हो गई थी। इसलिए मुझे दूसरे भारतीय 
कंदियोंके पास नहीं ले जाया गया। जेलमें म्‌ृख्यतः जहाँ बीमार काफिर कैदी थे, उनकी 
कोठरीमें मुझे बिस्तर दिया गया। इस कोठरीमें मेरी रात बहुत दुःख तथा भयमें बीती । 
मुझे इस बातका पता नहीं था कि दूसरे ही दिन मुझे अपने लोगोंके बीचमें ले जायेंगे। में 
सोचता था, मुझे इसी जगह रखेंगे। इससे में भयका अनुभव करता रहा। में बहुत घबराया। 
फिर भी, मनमें यह निश्चय किया कि मेरा कतंव्य तो यही है कि जो भी दुःख आ पड़े, 
उसे में सहन करता रहूँ। 'भगवद्गीता ' मेरे साथ थी। उसे मैंने पढ़ा। समयोचित इलोक 
पढ़कर उनका मनन किया और धीरज रखा। 

चिन्तित होतेका कारण यहू था कि काफिर और चीनी कंदी जंगली, खूनी और 
अनैतिक आचरणवाले माठ्म हुए। उनकी भाषा में जानता न था। एक काफिरने मुझसे सवाल 
पूछना शुरू किया। उसमें भी मुझे गन्दा हँसी-मजाक मालूम हुआ। में उसे समझ' नहीं 
सका और मैने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने मुझसे टूटी-फूटी अंग्रेजीमें पुछा : “तुझे 
यहाँ इस' तरह क्यों लाये हैं? ” मने छोटा-सा उत्तर दिया और फिर चुप हो गया। बादमें 
चीनीने सवाल पूछना शुरू किया। वह ज्यादा बुरा आदमी मालूम हुआ। मेरे बिस्तरके 
पास आकर वह मूझे देखने छगा। में चुप रहा। बादमें वह काफिर कंदीके बिस्तरके पास 
पहुँचा । वहाँ दोनोंने एक-दूसरेसे गन्दा हंसी-मजाक करना शुरू किया! और एक-दूसरेके दोष 
बताने लंगे। ये दोनों कैदी खुन अथवा बड़ी चोरीके अपराधमोें पकड़े गये थे। यह सब देखकर 
मुझे नींद तो कैसे आती ? दूसरे दित गवर्नरकों यह सब बताऊँगा, ऐसा सोचकर बहुत रात 
गये में थोड़ा सोया। 

वास्तविक दुःख तो इसे कहना चाहिए। सामान ढोना आदि तो कुछ नहीं है। जो अनुभव 
मुझे हुआ वह दूसरे भारतीयोंकों भी होता होगा, वे भी डरते होंगे, ऐसा सोचकर इस' 
विचारसे में खुश हुआ कि ऐसे दुःखका अनुभव मैंने भी किया। मैंने निश्चय किया कि इस 
अनुभवके बाद में सरकारके साथ इस सम्बन्धर्में अधिक लड़ाई चलाऊँगा और जेलमें होनेवाली 
ऐसी बातोंमें सुधार करवाऊँगा। यह सब' सत्याग्रहकी लड़ाईका अप्रत्यक्ष लाभ है। 

दूसरे दिन उठते ही मुझे दूसरे भारतीय केदियोंके पास ले जाया गया, इसलिए ऊपरकी' 
बात गवनेरसे कहनेका प्रसंग नहीं आया। छेकिन सरकारसे इस' बातपर लड़ाई करनेका 
विचार मेरे मनमें अब भी है कि भारतीयोंको काफिर अथवा दूसरे कैदियोंके साथ न रखा जाये । 
जब में पहुँचा, उस' समय भारतीय कंदियोंकी संख्या लगभग पन्द्रह थी। उनमें तीनके सिवा 


पत्र; ओऔमती चंवलबेन गांवीकों १७१ 


बाकी सब सत्याग्रही थे। तीन आदमी दूसरे गूनाहोंमें पकड़े गये थे। इन कैदियोंको काफिरोंके 
साथ रखा जाता था। मेरे पहुँचनेपर बड़े दारोगाने आज्ञा दी कि हम सबको अलग कोठरी' दी' 
जाये। मुझे यह देखकर बहुत खेद हुआ कि कुछ भारतीय कैदी काफिरोंके साथ उनकी कोठरीमें 
सोनेमें खुश रहते हैं। उसका कारण यह था कि वहाँ चोरीसे तम्बाक्‌ आदि मिल सकती 
हैं। यह बात हमारे लिए लज्जाजनक है। काफिरोंके प्रति या दूसरोंके प्रति हमे तिरस्कार- 
भाव नहीं होना चाहिए । लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके और हमारे बीच साधारण 
व्यवहारमें एकता नहीं है। इसके सिवा, जो लोग' उनके साथ उसी कोठरीमें सोनेकी माँग 
करते हैं, उनका हेतु भिन्न रहता है। इसलिए यदि हमें आगे बढ़ना हो, तो अपने मनसे ऐसे 
भाव निकाल देना जरूरी है। 
(क्रमश: ) 
| गृजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियतव, १६-१-१९०९ 


९४, पत्र: श्रीमती चंचलबेन गांधीकों 


फोक्सरस्ट 
शनिवार [ जनवरी १६, १९०९ | 

चि० चंचल, 

में पकड़ा गया; निर्वासित किया गया; फिर पकड़ा गया और तब' जमानतपर छूठा | 
अब जोहानिसबर्ग जाऊँगा। यह विशेष समाचार तुम मणिलालसे जान लेना। 

तुम्हारे साथ मेरी बहुत, बल्कि कुछ भी, बात नहीं हुईं, इससे मेरा मन दुःखी है; 
किन्तु मेरी स्थिति ही' ऐसी' बेढंगी है। 

तुमसे मेने उस' दिन जानबूझ कर ही लिखाया था। तुम्हें ऐसे काममें कुशछ बनाना 
चाहता हँ। रामी' बड़ी हो जाये तब तो तुम्हें अपने पास भी रख लूगा। यह निदिचित 
समझ लेना कि अगर फिलहाल, जैसे हो वैसे, हरिलालके साथ रहुनेका विचार छोड़ दोगी 
तो तुम' दोनोंका कल्याण होगा। हरिलाल अकेला रह कर बनेगा और अपने दूसरे कतेव्य 
पूरे करेगा। तुम्हारे प्रति उसका प्रेम केवल तुम्हारे साथ रहनेमें ही नहीं है। बहुत बार प्रेमकी 
खातिर ही अलहूग रहना पड़ता है। तुम्हारे बारेमें भी यही बात है। में हर तरहसे देखता 
हूँ कि तुम्हारा वियोग ही तुम्हारे लिए सुखकर है। मगर वह सुखकर एक ही तरहसे रह 
सकता है कि तुम वियोगसे अकुलाओ नहीं। छड़ाई पूरी होने तक हरिलालको जोहानिसवर्ममें 
रहना पड़ेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। 


१. गांधीजी इस तारीखकों फोक्सरस्टमें गिरफ्तार किये गये थे । उस समय वे कस्तूरबाको, जो फीनिवसमें 
सख्त बीमार थीं, देखकर जोद्दानिसबर्ग जा रहे थे । 

२, गांपीजीके ज्येष्ठ पुत्र दरिलालकी पत्नी । 

३. च॑चलबेनको पुत्री । 


१७५२ सम्पूणे गांधी वाब्मय 


तुम्हारी स्थितिकों देखते हुए में तुमको बालक मानता नहीं चाहता। में चाहता हूँ, 
घरका कार्य-भार तुम और मणिलाल उठाओ। घरकी हरएक वस्तुकों समालना, रामा और 
देवाकों' ठीक तरह रखना, उनके सामान की सार-सेमाल करना, उन्हें स्वयं भी ऐसा ही 
सिखाना, उनको साफ-सुथरा रखना और उनके ताखूनोंकी सफाईका ध्यान रखना -- यह सब 
तुम' दोनोंको करना है। बा तो जब स्वस्थ होगी तब होगी। स्वस्थ होनेपर भी कोई फके 
तो पड़ना नहीं है। तुमको घरकी मालकिनकी तरह ही व्यवहार करना है। हम बहुत ही 

गरीब हैं, यह ने भूलता। 
मोहनदासके आश्षीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गूजराती प्रतिकी फोटो-नकलः (एस० एन० ९५२६) से। 


९७, पत्र: इंडियन ओपिनियन ' को 


जोहानिसबर्ग 
जनवरी १९, १९०९ 
सैवामें 
सम्पादक 
“इंडियन ओपिनियन * 
महोदय, 


“इंडियन ओपिनियन का इस' सप्ताहका अंक जबतक प्रकाशित होगा तबतक में शायद 
जेल-महलमें बैठा होऊँगा। इसलिए में वतंमान स्थितिके सम्बन्धर्मे भारतीय समाजसे दो झाब्द 
कहना जरूरी समझता हूँ । 

कुछ भारतीय ढीले पड़ गये हैं, इसमें शक नहीं। कईने लड़ाई छोड़ दी है और 
कई दूसरे अब छोड़ी, अब छोड़ीकी स्थितिमें दिखाई देते हैं। 

कुछ पठानोंके दस्तखतोंसे “स्टार” में एक चिंदठी' प्रकाशित हुई है, जिसमें वे इस- 
प्रकार लिखते हैं: 

हुम' पठान, आपके अखबारके जरिये सरकारको और आमजनताको खबर देते 
हैं कि ब्रिटिश भारतीय संघने एशियाई-दफ्तर और परवाना-दफ्तरकी निगरानीके' लिए 
धरनेदारोंका एक स्वयंसेवक-दछ बनाया है। धरनेदार खाकी वर्दियाँ पहनते हैँ और 
सिपाहियोंके-जे से पट्टे बाँधते है। इनमें से कुछको हमने सड़कोंपर फक्‍्कड़पनसे चक्कर 
काठते देखा है। पठान सरकारकी' मदद करना चाहते हें। ये धरनेदार उनको रोकने 
और वफादार भारतीयोंकों सरकारके विरुद्ध खड़ा करनेके लिए नियुक्त किये गये हैं । 


१. गांवीजीके तृतीय पुत्र रामदास । 

२. गांधीनीके कनिष्ठ पुत्र देवदास । 

३« कर्तूरबा गांधी । 

४ जनवरी १८, १९०९ को लछिखे गये इस पत्रका शीषेक था, “ घरनेदारोंके विरुद्ध विद्रोद ” । 


पत्र; “इंडियन ओपिनियन ? की १७३ 


इसलिए हम पठान, जिल्होंने स्वर्गीया महारानी विक्टोरियाका और वर्तमान सम्राट और 

सम्राज्ञीका --- खुदा उनको सलामत रखें---नमक खाया है, गांधी और पोलकके' इन स्वयं- 

सेवकोंको धमकी देनेवाला कहते हैं। हम सरकारसे निवेदन करते है कि वह हमारे इस 

काममे विरुद्ध पक्ष न के। गांधी हमेशा हमारे धर्मकी तौहीन करते हैं और हमारे 

पेगम्बरका अपमान करते हैं; इतना ही नही, वे हमेशा देशके अमन-चेनमे खलल डालते 

रहते हैं। यदि सरकार उनको और उनकी स्वयंसेवकोंकी टुकड़ीकों उपनिवेशरस बाहर व 

निकाल सकती हो तो हम सरकारकी खातिर यह काम जल्दी कर सककेंगे। आप 

यह पत्र प्रकाशित कर देंगे तो हम आपके आभारी होंगे। 

मेने कहा है कि इस पत्रपर पठानोंके दस्तखत हैं; किन्तु में यह नहीं कह सकता कि 
यह उनका लिखा हुआ है। एक दिन वह था जब पठानोंने सरकारको दर्खास्त देकर कहा 
था कि “आपके कानूनकों हम मानें, इससे तो यही अच्छा है कि आप हमे तोपके गोलेसे 
उड़ा दें । ” आज पठान उसी कानूनकों मान छेंगे अथवा दूसरोंसे उसके मनवानेमें मदद करेंगे, 
यहु सम्भव नहीं दिखता। यदि यह सम्भव हो जाये तो यह उनके लिए और हमारे लिए 
लज्जाकी बात होगी । 

तब यह पत्र कैसे लिखा गया ? मुझे विश्वास है कि इसके पीछे एक प्रसिद्ध भारतीयका 
हाथ है। कुछ गोरे भी अपनी स्वाथंसिद्धिके लिए भारतीय समाजके विरुद्ध प्रपंच रच' रहे 
हैं। बहुत-से भारतीय खुद जले हुए हैँ, और इसलिए वे दूसरोंको जलानेके इरादेसे सारी कौमको 
डुबाना चाहते हैं। ये दोनों तरहके लोग अपने इस खेलमें पठानोंका उपयोग करना चाहते हैं। 
पठान खुद छिखना-पढ़ना जानते नहीं, इसलिए सरलतासे बहुकावेमें आकर दस्तखत कर देते 
है । उनको ऐसा करनेसे पहले विचार करना चाहिए। में आशा करता हूँ कि कोई भारतीय 
उन्हें [ पठानोंकोी ] शुद्ध बुद्धिसे यह पत्र पढ़ा देगा। यदि वे चाहे जिस' कागजपर विचार किये 
बिना दस्तखत करेंगे तो उनकी तलवारको बद्रा छगेगा। तलवारका प्रयोग' जब बुरे प्रयोजनके 
लिए होता है तब उसको में तो लोहेके जंग' खाये टुकड़ेके समान मानता हूँ । 

जिस व्यक्तिनों यह पत्र लिखा है या लिखाया है उसने धरनेदारोंकों धमकी दी है। 
कित्तु पठानोंकों समझ लेना चाहिए कि उनका हाथ किसी भारतीयपर न उठंगा। 

उसमें जो-कुछ मेरे विरुद्ध लिखा गया है, उसके सम्बन्धर्मे मुझे ज्यादा कहना नहीं है। 
लेखक हिन्दुओं और मुसलमानोंमें छड़ाई कराना चाहता है। मे मुसलमानोंके पेगम्बरोंका 
अपमान करता हूँ, यह आरोप छूगाना बिल्कुल अज्ञानकी बात है। मुझे तो ऐसा खयाल 
सपनेमें भी नहीं आता। सच्चा हिन्दू-धर्म दूसरेके धर्मका अपमान करनेमें है ही नहीं। में 
मानता हूँ कि में उसी धर्मेका पालन करनेवाछा हूँ। मेरा जीवन हिन्दुओं और मुसलमानोंमें 
एकता कैसे हो, यह खोजनेमें ही लगा हुआ है। तो फिर मुझसे मृसलमानोंके पंगम्बरोंका 
अपमान कैसे हो सकता है? किन्तु जो कौमके दुश्मन हैं वे झगड़ा करानेके लिए चाहे जैसी 
बातें करके संगठन तोड़ना चाहते हैं; और उनका इरादा उसमें पठानोंकों घसीटनेका है। 

ऐसे समयमें समाजके जो लोग समझदार और जातीय हितके आकांक्षी हैं उन्हें सावधान 
रहना चाहिए। पहली बात तो यही है कि उन्हें हर व्यक्तिकी धमकीसे डरना नहीं है। 
भारतीय समाज सरकारसे सत्याग्रहके द्वारा छड़ता है। वेसे ही वह उन भारतीयोंसे भी छड़ेगा 
जो भारतीय समाजके शत्रु होंगे। डर एक खुदाका -- ईश्वरका रखना है। जो समाजका 


१५४ तम्पृणे गांधी वाढ्सय 


ब्रा करना चाहते हैं वे अज्ञानी हैं, ऐसा समझकर उनपर हमें तरस खाना चाहिए। किन्तु 
हमें उनसे दबना नहीं है। यह लड़ाई लम्बी हो गई है --- अभी और हरम्बी होगी। सभी 
लोग समझ सकते हे कि लड़ाई रूम्बी हुई है, इसके कारण हम ही हैं। अब इसे छोटा 
करना भी हमारे ही हाथमे है। इसका उपाय यही है कि जो लोग लड़ाईको समझते हैं उन्हें 
पूरा उत्साह दिखाना चाहिए। उनको रोपमें आना या घबरराना नहीं है। फिर, ज्यों-ज्यों 
हमारे विरुद्ध जोर लगाया जाये, त्यों-त्यों हमें ज्यादा जोर लगाना चाहिए। जो लोग' लड़ाईको 
इस रूपमें समझते हैं, उनको ज्यादा नुकसान उठाना और ज्यादा कष्ट सहना है । लड़ाईका सच्चा 
महा यह है कि हमें अपनी जान खोकर, अपना माल गँवाकर भी खुश रहना है; और यह 
सब निर्भीक भावसे करना है। इसीमें अपना भी और अपनी कौमका भी लाभ समझना है। 
ऐसा होगा, तभी लड़ाई जीती जायेगी । 

श्री पोलकपर जो चोठ की गईं है वह हम सभीको लजानेवाली है। श्री पोलकने 
भारतीय समाजकी जो सेवा की है, उसका मूल्य आँकना मेरे लिए तो सम्भव नहीं है। में उनके 
गुणोंका वर्णन नहीं कर सकता। वे हमारी लड़ाईके तत्वको जितना समझते हैं, उतना शायद 
ही कोई भारतीय समझता हो | ऐसे व्यक्तिके विरुद्ध ऊपर बताये गये पतन्रमें जो-कुछ लिखा गया 
है, वह बताता है कि हमारी ग्रह-दशा कठिन है। 

में उस पत्रको लिखानेवाले और लिखनेवालेकों नहीं जानता। में तो ईश्वरसे यही प्रार्थना 
करता हैं कि वह उसको, पठानोंको और समस्त भारतीयोंको सद्बुद्धि दे और भारतीय समाजने 
अपने सिरपर जो बड़ा काम लिया है, उसमें वह अन्ततक मजबूत रहे। 

जातिका सेवक और सत्याग्रही, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
| गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २३-१--१९०९ 


९६, पत्र: अखबारोंकों' 


जोहानिसबर्ग 

जनवरी २०, १९०९ 

[महोदय] 
भारतीय समाज पिछले ढाई सालसे चलती आ रही अपनी लड़ाईके तीसरे और शायद 
अन्तिम दौरमें प्रवेश कर रहा है। अभीतक इस बातकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी कि ब्रिटिश 
भारतीय व्यापारी अपना माल-मता पूरी तरहसे होम दें और अपनेको कंगाल बना डालें | लड़ाईमें 
भाग लेतनेके लिए अपनेको मुक्त करनेकी दृष्टिसे उन्होंने अपना व्यापार काफी हद तक कम 
तो किया है, किन्तु उसे पुरी तरहसे छोड़ा नहीं है। यह कथन कि किसी अन्यायी' सरकारके 
अधीत केवल वे लोग ही' धनका संग्रह या उसकी रक्षा कर सकते है, जो उसके अन्यायका 


१, यह २३-१-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था । गांधीजी काछल्याके साहकारोंकी 
२२ जनवरीको हुई सभामें द्ाविर थे मौर अनुमान है, श्स पत्रका मसविदा उन्होंने द्वी तेयार किया था। 
देखिए “पत्र: “रेंड डेली मेल को”, पृष्ठ १७५९-६० भी । 


पत्र : अखबारोंकों १७५८ 


समर्थन करते और उसमे हिस्सा लेते हैं, प्रस्तुत मामलेमें सही सिद्ध होनेवाला है। हमें अपने 
जालमें फेसानेके उद्देश्यसे, और यह देखकर कि हमें जेलका कोई डर नहीं रह गया है, 
फौजदारी कानूनके' अन्तर्गत कुछ नियर्मा बनाये गये हैँ, जिनमे उन लछोगोंका माल बेचनेकी पद्धति 
निर्धारित की गई है जिन्हें मजिस्ट्रेट केदकी सजाका विकल्प दिये बिना जुर्मानेकी सजा देंगे। 
जाहिर है कि इस नई चालका लक्ष्य भारतोय व्यापारी है । इसलिए उन्हें स्वेच्छामूलक 
कंगाली, जबरदस्ती छादी गई कंगाली या अपयशका सामना करनेकी जरूरत आ पड़ी 
है। वे अपने साहुकारकों या अपनेको हानि पहुँचाकर एक अन्यायी सरकारको धन प्राप्त 
करानेकी' इच्छा नहीं कर सकते हैं। वे अपयशके भागी भी नहीं होना चाहते। इसलिए एक 
व्यापारीके नाते और ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षकी हैसियतसे, अपने स्वदेश-भाइयोंकों मेरी 
तो यही सलाह है कि वे फिलहाल व्यापार करना छोड़ दें और साहुकारोंका जो भी माल 
उनके पास हो उसे साहुकारोंको वापिस कर दें, या अपनी दृकानें बन्द कर दें। [इस दिशामें] 
उदाहरण पेश करनेके लिए मेने खुद ही पहला कदम उठानेका निश्चय किया है और में ऐसा 
खूब सोच-विचारकर कर रहा हूँ, हालाँकि मनमे कुछ हिंचकिचाहुट जरूर है। इस महत्त्वपूर्ण 
कदमके सम्बन्धर्में संघकी राय जाननेके लिए विधिपुर्वक मत-संग्रह न तो किया जायेगा और न 
किया जा' सकता है। उन सारे भारतीय दूकानदारोंसे, जो अभीतक हमारी लड़ाईके प्रति 
वफादार रहे हैं, यह आशा करना बड़ा कठिन है कि वे अपना सारा माल बेच देंगे और हममें से 
कुछने जो दुर्गभ रास्ता चुना है उसका अनुगमन करेंगे। वे इस अवसरके अनुरूप ऊँचे न 
उठ सकते हों तो भी में मानता हूँ कि वे, यदि उपनिवेशियोंकी नहीं तो, अपने स्वदेश-वासियोंकी 
हितकामनाके' हकदार हैं; कारण, उन्होंने पिछले तीस महीनोंमें संकटों और कठिनाइयोंका 
मृकाबछा किया है। फिर भो, यदि हम पैसेकों तुलनामों अपने सिद्धान्तका ज्यादा मूल्य करते 
है तो में अपने स्वदेशवासियोंकों एक यही सलाह दे सकता हूँ कि वे अवसरके तकाजेके अनुसार 
ऊपर उठे और यह अन्तिम कदम उठायें। तभी उपनिवेशी, यदि समझना चाहेंगे तो, 
यह समझेंगे कि जहाँतक'ः भारतीयोंका ताल्लुक है, हमारी इस लड़ाईका उद्देश्य व्यापारपर 
हमारा मौजूदा नियंत्रण बनाये रखना, अनुचित प्रतिस्पर्धा करना था जिन लोगोंको इस 
देशम रहनेका अधिकार नहीं है उन्हें यहाँ ला बसाना नहीं है। जहाँतक हमारा सम्बन्ध है, 
सवाल सिफ, राष्ट्रीय सम्मान और अपने ईमानकी रक्षाका है।' दूसरे शब्दोंमें, हम' यह 
दिखानेकी कोशिश कर रहे है कि हम दक्षिण आफ्रिकाके' नागरिक होनेके योग्य है। यह सम्भव 


१, ये नियम १९०३ के अध्यादेश १ की थारा २८० के अन्तर्गत थान्सवालके सर्वोच्च न्यायाल्यके न्यायाधीशों 
द्वारा बनाये गये थे । इन नियमोंमें दीवानी मामछोंकी दी तरद ज्ुमनिकी वसयूलीके वारंटकी तामील करनेकी, 
ताजके डिगरीदार साहकारकी जगह 'ढेनेकी, जितना माल वारंटकी तामीलीका खचे और उसमें उल्छिखित 
घनराशिकी भरपाईके लिए काफी हो, कुषी-अमीनके उतना माल जब्त कर समकमेकी, भोर वसूछ हुए जुर्मानिकी 
राशिके अनुपातमें केदफी मीयाद घटानेकी व्यवस्था की गई थी । देखिए इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९। 

२, यूरोपीय व्यापारियोंने ऐसा नहीं समझा; उनकी प्रतिक्रिया भिन्न प्रकारक्षी थी | जनवरी २१ के नेटाऊल 
मक्युरीमें प्रकाशित एक विशेष तारमें कहा गया था, “ यद्द याद रखना चाहिए कि एशियाई सवालूपर सरकारका 
समर्थन करनेमें व्यापारी समाज अभीतक लगभग एकमत रहा है । इसलिए जिटिश भारतीय संधके अध्यक्षने जो 
रुख अख्तियार किया है उप्तका यह अर्थ लगाया गया है कि श्री गांधी और उनके साथी भआन्दोलनकारी उन्हें 
छक्रानेकी कोशिश कर रहे हैं ।”” 


१०६ सम्पूण गांधी वाडमय 


है कि लड़ाईकी इस' अन्तिम मंजिलमें बहुत-से भारतोय लड़खड़ा जायें। हम यह भी देखते 
हैँ कि लड़ाई लम्बी चलेगी। हमारे ही अन्दर मौजूद द्वेषी व्यक्तियोंके द्वारा और ऐसे 
यूरोपीयोंके द्वारा, जिनका इस बातमें स्वार्थ है, हमारे खेमेमें फूटके बीज बोनेकी कोशिश की 
जा रही है। हमे इन सारी बातोंकी कल्पना थी, किन्तु वे हमें अपने अपनाये हुए रास्तेसे 
विचलित नहीं कर सकतीं। और बहुतोंके पिछड़ जानेके' बाद हमारी संख्या बड़ी रहे चाहे 
छोटी, हम' तबतक कष्ट सहते रहेगे जबतक हमारे साथ न्याय नहीं किया जाता। 


आपका, आदि, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश! भारतीय संघ 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियत ओपिनियन, २३-१-१९०९ 


९७. पत्र: लेनदारोंको' 


[जोहानिसबर्ग 
जनवरी २०, १९०९] 
[सज्जनो,] 


मुझे आपको यह खबर देते हुए दुःख होता है कि मेरे लेनदारोंकी एक बेठक रिसिक 
स्ट्रीट और ऐंड्सन स्ट्रीटके नाकेपर ब्रिटिश भारतीय संघके कार्यालय, २१-२४ कोर्ट चंम्बसेमें 
शुक्रार २२ तारीखकों सायंकाल' ३ बजे बुलाई जायेगी। इस बैठककों बूलानेका कारण 
मेरी मालीहालत नहीं है। परन्तु में, ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षकी हैसियतसे, अब अपना 
व्यापार अपने लेनदारों या अपने-आपको जोखिमसे बाहर रखकर नहीं चला सकता; क्योंकि 
मे देखता हूँ कि सरकारने उन ब्रिटिश भारतीय' व्यापारियोंकों बर्बाद करनेका इरादा कर 
लिया है, जिन्होंने तवतक एशियाई रजिस्ट्रेशन कानूनको माननेसे इनकार कर दिया है जबतक 
जनरल स्मदसका वादा पूरा नहीं किया जाता और शिक्षित भारतीयोंका दर्जा पक्की नींव- 
पर नहीं रखा जाता। में कह दूँ कि, स्पष्टतः कानून-विभागकी हिंदायतोंपर, मणजिस्ट्रेट बिना 
परवानोंके व्यापार करनेवाले व्यापारियोंपर भारी जुर्मानें कर रहे है और उन्हें बदलेमें कंदकी' 
छूट भी नहीं है। गजट ' में नियम छाप दिये गये हैं, जिनमें इन जूर्मानोंकी वसूछीके लिए 
मालको बेचनेका तरीका बताया गया है। 

यह कहकर मेँ कड़े जुर्माने करनेवाले मणिस्ट्रेटोंकी या इन नियमोंकों बनानेवाली सरकारकी 
शिकायत नहीं करता। अपनी समझके अनुसार उन्हें अपने कानूनोंकों जबरदस्ती मनवानेका 
हक है। मेरा दावा केवल यह है कि ब्रिटिश भारतीयोंकी भी अपने कष्ट-सहनसे उन 


१, सम्भव है कि जिट्शि भारतीय संधके अध्यक्ष अ० मु० काछलियाके हस्ताक्षरोंसे थुक्त यद् पत्र और 
पिछला शीषक दोनों एक्र साथ लिखे गये «हों । 


भेंट : * नेटलू भव्युरी ? के प्रतिनिषिको १५७ 


कानूनोंका विरोध करनेका अधिकार है, जिन्हें वे अपने राष्ट्रीय सम्मान और अपनी अन्‍्तरात्माके 
प्रतिकूल समझते हैं। इस स्थितिमे , जबतक संघर्ष चलता है, मेरे सामने इसके सिवा और 
कोई रास्ता खुला नहीं रहा है कि मेरे पास जो-कुछ है उसको बिकने देनेके बजाय में अपने 
लेनदारोंकों सौंप दूँ, क्योंकि आखिर में उनकी ओरसे इसका न्यासी (ट्रस्टी) हूँ। में जानता 
हूँ कि मुझे अपने-आपको इस मालको रकम बदलने और अपने लेनदारोंका पावना नकदमें 
चुकानेके लिए जिम्मेदार समझना चाहिए। परन्तु सावंजनिक हित मेरे निजी हितसे 
ज्यादा जरूरी है। इसलिए यह देखते हुए कि में अपने मालको इस तरह नीलाम' नहीं कर 
सकता जिससे मेरे लछेनदारोंको लाभ हो, मेने यही तय किया है कि में उनको इकद्ठा करूं, 
उनके सामने अपनी हालत रखें और उनसे कहूँ कि वे मेरे माल और दूसरी मिल्कियतकों ले 
लें। अगर संघर्ष सौभाग्यसे निकट भविष्यमें समाप्त हो जाये --- या जब भी समाप्त हो-- तो 
में इस मालकों खुशीसे ज्योंका-त्यों ले छूंगा और अपने लेनदारोंके लाभके लिए बेचूँगा। 
परन्तु अपने मालकी बिक्रीके बारेमे में आगामी बैठकों अपने-आपको पूरी तरह अपने लेनदारोंके 
हाथोंमें सौंप दूंगा। 

[अंग्रेजीसे| 

इंडियन ओपिनियन, २३--१-१९०९ 


९८, भेंट: “ नेठाल मक्‍युरी के प्रतिनिधिको 


[ जोहा निसबर्ग 

जनवरी २१, १९०९ ] 

मुलाकातमें श्री गांधीने कहा: इस कक्‍सके कारण भारतीय कौसको इतना अधिक 
आत्म-त्याग करना पड़ेगा कि सब भारतीय व्यापारी इस विचारकों -- जो मुझे नेटालमें रहते 
सुझा था -- अपनानेंके लिए तेयार होंगे या नहीं, यह अभी शुरूकी हालतमें बताना मुदिकल 
है। भारतीयोंके लेनदारोंमें समुद्र-पारीय ब्रिठिश पेढ़ियाँ, स्थानीय थोक और खुदरा व्यापार 
करनेवाली पेढ़ियाँ, बेंक, दृकानदार और भारतकी' पेढ़ियाँ हे। अगर भारतीय एकमत हो सकें 
तो इतका तुकसान कई हजार पौंड तक पहुँच जायेगा। इंग्लेंडकी थोक व्यापारी पेढ़ियोंने यहाँ 
भारतीय व्यापारियोंकों बहुत माल दिया है। अगर यहाँके भारतीय अपनी जायदादें और दूकानें 
उनको सौंप दें तो यहाँके थोक व्यापारियोंकों या तो इस नुकसानके व्यापारको बन्द करनेके 
लिए मजबूर होना पड़ेगा या एशियाई दुकानदारोंकों मेनेजरों या मुनीमोंके रूपमे रखना पड़ेगा, 
ताकि बे रजिस्ट्रेशन-कानूनोंके बावजूद व्यापार कर सकें। अगर किसी भी तरहके लेनदारोंने 
भारतीयोंके मालकों सरेबाजार बिकवानेका फेसछा किया तो भारतीय व्यापारी तो बिल्कुल 
बर्बाद हो ही जायेंगे, परन्तु उन लेवदारोंको भी भारी नुकसान होगा। श्री गांधीने कहा कि 


१. यह सुझाव दिया गया था कि साहकारोंका जो भी माल भारतीयोंके पास हो वे उसे वापस कर 
दें या अपनी दूकानें बन्द कर दे । देखिए “पत्र: मख़बारोंकों”, पृष्ठ १७५४-७६ । 


१०८ सम्पूणं गांधी वाब्मय 


भारतीयोंकी सफलता उनके एकमत रहुनेपर तिर्भर है। इसलिए द्वान्सवालके जिन-जिन 
भारतीयोंपर इसका असर होगा उन सबको सुचना भेज दी जायेगी। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २३-१-१९०९ 


९९, काछलियाके लेनदारोंकी बेठकमें पेरवी'" 


| जोहानिसबर्ग 
जनवरी २२, १९०९ | 


/ | श्री गांधीने, जो काछलियाकी ओरसे बोले, कहा कि लेनदार जो भी कारंबाई उचित 
समझें, करनेके लिए स्वतन्त्र हेँ। व्यापारियोंने मेरे मुवक्किलसें जो विदवास किया है उसका 
जवाब वे उनमें अपना विश्वास प्रकट करके देना चाहते हें। अगर वे चाहें तो उनकी 
मालिपतका उपयोग व्यापारको चालू रखकर ज्यादासे-ज्यादा लाभके खयालसे कर सकते 
हैं, या उनका पुरा माल बेच सकते हैं। श्री काछलिया व्यापारको जारी नहीं रख सकते। 

अध्यक्षने यह कहकर बेठक समाप्त कर दी कि वे लेनदारोंके बहुमतके प्रतिनिधिकी 
हैसियतसे कोई फेसला करनेके लिए तेयार नहीं हैं; लेकिन वे श्री काछलियाको उनका 
पुरा-पुरा पावना चुकानेके लिए अगले सोमवारकी दोपहर तक की मुहरूत देते हेँ। 

श्री गांधीने कहा कि उत्तके मुवक्किल मुहलत नहीं चाहते ।' 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


१, केनदारों और भखबारोंकोी लिखे गये पत्रोंकि मुताबिक (देखिए पृष्ठ १५७४-७७ ) श्री म० मु० काछलियाके 
केनदारोंकी एक बेठक बिटिश भारतीय संघके कार्यालयमें हुई थी । व्यापारी-न्यास (मर्चद्स टर्ट ) के श्री हॉलने 
अध्यक्षता की । श्री काछलियाने अपना द्विस्ताबका चिट्ठा पेश किया, जिसमें मोटे तौरपर ७,५०० पोंडकी मालियत 
और ३,८०० की देनदारी दिखाई गई थी । उन्दोंने कद्दा कि वे अपने छेनदारोंकी नक्षर भुगतान नहीं कर 
सकते, जबकि श्री होंलने पूरे भुगतानकी माँग की । जनवरी २३, १९०९ के रेड डेली मेरूमें बेठफका पूरा 
विवरण प्रकाशित हुआ था । 

उसी दिन इससे पहले जोहानिसबगे व्यापारसंध (चेम्बर ऑफ कॉमस) की फार्यकारिणीने अपने वस्त्रादिके 
थोक व्यापार विभागके इन प्रस्तावोंका अनुमोदन किया था कि अगर कोई एशियाई “अपनी मालियत गपने छेनदारोंकि 
सुपुदे करनेके खयालसे उनकी कोई बेठक ” बुछाये “ और उसकी यह कारंवाई अनाक्रामक अ्तिरोष आन्दोलनका 
ही एक दिस्सा हो तो ऐसे छेनदारोंको चाहिए कि वे, सिवा उस द्वाल्तके जब देनदार एशियाईने अपनी पूरी 
द्वेनदारीका भुगतान कर दिया दो, जायदादफी जब्तीके लिए अर्जी दे ।” 

२. बाकी ढेनदारोंने श्री हॉल्के फैसलेका विरोध नहीं किया, और बेठक समाप्त कर दी गई । 


१००. पत्र: “रंड डेली मेल 'को' 


जोहानिसबर्ग 
हे जनवरी २२, १९०९ 
सेवाम 
सम्पादक' 
महोदय, 


शायद आप मुझे अपने सम्पादकीय लछेखकी' और जिसे आप ब्रिटिश भारतीय समाजका 
“ सबसे तया कदम” कहते हें उसपर की गई अपनी ट्प्पिणियोंकी थोड़ी टीका करनेकी 
अनुमति देंगे। आपकी टिप्पणियोंसे जो बहुत-से गौण प्रश्न उठते हैँ, उनपर में विचार नहीं 
करूँगा । परन्तु में कहना चाहता हूँ कि जिस' संघर्षको मेरे देशवासी चला रहे हैं, आप या तो 
उसकी भावनाकों नहीं समझते या उसे समझतनेकी परवाह नहीं करते। सबसे नये कदमका 
मंशा यूरोपीय व्यापारियोंकों कारंवाई करनेके लिए दबाना नहीं है। आपके संवाददाताको उन्हीं 
प्रदनोंके उत्तर दिये गये थे जो उसने पूछे थे। इसलिए बहुत-सी बातें बतानेके लिए रह गई 
हैं। वह मुझसे प्रइनकी केवल एकपक्षीय जानकारी ले गया था। 

भारतीय व्यापारी यह नहीं चाहते कि उनके इस' सबसे नये कदमसे एक भी यूरोपीय 
व्यापारीको नृकप्तान पढ़ेंचे। इसके विपरीत, उन्होंने अपनी मर्जीसि अपने लेनदारोंका भी 
नुकसान उठाना मंजूर किया है। अपने लेनदारोंकों नोटिस' देकर श्री काछलियाने उन्हें 
केवल यह सूचित किया है कि जो माल उन्हें सौंपा गया था उसको स'रकारकी कारंवाईसे 
-+- शायद आप इसमें यह जोड़ेंगे कि जिटिश भारतीयोंकी कारंवाईसे भी -- खतरा हो 
गया है। श्री काछलियाने अपने लेनदारोंके' सामने अपना जो हिसाबका चिद॒ठा पेश किया 
उसपर कोई भी देनदार गव॑ कर सकता है; और उन्होंने अपने लेवदारोंके सामने जो बयान 
दिया है, उसे में पूरी तरह सम्मानजनक मानता हूँ। उन्होंने कागजपर ही पुरा और सही-सही 
हिसाब नहीं दिखाया है, बल्कि यह भी कहा है कि वे लेनदारोंकों अपना मार सौंपकर 
ही उनसे भरपाईकी रसीद लेना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें उस' मालपर कोई घाटा हो तो 
वे उसे अपनी भविष्यकी कमाईसे पुरा करनेके लिए तैयार हैं, बशर्तें कि जिस देशको उन्होंने 
अपना लिया' है उसकी सरकार उन्हें कमाई करने दे। 

हमारे इस सबसे नये कदमका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ब्रिटिश भारतीय व्यापारी 
यों ही. अपने लेनदारोंकी बैठक बुलायें और स्थितियोंके दबावसे उन्हें कुछ हुदः तक अपनी 
हानिमें शामिल करें। सब ब्रिटिश भारतीय केवल यूरोपीयोंके ही देवदार नहीं हैँ। शायद 
श्री काछलियाके' ५० प्रतिशत लेनदार भारतीय हैं। कुछ भी हो, ब्रिटिश भारतीय व्यापारी 


१, यह ३०-१-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें “श्री गांवीका पत्र” शीषेकसे छपा था । 
२, देखिए परिशिष्ट ९ । 

३. इस भंटकी रिपोर्ट उपरूब्ध नहीं है । 

४. देखिए पिछला शीषक । 


१६० पम्पूणे गांधी वाब्मय 


निम्न श्रेणियोंमें विभकत किये जा सकते हैं: (क) जिनके लेनदार यूरोपीय और भारतीय 
दोनों हैं; (ख) जिनके लेनदार केवल यूरोपीय हैं; (ग) जिनके कोई लेनदार नहीं हैं। 

इन तीनों श्रेणियोंके व्यापारियोंकोी सलाह दी गई है कि वे अपने कारोबार बन्द कर दें, 
और अपनी सम्पत्तिको बेच दें। इस तरह आप देखेंगे कि ब्रिटिश भारतीयोंको केवल थोड़ी 
ह॒द तक यूरोपीय छेनदारोंको कष्ट देना पड़ेगा। इसलिए सबसे नये कदममे दबाव डालनेकी 
बात कतई नहीं है। अगर आपका मतलब यह हो कि यूरोपीय छेनदारोंकी अब इस मामलेमें 
अधिक दिलचस्पी लेनी पड़ेगी तो में इस आरोपको मंजूर करता हूेँ। परन्तु इसका केवल 
इतना ही अर्थ है कि मेरे देशवासियोंके कष्ट-सहनका प्रभाव फिर पड़ा है। अनाक्रामक प्रति- 
रोध इसने है कि प्रतिरोधी केवल सब प्रकारके कष्टोंको सहन करें। इसे कानूनकी अवज्ञा 
कहना भाषाका व्यभिचार है। और ब्रिटिश भारतीयोंका मूनाफेके साथ अपने सब मालको 
सौंप देना, जिसका नतीजा आथिक हानि होता है, और अपनी मर्जीसे गरीबीको स्वीकार 
करना पतन कीसे कहा जा सकता है? 

आपने धरना देनेके सम्बन्धर्में आक्षेप किया है और उसे धमकी देना कहा है। जब 
मुक्ति-सेना (साल्वेशन आर्मी) और ऐसी ही दूसरी लोक-हिलतैषी संस्थाओंके सेवा-प्रयत्नोंकों 
कानूनकी' खुली अवज्ञा, दबाव, और धमकी कहा जायेगा, तभी भारतीयोंके मासलेमें धरनेको 
धमकी कहना ठीक होगा। 

आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
रैंड डेली मेल, २३-१-१९०९ 


१०१. लड़ाईका अथ कया है? 


अब माना जा सकता है कि ट्रान्सवालकी लड़ाईका तीस'रा दौर शुरू हो गया है। 
हमारी' संवादकी चिट्ठियोंसे जाना जा सकता है कि कुछ भारतीय घुटने टेकने लगे हें। 
उनमें कुछ फूद भी है, ऐसा जान पड़ता है। इससे दुःखी होनेकी कोई बात नहीं है। ऐसा 
तो हमेशा हरएक लड़ाईमें हुआ करता है। आखिरी सीढ़ी चढ़ना बहुत कठिन' होता है। 
बहुत कम घोड़े दोड़में शामिल होते है, परन्तु सब अन्ततक नहीं दौड़ते -- दौड़ सकते नहीं । कुछ 
सुस्त होनेके कारण नहीं दौड़ते। कुछ थककर दौड़ता छोड़ देते हैं। कुछ दौड़ते-दौड़ते जान 
छोड़ देते हैं; और थोड़े ही सही-सलामत अच्ततक पहुँच पाते हैं। ऐसा ही हर जातिके 
इतिहासमें होता है। इसलिए ऊपर लिखे अनुसार घटनाएँ होती हैं तो उन्तें निराश होनेकी 
कोई भी बात नहीं है। दो वर्ष तक हजारों भारतीय जोर-शोरसे लड़ते रहे। इस' लड़ाईमें 
अखीर तक पहुँचनेवाले मनृष्य होंगे ही । 

हमें अभी यहं खूती कानून रद करवाना है और पढ़े-लिखे छोगोंके हकोंकी रक्षा 
करनी है। परन्तु हमारी लड़ाईका अथ इतना ही नहीं है। 

हमें संघर्ष करते हुए शिक्षा प्राप्त करनी है, चतुर बनना है, और दिखा देना है कि हम 
नाम नहीं, मर्द हैं। यह भी लड़ाईका एक अंग' है। मगर इसमें पुरी लड़ाई नहीं आ जाती। 


लड़ाईका अर्थ क्या है? १६१ 


इस लड़ाईका मुख्य हेतु तो यह है कि हम मर्द बनें, एक जाति बनना सीखें, आज जो हम बकरे 
बने हुए हे, इस स्थितिसे निकलकर शोर बनें, और दुनियाकों दिखा दें कि हम एक हैं, 
हम भारतके सपृत है और उसके लिए मिटनेको तैयार हैं। 

महान थोरो कह गये है कि एक खरा आदमी एक लाख खोठे लोगोंसे बढ़कर है। 
हममें से कितने खरे हैँ, यह हम जानना चाहते है। यह बात इस लड़ाईमे मालम हो जायेगी । 
खरा होना सीख लेना कानूनकों तोड़नसे कही ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। दूसरोंको झुकते 
देखकर खूद भी हिम्मत हार बैठना बुरा है। यही नामर्दी है। 

गोरी जातियाँ हमपर यह आशक्षेप करती हैं कि हम आरम्भमें तो बहादुरी दिखाते हैं, 
लेकिन समय आनेपर ढीलछे पड़ जाते हैं। हम यह सिद्ध कर देना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात 
नही है। हमें द्वान्सवालकी शक्तिशाली सरकार मोम नहीं बता सकती। 

यही सीखना सच्चा धर्म है और इसीलिए हम इस घधमं-युद्धमें अपने प्राण अपंण 
करनेको तैयार हैं। यह बात बता देना इस लड़ाईका एक अंग है। और यही मुख्य अंग 
है । शेष तो उसके जरिये खुद ही हमारे हाथ आ जायेगा। 

ऐसी महान विजय प्राप्त करनेके लिए महान पराक्रमकी आवश्यकता है। सो किस 
प्रकार आये ? द्वान्सवालमें दुकानदार बड़ेसे-बड़े भारतीय हैँ। उन्हें अपनी योग्यताका परिचय 
देना है, और इसके लिए उन्हें भिखारी बनना है। भिखारी बननेमें ही उनका तथा जातिका 
हित है। जिस राज्यमें राजा अत्याचारी होता है उस राज्यमें अत्याचारमें भाग लेनेवाली 
प्रजा ही सुखी या पैसेवाली हो सकती है। लुटेरे राज्यमें अच्छे आदमी पैसा इकदठा 
नहीं कर सकते। ऐसे राज्यमें सीधे लोग तो केवल दुःख सह कर ही रह सकते हैं। आज 
द्रास्सवालके भारतोयोंकी दशा ऐसी ही है। द्वान्सवालकी सरकार भारतीयोंकी मान-मर्यादा और 
सम्पत्ति लूट लेता चाहती है। उसे भारतीय कैसे लुठ जाने देंगे? पुराने जमानेमें लोग 
जव-कभी अत्याचारी सरकारके विरुद्ध लड़ते थे तब वे अपनी स्त्रियोंकी मान-मर्यादा बचानेके 
लिए पहले उन्हें मार डालते थे। द्रान्सवालके भारतीय आज सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ रहे 
है। उन्हें अपने धनको उन्हीं स्त्रियोंकी तरह कुर्बान करता होगा। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे 
तो उनकी लाज जायेगी और उनका धन तो कड़वा विष बन जायेगा। किसी भी धर्म 
परमेश्वर और पैसा, दोनोंकी पूजा एक साथ [ सम्भव ] नहीं मातरी गई। सभी धर्म सिखाते 
हैं कि यदि ईश्वरकी उपासना करती है तो धनकों तिलांजलि देनी पड़ेगी। यदि हमने यह 
लड़ाई ईश्वरका स्मरण करके और उसपर विश्वास रखकर छेड़ी है तो फिर धनका त्याग 
करना ही होगा। जब हमें धतकी आवश्यकता पड़ेगी, तब वही ईएवर हमारे पास धन 
भेज देगा। 

इटलीमें अपनी सम्पत्ति-सहित दबकर तीन लाख व्यक्ति मर गये, यह ईश्वरकी' लीला 
है। इसे ध्यानमें रखकर हमें सदा अपनी मान-मर्यादाकी रक्षा करनी चाहिए। मान-रक्षा 
अपने हाथकी बात है; धनकी रक्षा अपने हाथमें नहीं है। आशा है, भारतीय धनका त्याग 
करके मानकी रक्षा करेंगे। | 


[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २३-१-१९०९ 


अल 


१०२ मेरा जेलका दूसरा अनुभव [४] 
६१) 


जोहानिसबगंकी जेलमे एक दूसरा दुःखद अनुभव भी हुआ। इस' जेलमें अलग-अलग 
प्रकारके' दो विभाग हैं। एक विभागमें सख्त सजा पाये हुए काफिर तथा भारतीय केदी रहते 
हैं। दूसरे विभागमे गवाहो देवेवाले और ,ऐसे केदी रहते है जिन्हें दीवानी जेल मिली होती है । 
उसमें सख्त सजा पाये हुए कीदियोंकों जानेका हक नहीं होता। हम दूसरे विभागमें सोते 
थे। लेकिन विभागके पाखाने आदिका उपयोग हम अधिकारपूर्वक नही कर सकते थे। पहले 
विभागके पाखानोंमें जानेवाले कदियोंकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि पाखाना जाना एक 
बड़ी समस्या हो जाती है। कुछ भारतीयोंको यहू कष्ट बहुत खलता है। उनमें एक में भी 
था। मुझसे सन्‍्तरीने कहा था कि दूसरे विभागके पाखानोंका उपयोग करनेमें आपत्ति नहीं है। 
इसलिए में वहाँ गया। उन पाखानोंमें भी भीड़ तो होती ही है। इसके सिवा वे खुले रहते हैं । 
उनमे दरवाजे नहीं होते। में ज्यों ही बेठा त्यों ही एक मोटा-ताजा, मजबूत और विकराल 
काफिर आया। उसने मुझसे उठ जानेके' लिए कहा और गालियाँ देने छगा। मेने कहा कि 
अभी उठता हूँ । तबतक तो उससे मुझे दोनों हाथोंसे दबोचकर उठा लिया और बाहर फेंक 
दिया। सौभाग्यसे म॑ने खिड़कीकी चौखठ पकड़ ली, जिससे में गिरा नहीं। इससे में घबराया 
नहीं। में तो वहाँसे हेसकर चल दिया; लेकिन जिन एक-दो भारतीय कैदियोंने यह 
घटना देखी, वे बहुत दुःखी हुए और रो पड़े। जेलमें वे कोई मदद तो कर नही सकते थे, 
इसलिए अपनी लाचारीपर उन्हें खेद हुआ। इस प्रकारका कष्ट दूसरे भारतीयोंको भी 
भोगना पड़ा है, यह मेने बादसे सुना। इस घटनाकी चर्चा मेने गवर्तरसे की और कहा कि 
भारतीय कंदियोंके लिए एक स्वृतस्त्र पाखानेकी खास जरूरत है, और यह भी बताया कि 
काफिर कदियोंके साथ भारतीय कीदियोंकों बिल्कुल नहीं रखता चाहिए। गवर्नरने तुरन्त 
हुक्म दिया कि बड़ी जेलमों से एक पाखाना भारतीय कीदियोंके लिए खोल दिया जाये; और 
दूसरे दिनसे पाखानेकी तकलीफ दूर हो गईं। उपर्युक्त परिस्थितिमे मुझे चार दिन तक साफ 
पाखाना नहीं हुआ, इसलिए मेरी सेहतको भी नुकसान पहुँचा। 

जब में जोहानिसबगंसों था उस बीच मुझे तीन-चार बार अदालतमें जाना पड़ा था। 
मुझे वहाँ श्री पोलक और अपने लड़केसे मिलनेकी अनुमति मिली थी। दूसरे छोग' भी कभी- 
कभी मिल जाते थे। अदालतमें मुझे घरकी खुराक मँगानेकी छुट थी, इसलिए श्री कलेनबैक 
मेरे लिए रोठी, पवीर आदि वस्तुएँ छाते थे। 

जब में इस जेलमें था, उस' समय सत्याग्रही कैदियोंकी संख्या बहुत बढ़ गई थी । एक बार 
तो पचाससे भी ज्यादा हो गई थी। अधिकांशको एक पत्थरपर बैठकर छोटी हथौड़ीसे बारीक 
कंकड़ी फोड़वेका काम सौंपा जाता था। दस-एक आदमियोंकों फठे हुए कपड़े सीनेका 
काम दिया गया था। मुझे सीनेंकी मशीनपर टोपियाँ सीनेका काम सौंपा गया था। सीनेकी 


१७ बादमें इस धटनाकी चर्चा अखबारोंमें भी हुईं; देखिए परिशिष्ट १० । 


मेरा जेलका दूसरा अनुभव -- [४] १६ ३ 


मशीन चलानेका काम' पहले-पहल' मेने यहीं सीखा। यह काम मूश्किल नहीं था, इसलिए 
सीखनेमे विशेष समय नहीं रूगा। 

अधिकतर भारतीय कैदी कंकड़ी फोड़नेका काम ही करते थे। इसलिए मेने भी उस 
कामको माँग की | लेकिन सब्तरीते कहा कि बड़े दारोगाका उसे ऐसा हुक्म है कि मुझे बाहर 
ते निकाला जाये। इसलिए उसने मुझे कंकड़ी फोड़नेके लिए जानेकी अनुमति नही दी। 
एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास मशीनपर अथवा बिना मशीनके सीनेका काम नहीं था। 
इसलिए मेने पुस्तकें पढ़ता शुरू किया। रिवाज यह है कि हरएक कंदीको जेलका कुछ-त- 
कुछ काम करना ही चाहिए। इसलिए सन्‍्तरीने मुझे बुलाकर पूछा, आज क्या तुम 
बीमार हो ? 

मेने जवाब दिया: जी नहीं । 

प्र०: तो तुम कोई काम क्‍यों नहीं कर रहे हो? 

उ० : मेरे पास' जो काम था वह पूरा हो चुका है। में कामका ढोंग नहीं करना 
चाहता। मुझे काम दें तो में करनेके लिए तेयार हूँ । अन्यथा खाली समयमे बेठा-बैठा पढ़ता 
रहूँ तो उसमें क्या आपत्ति है? 

प्र०: यह तो ठीक है, छेकित जिस समय बड़ा दारोगा या गवनेर आये उस समय तुम 
स्टोरमें रहो तो अच्छा । 

उ० : में ऐसा करनेके लिए तैयार नहीं हूँ। में गवर्नरसे भी कहनेवाला हूँ कि स्टोरमें 
काफी काम नहीं है, इसलिए मुझे कंकड़ी फोड़नेके लिए भेजा जाये। 

प्र०: तब ठीक है। पर में अनुमतिके बिना तुम्हें कंकड़ी फोड़नेके लिए नहीं भेज सकता । 

इस घटनाके कुछ ही देर बाद गवनर आया। मेने उसके सामने सारी हकीकत रख 
दी। उसने कंकड़ी फोड़नेके लिए जानेकी अनुमति तो नहीं दी, लेकिन यह कहा कि तुम्हें 
वसा करनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि तुम करू ही फोक्सरस्ट वापस भेजे जा रहे हो। 


डाक्टरी जाँच -- कीद़ियोंका नंगा किया जाना 


फोक्सरस्टकी जेल छोटी थी। इसलिए कुछ सुविधाएँ जो वहाँ मिल जाती थीं, वे 
जोहानिसवगंकी बड़ी जेलमे नही मिल्क सकती थीं। उदाहरणके लिए, फोक्सरस्ट जेलमें श्री दाउद 
मुहम्मदको सिरपर बाँधनेके' लिए शारल दिया जाता था और पाजामा तो दूसरे लोगोंको भी 
दिया जाता था। श्री रुस्तमजी, श्री सोराबजी और श्री शापुरजीको अपनी-अपनी टोपी प्रहननेकी 
अनुमति थी। जोहानिसबर्ग जेलमे ऐसा होना मुश्किल था। इसी तरह जोहानिसबर्गं जेलमें 
जब कीदी पहली बार दाखिल होते हैं, तब डॉक्टर उनकी जाँच करता है। इस जाँचका हेतु 
यह है कि कैदियोंकों कोई संक्रामक रोग हो तो उसकी दवा की जाये और उन्हें दूसरे कैदियोंसे 
अलग रखा जाये। इस' कारण कीदियोंकी पूरी जाँच की जाती है। कुछ कीदियोंकों उपदंद 
आदि रोग होते हैं, इसलिए सबके ग्ृह्य अवयवोंकी जाँच की जाती है। अतएव कंदियोंकों 
बिल्कुल नंगा करके उनकी जाँच की जाती है। काफिरोंकों तो लगभग पद्रहु मिनट तक नंगा 
खड़ा रखा जाता है, जिससे डॉक्टरका समय बचे। भारतीय कंदियोंकों थोड़ी सुविधा है; 
उनसे उनका पाजामा जब डॉक्टर आता है तभी उतरवाया जाता है। बाकी लोगोंके कपड़े 
पहलेसे ही उतरवा दिये जाते हैं। लगभग सभी भारतीय कीदी पाजामा उतरवानेके इस' रिवाजके 
खिलाफ हैं; फिर भी अधिकतर हछोग सत्याग्रहुकी छड़ाईका विचार करके अपनाकानी नहीं 


१६४ सम्यूण गांधी वाड्मय 


करते, यद्यपि मनमें तो दुखी होते ही हैं। इस' सम्बन्धर्म मेने डॉक्टरसे बात की। उससे 
कुछ कैदियोंकी जाँच उन्हें स्टोरमें ले जाकर की, लेकिन हमेशा वेसा करनेके' लिए वह सहमत 
नहीं हुआ | इस समबन्धमें संघने लिखा-पढ़ी की है ।' लिखा-पढ़ी अब भी चल रही है। इस' बारेमे 
सरकारसे लड़ना उचित है। जेलमें यह बहुत पुराना रिवाज है, इसलिए उसे एकाएक 
तो वे नहीं बदलेंगे। तब भी उसके बारेमे विचार किया जाना चाहिए। 

पुरुषोंके बौच' हों फिर, अपने अवयव छिपानेकी जरूरत नहीं है। इसके सिवा, दूसरा आदमी 
हमारे गृह्य अवयवोंकी ओर देखेगा ही, ऐस। माननेका कोई कारण नहीं है। हमारा मत निर्दोषि 
हो तो प्रकृतिके दिये हुए ये अवयव छिपानेकी हमें क्या आवश्यकता है ? में जानता हूँ कि मेरे 
ये विचार सभी भारतीयोंको विचित्र मालूम होंगे। फिर भी, मुझे लगता है कि इस सम्बन्धमें 
हमें गहरा विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सच बात क्‍या है। इस तरहकी 
अड़चनें खड़ी करनेसे हमें अन्तर्मे अपनी लड़ाईमे नुकसान होता है। पहले भारतीय केदियोंकी 
जाँच डॉक्टर बिल्कुछ नहीं करता था। पर एक बार दो-तीन भारतीयोंसे उसने कुछ सवाल पूछे, 
जिनके जवाबमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोई रोग नहीं है | डॉक्टरको कुछ सनन्‍्देह हो गया, इसलिए 
उसने ऐसा जवाब पानेपर भी उन कैदियोंकी जाँच की और वे झूठे निकले। तबसे डॉक्टरने 
भारतीय कैदियोंकी भी पूरी जाँच करनेका निर्णय किया। इससे हम देख सकते हे कि जब 
हमारी राहमें कोई अड़चन आती है तब उसका कारण ज्यादातर हम खुद ही होते हैं। 


जीहानिसबगंसे वापस आया 


जेसा कि ऊपर कहा गया है, मुझे ४ नवम्बरकों फोक्सरस्ट' वापस' ले गये। उस समय भी 
मेरे साथ एक सन्‍्तरी था। मेरी पोशाक कैदीकी ही थी; लेकिन उस बार मुझे पैदल नहीं चलाया 
गया, गाड़ीमें स्टेशन ले जाया गया। अलबता, टिकट दूसरे दर्ज का नहीं, तीसरे दर्जेका था। रास्तैके 
लिए मुझे आधा पौंड' डबल-रोटी और डिब्बेवाला गोमांस' दिया गया। मांस लेनेसे मेने इनकार 
कर दिया और नहीं छिया। रास्तेमों सत्तरीने दूसरा आहार लेनेकी अनुमति दी। स्टेशनपर 
पहुँचा तो वहाँ कुछ भारतीय दर्जी खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा। बात तो हो नही 
सकती थी। मेरी पोशाक आदि देखकर उनमें से एक भाई रोने छूगा। मुझे पोशाक आदिका 
कोई दुःख नहीं है, इतना कहनेका भी अधिकार नहीं था। इसलिए में यह सब देखता रहा। 
हम दोनोंको एक अलछग' डिब्बा दिया गया था। उसके पासके डिब्बेमं एक दर्जी यात्री था। 
उसने अपने खानेमें से थोड़ा खाना मुझे दिया। हाइडेलबर्गर्में श्री सोमाभाई पटेल मिछे। उन्होंने 
खानेके' लिए स्टेशनसे खरीदकर कुछ चीजें मुझे दी। जिस' बहनसे उन्होंने यहु सव खरीदा था, 
उसने पहले तो हमारी छड़ाईके प्रति अपनी सहानभति दिखानेके लिए मलय लेनेसे इनकार 
कर दिया; लेकिन बादमें जब श्री सोमाभाईने बहुत आग्रह किया तब उसने नामके लिए सिर्फ 


१, नवम्बर २४ और दिसम्बर १, १९०८ को लिखे अपने दो पत्रोमें ब्रिटिश भारतीय संघने टान्सवाल 
जेलके गबनेरसे इस बातके विरुद्ध आपत्ति प्रक0 की थी कि केदियोंकों डॉक्टरी जाँचके लिए धंटे-भरसे भी ज्यादा 
समय तक खुलेमें नंगा रखा जाता है। इन प्रार्थनापत्रोंका उत्तर देते हुए जेल-निदेशकने श्स बातसे श्नफार कर 
दिया कि क्रेदियोंकी जाँचके लिए अपेक्षित समयसे अधिक देरतक उक्त स्थितिमें रखा जाता है । यद्द पत्र-व्यवहार 
१९-१६-१९०८ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था। थान्सवाल्के मब्जियोंने भी जनवरी ३०, 
१९०९ की एक टिप्पणीमें इस आरोपका खण्डन किया था | 


१६६ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


ऐसा ही बहुत बार पहननेके कपड़ोंके बारेमें भी होता है। जो कपड़े एक कंदीने पहने हों 
वे' उस कैदीके छूटनेपर हमेशा थोये नहीं जाते। उन्हें बिना धोये ही दूसरे कैदियोंकों पहननेके 
लिए दे दिया जाता है। यह बहुत परेशान करनेवाली बात है। 

कैदियोंको जगहकी कमभीका विचार न करते हुए बहुत भारी संख्यामें भर दिया जाता 
है । जीहानिसबगं की जेलमें केवछः २०० कैदियोंकी जगह थी; वहाँ लगभग ४०० कदी रखे जाते 
थे। इसलिए एक कोठरीमें काननके अनुसार जितने कंदी रखने चाहिए, कई बार उससे दूते 
कदी रखे जाते है' और कभी-कभी उनके लिए पूरे कम्बल भी नहीं मिलते । यह तकलीफ मामूली 
नहीं है। लेकिन कुदरतका कानून है कि मनुष्य अपने किसी विशेष दोषके विना जिस स्थितिमें 
जा पड़ता है, उसके अनुकल शीघ्र ही बन जाता है। भारतीय कीदियोंका भी ऐसा ही हुआ। 
ऊपर बताई हुई खटठकनेवाली कठिनाइयोंमें भी भारतीय कीदी मजेमें रहे। श्री दाउद मुहम्मद 
न सिर्फे स्वयं सारे दिन हंसते रहते थे, बल्कि अपने हास्य-विनोदसे सब भारतीय केदियोंकों भी 
हँसाते रहते थे। 

जेलकी एक दुःखद घठनाका उल्लेख करता हूँ। एक बार कुछ भारतीय कैदी एक जगह 
बेठे थे। इतनेमें एक काफिर सन्‍्तरी वहाँ आया। उसने कुछ घास काठने जानेके लिए दो 
भारतीयोंकी माँग की। जब कुछ देर तक कोई न बोला तब श्री इमाम अब्दुल कादिर तैयार 
हो गये। ऐसा होनेपर भी कोई उन्तके साथ जानेको न उठा। सबके-सब दारोगासे कहने लगे 
कि वे हमारे इमाम हें; उनको ने ले जाओ। ऐसा कहने से दुहरी बुराई हुई। एक तो हरएकको 
घास काटने जानेके लिए तेयार होना चाहिए था, वह नहीं किया। और जब कौमका नाम 
रखनेके लिए इमाम साहब तैयार हुए, तब उनका पद प्रकट कर दिया। वे घास काटनेके 
लिए तयार हुए, तब भी कोई दूसरा तैयार नहीं हुआ; ऐसा करके हमने अपनी निर्लंज्जताका 
ही परिचय दिया। 

(क्रमश: ) 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २३-१-१९०९ 


१०३. पत्र: लनदारोंके नाम' 


जोहानिसबर्ग 
जनवरी २३, १९०९ 
संज्जनो, 
मेने जोहानिसवर्ग के व्यापारी, श्री अ० मू ० काछलियाके लेनदारोंकी बैठकका विवरण' पढ़ा 
है। में बता दूँ कि मेरी हालत बहुत-कुछ श्री, काछलियाकी-सी है। स'रकारने जो कारंवाई की 
है और जिसका हवाला श्री काछलियाने दिया है, उसके कारण मेरा मालछ खतरेमें पड़ गया 


१, शायद श्री काछल्यिके पत्रकी तरह ६० एम० अस्वातके इस पत्रका मसविदा भी गांधीजीने ही तैयार 
किया था । ६० एम० अस्वातने यह पत्र अपने केनदारोंके पास भेजा था । बादमें वे श्री काछलियाके जेल चढ्े 
जानेपर उनकी जगह ब्रिटिश भारतीय संघके कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गये थे । 

२. देखिए “काछलियाके छेनदारोंकी बेठकर्में परवी ””, पृष्ठ १७८ । 


पत्र : अखबारोंफो १६७ 


है। परवाना लेना मेरे लिए मुमकित नहीं। अब सवाल' यह है कि मेरे पास जो माल है 
उसका में क्‍या करूँ ? मेरी देनदारी लगभग' २,००० पौंडकी' है और मालियत ४,००० पौंडकी । 
श्री काछलियाके लेनदारोंने अपनी बैठकर्में जो फंसला किया है और श्री काछलियाके- 
जैसे मामलोंगें यूरोपीय व्यापारियोंकी सम्मिलित रूपसे की गईं कार्रवाईकी जो खबर मिली 
है उसको देखते हुए, में अपने लेनदारोंकी बैठक नहीं बुला रहा हूँ ; बल्कि आपको प्विर्फ अपनी 
स्थितिके बारेमे सुचना देता हँ। अगर आप चाहे तो मुझे बेठक' बुलानेमे या आपकी 
बुलाई बैठकों शरोक होकर अपने लेनदारोंके सामने अपनी स्थिति रखनेमें खुशी होगी । 
आप इस सम्बन्धमों और जो भी जानकारी लेना चाहें वह रिसिक व' ऐंड्सन स्ट्रीट्सके 
नृक्‍कड़पर स्थित २१-२४ कोट चैम्बसंमें ब्रिटिश भारतीय संघके कार्याल्यसे ले सकते है, और 
अगर आप इसी पतेपर पत्र-व्यवहार करें तो में आपका आभार मानूँगा। 


ई० एम० अस्वात 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


१०४. पतन्न; अखबारोंकों" 


जोहानिसबर्ग 
जनवरी २३, १९०९ 


[ महोदय, | 

श्री अ० म्‌ृ० काछलियाने आत्मत्यागका जो बहुत बड़ा कदम उठाया है उसके लिए 
में भारतीय संघके एक समयके मन्‍्त्री और एक व्यापारीकी हैसियतसे उन्हें बधाई देता हूँ । 
मेरे खयालसे वे ब्रिटिश भारतीय समाजके' और खास' तौरसे ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंके 
अधिकतम पच्यवादके पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने उनको रास्ता दिखाया है। श्री काछलियाके 
कार्यपर अपनी पसनन्‍्दगी जाहिर करनेका सबसे अच्छा तरीका मुझे यही छगता है कि में 
उनके पीछे चल। इसलिए मेने अपने लेनदारोंसे लिखा-पढ़ी शूरू की है। 

में देखता हूँ कि श्री काछलियाके इस' कदमके नीतियक्त होनेके बारेमें शंका प्रकट की' 
गईं है, और उसका यह अर्थ लगाया गया है कि ब्रिटिश भारतीय व्यापारी यूरोपीय थोक 
पेढ़ियोंपर दबाव डालना चाहते हैं।! उनका यह कदम नीतियृकत है या अनीतियुक्त -- यह 
तो बहुत-कुछ अपनी-अपनी रायकी बात है। मेरे धर्मकी शिक्षाके अनुसार, अगर कोई व्यापारी 
अपने लेनदारोंका पूरा रुपया चुकानेकी ज्यादासे-ज्यादा कोशिश करता है और अपने मालपर 
आ सकतनेवाले खतरेके बारेमें उनको आगाह भी कर देता है तो उसका यह काम तारीफके 


१, अनुमान है कि इस पत्रका मसविदा गांधीजने तेयार किया था और झसे ६० एम० अस्वातके हस्ताक्षरसे 
भेजा गया था । 

२. जोदानितबग व्यापार-संघ ( जोहनिसबग चेम्बर ऑफ़ कॉमसे ) की कार्य-समितिके जनवरी २९२ के प्रस्तावमें । 

३. देखिए “पत्र: “रेंड ढेली मेल को”, पृष्ठ १७५९-६० । 


१६८ सम्पूणे गांधी वास 


लायक माना जाता है। इसे उसका समाज, जिससे उसका नाता है, बहुत पसन्द करता 
है। जहाँतक दबावकी बात है, मुझे विश्वास है कि जिन्होंने इस शब्दका प्रयोग किया है, 
उन्होंने ऐसा जल्दबाजीमें किया है। यह बिल्कुल साफ है कि अगर ब्रिटिश भारतीय व्यापारी 
व्यापारिक परवाने (लाइसेंस) नहीं लेते तो परवानोंके' बिना व्यापार करनेके जूममें उनपर 
मुकदमे चलाया जाना बहुत उचित होगा। सरकार मानती है कि उसका पक्ष ठीक है। इसलिए 
उसे परवाना-कानूतकी अवहेलना करनेवाले व्यापारियोंके साथ हर तरहकी कड़ाई करनेका 
पूरा अधिकार है। तब वह भारतीय देनदार क्‍या करें जिसके पास बहुत-सा माल मौजूद 
है और जिसे अपनी अच्तरात्माका खयाल रखना है? उसके पास इतना नकद रुपया तो है 
नहीं कि वह तत्काल अपने सभी लेनदारोंका पावना चुका दे। वह अपने लेनदारोंका खयाल 
किये बिना और उनकी अनुमति लिये बिना अपना माल नोलाम भी नहीं कर सकता। वह 
यह भो देखता है कि उसके पास जितनी मालियत है वह उसके लेनदारोंका पावना चुकानेके 
लिए काफो है। राजनीतिक कारणोंकों छोड़ दें तो ऊपर बताई गई स्थितिमें मेरे खयालसे 
एक देनदारके लिए इसके अलावा दूसरा कोई सम्मानजनक मार्ग नहीं हो सकता कि वह 
अपने लेनदारोंको अपनी सारी हालत बता दे; अपने-अपको उनके हाथोंमें सौंप दे और 
कह दे कि वह उनके कहने के मृताबिक ऐसा हर काम करनेके लिए तैयार है जिसे वे अपने 
लाभकी दृष्टिसे वांछनीय समझें। वह सिर्फ अपनी अन्तरात्माके विपरीत न जायेगा। भेरे 
इस कामका एक राजनीतिक अर्थ लगाया जायेगा; परन्तु वह अनिवार्य है। इसका सीधा- 
सादा कारण यह है कि यह काम सरकार द्वारा पैदा को गईं स्थितिपर आधारित है। परन्तु 
में अपनी ओरसे जनताको विश्वास दिला सकता हूँ कि जहाँतक इस' कदमके राजनीतिक पहलका 
सम्बन्ध है, मेने इसे यूरोपीय थोक पेढ़ियाँ क्या कार्रवाई कर सकती हैं, उसका खयाल किये 
बिना उठाया है। में इतना ही चाहता हूँ कि मेरे लेनदारोंका बचाव हो जाये और मुझे 
और मेरे देशवासियोंकों अपनी इच्छाके सामने झूकानेके लिए सरकारकी मुझसे आश्िक 
सहायता लेनेकी चाल है -- जिसे में अन्यायपुर्ण, अतीतियुक्त और अनूचित मानता हूँ--- 
भी बेकाम' हो जाये। 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियल ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


१०५. भेंठ: रंड डेली मेल के प्रतिनिधिकों' 


| जोहानिसबर्ग 
जनवरी २५, १९०९ | 


« » » उतका।[ शी गांधीका | कहना है कि उन्हें उपनिवेधियोंकी न्‍्याय-भावनापर पर्थाप्त 
भरोत्ता है और उनका विश्वास है कि ज्यों ही उपनिवेशियोंकों सब तथ्य पूरी तरह ज्ञात हो 
जायेंगे, वे एशियाइयोंको “ उनके अधिकार “ दे देंगे। 

उन्होंने कल बातचीतमें कहा कि भारतीय काफिरोंके साथ यूरोपीयोंकी अपेक्षा अधिक 
अच्छा और शिष्टताका बरताव करते हैं; बहुत-कुछ इसी वजहसे उन्हें उनका व्यापार मिला 
है। उन्‍होंने इस बातकों गलत बताया कि भारतीय यूरोपीय दुकानदारोंसे माल सस्ता बेचते हें, 
लेकिन यह स्वीकार किया कि वे अपने कर्मंचारियोंकों यूरोपीय दृकानदारोंकी अपेक्षा कम्त वेतन 
देते हैं । 

लोग जो यह दोष देते हैं कि भारतीयोंने लेडीस्मिथ और पॉचेफ्स्ट्सको यूरोपीय 
व्यापारियोंके लिए व्यापारके अयोग्य बना दिया है, इसका उत्तर देते हुए श्री गांधीने कहा कि 
वेश्लभकी तरह लेडील्मिथका बहुत-कुछ कारोबार गिरभिटिया भारतीयोंसे चलता है। इसलिए 
वहाँ भारतीयोंकी दृकानोंका खुलना स्वाभाविक ही है। 

उन्होंने कहा कि यदि यूरोपीय व्यापारियोंने ऐसा कड़ा और अड़ियल रुख अख्तियार 
किया, जैसा कहा गया है कि वे अख्तियार करेंगें, और यदि उन्होंने भारतीयोंकों देशसे निकलवाने- 
के खबालसे उनकी जायदादोंकी जब्तीकी अर्जी दी तो हरएक भारतीय लछोदकर भारत चला 
जायेगा और अनाकामक प्रतिरोधी बन जायेगा। 

अन्तमें उन्होंने कहा: में स्वयं भारत सरकारके लिए सरदर्द बननेका प्रयत्न करूँगा । 
और तबतक सन्तुष्ट न हँगा जबतक दक्षिण आफ्रिकामे एशियाई व्यापारियोंकों उनके अधिकार 
नहीं मिल जाते, या जबतक यह घोषित नहीं कर दिया जाता कि दक्षिण आफ्रिका अब 
ब्रिटिश उपनिवेश' नहीं हैं। 


| अंग्रेजी से | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


१, प्रस्तुत मेटका विवरण २६-१-१९०९ के रेंड डेली मेलमें इस प्रस्तावनाके साथ प्रकाशित हुआ था 
कि ४० प्रम्नुख भारतीय व्यापारियोंने अपना कारोबार बन्द करनेके सम्बन्धमें श्री काछलियाके उदाहरणका भवुसरण 
करनेका निर्णय किया है; देखिए “पत्र : काछलियाके छेनदारोंकों ”, पृष्ठ १७५६-५७ । रिपोटमें यह भी सूचित किया 
गया था कि क्रगलेंडॉँप और जोहानिसबगमें श्स कारवाईके परिणामोके सम्बन्धमें विचार करनेके लिए कुछ सम्मेलन 
दोनेवाके हैं । “इश्स बीच, ओऔ गांधी आन्दोछनको अपना सक्रिय समर्थन दे रहे हैं और संघपके परिणामके 
सम्बन्धर्म उनमें बहुत उत्साह दिखलाई पड़ता है ।”” 


१०६. पत्र: सर चाह्से बसकों' 


| जोहानिसबग | 
जनवरी २७, १९०९ 
प्रिय महोदय, 


आप द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतोयोंके मामलेकी लगातार जो वकालत करते रहे हैं, 
उसके लिए में ब्रिटिश भारतोय' सघ ( ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन ) की ओरसे आपको 
नम्रतापुवेक' धन्यवाद देता हूेँ। साम्राज्यके विशिष्ट सदस्योंकी सहानुभूतिसे मेरे संघर्ष-निरत' 
देशवासियोंको बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वह सहानुभूति उस लड़ाईके लिए, जो कभी-कभी 
अनन्त प्रतीत होती है, उन्हें बल देती है। हम सब यह अनुभव करते हैं कि हम केवल अपने 
उहृश्यके लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि साम्राज्यकी नेकनामीके' लिए भी लड़ रहे हैं। 
आपका, आदि, 
अ० मु० काछलियां 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


सर चाल्स ब्रूस, जी० सी० एम० जी० 
लण्दनं 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिसियत, ६-२-१९०९ 


१. (.१८३६-१९२० ); मॉरिशसके गवनर, १८९७-१९०४; साम्राज्य ओर साम्राज्यीय नीति-विषयक अनेक 
पुस्तकोंके छेखक; १९०८ में एग्पायर रिव्यू में छप केखोंके आधारपर टरुन्सवालूमें ब्रिटिश भारतीयोंकी समस्यापर 
एक पुस्तिका प्रकाशित की; अक्‍्तर इस समसस्‍्थापर अखबारोंमें भी लिखा करते ये । ४ नकमबर, १९०८ के 
सॉनिंग पोस्टमें एक पत्र भेजकर उसकी इस दलीलकी गलत बताया कि महारानी विकटोरियाकी १८०८ की 
धोषणाकी शात्तोर्में भातकी सीमाओंसे बाइरके बिटिश सारतीयोंके अधिकार नहीं आते । उन्होंने धोषणा की 
अपनी व्यास्याके सम्र्थनमें लोड सेखोनंके १८९७ में दिये गये भाषणका दृवाछा देते हुए कद कि उक्त धोषणामें 
हमें जिन “कतेव्योंका दायित्व” सोंपा गया है उनसे मारतके बाहर रहनेवाढे भारतीयोंको वंचित रखना 
« साप्नाज्यके अस्तिवको सीने नाम॑जूर करना है । !? 


१०७, पत्र: लॉर्ड कर्जनको 


[ जोहानिसबगग ] 
जनवरी २७, १९०९ 
सेवामें 
प्रममाननीय छॉड्ड कर्जेन' 
जोहानिसबर्गं 
महानुभाव, 


में आपके इसी २६ तारीखके उस पत्रकी' पहुँच सादर स्वीकार करता हूँ जो मेरे संघके 
तारके' जवाबमें भेजा गया है। तारमें आपसे प्रार्थना की गईं थी कि सरकार और जिस 
सप्राजका मेरा प्व प्रतिनिधित्व करता है उसके बीच' इस' समय दुर्भाग्यसे जो संघर्ष चल रहा 
है, उसके सम्बन्धरमों आप एक शिष्टमण्डलसे मिलना मंजूर करें। 

द्ञान्सवालवासो ब्रिटिश भारतोयोंके मामलेम इतनी दिलचस्पी लेनेके लिए मेरा संघ 
महानुभावका बहुत अहसानमन्द हैं। संवको दुःख है कि आप यहाँ बहुत कम ठहरेंगें; इस 
वजहसे उसको आपके प्रति सम्मान प्रकट करवेके लिए आपकी' सेवार्में शिष्टमण्डल भेजनेका 
मौका न मिल सकेगा। 

में अब इस' पत्रके साथ इस' वक्‍त जैसी हालत है उसका बहुत संक्षिप्त विवरण, सर 
चार्ल्स ब्रूस द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका, जिसमें स्थितिका काफी अच्छा सार दे दिया गया 
है, और महामहिमको सरकारकों उपतनिवेश-मन्त्रीकी मार्फत दी गई अर्जी' [ की नकल | भेज 
रहा हूं । 

ट्रान्‍्सवालमें इस' खास' मामलेमें संघको सहायता करनेके लिए प्रभावशाली यूरोपीयोंकी 
एक समिति बना दी गई है; इसलिए मेने महानुभावका पत्र उस समितिके अध्यक्ष श्री हॉस्केत- 
को' दिखा दिया है। मुझे मारूम हुआ है कि वे भी आपको एक पत्र लिख रहे हैं। 

अगर महानुभाव ओर ज्यादा जानकारी चाहें तो मेरा संघ खुशीसे भेजेगा। 


१, (१८०९-१९२० ); भारतके वाइसराय और गवनेर जनरक, १८९९-१९००; श्रिटेनके विदेश-मन्त्री, 
११९९-१९१४ 

२, छोड कर्जेनने लिखा था, “ में जोदानिसबर्गमें अभी आया हूँ और मेरे पास बहुत कम वक्त हैं। 
मैं यहाँ कल तमाम दिन व्यस्त रहँगा, पूरा गुरुवार बाहर बीतेगा और शुक्रवारकी सुबद चला जाऊँगा । इसलिए 
मेरा खयाल दै कि में शिष्टमण्डलतते नहीं मिल पकता। छेकित अगर आपका संध गुरुवारकी शाम तक अपने मामकेका 
भरसक पूरा विवरण तैयार करके दे देगा तो में रास्तेमें उसका अध्ययन करूँगा । ”! 

३. थद्द उपलब्ध नहीं है । 

४. यद्द प्राप्त नहीं है; इससे पहले शीषेकक्की पाद-टिप्पणी भी देखे । 

७५, देखिए “ प्रार्थनापत्र: उपन्विश-मन्त्रीकों ”, पृष्ठ १७-१८ । 

६. उन्होंने यूरोपीय समितिके प्रवानकी हैसियतसे ६ जनवरीकों लन्दनके टाइमग्लको एक पत्र लिखा था, 
जिसकी एक नकल एल० डब्श्यू० रिचने उपनिवेश-मज्त्रीकों भी भेज दी थी । देखिए परिशिष्ट ११ । 


१७२ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


महानुभावकी इच्छाके अनुसार महानुभाव और संघके बीचका सारा पत्र-व्यवहार गुप्त 
रखा जायेगा। 
में इस पत्रकों इस आशाके साथ समाप्त करता हूँ कि महानुभावके हस्तक्षेपस्ते इस संघर्षका 
सुखद अन्त होगा। 
महानुभावका आज्ञाकारी सेवक, 
| संलग्न कागज | ह 
भारतीय स्थितिका विवरण 


परम माननीय लॉर्ड कज्ञेनकी सेवामें भेजनेके लिए 
भारतीयोंकी माँगें 

ब्योरेकी बातोंके अलावा, स्थानीय सरकार और ब्रिटिश भारतीयोंके बीच नीचे लिखे दो 
खास सवाल हें: 

१. १९०७ के एशियाई कानून २ का रद किया जाना। 

२. पढ़ें-लिखें भारतीयोंका दर्जा। 

मॉगोंके बारेमें दलील 

पहले सवालके बारेमें, भारतीयोंकी दलील' यह है कि जनरल स्मद्सने एशियाई कानूनको 
रद करनेका वादा किया था। यहु वादा लिखा नहीं गया, लेकिन जनवरी' १९०८ का समझौता" 
होनेके तीन दिन बाद, जनरल स्मद्सने अपने रिचमंडके भाषणमें,, जिसका खण्डन कभी 
नहीं किया गया है, यह कहा था: “'मेंने उनसे यह कहा है कि जबतक देशमें एक भी 
ऐसा एशियाई है जिसने पंजीयन न कराया हो तबतक यह कानून रद न किया जायेगा /', 
और फिर यह कहा कि जबतक देशमें हरएक भारतीय पंजीयन न करा ले तबतक कानून 
रद न किया जायेगा। * 

लेकिन, इस' वादेके अलावा, उपयुक्त कानून अव्यावहारिक बताया गया है। सर्वोच्च 
न्यायाल्यके अभी हालके फेसलोंसे इस रायका समर्थन होता है; और १९०८ के कानूनसे, 
जो उस वादेकोी थोड़ा-बहुत पूरा करनेके लिए पास किया गया था, १९०७ का एशियाई 
कानूल २ परिणास-रूपसें निष्प्रभाव हो गया। 

अब इस बारेमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि भारतोय यही समझते थे कि 
स्वेच्छया पंजीयन (वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन) करा लेनेकी हतंपर कानूनको रद करनेका वादा 
किया गया। ब्रिटिश भारतोयोंने इस विश्वासके साथ ही स्वेच्छया पंजीयन कराया था। 
प्रमूख भारतीयोंने भारतोयोंसे सम्बत्ध रखनेवाके सम्रश्नौतेके हिस्सेको पूरा करनेकी उत्सुकत्तामें 
अपनेतई बहुत खतरा उठाकर बसा किया, क्योंकि अपनी मर्जीसे अँगुलियोंकी छाप देनेपर 
भी बहुत-से भारतोयोंने नाराजों जाहिर की थी। संघके मन्त्रीपर पंजीयन कार्यालयमें 
जाते समय पाशविक हमला किया गया था, और उसके बाद संघके तत्कालीन अध्यक्षपर 
'उसी वजहसे हमला किया गया था। 


२, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४३-४४ । 
२. देखिए खण्ड ८, प्रिशिष्ट ८ । 


पत्र : छोड कजेनकों १७३ 


सिर्फ अगुलियोंकी छाप देनेकी बात कभी मूल आपत्ति नहीं बनाई गईं। आपत्ति कानूनकी 
भावनापर की गई थी, क्योंकि कानून इस झूठे आरोपपर आधारित था कि अनधिकारी 
ब्रिटिश भारतोय बड़े पैमानेपर संगठित रूपसे द्वान्सवालमे आ रहे हैं। 

पढ़े-लिखे भारतीयोंके दर्जके बारेमे हमारी आपत्ति यह है कि जनरल स्मद्स द्वान्सवालके 
प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम (इमिग्रेंट्स रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट) की व्याख्या ऐसी करते हैँ जिससे 
अपेक्षित शिक्षा-प्राप्त ब्रिटिश भारतीय निषिद्ध प्रवासी हो जाते है और उनपर वह निषेध 
१९०७ के एशियाई कानूनसे लगाया गया है। 


ब्रिटिश भारतीयोंका कहना यह है कि ऐसा निषेध जातीयताकी नवींवप'र आधारित होनेसे 
साम्राज्योय नोतिके खिलाफ जाता है; जब प्रवासो-प्रतिबन्धक अधितियमपर मंजूरी दी गई 
थी तब साम्राज्यीय नीतिके खिलाफ जानेका कोई इरादा नहीं था; और किसी भी हालतमें 
ब्रिटिश! भारतीय मानते हैं कि वे ऐसी जातीय निर्योग्यिताकों मंजूर नहीं कर सकते जिससे, श्री 
चेम्बरलेनके शब्दोंमें, ' महामहिम सपम्रादके करोड़ों प्रजाजनोंका अपमान होता है। 

ब्रिटिश भारतोयोंका कहना है कि शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता-प्राप्त भारतीयोंकों कानूनमें 
समान अधिकार दिया जाये। उसके बाद अगर कानूनपर इस तरह अमल किया जाये कि 
शिक्षा-परीक्षा देनेपर ऊँची शिक्षा पाये हुए छ: से ज्यादा भारतीय [ एक वर्षके अन्दर | उपनिवेशमें 
न आ सकें, तो उनको इसमे कोई आपत्ति नहीं होगी। कानूनके अमलमे ऐसी असमानता इस 
समय केप, नेटाल और आस्ट्रेलियारमें मिलती है। ब्रिटिश भारतीय इस पृव॑ंग्रहकों मंजूर करके 
इसके आगे झूक गये हैं, लेकिन उनका कहना है कि प्रवासके मामलेमें जातीय भेदभाव दाखिल 
करना असह्य होगा। 


अनाक्रामक प्रतिरोध 


इस उद्देश्यको पुरा करनेके लिए ब्रिटिश भारतीयोंने प्रार्थनापत्रों और शिष्टमण्डलोंके 
द्वारा अपना पूरा जोर छगा दिया है। उन्होंने अपनी एक सावेजतिक सभामें यह गम्भीर 
प्रतिज्ञा की थी कि वे १९०७ के एशियाई कानूनके आगे न झुकेंगे और १९०८ के कानूनके लाभ 
तबतक न उठायेंगे जबतक ऊपर बताईं गई शिकायत दूर नहीं की जाती। इसलिए बहुत-से 
भारतोयोंने इस प्रतिज्ञाके मुताबिक कद भोगी है। यह संघर्ष अबतक दो सालसे ज्यादा अर्सेतक 
चल चुका है और २,००० से ज्यादा भारतीय कदकी सजा भुगत चुके हैं। इनमें से ज्यादातरकी 
सजा सख्त थी। सैकड़ों लोग देशसे निकाले गये हैं और वे उसी वक्‍त लौट आये हैं। बहुत-से 
परिवार माली तौरपर बर्बाद हो चुके हैं। बहुत-से भारतीय व्यापारियोंने भारी नुकसान उठाया 
है | कुछने तो अपना कारोबार भी बन्द कर दिया है। संघके अध्यक्षने अपनी मारूमताका कब्जा 
[अपने लेनदारोंको ] देना मंजूर किया है,, ताकि सरकार उसे बिना परवाने व्यापार करनेके 
जुम॑में किये गये जुर्मानोंकी वसूलीम जब्त न कर ले। कई भारतीय व्यापारी उनके उदाहरणका 
अनुसरण करनेके लिए तेयार हैँ। बेशक कुछ भारतीयोंने अपनी कमजोरीकी वजहसे एशियाई 
कानूनोंको मंजूर कर लिया है और अभी कुछ औरोंके भी हार मान लेनेकी सम्भावना है; 

१, जोओेफ चेखरढेन, ( १८३६-१९१४ ); उपनिवेश-मन्त्री, १८९०-१९०३ । 


२, देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ८०-२ । 
३. देखिए “पत्र: छेनदारोंकोी ?”, पृष्ठ १०७६-०७ 


१७४ सम्पूर्ण गांधी बाहसय 


लेकिन बहुत सावधानीसे जाँच करनेपर [ कहा जा सकता है कि | ब्रिटिश भारतीय संघकी 
पूरी कार्यकारिणी एक रहकर, सत्याग्रहपर तबतक कायम रहेगी जबतक न्याय नहीं किया 
जाता ।* 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-नकल (एस० एन० ४९१६-१७) से। 


१०८. पत्र: हरिलाल गांधीको 


बुधवार [ जनवरी २७, १९०९ | 
चि० हरिलाल, 


तुम्हारा पत्र मिला। देखता हूँ कि तुम दुःखी हो। तुम्हें वियोगसे सुख मिलेगा या 
नहीं, इस' सम्बन्धमें मुझे तुम्हारा मत स्वीकार करना ही चाहिए। फिर भी में इतना तो 
देख ही सकता हूँ कि तुम्हें लम्बे असेतक जेल' भोगनी पड़ेगी। इस विषयों तुम्हारा विचार 
जातना चाहता हैं । साफ-साफ लिख भेजो। जान पड़ता है, लड़ाई लम्बी खिचेगी। इसके जल्द 
खत्म होनेके भी कुछ आसार दिखाई पड़ते हैं। सम्भव है, छॉड कर्जन हस्तक्षेप करें। तुम्हारी 
गरहाजिरीमें चंचीकी बाबत क्या इन्तजाम करना चाहिए, यह भी लिखना। विशेष समय 
मिलनेपर लिखूँगा। 

तुमने “ पाई देकर पत्थर लेने ” की जो बात कही है, वह में समझ नहीं सका। वह 
तुमने किस' सिलसिलेमें लिखी है? 

शायद तुम्हारे ५ तारीखसे पहले यहाँ आनेकी जरूरत न होगी। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
[पुनरच :] “ भागवत 'का पाठ हुआ या नहीं ? 


गांधोौजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५३३) से। 


१, लॉ कज़नने २ फरवरी १९०९ को जवाब देते हुए लिखा था कि जनरल बोधा और स्मथ्ससे जो 
बातचीत हुईं उप्तमें मुझे बिटिश भारतीयोंते उद्ारता और न्यायका बरताव करनेका विश्वास दिलाया गया है। 
मुझे लगता है कि इस मामछेपर बादमें एक बड़े सवालके रूपमें साम्राज्य-सरकार ओर संघ सरकारके बीच 
लिख्ला-पढ़ी होगी । देखिए परिशिष्ट १२ । 

२, तारीखका निश्चय लॉड कजनके प्तम्भावित इस्तक्षेपके उद्केखके आधारपर किया गया है; देखिए “ पत्र: 
लॉड कज्नतम्ों ”, पृष्ठ १७१-७२ । लोड कज नने स्मदस और बोयाके साथ अपनी बातचीतके परिणामोसे 
गांबीजीकों अपने २ फरवरीके पत्र द्वारा भवगत कराया था । 

३. देखिए “ पत्र : श्रीमती चंचलबेन गांधीको, ” पृष्ठ १०५१-७२ । 


१०९, पत्र: श्रीमती चंचलबेन गांधीको 


गुरुवार [ जनवरी २८, १९०९]' 
चि० चंचल, 


बहुत दिन बाद तुम्हारा पत्र मिला। में देखता हूँ, तुम्हारा मन अव्यवस्थित' है। इससे मुझे 
दु:ख होता है। फिर भी तुम्हारी आन्तरिक भावनाओंकों ही हमेशा जानना चाहता हूँ । 
में दुःखी हगा, इस खयालसे तुम्हें अपनी भावनाएँ कभी छपानी न चाहिए। 

तुम पीहरके बाहर हो, यह मानती हो, सो ठीक नहीं है। में तुम्हें बह नहीं, पुत्री ही 
समझता हूँ । यदि बहू समझता तो तुम्हें बच्ची मानता। पुत्री समझता हूँ, इसलिए तुम्हें 
बच्ची मानना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए मेरे मनमो कितना स्नेह है, यह तुम' नहीं समझ 
सकी । नहीं समझ' सकती, यह में समझता हूं। में जैसे मणिलालकों बालक मानना नहीं 
चाहता, वसा ही तुम्हें अपने बारेमे भी समझना चाहिए। यदि मैंने तुमसे श्वसुर-बहुका सम्बन्ध 
रखा होता, अर्थात्‌ यदि अन्तर रखा होता तो में अपने स्वभावके अनुसार पहले तो तुम्हारे 
मनको जीतनेका प्रयत्न करता और जब तुम्हारे मनमें अभेद-बुद्धि पंदा होती, तभी में तुमसे 
खुलकर काम लेता। किन्तु मेत्ते मान लिया था कि जब तुम्हारा सम्बन्ध हरिलालके साथ हुआ, 
उससे पहलेसे मेने तुम्हें लड़की समझकर गोदमें खिलाया है, इसलिए तुम' श्वसर-बहुका 
सम्बन्ध भूल जाओगी। उसे तुमने नहीं भुलाया। अब प्रयत्व करना। 

में ऐसा बरताव कर ही नहीं सकता जिससे तुम्हारा अकल्याण हो अथवा तुम्हें 
कोई कष्ट हो। भारतमें वियोगकी अवस्थामोें कल्याण माननेवाली स्त्रियाँ बहुत हुई हैँ । दमयन्ती 
नलसे वियुक्‍त होकर अमर हो गईं। तारामती हरिइचन्द्रसे अलग हुईं तो उससे दोनोंका कल्याण 
हुआ। द्रौपदीका वियोग' पाण्डबोंको सुखद हुआ और द्रोपदीकी दृढ़ताकी सराहना तो समस्त 
हिन्दू जाति करती है। तुम्हें यह न समझना चाहिए कि ये घटनाएँ हुईं ही नहीं। बुद्धदेव 
पत्नीका त्यागकर अमर हो गये और उनकी पत्नी भी अमर हुईं। ये उदाहरण छोरके -- 
आत्यन्तिक -- हैं। इनसे मे तुम्हें इतना ही बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे वियोगसे तुम्हारा 
अकल्याण न होगा । वियोगसे तुम्हारे चित्तको दु:ख होता है, यह स्वाभाविक है। यह प्रेमका' 
लक्षण है। परन्तु उससे तुम्हारा अकल्याण ही होगा, ऐसी बात नहीं है। कल्याण या अकल्याण 
वियोगके हेतुपर निर्भर होता है। बाका और मेरा वियोग रूगभग' अनिवार्य था, अर्थात्‌, उसे 
मैंने नहीं चुना था, फिर भी वह हम दीनोंके लिए कल्याणकर सिद्ध हुआ। यह उदाहरण 
देकर में तुम्हारे मनमें यह जमाना नहीं चाहता कि तुम्हें वियोग सदा सहता है। छड़ाईके 
दिनोंका वियोग तुम्हें कष्ट न दे, इस कारण में यह लिख रहा हूँ । लड़ाई खत्म होनेके' बाद 
में तुम्हारे वियोगका' कारण कम ही हेँगा। फिर भी यह तुम्हारे मतकी वृत्ति बदछनेका प्रयत्न 
है। जब तुम समझ' छोगी और तुम्हें इसकी आदत पड़ जायेगी तो यह बात भी हो जायेगी । 


१, यह पत्र पिंछछे २७-१-१९०९ फो हरिछारू गांधीके नाम छिखे पत्रके बादका लिखा जान पढ़ता है । 
उक्त पत्रमें गांधीजीने संघपके दोरान श्री दरिछाल गांधीसे चंचलबेनके अछकूग रइनेकी बात लिखी थी । 
२, चंचलबेनके पिता श्री दरिदास वोरा और गांधीणीमें घनिष्ठ मित्रता थी । 


१७६ तम्पूण गांधी वाडसय 


इस पत्रकों सम्हाल्कर रखना। इसे बार-बार पढ़ना। जो बात समझमे न आये 
वह मुझसे पूछना । तुम दोनों ही इसे पढ़ना। इसे लिखनेका हेतु तुम्हारा कल्याण है, जिसके 
लिए में बराबर तत्पर हूँ। किन्तु मेरे विचारोंको तुम्हें मानना ही चाहिए, यह आग्रह 
नहीं है। मेरी इच्छा यह है कि तुम दोनों अपने स्वतन्त्र बलसे बढ़ो। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गृूजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५२७) से । 


११०. पत्र: मगनलाल गांधीकों 


[ फोक्सरस्ट | 
जनवरी २९, १९०९ 

चिं० मंगनराल, 

तुम्हारा पत्र मसिला। तुम मुझे जो-कुछ विशेष बातें लिखनेवाले हो, मेरे जेल पहुँचनेसे 
पहले ही लिख भेजो । मेरी जमानतकी अवधि चौथी तारीखको खत्म' हो जायेगी, यह ध्यानमें 
रखना । 

कमरुद्दीन सेठसे मिलते रहता। इसमें लाभ ही है।  रसरी आवत-जाततें, सिलपर परत 
निसान। ” मेरा उत्साह ऐसा है कि हो सकता है, मुझे दक्षिण आफ्रिकार्मोें अपने ही भादयोंके 
हाथों मौत भोगनी पड़े । ऐस। हो, तो तुम्हें हषित होता चाहिए । इससे हिन्दू और मुसलमान 
एक हो जायेंगे। इस लड़ाईमें दो प्रकारके आन्तरिक संघर्ष भी चल रहे है। इनमें से एक 
है हिन्दुओं और मूसछमानोंकों संगठित' करनेका। उसके विरुद्ध जातिके शत्रु प्रयत्न करते ही 
रहते हैं। ऐसे महान प्रयत्तनमों किसीकों तो शारीरिक बलिदान देना ही पड़ेगा। वह बलिदान 
में ही दूँ तो मेरी मान्यता है, में सौभाग्यशाली हँगा और मेरे साथी तथा तुम सब भी 
सौभाग्यशाली होओगे । 

मैंने तुम्हें श्री सुब्रह्मण्यमसे भेंट करनेके लिए लिखा था। वे पादरी हैं। वे मुझे 
कुल मिलाकर ठीक आदमी जान पड़े हैँ । 

मेरे लिए जो प्रयत्न हो रहा है, वह कौन कर रहा है? .पता लगे तब लिखना। में 
इस सम्बन्ध फिलहाल तो किसीकों नहीं लिखूँगा। 


मोहनदासके आश्षीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९१८) से। 


१, गांवीजी १६ जनवरी, १९०९ को फोक्सररूमें गिरफ्तार किये गये थे और स्वयं अपनी जमानतपर छोड़े 
गये थे । उनके मुकदमेकी सुनवाई ४ फरवरीके बजाय २५ फरवरी, १९०९ को हुई थी और उन्हें तीन मद्दीनिकी 
सजा दी गई थी । 

२, क्‍ेवीन स्ट्रीठ वेज्लियन इंडियन चले, ड्वेनके पादरी । 


११९, श्री काछलियाका आत्मत्याग 


द्ञान्सवालके [ब्रिटिश भारतीय] संघका हरएक अध्यक्ष अपने पूवंगामीसे ज्यादा योग्य 
साबित हुआ है, इससे प्रकट होता है कि' भारतीय समाज आगे बढ़ रहा है। श्री काछलिया 
जेल' जा चुके है। अब' उन्होंने स्वेच्छापूर्वक' गरीबी अपनानेका इरादा जाहिर किया है। 
श्री काछलियाकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उनके 
पास था ही क्या और उन्होंने दिया ही कक्‍्या। उन्हें [अपने व्यापारमें] खासा मुनाफा 
है, तो भी वे उसे छोड़तेके लिए तंयार हो गये हैँ । उनके लेनदार उन्हें दिवालिया 
घोषित करा देंगे, इसकी उन्हें परवाह नहीं है। वे इसमे अपना मान समझते हैं । इसीको 
हम बड़ी कमाई कह सकते है। यह सब श्री काछलछिया देशके लिए कर रहे हैं। वे 
अपनी ठेक रखना चाहते हैं। यह सच्चा आत्मबलिदान--सच्चा आत्मत्याग-- है। 
हम श्रो काछलियाको बधाई देते हैं । 

इस सत्का्यंकी छत लगनी शुरू हो गई है। श्री अस्वातने श्री काछलियाकी वीरताका 
अनुकरण किया है। उन्हें भी हम बधाई देते हूं। 

येह दृकानदारोंकी कस्ौदीका अवस'र आया है। दूकानदारोंके पक्षमें बचाव हम' कई 
बार लिख चुके हैं। उन्होंने नुकसान सहा है। उनमें से कई जेल भी गये हैं। हम इस सबका 
उल्लेख समय-समयपर करते रहे हैं। किन्तु सभी दुकानदारोंकी खरी कसौटीका समय आज 
आया है। उन्होंने फेरीवालोंकी तरह सारी तकलीफें एक साथ नहीं उठाई; अब उसका समय 
आया है। श्री काछलिया और श्री अस्वातने करके दिखा दिया है। देखना है, दूसरे दुकानदार 
क्या करते हैं। लगभग चौवालीस दूकानदारोंने अपनी सही देकर यह कहा है कि वे परवाने 
(लाइसेंस) नहीं लेंगे और अपनी दुकानें बन्द रखेंगे। जो ऐसा करनेके लिए तैयार हैं, उनका 
कर्तव्य है कि वे सामने आयें और श्री काछलियाके कामकों बल पहुँचायें। हमारी शेष 
लड़ाईका दारमदार दूकानदारोंपर है। यदि लड़ाई ज्यादा लम्बी चली तो उसकी जोखिम 
दुकानदारोंके सिर पड़ेगी। 

सभी जानते हैं कि अपने दिवालिया होनेसे श्री काछलियाकी इज्जत' गईं नहीं, बल्कि 
बढ़ी है। लेनदार भी यह जानते हैँ कि दोष श्री काछलियाका नहीं है। श्री' काछलियाने 
अपने पदकी शोभा बढ़ाई है। तब फिर दूसरे दुकानदार बरेंगे किसलिए ? उन्हें डरना 
तो पाँव पीछे हटानेसे चाहिए। लड़ाईके समय आगे बढ़नेमें डर होता ही नहीं । 


[गुजरातीसे | 
' इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


९-१९ 


११२. अंग्रेजी हवा 


आजकल जब स्वदेशीकी भावना प्रबल हो रही है, कुछ साधारण बातोंकी याद रखनेकी 
जरूरत है। हम देखते हैँ कि वहुत-से भारतीय युवक थोड़ी-बहुत अंग्रेजी पढ़नेके बाद मानों 
अपनी भाषाकों भूल गये हों, या मानो अंग्रेजी कोई बड़ी शानदार भाषा है, यह बतानेके लिए, 
अथवा अन्य कारणोंसे, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी अंग्रेजी भाषाका उपयोग करते हैं। वे 
एक-दूसरेके साथ बातचीत करते समय अच्छी गुजराती, हिन्दी या उर्दू छोड़कर दूटी-फूटी 
अंग्रेजी बोलते है। एक-दूसरेसे पत्र-व्यवहार भी अंग्रेजीमं करते हैं। ऐसा करनेवाले यूवक 
अपनी स्वदेशीकी भावनाकों विदेशी भाषामें ऐसे कठिन शब्दोंका, जिन्हें वे खुद भी नहीं 
समझ सकते, प्रयोग करके प्रकट करते हैं और फिर वसा करके गये अनुभव करते हैं। यह 
बहुत सामान्य किच्तु बड़ा दोष है। जो जाति अपने जातीय भावकी रक्षा करना चाहती 
है उसमें अपनी भाषाके प्रति प्रेम और ममत्व तो होना ही चाहिए। 

हम बोअरोंका ही उदाहरण छे लें। उनकी अनीतिसे हमें सरोकार नहीं है । उनमें 
देशभक्ति तो भरपूर है। हमें उसीका अनुकरण करना है। ड्चोंके बालकोंके लिए अंग्रेजी 
भाषाकी बहुत जरूरत है, फिर भी वे अपने बच्चोंकों स्थानिक डच, जिसे वे  ठाल ” 
कहते है, पढ़ाते हैं। इस “ टाल ” भाषाकी पुस्तक थोड़ी ही हैं। फिर भी वे मानते हैं कि वे 
अन्तर्में उस भाषाकों शक्तिशाली बना लेगे। यह सम्भव है। उनमे इत्तना उत्साह है, 
इसीलिए वे राज्यका नियन्त्रण अपने हाथोंमें ले सके हूँ। 

यहुदी लोग अपनी भाषा यीडिशसे बोअरों-जितना तो नहीं, फिर भी बहुत प्रेम रखते हैं। 
यह भाषा थोड़े दिन पहले बिल्कुल ग्रामीण थी। बड़े-बड़े यहूदी मानते हैं कि जब यहुदियोंकों 
यीडिशसे सच्चा प्रेम होगा तभी वे राष्ट्र बन सकेंगे। 

फिर, हमारी अपनी भाषाकों हमे मान देना चाहिए। उसको समृद्ध करना और 
उसमें बहुत-सी पुस्तक पढ़ना-लिखना हमारा कतंव्य है। 

इस लेखका अर्थ यह नहीं है कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी है अथवा उसकी परवाह कम 
करनी है। वह भाषा शासकोंकी और बेसे ही लगभग विश्वकी भाषा बन गईं है, इसलिए उसे 
हरएकके लिए सीखना जरूरी है। काम' पड़नेपर उसका उचित उपयोग करता आना चाहिए। 
उसको अच्छी तरहसे लिखना और पढ़ना सीखनेकी जरूरत है। परन्तु जिस तरह कुछ यूवक 
करते हैं उस तरह करनेसे कोई अथ-सिंद्धि नहीं होती । कोई कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति अपने जैसे ही 
कम पढ़े-लिखे व्यक्तिको अंग्रेजीमें पत्र लिखे तो उसमें किसीका कोई लाभ नहीं । उससे पूरी-पूरी 
गलतफहमी होगी और खराब लिखनेकी आदत बढ़ेगी। अच्छा नियम तो यह जान' पड़ता 
है कि जिसको पत्र लिखे यदि वह व्यक्ति हमारी मातृभाषा न जानता हो तो वहाँ अंग्रेजीका 
उपयोग किया जायें। हम अंग्रेजी तो सीखें, मगर अपनी भाषा न भूलें । अपनी भाषा सीखनेके 
बाद अंग्रेजी सीखें, अथवा दोनों भाषाएँ साथ-साथ सीखें, और ऊपरका नियम याद रखें। 
जिनको अपनी भाषाका अभिमान नहीं है और जो उसे पूरी तरह नहीं जानते, उनमें स्वदेशीका 
सच्चा उत्साह नहीं हो सकता है। गुजराती भाषा भारतकी दूसरी भाषाओंकी तुलनामें बहुत 


तुकीका उदाइरण १७९ 


दरिद्र अवस्थामों है; और हम देखते हैँ कि स्वदेशीके उत्साहमे भी गुजरात सबसे पीछे है। 
गूजराती भाषाकी उन्नति करना गृजरातियोंका कतंव्य है। वसा करनेसे हम सब सच्चे 
भारतीय बन सकेंगे। 

| गृजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ३०--१-१९०९ 


११३. तुकींका उदाहरण 


तुर्कीमं संसदकी स्थापना हुई कि अंग्रेज तुरन्त झूक गये। ब्रिटिश लोकसभाके तीन सौसे 
ज्यादा सदस्योंने [तुर्कीकी | संसदके प्रति अपनी शुभकामनाएँ भेजी हैं। उसपर प्रधान-मन्त्री 
श्री ऐस्क्विथके भी हस्ताक्षर हँ। कहा जाता है कि जो सदस्य हाजिर थे उन सभीने 
हस्ताक्षर किये। जो लोग तुर्कीर्में संसदकी स्थापनाका अधिकार प्राप्त कर सके वे कौन 
थे, अब इसका विवरण अखबारोंमें आ रहा है। आस्ट्रिया तुकीसे भिड़ा, तो तुर्कीने तलवार 
म्यानसे निकाले बिना और बन्दूकसे गोली दागे बिना उसे जोरोंका थप्पड़ मारा। पाठकोंको 
याद होगा कि तुर्क जातिने आस्ट्रियाके माऊका बहिष्कार किया था। यह बहिष्कार आस्ट्रियाके 
कुछ झुक जानेपर भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अखबारी खबरोंके अनुसार आस्ट्रियाके 
अनुमानसे इस थोड़े-से समयमें आस्ट्रियाकी १७,००,००० पौंडकी क्षति हुई है। तुर्कीके अनुमानसे 
यह क्षति ३०,००,००० पॉौंडकी हुई है। जब' माल-जहाज' आस्ट्रियासे माल लेकर तुर्कीके 
बन्दरगाहोंमे पहुँचे तब आस्ट्रियाके राजदूतने माल उतरवानेके लिए बहुत' दौड़-धूप की, किन्तु 
तुक॑ अधिकारियोंने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। बोझा ढोनेवालोंतक्नों अपनी मजदूरी 
की परवाह नहीं की। बन्दरगाहमें आस्ट्रियाके मालको उतारनेवाला एक भी तुके नहीं मिला। 
इसपर आसस्ट्रियाकी सरकारने सुल्तानकों कड़ा विरोधपत्र लिखा। इससे तुर्क छोग समझ 
गये कि आस्ट्रियाको असह्य आघात लगा है ओर बहिष्कारका जोर दुगूना हो गया। पहले 
तो आस्ट्रियासे आनेवाली फेज (तुर्की) टोपी और दियासलाईका बहिष्कार किया गया। पीछे 
ज्यों-ज्यों लोगोंको यह पता चलता गया कि आपस्ट्रियासे क्या-क्या माल आता है त्यीं-त्यों वे 
दूसरे मालका भी बहिष्कार करते गये। पेरिसमें युवक तुर्की दल (यंग ढक पार्टी) के प्रसिद्ध 
नेता अहमद रजा पाशासे किसीने पूछा तो उन्होंने कहा, हमने बेशक आस्ट्रियाका बहिष्कार 
किया है और वह अमी चाल रहेगा। आस्ट्रियाको नुकसान होता है, यह देखना हमारा काम 
नहीं है। यह ती हमने हाथ आड़ा देकर अपना बचाव-भर किया है। पहला वार आपस्ट्रियाने 
किया था, अब' वह उसका स्वाद चखे। ” अखबारोंका कहना है कि इस भारी बहिष्कारसे 
ही इस्तम्बूलः और विएनाके बीच' सन्धिकी बातचीत शुरू हुई। 

यह लड़ाई जातीय' सम्मानके लिए लड़ी गई है और इस' सम्मानकी रक्षा करनेमें गरीब' 
और अमीर, किसीने भी अपने नूकसानकी परवाह नहीं की। इसीलिए आपस्ट्रियाकों चुपचाप 
दब जाना पड़ा। यह उदाहरण द्वान्सवालके भारतीयोंके लिए अच्छी तरहसे हृदयंगम' कर छेने 
योग्य है । 

[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


११४. सेरा जेलका दूंसरा अनुभव [५] 


धर्म-संकट 

मेने अभी आधो सजा ही काटी थी कि फीनिक्ससे तार आया कि श्रीमती गांधी बहुत 
बोमार है, हालत चिन्ताजनक है, अतः मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। इस खबरकों सुनकर सब 
ग्रेग बहुत दुखी हुए। मेरा फर्ज क्‍या है, इस' विषयमे मुझे कोई सन्‍्देह नहीं हुआ। जेलूरने 
पूछा, अब आप जुर्माना भरकर जाना चाहेंगे या नहीं? मने तुरन्त उत्तर दिया कि में 
कभो जुर्माता भर हो नहीं सकता। से-सम्बन्धियोंस बिछोह होना भी हमारी लड़ाईका/ एक 
हिस्सा है। जेलर सुनकर हँसा। उसे खेद भी हुआ। मेरा यह निर्णय पहली नजरमें 
कठोर-जैसा मारूम होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसी स्थितिमों सच्चा निर्णय यही था। 
में देश-प्रेमको अपने धर्मका ही एक हिस्सा समझता हूँ । उसमें सारा धर्म नहीं आता, यह बात 
सही है। लेकिन देश्-प्रेमके बिना धर्मका पालन पूरा हुआ नहीं कहा जा सकता। धर्मके 
पालनमें स्त्री-पुतादिका वियोग सहन' करना पड़े, तो वह भी करना चाहिए। [ प्रसंग आनेपर | 
उन्हें खो देनेके लिए भी तेयार रहता चाहिए। यही नहीं कि इसमें निर्दंयताकी कोई बात 
नहीं है; बल्कि यही हमारा कर्तव्य है। जब इसी तरह हमे मरण-पर्यन्त लड़ना है, तो फिर 
दूसरा विचार हो ही नहीं सकता। हछॉर्ड रॉबर्ट्सने हमारे कामसे कम दर्जेके काममे अपना 
एकमात्र पुत्र वो दिया; और चूँकि खुद लड़ाईमें फेंसे हुए थे, इसलिए वे उसे दफन करनेंके 

लिए भी नहीं जा सके।' ऐसे उदाहरणोंसे दुनियाका इतिहास' भरा हुआ है। 

काफिरोंका झगड़ा 

जेलमें कुछ काफिर कंदी बहुत क्र प्रक्ृतिवाले होते हँ। उनमें लड़ाई-झगड़ा तो होता 
ही रहता है। कोठरीम बन्द किये जानेके बाद वे आपसमें लड़ते रहते हैँ और कभी-कभी सनन्‍्तरीसे 
भी लड़नेके लिए तंयार हो जाते हूँ। इन कंदियोंने सन्‍्तरीकों दो बार पीठा भी था। 
ऐसे कैदियोंके साथ भारतीय कंदियोंकों बन्द करनेमें जोखिम है, यह तो स्पष्ट ही है। यद्यपि 
भारतीय कीदियोंको लिए ऐसा प्रसंग नहीं आया; लेकिन सरकारी कानून जबतक यह कहता है 
कि भारतीय केदियोंकों काफिरोंके साथ गिना जाये, तबतक स्थिति खतरनाक ही कही जायेगी । 


जेलमें बीमारी 


जेलमें बहुत-से कैदियोंको कोई खास बीमारी नहीं हुई। श्री मावजीके विषयमें में कह 
चुका हूँ। श्री राजू तामके एक तमिल भाई थे। उन्हें जोरोंकी पेचिश हो गई थी। उनकी 
तबीयत बहुत कमज़ोर हो गई थी'। उसका कारण' उन्होंने यह बताया कि उन्हें हर रोज 
तीस प्याला चाय पीनेकी आदत थी; जेलमें चाय न मिलनेसे ही ऐसा हुआ। उन्होंने चाय 
माँगी थी, लेकिन चाय तो मिल नहीं सकती थी। पर उन्हें दवा दी गईं और जेलके डॉक्टरने 


१५ देखिए “पत्र ; ए० एच० वेस्टको ”, पृष्ठ १०८ । 
३. देखिए आत्मकथा, भाग ३, अध्याय १०। 


मेरा जेलका दूसरा अनुभव [५] १८३१ 


दो पौंड दूध और डबल-रोटी देनेका भी हुक्म दिया। उनकी तबीयत इससे फिर ठीक 
हो गईं। श्री रविक्ृष्ण तालेवंतरसिहकी तबीयत अन्ततक खराब ही रही। इसी तरह काजी 
और श्री बावजीर अन्ततक बीमार रहे। श्री रतनसी सोढा चातुर्मास करते थे और इसलिए 
एक ही बार खाते थे। खुराक जैसी चाहिए वसी न मिलनेके कारण, वे भूख सह तो लेते 
थे, छेकित अच्तमें उनके शरीरपर सूजन आ गई थी। इसके सिवा और भी कुछ लोगोंकों 
मामूली बीमारियाँ हुईं । 

लेकिन सब “मिलाकर अतुभव यह रहा कि बीमार भारतीयोंने भी हार नहीं मानी । 
देशके' लिए वे' यह सारा कष्ट उठानेके लिए तयार थे। 


कुछ अडुचनें 


अनुभव यह हुआ कि बाहरके कष्ठोंकी अपेक्षा भीतरी कारणोंसे होनेवाले कष्ठ ज्यादा 
दुःखदायी थे। हिन्दू-मुसछमान तथा ऊँच-नीचके भेदका आभास कभी-कभी जेलमें भी मिल 
जाता था। जेलमें सभी वर्गों और सभी वर्णोंके हिन्दू एक साथ रहते थे। इससे यह बात स्पष्ट 
हो गई कि हम स्वराज्य चलानेके कितने अयोग्य हैं; यद्यपि यह भी समझमें आ गया कि 
स्व॒राज्य, हम चला ही' नहीं सकते, सो भी नहीं है क्योंकि अंतर्में इस तरहकी सभी अड़चने 
समाप्त हो गईं। 
कुछ हिन्दू यह कहते थे कि हम मृसलमानोंके हाथका बनाया हुआ खाना नहीं खा 
सकते । में अमुक आदमीके हाथका बनाया हुआ खाना नहीं खा सकता --- ऐसा कहनेवाले मनुष्यको 
हिन्दुस्तानके बाहर कदम ही नहीं रखना चाहिए। मेने यह भी देखा कि काफिर या गोरे 
हमारे अन्नको छूलें, तो उसमें इन लोगोंको कोई आपत्ति नहीं होती थी। एक बार एक भाईने 
ऐसा सवाल उठाया कि अमृक आदमी तो ढेढ़ा है, उसके पास' में नहीं सो सकता। यह 
प्रसंग' भी हमारे लिए लज्जाजनक था। इस सवालकी' गहराईमें जानेपर मालम' हुआ कि 
ऐसी आपत्तिका कारण यह नहीं था कि आपत्ति उठानेवाले भाईको स्वयं इसमें कोई बाधा 
थी। इसके पीछे कारण यह था कि यदि इस घटनाकी खबर देशमें पहुँची, तो उनके 
जातिवाले छोग आपत्ति करेंगे। में तो ऐसा मानता हाँ कि इस' तरह ऊँच-मीचके ढोंगसे और 
जातिके अत्याचारके डरसे हम संत्यको छोड़कर असंत्यका पोषण कर रहे है। यदि हम जानते हैं 
कि ढेढ़का तिरस्कार करना ठीक नहीं है, और तब भी जातिके या दूसरे किसीके गलत डरसे 
सत्यका त्याग करते हैं तो हम सत्याग्रही कैसे कहे जा सकते हैं? में तो चाहता हूँ कि इस 
लड़ाईमें भाग लेनेवाले भारतीय जातिके खिलाफ, कुटुम्बके खिलाफ और-जहाँ अधम देखें वहाँ 
उसके खिलाफ सत्याग्रही बनकर लड़ें। मेरा! निश्चित मत है कि वे ऐसा नहीं करते, इसीलिए 
लड़ाईमें इतना ढीलापन है। हम सब भारतीय हैं। तो फिर एक ओर आपसभें निरथक भेद 
रखकर लड़ता और दूसरी ओर (सरकारसे) हक माँगना, इन दोनों बातोंका मेल नहीं 
बैठता। अथवा, देशमें हमारा क्‍या होगा, इस डरसे यदि हम जो सही है वह नहीं करते, 
तो फिर अपनी लछड़ाइयोंमें हम कैसे जीतेंगे ? #रकर कोई काम छोड़ देना तो कायरताका 
लक्षण है। और सरकारके खिलाफ हमारा जो महायुद्ध चल. रहा है, उसमें कायर भारतीय 
आखिरतक टिक नहीं सकते । 


१, अन्तथजोंकी एक जाति | 


१८२ सम्पूणे गांधी वास्सय 


जेल कौन जा सकता है? 

ऊपर दिये गये उदाहरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यसनी, जात-पाँतके गलत भेद 
माननेवाला, झगड़ाल्‌, हिन्दू-मुसलमानमें फके करवेवाला और रोगी --ये सब जेल जानेके लिए 
अयोग्य माने जाने चाहिए। ऐसे लोग वहाँ जायेंगे तो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकेंगे । 
इस' प्रकार हम देख सकते हैं कि देश-हिंतके लिए, सम्मान समझकर जेल जानेवाले लोगोंको 
शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक तीनों दृष्टियोंसे स्वस्थ होना चाहिए। रोगी आदमी 
आखिरमें थक' जायेगा। हिन्दू-मूसलमानमें भेद करनेवाला, में ऊंचा और दूसरा नीचा-- 
ऐसा विचार रखनेवाला, व्यसनर्मों फेसा हुआ तथा चाय, बीड़ी या दूसरी किसी वस्तुके पीछे 
पागछ बना हुआ आदमी अन्ततक' नहीं लड़ सकता। 


जेलमें मैंने कया पढ़ा? 


यद्यपि सारे दिन कंदीको जेलमें काम रहता है, तो भी सुबह-शाम और रविवारके 
दिन कुछ पढ़नेका समय मिल' सकता है। और जेलूमें कोई दूसरी झंझट नहीं होती, इसलिए 
पढ़नेका काम शान्‍्त मनसे किया जा सकता है। समय बहुत कम मिलता था, फिर भी मेने 
महान लेखक रस्किनकी दो पुस्तकें, महान थोरोके निबन्ध, बाइबल” का कुछ हिस्सा, 
गेरिबाल्डीका जीवन-चरित्र (गूजरातीमें ), लॉडे बेकनके निबन्ध (गुजरातीमें) तथा हिन्दुस्तानसे 
सम्बन्धित दूसरी दो पुस्तकों पढ़ीं। रस्किन और थोरोकी पुस्तकोंमें ढूँढ़नेपर सत्याग्रहके 
तत्त्व भी मिल सकते है। उपर्युक्त गूजराती पुस्तक सबके पढ़नेके लिए श्री दीवानने भेजी 
थीं। इसके सिवा, भगवद्गीता” तो रूगभग हमेशा ही में पढ़ता था। इस' अध्ययन और 
मननका परिणाम यह हुआ कि सत्याग्रहके विषयमें मेरा मत' अधिक दंढ़ हो गया है और आज' 
में कह सकता हूँ कि जेलसे थोड़ा भी घबड़ाने या ऊब उठनेका कोई कारण नहीं है। 


हो प्रकारके विचार 


ऊपर जो-कुछ छिखा गया है, उसे पढ़कर हमारे मनमें दो प्रकारके विचार उठ 
सकते हैं। 

एक तो यह कि जेलमें जाकर बन्धन भोगना, मोटी, खुरदरी और खराब पोशाक पहनना, 
जैसा-तंसा खाना, सन्‍्तरीकी छातें सहना, काफिरोंके बीचमें रहना, जो काम दिया जाये, वह 
रुचे या न रुचे फिर भी करना, अपने नौकर होने छायक सन्‍्तरीकी हमेशा ताबेदारी करना, 
अपने सगे-सम्बन्धियों या दोस्तोंसे न मिल सकता, किसीको पत्र न लिख सकना, आवश्यक 
वस्तुओंका न मिलना, लठेरों और चोरों आदिके साथ एक: जगह रहना और सोना -- यह सब 
कष्ट किसलिए उठाया जाये ? इससे तो मरना भरा। जुर्माना देकर छटठना अच्छा, लेकिन 
जेल जाना अच्छा नहीं। भगवान करे, जेल किसीको न हो । यदि कोई इस तरह सोचे 
तो वह निबल हो जायेगा, जेलसे डरेगा और वहाँ जो धर्मका्य करना है सो नहीं करेगा । 

दूसरा विचार जो हमारे मनमें उठ सकता है, यह है कि में देशके हितके लिए, अपनी 
प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए, धर्म-पालनके लिए जेल जाता हूँ । यह तो मेरे सौभाग्यका चिह्न है । 
इसके सिवा, जेलमें मूझे कोई कष्ट तो है नहीं। बाहर मुझे अनेक लोगोंका हुक्म' बजाना 
पड़ता है; लेकिन जेलमें मुझे किसी बातकी चिन्ता नहीं रहती। वहाँ न मुझे कमानेकी 
चिन्ता है और न खानेकी। खाना तो नियमपुर्वक दूसरे लोग पकाते हैँ। मेरे शरीरकी 


टान्सवालफो लड़ाई १८३ 


हिफाजत सरकार करती है । इस सबके लिए मुझे कुछ देना नहीं पड़ता। और कसरत 
खूब हो जाये, इतना काम मिलता है। मेरे सारे व्यसन वहाँ अनायास ही छूट जाते हैं। 
मेरा मन मुक्त रहता है। मुझे ईश्वर-भजन करनेका सहज ही अवसर मिल जाता है। मेरा 
दरीर दूसरोंके अधीन होता है, लेकिन मेरी आत्मा अधिक म॒क्‍त' हो जाती है । में नियमके 
अनुसार उठता और बेठता हूँ। मेरे शरीरकी सार-सेंभाल भी वे ही करते हैं, जो उसे 
नियन्त्रण में रखते हैँ। इस' तरह, किसी भी दृष्टिसे देखें, वहाँ में मुक्त हें । कभी-कभी मेरे ऊपर 
कृष्ट आ पड़ता है, कोई दुष्ट सन्‍्तरी मुझे मारता-पीटता है, लेकिन उससे में धीरज रखना 
सीखता हूँ; और यह समझकर खूब होता हूँ कि यह अनुभव मुझे जेलमें ऐसी घटनाओंकों 
रोकनेका प्रयत्न करनेका अवसर देता है । ऐसा सोचकर जेलको पवित्र और सुखदायक 
मानता और बनाना हमारे हाथमें है। थोड़ेमें कहें तो सुख और दुःख तो मनकी दो विभिन्न 
स्थितियाँ-भर हैं । 

में आशा करता हूँ कि जेल-जीवनका मेरा यह दूसरा अनुभव पढ़कर पाठक इसी 
निरचयपर आयेंगे कि देशके लिए अथवा धर्मके लिए जेल जानेमें, जेल-जीवनकी तकलीफ 
उठाने में अथवा दूसरी तरहसे मुसीबत झेलनेमें ही हमें सुख भानना है। 


[गजरातीसे] 


इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 
(समाप्त) 


११५. द्वान्सवालकी लड़ाई 


ट्रान्सवालकी लड़ाई अब पूरा जोर पकड़ चुकी है। [ब्रिटिश भारतीय | संघके अध्यक्ष 
जेल गये । मद्रासियोंके लगभग सारे नेता जेलमें विराजमान हैं। दूसरे व्यापारी भी जेलमें हें। 
इस' प्रकार थोरोका यह कथत' सच्चा सिद्ध होगा कि जो लोग अच्यायी राज्यमें अन्यायके 
आगे सिर झुकाना नहीं चाहते उनका निवास जेलमें होना चाहिए। 

इस' बारकी सजा कोई सात दिनकी या हफ्ते-दो-हफ्तेकी नहीं है।' हमारे जोहानिसबर्गके 
संवाददाताने खबर दी है कि थोड़े ही दिनोंमें बाकी नेता भी गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। हम 
इस' सबको सनन्‍्तोषजनक' मानते हों। जैसे-तैसे दुःख भोगनेका ढोंग करके थोड़े ही दिन जेलमें 
रहनेपर हम जो-कुछ माँगते हों वह मिल जाता तो हम प्राप्त वस्तुको निभा या पचा न 
सकते । संसारका ऐसा नियम है कि जो वस्तु जिस' उपायसे मिलती है उसको उसी' उपायसे' 
रखा जा सकता है। इसका अत्यन्त साधारण उदाहरण यह दिया जाता है कि शक्तिसे 
प्राप्त राज्य गक्तिसे ही निभाया जा सकता है। इसी नियमके अनुसार कुछ जहंकारी, 
स्वेच्छाचारी' और नासमझ' अंग्रेज यह मानते हाँ कि तलवारके' बलसे लिया हुआ' भारत 
तलवारके बलसे ही रखा जा सकता है। यह मान्यता भूल-भरी है, यह सहज ही दिखाई 
पड़ जाता है। यहाँ तो हमने ऊपर जो नियम बताया उसको स्पष्ठ करनेके लिए ही यह 
उदाहरण दिया है। इसलिए इस संम्बन्धर्में ज्यादा कहनेके बजाय हम इतना ही कहेंगे कि 


१. स्वयं गांधीजीकों २० फरवरीको तीन मासकी केदकी सजा दी गईं थी | 


१८४ सम्पूणे गांधी वाइमय 


भारतको तल्वारके बलसे नहीं, बल्कि हमारी आपसी फंटके कारण हमारी ही शक्तिका 
लाभ उठाकर जीता गया है। इसलिए ऊपरके नियमके अनुसार तो हमारी फूटको कायम 
रखकर और हमारी ही शक्तिका उपयोग हमारे विरुद्ध करके भारतकों कब्जेमें रखा जा 
सकता है। इस दृष्टिसे आगे सोचनेपर हम यह भी देखते हैं कि यदि हम भारतीय, हिन्दू 
और मृसलभान, संगठित हो जायें और अपने देशवासियोंकों ही कुचलनेसे इनकार कर दें 
तो भारत परतन्त्र दशामें न रहे। ऐसा होते हुए भी अंग्रेजी झंडा भारतके ऊपर रह सकता 
है -- किन्तु वह दूसरी नीतिसे और छोगोंकी स्वतन्त्र सम्मतिसे। हालमें भी लोगोंकी सम्मति 
तो है; परन्तु उसके पीछे एक प्रकारकी छाचारी है। हम भारतकी बात यहीं खत्म करते 
हैं। हम इसमें से केवल द्वान्सवालकी लड़ाईके लिए सार निकाल लेना चाहते हैं । 

तो हमने देखा कि हम जिस' उपायसे अपनी माँग सरकारसे मंजर कराते हैं, उसी 
उपायसे उस माँगकी मंजूरीका लाभ भी उठा सकते हैं। यह बात ठीक हो तो यह निश्चित 
हो गया कि सत्याग्रहके उपायका अवलम्बन' संचाईसे करना चाहिए। उसके ऊपर कोई 
लांछन नहीं होना चाहिए। इस' विचारके अनुसार यदि हमारा पूरा जोर आजमाया जाता 
है तो इसमें हमारा लाभ है। आज यदि हम नाटकीय नहीं, सच्चा बल दिखायेंगे तो वह 
बल भविष्यमे पुरी तरहसे काम आयेगा। 

अब लड़ाई दुकानदारोंके ऊपर आ टिको है। यही ठीक' भी है। व्यक्तिगत' स्वार्थ तो 
दुकानदारोंका ही बड़ा है। उनकी इज्जत' ज्यादा है। इसलिए कानूनसे होनेवाला अपमान 
भी उन्हींको ज्यादा अखरता है। अतः, अब दृकानदारोंकीं बहुत सँमलना है। हमारा संवाद- 
दाता खबर देता है कि बहुत-से दृकानदार हिम्मत हार बैठे हैँ। उन दुकानदारोंमें जरा 
भी शर्म हो तो वे [फिर हिम्मत करके | लड़ाईमें भाग ले सकते हैं। वे फेरी लगाकर जेल 
जा सकते हैँ। उनमें खरी ईमानदारी होगी तो सरकार उनको जेलमें भेजे बिना रह ही 
नहीं सकती। श्री काछलिया और श्री अस्वात तो दुनियामें थोड़े ही होते हैं। दूसरे भार- 
तीय' दूकानदार उनके मुकाबले आधा भी जोर छूगायें तो लड़ाई चमक सकती है। वे ऐसा 
करें या न करें, जो जेलमें पहुँच गये हैँ और जिनमें अभी जेल-महलमें जानेका उत्साह 
है उनका कतंव्य स्पष्ट है। उनको तबतक बार-बार जेल जाना है, जबतक न्याय नहीं मिल 
जाता। उनका माल जाता है तो भले ही जाये। उनकों तो प्राण जाने तक लड़ना है। 
इसमें सब आ' गया। हम कामना करते हैं कि ईश्वर भारतीयोंको सुबुद्धि दे। श्री हॉस्केल 
आदि गोरोंकी चिट॒ठी' इंग्लैंड पहुँचनेके बाद भारतीय डरकर बेठ जायें तो यह हमारी 
कोई कम बदनसीबी नहीं कही जायेगी। यह तो हमारी बदतामीकी हद मारी जायेगी। 
हमें विश्वास है कि जो भारतीय दो वर्षोंसे छड़ रहे है, वे ऐसी बदनामीके' पात्र हरगिज 
नहीं बनेंगे। न्‍ 

[ गुजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियन, ६-२-१९०९ 


१, यह पत्र जनवरी ६, १९०९ को लमन्दन टाइग्सको लिखा गया था । देखिए परिशिष्ट ११ । 


११६. श्री काछलियाका विशेष आत्मत्याग 


हम देख चुके हैं, श्री काछलियाने समाजके लिए मान-भरी गरीबी स्वीकार की है ।' अब वे 
जोहानिसबर्ग जेलमें तीन माहका कड़ा कारावास भुगत रहे हैं। उनके साथ व्यापौरियोंगे से 
श्री. आमद मूसाजी तथा श्री मैमी भी हैं। श्री काछलियाने जो काम किया है, उसपर सारे 
भारतीय समाजको, और खासकर मृसलमान भाइयोंको, गये होना चाहिए। श्री काछलियाकों 
अंब और कुछ खास करनेको नहीं रहा। वे दूसरी बार हँसते-हँसते जेल गये हैं। जिस समाजमें 
ऐसे लोग मौजूद है, वह कभी पीछे नहीं हट सकता। ऐसे छोग दो-चार ही हों तो भी 
वे सारे समाजका बेड़ा पार रगा सकते हैं। 

हमें आशा है कि दूसरे सेकड़ों भारतीय श्री काछलियाके उज्ज्वल उदाहरणका अनुसरण 
करेंगे। ऐसे भारतीय जैसे-जसे दुःख उठाते जाते हैं, वेसे-वेसे समाजके क्तेव्यका बोझ बढ़ता 
जाता है। यह बात हरएक भारतीयको ध्यानमें रखनी है। श्री काछलिया तथा उनके 
साथी जेलमें रहें, और दूसरे भारतीय पीछे हट जायें तो इससे श्री काछलियाकी निनन्‍्दा नहीं 
होगी, समाजकी मानहानि होगी। 

तमिल लोगोंने तो हद ही कर दी है। उनके सारे मृख्य व्यक्ति इस' समय जेलमें 
जा बेठे हैं। इस' बारका काराबास' सिर्फ सात दिनका नहीं, तीन माहका है; वह सादा नहीं, 
सख्त है। ऐसे कारावासका भय रखे बिना जो भारतीय जेल' गये हैं उनकी बहादुरीका पार 
नहीं है । जेलकी मियाद पूरी होनेके पहले उन्हें छुड़ा लेना बाहर रहनेवाले भारतीयोंके 
हाथमें है। यह कैसे किया जा सकता है, सो हम अपनी जोहानिसबगंकी चिदृठीमें अच्छी 
तरह बता चुके हैं। 


[ गजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ६-२-१९०९ 


११७, सस्मेलन 


सारे दक्षिण आफ्रिकाका एक राज्य बनानेके उद्देश्यसे आयोजित सम्मेलनकी रिपोर्ट 
प्रकाशित हो गई है। उसमें दस' भाग और १५३ धाराएं है। यह रिपोर्ट ३० माचेको दक्षिण 
आफ्रिकाकी चारों संघ्तदोंमें पेश की जायेगी। यदि उसे मंजूर कर लिया गया तो सम्मेलन 
फिर मई महीनेमें ब्लमफॉन्टीनमें एक और अधिवेशन करेगा और जूनमें अपनी अन्तिम 
रिपोर्ट पेश कर देगा। उसे दक्षिण आफ्रिकाकी संसदें पास' करेंगी। फिर कुछ प्रतिनिधि 
इस' रिपोर्टको लेकर इंग्लैंड जायेंगे और उसके बाद एक' वर्षके अन्दर दक्षिण आफ्रिकाकी नई 
संसदकी बैठक होगी। ये बातें ऐसी हैं, जिनपर गोरे एक हद तक गवे कर सकते हैँ। उन्होंने 
अपने काभमें एकता दिखाई और अपने निजी स्वाथोंका त्याग किया, इस बातपर हम उन्हें 
बधाई देते हैं। जो लोग ऐसा कर सकते हैं, उन्हें विजय मिले, इसमें कोई आर्चयकी बात 


१, देखिए “श्री काछलियाका आत्मत्याग *, पृष्ठ १७७ । 


१८६ सम्पूणे गांधी वाडसय 


नहीं है। अलबत्ता, उनके इस कार्यके फलस्वरूप दूसरे लोगोंपर अन्याय तो नहीं होता, यह 
अलग' सवाल है। इस सम्मेलनने तो इतना ही सिद्ध किया है कि छोग' यदि बुरे कामके 
लिए भी इकट्ठे होकर आन्दोलन करें, तो उन्हें कुछ सफलता मिल ही जाती है। 

इस सम्मेलनके फलस्वरूप [ सम्पूर्ण | दक्षिण आफ्रिकाके लिए एक संसद ओऔर एक उच्च 
न्यायालयकी स्थापना होगी। संसदके मातहत मौजूदा उपनिवेक्षोंमें से प्रत्येक उपनिवेशके लिए 
एक परिषद होगी। यह परिषद साधारण कानूनोंकी रचना कर सकेगी। चुंगी और रेलवेका 
महकमा [सारे देशके लिए | एक ही होगा। प्रिटोरिया इस संघ-राज्यकी राजधानी होगी। 
लेकिन संसदका अधिवेशन केप टाउनमें होगा। नया उच्च न्‍्यायारूय ब्लूफॉन्टीनमें रहेगा। 
दक्षिण आफ्रिकाका एक गवर्नर जनरल होगा। संसदके दो सदन होंगे; सीनेट और असेम्बली । 
सीनेटमें ४० सदस्य होंगे। उनमें से आठको सरकार नामजद करेगी। बाकी सदस्य प्रास्तों द्वारा 
चुने जायेंगे। असेम्बलीमें १२१ सदस्य होंगे; इनमें केपके ५१, नेटालके १७, द्वान्सवालके ३६ 
और आऑरेंज फ्री स्टेटके १७ होंगे। 

इस संघका परिणाम भारतीयों और दूसरे काले लोगोंके लिए भयंकर होगा। काले 
लोगोंको कहीं भी मताधिकार नहीं होगा, और इस रिपोर्ट्में यह सिफारिश की गई है 
कि केप प्रान्तमें उन्हें जो भी मताधिकार प्राप्त है वह उनसे छीन लिया जाये। किन्तु 
मताधिकार तो एक मामूली-सी बात है। जहाँ हमें खड़े होनेकी भी जगह नहीं दी जा रही है, 
वहाँ मताधिकारका' कोई उपयोग हो ही नहीं सकता। जहाँ गुलाम और गुलामोंके मालिक 
दोनों हों, वहाँ गुलामों और उन्तके मालिकोंको अपने ऊपरी अधिकारी नियुक्त करनेके लिए समान 
मताधिकार दिया जाये, तो भी गुलामको मिला हुआ मताधिकार किसी कामका नहीं होगा। 
वह मताधिकार उसके लिए तभी उपयोगी हो सकता है जब उसे पहले स्वतन्त्रता दी जाये 
और स्वतन्त्रताकी कीमत समझनेके लिए आवश्यक तालीम दी जाये । अन्यथा उसका मताधिकार 
मताधिकार ही नहीं है। इस देशमें हमारी स्थिति गुलामीकी है। स्वतन्त्रताका मूल्य समझनेके 
लिए आवश्यक ताल़ीम भी हमारे पास नहीं है। ये दोनों वस्तुएँ हमें एक साथ मिलनी चाहिए। 
यह तो हो नहीं सकता कि जो हमारे मालिक कहे जाते हैं वे हमारी बेड़ियाँ खुद तोड़ दें। 
इसलिए हमें खुद ही अपनेको तालीम' देनी होगी और अपने प्रयत्नोंसे ही स्वतन्त्रता प्राप्त 
करनी होगी। जबतक हमने ऐसा नहीं किया है तबतक मताधिकारका, हमारी रायमें, कोई 
मूल्य नहीं है। तो अब हम इस सम्मेलनकी दूसरी बेड़ियोंपर विचार करें। 

विभिन्न प्रान्तोंमें जो भी कानून आज हैं, वे सब कायम रहेंगे। यानी, ऑरेंज रिवर कालोनी, 
ट्रान्सवाल आदियमें हमारे खिलाफ जितने भी कानून हैं वे सब ज्यों-के-त्यों रहेंगे। हमें एक 
प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें जानेका अधिकार नहीं होगा; इसके सिवा नई संसदको दूसरे कानून 
बनानेकी सत्ता भी होगी। इसका नतीजा यह होगा कि विभिन्न उपनिवेशों या प्रान्तोंमें आज 
जो कठोरसे-कठोर कानून हैं दूसरी जगहोंमें भी वेसे ही कानून बनाये जायेंगे। 

सम्मेलवतकी रिपोर्टसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उससे द्वान्सवालमें भारतीयोंका' प्रइन 
हल नहीं हुआ है। और यदि भारतीय हाथपर-हाथ घरकर बैठे रहे तो सारे दक्षिण 
आफ़िकामें भारतीयोंकी हालत खराब हो जायेगी। हरएक भारतीय को, जो दक्षिण आफ्रिकामें 
गुलामकी तरह नहीं रहना चाहता, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए; और यदि वह 
ट्रान्सवालका हो तो उसे अपना सिर हथेलीपर रखकर लड़ाईमें शामिल हो जाना चाहिए। 


हारे हुए छोगोंके लिए १८७ 


यदि वह द्वान्सवालसे बाहरका हो तो उसे द्वान्सवालके भारतीयोंको ज्यादासे-ज्यादा प्रोत्साहन 
और सहायता देती चाहिए। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-२-१९०९ 


११८. हारे हुए लोगोंके लिए 


पॉचेफ्स्टूस और क्लाक्सेंडॉरप हार गये । दूसरे शहरोंमें भी भारतीय हारे हुए जान पड़ते 
हैं। फिर, पॉचेफ्स्ट्ससे तो अखबारोंमें तार भेजा गया है कि जो पॉचेफ्स्ट्रम बहुत मजबूत 
था, वह झुक गया, इसलिए दूसरे शहर तो झुकेंगे ही, और अब सत्याग्रह नहीं चलेगा। 

जो हार गये हैं उनका कुछ कर्तव्य है। हम उनको उसका ध्यान दिलाना चाहते हैं। 
वे जानते हैं कि लड़ाई तो लड़ने योग्य ही है। उनसे कष्ट सहन' नहीं हुए, इसलिए वे झुक गये । 
इस प्रकार जो गिरे हैं, उनके मनमें दूसरोंको गिरानेका खयाल न आना चाहिए। जो हार 
गये हैं वे भी सरकारकों बता सकते हैं कि “हम जो हारे हैं, उसका कारण हमारी कमजोरी 
है; किन्तु जो हारे नहीं हैं, हम उनकी जीत चाहते हैं। हम उनको जितना सम्भव होगा, उतना 
बल देंगे।” वे इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसा न करेंगे तो झुक जानेका कारण उनकी 
निर्बंडता माननेके बजाय यह माना जायेंगा कि वे जान-बूझकर देशके दुश्मन बन गये हैं। 
हारे हुए लोग अखबारोंमें छिख सकते हैं कि हम हार गये, मगर यह नहीं चाहते कि दूसरे 
भी हार जायें। 

वे ऐसा न करेंगे तो इससे लड़ाई कुछ बन्द नहीं हो जायेगी। लड़ाई चलेगी। किन्तु 
वे [हमारा | विरोध करेंगे तो वह लम्बी खिचेगी। वे अपने हार जानेंकी कमजोरी मान 
लेंगे तो अर्थ यह होगा कि उन्होंने उतनी मदद की। उस ह॒ुद तक लड़ाईकी' अवधि भी कम 
हो जायेगी । 

इसके अछावा, यदि उनका जेल जानेका विचार हो तो वे जा सकते हैं। इटलीमें जब 
देश-प्रेमकी भावना लोगोंकी नस-नसमें दोड़ रही थी, तब जो लड़ाईमें भाग नहीं लेते थे वे 
भी उसका विरोध नहीं करते थे। वे अपनी दुर्बलता स्वीकार करके उससे अलग रहते थे; किन्तु 
दूसरी तरहसे बहुत सहायता दिया करते थे। वैसा ही हारे हुए भारतीय भी कर सकते हैं। 
इन विचारोंपर उन्हें ध्यान देना चाहिए। उनका कतेंव्य तो यह था कि वे श्री दाउद मुहम्मद 
आदिके नाम स्मरण करके मजबूत बने रहते । वैसा नहीं हुआ है, तो अब हमने इस इरादेसे कि 
उन्हें और ज्यादा कष्ट न हों, ऊपर जो बातें बताई हैं, उनके अनुसार वे काम कर सकते हैं। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियन, १३-२-१९०१९ 


११९, श्री रादिश्यिकी अपील 


हम श्री रॉदेरियाकी अपील में हार गये।' इसमें कोई आइचर्यकी बात नहीं । श्री नायड़के 
मुकदमेमें भी न्‍्यायाधीशोंका जो रुख था उससे जाहिर हो गया था कि हम यह अपील भी 
हारेंगे। ये दोनों अपीलें सत्याग्रहियोंकों संकेत देती हैं कि उन्हें अपीक सिर्फ खुदासे करनी 
है। दुनियवी न्यायालय उनके लिए नहीं हैं। हो भी कैसे सकते है? अच्धे राजाके न्याया- 
लय भी अन्धे ही होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि नन्‍्यायारूयोंके अधिकारी -- न्यायाधीश 
-- अन्धे हैं, बल्कि अर्थ यह है कि अधिकारी यदि अन्यायपूर्ण कानूनपर अमल करते हैं तो 
उसका दूसरा क्‍या परिणाम हो सकता है? इसलिए ठीक तो यह है कि सत्याग्रही अपील 
अपनी शक्तिसे करे; ईश्वरमें उसकी जो आस्था है और खुदाने उसे जो बल दिया है, 
उससे करे। उसकी यह अपील कभी व्यर्थ न जायेगी। 

कुछ भारतीय तो इस अपीलसे हारे हुए-से दिखाई देते हैँ। उनके मनको भारी धक्का 
लगा जान पड़ता है। इन भारतीयोंको डरपोक समझना चाहिए । [वे सोचते हैं: | “हाय, अब 
तो देशसे निर्वासित होना ही पड़ेगा! “ किन्तु “ निर्वासन ” का अर्थ कया है? निर्वासित किये 
जानेपर वापस तो आना ही है। निर्वासित होने या जेल जाने -- दोमें से चुनाव करना पड़े तो 
एक हद तक तो निर्वासित ही होना चाहिए, क्योंकि निर्वासित किया गया व्यक्ति फिर और लड़ 
सकता है। अपील हारनेसे हक नहीं मारे जाते। मारे तो हम तब जायेंगे जब हक छोड़ 
देंगे। जो द्वान्सवालको अपना देह माने बैठे हैं वे सरकारके निकालनेसे थोड़े ही चले जायेंगे। वे 
तो अपनी मर्जीसे ही जायेंगे। इसलिए हमें कहना चाहिए कि राँदेरियाकी अपीलका खयाहू 
किसीको करना ही नहीं है। 

| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-२-१९०९ 


१२०, डंकनके विचार 


श्री पैट्रिक इंकन स्वशासन मिलसनेसे पहले ट्रान्सवालके उपनिवेश-सचिव थे। उन्होंने अभी 
हालके सम्मेलनमें खास हिस्सा लिया था। स्टेट ' दक्षिण आफ्रिकाकी एक महत्त्वपूर्ण मासिक 
पत्रिका है। उसमें बहुत बड़े छोग ही लिखते हैं। उसके संरक्षक करोड़पति गोरे हैं। 

इस मासिक पत्निकामें श्री डंकनने एशियाई प्रशनके सम्बन्ध्में एक लेख लिखा है। वह 
बहुत गम्भीर और पढ़ने लायक है। इसके अतिरिक्त, उसका लेखक स्वयं इतना प्रभावशाली 
व्यक्त है कि उसमें भारतीयोंकी माँगोंको स्वीकृत करानेकी सामर्थ्य है। 

जो लोग अंग्रेजी जानते हैं वे इस लेखको अंग्रेजीमें पढ़ छें। हमारे पतन्नमें उसका 
तर्जुमा छापने छायक जगह नहीं है। उसे छापनेकी जरूरत भी नहीं है। उसका एक बड़ा 
हिस्सा ऐतिहासिक है, जिसे सब भारतीय जानते हैं। 


१. मामकेकी पहली सुनवाईके लिए देखिए “ जोदह्यमिसबगंकी चिट्ठी”, पृष्ठ ४ । 


डंकनके विचार १८९ 


लेखमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें हमारी माँगकों उचित माना गया 
है। यह भी बताया गया है कि जनरल स्मदसने कानूनको रद करनेका विचार किया था। 
सरकारपर सत्याग्रहका दबाव बहुत अधिक पड़ा है, इस बातका भी उल्लेख है। संक्षेपमें, 
उस लेखसे यह बात निश्चित रूपसे सिद्ध हो जाती है कि सरकारको सत्याग्रहकी शक्तिके 
सम्मुख झुकना ही पड़ेगा। यह सब महत्त्वपूर्ण है। किन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह 
बताई गई है कि अबतक सरकारके न झुकनेका कारण क्या है। फिर, श्री इंकन साफ-साफ 
बताते हैं कि शिक्षित भारतीयों | के प्रवेश | का प्रश्न बहुत गम्भीर है। मुख्य प्रश्न यह है कि 
उनको कानूनमें गोरोके समान प्रवेशकी छूट दी जाये या नहीं। यह कैसे दी जा सकती 
है? श्री डंकन कहते हैं कि यदि दक्षिण आफ़िकामें मुख्यतः गोरोंको ही आबाद करना है तो 
यह छूट नहीं दी जा सकती। इसके सिवा, श्री डंकन कहते हैं कि यह प्रइन द्रान्सवालका ही 
नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण आफ्रिकाका है। यह समझकर ही साम्राज्य-सरकारने प्रवासी कानूनको 
मंजूर किया है। इसी खयालसे सब गोरे लड़ते है और अभीतक लड़ रहे है। यदि ट्रान्सवालके 
भारतीय लड़ाई छोड़ दें तो केप, वेटाल और रोडेशियामें वही कानून बन जायेगा। यदि ट्वान्स- 
वालके भारतीय लड़ाई चलाते रहेंगे तो पूरे आफरिकामें वैसा कानूत नहीं बन सकेगा। 
श्री इंकनने इन विचारोंकों बहुत विस्तारसे व्यक्त किया है। इससे यह अनुमान होता है कि 
सम्मेलनका निर्णय होनेपर ही भारतीय प्रश्नका समाधान' होगा। 

किन्तु इससे पहले तो यह आवाज सुनाई देती है कि सत्याग्रहका आन्दोलन' बिखर गया 
है। यदि सत्याग्रह ही नहीं चलता तो फिर हमें सम्मेलनसे क्या? सम्मेलन कुछ भी 
क्यों न करें, किन्तु लड़ाई बन्द न होगी। सब भारतीय दो वर्ष तक लड़े। उन्होंने लड़ाईका 
स्वाद चखा। उसकी कुछ विशेषता उन्होंने देखी। सम्भव है, अब वे लड़ाईको छोड़ दें, किन्तु 
बहुत-से भारतीयोंके लड़ाई छोड़ देनेसे भी लड़ाई बन्द नहीं हो-सकती | वह तो तबतक चलती 
रहेगी जबतक एक भी लड़नेवाला होगा। किन्तु जो भारतीय अभीतक शझुके नहीं हैं, उनका 
ध्यान श्री डंकनके इस छेखकी ओर खींचना हमारा कतेंव्य है; और उन्हें श्री इंकनके शब्दोंकों 
ध्यानमें रखते हुए लड़ाई जारी रखनी है। 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-२-१९०९ 


१२१. श्री दाउद मुहम्मदकी देशसेवा 


श्री दाउद मुहम्मद लगभग पकी उम्रमें कौमकी अनोखी सेवा कर रहे हैं। वे जेलके 
भयको जीत चुके हैं। उन्हें निर्वासित किया जाता है तो उसका भी भय नहीं मानते। 
बहुत-से छोगोंसे उन्होंने हँसते-हँसते यह कहा हैं: सरकार मुझे सीमान्तपर जहाँ चाहे 
वहाँ छोड़े। ” दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके लिए अब बार-बार जेल जाना, और पैसे-टकेकी 
परवाह न करना कोई अनोखी बात नहीं है। श्री सोराबजीकी, जिनसे सत्याग्रहका 
दूसरा दौर शुरू हुआ, मूल्यवान सेवाओंके सम्बन्ध्में हम पहले ही लिख चुके हैं। क्‍या 
जेलमें और क्‍या बाहर, वे चुपचाप अपना काम करते ही जाते हैं। परन्तु इस बार हमें 
श्री दाउद मुहम्मदकी सेवाओंके सम्बन्धमें विशेष रूपसे लिखना है। मनुष्यके कामका मूल्य 
दो प्रकारसे आँका जा सकता है। एक तो उस कामके मूल महत्त्वकी दृष्टिसे, और दूसरे उसके 
परिणामकी दुष्टिसे -- अर्थात्‌ दूसरे मनुष्यपर उस कामका क्‍या असर होगा, उसकी तुलना 
करके । इस परिणामी मूल्यकी दृष्टिसे श्री दाउद मुहम्मदकी सेवाओंकोी कोई नहीं पा सकता। 
बात इतनी ही नहीं है कि श्री दाउद मुहम्मद नेठाल भारतीय कांग्रेसके अध्यक्ष हैं। वे दक्षिण 
आफ्रिकाके बहुत ही पुराने निवासी भी हैं। उनकी समझदारीका मुकाबछा कर सकें, ऐसे बहुत 
कम भारतीय दक्षिण आकफ्रिकामें होंगे। वे ऐसे होशियार है कि यदि वे अंग्रेजी पढ़े-लिखे होते तो 
आज किसी बड़े पदका उपभोग करते होते। उनकी व्यंग्य-शक्ति इतनी अच्छी है कि उससे 
बहुत-से लोग सहज ही प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने सैकड़ों 
रुपये लोगोंमें लगाये हैं। अपनी वाणी अथवा धनसे उन्होंने अनेक लोगोंका उपकार किया है। 
वे खुद पक्के मुसलमान हैं और सूरती छोगोंमें उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। इन कारणोंसे 
उनके कामका परिणामी मूल्य बहुत बड़ा हो गया है। हम नहीं मानते कि दक्षिण आफ़िकाका 
कोई भी भारतीय श्री दाउद मुहम्मदकों जेलमें रहने देकर अपने-आपको सुखी मान सकता है। 
उनके जेलमें रहनेसे लड़ाईकों लगातार जारी रखना भारतीय समाजका कतंव्य हो गया है। इससे 
पाठक समझ सकते हैं कि श्री दाउद मृहम्मदका काम बहुत बड़ा है; और हम आशा करते 
है कि प्रत्येक भारतीय ऐसा ही समझकर यथाशक्ति प्रयत्त करेगा और छलड़ाईमें मदद देगा। 
यदि ऐसा किया जाये तो हम समझते हैं कि श्री दाउद मुहम्मद और उनके साथियोंको जेलूमें 
कदाचित छः मास भी नहीं विताने पड़ेंगे। और यदि बिताने भी पड़ें और उसके बाद फिरसे 
जेल जाना पड़े, तो उससे भी क्‍या होता है ? उससे उनकी कीति और अधिक स्थायी होगी; 
और हम छोगोंकी, जो जेलके बाहर हैं, अपकीरति होगी। कौन भारतीय जेलके बाहुर रहकर 
अपकीतिका पात्र होना चाहता है? 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-२-१९०९ 


१. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३७२, ३९३ और ४२१ । 


१२२. रोडेशियाकी जीत 


हम इस अंकसें यह खबर. दे. रहे. हैं कि.रोडेशियामें ट्रास्सवालके ढंगका जो कानून बनाया 
गया था, उसे स्वीकृति नहीं दी गई है। इस कानूनका अस्वीकृत होता कोई छोटी बात नहीं है। 
हमें पाठकोंको स्मरण करा देना चाहिए कि इस विधेयकके विरुद्ध जो अर्जी दी गई थी उसमें 
कानून पास कर दिये जानेपर भारतीय उसे स्वीकार न करेंगे, इस आशयका प्रस्ताव था। 
सभी समझ सकते हैं कि इस काननके अस्वीकृत होनेका मुख्य कारण द्वान्सवालकी लड़ाई 
है। भारतीयोंकी नई शक्तिसे ब्रिटिश सरकारकों बहुत सचेत होकर काम करना पड़ता है। हम 
आशा करते हैं कि भारतीय इस प्रकार प्राप्त की हुईं शक्तिको एकदम खो नहीं देंगे । 


[ गुजरातीसे | 
इंडियस ओपिनियन, १३-२-१९०९ 


१२३. द्वान्सवालसे बाहरके भारतीयोंका कतेंव्य 


जान पड़ता है, द्वान्सवालकी लड़ाई लम्बी चलेगी। उसी प्रकार यह भी लगता है कि अब 
उस लड़ाईमें भाग लेनेवाले भारतीय बहुत कम रहेंगे। उनकी मदद करना द्वाग्सवालसे बाहरके 
भारतीयोंका दोहरा कतंव्य हो गया है। वे साव॑जनिक सभाएँ करके, उनमें प्रस्ताव पासकरके 
मदद कर सकते हैं। इससे दो उद्देश्य सिद्ध होंगे -- एक तो यह कि जो गिरे नहीं हैं उनको 
प्रोत्साहन मिलेगा और जो गिर गये हैं वे शायद फिर उठेंगे। दूसरे यह कि उनकी सभाओं और 
उनके प्रस्तावोंसे शासक-वर्ग यह समझेगा कि लड़ाईको चाल रखनेंसें सब भारतीयोंकी सहमति 
है। प्रस्ताव पास करनेके अलावा रुपया इकट्ठा करनेकी जरूरत है। यह नहीं कहा जा सकता 
कि ट्रान्सवालमें इस रुपयेकी कितनी जरूरत होगी। लेकिन इंग्लेडमें श्री रिचको पैसा भेजना 
तो बहुत जरूरी है। समिति भविष्यमें चलानी है या नहीं, इसपर हम यहाँ विचार नहीं करते; 
लेकिन समितिका काम समेटनेमें कुछ नहीं तो छः: महीने रूग जायेंगे । तबतक समितिको चलानेके 
अलावा कोई चारा नहीं है। हालमें ट्रान्सवालकी ओरसे श्री रिंचको रुपया जा चुका है, इसलिए 
[ फिलहाल | ट्रान्सवालमें और रुपया बचाना मुश्किल है। अतः यह बोझा अब दूसरे उपनिवेशोंके 
भारतीयोंकोी उठाना चाहिए। हमारी दृष्टि मुख्यतः नेटाछके ऊपर जाती है। नेठाल अबतक 
इस समितिको चरलानेमें भाग लेता आया है। इसलिए हम आशा करते हैं कि वह इसबार 
भी अपना कतेंव्य पूरा करेगा। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियतत, १३-२-१९०९ 


१२४. संघर्ष 


इस पत्रके पाठक हमारे इस सप्ताहके स्तम्भोंसे देखेंगे कि सरकारने अब उन सत्या- 
ग्रहियोंको एक-एक करके पकड़ना शुरू कर दिया है जो शक्तिशाली, विश्वस्त और सच्चे सिद्ध 
हो चुके है। इस सम्बन्धर्में हमारा खयाल है कि सरकार सभी दलोंकी ओरसे बधाईकी पात्र 
है। जिस गतिसे सरकार बढ़ रही है, उससे हम जल्दी ही, यदि सबको नहीं तो अधिकतर, 
सत्याग्रहियोंकों जेलमे पायेगे। हम झूठोंसे सच्चोंको अलग कर सकेंगे और सरकार स्वय देख 
लेगी और उपनिवेशकों भी दिखा देगी कि सच्चे सत्याग्रहियोंका उपनिवेशमें एशियाइयोंकी 
बाढ़से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे धोखाधड़ीको बढ़ावा देनेसे कोई सरोकार नहीं रखते। 
जिस बातकी वे परवाह करते है और जिसके लिए बे लड़ रहे हैं, वह है उस समाजकी 
नेकनामी, जिसके वे सदस्य है, और यदि सरकारकों ऐसे छोगोंको उनके जीवन-भर जेलमें 
रखना अनुकूल पड़ता है तो यह सत्याग्रहियोंकों भी बहुत अनुकूल पड़ेगा। जेलोंमें रहनेपर भी 
उनके हाथोंमें समाजका सम्मान सुरक्षित रहेगा। उनकी पवित्र शपथका पालन हो जायेगा। 
वे जिस धर्मको मानते हैं उसका पालन कर सकेंगे। इससे अधिककी मनुष्यसे आशा नहीं 
की जा सकती। फिर, सरकार चाहे तो इस बातके लिए अपने-आपको शाबाशी दे सकती 
है कि उसने सत्याग्रहियोंकों ऐसी स्थितिमें ला रखा है कि वे कोई हानि पहुँचा ही नहीं 
सकते। लेकिन तब संसार आन्दोलनकी धारमिकताको देख सकेगा, सो भी उस' रूपमें जिस 
रूपमें अन्यथा नहीं देखा जा सकता। 

सत्याग्रहियोंके शब्दकोषमें पराजय-जैसा गब्द है ही नहीं। इसका सीधा-सादा कारण यह 
है कि सत्याग्रहमें पाशविक बलकी परीक्षा नहीं होती। पाशविक बलकी परीक्षामें एकको तो 
अवश्य हार माननी पड़ती है। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियस ओपिनियत, २०-२-१९०९ 


१२५. संविधान 


संघ-अधिनियमके मसविदेको हम जितनी अधिक बारीकीसे देखते है, वह हमें उतना ही 
कम जेँंचता है। वह दस्तावेज प्रजातीय पूर्वग्रह, प्रतिक्रिववाद और कमजोर जोड़-तोड़की 
गंधसे भरा हुआ मालूम होता है। हम उसे जितना पढ़ते हैं, उतना ही छूगता है कि उसमें 
कोई सिद्धान्त नहीं है। उससे प्रकट होता है कि केपमें रंगदार मतदाताओंके मताधिकार 
छीननेकी बहुत बड़ी कोशिश की गई थी। और आज संविधानका जो रूप है वास्तवमें उसमें 
भी उनके मताधिकारसे वंचित किये जानेकी -- चाहे थोड़ी ही हो -- सम्भावना है। हमें मालूम 
हुआ है कि साम्राज्य-सरकारने खण्ड ३५ को पहले ही मंजूर कर लिया है। द्वान्सवालमें 
हमने जो सबक सीखा है, उसे देखते हुए इसपर हुमें कोई अचम्भा नहीं होता। नेटालके भावी 
रंगदार मतदाताओंका मताधिकार सचमुच छीन लिया गया है। संघ-अधिनियमके मसविदेसे 
उनके भावी विशेषाधिकार साफ छिन गये हैं और वे बिल्कुल विपत्तिमें पड़ गये हैं। फिर, 


१. डाफ़्ट ऐक्ट ऑफ़ थूनियन । 


पारप्तियोंकी बहादुरी १९३ 


हालाँकि कुछ समयमे केपका प्रतिनिधित्व बढ़ जायेगा, परन्तु वह केवछ यूरोपीय आबादीकी 
वृद्धिक आधारपर ही बढ़ेगा। रंगदार छोगोंकी उपेक्षा फिर की गई है, और केपके 
प्रतिनिधियोंकी जो संख्या बढ़ेगी, वह कुछ समय बाद इसी आधारपर वह अन्य उपनिवेशीय 
सदस्योंकी संख्या बढ़नेसे सन्तुलित हो जायेगी। इस तरह केपका लाभ, काभ न रह जायेगा। 
श्री छिटिलटनने संविधानकी टीका करते हुए जब यह आग्रह किया था कि उसपर विचार 
करते वक्‍त ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर सावधानी और सहानुभूतिसे विचार किया 
जाये तब वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उन्तके आग्रहका मतलब क्‍या है। लगता है कि 
उनकी बात सभीपर छागू होती है। स्पष्ट कहे तो अधिक-संगठित-संघकी योजना स्वतः 
चाहे कितनी ही सराहनीय हो, हम तो यही चाहेंगे कि साम्राज्यको इतना नुकसान पहुँचाकर 
उसे पूरा करनेके बजाय अनिश्चित वक्‍त तक टारहू दिया जाये। वह बारहूकी भीतसे 
भी ज्यादा कमजोर चीज होगी । , 


| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियव, २०-२-१९०९ 


१२६. पारसियोंकी बहादुरी 


हम तमिरऊ समाजकी बहादुरीके सम्बन्धमें लिख चुके हैं। श्री चेट्रियार जेल पहुँच गये। 
इस समय बहुत-से तमिल जेलमें हैं, अर्थात्‌ तमिल समाजने अपना तेज अभीतक मन्द नहीं होने 
दिया है। प्रिटोरिया [समिति | के अध्यक्ष श्री पिल्लेको भी छः महीनेकी सजा मिली है। 
जैसी बहादुरी तमिल लोगोने दिखाई है, वैसी ही बहादुरी पारसियोंने भी दिखाई है। यह तो 
ईइ्वरकी अद्भुत महिमा है कि पारसियोंकी आवादी संसार-भरमें एक लाखसे ज्यादा नहीं है, 
फिर भी यह समाज अपने कुछ उज्ज्वल गुणोंके कारण संसारमें प्रतिष्ठित है। यह कहा जा 
सकता है कि सच्चे अर्थोर्में भारतमें यही समाज राज्य चलाता है। बम्बई भारतकी वास्तविक 
राजधानी है और वहाँकी शान-शौकत मुख्यतः पारसियोंकी बदौलत है। उनकी दानशीलता 
सब जगह जाहिर है। वे राजनीतिक मामलछोंमे अगुआ हैं और भारतके राष्ट्रपितामह 
दादाभाई भी पारसी' ही हैं। ऐसे समाजके छोगोंका दक्षिण आफ़िकामें भिन्न प्रकारसे व्यव॑- 
हार, करना सम्भव नहीं था। जैसे यह कहा जा सकता है कि समस्त तमिल समाज लड़ 
रहा है वैसे ही यह भी माना जायेगा कि समस्त पारसी समाज डटा हुआ है। पारसियोंकी 
संख्या दक्षिण आफ्रिकामें बहुत कम है, लेकिन नजर दोड़ाते हैं तो हमें द्रान्सवालसें कोई पारसी 
ऐसा दिखाई नहीं देता जिसने सरकारके इस बेढंगे कानूनकों माना हो। नेटालमें बसे पाँच या सात 
पारसियोंमें से तीन तो द्वान्सवालकी जेलमें विराजमान हैं। श्री नादिरशाह कामाने अपनी 
नौकरी छोड़ दी। वे अब गिरफ्तार हो गये हैं और हमें आशा है कि थोड़े ही दिनोंमें जेलमें 
जा विराजेंगे। उनके भाई श्री अदंशर कामा भी गिरफ्तार हो गये हैं। दूसरी ओर 
श्री मुल्ला बापू फीरोज भी पकड़े जा चुके हैं। यह दूसरे सब लिए शिक्षा लेने योग्य भारतीयोंके 
है। हम पारसी समाजकों बधाई देते हैं। उनकी शोभा सारे भारतीयोंकी शोभा है, क्योंकि 
वे भी भारतीय हैं। तमिल और पारसी छोगोंके सामने दूसरे भारतीयों -- मुसछमानों और 


5-१३ 


१९४ सम्पूण गांधी वाढ्मय 


गुजराती हिन्दुओं -- को अपना सिर झुका छेना चाहिए और शर्मिन्दा होना चाहिए। इन 
दो समाजोंके उदाहरण जब हमारे घरमे ही मौजूद हैं, तब हम भारतीयोंको दूसरे उदाहरण देकर 
क्या जोश दिलाये ? तमिल और पारसी तो जीत गये और जब लड़ाईका अन्त होगा तब सारा 
भारतीय समाज उसका छाभ उठायेगा; छेकिन जीतका यश तो उन्हींकों देना ठीक होगा। 
वे ही राजा होंगे और राज्जपद उन्हींको शोभा देगा। हम दूसरे लोग श्रजा माने जायेंगे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-२-१९०९ 


१२७. क्‍या भारतीय झुक जायेंगे ? 


हम अखबार उठाते ही देखते है कि मैक्सिकोमें नाटक देखने गये हुए ५०० लोग नाटब- 
दालामें आग लग जानेसे जल मरे। इंग्लंडमें डरहमकी खानमें विस्फोट होनेके कारण २०० 
मजदूर दब मरे। अभी कुछ ही दिन पहले यह भी देखा था कि भारी वर्षाके कारण जोहानिसबग्गेके 
पासकी खानोंमें पानी भर जानेसे बहुत-से लोग मर गये। 

ऐसी दैवी चेतावनियाँ हम छोगोंको समय-समयपर मिलती ही रहती हैं, फिर भी हम अपने 
निश्चित कतेंव्योंकोी करनेसे पीछे हट जाते है। या तो धन जानेके भयसे, या शारीरिक जोखिमसे 
या ऐसी ही दूसरी बाघाओंके कारण हम अपने द्वारा निदिचत कार्योंको पूरा नहीं करते। जिस 
शरीरका घड़ी-भरका भी भरोसा नहीं है उसकी सार-सेमालमें हम दिन-रात तललीन रहते हैं। 
ऐसे ही कारणोंसे ट्रान्सवालके भारतीय भी आज, जबकि बहुत-कुछ किनारे लगनेका अवसर आ 
गया है, पीछे लौटने लगे हैं। यह ऐसी बात है जो भारतीयोंकों शोभा नहीं देती, फबती नहीं । 
हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि हममें पौरुष --- दम -- नहीं है। 
हम कुछ दिनों बहुत मेहनत करते हे और फिर बैठ जाते हैं, अथवा यदि कुछ करते भी हैं 
तो मनमें चोरी रखकर करते हैं। अब इस आरोपको झूठा कर दिखाना भी' ट्रान्सवालकी 
लड़ाईका एक अंग माना जा सकता है। यह लड़ाई ऐसी है जिसमें भारतीयोंके बहुत-से 
गुणों या दोषोंकी.कसौटी हो जायगी। इसलिए सामान्यतः इसमे बहुत-सी बातें आ जातीं हें। 

भारतीयोंको यह समझ लेना है कि इस लड़ाईमें न एक-दूसरेकी ओर देखना है, और 
न एक-दूसरेकी ओर अँगुली दिखाना है। ग्रत्येकको अपनी-अपनी हिम्मतको कसौटीपर कसना 
है। हमें याद रखना है कि हम जिन लोगोंके विरुद्ध लड़ रहे हैं वे खुद भी कठिन कष्टोंमें से 
गुजर चुके हैं। अभी सिर्फ ३०० साल पहले इस जातिके वीर पुरुष जल मरते थे, लेकिन अपनी 
टेक नहीं छोड़ते थे। जॉन बनियन नामके एक धर्मात्मा हो गये हैं। आज उन्हें गोरे 
पूजते हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवनमें महान दुःख सहकर बारह वर्षका कठिन कारावास 
भोगा था। उन दिनोंकी जेल बिल्कुछ अन्धकृप ही होती थी। जॉन बनियनने जो कष्ट 
सहन किये, वे केवल अपनी टेक रखनेके लिए ही। उन दिनों छोग किसी खास गिरजेमें नहीं 
जाते थे तो उनको कद कर लिया जाता था। जॉन बनियनने कहा कि उन्हें बड़ेसे-बड़े गिरजेमें 
भी कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। इसीसे उन्हें जेलकी सजा भोगनी पड़ी | वे जेलको 


१, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४८९ । 


क्या भारतीय झुक जायेगे? १९० 


महल समझकर रहे। वहाँ उन्होंने जो पुस्तक लिखी आज उसको लाखों गोरे अत्यन्त श्रद्धा- 
पूर्वक पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैसी पुस्तकें दूसरी भाषाओंसें बहुत कम है। जॉन 
बनियनने इसकी परवाह नहीं की कि दूसरे लछोग क्या करेंगे। उन्हें तो अपनी टेक रखनी 
थी, सो उन्होने रखी, और जेलमें रहे। फिर भी, वे जीते। उन्हें जेलमे रखनेवाले छोगोंकों 
आज भी दुनिया घिक्‍्कारती है। इसके अतिरिक्त जॉन बनियन-जैसे मनुष्यके जेल जानेसे 
अन्य' लोगोंको छुटकारा मिला। ऐसे व्यक्तिकी जातिके साथ हमारा पाछा पड़ा है। हम तो 
मानते हैँ कि यह हमारे लिए बड़े भाग्यकी बात है। हमें अपनेसे ओछी टेकवाले छोगोंसे टेककी' 
सीख नहीं लेनी है। गीदड़से भाईचारा जोड़कर हम गीदड़ ही रहेगे; और सिहकी संगतिमें हमें 
या तो मर भिदना है या सिहकी तरह ही गर्जन करना है। हमारा पाला सिंह जैसे गोरोंसे 
पड़ा है। वे हमपर बहुत जुल्म ढाते हैं। अगर हम सीधा सोचें, और उनसे टक्कर लें तो 
हमें दासता नहीं भोगनी पड़ेगी और हम द्रान्सवालमें मुक्त रहकर उनकी बराबरीके बनेंगे। 
इस लड़ाईमें इतनी वीरताकी गृंंजाइश है, जिससे हम उनकी वराबरीके बन सकते है। इस 
साहसकी सफलताके लिए आवश्यकता है सच्चे ज्ञान और सच्ची शिक्षा की। वह ज्ञान अक्षर- 
ज्ञान नहीं है और न वह शिक्षा बड़ी-बड़ी किताबोंकों पढ़नेमें है। वह ज्ञान और शिक्षा इस बातमें 
है कि हम कौन है, यह समझें, यह जाने और इसे समझकर उसके अनुसार बनें और रहें। 

हमारी जोहानिसबर्गकी चिट॒ठीसे प्रकट होगा कि अब सरकारने जोरोंसे धर-पकड़ 
शुरू कर दी है। जो भी आदमी दृढ़ माना जाता है, उसे वह पकड़ लेती है। हम गिरफ्तार 
किये गये लोगींको बधाई देते हैं। हम ईश्वर, खुदासे प्रार्थना करते हैं कि उनमें अन्त 
तक लड़नेकी हिम्मत बनी रहे। उनके साहससे ट्रान्सवालके भारतीयोंका, दक्षिण आक्रिकाके 
भारतीयोंका --- सच देखा जाय तो, समस्त भारतके लोगोंका --- भविष्य उज्ज्वल होगा । यदि वे 
थोड़े हैं तो इससे उन्हें डरना नहीं है। फिलहाल यह बात स्पष्ट है कि जो लोग गिरफ्तार नहीं 
हुए हैं वे हार ही गये है। और सामान्यतः यह समझा जा सकता है कि उन्होने सरकारसे 
समझौता कर लिया है। यह सच है कि अभीतक कुछ जोरदार भारतीय भी नहीं पकड़े गये 
हैं। उनको भी धीरे-घीरे पकड़ लिया जायेगा। किन्तु समय ऐसा आ रहा है कि अब प्राय: 
सभी सच्चे सत्याग्रही जेलमें विराजेंगे। इसलिए हमारी खास सलाह है कि जो पूरा जोर रूगाना 
चाहते है वे निर्भभ होकर बाहर निकले पड़ें। उनको यह चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है कि 
उनके पीछे काम करनेवारा कौन रहेगा। आगे-पीछे, अगहू-बगछ, ऊपर-नीचे सब स्थानोंमें 
परमेदवर तो है ही। उसीका भरोसा है। वही व्यवस्था करेगा। फिर मानवीय सार-सँंभालकी 
क्या जरूरत है? हमारी बिसात ही क्या है? बहादुर श्री अस्वात कुछ समयमें जेल पहुँच 
जायेंगे। और हमें आशा है कि उनके बाद एकके पीछे एक अध्यक्षोंका ताँता बँघ जायेगा। 
हम फिर याद दिलाते हैं कि जो भारतीय गिर गये हैं वे दुवारा गर्जन करके उठ सकते हैं। 
वे अपने परवाने फाड़ डाले, अपने प्रमाणपत्रीकी होली जला दें। बस, वे स्वतन्त्र हो जायेंगे। 

लड़ाई लड़नेकी जैसी सुविधा ट्रान्सवालमें है बसी हमने कहीं दूसरी जगह नहीं देखी। 
भारतीय ऐसे सुन्दर अवसरकों क्यों न पहचाने और पहचानकर छोड़ क्‍यों दें, यहू हम 
समझ ही नहीं सकते । 


[ गुजरातीसे | 
इंडियल ओपिसियन, २०-२-१९०९ 


१२८. हुवा चली 


अखबारोंसे खबर मिली है कि जो काम नेटालके भारतीय कर सकते थे, उसे अब 
दार-ए-सलामके भारतीय-करना चाहते हैं। दार-ए-सलछामके भारतीय जर्मन पूर्वी आफ्रिका छाइनके 
जहाजोंका बहिष्कार करना चाहते है, क्योंकि यह कम्पनी पहले दर्जेमे भारतीय यात्रियोंको 
नहीं लेती और लोगोंका सामान आदि खो जाये तो सुनवाई नहीं करती। रायटरका एक 
ऐसा तार बर्लिनसे आया है। व्यापारियोंने अपना मार इस कम्पनीके जहाजोंमें न मेगानेका 
विचार किया है और यहाँतक कहा है कि कम्पनीके कर्मचारी सम्मानपूर्वक बरताब न करेगे 
और कायदेसे न चलेंगे तो वे अपने खास जहाज रखकर उनसे काम लेंगे। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि चारों ओर आत्मसम्मानकी -- स्वदेशभक्तिकी --- हवा बह रही है। सबको ऐसा 
लग रहा है कि दुनियामें एक देशके लोग दूसरे देशके लोगोंसे स्पर्धा कर रहे हैं। उसमें यदि 
भारतीय अपना सिर ऊँचा न करेगे और सावधान न रहेंगे तो पिस्सूकी तरह कुचले जायेंगे 
और ऐसा हाल हो जायेगा कि उन्हें कोई कौड़ीके मोर भी नहीं पूछेगा । 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-२-१९०९ 


१२९. फोक्सरस्टमें मुकदमा 


फोक्सरस्ट 
गुरुवार [फरवरी २५, १९०९ | 


आज सर्वेश्री मो० क० गांधी, सोमाभाई पठेल और छः दूसरे लोगोंकों पंजीयन प्रमाणपत्र 
पेश करने और अँगुलियोंकी छाप देने या शिनाख्तके दूसरे साधन प्रस्तुत करनेसे इतकार करनेपर 
विनियमोंके अनुसार पचास पौंड जु्मानेकी या तीन महीनेकी कड़ी केदकी सजा दी गई। 
सभी जेल चले गये। 

. श्री गांधीने अदालतमें बयान देते हुए कहा: 

यह मेरी बदनसीबी है कि मुझे एक ही आरोपमें दूसरी बार अदालतमें पेश होना पड़ा 
है। में अच्छी तरह जानता हूँ कि मैने इरादतन और जान-बूुझकर यह अपराध किया है। 
मैंने ईमानदारीसे चाहा है कि पिछले अनुभवकों देखते हुए अपने आचरणको जाँचूँ; और में 
अपने इस नतीजेपर कायम हूँ कि भेरे देशवासी चाहे जो करें या सोचें, मुझे तो राज्यके एक 
नागरिकके रूपमें और अपनी अन्तरात्माकों सबसे ऊपर माननेवाछे व्यक्तिके रूपमें तबतक 
सभी सजाएँ भोगते रहना चाहिए जबतक' राज्य अपने नागरिकोंके एक वर्गके साथ, न्यायकी 


१, देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३१३ और ४२४-२० । 

२, मुकदमेका यह विवरण “ हमारे निनी संवाददाता द्वारा प्रेषित?” रूपमें छापा गया था। इसका 
शीषक था: “श्री गांधी जेल गये; इज्जत और ईमान छोड़नेसे इनकार करनेपर तीन महीनेकी कड़ी क्षेद |?” 

३. रजिस्टेशन सर्टिफिकेट । 

४. पहले मुकदमेके लिए देखिए पृष्ठ १०५-६ । 


उन्देश : दक्षिण आकफरिकाके भारतीयोंकों १९७ 


मेरी अपनी धारणाके अनुसार, न्याय नहीं करता। यदि मेरा यह आचरण निन्दतीय समझा 
जाये, तो इस एशियाई संघर्षमें में अपने-आआपको सबसे बड़ा अपराधी मानता हूँ। इसलिए 
मुझे खेद है कि मुझपर एक ऐसी घाराके अनुसार मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमे में 
अपने लिए वही सजा नहीं मॉग सकता जो मेरे कुछ साथी आपत्तिकर्ताओकों दी गई है। 
फिर भी मे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ज्यादासे-ज्यादा सजा दे। अदालत और सरकारी 
वकीलने मेरी पत्नीकी बीमारीकी वजहसे मुझे इतनी देर करनेकी मंजूरी देकर जो शिष्टता 
दिखाई है, उसके लिए में उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 

मजिए्ट्रेटये सजा देते हुए कहा: मते पहले भी कहा है कि यह अपनी-अपनी रायकी 
बात है। आपकी अपनी राय है। में तो कानूनके सुताबिक ही कार्रवाई कर सकता हूँ। 
चूँकि आप नहीं चाहते कि आपके साथ दूसरी तरहका बरताव किया जाये, इसलिए में 
आपसे चही बर्ताव करूँगा जो मेने इस स्थितिसें पड़े इसरे छोमोंके साथ किया है। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २७-२-१९०९ 


१३०. सन्देश : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकों' 


[ जोहानिसबर्ग 
फरवरी २५, १९०९ | 
में फिर जेल जा रहा हूँ, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। दुःख इतना ही है कि मुझ 
केवल तीन ही महीनेकी सजा मिली है, जब कि दूसरे सत्याग्रही देशसेवकोंको छः-छ: महीनेकी 
मिली है। 
आज जब मैं जेल जा रहा हूं तब देखता हूँ कि बहुत-से भारतीय पस्त हो गये हैं। 
अब थोड़े ही भारतीयोंकोी लेकर लड़ाई चलानी है। इससे में निडर हूँ। अब लड़ाई कुछ 
हुद तक ज्यादा जोर पकड़ सकती है। 
जो लोग पस्त हो गये हैं वे फिर उठ सकते हैं और जेल जा सकते है। वे उठेंगे, 
ऐसी आशा रखता हूँ। 
यदि फिर नहीं उठ सकते तो भी वे पैसेकी मदद दे सकते हैं और अखबारोंमें लिख 
सकते है कि हार जानेपर भी वे लड़ाईमें साथ है और उसकी सफलता चाहते हैं। 
द्वान्सवालके बाहरके पढ़े-लिखे लोग यहाँ आकर जेल जा सकते हैं। यदि वे ऐसा न 
करें तो वे जहाँ हों वहाँ रहकर सभाभोंमें स्वयंसेवकोंका काम कर सकते है। दक्षिण आफ्रिकाके 
सब भारतीयोंका कर्तव्य है कि वे सभाएँ करें, तार दें और प्रस्ताव पास करें। 
यह लड़ाई दीनकी है, धर्मकी है, अर्थात्‌ जो धर्म सब घधर्मोमें व्याप्त है, यह उस धर्मकी 
लड़ाई है। यदि मेरी मान्यता ऐसी न होती तो मैं समाजको इस महा दुःख पड़नेकी सलाह न 
देता। में मानता हूँ कि इस छड़ाईमें अपने सर्वस्वकी आहुति देना भी कठिन नहीं होना 
१, यह २७ फरवरीक्रों, जिप्त दिन गांधीजी जेल गये थे, छिख्ला गया माठ्म होता है । देखिये अगला 
शीर्षक भी । 


१९८ सम्पूणे गांधी वाडसय 


चाहिए। इसमें अपने सगरे-सम्बन्धियोंकी, पैसेटकेकी और अपनी जानकी कुर्बानी करना 
प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य है। मैं ईश्वरसे प्रार्थथा करता हूँ कि इस कतेव्यकों सब भारतीय 
पूरा करें, और भारतीयोंसे भी में यही मॉँगता हूँ। 
लड़ाईको जल्दी खत्म करना भी हमारे ही हाथमें है। 
समाजका सेवक और सत्याग्रही, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ६-३-१९०९ 


१३१, संदेश: तमिल भादइयोंको' 
[ फोक्सरस्ट 
फरवरी २५, १९०९ | 


अपने तमिल भादइयोंसे 
संघर्षके दौरान तीसरी बार 
जेल जानेके पूर्व 
मैसे अपने देशभाइयोंको गुजरातीमें एक पत्र लिखा है। किन्तु सुन्दर तमिल भाषाका 
पर्याप्त ज्ञान न होनेके कारण आपको मैं अंग्रेजीमें लिखः रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी 
बात आपमें से कुछ लोगों तक तो पहुँच ही जायेगी। संघर्ष अब अत्यन्त नाजुक स्थितिमें पहुँच 
गया है। भारतीय समाजके दूसरे वर्गोकि अधिकतर लोग बहुत कमजोर होनेके कारण हार गये 
हैं, परन्तु तमिक्त और पारसी समाजोंके अधिकतर लोग मजबूतीसे डटे हुए हैं। इसलिए लड़ाईका 
मुख्य भार उनके ही कन्धोंपर पड़नेवाला है। मैं प्रभुसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको यह 
भार उठानेका पर्याप्त बल दे। आपने अपना कतेंव्य शानसे निबाहा है। याद रखिए कि हम 
प्रकह्माद और सुधन्वाकी सन्‍्तानें हैं। वे दोनों ही शुद्धताम ढंगके सत्याग्रही थे। जब उनसे 
कहा गया कि वे ईश्वरकों न मानें, उन्होंने अपने माता-पिताओंकी आज्ञा भी नहीं मान्री। उन्होंने 
अपने उत्पीड़कोंको कष्ट देनेके बजाय स्वयं घोर कष्ट सहे। द्वान्सवालवासी भारतीयोंसे 
जहाँतक अपने पुंसत्वका परित्याग करने, अपनी प्रतिज्ञासे पोछे हटने और अपने राष्ट्रका 
अपमान मंजूर करनेके लिए कहा जाता है, वहाँतक ईश्वरकों माननेसे इनकार करनेके लिए ही 
कहा जा रहा है। क्‍या हम वर्तमान संकटमें अपने पुर्वजोंसे कम उतरेंगे ? 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ६-३-१९०९ 


१. यह सन्देश ६ माचे १९०९ के इंडियन ओपिनियनमें “ मद्रासियोंकों सन्देश : श्री गांधीका अन्तिम 
आग्रह” शोषेकते छा था। आश्रिकन क्रॉनिकलने इसका तमिल अनुवाद टान्सवाल्के जिशिश भारतीय 
संघक्की मार्फत मुफ्त बेंटवानेके लिए परिशिष्टके रूपमें प्रकाशित किया था । 

२. देखिए पिछल। शीरषक । 


१३२, पत्र: श्रीमती चंचलबेन गांधीकों 


फोक्सरस्ट जेल 
द्रान्‍्सवाल 
फरवरी २६, १९०९ 

छचि० चंचल, 

तुम्हारा पत्र बिल्कुल ही नहीं है, इससे में खिन्न हूँ। देखता हैँ, बाकी तवीयत ठीक 
होती जा रही है। उसको अच्छे-अच्छे लेख और अच्छे-अच्छे काव्य पढ़कर सुनाना। बासे 
पूछकर मुझे बराबर पत्र लिखा करो। उसमें तुम और मणिल्‍छाहू सही किया करो। बाके 
विचार पूछकर वे जो कहें वहु भी लिखा करो। 

तुम अपनी तबीयतकी खबर देना और अपने दाहिने कान, पैर तथा खॉसीकी हालत 
बताना । 

खानेमें मैंने जो फेरफार किया है, उसे आज्ञारूप समझकर उसका पालन करना। दूध 
और सागूदानेकी खीर नियमसे लछेना। रामीकों अभी थोड़े दिन दूध पिलाती रहना। दूध 
पिलाना बन्द करनेके बाद भी ठीक खुराक लेती रहना। जबतक खुली हवा नहीं मिलेगी 
तबतक तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। अधिक कुछ लिखनेको नहीं है। 

विलीसे' कहना कि उपद्रवः बिल्कुल न करे। रामदासका गला खराब हो तो मिदट्टीकी 
पट्टी बाँधना। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


[ पुनश्च: | 
हरिलाल और मैं दोनों मजेमें है। तुमसे हम यहाँ ज्यादा सुखी हैं, ऐसा मानना। 
यह पत्र बाकों पढ़ा देना। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५२५) से । 


१, कॉडिज़का पुत्र । 


१३३. एुस्न० ए० को परीक्षा 


ट्रान्सवालकी लड़ाईपर बहुत-कुछ निर्भर है, इसलिए उसके सम्बन्धमें हम बहुत और 
बार-बार लिख रहे हैं। यही ठीक लूगता है। हम सब भारतीयोंसे निवेदन करते हैं कि ऐसी 
लड़ाई भारतीय समाजके हाथ फिर नहीं आयेगी। लड़ाई यहाँतक पहुँची है, यह मामूली बात 
नहीं है। 

लेकिन, कुछ भारतीय सोचते हैं: सैकड़ों भारतीय हार गये हैं; अब क्या छड़ें? ” 
इसे हम नासमझी मानते हैं। जैसे कुछ भारतीय हारे हैं, वैसे ही दूसरे सैनिक दलोंमे भी 
कुछ लोग हारते आये है। इसमें कोई नई बात नही है। 

इस बारकी लड़ाई एक तरहसे हमारी परीक्षा है। हम पढ़ रहे हैं। सब पढ़नेके लिए 
तैयार हुए। पहली पोथी हजारोंने पढ़ी। दूसरी पोथी पढ़ते-पढ़ते कुछ लोग ढीले पड़ गये। 
वे रह गये। इस तरह करते-करते हम सातवीं पोथी तक पहुँचे। अब तो कठिन समय आ 
गया। बहुत-से लोगोंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर भी खासे लोग मैट्रिक तक पहुँच गये। लेकिन 
इससे आगे बढ़नेकी हिम्मत कुछ ही लछोगोंको हुई। इसके बावजूद अच्छी संख्यामें लोग 
आगे बढ़े। 

अब यह आखिरी सीढ़ी है। इसमें तो एम० ए० की उपाधि लेनी है। यह तो सैकड़ों 
लोग नहीं लेते। कुछ ही ले सकते हैं। तो क्‍या दूसरे लोग परीक्षा नहीं देते, इसलिए 
परीक्षा देनेवाले हारे हुए कहलायेंगे ? यह तो कभी नहीं हो सकता | जो एम० ए० हो गये वे 
तो जीते ही; लेकिन इतना ही नहीं, उनके पीछे जो दूसरे लोग रहे, थे भी दमक कर 
निकलेंगे । 

इस प्रकार हम इस समय बचे सत्याग्रहियोंकी एम० ए० के परीक्षाथियोंका रूप देते 
हैं। उनको निराश नहीं होना चाहिए; बल्कि अबतक जमे रहनेपर गर्व करना चाहिए। 
समाजमें बहुत पढ़े-लिखे लोग कम ही होते हैं। लेकिन, कम होनेपर भी उनसे सहायता 
अधिकसे-अधिक मिलती है। द्वान्सवालमें ऐसी ही स्थिति है। फिर चाहे जो भारतीय इस समय 
लड़ रहे हैँ वे कम ही रह गये हों, छेकिन उनकी सहायताकों बहुत समझना है। 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २७-२-१९०९ 


१३४. नेटालसे सहायता 


नेटालमें टद्रान्सवालकी लड़ाईको प्रोत्साहन देनेके लिए सभा करनेपर हम [ नेटाल भारतीय |] 
कांग्रेसको बधाई देते हैं। हमारे मतसे उस सभामें उपस्थिति कम थी, उत्साह भी कम था 
और सभा जितनी जल्दी करनी थी उतनी जल्दी नहीं की गई। इसलिए हम यही समझकर 
सनन्‍्तोष मानते हैं कि “मामा न होनेसे काना मामा होना ठीक ”। लेकिन नेटालके नेताओंने 
जितना कम किया उनकी उतनी कमी तो मानी ही जायेगी। 

हम ऐसा मानते हैं कि उन्हें सभा करके बैठ नहीं जाना चाहिए। जितने लोगोंको 
गिरफ्तार करना है उतनोंकों गिरफ्तार करके सरकार वैठी-बैठी तमाशा देखेगी। किस्तु 
ट्रान्सवालसे बाहरके भारतीय बैठे नहीं रह सकते। उन्हें हमेशा भारतको खबरें भेजनी पड़ेंगी, 
तार देने होंगे, द्वान्सवालके जो लोग गिर गये हैं उनको उठाना होगा और इस प्रकार 
लड़ाईको सारी दुनियाके सामने रखना होगा। ऐसा हुआ तो देवता भी देखनेके लिए उतरें, 
यह ऐसा संग्राम होगा। यदि यह सेब नहीं हुआ तो भारतीयोंकी हँसी होगी और थोड़े 
दिनोंमें उनके पैर दक्षिण आफ्रिकासे उखड जायेंगे। 

हमने नेटालूकी सभाके बारेमें लिखा। ठीक देखें तो सभा केवल डर्बंनकी थी। मैरित्सबर्ग 
कहाँ गया ? नेटालके दूसरे शहर कहाँ गये ? वे सभाएँ क्‍यों नहीं करते ? मेन लाइतका कझ्षगड़ा 
अभी तय नहीं हुआ। लछोग नामके लिए मर रहे हैं और उनके भाई जेलोंमें दिन काट रहे 
हैं। यह कोई शोभनीय बात नहीं है। मेन लाइनका झगड़ा तय होना जरूरी है। अगर वह 
तय न हो तो भी' नेटालके दूसरे शहरोंमें काम चल सकता है। 

जैसा नेटालमें करना उचित है वैसा ही केप और डेलागोआ-ब्रे आदि स्थानोंमें भी किया 
जाना चाहिए। इन सभी स्थानोंसे इंग्लैडकों तार जाने चाहिए । इस तरह लड़ते वक्‍त पैसेकी 
भी जरूरत होगी। उसकी व्यवस्था विधिपूर्वक की जानी चाहिए। प्रत्येक भारतीय अपना 
कर्तव्य पूरा करे और जैसे अपना काम करता है, वैसे ही समाजका काम करे, तो आइचर्य 
न होगा यदि भारतीय राष्ट्रका जन्म दक्षिण आफ़रिकाकी राहसे हो जाये। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २७-२-१९०९ 


१३५. पत्र: ए० एच० वेस्टको 


प्रिटोरिया जेल 
टरान्सवारू 
मार्च ४, १९०९ 
प्रिय बेस्ट, 
मैं अभीतक बायें हाथसे काम करता हूँ। दायाँ हाथ मुश्किलसे ही काममें छा सकता हूँ। 
अधिकारी मुझे श्रीमती गांधीकों गुजरातीमें पत्र लिखनेकी अनुमति न देंगे। मुझे 
उनके लिए और हरिलालकी पत्नीके लिए खेद है। में नहीं जानता कि [मेरी | पत्नी मेरा 
अंग्रेजीमें पत्र लिखना पसन्द करेंगी या नहीं। में जानता हूँ कि मैं कोई नई बात नहीं लिख 
सकता। वे मेरे हाथके लिखेको ही पढ़ना चाहती हैं। मुझे लूगता है कि अनिच्छापूर्वक दिये 
गये अधिकारका लाभ ने उठाना अधिक गौरवास्पद है। मुझे आप या मणिलाल अंग्रेजीमें 
लिख सकते हैं कि उनकी दैनिक प्रगति कसी है। हरिछारहूकी पत्नीके सम्बन्धर्में भी लिख 
सकते हैं। यदि अधिकारी चाहेंगे तो मुझे ये पत्र दे देंगे और मुझे रोगीके स्वास्थ्यके सम्बन्धमें 
कुछ मालम हो जायेगा। 
कृपया श्रीमती गांधीसे कह दें कि में बिल्कुल अच्छा हूं। वे जानती हैं कि मेरा 
सुखी होना बाहरी वातावरणकी अपेक्षा मेरी मानसिक स्थितिपर अधिक निर्भर है। वे इस 
बातका खयाल रखें और मेरे सम्बन्धर्में चिन्ता न करें। बच्चोंके हितके लिए वे अपनी तबीयत 
सुधारनेका प्रयत्न करें। वे पट्टियाँ नियमित रूपसे रखें और आवश्यक हो तो कटि-स्नान भी करें। 
में उन्हें जो खुराक देता था उसपर कायम रहें। उन्हें [घूमना | तबतक शुरू न करना 
चाहिए जबतक बिल्कुर अच्छी न हो जायें। 
हरिहालकी पत्नीको सब हिंदायतें दे दी हैं। वह उनके मुताबिक चलती है, यह जानकर 
मुझे खुशी होगी। उसे सुबह सागूदाना और दूध लेवा कभी न भूलना चाहिए। वह इनको 
अवश्य ले, उसका ध्यान मणिलाल रखे। रामीको अभी एक महीने और माँका दूध पीने दें। 
उसका स्तन-पान धीरे-घीरे ही छुड़ाया जा सकता है। 
मुझे बताया गया है कि यदि गुजरातीमें लिखी चिट॒ठी मंजूर कर दी जाये तो भी 
बह मुझे दस दिनसे पहले न दी जा सकेगी। 
सबकी नमस्कार ! 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


१, यहाँ कांगज फट गया है । 


२०४ सम्पूणे गांधी वाढ्सय 


पशुका मांस या उसकी चर्बी नहीं खा सकते। कुछ अपवादोंकोीं छोड़कर भारतीय हिन्दू मांस 
या चर्बी कतई नहीं खा सकते। 

प्रार्थीकी विनीत सम्मतिमें ऊपर बताया गया परिवर्तत और भी बुरा है। कुछ मिलाये 
बिना भात खाना बहुत कठिन है। इसके अतिरिक्त भोजन-तालिका पोषणकी दृष्टिसे अपर्याप्त 
है, वर्योंकि उसमें प्रति सप्ताह केवल दो ऑऔंस घी देनेकी तजवीज है। 

प्रार्थीनी देखा है कि वतनियोंकों सप्ताहमें दो बार या कमसे-कम एक बार मांसके 
अतिरिक्त प्रतिदित एक औस चर्बी दी जाती है। 

प्रार्थीकी विनीत सम्मतिमें पुरानी तालिका, जिसमें चर्बीकी जगह धी रखा गया है और 
मांसकी बारीपर मांसके बजाय शाक रखा गया है, फिर लागू करनेसे न्याय हो जाता है। 

यदि यह प्रार्थना अनुचित मान्री जाये, तो प्रार्थीको भय है, उसके स्वास्थ्यको पर्याप्त 
पोषणकी कमीसे हानि पहुँचेगी। 

प्रार्थी आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर भी आकर्षित करता है कि जिस परिवतेनकी 
प्रार्थना की गईं है वह जोहानिसबर्ग जेलकी भोजन-तालिकासे मिलता है। 

यदि गवरनेरकों यह प्रार्थना मंजूर करतेका कानूनन अधिकार (न) हो तो प्रार्थी निवेदन 
करता है कि यह प्रार्थनापन्न जेल-निदेशकको' विचारके लिए भेज दिया जाये। 

इसके लिए अनुगृहीत हूँगा। 


भो० क० गांधी 
टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिसे। 
सोजन्य : एच० एस० एल० पोलक। 
१३७, पत्र : मणिलाल गांधीकों 
कैदीका नाम : मो० क० गांधी 
नम्बर (सामके आश्याक्षरोंक साथ) : ७७७ 
प्रिटोरिया जेल 
ट्रान्सवाल 


मार्च २५, १९०९ 

चि० मणिलाल, 

मुझे महीनेमें एक पत्र लिखने और एक ही पत्र पानेका अधिकार है। मेरे लिए यह 
एक समस्या हो गई थी कि किसको लिखे। मैंने श्री रिचका, श्री पोलकका और तुम्हारा 
खयाल किया। मैने तुमको ही चुना, क्योंकि में जो-कुछ इन दिनों पढ़ता रहा हूँ, उस 
सबमें तुम्हारा खयाल सबसे ज्यादा आता रहा है। 

अपने सम्बन्धमें मुझे अधिक नहीं कहना चाहिए। कहनेकी मुझे अनुमति नहीं है। में 
बिलकुल शान्तचित्त हैँ और किसीको मेरे सम्बन्धर्में चिन्तित न होना चाहिए। 


१, माद्स द्ोता दे कि मूलमें को8फक गलतीसे रह गया है । 
२. डायरेबटर ओंफ प्रिज्ञन्स । 


पत्र : मणिलाल गांधीको २०५ 


मुझे आशा है, बा अब बिल्कुल अच्छी होंगी। में जानता हूँ कि तुम्हारे कई पत्र आये 
हैं; लेकिन वे मुझे दिये नहीं गये है। फिर भी डिपुटी गवर्नरने यह बतानेकी कृपा की है कि 
वे [बा।| अच्छी हो रही है। क्‍या वे अब आरामसे चलती-फिरती है? में आद्या करता 
हैं कि वे और तुम सब सवेरे सागूदाना और दूध लेते रहोगे। 

और चंची कंसी है? उससे कहो कि भैं उसे रोज याद करता हूँ। मुझे आशा है कि 
उसके सब घाव अच्छे हो गये होंगे और वह और रामी बिल्कुल ठीक होंगी। नाथ्रामजीने* 
उपनिषदकी जो भूमिका लिखी है उसके एक प्रकरणका मुझपर बहुत प्रभाव पड़ा है। वे कहते 
हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थात्‌ पहला आश्रम अन्तिम, अर्थात्‌ संन्‍्यासाश्रमकी भाँति है। यह 
सत्य है। खेल-कूद केवल भोलेपनकी आयु तक, अर्थात्‌ बारह साल तक रहता है। ज्यों ही किसी 
लड़केकी समझदारीकी आयु आती है, उसे अपने दायित्वका अनुभव करना सिखाया जाता 
है। प्रत्येक लड़केकी इस आयुके पश्चात्‌ विचार और कमंसे ब्रह्मचयंका, उसी प्रकार सत्य 
और अहिसाका पालन करना चाहिए। उसके लिए इस ज्ञानको प्राप्त करना, उसपर आचरण 
करना कष्टप्रद न होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल स्वाभाविक होना चाहिए। उसे उसमें 
सुख अनुभव करना चाहिए। मुझे स्मरण है कि राजकोठमें ऐसे कई लड़के थे। मैं तुम्हें 
बता दूँ कि जब में तुमसे छोटा था तब मुझे अपने पिताकी सेवा करनेमे सबसे अधिक 
प्रसन्नता होती थी। बारह वर्षकी आयुके बाद मेरा खेल-कृद बन्द हो गया था। यदि तुम 
इन तीन यमो पर आचरण करो और यदि वे तुम्हारे जीवनका अंग बन जायें तो, जहाँ तक 
भेरा सम्बन्ध है, तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारी दीक्षा पूरी हो जायेगी। मेरी बातपर विश्वास 
करो, उनसे सज्जित होकर तुम संसारके किसी भी भागमें अपनी आजीविका कमा सकोगे 
और उससे तुम्हारा आत्मज्ञान--आत्मा और परमात्मा-सम्बन्धी ज्ञान -- प्राप्त करनेका 
मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त न करना 
चाहिए। उसे तो तुम्हें प्राप्त करता ही चाहिए, और तुम प्राप्त कर रहे हो। लेकिन यह 
एक ऐसी बात है जिसके बारेमें तुम्हें परेशान न होना चाहिए। इसके लिए तुम्हारे पास 
बहुत समय है और आखिर तुम्हें ऐसी शिक्षा मिलनी ही है, ताकि तुम्हारा प्रशिक्षण दूसरोंके 
लिए उपयोगी हो सके। 

याद रखो कि अबसे हमारे भाग्यमें गरीबी बदी है। इसका जितना खयाल करता हूँ 
उतना ही में यह अनुभव करता हूँ कि अमीर होनेसे गरीब होना ज्यादा बड़ी नियामत है। 
दौलतके फायदोंसे गरीबीके फायदे ज्यादा मीठे होते हैं। 
«तुमने यज्ञोपवीत ले लिया है। मे चाहता हूँ कि तुम उसके अनुरूप आचरण करो। ऐसा 
लगता है कि सूर्योदयसे पूर्व जगना विधिवत्‌ सन्ध्या करनेके लिए लगभग अनिवार्य है। इसलिए 
नियमित समयपर कार्य करनेका प्रयत्न अवश्य करो। मेने इस सम्बन्ध्में बहुत विचार किया है 
और कुछ पढ़ा भी है। मैं स्वामीजीके' प्रचारसे सम्मानपूर्वक असहमति प्रकट करता हूँ। मेरे 


१, संचलबेत गांधी । 

२. सौराष्दूके पंडित नाथराम शर्मा; धार्मिक वृत्तिक एक सब्जन ओर हिन्दू-तत्वशानके भध्येता; उन्होंने 
गुजरातीमें उपनिषदोंका अनुवाद किया था । 

३. देखिए आत्मकथा, भाग १, अध्याय ९ । 

४. सत्य, अहिंसा और त्रक्नचये । 

७. हिन्दू धर्मके प्रचारक खामी शंकरानन्द, जिन्होंने १९०८-९ में दक्षिण भाफ्रिकाका दौरा किया था। 


२०६ सम्पूण गांधी वाडसय 


खयालसे जिन्होंने युगोंसे यज्ञोपवीत छोड़ दिया है उनका यज्ञोपवीत ग्रहण करना भूल है। इस 
समय भी शुद्रों और अन्य वर्णोमें बेहद कृत्रिम भेद है। इसलिए यज्ञोपवीत आज सहायक होनेकी 
अपेक्षा बाधक अधिक है। में इस विचारपर अधिक विस्तृत चर्चा करना पसन्द करता; लेकिन 
इस समय नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि में इन विचारोंकों ऐसे व्यक्तिके सामने प्रकट 
कर रहा हूँ जिसने इस विषयके अध्ययनमें सारा जीवन लगा दिया है। फिर भी मैंने सोचा 
कि मैं जो-कुछ सोचता रहा हूँ वह स्वामीजी तक पहुँचा दूँ। मैंने गायत्री-मन्त्रका अध्ययन 
किया है। मैं उसके दब्दोंको पसन्द करता हूँ। मुझे स्वामीजीने जो पुस्तक दी थी, वह भी 
मैने पढ़ी है। इसके अध्ययनसे मैने बहुत छाभ उठाया है। उसने मुझे स्वामी दयानन्दके जीवनके 
सम्बन्धमें अधिक जिज्ञासु बना दिया है। में देखता हूँ कि उनका गायत्री और “ वाजसनेय 
उपनिषद ' के कई मन्‍्त्रोंका अर्थ सनातनधर्मी विद्वानोंके किये हुए अथसे बिल्कुल भिन्न है। 
अब कौन-सा अर्थ सही है? मैं नहीं जानता। में स्वामी दयानन्दकी सुझाई भाष्यकी क्रान्तिकारी 
पद्धतिको तुरन्त स्वीकार करनेमें हिचकिचाता हूँ। मैं स्वामीजीके ही मूँहसे जानना अधिक 
पसन्द करूँगा। आशा है, भेरे आनेसे पहले वे नहीं जायेंगे; किन्तु यदि वे चले ही जायें तो 
क्या वे जितना हो सके उतना साहित्य यहाँ छोड़ जाने या भारतसे भेज देनेकी कृपा करेगे ? 
मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सनातनधर्मके विद्वानोंने स्वामी दयानन्दकी शिक्षाके सम्बन्धमें 
क्या कहा है। स्वामीजीने मुझे जो हाथसे बने मोजे और दस्ताने भेजे है, उनके लिए उन्हें 
धन्यवाद देता और उनका भारतका पता ले लेना। स्वामीजीको यह पत्र पूरा दिखा देना और 
वे जो-कुछ कहें, मुझे लिखना। 

भट्ट केशवरामने मुझे जो उपनिषद्‌ भेंट किये हैं उनके लिए मैने उन्हें अभी धन्यवाद 
नहीं दिया है। वह पुस्तक सचमुच अमूल्य सिद्ध हुई है। उससे मुझे बहुत शान्ति मिली है। 
उन्हें मेरी ओरसे धन्यवादका पत्र लिख देना और मैंने जो-कुछ ऊपर कहा है वह सूचित कर 
देना । 

पाठशाछाकी प्रगति कैसी है? कोई दूसरे लड़के आये हैं? इब्नाहीम' और मणिकम्म्‌ कैसे 
है? यदि इमारत बन रही हो तो छगनभाई उसके चारों कोनोंपर चार टंकियाँ रखवानेका 
ध्यान रखें। इस सम्बन्धमें श्री इस्माइल गोरासे मिल लें। 

श्री काडिंज कैसे हैं? उनसे कहना कि मेरे फोक्सरस्ट रवाना होनेके दिन श्री कैलेनबैकके 
घर जो तमाशा हुआ था उसे मैं नहीं भूला हूँ। मुझे अक्सर उसका खयारू आता है; और 
फिर मैं अपने मनमें सोचता हूँ, "आखिर हम सब केसे अहंकारी है! ” 

श्रीमती बेस्ट इस समय तक खतरेसे बाहर हो गई होंगी। उनकी, श्रीमती पायवेरूकी' 
और देवीबेनकी' तबीयत कैसी रहती हैं, मुझे सूचित करना। मेरा विश्वास है कि श्रीमती 
पायवेल अब भी आश्रममें स्नेहसे सबकी देखभाल कर रही होंगी। 


१, ईशोपनिषद । 

२, श्स्माइक गोराके संरक्षणमें रहनेवाला एक छात्र । 
३. एक तमिल छात्र । 

४. गांधीजीके भत्तीजे छगनलालक गांधी । 

७५, ए० एच० वेस्टकी साथ । 

६, कुमारी वेरट, ए० एच० वेर्टकी बहन । 


पत्र : मणिलाल गांधीको २्‌७छ 


क्या ठाकर' आ गया है! यदि आ गया है तो कहाँ रह रहा है? कैसा है? उसकी 
पत्नी कैसी है? , 

मुझे आशा है कि काबाभाईका पुत्र बिल्कुल अच्छा होगा, और धोरीभाई' तथा नागर 
अब कामपर छूग गये होगे। 

श्री पोलक दफ्तरके आय-व्ययपर निगाह रखें। दादा अब्दुल्ला ऐड कम्पनीसे बात करनी 
चाहिए और जो ऋण उसपर है, उसका कुछ हिस्सा चुकानेके लिए कहना चाहिए। आशा 
है, श्री मैकइनटायर' दपतरके कामके व्यावसायिक भागको देख रहे होंगे। कुमारी इलेशिनकी 
चीजोंके सम्बन्धमें क्या हुआ ? मुझे महीनेमें एक मुलाकातीसे मिलनेका अधिकार है। श्री पोलक 
आ जायें। मैने जो पुस्तकें मेंगाई थीं वे उन्होने मुझे अबतक नहीं भेजी है। 

मुझे पुरुषोत्तमदासका' पत्र मिला है; किन्तु में उसका उत्तर नहीं दे सका हैँ। उन्हें 
बरामदेमें कठघरा रूगवा देना चाहिए। मेरा खयारू है कि फिलहाल दूसरे नये हिस्से बनवानेका 
काम, अगर वह बिल्कुल ही जरूरी न हो तो रोक रखना चाहिए। उनसे कहना, मुझे आशा 
है, उनसे मेरी जो बातचीत हुईं थी वह उन्होंने अच्छी तरह समझ' छी होगी। उन्होंने मेरे 
मनमे भारी आशाएँ उत्पन्न कर दी है; उन्हें इनको पूरा करना है। बेचारी अनी कैसी” है ? 
वह तो कामसे लूदी होगी। 

मुझे लिखना कि साम, बिहारी, मुत्तु, राजकुमार, राम और मैनरिंग” कैसे रह रहे है ? उन्हें 
मेरी याद दिलाना। मुझे आशा है कि श्री मैनरिंग जंगलके जीवनसे फिर न ऊब गये होंगे। 

श्री वेस्टसे मेरा सलाम कहना। उनसे कहना कि फीनिक्ससे रवाना होनेके दिन उनसे 
मेरी जो भेंट हुई थी उसे याद करें। 

अब फिर तुम्हारी बात। बागवानीमें --- अपने हाथसे खुदाई और निदाई करने आदियें 
काफी मेहनत करना। हमें भविष्यमें इसीसे निर्वाह करना है। और तुम्हें परिवारका होशियार 
बागवान होना चाहिए। अपने औजारोंको यथास्थान और पूरी तरह साफ रखना। मुझे आशा 
है, रामदास और देवदास स्वस्थ होंगे, अपने पाठ याद करते होंगे और कोई परेशानी पैदा न 
कर रहे होंगे। क्या रामदासकी खाँसी ठीक हो गई ? 

मेरा विश्वास है कि तुम सबने विलीसे, जब वह हमारे यहाँ था, अच्छा व्यवहार किया 
होगा। श्री कॉडिजकी जो खानेकी चीजें बची होंगी, मेरा खयाल है वे तुमने उन्हें लौटा दी होंगी । 

और अब तुम्हारे अपने बारेमें। तुम कंसे हो? मेरा खयाल है, मैंने तुम्हारे कंघोंपर 
जो भार डाला है उस सबको तुम अच्छी तरह उठा सकते हो और वह सब कार्य बिल्कुल 
प्रसन्नतापूर्वकं कर रहे हो। फिर भी मैने यह प्रायः अनुभव किया है कि में तुम्हारा जितना 
व्यक्तिगत मार्गदर्शन कर सका हूँ, तुम्हें उससे अधिककी आवश्यकता है। में यह भी जानता 
हूँ कि तुमने कभी-कभी अनुभव किया है, तुम्हारी शिक्षाकी उपेक्षा हो रही है। अब मैंने 
जेलमें बहुत-कुछ पढ़ लिया है। इधर में इमरसन, रस्किन और मैजिनीकी पुस्तकें पढ़ता रहा 


१, फीमिक्सके एक सदस्य श्री इरिलारू वालजी ठवफर । 
, ३, और ४ फीनिक्स छापेखानेके कम्पीज्षिय्र । 

, गांधीनीके झुंशी । 

, फीनिक्सफी शाक्के प्रबंधक पुरुषोत्तमदास देसाई । 

, पुरुषोत्तमदास देसाईको पत्नी । 

८. छापेखानेके कमचारीगण । 


(क़ &ह0 ४ 5 


२०८ सुम्पू० गांधी वाइमव 


हँ। मै उपतिषद्‌ भी पढ़ता रहा हूँ। इन सबसे इसी विचारकी पुष्टि होती है कि शिक्षाका 
अर्थ अक्षर-ज्ञान नहीं है, बल्कि उसका अर्थ चरित्र-निर्माण है। उसका अर्थ कर्तव्यका ज्ञान 
है। हमारे अपने शब्दका' ठीक अर्थ है “तालीम '। यदि यह दृष्टिकोण ठीक हो --- और मेरे 
विचारसे केवल यही दृष्टिकोण ठीक है--तो तुम्हें जितनी सम्भव है उतनी अच्छी शिक्षा 
--- तालीम --- मिल रही है। यदि तुम्हें अपनी माँकी शुश्रूषा करते और उसके चिड़चिड़े- 
पनको प्रसन्नतापूर्वक सहनेका या चंचीकी देखभाल करने और उसकी आवश्यकताओंको जान 
लेने तथा उससे इस तरहका व्यवहार करनेका, जिससे उसे हरिलालका अभाव न खटके, या 
फिर रामदास और देवदासके सरक्षक वननेका अवसर मिले तो इससे अच्छा क्या हो सकता 
है ? यदि तुम यह काम अच्छी तरह करनेमें सफल हो जाओ, तो तुम्हें आधीसे ज्यादा 
शिक्षा मिल्ल गई। 

पढ़ाईमें तुमको गणित और संस्कृतकी ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। संस्कृत तुम्हारे 
लिए बिल्कुल जरूरी है। ज्यादा उम्रमें इन दोनों विषयोंका अध्ययन कठिन है। संगीतकी 
भी उपेक्षा न करना। तुमको अंग्रेजी, गुजराती या हिन्दी, जिसमें भी हो, पुस्तकोंके सब अच्छे 
स्थलों, भन्‍्त्रों और कविताओंकों छाँद लेना चाहिए। और उनको एक कापीमें अच्छेसे-अच्छे 
अक्षरोंमें लिख केना चाहिए। यह संग्रह वर्षके अन्तमें अत्यन्त मूल्यवान बन जायेगा। यदि 
तरीकेसे करोगे तो ये सब काम तुम सुगमतासे कर सकते ही। कभी उद्धिग्न होकर यह न 
सोचना कि तुम्हें बेहद काम करना है; और न फिर इस बातसे परेशान होना कि पहुले क्या 
करूँ। यदि तुम धैर्य रखोगे और अपने थोड़े-थोड़े समयका भी सदृंपयोग करोगे तो तुमको 
व्यवहारमें इसका शान हो जायेगा। आज्ञा है, तुम घरके लिए खर्च की गई एक-एक पेनीका 
हिसाब ठीक-ठीक रख रहे होगे। यह अवश्य रखा जाना चाहिए। 

आनन्दलारूभाईको याद दिला देना कि उसने प्रतिज्ञा की थी, वह इस बार अपनी पढ़ाई 
बन्द न करेगा। मुझे इस बातकी अधिक चिन्ता है कि वह विजयाकों उचित शिक्षण दे। 
वया उसने बगीचा ले लिया है? 

मगनलालसे कहना कि में उसको इससेनके निबन्ध पढ़नेंकी सलाह देता हेँ। वे डर्बनमें 
नौ पेसमें मिल सकते हैं। उनका एक सस्ता संस्करण भी है। ये निबन्ध पठनीय हैं। उसे 
इनको पढ़ना चाहिए; और इनके महत्त्वपूर्ण स्थक्ोंको चिह्नित करना चाहिए; अच्तमें उनकी 
एक नोटबुकमें लकरूू कर लेनी चाहिए। मेरे विचारसे इन निबन्धोंमें पाइचात्य जामा पहनाकर 
भारतीय ज्ञानकी शिक्षा दी गई है। कभी-कभी अपनी चीजको इस प्रकार भिन्न रूपमें देखकर 
स्फूलति मिलती हैं। उसको टॉल्स्टॉयकी किंगडम ऑफ़ गॉड इज़ विदिन यू ( ईश्वरका 
साम्राज्य तुम्हारे ही भीतर है) पढ़नेका प्रयत्त भी करना चाहिए। यह अत्यन्त तक सम्मत- 
पुस्तक है। अनुवादकी अंग्रेजी भी बहुत सरल है। इसके अलावा, टॉल्स्टॉय जो सिखाते हैं 
उसपर आचरण भी करते है। 

मुझे आशा है कि सायंकाछीन प्रार्थना अभी चछती होगी और तुम तथा दूसरे सब लोग 
रविवारकी प्राथनामें बेस्टके यहाँ जाते होंगे। 


१, शुनराती शब्द “क्रेछ्वणी?”, जिसका ठीक अर्थ होता है शिक्षा द्वारा बच्चेके शारीरिक और 
मानसिक -- सब शुणोंका विकास करना । 
२, आनन्दलालकी पुत्री । 


तार: द० आ० बति० भा० समितिको २०९ 


तुम्हें इस पत्रकी नकल कर लेनी चाहिए। इसमें दूसनरोंकी सहायता भी ले छेना। 
ओर इसकी एक नकलरू पोलकको, एक कैलेनबैकको और एक स्वामीजीकों भेज देना। तुम्हे 
मेरा पत्र ध्यानसे पढ़ लेना चाहिए और मुझे ब्योरेवार उत्तर देना चाहिए। श्री पोछकके 
उत्तरकी प्रतीक्षा कर छेता, जिससे उन्हें जो-कुछ कहना है वह मुझे लिख सको। जैसे ही 
- तुम मेरा पत्र पढ़कर समझ लो, उत्तर लिखना शुरू कर सकते हो। उत्तर स्याहीसे साफ 
लिखा हो। तुम उसे जितना चाहो उतना लम्बा हो जाने दो। उसमें हमारी लड़ाईके सम्बन्धमें 
कोई जानकारी न हो। तब उसे प्राप्त करनेमें मुझे कोई कठिनाई न होगी। उत्तर चाहे 
जबतक दे सकते हो। शायद यह पत्र तुम्हें मंगलवारकों मिल जायेगा। मैं उस दिनसे एक सप्ताह 
तक प्रतीक्षा करूँगा। यदि चाहो तो इससे भी अधिक समय ले सकते हो । तुम अपना पत्र बन्द 
करनेसे पहले स्वामीजी और कैलेनबकके पत्रोंकी भी प्रतीक्षा कर छेना। उन्हें जो कुछ कहना 
है तुम मुझे लिख भजना। तुम थोड़ा-थोड़ा हर रोज' छिख सकते हो। जिस बातको तुम 
अंग्रेजीमं व्यक्त न कर सको उसका अनुवाद पुरुषोत्तमदाससे करा लेना। यदि इस पत्रका 
कोई अंश तुम्हारी समझमें न आये तो तुम्हें उसका अनुवाद करा लेना चाहिए। 

मुझे धीजगणितकी एक प्रति भेज देना। कोई भी संस्करण काम देगा। 

अब में इस पत्रकों बन्द करता हूँ। सबको प्यार और रामदास, देवदास तथा रामीको 
चुम्बन । 


बापू 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४६७६) से । 
सोजन्य : लई फिशर 
१३८. तार: द० आ० ब्ि० भा० समितिको” 
जोहानिसबर्ग 


अप्रैल ७, १९०९ 
सेवामें 
दक्षिण आफ़रिका ब्रिटिश भारतीय समिति 
५ पम्प कोर्ट, ठेम्पल 
[ लन्दन | 
हाइडेलब्गके कैदियोंका जरूरी पत्र प्राप्त जिसमें कहा गया है: भूखों 
मरनेकी स्थिति -- अनुपयुक्त भोजन, चारों तरफ गनन्‍दंगी, सफाईका बिल्कुछ प्रबन्ध 
नहीं, नहाने-घोनेकी कोई सुविधा नहीं, न कपड़े बदलनेकी। भारतीय सत्याग्रहियोकि 
साथ काफिर कैदियोंसे बदतर बरताव। अस्पतालमें कई--पेचिश, बुखार, मिरणीसे 


१, जिस दिन साउथ आफिका विटिश इंडियन कमिटीकों यथद्व तार भेजा गया, उस दिन गांधीजी प्रियेरिया 
जेलमें थे । सम्भव है, यह उन्हींकी हिदायतोंके मुताबिक जोद्निसबर्गंसे भेजा गया हो । 


२१० सम्पूणे गांधी वाडमय 
पीड़ित। जेल अधिकारी क्रर। सरकार उत्पीड़ित करके आन्दोललको भंग करनेकी 


कोशिश कर रही है। ु 
मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे | 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: २९१/१४१॥। 


१३९, भारतीय ओर द्ाराब' 


[ प्रिटोरिया जेल 
अप्रैठ १०, १९०९ के पूर्व 

महोदय, 

मैंने आपका वह पत्र देखा है जो आपने आयोगके सम्मुख गवाही देनेके सम्बन्धमें 
ब्रिटिश भारतीय संघको भेजा है। अपनी गतिविधि अनिश्चित होनेसे में अपना वक्तव्य इससे 
पहले नहीं भेज सका हूँ; और ने यही सम्भव हो सका है कि संघकी बैठक बुलाकर इस 
सम्बन्धमें विचार किया जाय कि किस तरहकी गवाही देनी है । संघके अध्यक्ष और 
कार्यवाहक अध्यक्ष जेलमें है। इसलिए यह वक्‍षतव्य, जिसे मैं पेश करनेवाला हूँ, मेरे निजी 
विचारोंको ही व्यक्त करता है। 

में दक्षिण आफ्रिकामे पिछले पन्द्रह वर्षसे रह रहा हें। और लूगभग इस पूरी अवधिमें 
पदाधिकारीके हूपमें भारतीय साव॑जनिक संस्थाओंसे सम्बद्ध रहनेके कारण सभी वर्गोके भारती- 
योंके सम्पर्कमें आया हूँ। १९०३ से में जोहानिसबर्गमें अटर्नीके तौरपर वकारुत कर रहा हूँ; 
और में ब्रिटिश भारतीय संघके अवेतनिक मनन्‍्त्री भी रहा हूँ। 

ट्रान्सवालमें १३,००० से अधिक वयस्क भारतीय पुरुष नहीं हैँ। लड़ाईके दिनोंसे जो 
भारतीय वस्तुतः: उपनिवेशमें रहें हों, उनकी संख्या कदाचित्‌ १०,००० से अधिक कभी नहीं 
रही है। इस समय, एशियाई आन्दोलनके कारण, उपनिवेशमें शायद ५,००० से अधिक 
भारतीय नहीं हैं। ये मुख्यतः मुसलमान और हिन्दू है। यहाँ जो बात उहिष्ट है उसके खयालसे 
ईसाइयों और पारसियोंका विचार नहीं करता, क्योंकि वे यद्यपि भारतीय समाजके महत्त्वपूर्ण 
अँग है फिर भी संख्यामें कम हैं। 

मुसलमाव और हिन्दू, दोनोंके छिए उनके धर्मोमें मद्य-यान करना निषिद्ध है। मुस्लिम 
वर्ग मद्य-निषेधपर बहुत-कुछ कायम रहा है। मुझे दुः:खके साथ कहना पड़ता है कि हिन्दू वर्गमें 
ऐसे लोगोंकी संख्या खासी है जिन्होंने इस उपनिवेशमें इस धामिक निषेधकी अवहेलना की है। 

जो भारतीय मद्य-पान करते हैं उन्होंने आम तौरपर कुछ अविचारी गोरोंकी सहायता 
प्राप्त करनेका तरीका अपनाया है। दूसरे तरीके भी हैं जिनका मैं उल्लेख करना नहीं चाहता। 


१. यह वक्‍तव्य गांधीजीने भ्रिशेरिया जोहानिसबग-स्थित टान्सवाल मथ-भायीग ( दान्सवाल लिकर कमिशन ) को 
“लिखित साक्षी” के रूपमें भेजा था। यह “श्री गांधीके विचार ”” शीषकसे “इंडियन ओपिनियनके 
लिए विशेष ” रूपमें प्रकाशित किया गया था । 

२, अहमद मुहम्मद काछलिया ! 

३. $० आईं० अस्वात । 


भारतीय और शराब २११ 


मेरी राय यह है कि कानृनन मद्य-निषेध जारी रहे। किन्तु मेरा खयाल है कि मद्य- 
निषेधसे उन भारतीयोंकों, जो शराब प्राप्त करना चाहते है, अड्चन नहीं हुई है। मेरी 
दृष्टिमें मद्य-निषेध जारी रखनेका एकमात्र छाभ यह है कि मेरे शराब पीनेवाले देशवासी 
शराब पीनेमें जो शर्म महयूस करते हैं वह कायम रहे। वे जानते है कि उनके लिए थर्म और 
कानून दोनोंकी दृष्टिसे शराब प्राप्त करता और पीना अनुचित है। इससे मद्य-नियेधके प्रचारक 
उनकी कानून पालन करनेकी भावनाकों जागृत कर सकते हैं। कानूनकों दोपपूर्ण तरीकेसे 
भंग करनेमे और अचन्तरात्माकी पुकारपर एक अधिक ऊंचे कानूनका पालन करनेकी दृष्टिसे 
मानव-कृत कानूनकों तोड़नेमें में एक बुनियादी अच्तर मानता हूँ। सौभाग्यसे जो भारतीय 
मद्य-सम्बन्धी कानूनकों तोड़ते है वे जानते हे कि उनका ऐसा करना गरूत है। 

में जानता हूँ कि मेरे कुछ देशवासियोंको, जो स्वयं मद्य-निषेधके पक्षमें हैं, मचच-प्रम्बन्धी 
कानूनमें रंगके आधारपर लगाई गई एक और नियंग्यिता दिखाई देती है। सामान्यतः: उनका 
कहना ठीक होता। किन्तु मेरा विश्वास है कि इस कानूनका रंगसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
मेरी रायमें, यह प्रमुख जातिकी ओरसे इस बातकी मान्यता है कि मद्यपानकी छत एक 
ऐसी बुराई है जिसे वह स्वयं तो छोड़नेमें असमर्थ है, किन्तु यह नहीं चाहती कि उसे दूसरी 
जातियाँ अपना लें। स्थितिको इस प्रकार देखते हुए, मेरा खयारू है कि एशियाइयों और 
रगदार जातियोंके लिए मद्य-निषेध व्यापक मद्य-निषेधकी ओर संकेत करता है। 

किन्तु व्यापक मद्य-निषेध हो या न हो, जबतक प्रमुख जाति शराब पीना जारी रखती है, 
चाहे वह बहुत संयमित ढंगसे ही क्‍यों न हो, तबतक, आंशिक मद्य-निषेष, वह जिस रूपमें 
लागू है, उस रूपमें, व्यावहारिक दृष्टिसि अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। निवेदन है कि 
यह यूरोपीय और अन्य जातियोंके सम्पर्कसे उत्पन्न बुरे प्रभावोंका एक बड़ा उदाहरण है। 
और जबतक शराबसे बचनेका प्रचार करनेवाले छोग स्वयं ही उसपर अमल करनेके छिए 
तैयार न हों, तबतक सभी मद्य-सम्बन्धी कानून बहुत-कुछ अस्थायी उपाय सिद्ध होंगे। मैं 
चाहता हूँ, आयोग ट्रान्सवालके मतदाताओंको किसी तरह यह बता दे कि उनके कन्धोंपर 
कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वे अपने प्रतिनिधियोंके लिए इतना वांछनीय कानून बनाना 
असम्भव कर देते है। उनको ही बहुत-से परिवारोंके छिन्न-भिन्न करनेकी जिम्मेदारी अपने 
ऊपर लेनी होगी। में अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह समझकर लिख रहा हूोँं। में बहुत अच्छी 
तरह जानता हैं कि कितने भारतीय नवयुवक, जिन्होंने कभी शराब चखी तक न थी, दक्षिण 
आफ्रिका या ट्रान्सवालमें आकर उसके शिकार हो गये हैं। 

यदि आयोग मुझसे कुछ प्रदन पूछना चाहे तो में प्रसच्नतापुर्वक उत्तर दूँगा। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०--४-१९०९ 


१४०. पत्र : एच० एस० एल० पोलककों' 


प्रिदोरिया [ जेल | 
अप्रैल २६, १९०९ 


प्रेपक 
श्री गांधी (कैदी संख्या ७७७) 
प्रिय हेनरी, 

मुझे आ्थिक प्रइनसे जितनी चिन्ता हुई है उतनी अन्य किसी बातसे नही हुई है। 
मुझे फीनिक्सपर. ऋण होनेके विचारसे ही घृणा है; और कार्याछ्यपर ऋणका अर्थ वही 
है। ऐसी हालतमें जेवरोंके अलावा कुछ कानूनी किताबोंकी, अर्थात्‌ उन किताबोंकी, जो 
मैंने इंग्लेैडसे मेंगाई थीं, और कानूनी रिपोर्टोकी, तथा कार्यालयमें रखी बड़ी तिजोरीकी और 
घूमनेवाली अलमारीमें रखे विश्व-कोष (एनसाइक्लोपीडिया) की भी आहुति दे दी जाये। 
कानूनी किताबोंकों प्लेफर्ड, बेन्‍्सन या यदि उनकी स्थिति अच्छी हो तो, गॉडफ्रेसे लेनेके लिए 
कहा जा सकता है। यदि इनमें से कोई कुछ भी न ले सके तो आप एक सूची घुमा सकते 
है। वे खरीदके दामोंसे १० प्रतिशत कममें बिकनी चाहिए। तिजोरीका कमसे-कम १५ पौंड 
दाम आना चाहिए। गॉडफ्रेको (किसके) विश्व-कोषके ३ पौंड देन हैं। आप जानते है कि 
कटिसने ३ पौड मुझसे ले लिये थे। यह रकम बहियोंमें नहीं है, अब वसूल की जा 
सकती है। 
मुझे मणिलालका एक हरूम्बा पत्र मिला है। यह ठीक ही लिखा गया है। में देखता 
हे कि श्रीमती पायवेछकों अपनी पोौन्नीपर गये है। वे उसको सबसे सुन्दर समझती है. . . 
सावधान रहें। वाल्डी,, जो फीनिक्सका सम्भावित अंतेवासी माना जा सकता है, ऐसा नमूना 
है जिसे गढ़त। है। यह कठिन कार्य है। में जानना चाहता हूँ कि कॉडिजका भाषण कैसा 
रहा और वह कहाँ हुआ था। क्‍या ठाकर बम्बईसे कुछ किताबें और ठाइप छाया है? 
में देखता हूँ कि ठाकर-परिवार छगनलालके साथ ठहरा है। मिलीकी तरह छगनलारूका 
स्वभाव भी चुपचाप कष्ट सहनेका है। छेकिन दोनोंपर इसका बुरा असर होता है। इसलिए 
वे मित्रोंकी स्थिति उलझत्त-भरी बना देते हैं। इसलिए में चाहता हैँ कि छगनलाल अपने 
सामर्थ्यंसे अधिक भार न उठाये। जैसा कि उसकी माँ कहती है, वह ऐसा व्यक्ति है 
जो . . . पत्तोंसे लछदे पेड़के नीचे भी सूख जा सकता है। [जबसे |] वह बड़ा हुआ है 
तभीसे उसके स्वभावसें मैंने यह विशेषता देखी है। मुझे अपने इस मतमें [ परिवर्ततका 
कोई कारण | नहीं दिखाई दिया है। इसलिए कृपया उसे कहें कि वह अपने ऊपर ज्यादा 


१. नूल प्रति कटी-फटी है; इसलिए जहाँ शब्दोंका पता नहीं छूग पाया है वहाँ यथासाध्य उन्हें अनुमानसे 
चोकोर कोषठक्ोंमें देकर अंकों पूरा किया गया है । 

२. यहाँ मूलमें कुछ शब्द गायब हैं । 

३. पोलकका पूृत्र । 

४. पोलककी पत्नी मिली ग्राहम पोलक । 


पत्र: एच० एस० एल० पोलकको २१३ 


भार न डाछे। में नहीं जानता कि श्रीमती गांधीका इरादा क्या है। | ठाकर-परिवारको | उनके 
साथ ठहरना चाहिए था। अब पुरुषोत्तरदास और कॉडिज़ [दोनोंके पास | एक-एक 
छात्र है। कॉडिज़ [छात्र रखते | हैं, यह अच्छा है। यह बिल्कुल उनके अनुरूप ही है। परन्तु 
| पुरषोत्तमदास | ने किसी छात्रकों रखा, यह शायद ठीक नहीं हुआ। उसके पास काफी जगह 
नहीं है। अनीकोी चार बच्चोंकी देखभाल करनी होती है। यही उसके लिए बहुत है। [ पुरु- 
षोत्तमदास | चाहता है कि अनीने पहले जो अपना कतेंव्य नहीं निभाया उसकी कमी पूरी करे। 
इस दिशामें उसने शुरुआत अच्छी नहीं की है। इसलिए में यह जाननेको बहुत इच्छुक हूँ कि 
उसने अपनी गरीब पत्नीका भार हलका करनेके लिए क्‍या किया है। उसने मुझे बहुत प्रिय 
सन्देश भेजा है, इससे अधिक में इस समय न कहेँगा। में चाहता हूँ कि फीनिक्सके सब 
लोग टॉल्स्टॉयकी जीवनी और "मेरा पदचात्ताप ' ( माई कन्फ़ेशन्स ' ) पढ़ें। दोनों किताब 
बहुत प्रेरणाप्रद हैं। वे आसानीसे दो दिनमे पढ़ी जा सकती है। गुजरातियोंको कविश्रोकी 
दोनों पुस्तकें भी, जो मेरे पास हैं, पढ़नी चाहिए। शायद ठाकर वे पुस्तकें ले आया होगा। 
वे सायंकालकी प्रार्थनाके आध घंटेमें से १० मिनट और रविवारको, गुजराती लोग जो अछूग 
प्राथना करते हैं, उसके एक घंटेमें से आधा घंटा इस' वाचनमे रूगा सकते हैं। मैं कविश्रीके 
जीवन ओर उनकी रचनाओंके सम्बन्धर्में जितना विचार करता हूँ, उतना ही मुझे लगता है 
कि वे अपने यूगके सर्वेश्रेष्ठ भारतीय थे। वस्तुतः में उनको धार्मिक बोधकी दृष्टिसे टॉल्स्टॉयसे 
ऊँचा मानता हूँ। मैंने उनकी ये पुस्तकें पढ़ी हैं। उनसे मुझे बहुत अधिक शान्ति मिली है। इनको 
बार-बार पढ़ना चाहिए। जहाँतक अंग्रेजीकी पुस्तकोंका सम्बन्ध है, मेरे मतसे टॉल्स्टॉयकी कृतियाँ 
विचारोंकी शुद्धतामें बेजोड़ हैं। उनकी जीवनके उद्देश्यकी व्याख्या अनुपम और सुबोध है। कवि 
और टॉल्स्टॉय दोनोंने जिन बातोंका प्रचार किया, उनको जीवनमें उतारा है। कविने अधिक 
गहरे अनुभवसे लिखा है। आप छगनलालसे रेवाशंकर जगजीवन ऐंड कं० को यह लिखनेके 
लिए कह दें कि मुझे उनको क्या देना है और वे मेरी बहनकी मासिक कितना भेजते हैं, 
यह मुझें बतायें। मणिलाल अपने अध्ययनसे कुछ असन्तुष्ट है। यह स्वाभाविक ही है। किन्तु 
यह अनिवाय॑ है। हम प्रयोगकी अवस्थामें हैं और पहले छात्रोंपर इसका असर पड़ेगा ही। फिर 
भी उसे जो-कुछ पढ़ाया जाये उसको वह भली भाँति सीखे। मुझे आशा है कि में किसी दिन 
उसकी परीक्षा लँगा। उसको अपने रेखागणितके पाठोंपर भरोसा था, लेकिन उनमें वह कच्चा 
निकला । वह नियम-पालून और अध्यवसायकी आदत डाहछे और अध्ययनमें अपने ऊपर 
निर्भर रहना सीखें। सम्भव है, किसी दिन में स्वयं उसको थोड़ा पढ़ानेकी जिम्मेदारी छे 
सकूँ। बागवानीके सम्बन्धमें भी उसकी चिन्ता [मैं| समझता हूँ। उसको घेर्य रखना चाहिए। 
उसे अपनी पूरी शक्ति [ लगा देनी चाहिए ] और फिर चिन्ता और परेशानो | से मुक्त रहकर | 
सर्वथा प्रसन्न रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लड़के [मणि- |कमसे तमिलमें बात किया 
करें। मुझे खुशी है कि किचिन एक दिनके लिए फीनिक्स आये थे। मणिलालने यह नहीं 
लिखा कि वहाँ ठहरनेसे उनको अच्छा लगा या नहीं। आशा है, वहाँ उनके आरामका पूरा 
प्रबन्ध किया गया होगा। मगनलछालकों मेरी सलाह है कि उसने अंग्रेजीके इतने वाक्य तो 
कंठसथ कर ही लिये हैं, अब उसे तमिलके भी कुछ वाक्य याद करने चाहिए। चंची प्रसन्न तो 
है? या हरिलाकके वियोगमें चिन्तित रहती है? श्रीमती [गांधी] अब घरके कामकाजमें हाथ 


१, गांधीजीकी सबसे बड़ी बहन रलियात्बेन । 


२१४ सम्पूर्ण गांधी वाइसय 


बैँठाती हैं? कृपया डॉ० नानजीको' फीनिक्सवासियोंका ध्यान रखनेके लिए धन्यवाद दें। वे 
मुझपर अपना ऋण सदा बढ़ाते ही रहते है। पाठ्शाछाके भवनकी प्रगति कसी है? मेरा 
खयाल है कि छगनलाल मेरी ओरसे श्री गोरासे कहे कि बे छात्रोंके बोडिंगका खर्चे बढ़ाना मंजूर 
कर लें, जिससे छोटी-मोटी रकमोंफे सम्बन्धमें संरक्षक सदाकी चिन्तासे मुक्त हो जायें। मुझे 
प्रसन्नता है कि स्वामीजी अधिक ठहर रहे हैं। आशा है कि [ उनसे | मिलकर यज्ञोपवीतके 
सम्बन्धमें विशेष जान सकंगा। मैंने गाड़ीसे पीटरमरित्सबर्गके पतेपर उन्हें जो पत्र भेजा 
था वह उनको मिल गया होगा। मेरी यह तीव्र इच्छा है कि वे हिन्दुओं और मुसलूमानोंके 
बीच सद्भाव बढ़ानेके लिए उनसे जो-कुछ हो सके सब करें। मैं आनन्दलालसे यह अपेक्षा 
करता हूँ कि वह अपना अध्ययन बन्द न करने और बागको हरा-भरा बनानेका वचन पूरा 
करेगा। कृपया वेस्टसे कहे कि वे रविवासरीय प्राथनाकों, यदि उसमें कोई कठिनाई हो तो 
भी, जारी रखें। श्रीमती वेस्टकी बीमारीमे वह कहीं और की जा सकती है, किन्तु जहाँ 
तक सम्भव हो, बन्द न की जाये। कृपया [इस पत्रके | फीनिक्स-सम्बन्धी भागकी नकल 
करवाकर वेस्टकों भिजवा दें। तब इसे सब पढ़ सकेंगे। और छगनलाल मुझे एक ब्योरेवार 
उत्तर लिखे जिसमें जो भेजना चाहे, उन सभीके सन्देश हों। में ७ मई तक छगनलालका पत्र 
मिलनेकी आशा करूँगा। इससे उसको काफी वक्‍त मिल जायेगा।' 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-लक्ल (एस० एन० ४९२५) से। 


१४१, भाषण :; प्रिटोरियाकी सभासें 


| प्रिटोरिया 
मई २४, १९०९ | 


लम्बा भाषण देनेके लिए समय नहीं है। में नाइता करने चला गया था, जिसमें कुछ 
समय निकल गया। फिर भी दो शब्द कहता हूँ। इनपर आप ध्यान दें। अपने जेलके 
अनुभवके आधारपर में कह सकता हूँ कि जेल-जीवनकी हालत जैसी होनी चाहिए बेसी 
ही है। हम जो माँग रहे हैं वह हमें अवश्य मिलेगा। छुटनेपर में देखता हें कि जो 
श्र हैं वे गूर ही रहेंगे। अध्यक्षतें कहा है कि आपसी फूटके कारण संघर्ष लम्बा खिच 
रहा है, छेकित मेरी समझसे बात ऐसी नहीं है। हमारे भाई डरते हैं, इसी कारण जेलें भरती 
नहीं हैं। जो निडर हैं वे जेल जा रहे हैं और जायेंगे। और होना भी यही चाहिए। जान 
पड़ता है कि जेलमें कुछ कष्ट होनेपर भी छूटनेके बाद वे फिर जेल जानेके लिए तैयार 


१, बबेनके एक चिकित्सक तथा नेटालक्े भारतीय प्माजके नेता; फीनिक्स बस्तीमें बीमार पड़नेवालोंकी 
चिकित्सा अक्सर ये ही करते थे, और श्रीमती गांधीका इलाज भी इन्होंने ही किया था। 

२, यद्द उपलब्ध नदीं है | 

३. पत्र अधूरा जान पड़ता है और यह शायद वह अंश है जो वेस्ट्कों भेजा गया था। 

४. सजाक्की समाप्तिपर २४ भई १९०९ को गांधीजी नियत समयसे डेढ़ घंटे पहले, सुबह साढ़े सात 
बजे ही छोड़ दिये गये थे, ताकि भारतीय किसी प्रकारफा प्रदर्शन न कर सके। फिर भी कोई सो भारतीय उनका 
स्वागत करनेके लिए एकत्र दो गये थे | गांधीजी उनके साथ इस्लामिया मसजिद गये ओर बादमें उन्होंने 
वढ़ीं यह भाषण दिया । सभाकी अध्यक्षता वी मुहम्मदने की। 


भाषण : प्रियोेरियाकी तमामें २१७ 


हैं। जो जेलके रसको रस मानकर चखते है, वे कदापि पीछे नहीं हटेंगे, वल्कि बार-बार 
जेल जायेंगे। 

मेरे छूटते समय मुख्य वार्डरने मुझसे कहा कि “ आपको फिरमसे जेल न आनेकी सलाह 
देना निरयंक है; क्योंकि आप उसे माननेवाले तो हैं नही। ” इससे जाहिर होता है कि उसके 
मनपर सत्याग्रहकी कंसी छाप पड़ी है। मुझे बाहर सुख मिलता नहीं। मैं जेलमें नियमसे 
ईहवरकी प्रार्थना कर सकता था। बाहर मुझे उसके लिए समय ही नहीं मिलतता। जेलमें कैदी 
उठकर विस्तर समेट कर तैयार हो जायें, इसलिए सवेरे साढ़े पाँच बजे बत्ती जल दी जाती 
थी और फिर आधे घटे बाद बुझा दी जाती थी। वत्तीके बुझनेपर अँधेरेमें कुछ कैदी एक 
दूसरेकी बुराई करते। मुझे तो उस समय ईव्वरकी प्रार्थना करनेका अच्छा अवकाश मिलता 
था। कलसे मुझे ऐसी फ़ुरसत और सुविधा नहीं मिलेगी। आपके खयालसे मुझे सुख होगा। 
लेकिन, मैं तो मानता ही नहीं कि जेलमें दुःख और बाहर सुख है। जो जेल जानेसे डरते 
हैं, उन्होंने पंजीयन करा लिया, और करा रहे है। फिर भी उनका भी एक कतंव्य है, जिसे 
वे पूरा कर सकते हैं। हमारे सच्चे रास्तेसे तो किसीको कोई विरोध नहीं होगा, और यदि 
हो तो वह भारतीय नहीं कहा सकता, बल्कि भारतकी जड़ खोदनेवाला कहलायेगा। मुझे 
श्री हाजी कासिमसे बात करनेका समय मिल गया, यह अच्छा हुआ। हमें क्या करना चाहिए 
यह आप उनसे पूछेंगे तो वे बतायेंगे। और यदि आप तदनुसार करेंगे तो वह मदद करने जसा 
ही होगा। जेलसे छूटनेका मुझे सुख नहीं है, बल्कि दुःख है। आज श्री व्यासके यहाँ नाश्तेमें 
मुझे शक्‍करके रड्ड दिये गये। परन्तु वे मुझे जहर-जैसे रूंगे, क्‍योंकि श्री दाउद मुहम्मद, 
श्री रुस्तमजी, श्री जोशी, और दूसरे लोग तथा, स्वार्थी बनकर कहूँ तो, मेरा बड़ा छड़का 
हरिलाल अभी जेलमें है। उन्हें अभी ढाई महीनेसे ज्यादा वक्‍त जेलमें काठना है। मुझे 
अच्छा तो तभी लगेगा, जब मैं फिर जेल जाऊँ और उनके बाद छोडा जाऊँ। अभी 
समझमें नहीं आता कि यह कैसे सम्भव होगा। मेरा तो राग-रंग और सुख --सव-कुछ 
जेलमें ही है। अपनी प्रतिज्ञाके खयालसे 'मुझे जेल ही अच्छी लगती है। मैं अपनी 
शक्ति-भर तो जेल जाने और लोगोंके बाद छूटनेकी ही कोशिश करता हूँ; परन्तु जेलमें 
रहता सम्भव नहीं हो रहा है। आपसे मुझे यही कहना है अथवा, कहिए, यही वितती करनी 
है कि साहसी लोगोंका जेल जाना ही उत्तम है। जिनसे ऐसा न हो वे, मैने श्री हाजी कासिमसे 
जो कहा है, वह करें। ब्रिटिश भारतीय संघ और लोग भिखारी बन गये हैं। यह मुझे 
जेलमें श्री पोलकके पत्रसे मालूम हुआ है। तो अब जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें अपनी 
थैलियोंमें हाथ डालना चाहिए। मैंने सुना तो है कि यह शुरू हो गया है; मगर मैं 
इसे पर्याप्त नहीं मानता। आप अधिक उदारतासे दें। उससे ईदवर भी प्रसन्न होगा, और 
आपकी उदारता उचित मानी जायेगी। आप लोग इतनी अच्छी संख्यामें इकट्ठे हुए, इसके 
लिए आपका आभार मानते हुए मैं फिर अनुरोध करता हूँ कि माँगें प्री होवेतक आप जेलें 
भरते रहें, और जब माँगें मंजूर हो जायें तभी शान्त हों। इसके सिवा दूसरी कोई सलाह 
या राह है भी नहीं। आप भी यह देखते और मानते होंगे।' 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-५-१९०९ 
१. इसके बाद गांधीजी तमिल छोगोंके खयारूसे अग्रेजीमें बोढे; देखिए अगला शीर्षक । 


१४२. भाषण : प्रिदोरियारं' 


[ प्रिदोरिया 
मई २४, १९०९ | 


»» उन्होंने कहा, से जेलसे छूट गया हूँ; किन्तु मुझे इसकी कोई खुशी नहीं है। मेरे 
अनेक वीर देशभाइयोंको अभी अपनी सजाएँ काठनी है, और' मेरे बेटेको भी छः सहीनेकी 
सजा भुगतनी है। किन्तु इस सबके बावजूद आन्दोलन तबतक जारी रहेगा जबतक सरकार 
हमें राहत नहीं दे देती, जिसके हम हकदार हें। जबतक न्याय नहीं किया जाता तबतक 
हमें कष्ट सहना ही होगा। जो भारतोय जेलकी तकलीफें नहीं सह सकते बे दूसरी तरह 
जो भो मदद दे सकते हूं, दें; क्योंकि में मानता हूँ कि सरकारके इन कड़े कानूनोंको सम्भवतः 
एक भी भारतीय पसन्द नहीं करता और न चालू आन्योलनके साथ वह किसी-न-किसी 
तरहकी हमदर्दी रख बिना ही रह सकता है। संघर्षका अन्त एक ही हो सकता है और 
वह अन्त ब्रिटिश भारतीय समाज द्वारा दिखाई गई शक्तिके अनुसार जल्दी या देरसे 
आयेगा । हम इस समय उग्रतम लड़ाईके बीचमें हें, और यह सम्भव है कि हमारे सब 
देशवासी हमारा साथ न दे सकें। किन्तु इसका अर्थ केवल यही है कि लड़ाईका सबसे 
ज्यादा! बोझ थोड़े-से लोगोंके कन्धोंपर पड़ेगा। अन्तर्मे शी गांधीन कहा: 
हमारे साथियोंकी संख्या चाहे बड़ी हो था छोटी, में सच्चे दिलसे भगवानसे प्रार्थना करता 
हैं कि वह हमें इस बोझको तबतक वहन करनेकी शक्ति दे जबतक हम अपना ध्येय प्राप्त 
नहीं कर लेते। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिसियन, २९--५-१९०९ 


१. इस भाषणका जो विवरण यहाँ दिया गया है वह प्रिटोरिया न्यूजसे इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत 
किया गया था । 


१४३. भेंट: प्रिटोरिया न्यूज के प्रतिनिधिकों 


| प्रिटोरिया 
मई २४, १९०९ | 
. » श्री गांधीन कहा कि में जेलसें अपने साथ किये गये व्यवहारके सम्बन्धमें 
इस समय कोई वक्तव्य नहीं देवा चाहुता। में अबतक तीन बारसे पॉच मास तीन 
सप्ताहकी जेल काट च॒का हूँ। 
निर्वासनकी नीतिके सम्बन्धर्में श्री गांधीने कहा, सुझे इस सामलेमे सावधानीसे विचार 
करना होगा। में नहीं समझ सकता कि द्वान्सवालकी सरकार ब्रिटिश भारतोयोंपर अपनी 
सत्ता इस हुद तक केसे बनाये रख सकती है कि वह उन्हें निर्वासित करके भारत पहुँचा 
दे। कुछ भी हो, निर्वासतकी नीति बहुत ही मृ्खता-भरी है। वह अनावश्यकरूपसे कऋरतापुर्ण 
है, और उसका नतीजा केवल यह होगा कि संघर्ष एक ऐसे देशों चला जायेगा जहाँ 
सम्भव है उसका स्वरूप और भी अधिक गम्भीर हो जाये। श्री गांधीने कहा: 
मुझे यह सुनकर गहरी ठेस लगती है कि सोलह सालका एक लड़का भारत निर्वासित 
किया जा रहा है, और उसका बाप फोक्सरस्टकी जेलमें है। यदि सरकारका यह अनुमान 
हो कि वह ऐसे कऋ्रतापूर्ण तरीकोंकों काममें छाकर भारतीयोंकी हिम्मत तोड़ सकेगी तो वह 
बहुत भूल करती है।' 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९--५-१९०९ 


१, गांधीजीने यह भेंट २४ मईकों प्रिदोरियाकी मसजिदमें की गई सभाके अन्तमें दो थी; देखिए पिछला 
गौषक । 

२, समाके अन्तमें गांवीजीकों दो-तीन सो भारतीय मिलकर स्टेशन तक पहुँचाने गये भोर वे रेलगाड़ीसे 
हानिसबगेके लिए रवाना हो गये । 


१४४. भाषण : जोहानिसबगंकी सभासें' 


[ जोहानिसबर्ग 
मई २४, १९०९ | 


आज कई महीने बाद आपको देखने और आपसे मिलनेका अवसर आया है। इससे 
मुझे खुशी होती है। परन्तु जेलसे रिहा होनेमें में प्रसन्न नहीं है, क्योंकि हमारे नेता --- और 
वे भी वयोवृद्ध -- जेलमे है। अभी उन्हें अपनी सजा पूरी करनेमे दो महीनेसे ज्यादा लगेंगे । 
जैसा आप जानते है, इनमें श्री दाउद सेठ, श्री पारसी रुस्तमजी और श्री सोराबजी आदि है। 
और यदि स्वार्थी बनकर कहूँ तो मेरा लड़का हरिलाल भी उनमें है। तब मुझे सुखसे बेठना- 
खाना कैसे अच्छा छगे ? जबतक हमें वह चीज नहीं मिलती, जिसे हम माँगते हैं, तबतक 
हम प्रसन्न नहीं हो सकते। हम जो-कुछ माँगते है, खुदा हमें देगा। लेकिन वह सरकारकी 
माफत मिलेगा। हमें वह क्‍यों नहीं मिलता, इसका कारण हमें श्री काछलिया बता चुके 
है। कहा जाता है कि जो काम एक हजार लोग कर सकते हैं वह दससे नहीं हो सकता। 
लड़ाई इसलिए रूम्बी खिच रही है कि उसमें काफी लोग हिस्सा. नहीं लेते। हम इस 
समय खुदाके घरमें हैं, जहाँ हमने शपथ ली थी, हाथ उठाया था और यह ऐलान किया 
था कि जबतक कानून रद नहीं किया जायेगा और शिक्षितोंका अधिकार न दिया जायेगा 
तबतक हम लड़ते रहेंगे, और प्रमाणपत्रका [पिंजीयन| उपयोग न करेंगे। हमें इस प्रतिनज्ञाका पालन 
करनेके लिए जेलमें जाकर रहना चाहिए। मेरी तो इच्छा है कि जल्दी ही नेटाल जाऊँ और 
वहाँसे वापस आकर गिरफ्तार होऊँ। ऐसा करू तो दाउद सेठ और हरिलाल आदिसे मिल 
सकता हूँ। मेरा कतेव्य तो समाजकी और समाजके हितचिन्तकोंकी सेवा करना ही है। 
मैं दाउद सेठके साथ जेल जाऊँ तो माना जायेगा कि मैं ठीक सेवा करता हैं। आज यह 
तारा छगाया गया कि “ हिन्दुओं और मुसलूमानोंके राजाकों सछामी दो। ” यह उचित नही 
था। में समाजका सेवक हूँ, राजा नहीं हूँ। मैं खुदा यानी ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि 
बह मुझे सदा समाजकी सेवा करनेकी शक्ति और बुद्धि दे। मेरी मुराद तभी पूरी 
होगी जब समाजकी सेवा करते-करते ही मेरी मृत्यु हो। मेरा कतेव्य यही है। जिसके मनमें 
भारत और भारतीयोंका खयाल हो उसे समाजका सेवक ही बनना चाहिए। में बस्घीके 
सम्मानके लायक नहीं था, और न हूँ। जितनी सेवा करनी थी उतनी सेवा मुझसे नहीं हो 
सकी है; क्योंकि दूसरे लोग सेवक बनकर अब भी जेलमें हैं। वे छूट जानेपर भी बार-बार 


१, प्रिशेरियासे पार्क स्टेशन पहुँचनेपर गांधीजीका वीरोचित स्वागत किया गया । लगभग एक हजार 
भारतीय, चीनी और यरोपीय उनकी और उनके साथियोंकी अग॒वानी करने स्टेशन आये थे उनमें रेवरंड जे० 
जे० डोक भी थे। गांधीनीकी मारलाएँ पहनाई गई और गाड़ीमें बेठाकर मतबिदके प्रागणमें के जाया गया। वहीं 
अहमद मुहम्मद काछलियाकी अध्यक्षतामें एक सभा हुई, जिसमें गांधीजी पके गुजराती ओर बादमें अंग्रेजीमें 
बोके । देखिए अगछा शीषक । 

२. रजिस्ट्रेशन सस्फिकेट । 

३. रिपोटटसे पता चलता है कि यह वावय बोल्ते-बोलते गांधीजी विहल ही छठे । 


भाषण : जोहानिसबगंकी सभामें २१९ 


जेल जाते हैं। अध्यक्षने अपना स्वस्व समपित करके सेवा की है और अब भी कर रहे हैं। 
दूसरोंकी भाँति ही मुझे भी जेल मिले ओर में उनके बाद छूट तभी मेरा मन मानेंगा। 
कल जोहानिसवर्गकी जेलसे हमीदिया अजुमनके अध्यक्ष श्री उमरजी साले छूटेंगे। डीपक्लफ 
जेलसे श्री व्यास तथा श्री डेविड अर्नेस्ट भी रिहा किये जायेंगे। भारतीयोंकों उन्हें लेनेके 
लिए जाना चाहिए। आजा है कि कानसिया लोग इस बार अपना पूरा उत्साह दिखायेंगे 
और श्री उमरजी सालेकी वम्धी खींचकर छायेंगे। मझे विश्वास है कि वे वद्ध महानभाव 
अब भी समाजके लिए जेल जाना ही अच्छा समझेंगे। में दुआ माँगता हूँ कि खदा पाक 
उनकी वृद्ध अवस्था होनेपर भी उन्हें शक्ति ढे। दूसरोंका कतेव्य भी उन्हींका अनुकरण 
करना है। लोगोंको बग्बी लेकर डीपक्लफ भी जाना चाहिए. और [श्री व्यास तथा श्री 
अरनेस्टको भी | गाड़ीमें ही ले आना चाहिए। इस समय में इससे अधिक कहना नहीं चाहता। 
यदि कोई भारतीय यह कहे कि हम हार गये हैं तो वह स्वयं ही हार गया है। जो जेल जाने- 
वाला मजबूत है, वह तो जीता हुआ ही है। खूनी कानून कब रद किया जायेगा और 
शिक्षितोंका हक कब मिलेगा, यह तो ख़दाके हाथमें है। फिर भी यह इंसपर निर्भर है कि 
हमारा उसमें विश्वास कितना है और हम किस मार्गको अपनाते हैं। खुदा सच्चेके साथ 
है। हम सच्चे हैँ तो हमें जीत मिलेगी ही। दो महीनेकी जेलकी सजा भोगकर जब में 
फोक्सरस्टसे आया था तब भी इतने ही लोग उपस्थित थे। मे आपसे पूछना चाहूगा कि 
आप यहाँ “जी, हाँ जी हाँ, ” करने आते हैं या बोझा उठानेमें साथ देना चाहते है? आपको 
समझना चाहिए कि आपका कर्तव्य जेलके कष्ट सहना है। जेलमें और जेलके बाहर एकं-सा 
ही है। फोक्सरस्ट जेलमें मेरे साथ कुछ तमिल भाई थे। श्री नायडू लिखते हैँ कि वे अभी 
तक दृढ़ हैं और जेल जानेके लिए एक पेर उठाये तैयार हैं। हमारे लिए तो अखबार है 
इसलिए हम समझ-समझा सकते है। तमिलोंकी भाषामें अखबार नहीं है, फिर भी वे कंसी 
बहादुरी दिखा रहे हैं और किस तरह अपना कतेंब्य पूरा कर रहे हैं! उन्हें खुदापर 
भरोसा है। उनका उदाहरण छकेकर हमें उनके पद-चिह्नोंपर चलना चाहिए। यदि हम ऐसा 
करे तो जीत हमारे साथमें है और समीप ही है। आप सबते और चीनी लोगोंने आज 
यहाँ मेरे स्वागतके लिए आतनेका कष्ट किया है, में इसके लिए आपका आभार मानता हूँ। 
अभी कौमके रुखको समझे बिना में कुछ विशेष नहीं कह सकता हूँ; फिर भी आप जो-कुछ 
पूछेंगे उसका खुलासा दफ्तरमें करूँगा। शपथ लेना और हाथ उठाना बहुत हो चुका। अब 
मैं वैसा नहीं चाहता। लेकिन हम यदि जेल जानेके लिए सच्चे दिलसे तैयार हों तो सारे 
रास्ते खुले हैं। और उसके लिए ही मैं आपको भरसक सलाह दूँगा। यदि आप वैसा करेंगे 
तो आपकी जय अवश्य होगी। अब भी समय गया नहीं है। आप इतना करें तो 
काफी होगा।' 


[ गृजरातीसे | 
हईंडियन ओपिनियन, २९-५-१९०९ 


१, इसके बाद गांधीजी अंग्रेजीमें बोढछे; देखिए अगला शीषेक । 


१४५. भाषण : जोहानिसबर्गंकी सभासें 


[ जोहानिसबर्ग 
मई २४, १९०९ | 


उन्होंने | गांधीजीने | कहा कि मुझे जेलसे बाहर आनेगे जरा भी खुशी नहीं है। इसका 
कारण स्पष्ट है। भारतोपष समाजके कुछ अच्छेसे-अच्छे लोग अब भी द्वान्सवालकी विभिन्न 
जेलोंम है। उनमेंसे कुछ तो बुद्ध हैं। मेरा सबसे बड़ा छड़का भी अभी जेलमें है। कुछ 
लोगोंको तो अभी दोसे ढाई मास तक की सजा और काठनी है। उनमे से कुछने मेरे साथ 
मित्रोंके नाते काम किया है और कुछ मेरे प्रति प्रेम और सम्मानका भाव रखनेके कारण 
ही जेल गये हैं। जबकि इन सभीकी आजादीपर प्रतिबन्ध लूगा हुआ है, मनुष्य होते 
हुए क्या मुझे अपनी रिहाईपर किसी तरहकी प्रसन्नता हो सकती है? इस प्रकारकी परि- 
स्थितियोंमें में सुखी नहीं हो सकता। जबतक हमारे प्रति न्याय नहीं किया जाता, जो कि 
हमारा हक है, तबतक हम न खा सकते हैं और न आराम कर सकते हे । हमारे प्रति वह 
न्याय कब होगा, यह भगवान ही जानता है, किन्तु इतना तो हम जानते हे कि वह होगा 
अवद्य । पिछले तीन स्मरणीय मासोंमें मेने स्थितिपर बार-बार विचार किया है और गत 
ढाई वर्षोपर नजर दौड़ानके बाद में अब भी कह सकता हूँ कि मैंने अपने देशभाइयोंको जो 
सलाह दी थी उसमें से में कुछ भी वापस नहीं लेता। (हुं ध्वनि।) मेने १९०७ के कानन- 
की जो निन्‍दा की है उसका एक दाब्द भी में वापस नहीं ले सकता और में अब भी अपने 
इस वक्‍तव्यपर वृंढ़ हुँ कि जनरल स्मदस उक्त कानूनकों रद करनेके लिए बचनबद्ध हें। 
हम पूर्ण और शुद्ध न्याय चाहते हें। सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्रका जो अपमान किया गया है, 
उसके सामने कोई भी भारतीय चुप नहीं बैठ सकता। जबतक वर्तमान स्थिति कायम है 
तबतक ट्रास्सवालमे सुरक्षित स्थान केवल जेल है। में जेलमें अपने साथ किये गये व्यवहार 
या संघर्षके बारेमें अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। संघर्षके बारेमें अधिक कुछ न कहवेका 
कारण यह है कि हालमें क्‍या होता रहा है, में नहों जानता। में जिन जेल-अधिकारियोंकी 
सीधी देख-रेखमें था उनके विरुद्ध मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मेरे हलकेके सन्‍्तरी मेरे साथ 
हर तरहसे शिष्दता और सौजन्यका व्यवहार करते थे। यही बात दूसरे अधिकारियोंके 
बारेमे भी है। में शीघ्र ही बहुत-कुछ और लिखूँगा, जो मुझे अपने वेशभाईयोंसे कहना 
है। उन्हें बहुत-ला काम करना है और उन्हें अपने कर्तव्यका बोध होना चाहिए। में उन्हें 
बप्घीमें सड़कॉपर घुसाये जातेकी अपेक्षा अपने लक्ष्यके लिए काम करते देखना अधिक पसन्द 
करता हूँ। मेने पिछले तोन महीनोंमें ' बाइबिल 'में सन्‍त डेनियलसे सम्बन्धित अंश पढ़कर 
बहुत सान्त्वगा पाई हैं। अबतक जितने भी सत्याग्रही हुए हैं, उनमें डैनियल महानतम थे 
और हमें उतका अनुसरण करना चाहिए। यदि जनरल बोधा और स्मद्सके कानून हमारी 
अन्तरात्माके वियद्ध हें तो वे हमारे लिए नहीं हैं। हमें निःशंक-भावसे रहना चाहिए और 


पत्र : अखबारोंको २२१ 


उन सज्जनोंसे कहना चाहिए कि वे जो भी कानून पास करते हैं, यदि वे ईश्वरीय कानून 
नहीं हूं, तो हमारे लिए नहीं हे । हम कमर कस लें और काम करें। बातोंम या अन्यथा 
अपनी द्ञक्ति नष्ठ ने करें। मुझे दुःख है कि हमसें कुछ लोगोंने कानून स्वीकार करके 
अयनी गम्भीर प्रतिज्ञा तोड़ दी है। किन्तु हम अब भी अपना कदस वापस लेकर सही 
काम कर सकते हैं। गांधीजीने आगे कहा कि कल अनेक प्रमुख भारतीय रिहा किये 
जायेंगे। आप उनका उचित स्वागत करें। उन्होंने छोगोंको सभामें आनेके लिए धन्यवाद 
दिया और ईश्वरसे प्रार्यंवा की कि वह उन्हें उनके सामने मौजूद असली कामको करनेकी 


शक्ति दे । 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिसियत, २९--५-१९०९ 


१४६. पत्र: अखबारोंकों' 


जोहानिसबर्ग 
सई २६, १९०९ 


महोदय, 

मेरे पिछले कारावासके दिनोंमें मेरे साथ किये गये व्यवहारके सम्बन्धरमें बहुत चर्चा 
हुई है । इसलिए यदि आप निम्न वक्‍तव्य प्रकाशित कर दें तो में आपका क्ृतज्ञ होऊँगा । जब मुझे 
फोक्सरस्टमें तीन महीनेकी कड़ी कैदकी सजा दी गईं और म॑ं वहाँकी जेलमें ले जाया गया, तो 
मैंने देखा कि वहाँ, मेरे पुत्रतो मिलाकर, मेरे पचाससे ज्यादा साथी-कार्यकर्ता मौजूद हैं। यह 
अपने-आपमें ही मेरे लछिए बड़ी सुखद बात थी। जो खाना दिया जाता था, वह अच्छा और 
साफ होता था। उसमें प्रतिदिन एक औंस घी होता था। खाना भारतीय रसोइये पकाते थे। 
सब भारतीय कीदी वतनियोंसे बिल्कुल अरूग रखे जाते थे और उनके पाखाने और स्नानागार 
आदि भी अछूग होते थे। जो कोठरियोंमें रहते थे, उनके पास मामूली तौरपर जो कम्बल 
बगेरह दिये जाते हैं उनके अछावा तख्त होते थे और हरएककों एक तकिया दिया जाता 
था। काम बाहर खुलेमें करता होता था और हममें से तीसके लगभग सड़ककी मरम्मत यथा 
स्कूलके मैदानमें घासपातकी सफाई करते थे। जहाँतक मेरा सम्बन्ध था, ये दोनों ही कार्य 
बहुत अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद थे। मुझे गत २५ फरवरीको सजा दी गई थी। 


१, सभामें इसके बाद रेवरेंड जे० जे० डोक और तमिल कल्याण सभा (तमिल बेनीफिठ सोसायटी )के 


अध्यक्ष श्री चेट्धियारने भाषण दिया । 
२. यह पत्र, जो दान्लवाल्के सभी अखबारोंके लिए लिखा गया था, इंडियन ओपिनियन “ प्रिटोरिया 


जेलमें श्री गांधीके अनुभव ” शीषेकसे प्रकाशित हुआ था । 


२२२ सम्पूण भांधों वाडमय 


६८ तनहाड़ू १7 

मार्च २ को मुझे प्रिटोरिया ले जानेकी आज्ञा दी गई। मुझे तीसरे द्जेके डिब्बेमें यात्रा 
करनी पड़ी थी और चूँकि यात्रा अधिकाश रातकों की गई, इसलिए स्वभावत: ही सर्दी थी । 
स्पष्ट ही कैदियोंकों [ रास्तेके लिए | कम्बल नहीं दिये जाते। इस कारण और भी सर्दी छूगी । 
३ मार्चको प्रिटोरिया पहुंचनेपर मामूली रस्मी कार्रवाइयाँ पूरी होनेके बाद मुझे एक कोठरीमें 
बन्द कर दिया गया। मेरा खयाल है, पाँच दिनतक, सिवा उस वक्‍तके जब मुझे नहाने 
और ऐसे ही दूसरे कार्योके लिए बाहर जाने दिया जाता था, मुझे सारा वक्‍त कोठरीमें या 
गलियारेमें ही बिताना पड़ा। मेरी कोठरीके किवाड़्ोंपर लिखा था “ तनहाई ” (आइसोलेटेड ) 
और मैने देखा भी कि मुझे और दूसरे चार कीदियोंकों तनहाईमें रखा जाता है। इनमें से 
एकको हत्याका प्रयत्न करनेपर, दोको अप्राकृतिक व्यभिचार करनेपर और एकको अरलील 
व्यवहार करनेपर सजाएँ दी गई थीं। यहाँ कोई तकिया या तख्त नहीं दिया गया और 
खानेके लिए बुधवार और रविवारकों छोड़कर दूसरे दिन घी बिल्कुल नहीं दिया जाता था। 
मुझे अपनी कोठरीके फर्शकी और जिस हिस्सेमें मुझे तथा वतनी कंदियोंकों रखा गया था 
उसके गलियारेमे कोठरियोंके किवाड़ोंकी पालछिश करनेका काम दिया गया था। इन्हीं दिनों 
श्री लिखटेन्स्टाइन' मुझसे मिले और मैने उनसे कहा कि में इस व्यवहारको पाशविक मानता 
हैँ, और स्पष्टत: जनरल स्मट्सका इरादा मुझे झुकानेका है, लेकिन में झ्ुकनेवाला नहीं हूँ। 
बादमे, मुझे दिनमें दो बार आध-आध घंटा व्यायाम कराया जाने लगा और अपने पहले कामोंके 
बदले कम्बल सीनेका और ऐसा ही दर्जीगीरीका दूसरा काम मिलने छगा। 


हिनमें एक बार भोजन 

में लगभग जलपानके बिना ही रहता था, क्‍योंकि मकईका दलिया मेरी रुचिके लायक 
काफी पकाया नहीं जाता था। मैंने इसके सम्बन्धमें कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं देखता 
था कि दूसरे सब केदी दलिया स्वादसे खाते थे। मैं शामकों कुछ नहीं खाता था, क्योंकि जो 
चावल दिया जाता था उसमें घी नहीं होता था। मैने घीके अभावकी शिकायत मुख्य वाडेरसे 
की; किन्तु उसने असमर्थता बताई, क्‍योंकि नियमोंमें शारतीय कैदियोंकों घी देनेंकी व्यवस्था 
नहीं थी। यहाँ में इतना कह दूं कि सब वतनी कंदियोंकोीं प्रतिदिन एक-एक ऑऔंस चर्बी दी 
जाती है। बादमें में चिकित्सा-अधिकारीके पास गया और अनुरोध किया कि भारतीयोंकी भोजन- 
तालिकामें प्रतिदिन एक ऑऔंस घी होना चाहिए। वह परिवर्तत करना नहीं चाहता था, किन्तु 
उसने मेरे लिए खास तौरपर चावलरूके साथ ८ ऑंस रोटी देनेकी आज्ञा दे दी। मैंने उससे 
कहा कि में इसके लिए आभारी हूँ, फिर भी में इस विशेष अधिकारको तबतक स्वीकार नहीं 
कर सकता, जबतक सब भारतीय कैदियोंकों घी नहीं दिया जाता; क्योंकि मैं इसको उनके 
स्वास्थ्यके लिए नितान्त आवश्यक समझता हूँ। इसके बाद मैंने यह मामरछा जेल-निदेशकके' 
सामने पेश किया।' पन्द्रह दिन बाद आज्ञा दे दी गई कि मुझे चावरके साथ एक औस घी दिया 
जाय। यह खयाछ करते हुए कि यह आज्ञा सबके लिए है, मैंने घी एक दिन लिया। किन्तु 
जब मैंने देखा कि यह तो केवल मेरे छिए रियायत है, तव मैं विवश होकर पहली ही 

१, वकील और गांधीजीके सह-व्यवसायी । 


२, डायरेक्टर ऑफ़ प्रिज्ञन्स । 
३, देखिए “ मलविदा जेलके गवर्नेरकी लिखे प्रार्थनापत्रका”, पृष्ठ २०३-४। 


पत्र : अखबारोंको २०२३ 


स्थितिपर वापस आ गया, अर्थात्‌ फिर दिनमें एक बार भोजन करने छगा। मेने जेल-निदेशकका' 
ध्यान एक बार फिर इस तथ्यकी ओर आकर्षित किया कि में अशत:ः भूखा रखा जा रहा 
हैँ, और जब में डेढ़ महीनेकी सजा भुगत चुका तब उत्तर मिल्ला कि जबतक भारतीय भोजन- 
तालिकामे परिवर्तन नहीं होता तबतक जहाँ भी भारतीय कैदियोंका जमाव है, घी दिया 
जायेगा। मैने इसके लिए क्ृतज्ञता अनभव की और उसके बाद मझे अपना सायंकारूका भोजन 
करनेमे कोई हिचक नहीं हुई। इसके बाद जलपान न करनेसे मुझे कोई हानि नहीं हुई। 


स्वास्थ्यमें (बिगाड़ 


जेल-निदेशक निरीक्षणके लिए आये और उन्होंने मुझसे मेरे सम्बन्धर्में सौजन्यपुणे पूछ-ताछ 
की। जव उन्होंने पूछा कि तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है, मैने उन्हें कुछ बाते बताई, 
जिनकी में चर्चा कर चुका हूँ। फलत: एक तख्त, नम्देकी पट्टी, रातमें पहननेके लछिए कमीज 
और खझूमाल मुझे दे दिये गये; पेंसिल और नोटबुकके उपयोगकी अनुमति भी मिल गई। 
अभीतक मुझे ये चीजें नही दी गई थीं। में यहाँ यह भी कतज्ञतापूर्वक कह दूँ कि मुझे 
किताबोका यथेष्ट उपयोग करने दिया गया। उन किताबोंसे मुझे बहुत सान्त्वना मिली। मुझे 
कोठरीमें दर्जीगी रीका जो काम करना पड़ता था उसमें लगभग ७ घंटे रोज झुके रहनेकी जरूरत 
होती थी। मेरे स्वास्थ्यपर उसका बुरा असर पड़ने छगा। इसलिए मैने अनुरोध किया कि 
मुझे ज्यादा मेहनतका काम दिया जाये या, कमसे-कम, खुलेमें सिलाई करने दी जाये। ये 
दोनों अनुरोध पहले अस्वीकृत कर दिये गये। मेरा खयाल है कि कोठरीमें बिल्कुल बन्द 
रहनेसे ही लगभग दस दिनतक मेरे सिरकी' नसोमे जोरोंका दर्द रहा और छातीकी 
बीमारीके लक्षण भी उत्पन्न हो गये | दुबारा निवेदन करनेपर मुझे खुली हवामें सिलाईका काम 
करनेकी अनुमति दी गई। 

केवल सरकार इेषी 


मैने जनरल स्मट्सके सम्बन्धमे श्री लिखटैन्स्टाइनके सामने जो राय जाहिर की थी 
वह आगे और देखने-भालनेके बाद वदलर गई और मैंने अनुभव किया कि ऊपर बताये गये 
व्यवहारसे उनका कुछ सीधा सम्बन्ध नहीं था। दरअसल, उन्होंने मेरे पढ़नेके लिए दो अच्छी 
पुस्तकें भेजी थी, मैं यहाँ इस बातका क्तज्नतापूवक स्मरण करता हूँ। मैंने उनके इस कामको 
इस बातका प्रमाण माना है कि उनके मनमें मेरे प्रति कोई व्यक्तिगत दुर्भाव नहीं था और 
उन्होंने मुझे यह श्रेय दिया कि मैने जो ठीक समझा है वह किया है। और जो-कुछ मुझे 
सहना पड़ा, उसके लिए में किसी कर्मचारीकों भी दोष नहीं देता । वे सब शिष्ट और क्पाल 
थे। में विभागके वार्डरोंको जितना भी, धन्यवाद दे कम है। लगता था कि वे मेरी विद्षिष्ट 
स्थितिको अनुभव करते हैं और हर तरह मेरा खयाल रखते है। फिर भी मुझे अपनी इस 
रायपर कायम रहना पड़ता है कि व्यवह्वार स्वत: पाशविक था। मेरी सजा कड़ी केदकी सजा 
थी; किन्तु वहु अधिकांशतः: लगभग तनहाईकी कैद रही। जेल-विभागके अधिकारी अन्यथा 
नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारतीयोंके वतनी कैदियोंके साथ वर्गक्रित होनेसे मैं केवल वतनी 
कैदियोंके विभागमें ही रखा जा सकता था। किन्तु यही बात सरकारके सम्बन्धमें नही कही 
जा सकती, जिसने इतने भारतीय कैदी होनेपर भी इस मामलेमें कुछ नहीं सोचा । जब मुझे 


१. डायरेक्टर ऑफ प्रिज्ञन्सका । 


२२४ सम्पूण गांधी वाइमय 


फोक्सरस्टके साथी-कदियोंसे निर्देयतापूवेंक अकूग किया गया तब सरकारको अवश्य मालूम रहा 
होगा कि प्रिटोरियामें मुझे ऐसी मुसीबतें सहनी पड़ेंगी, जो मुझको दी गई सजाके अनुसार अभीष्ट 
नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि भारतीय कैदी यूरोपीय कैदियोंकी श्रेणीमें रखे जायें। तब 
उनकी अवस्था कदाचित्‌ अबसे बहुत ज्यादा बुरी होगी। किन्तु में यह अवश्य कहता हैं 
कि उनको पृथक्‌ श्रेणी और पृथक स्थानमें रखा जाना चाहिए। मुझसे कहा जा सकता है 
कि अपनी मर्जीसि कैदमें जानेके बाद मेरे लिए जेल-व्यवस्थाकी शिकायत करना उचित नहीं 
हो सकता। यह ताना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा निवेदन यह है कि मुझे ऐसे कष्ट दिये 
गये जिन्हें ठाला जा सकता था। और कुछ भी हो, जिन छोगोके सामपर सरकार शासन 
करती मानी जाती है, उनके लिए यह जानना अच्छा है कि भारतीय सत्याग्रहियोंके साथ 
कैसा बरताव किया जा रहा है। 
दूसरे केद्री 

अपनी रिहाईके बाद मुझे मालूम हुआ कि यदि मुझे कुछ कष्ट उठाना पड़ा, तो अन्य 
सत्याग्रहियोंमें से ज्यादातरकी अवस्था इससे बुरी नहीं तो अच्छी भी नहीं रही; क्योंकि 
जोहानिसबर्ग फोर्ट्सें जो भारतीय सत्याग्रही थे उनमें से ज्यादातर डीपक्लूफकी कैदी बस्तीमें, 
और फोक्सरस्टमें जो थे उनमें से ज्यादातर हाइडेलबर्ग [की जेल | में भेज दिये गये थे। इन 
दोनों स्थानोंमें प्रारम्भिक अवस्थाओंमें उनको ऐसे कष्ट सहने पड़े जो बिल्कुल वांछनीय नहीं 
थे। भारतीय कैदीको जो काम दिया जाता है, सम्भव है वह उसकी शिकायत तबतक न करे 
जबतक वह उसे सहत कर सके; मगर मेरा खयाल है कि उसे अनुचित, अनुपयुकत या 
अपर्याप्त आहारके सम्बन्धर्में शिकायत करनेका पूरा अधिकार है। उपनिवेशके एक अत्यन्त वीर 
और सच्चे भारतीयसे, जो ब्रिटिश भारतीय संघके कार्यवाहक अध्यक्षके पदपर आसीन रहा 
है और एक प्रसिद्ध व्यापारी है, मरछ-मृत्रके डोल उठवाये गये हैं-- यह उपनिवेशके लिए 
कोई गौरवकी बात नहीं है। 

जो छोग पिछले कुछ महीनोंमें इस कठिनाइयोंसे गुजर चुके हैं, वे कितने ही परेशान किये 
जानेपर भी अपने उद्देश्यसे विचलित न होंगे। कुछ लोग फिर जेल गये हैं। उनमें एक उन्नीस 
सालका युवक पाँचवीं बार गया है। जनताकों यह मालूम नहीं है कि वेरीनिगिगर्में श्री 
अस्वातकी, जो स्वयं डीपक्लफमें कैद हैं, दृकानकी व्यवस्था करनेकी वजहसे करीब-करीब हर 
रोज एक आदमी गिरफ्तार होता है और तीन महीनेकी सख्त कंदकी सख्त सजा पाता है। 
ऐसे आठ भारतीयोंकी बलि दी जा चुकी है और स्वयंसेवक अभीतक इस दूकानका काम 
सम्भालनेके लिए आ रहे हैं। जब ऐसी हालत है तब सत्याग्रह मरा नहीं है। वह मर नहीं 
सकता, क्योंकि वह सत्यका प्रत्तीक है। 

| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-६-१९०९ 


१४७. सत्याग्रही कौच हो सकता है? 


ट्रान्सवालमें सत्याग्रहकी लड़ाई इतनी लम्बी चली है, और ऐसे ढगसे चली है कि हमें 
उससे बहुत-कुछ देखने-सीखनेको मिला है। बहुत-से लोगोंने स्वतः: अनुभव प्राप्त किया है। 
और, इतना तो सभी जान गये है कि इस लड़ाईमें हारनेकी वात है ही नहीं। अमुक वस्तु 
न मिले तो हम देख सकते है कि उसमे सत्याग्रहीकी कमजोरी है, सत्याग्रहकी कमजोरी नही । 
यह बात वहुत ध्यानपूर्वक समझने योग्य है। शरीर-बलूकी लडाईमे ऐसा नियम छाग नहीं 
होता । उसमे दो सेनाएँ लड़ती है, तो [किसी पक्षकी] हार केवछक सैनिकोंकी कमजोरीसे ही 
हो जाये, ऐसा नहीं होता। लड़नेवालोंके बहुत बहादुर होनेपर भी दूसरे साधन कच्चे हों तो 
हार हो जाती हैं। उदाहरणके लिए, अगर उनके मुकाबले विरोधी पक्षके पास हथियार अच्छे 
हो, या उसको जगह अच्छी मिली हो, या उसकी युद्ध-कला बढ़ी-चढ़ी हो, तो उनकी हार हो 
सकती है। और ऐसे ही बहुत-से बाहरी कारणोंसे शरीर-बलकी लड़ाईमें लड़नेवाले सैनिकोंकी 
हार-जीत होती है। परन्तु सत्याग्रहकी विधिसे लड़नेवालोंको बाहरी कारणोसे बिल्कुल अड़चन 
नहीं हो सकती। उनके लिए तो केवल उनकी अपनी कमजोरी ही बाधक होती है। इसके 
अलावा, साधारण लड़ाईमे जो पक्ष हारता है उसके सभी लोग हारे हुए माने जाते है, 
और वे हारते भी है। सत्याग्रहमें एककी जीतसे दूसरे भले ही विजयी समझे जाये, किन्तु 
सबके हार जानेपर भी जो खुद न हारा हो वह दूसरोंकी हारसे नहीं हारता। उद्याहरणके 
लिए, द्वान्सवालकी लड़ाईमें बहुत-से भारतीय इस भयंकर कानूनके अधीन हो जायें, फिर भी 
जो उसके अधीन नहीं होता, वह तो अधीन नहीं ही हुआ और इसलिए विजयी ही हुआ । 

तब ऐसी अच्छी --- बिना हारकी --- एक ही परिणामवाली लड़ाई कौन छड़ सकता है, 
यह विचार करना जरूरी है। इससे हम ट्रान्सवालकी लड़ाईके कुछ परिणामोंकोीं समझ सकेंगे 
और यह भी देख पायेगे कि दूसरे स्थानोंमें तथा दूसरे अवसरोंपर यह लड़ाई कैसे छड़ी 
जाये और इसमें कौन लड़े। 

सत्याग्रहके अर्थपर विचार करते हुए हम देखते हैं कि पहली शर्ते यह है कि लड़नेवालेमें 
सत्यका आग्रह -- सत्यका बल -- होना चाहिए, अर्थात्‌ उस व्यक्तिको केवल सत्यके ऊपर 
निर्भर रहता चाहिए। एक पग वहीमें और एक पग दूधमें रखने [ अर्थात्‌, दो नाबोंपर 
पैर रखने | से काम न चलेगा। ऐसा करनेवाला व्यक्ति [शरीर-बहू और नेतिक बलके दो 
पाटलोंके | बीचमें कुचल जायेगा। सत्याग्रह कोई गाजरकी पीपनी नहीं है कि वह बजेगी तो 
बजायेंगे और नहीं तो खा जायेंगे। ऐसा माननेवाला व्यक्ति भटक-भटककर परेशान ही होता 
रहेगा। यह बात बिल्कुल बेकार है कि सत्याग्रहकी लड़ाई वही व्यक्ति लड़ता है, जिसमें शरीर- 
बलकी कमी हो अथवा जो यह मानता हो कि शरीर-बरू काम नहीं देता, इसलिए मजबूरन 
सत्याग्रही बनना पड़ता है। जिनकी ऐसी मान्यता है वे सत्याग्रहकी ऊूड़ाईको नहीं जानते, 
ऐसा कहा जा सकता है। सत्याग्रह शरीर-बलसे अधिक तेजस्वी है और उसके सामने शरीर- 
बल तिनकेके समान है। शरीर-बरूमें मुख्य बात यह है कि शक्तिशाली पुरुष अपने शरीरकी 
परवाह न करके संग्राममें जूझता है, अर्थात्‌ वह डरपोक नहीं होता। सत्याग्रही तो अपने 
दरीरको कुछ भी नहीं गिनता। उसमें डर तो पेठ ही नहीं सकता। इसीलिए वह बाहरी 

९-१५ 


२२६ तम्पूणे गांधी वा्मय 


हथियार नहीं बाँचघता और मौतका डर रखे बिना अन्ततक लड़ता है। अतणब सत्याग्रहीमें 
शरीर-बरूपर निर्भर व्यक्तिके मुकाबले हिम्मत ज्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार सत्याग्रहीके 
लिए सबसे पहले सत्यका सेवन करना, सत्यके ऊपर आस्था रखना आवश्यक है। 

उसमें पैसेके प्रति अनासक्ति होनी चाहिए। सम्पत्ति और सत्यमें सदा अनबन रही है 
और अन्ततक रहेगी। जो सम्पत्तिसे चिपकता है वह सत्यकी रक्षा नहीं कर सकता। यह 
हमने द्वान्सवालमें बहुत-से भारतीयोंके मामछोंमें देखा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि 
सत्याग्रहीके पास सम्पत्ति हो ही नहीं सकती। हो सकती है; किन्तु पैसा उसका परमेश्वर 
नहीं बन सकता। सत्यका सेवन करते हुए पैसा रहे तो ठीक है; अन्यथा उसको हाथका मेल 
समझकर त्यागनेमे एक पलके लिए भी झिझक न हो। जिसने अपना मन ऐसा न बनाया हो 
उससे सत्याग्रह हो ही नही सकता। इसके अतिरिक्त, जिस देशमें राजाके विरूद्ध सत्याग्रह करना 
पड़ता है उस देशमें सत्याग्रहीके पास सम्पत्ति होना मुश्किल बात है। राजाका बल मनुष्य- 
पर नहीं, उसकी सम्पत्तिपर अथवा उसके भयपर चलता है। राजा प्रजासे जो-कुछ कराना 
चाहता है वह उसका खजाना छूटने या उसके शरीरकों नुकसान पहुँचानेका डर दिखाकर 
करता है। इसलिए अत्याचारी राजाके राज्यमें प्राय: अत्याचारमें भाग लेनेवाले लोग ही पैसा 
रख या जोड़ सकते हैं। सत्याग्रही अत्याचारमें तो भाग ले नहीं सकता, इसलिए गरीबीमें ही 
अमीरी मान छेता उसके लिए उचित होता है। उसके पास सम्पत्ति हो तो उसे दूसरे देक्षमें 
रखना चाहिए। 

सत्याग्रहीकोी कुटुम्बका मोह छोड़ता पड़ता है। यह बहुत मुश्किक बात है। किन्तु 
सत्याग्रह, जैसा उसका नाम है, तलवारकी धार है। अन्तमें इससे भी कुटुम्बका लाभ होता है, 
क्योंकि कुटम्बियोंको भी सत्याग्रहकी रंगन छगनेका अवसर आता है और यह छरूगन जिसको 
लगती है, उसको फिर दूसरी इच्छा नहीं रहती। कोई खास दुःख सहते हुए -- धन गँवाते 
हुए या जेल जाते हुए--यह शंका या चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि कुटुम्बका क्‍या होगा। 
जिसने दाँत दिये हैं वह चना भी देगा। जो सॉप, बिच्छु, बाध और भेड़िया आदि भयानक जीव- 
जन्तुओं या प्राणियोंकों भोजन दे रहा है वह मानवजातिको भूलनेवारा नहीं है। हम जो 
इतनी हाय-हाय करते है वह सेर-भर बाजरे या मुट्ठी-भर अन्नके लिए नहीं, बल्कि खट्टे-मीठे 
स्वादके लिए; ठंड दूर करनेके छायक मामूली कपड़ेके लिए नहीं, बल्कि रेशम और कीमखाबके 
लिए। यदि हम इन लालसाओंको छोड़ दें तो सिर्फ कुटुम्बके भरण-पोषणको लेकर चिन्ता 
कम ही रह जायेगी। 

इस सम्बन्धर्में यह विचार करने योग्य है कि शरीर-बरू आजमानेमें भी इसमें से बहुत- 
कुछ छोड़ देना पड़ता है। भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी सहन करनी पड़ती है, कुटम्बका मोह छोड़ना 
पड़ता है और पैसेका त्याग करना होता है। बोअरोंने शरीर-बलकी आजमाइश करते हुए 
यह सब किया। उनके शरीरी आग्रह और अपने सत्याग्रहमें बड़ा अन्तर यह है कि उनकी 
बाजी जुएकी बाजी थी। इसके अतिरिक्त उनको अपने शरीर-बलका अभिमान हो गया। 
वे आधा जीतनतेपर अपनी पहली दशा भूछ गये। वे अत्याचारीके विरुद्ध अत्याचारके 
हथियारसे लड़े, इसलिए वे अब हमारे ऊपर अत्याचार करने लगे हैं। जब सत्याग्रही लड़कर 
जीतता है तब उसकी जीतका परिणाम उसके लिए भी और दूसरोंके लिए भी अच्छा ही 
होता है। सत्याग्रही सत्यपर डठा रहेगा; वह कभी अत्याचारी बन ही नहीं सकता। 


मेशा जेलका तीसरा अनुभव [१] २२७ 


इस प्रकार, सत्याग्रही कौन हो सकता है, इसका विचार करते हुए यह परिणाम निकलता 
है कि जिसकी धर्ममें-- दीनमें --- सच्ची आस्था है, वही सत्याग्रही हो सकता है; " मुखर्म 
राम, बगलमें छरी “-जेसी आस्थावारा नहीं। दीनका नाम लेकर दीनके खिलाफ काम करना 
दीन नहीं है। जो धर्म, दीन और ईमानकी रक्षा उचित प्रकारसे करता है वही सत्याग्रही 
हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य सव-कुछ खुदा या ईश्वरपर ही छोड़ देता 
है, उसको संसारमें कभी हारना ही नहीं पड़ता। लोग हारा हुआ कहें, उससे वह द्वारा 
हुआ नहीं माना जायेगा। लोग उसे जीता हुआ माने, तो उसमें उसकी जीत भी नहीं है। 
इसको जो जानता है, वही जानता है। 

यह सत्याग्रहका सच्चा रूप है। इसको एक हद तक ट्वान्सवालके भारतीयोंने जाना 
है। उन्होंने इसको जानकर इसका कुछ पालन भी किया है। इतनेसे ही हम इसके अमुल्य 
रसका आस्वादन कर सके हैं। जिसने सत्याग्रहकी खातिर अपने सर्वेस्वका त्याग किया है, 
उसने सब-कुछ पा लिया है, क्‍योंकि वह सनन्‍्तोष मानता है, और सन्‍्तोष सुख हैं। इसके 
सिवा दूसरा सुख किसने जाना है? दूसरा सुख तो मृगजलके समान है। ज्यों-ज्यों हम उसकी 
ओर बढ़ते है त्यों-त्यों वह दूर होता जाता है। 

हम चाहते हैं कि ऐसा सोचकर हरएक भारतीय सत्याग्रही बनें। यह हथियार हाथ रूग 
जायेगा तो अन्याय-जनित सभी दु.खोको दूर करनेमें काम जायेगा। यह यहाँ ही नहीं, बल्कि 
अपने देशमें भी बहुत उपयोगी है। केवल इसका ठीक स्वरूप समझ लेना चाहिए। उसको 
समझना जैसा सहज है, वैसा ही कठिन भी है। शरीरके बली भी थोड़े होते है; फिर सत्यके 
बली तो उनसे भी कम होते हैं। 


[| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनिधतन, २९--५--१९०९ 


१४८. मेरा जेलका तीसरा अनुभव [१] 


फोक्सरस्ट 


जब २५ फरवरीको मुझे तीन माहकी सख्त कैदकी सजा हुई और मैं फोक्सरस्टकी 
जलमे अपने केदी भाइयों और लड़केसे मिला, तब मैने यह नहीं सोचा था कि इस 
तीसरी जेलयात्राके विषयमें मेरे पास कुछ अधिक कहने या लिखने-जेसा होगा। लेकिन मेरी 
यह धारणा मनुष्यकी अनेक अन्य धारणाओंकी तरह ही झूठी सिद्ध हुई है। इस बार मुझे 
जो अनुभव मिला है, वह कुछ दूसरे ही प्रकारका है। उससे मैने जितना सीखा है, उतना 
वर्षोके अभ्याससे भी नहीं सीख सकता था। इन तीन महीनोंकों मैं अमूल्य गरिनता हेँ। इस 
स्वल्प अवधिमें सत्याग्रहके अनेक जीवन्त उदाहरण मेरे सामने आये, और मैं मानता हूँ, तीन 


१. गांधीजीने मूल गुजराती छेल्वमें इस हिन्दी कहावतका दी उपयोग किया है । 


२१८ सथूणे गांधी वाइमय 


माह पहले मैं जितना बलवान सत्याग्रही था उसकी अपेक्षा आज अधिक बलवान हो गया 
हैँ । इस सारे लाभके लिए मुझे यहाँकी (ट्रान्सवालकी ) सरकारका उपकार मानना चाहिए। 

कुछ अधिकारियोंने यह ठान छी थी कि इस बार भुझे छः माससे कमकी सजा न 
मिले। मेरे साथी -- जिनमें अनेक बुजुर्ग और प्रसिद्ध भारतीय हैं-- और मेरा लडका, ये 
सब छः:-छ: माहकी सजा भोग रहे थे। इसलिए में यह चाहता था कि अधिकारियोंकी यह आशा 
पूरी हो तो अच्छा। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया था, वह कानूनकी धारा- 
विशेषके' अनुसार छगाया गया था; इसलिए मुझे डर था कि ज्यादासे-ज्यादा मुझे तीन 
माहकी ही सजा होगी। और हुआ भी ऐसा ही। 

जेल पहुँचकर श्री दाउद मुहम्मद, श्री रुस्तमजी, श्री सोराबजी, श्री पिल्ले, श्री हजूरा- 
सिंह, श्री लालबहादुर सिह, आदि सत्याग्रही योद्धाओंसे में अत्यन्त हर्षपृवेक मिला। दस-एक 
लोगोंको छोड़कर बाकी सबके सोनेकी व्यवस्था जेलके मैदानमें खड़े किये गये तम्बुओंमें की गई 
थी। इसलिए सारा दृश्य जेलके बजाय लड़ाईकी छावनी-जेसा छूगता था। तम्बूमें सोना 
सबको पसन्द था। खाने-पीनेका सुख था। रसोई पहलेकी तरह हमारे ही हाथमे थी। उसमें 
मनचाहे ढंगसे खाना बतता था। सब मिलकर ७७ (सत्याग्रही) केदी थे। 

जिन कंदियोंकों काम करनेके लिए बाहर ले जाते थे, उनका काम थोड़ा कठिन था। 
उन्हें मजिस्ट्रेकी कचहरीके सामनेकी सड़क तैयार करनी थी। उसके लिए पत्थर खोदने 
पड़ते थे, उनके छोटे-छोटे टुकड़े करने पड़ते थे और बादमें उन्हें जहाँ सड़क बन रही थी 
वहाँ तक ले जाना पड़ता था। यह काम खत्म होनेके बाद स्कूलके मैदानमें घास खोदनी पड़ती 
थी। छेकिन अधिकांशतः यह काम सब लोग मजेसे करते थे। 

इस तरह तीन-एक दित में भी इन टुकड़ियोंके साथ गया। इस बीच (सरकारका) 
तार आया कि मुझे काम करनेके लिए बाहर न भेजा जाये। में निराश हुआ, क्योंकि सुझे 
बाहर जाना पसन्द था। उसमें मेरी तबीयत सुधरती थी और शरीर कसता था। साधारणतः 
में हमेशा दिनमें दो बार ही खाता हूँ। फोक्सरस्ट जेलमें इस कसरतके कारण शरीर दोकी 
जगह तीन बार खाना माँगता था। अब मुझे झाड़ लगानेका काम मिला। ऐसा मालम पड़ा 
कि इसमें दिन कटेगा नहीं। और इतने में ही यह काम भी हाथसे चले जानेका प्रसंग आ गया । 


मुझे फोक्सरस्ट्से अछग कयीं किया गया? 


माचेकी दूसरी तारीखकों खबर मिक्ती कि मुझे प्रिटोरिया भेज देनेका हुक्म हुआ है। 
उसी दिल मुझे तैयार किया गया। वर्षा हो रही थी, रास्ता खराब था; ऐसे समय अपना 
ग़टूठर उठाकर मुझे और मेरे सन्तरीकों जाना पड़ा। शामकी ही गाड़ीमें तीसरे दर्जेके डिब्बेमें 
मुझे ले जाया गया। 

इसपर कुछ लोगोंने अनुमान कगाया कि शायद सरकारके साथ समझौता होनेवाला है। 
कुछने ऐसा सोचा कि मुझे दूसरे जेंलवासियोंसे अछग करके ज्यादा तकलीफ देनेका इरादा 
होगा । और कुछको ऐसा लगा कि ब्रिटेतनकी लोकसभामें चर्चा न हो, इसलिए सरकार मुझे 
प्रिटोरियामें रखकर शायद ज्यादा आजादी और ज्यादा सुविधाएँ देना चाहती है। 


१, गांथीजीपर भी यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पंजीयन-प्रमाणपत्र ( रजिस्ट्रेशन सम्फिकेट ) 
दिख्वानेसे इनकार किया और अंशुल्योंके निशान या शिनाख्तके अन्य प्रमाण नहीं दिये । देखिए पृष्ठ १९६-९७, 


मेरा जेलका तीसरा अनुभव [१] २२९ 


फोक्सरस्ट छोड़ना मुझे अच्छा नहीं रगा। वहाँ जिस तरह हम अपना दिन आननन्‍दमें 
बिताते थे, उसी तरह रातमें भी अच्छी बातें करके खुश हुआ करते थे। श्री हजूरासिह तथा 
श्री जोशी, ये दो खासकर बहुत सवाल-जवाब करते थे; और उनके प्रश्न निरर्थक नहीं होते 
थे, बल्कि ज्ञानवार्ताकी कोटिके होते थे। जहाँ ऐसी स्थिति थी और जहाँ भारतीय कैदी बहुत 
बड़ी संख्यामें रह रहे थे, वहाँसे जाना किस सत्याग्रहीको अच्छा छूगता। 

लेकिन मनुष्य जो सोचे वही हो जाये, तो वह मनुष्य न रहे | इसलिए मुझे वहाँसे जाना 
ही पड़ा। रास्तेमें श्री काजीसे सलाम-वन्दगी हुई। एक डिब्बेमें सत्तरी और में दोनों बेठे। 
ठंड पड़ रही थी। वर्षा रात-भर होती रही । मेरा झाझ्म” मेरे साथ था; सनन्‍्तरीने उसे पहननेकी 
अनुमति दे दी। उससे कुछ ठीक हुआ। मेरें खानेके छिए साथमे डबलरोटी तथा पनीर बाँघ 
दिया गया था। लेकिन में तो खाकर निकला था, इसलिए मैने उसे नहीं छआ। उसका 
उपयोग सन्‍्तरीने किया । 


प्रियोररिया जेलमे 


तीसरी तारीखको मे प्रिटोरिया पहुँचा। सब-कुछ नया मालूम हुआ। यह जेल भी नई 
बनाई गई है। आदमी सब नयें थे। मुझे खानेके लिए कहा गया, पर खानेकी इच्छा नहीं 
थी। मुझे मकईकी रूपसी (मीलीमील पॉरिज) दी गईं। उसका एक चम्मच चखकर मैने 
छोड़ दिया। सन्‍्तरीकों आइचय हुआ। मैने कहा, मुझे भूख नहीं है। वह हँसा। फिर 
में एक दूसरे सन्‍्तरीके हाथमें गया। वह बोला, “गांधी, टोपी उतारो।” मैंने टोपी उतारी। 
बादमे उसने मुझसे कहा, “क्या तुम गांधीके लडके हो ? ” मैने कहा, “ नहीं, मेरा लड़का तो 
फोक्सरस्टमें छः माहकी कैदकी सजा भोग रहा है। ” बादमें मुझे एक कोठरीमें बन्द कर दिया 
गया। मैने उसमें घूमना शुरू किया। कुछ ही देरमें कैदियोंको देखनेके लिए दरवाजेमें जो 
सूराख होता है, उसमें से सन्‍्तरीने मुझे चलते देखा और बह बोल उठा, “गांधी, घमना 
बन्द करो; उससे मेरा फर्श खराब होता है।” मैने घूमना बन्द कर दिया और एक कोनेमें 
खड़ा हो गया। मेरे पास पढ़नेके लिए भी कुछ नहीं था। अभी मेरी पुस्तकें मुझे मिली 
नहीं थीं। मुझे आठ बजे बन्द किया गया होगा। दस बजे डॉक्टरके पास ले जाया गया। 
डॉक्टरने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई छतका रोग तो नहीं है; और छुट्टी दे दी। बादमें में 
फिर बन्द कर दिया गया। ग्यारह बजे मुझे एक दूसरी छोटी कोठरीमें छे जाया गया। उसीमें 
मैंने अपना सारा समय बिताया। ऐसी कोठरियाँ एक-एक कैदीको रखनेके लिए बताई गई 
हैं। मेरा खयाल है कि उसकी लम्बाई-चौड़ाई १००७७ फुट रही होगी। फर्श काले डामरका 
है। सन्‍्तरी लोग उसे दमकता हुआ रखनेकी कोशिशमें लगे रहते हैं। उसमें हवा और उजालेके 
लिए काँच और लोहेकी छड़ोंकी एक बहुत ही मोटी खिड़की होती है। कैदियोंको रातके 
समय देखनेके लिए बिजलीकी बत्ती होती है। वह बत्ती कैदियोंकी सुविधाके लिए नहीं होती, 
क्योंकि उसका उजाला इतना नहीं होता कि उसमें पढ़ा जा सके। बत्तीके पास जाकर खड़े 
होनेपर भी में मोटे अक्षरोंवाल्ी किताब ही पढ़ सकता था। बत्ती बराबर आठ बजे 
बुझा दी जाती है। लेकिन रातके समय पाँच या छः बार फिर जलाकर सन्‍्तरी कैदियोंको 


उस सूराखसे देख जाते हैं। 


१, ओवरफो2 । 


२३० सम्पूणे गांधी वाडमय 


ग्यारह बजेके बाद डिपुटी गवर्नर आया। उसके सामने मैने तीन माँगे रखी--किताबोंकी, 
अपनी स्त्रीकी बीमारीके कारण उसके पास पत्र लिखनेकी अनुमति देनेकी और बैठनेके लिए 
एक बेंचकी। पहली माँगके बारेमें जवाब मिला, / विचार करेंगे ”, दूसरीके बारेमें कहा पत्र 
लिख सकते हो ”, और तीसरीका उत्तर “नहीं ” मे मिला । लेकिन जब मेने गुजरातीमें पत्र 
लिखकर दिया, तो उसपर यह टिप्पणी लिखी गई कि मुझे पत्र अंग्रेजीमे लिखना चाहिए। 
मैने कहा कि मेरी स्त्री अंग्रेजी नहीं जानती है; मेरे पत्र उसके लिए दवा-जैसे सिद्ध होंगे; 
उनमें कुछ नया या विशेष नहीं लिखा जाता। फिर भी मुझे अनुमति नहीं मिलली। अंग्रेजीमें 
लिखनेकी अनुमतिका छाभ उठानेसे मैने इनकार कर दिया। मेरी किताबें मुझे उसी दिन 
शामको दे दी गईं। 

दोपहरका खाना आया, वह भी बन्द दरवाजेवाली उसी कोठरीमें खड़े-खड़े खाना पड़ा। 
तीन बजेके करीब मैंने नहानेकी अनुमति माँगी। नहानेकी जगह मेरी कोठरीसे सवा सौ फुट 
दूर रही होगी। सन्‍्तरी बोला, “ठीक है, तो कपड़े उतारकर (नंगे होकर) जाओ। ” मैने 

कहा, / ऐसा करना जरूरी है क्या ? मैं अपने कपड़े पर्दपर टाँग दूँगा।” उसने बेसा करनेकी 

इजाजत दे दी। पर साथ ही यह भी कहा कि ज्यादा समय मत लगाना। अभी मेरा शरीर 
पोंछना बाकी ही था कि भाई साहब चिल्ला पड़े, “गांधी, तैयार हो गये या नहीं ? ' मैने 
कहा, अभी तैयार होता हँ।” किसी भारतीयका मंह भी मश्किलसे देखनेको मिलता था। 
शाम हुई तो कम्बल और नारियलके रेशोंसे बनी हुई चटाई सोनेके लिए मिली। सिरहाने 
रखनेकों तकिया या पटिया नहीं था। पाखाने जाता तब भी एक सन्‍्तरी पहरा देता हुआ खड़ा 
रहता था। और यदि बह मुझे जानता न होता तो चिल्लाता  साम', अब निकलो। ” यहाँ 
“साम ” को तो पाखानेमें पूरा समय लेनेकी बुरी आदत थी, इसलिए “साम ” पुकारते ही कैसे 
उठ सकता था? और उठ जाता तो उसकी हाजत कैसे पूरी होती ? इसी तरह कभी सन्‍्तरी 
और कभी काफिर कैदी या तो उल्क-उह्चककर पाखानेके भीतर झाँकते या उठ ”, “उठ ” की 
रट लगा देते थे। 

मुझे काम दूसरे दिन मिला। वह फर्श और दरवाजे साफ करनेका था। साफ करनेका 
मतलब था, उन्हे अच्छी तरह चमकाना। दरवाजे लोहेके थे, जिनपर रोगन लगा हुआ था। 
उन्हें हमेशा पालिश करनेसे उनपर क्या असर पड़ता? मैंने एक-एक दरवाजा घिसनेमें तीन- 
तीन घंटे छगाये। लेकिन उनमें कोई फर्क मैंने तो नहीं देखा | फर्णमें जरूर कुछ फर्क पड़ता था । 
मेरे साथ दूसरे कुछ काफिर कैदी काम करते थे। वे अपनी सजाकी कहानी टूदी-फूटी अंग्रेजी में 
सुनाते थे और मेरी सजाके बारेमें पूछते थे। कोई पूछता कि क्‍या तुमने चोरी की है; तो 
कोई पूछता, क्‍या तुम शराब बेचते पकड़े गये। जब मैने थोड़े समझदार काफिरको अपनी 
बात समझाई, तो वह बोला,  क्वाइट राइट ” (“ठीक किया); “ अमलंगू बैड ” (“गोरे खराब 
हैं); / डोन्ट पे फाइन ” (“जुर्माना मत देना”)। मेरी कोठरीपर लिखा था / आइसोलेटेड “ 
(“ तनहाई “)। मेरी कोठरीके पास दूसरी पाँच कोठरियाँ भी वेसी ही थीं। मेरा पड़ोसी 
एक काफिर था, जो खूनका प्रयत्न करनेके अपराधमें सजा भोग रहा था। इसके बाद जो 
तीन कैदी थे, उनपर समाजके व्यवहारके विरुद्ध व्यभिचारका अभियोग था। ऐसे लोगोंकी 
संगतिर्में और ऐसी स्थितिमें मैंने प्रिटोरियाकी जेलका अनुभव शुरू किया। 


साम--सामी । दक्षिण आक्रिकामें गोरे छोग हिन्दुस्तानियोंकी तिरस्कारसे “सामी?” कहते थे । 


मेरा जेलका तीसरा अनुभव [१] २३१ 


खुराक 

खुराकका भी यही हाहू था। सवेरे पूप्‌ | मकईका दलिया | दिया जाता था; दोपहरकों 
तीन दिन पूप्‌ और आलू अथवा गाजर, तीन दिन सेमकी दाल; और शामको चावल, जिसमें 
घी नहीं दिया जाता था; बुधवारकों दोपहरमें सेम तथा चावल और घी; और रविवारको 
पूपषके साथ चावल तथा घी मिलता था। घीके विना चावरू खानेमें कठिताई होती थी। 
जबतक घी न मिले तबतक चावल न खानेका मेने निरचय किया। सवेरेका और उसी 
तरह दोपहरका पूष्र कभी कच्चा तो कभी छपटा-जैसा होता था। सेमकी दाल कभी-कभी 
कच्ची होती थी। साधारणत: सेम' ठीक पकाई जाती थी। जिस दिन शाक मिलता उस 
दिन छोटे-छोटे चार आलू दिये जाते थे; उनका वजन आठ आऑंस माना जाता था। और 
जिस दिन गाजर देना होता, उस दित गिनी-गिनाई तीन गाजरें मिलतीं; वे भी छोटी होती 
थीं। किसी-किसी दिन सुबह चार-पाँच चम्मच पृप्‌ में ले लेता था। लेकिन सामान्यतः: मैंने 
डेढ़ माह सिर्फ दोपहरकी सेमपर काटा। इसमें फोक्सरस्टके हमारे जेलवासी भाइयोंके जानने 
योग्य एक बात यह है कि हम अपने रसोइयोंपर कुछ कच्चा या कम रह जानेपर जो नाराज 
होते थे वह ठीक नहीं था। हमारे ही कोई भाई रसोई करते हों, उस समय तो हमारी 
नाराजी काम दे सकती थी। लेकिन उपर्युक्त स्थितिमें क्या हो सकता था ? बेशक, यहाँ भी 
ताराजी प्रकट की जा सकती है, छेकिन इस सम्बन्धरमें शिकायते करना हमें शोभा नही देता । 
जहाँ सैकड़ों कैदी सन्‍्तोष मानकर बैठे हों वहाँ शिकायत कैसी ? शिकायतका हेतु एक ही 
होना चाहिए : उससे दूसरे कैदियोंको भी राहत मिलनी चाहिए। में कभी-कभी सन्‍्तरीसे कहता 
कि आल थोड़े है, तब वह मेरे लिए और छा देता था। लेकिन इससे क्या फायदा होनेवाला 
था? एक बार मैंने देखा कि वह तो मुझे दूसरेके कटोरेमें से आल लाकर देता है। इसलिए 
मेने यह बात कहना ही छोड़ दिया। 

शामको चावलमें घी नहीं मिलता, यह बात मुझे पहलेसे ही मालूम थी और मैंने इसका 
इलाज करनेका भी निश्चय कर लिया था। यह बात मैने बड़े दारोगासे कही। उसने कहा 
कि घी तो सिर्फ बुधवार तथा रविवारकों गोइतके बबलेसें मिलेगा। यदि मैं ज्यादा बार 
घी लेना चाहूँ तो डॉक्टरसे मिलें। दूसरे दिन मैने डॉक्टरसे मिलनेकी प्रार्थना की | मुझे उसके 
पास ले जाया गया। 

डॉक्टरके सामने मैने सब भारतीय कीदियोंके लिए चरबीकी जगह घी देनेकी माँग की । 
बड़ा दारोगा वहाँ हाजिर था। उसने कहा,  गांधीकी माँग उचित नहीं है। आजतक लगभग 
सब भारतीय कैदियोंने चरबी खाई है और गोश्त भी खाया है। जो लोग चरबी नहीं लेते 
उन्हें अब सूखा चावरू मिलता है और वे सब खुशीसे खाते हैं। जब यहाँ सत्याग्रही कौदी 
थे तब वे भी खाते थे। जेलमें वे दाखिल हुए, उस समय उनका वजन लिया गया था और 
जब उन्हें छोड़ा गया तब भी लिया गया था। उन सबका वजन उस समय बढ़ा हुआ पाया 
गया था।” डॉक्टरने पूछा, “बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? ” मैंने कहा, यह बात मेरे 
गले नहीं उतरती। अपने विषयमें तो में कह सकता हूँ कि यदि मुझे बिल्कुल घीके बिना 
रहना पड़ा तो मेरी तबीयत जरूर बिगड़ेगी। डॉक्टर बोला, तो तुम्हारे लिए में रोटीका 
हुक्म करता हूँ।” मैंने कहा, “मैं आपका उपकार मानता हूँ। लेकिन यह प्रार्थता मेने खास 
अपने लिए नहीं की है। जबतक सब लोगोंके लिए घीका हुक्म नहीं मिलता, तबतक मैं 
रोटी नहीं ले सकता। इसपर डॉक्टरने कहा, “अब तुम मुझे दोष न देना। ” 


२३२ सम्पूण गांधी वाडसय 


अब क्या किया जाये? बड़ा दारोगा आड़े न आता तो घीका हुक्म हो जाता। उसी 
दिन मेरे सामने रोटी और चावल रखा गया। में भखा था। लेकिन सत्याग्रही इस तरह 
रोटी कैसे खा सकता था ? इसलिए मैने ये दोनों ही वस्तुएँ नहीं खाईं। दूसरे दिन जेल निदेशक 
(डायरेक्टर) को* अर्जी देनेका हुक्म माँगा और वह मिल भी गया। अर्जीमें मैने जोहानिसबर्गे 
और फोक्सरस्टके उदाहरण देकर सब कैदियोंके लिए घीकी माँग कौ। इस अर्जीका जवाब 
पन्‍्द्रह दिनमें मिला। जवाब यह था कि जबतक भारतीय कैदियोंके लिए दूसरे प्रकारकी 
खुराकका निर्णय न हो जाये, तबतक मुझे हर रोज चावलके साथ घी दिया जाये। मुझे 
इसका पता नहीं था कि यह हुक्म सिफ॑ भेरे ही लिए हुआ है, इसलिए पहले दिन मैने चावल, 
घी तथा रोटी खुश होकर खाई। परन्तु मैने कहा कि मुझे रोटीकी जरूरत नही है। लेकिन 
मुझे जवाब दिया गया कि डॉक्टरका हुक्म है, इसलिए वह तो मिलेगी ही। इसलिए रोटी 
भी मैंने पन्द्रह दित तक खाई। लेकिन मेरी खुशी एक ही दिन ठिकी। दूसरे दिन मुझे मालूम 
हुआ कि हुक्म तो ऊपर लिखे अनुसार है, इसलिए मैने फिर चावल, घी और रोटी लेनेसे 
इनकार कर दिया। बड़े दारोगासे मैंने कहा कि जबतक सब भारतीयोंकोीं मेरी तरह घी 
नहीं मिलता तवतक मैं घी नहीं ले सकता। डिपुटी गवरनेरने, जो साथमें ही था, कहा, “ यह 
तो तुम्हारी मर्जीपर निर्भर है।” 

मैने लिदेशककों फिर लिखा। मुझे बताया गया था कि खुराक अन्तमें नेटालकी जेलों-जैसी 
कर दी जायेगी। मैने इस बातकी आलोचना की और स्वय घी न लेनेके कारण बताये। 
अन्तमें सब मिलाकर डेढ़ माहसे ज्यादा समय बीतनेपर मुझे सूचित किया गया कि जहाँ-जहाँ 
भारतीय कंदी अधिक संख्यामें होंगे वहाँ-वहाँ उन्हें घी दिया जायेगा। इस तरह यह लड़ाई 
शुरू करनेके डेढ़ माह बाद मेरा उपवास (रोजा) टूटा, ऐसा कहें तो गरूत नहीं होगा। 
मेंनें लगभग अन्तिम एक मास चावल, घी और रोटीवाली खुराक ली, लेकिन सुबहका खाना 
बन्द कर दिया। इसी तरह चावहू और रोटी छेना शुरू करनेके बाद दोपहरको जब पृषृ 
आता तब वह भी में मुश्किलसे दस चम्मच लेता था, क्योंकि वह हमेशा अल्ग-अरूग ढंगसे 
पकाया हुआ होता था। फिर भी, रोटी और घीका सहारा पर्याप्त था, इसलिए मेरी तबीयत 
सुधर गई। 

मैने ऊपर कहा है कि मेरी तबीयत सुधर गई। बात यह हुई कि जब मैंने एक ही जून 
खाना शुरू किया था तब मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। मेरी शक्ति चली गई थी और 
कोई दस दिनों तक मुझे सख्त अधकपारी रही। मेरी छातीमें भी गड़बड़ी होनेके चिह्न 
मारछूम होने छगे थे। 

काममें पारिवतन 

छातीमें तकलीफ होनेका कारण दूसरा था। मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि मुझे फर्श और 
दरवाजे साफ करनेका काम सौंपा गया था। यह काम करीब दस दिन करानेके बाद दो-दो फटे 
हुए कम्बलोंकों सीकर जोड़नेका काम मुझे दिया गया। यह काम बारीकी और सावधानीसे 


अरे 9 काल 3. 


करना पड़ता था। सारे दिन पीठ झुकाकर फर्शपर बैठे-बेठे सीना पड़ता था; सो भी कोठरीमें 


१, देखिए “ गवनेर-जनरलके नाम लिखे प्राथनापत्रका मसविदा””, पृष्ठ २०३-४ । 
२. इस वाक्यका तथ्य अगछे वाक्‍्यमें कही गई बातसे मेल नहीं खाता; देखिए “पत्र अखबारोंकों ”, 
पृष्ठ १२२१-१३ भी । 


मेरा जेलका तीखरा अनुभव [१] २३३ 


वैठकर । इससे शाम होते-होते मेरी कमर दुखने छूगती थी और मेरी आँखोंको भी कुछ 
नुकसान पहुँचा । कोठरीकी हवा खराब होती है, ऐसा तो मैंने हमेशा माता है। बड़े दारोगासे 
मैने एक-दो बार कहा कि मुझे बाहर खोदने आदिका काम दिया जाये, और वैसा न 
हो सके तो मुझे कम्बल सीनेका काम खुली हवामें बैठकर करने दिया जाये। पर उसने दोनों 
बातें अस्वीकार कर दी। मैने इसकी जानकारी भी निरेशककों दी। अन्तमें डॉक्टरका हुक्म हुआ 
और मुझे कम्वल सीनेका काम खुली हवामें बैठकर करनेकी इजाजत मिल गई। यदि खुली 
हवामे काम करनेकी इजाजत न सिलती, तो मेरा खयाल है कि मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ती । 
यह हुक्म मिलनेमें कुछ अडबनें भी आईं, किन्तु उनका उल्लेख करनेकी जरूरत नही है। 
तो, हुआ यह कि मेरी खुराक वदलनेके साथ ही मुझे खुली हवामें काम करनेका मौका भी 
मिल गया। इससे दुहरा लाभ हुआ। जिस समय कम्बल रीनेका काम मुझे दिया गया था, 
उस समय मेरा ऐसा खयारू था कि एकको सीनेमें एक हफ्ता चला जायेगा और उसीमें मेरी 
जेलकी अवधि पूरी हो जायेगी। लेकिन वेसा नहीं हुआ और मैं पहला कम्बल सीनेके बाद 
एक जोड़ी कम्बल दो ही दिनमें सीने रूगा। इसलिए उन' छोगोंने मेरे लिए दूसरा काम ढूँढ़ा 
--जैसे, बनियाइनोंमें ऊन भरनेका, टिकठ रखनेकी थैलियाँ सीनेका, आदि। 
मैने अनेक सत्याग्रहियोंस कहा था कि यदि वे तबीयत बिगाड़कर जेलसे मनिकलते है, 
तो उनके सत्याग्रहमें कमी मानती जानी चाहिए; क्‍योंकि हम पर्याप्त धीरज रखें तो | जेलकी 
सारी मुसीबतोंका | इलाज कर सकते हैं। इसके सिवा, चिन्ता करनेसे भी तबीयत विगड़ती है। 
सत्याग्रही तो जेलको महल मानेगा। मुझे इस विचारसे दुःख होता था कि कहीं मुझे खुद ही 
बिगड़ी तबीयत लेकर बाहर न मिकलना पड़े। पाठकोंको याद रखना चाहिए कि मेरे लिए 
घीका जो हुक्म हुआ था उसे में स्वीकार नहीं कर सकता था, इसीलिए मेरी तबीयत 
सत्याग्रहमें बिगड़ी | किन्तु दूसरोंपर वह नियम लागू नहीं था। हरएक कींदी, जब वह जेलमें 
अकेला हो अपनी असुविधाएँ दूर करानेकी माँग कर सकता है। प्रिटोरियामें वैसा न करनेके 
लिए मेरे पास खास कारण था, इसीलिए केवल अपने लिए घीका हुक्म में स्वीकार नहीं 


कर सकता था। 
(क्रमशः ) 


| गजरादीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९--५-१९०९ 


१४९, भाषण : अस्वात और क्विनकी स्वागत-सभाओंं' 


जोहानिसबर्ग 
जून २, १९०९ 


आज भारतीयों और चीनियोंकी इस सम्मिलित सभासे मेरे आनन्दका पार नहीं है, 
और मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। मैंने करू ही ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षसे 
बात करके तय किया था कि श्री अस्वातकों लेकर यहाँ आयें और यहांसे श्री काछलियाके 
घर नाइते और चाय-पानीके लिए चलें। मेने यह सोचा भी नहीं था कि मेरे भारतीय 
भाई और चीनी लोग इतनी बड़ी संख्यामे इकट्ठे हो जायेंगे। संघर्षमें भाग लेनेवाले 
दो दक--चीनी और भारतीय -- इस तरह इकट॒ठे हुए, इसमें मुझे बहुत ही प्रसन्नता 
हुईं है। श्री क्विन और अस्वात सरीखे हीरोंका ऐसा स्वागत किया जाना कम सराहनीय 
नहीं है। ये दोनों हीरे अपने-अपने समाजके सच्चे शुभचिस्तक और नेता है। मै जैसे-जैसे 
संघर्षके सम्बन्धमें विचार करता हूँ, वैसे-बैसे यह विश्वास होता जाता है कि सदाचार और 
सद्गुणसे संघर्ष करनेमें अन्ततः जीत ही होगी। लड़नेवालोंकी संख्या चाहे जितनी हो या 
रहे, किन्तु हमने जो दो माँगें की हैं, वे तो मानी ही जायेंगी। इस हरूम्बी लड़ाईमें हमें जो 
दूसरी चीजें मिली हैं, यदि हम उनपर विचार करें तो हम देखेंगे कि हम आत्मत्याग और 
पारस्परिक सहयोगसे एक-दूसरेके ज्यादा पास आ गये हैं और ऐसा सहयोग बढ़ानेके लिए 
उत्सुक है। हमने अब अपने सम्मानकी रक्षा करना तथा दूसरोंको सम्मान देना सीख लिया 
है। मुझे तो लगता है कि यदि अब अन्य कुछ न मिले, तो भी निराश होनेकी कोई बात 
नहीं है; क्‍योंकि जो मिला है, वह कम नहीं है और अभी बहुत-कुछ मिलेगा। सत्याग्रहियोंकी 
सेना छोटी है, किन्तु इसकी कोई चिन्ता नहीं। आप इतिहासमें देखेंगे कि सच्चे लडनेवाले 
हमेशा कम ही होते हैं। इंग्लैंड और रूसकी लड़ाईमें “लाइट ब्रिगेड” में थोड़े ही लोग 
थे, फिर भी उतका नाम आजतक अमर है। इसी प्रकार यदि सब जगह नहीं तो कमसे-कम 
दक्षिण आफ़रिकामें तो सत्याग्रहियोंका वाम अमर ही रहेगा। मैं नम्नतापूर्वक सलाह देता 
हैँ कि आप लोग श्री विवन और अस्वातका अनुसरण करें और अन्ततक वैसा करते हुए 
सुखकी प्राप्ति करें। 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५--६-१९०९ 


१, भारतीयों और चीनियोंकी यदद सभा वेस्ट ऐंड हॉलमें श्री भअस्वात और श्री विवनके रिहा होनेपर उनके 
स्वागताय की गई थी । इस्तें गांधीजीने भाषण दिया था । 


१५०, भाषण : चाय-पार्टमें' 


| जोहानिसबर्गं 
जून २, १९०९ | 


श्री अस्वात और श्री क्विनके जेलसे छूटकर आनेके इस अवसरपर यदि मैं गुजरातीमें न 
बोल, तो ठीक न होगा। श्री अस्वातके छुटनेपर हम लोग इतना ही करें, यह बहुत कम 
है। यह वात में श्री उमरजी सालेके छटनेपर कह चुका हूँ, अब दुबारा अधिक नहीं कहेंगा। 
थोड़े लोग भी जो संकल्प कर हें, उसे पूरा कर सकते है। हजारों छोग तालियाँ बजाते 
और जेल जानेकी बात कहते थे, लेकिन अब बहुत कम है। मुझे इससे असन्तोष नहीं है। 
आज श्री अस्वातकी तवीयतका हाल पूछते है तो वे अच्छा बताते है। लेकिन श्री व्यासके कहनेके 
मुताबिक ऐसा नही है। वे बहादुर [ जेलमें | दूसरे लोगोंकी तरह व्यक्तिगत मेहरवानीका 
लाभ उठाकर तम्बाकू आदि नहीं लेते थे। इसपर मुझे अभिमान होता है। वे जो कहते 
थे सो उन्होंने करके भी दिखाया और उसी प्रकार अन्ततक करेंगें। यशकी इच्छा रखे 
बिना ऐसा करनेवाले लोग कम ही है। दूसरोंको मान देना अपनेको मान देनेके समान है, 
क्योकि उससे अपनी सज्जनता प्रकट होती है। कर स्वश्ञी मनजी, फकीर शाह और कुछ 
दूसरे लोग भी, जिनके नाम मुझे याद नहीं आते, [छूट कर | आये। हम छोग उन्हें लेनेके 
लिए नहीं जा सके। वे भी मानके भूखे नहीं थे और न हैं। किन्तु हमने जिन्हें बड़ा माना 
है, उन्हें मान देना तो हमारा कतेव्य है। श्री क्विन भी हमारे दोनों नेताओंके समान ही 
है और उनकी स्थिति भी उन्हींकी-जंसी हो गई है। जेलमें उन्हें पूुप्र और मकक्‍की मिलती थी। 
जब गवरनेरने उन्हें चावलर देनेको कहा, तब उन्होंने सुचित किया कि “सब चीनियोंकों मिले, 
तभी में लंगा।” सरकारने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने चावरू नहीं लिया। उनका यह 
काम छोटा न था। सचमूच श्री क्विन सत्याग्रहके स्तम्भ हैं। अब उनके संधके कार्यकारी 
अध्यक्ष जेल जानेके लिए अधीर हो रहे हैं। इन सबके साथ भगवान न्याय तो करेंगे ही। 
हमारे संघर्षका अनुभव लेनेवाले ऐसे छोगोंके कारण मुझे अभिमान होता है। जो हार गये 


बे 


हैं, उनसे मैं निराश नहीं होता। यह निश्चित समझ लें कि जीत हमारी ही होगी | 
| गुजरातीसे | 


न्‍ जि 


इंडियन ओपिनियन, ५-६-१९०९ 


१, स्वागतके बाद (देखिए पिछछा शीर्षक ) स्वेश्री अस्वात और क्विनकी श्री काछल्यिके घरपर चाय-पार्थी 
दी गई थी । 


१५१. जेल कोन जा सकता हे! 


सत्याग्रही कौन हो सकता है, इसपर हम पिछले हफ्ते संक्षेपमें विचार कर चुके है।' 
ट्रान्सवालके आन्दोलनमें सत्याग्रह बहुत-कुछ जेल जानेमें ही निहित रहा है। किन्तु सत्याग्रह 
कोई जेल जाकर समाप्त नहीं हो जाता। सत्याग्रहियोंको तो सूलीपर चढ़ना पड़ा है, तप्त छौह- 
स्तम्भका आलिंगन करना पड़ा है, पर्वतपर से छड़कना पड़ा है, सौलते तेलके कड़ाहमें तैरना 
पड़ा है,, जलूते जंगलमे चलना पड़ा है, राज-पाट छोड़ कर नीचके घर बिकना पड़ा है" 
और सिहकी' गुफामें रहता पड़ा है। इस प्रकार सत्याग्रहीकी परीक्षा संसारके भिन्न-भिन्न 
भागोंमें भिन्न-भिन्न ढंगोंसे हुई है। 

द्रान्सवालमें सत्याग्रहियोंकी कसौटी केवल जेल जानेमें ही रही है। इसलिए जेल कौन 
जा सकता है, यह प्रश्न बहुत उपयोगी है। कुछ भारतीय जेल जानेके लिए तैयार होनेपर 
भी कुछ कारणोंसे नहीं गये, या नहीं जा सके। ऐसे क्‍या कारण होंगे? इस प्रश्नका 
उत्तर यह सवाल पूछने और उसका जवाव जान लेनेसे मिल जाता है कि जेल कौन जा 
सकता है। 

सत्याग्रहीमें जो गुण होने चाहिए और जिनपर हम विचार कर चुके हैं, वे सब थोड़ी- 
बहुत मात्रामें जेल जानेवाले छोगोंमें होने चाहिए। किन्तु उनके अतिरिक्त उनमें नीचे लिखी 
दक्तियोंकी आवश्यकता है: 
) व्यसनोंसे दूर रहना। 
) शरीर कसा हुआ रखना। 
(३) सोने और बैठनेमें आरामतछूब न होना । 
) खानेमें अत्यन्त सादगी। 
) झूठी प्रतिष्ठाका त्याग । 

(६) धीरज । 

ये छ: गुण (जिन्हें हम जेलकी षड़-सम्पत्ति कहेंगे ) खास तौरसे जेल जानेवाले भाइयोंके 
लिए आवश्यक हैं। अब हम इनकी जाँच कर लें। अनुभव यह हुआ है कि बीड़ी, शराब, सुपारी 
या चाय-पानके व्यसनोंके कारण जेल जानेवाले लोग ऊब गये हैं। ऐसा होनेके कारण या तो 
उन्होंने खुद जेलमें चोरी की है, अर्थात्‌ सत्यका त्याग किया है, या वे दूसरी बार जेल जानेका 
ताम लेता तक भूल गये हैं। इसलिए व्यसन-मात्रसे दूर रहना आवश्यक है। एक ही व्यसनकी 
छट होनी चाहिए और वह है प्रभुके नामकी रट। 

नाम व्यक्ति सत्याग्रही नहीं बन सकता। बसे ही दुर्बेल शरीरवाला मनुष्य बहुत हद तक 
जेलके कष्ट बदरद्ति नहीं कर सकता। शरीरकी शक्ति न होनेपर भी भनोबलूसे बहुतसे 
वीरोंने कष्ट सहन किया है। ये उदाहरण असाधारण हैं। साधारण नियम तो यह है कि 


१. देखिष “ सत्याग्रही कौन हो सकता हैं?” पृष्ठ १२५०-२७ । 
२, ३, ४, ५ और ६. क्रमशः ईसा, प्रह्मद, सुधन्‍वा, नरू-दमयन्ती भोर दरिश्चन्द्रक्ी गाथाओंका हवाला 


दिया गया है । 


जेल कौन जा सकता है? २३७ 


दरीर नीरोग और ठीक होना चाहिए। ऐसा न होनेसे कुछ लोग घबरा गये है। सत्याग्रही 
समझता है कि उसको अपना दारीर किरायेपर मिला है। उसको चाहिए कि वह उसे अच्छी 
तरह साफ-सुथरा और सशक्त रखकर अपनेकों अच्छा किरायेदार साबित करे। 

यह बात कोई भी समझ सकता है कि जिसको सोनेके लिए स्प्रिगदार पलंग और नमें 
गह्ा चाहिए वह एकाएक जमीनपर नहीं सो सकता। ऐसी स्थितिमें इस प्रकारकी आराम- 
तलबी भी छोड़ देनी चाहिए। 

यह देखा गया है कि जेलमें खानेका सवार सबसे बड़ा सवाल बन गया है। यह भी 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। जिसने अपनी जीभको भाषण और स्वादके सम्बन्धमें जीत 
लिया, उसने बहुत-कुछ जीत लिया। ऐसे लोग बहुत कम देखनेमें आते हैं जिनको स्वादिष्ट 
भोजन नहीं चाहिए। गरीब काफिर भी खानेके लिए मरते हैं। यह कोई छोटा-मोटा सवाल 
नहीं है। फिर भी जो परमार्यकी दृष्टिसे जेल जाना चाहता है, उसका छुटकारा तो स्वावेन्द्रियको 
जीतनेमें ही है। ठीक यह है कि जो-कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वरका धन्यवाद किया 
जाये। प्रत्येक भारतीयको विचार करना है कि भारतमें तीस करोड़ लोगोंमें तीन करोड़को 
दिनमें एक ही बार खाना मिलता है और वह भी एक टुकड़ा रोटी और नमकके सिवा और 
कुछ नहीं। तब जेलमे तीन-तीन बार अदलरूता-बदलरूता खाना मिले, उससे गुजारा कर लेना 
कोई बड़ी बात नहीं। भूखमें सब अच्छा छगता है। हो सकता है, कुछ दिन जेलका खाना 
अच्छा न लगें; लेकिन पीछे वह रुच जाता है। जो भारतीय सत्याग्रही जेल जाना चाहता 
है उसको सादा खानेकी आदत जल्‍दी डाल लेनी चाहिए। 

झूठी प्रतिष्ठा रखनेवाला जेल नहीं जा सकता। वहाँ जेलके सन्तरियोंकी ताबेदारी करनी 
होती है और ऐसा काम करना पड़ता है जो नीचा माना जाता है। उसको करनेसे इज्जत 
जाती है, ऐसा तो किसी दिन किया नहीं--यह समझकर जेलमें उस कामको न किया जाये तो 
परिणाम ब्रा होता है। यह ताबेदारी है, यह खयाल मनके कारण है। जिसका मन स्वतन्त्र 
है वह [ मैलेकी | बाल्टी उठानेपर भी राजाकी भाँति स्वतन्त्र है। वह उस जगह बाल्टी उठानेमें 
ताबेदारीके बजाय अपनी इज्जत समझता है। 

अन्तमें रहे धीरज महाराज। सब लोग जेल जाते ही दिन गिनने रंग जाते हैं। इससे 
दिन लूम्बे लगने लगते हैं। बाहर बरस बीत गये और वे हमने गेँवा दिये; फिर भी वे हमें 
भारी नहीं मालम पड़े। जेलके तीन दिन तीन बरस-जैसे छगे। इसका कारण क्या है? इसका 
जवाब यह है कि जेल जाना मनको अच्छा नहीं लगा। सचाई यह है कि जेल जानेमें सुख 
मानना है। माँ जैसे बच्चेके लिए दुःख सहकर सुख मानती है, वैसे ही हमें देशके लिए -- 
सत्यके लिए-- दुःख सहते हुए सुख मानना है। दिन जैसे जेलमें बीतेंगे वेसे बाहर नहीं 
बीतते, हमेशा यह मानकर और धीरज रखकर जितनी जेल मिली हो उतनी भोग लेनी चाहिए 
और बहाँ समयका सदुपयोग करना चाहिए, अर्थात्‌ प्रभु-मजनमें, अच्छे विचारोंमें और अपने 
दोष खोजनेमें दित गुजारने चाहिए। यह एक पंथ दो काजके समान होगा। 

इस प्रकार छः गुण तो जेलयात्रीमें अवश्य होने चाहिए। दूसरे गूण अपने आप सुझ 
जायेंगे । किन्तु, प्रत्येक पाठककों हमारी सलाह है कि वह हमारे इन विचारोंपर मनन करे। 


| गुजरातीसे | 
: इंडियन ओपिनियन, ५-६-१९ ०९ 


१५२. मेरा जेलका तीसरा अनुभव [२ | 
दूसरे परिवर्तन 

में ऊपर बता चुका हूँ कि मेरे मुख्य वार्डरका व्यवहार कुछ सख्त था। लेकिन यह स्थिति 
ज्यादा दिल नहीं रही। जब उसने देखा कि में खुराक आवदिके बारेमें सरकारसे तो लड़ता 
हैँ, लेकिन उसके सारे हुक्म वराबर मानता हूँ, तब उसने अपना व्यवहार बदल दिया और 
मुझे जैसा अनुकूल हो वैसा करनेकी छूट दे दी। यानी पाखाना जाने, नहाने आदिकी मेरी 
अड़चनें दूर हो गई। इसके सिवा, अब वह मुझे शायद ही ऐसा एहसास होने देता था कि 
उसका हुक्म मेरे ऊपर चल सकता है। उस वाडरकी बदलीके बाद जो नया वाडंर आया, 
वह तो बादशाह था। वह मुझे सब योग्य सुविधाएँ देनेका ध्यान रखता था। वह कहता 
था कि जो मनुप्य अपनी कौमके हितके लिए लड़ता है उसे मैं चाहता हेँ। मैं खुद 
लड़नेवाल्ग हँ। में तुम्हें कैदी नहीं मानता।” इस तरह वह सान्त्वना और हमदर्दीकी अनेक 
बाते करता था। 

फिर, थोड़े दिन बाद मुझे आधा घंटा सुबह और उतने ही समयके लिए शामको 
जेलके मेदानमें घूमनेके लिए बाहर निकाछा जाता था। मेरा यह व्यायाम जब बाहर बैठकर 
काम करनेकी व्यवस्था शुरू हुई तब भी जारी था। यह नियम उन सब कैदियोंपर लागू 
होता है, जो अपना काम बैठकर करते हैं। 

इसके सिवा, जिस बेंचके बारेमें पहले मुझे नाहीं कर दी गई थी, वह बेंच भी थोड़े 
दिन बाद चीफ वार्डरने मुझे अपनी ही ओरसे भिजवा दी। बीचमें जनरल स्मट्सकी तरफसे 
मुझे दो धामिक पुस्तकें पढ़नेके लिए मिली थीं। इससे मैने अनुमान लगाया कि मुझे जो कष्ट 
सहना पड़ा वहू उनकी आज्ञासे नहीं, बल्कि उनकी और दूसरोंकी छापरवाहीके कारण तथा 
भारतीयोको काफिरोंके साथ गिननेकी बजहसे। इतना तो साफ समझमें आ गया कि मुझे 
यहाँ अकेला रखनेमें हेतु यह था कि किसीके साथ मेरी बातचीत न हो सके। माँग करने 
और उसके लिए कुछ प्रयत्न करनेके बाद मुझे पेंसिल और नोटबुक रखनेंकी इजाजत भी 
मिल गई। 

निरेशकर्से मुलाकात 


मेरे प्रिटोरिया पहुंचनेके कुछ दिव बाद खास इजाजत लेकर श्री लिखटैन्स्टाइन मुझसे 
मिलने आये । वे आये तो थे सिर्फ ऑफिसके कामके लिए, लेकिन उन्होंने मुझसे “ कैसे हो ” आदि 
सवार भी किये। इन सवालोंका जवाब देनेकी मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने आग्रहसे 
पूछा, इसलिए मैंने कहा, “मैं सब बातें तो नहीं कहता, लेकिन इतना कहता हूँ कि मेरे 
साथ ऋरताका व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा करके जनरल स्मट्स मुझे पीछे हटाना 
चाहते हैं, लेकिन यह तो कभी हो ही नहीं सकता। मुझे जो तकलीफ दी जायेगी, उसे सहनेके 
लिए मे तैयार हूँ। मेरा मन शान्त है। इस बातको आप प्रकाशित न कीजिए। बाहर 
निकलनेके बाद में खुद सारी चीज दुनियाके आगे रखूँगा।” श्री लिखटेन्स्टाइनने यह बात 


मेरा जेलका तीसरा अनुभव [२] २३९ 


श्री पोलककों बताई। श्री पोछक उसे पचा नहीं सके और उन्होंने दूसरोंसि कही। परिणाम 
यह आया कि डेविड पोलकने छॉर्ड सेल्वोनेंको लिखा और जाँच शुरू हुई। निदेशक (डाय- 
रेक्टर) मुझसे मिलने आया; उससे भी मैंने ऊपरके ही शब्द कहें । और इस सिलसिलेमें मैने 
आरम्भमें जिन त्रुटियोंका उत्लेख किया है वे त्रुटियाँ भी बताई। फलूत: कोई दस दिन बाद 
मुझे सोनेके लिए तख्त, तकिया, रातके समय पहननेकी कमीज तथा नाक पोंछनेका रूमाल भेज 
दिये गये, जो मेने ले लिये। इस सम्बन्धर्में मैने जो वकक्‍तव्य' लिख भेजा है. उसमें बताया 
है कि इन वस्तुओंकी आवश्यकता हरएक भारतीय कैदीको होती है। सच पूछिए तो सोने-बैठने 
आदिम गोरोंकी अपेक्षा भारतीय अधिक कोमल होते है। उनके लिए तकियेके बिना सोना 
मुश्किल होता है। 

इस तरह खाने और खुली हवामें काम करनेकी सुविधाके साथ ही, जेंसा मैने ऊपर 
कहा है, सोनेकी सुविधाएँ भी मुझे मिल गई। लेकिन दुर्भाग्यनें मेरा पीछा नहीं छोड़ा। 
तख््त खटमलोंसे भरा हुआ था। इसलिए उसका करीब दस दिन तक तो मैने उपयोग ही 
नहीं किया। बादमें जब मुल्य वाडरने उसे दुरुस्त कराया तव उसे मेने काममें छाना शुरू 
किया | इस बीच मुझे तो जमीनपर कम्वरू बिछाकर सोनेकी आदत पड़ गई थी। इसलिए 
तख्तसे कुछ फर्क पड़ा, ऐसा मालूम नहीं हुआ। तकियेके अभावमे में तकियेका काम अपनी 
पुस्तकोसे लेने लगा था, इसलिए तकिया मिलनेसे भी कुछ फक नहीं पड़ा। 


हथकाड़ियाँ छगाईं गईं 

जेल-अधिकारियोंके शुरूके व्यवहारके बारेमे मैने जो राय बनाई, वह नीचे दी जानेवाली 
घटनासे पुष्ट हो गई। चार-एक दिन बाद मुझे श्रीमती पिल्‍लेके मामलेमें गवाही देनेका सम्मन्स 
मिला। इसलिए मुझे अदारूतमें ले जाया गया। उस समय मेरे हाथोंमें हथकड़ियाँ पहनाई 
गई।' और वाड्डरने उन्हें बहुत कड़ा कस दिया। मैं मानता हूँ कि यह उसने अनजाने ही 
किया होगा। चीफ वार्डरने यह देख लिया। उससे मैने पढ़नेके लिए एक पुस्तक साथमे ले 
जानेकी इजाजत ले ली थी। उसने सोचा होगा कि हाथोंमें हथकड़ियाँ होनेसे मुझे शरम 
आयेगी, इसलिए उसने मुझसे यह पुस्तक दोनों हाथोंमें पकड़नेके लिए कहा, ताकि हथकड़ियाँ 
किसीको दिखाई न दें। इससे मुझे तो हँसी ही आईं। हथकड़ियाँ पहननेमें मैंने तो अपना 
सम्मान ही समझा। मैंने अपने साथ जो पुस्तक छी थी वह संयोगवश  ईइवरका राज्य 
तेरे अन्तरमें है। थी। मैने मनमें सोचा कि यह भी अच्छा संयोग बना है। बाहरसे 
मैं किसी भी विपत्तिमें क्‍यों न पड़ जाऊँ, लेकिन यदि मैं ऐसा रहें कि ईश्वर मेरे अन्तरमें 
निवास करे, तो फिर मुझे दूसरी किसी बातकी परवाह करनेकी जरूरत नहीं है। अदालत- 
तक मुझे पैदल ले जाया गया। वापसीमें जेलकी मोठरलारी आई। में अदालत जानेवाला हूँ, 
यह खबर भारतीयोंकों लग गई होगी; इसीलिए कुछ भारतीय भाई कचहरीके सामने खड़े थे। 
उनमें से श्री व्यम्बकलाल व्यासने श्रीमती पिल्‍लेके वकीलकी' मार्फत मुझसे मिलनेको व्यवस्था 
कर ली। 


१, यह उपलब्ध नहीं है । 
२, इस विबयपर दफ्तरी पत्र-व्यवद्ार और अन्य सामग्रीके लिए देखिए परिशिष्ट ८ । 
३. टॉब्स्वेयक्रत दि किगड़म ऑफ़ गॉड इज़ विदिन यू नामक पुस्तक । 


२४० सम्पूण गांधी वाइमय 


एक बार और मुझे अदालतमें छे जाया गया था। हथकड़ी उस बार भो पहनाई गई 

थी। आते-जाते दोनों बार खटारे [गाड़ी | का इन्तजाम था। 
सत्याग्रहकी बालिहारी 

ऊपर मैने जिन बातोंकी चर्चा की है, उनमें से कुछ नगण्य कही जा सकती हैं। किन्तु 
उन सबको विस्तारसे देनेका हेतु यह है कि छोटी-बड़ी सब बातोंमें सत्याग्रहका उपयोग हो 
सकता है। छोटे वार्डरने मुझे जो भी शारीरिक तकलीफ दी, मैने स्वीकार की | उसका परिणाम 
यह हुआ कि मेरा मन झ्ान्त रहा। इतना ही नहीं, उन तकलीफोंकों फिर उन्ही लोगोंने 
दूर भी किया। यदि मैने विरोध किया होता तो मेरा मनोबल बेकार खर्च हो जाता और 
मुझे जो बड़े काम करने थे वे न हो सकते तथा वार्डर मेरे शत्रु बन जाते। 

खुराकके बारेमें अपनी टेकपर कायम रहनेसे और प्रारम्भमें दुःख सहनेसे वह असुविधा 
भी दूर हो गई। ऐसा ही दूसरी छोटी-छोटी बातोंमें समझा जा सकता है। 

सबसे बडा छाभ तो यह हुआ कि शरीरका दुःख सहन करनेसे में यह साफ देख 
सकता हूँ कि मेरा मनोबल बहुत बढ़ा है। में मानता हूँ कि गत तीन महीनोंके अनुभवोंसे 
मुझे बहुत लाभ हुआ है और आज मे ज्यादा कष्ट आसानीसे उठानेके लिए तैयार हूँ। मुझे 
ऐसा दिखता है कि सत्याग्रहकों हमेशा ईश्वरकी सहायता प्राप्त होती है और सत्याग्रहीकी 
कसौटी करते हुए भी जगतका स्वामी उसपर उतना ही बोझा डालता है, जितना वह 
आसानीसे उठा सकता है। 

मैंने कया पढ़ा ? 

मेरे दुःखकी अथवा सुखकी या सुख और दुःख दोनोंकी कहानी अब पूरी हो गई कही 
जा सकती है। किन्तु इन तीन महीनोंमें मुझे अनेक छाभ हुए। उनमें से एक यह भी है कि 
इस अवधिमें मुझे पुस्तकें पढ़नेका अवसर मिला। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि शुरूके 
दिनोंमें में कुछ चिन्तामें पड़ जाता था; द्ुःखसे ऊब उठता था। बार-बार में अपने मनपर 
अंकुश लगाता था और वह बार-बार बन्दरकी तरह चंचल हो जाता था। ऐसी स्थितिमें 
आदमी अक्सर पागरूडजैसे हो जाते हैं। मेरी पुस्तकोंने मेरी बड़ी रक्षा की। भारतीय 
भाइयोंके समागमकी कमी बहुत अंशमें पुस्तकोंनें प्री की। मझे पढ़नेके छिए प्रतिदिन 
लगभग तीन घंटे मिल जाते थे। एक घंटा सुबह मिलता था। में उस' समय खाता नहीं 
था, इसलिए वह बच जाता था। शामको भी ऐसा ही होता था। दोपहरको खाते समय 
में पढ़नेका काम भी करता था। शामको में थका न होता, तो बत्ती जलनेके बाद भी 
पढ़ता था। शनिवार और रविवारकों तो बहुत समय मिलता था। इस कालमें मैने लगभग 
तीससे ज्यादा पुस्तक पढ़ीं और उनमें से कुछपर विचार भी किया। ये पुस्तकें अंग्रेजी, हिन्दी, 
गुजराती, संस्कृत और तमिल भाषाओंकी थीं। अंग्रेजी पुस्तकोंमें उल्लेखनीय टॉल्स्टॉय, इमर्सन 
और कार्काइलकी थीं। पहली दो धर्म-सम्बन्धी थीं। इनके साथ मैंने 'बाइबिल ' भी पढ़ी; 
वह जेलसे ही ली थी। टॉल्स्टॉयकी रचनाएँ बहुत सर और सरस हैं और किसी भी धर्मको 
माननेवाला उन्हें पढ़कर उनसे लाभ उठा सकता है। इसके सिवा, वे उन व्यक्तियोंमें से है, 
जो जैसा कहते हैं, वैसा ही करते भी हैं; इसलिए वे जो-कुछ लिखते या कहते हैं, उसपर हम 
साधारणत: ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। 


२४२ त््म्पूण गांधी वाड्मय 


उपसंहार 
मैं चाहता हूँ, जो पाठक यह नहीं जानते कि देश-प्रेम क्या है वे इस अनुभवकों पढ़कर 
उसकी जानकारी प्राप्त करें और सत्याग्रही बनें; और जो देशगप्रेमको जानते हैं, वे उसमें 
दृढ़ बने । मेरा यह विश्वास अधिकाधिक बढ़ता जाता है कि जिसने अपने धर्मको नहीं जाना 
है, वह सच्ची देशभक्तिको भी नहीं जान सकता। 


वैसे तो -- 
अलख ताम धुनि छगी. गगंगनमें, 
मंगन भया मन मेरा जी; 
आसन मार सुरत दृढ़ धारी, 
दिया अगम घर डेरा जी। 
और -- 


करना फकीरी क्या दिलगीरी,' 
सदा संगत मन रहेता जी। 
दुनियामें रहते हुए भी फकीरका जीवन विताया जा सकता है। अच्तमें, खुदाकों-- 
ईद्वरको कैसे जाना जायें, इस प्रश्नके उत्त रमें भक्त कवि कहते हैं-- 

हसतां-रमतां प्रगट करी देख रे 
मारु' जीव्यु' सफल तब लिखुं रे; 
एनु स्वप्ने जे दर्शन पामे रे 
तेनु. मन न चडे बीजे भामे” रे। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ५-६-१९०९ 


१५३, भाषण : जमिस्टनमें * 


| जमिस्टन 

जून ७, १९०९ | 
जब श्री गांधी बोलनेकों खड़े हुए तो श्रोताओंने उनका उत्साहपुर्ण स्वागत किया। 
उन्होंने कहा: यद्यपि मेने आज अनाक्रामक प्रतिरोध (पेसिव रेजिस्टेन्स) को अपना विषय 
चुना है, फिर भी में नहीं चाहता कि में भारतीय प्रइनपर कुछ कहूँ। में उसकी केवल 
वहीँ तक चर्चा करूँगा जहाँतक वह मेरे कथनपर प्रकाश डालनके लिए आवश्यक होगा। 

१, मूलमें गांधीजीने “मन मेराजी” के स्थानपर “मन्दिरमें राजी” पाठ दिया है । 
२, दुःख । ३. रहना । ४. दंँसते-खेलते । ७५. मेरा । ६. जीवन । ७, उस्तका । ८. पाये । ९. ज्सका 

३१०, जगह, गैर | 

११, जमिस्टन साहित्यिक और वाद-विवाद समित्ति ( जमिस्टन लिटरेरी ऐड डिबेटिंग सोसाइटी ) के 
आमन्त्रणररगांवीजीने कोसिल चेम्बरमें “ अनाक्रामक अतिरोधकी नेतिकता”” पर भाषण दिया था । उक्त 


समितिके अध्यक्ष श्री लिंटन जॉन्सने समापतिका आसन ग्रहण किया था । श्रीताओंमें जमिस्टनके चुने हुए प्रशुख 
नागरिक थे । “द्वमारे संवाददाता द्वारा प्रेषित ” रूपमें यह रिपोट इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई थी । 


भाषण; जमिस्टनमें २४३ 


अवाक्रातक अतिरोध गलत नामकरण है। किन्तु इस नाभको इसलिए स्वीकार कर लिया 
गया है कि यह काफी लछोक-प्रिय है, और जिन लोगोंवे इस' शब्दन्सम्‌च्चय द्वारा व्यक्त 
विचारको कार्यरूप दिया है वे बहुत समयसे इसका प्रयोग करते आये हूँ। किन्तु उक्त 
विचार  आत्मबल ” शब्द द्वारा अधिक पुर्णतासे और अधिक अच्छी तरहु व्यक्त होता है। 
इस प्रकार यह उतना ही पुराना है जितना पुराना इन्सान। आक्रामक प्रतिरोध “ शरीर 
बल ” बाब्दसे अधिक अच्छी तरह व्यक्त होता है। ईसा मसीह, डेनियल और यसुकरातमे 
अताकामक प्रतिरोध था आत्मबलको शुद्धतम रूपसे प्रदर्शित किया था। ये सभी गुरु अपनी 
आत्माकी तुलतामें अपने शरीरको तुच्छ समझते थे। टॉल्स्टॉय इस सिद्धान्तके सबसे श्रेष्ठ 
ओर प्रसिद्ध व्याख्याकार थे। उन्होंने न केवल इसकी व्याख्या की, बल्कि तवनुसार अपना 
जीवन भी ढाला था। यह सिद्धान्त यूरोपमें प्रचलित होनेसे कहीं पहले भारतमे जान लिया 
गया था और अकसर व्यवहारमे लाया जाता था। यह आसानीसे समझा जा सकता है कि 
आत्मबल शरीरबलसे बहुत ही ऊँचा है। यदि लछोग अन्यायके प्रतिकारके लिए आत्मबलका 
सहारा हे तो वर्तमान कष्टोंसे एक बड़ी ह॒द तक बचा जा सकता है। कुछ भी हो, इसके 
प्रयोग्से दुसरोंको कभी कष्ट नहीं पहुँचता। इसलिए जब-कभी इसका गलत उपयोग किया 
जाता है, तब इससे उपयोग करने वालेकों ही कष्ट होता है, न कि उन लोगोंकों जिनके 
विरुद्ध इसका उपयोग किया जाता है। सदगुणके समान यह अपना पुरस्कार आप ही है। 
इस प्रकारके बलके उपयोगमें असफलता-जेसी कोई वस्तु होती ही नहीं। “ बुराईकः प्रतिरोध 
ने करो” का अर्य है, बुराईको ब्राईसे नहीं, बल्कि भलाईसे दर करो। दूसरे दाब्दोंमे, 
दरीरबलका शरीरबलसे नहीं, बल्कि आत्मबलसे प्रतिरीध करो। इसी विचारकों भारतीय 
दर्शनसें 'अहिसा ' शब्दसे व्यक्त किया गया है। इस सिद्धान्तको कार्यकूप देनेका अर्थ है उस 
लोगों द्वारा शारीरिक कष्ठ उठाना जो इसका अनुसरण करते हें। किन्तु यह बात सब 
जानते हे कि संसारमें इस प्रकारका कष्ठ कुल सिलाकर कसम नहीं, बहुत ज्यादा है। 
ऐसा होनेपर उन लोगोंके लिए, जो आत्मबरलूकी अतुल दावितकों पहचानते हें, इतना ही 
आवदयक है कि वे सजग होकर और समझ-बझकर शारीरिक कष्ठकों अपना प्रारब्ध समझें। 
जब कष्ठ उठानेवाले ऐसा समझ हछेते हें तब उनके लिए यही कष्ट आनन्दका स्रोत बन 
जाता है। यह बिल्कुल साफ है कि अनाक्रामक प्रतिरोधकों इस प्रकार समझ ले तो, बह 
शरीरबलसे बेहद ऊँचा हो जाता है; और इसमें दरीरबलसे अधिक साहसकी भी जरूरत 
होती है। इस कारण अनाकामक प्रतिरोधसे आक्रामक प्रतिरोध अथवा दारीरिक प्रतिरोधपर 
जाना सम्भव नहीं है। इसलिए उपतनिवेशीय देखेंगे कि भारतीयों द्वारा अपनी शिकायतोंकों 
दूर करानेके लिए इस शक्तिका उपयोग किया जानपर आपत्ति नहीं की जा सकती। यदि 
वबतनी भी इस हथियारका उपयोग करें तो इससे जरा भी हानि नहीं हो सकती। उलहे, 
यदि वतनी इतने ऊँचे उठ सके कि वे इस शक्तिको समझें और इसका उपयोग करें तो 
सम्भवतः कोई भी वतती-प्रदतल हल हुए बिना नहीं रहेगा। इस शक्तिके सफल प्रयोगके 
लिए एक दात॑ है, शरीरसे भिन्न आत्माकी सत्ता और उसकी नित्यता स्वीकार करना, 
तथा श्रेष्ठताकों भानना। यह स्वीकृति जीवन्त विध्वासके रूपसे होनी चाहिए, न कि केवल 


२४४ सम्पूणे गांधी वाड॒मय 


बद्धिति समझ लेवेके रूपये। वक्‍ताने अपने भावणकों अनेक आधुनिक उद्ाहरणोंसे स्पष्ट 
किया ।' 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १२-६-१९०९ 


१५४, पत्र: द्वान्सवाल लीडर को' 


[ जोहानिसबर्ग 
जन ८, १९०९ के बाद | 
[ सम्पादक 
“दान्सवाल लीडर 
जोहानिसबर्ग | 
महोदय, 


उपनिवेश-सचिवने ब्रिटिश भारतीय समाजपर श्री मनिकके आरोपोंका तुरन्त और 
निर्णयात्मक उत्तर देकर भारतीय समाजको अनुगृहीत किया है। मानतीय श्री मनिक कहते 
हैं कि लगभग १२ सालकी आयुके एशियाई बारूक, जिनके माता-पिता कभी इस देशमे नहीं 
रहे, यहाँ आ रहे हैं और कानूनकी अवहेलना कर रहे हैं। यदि छ: मासमें केवल ५९ 
एशियाई ही यहाँ आये हैं और ये स्पष्टतः अधिकृत प्रवेशकर्ता हैं, तो यह साफ है कि 
श्री मतिकका समस्त समाजपर दोषारोपण निराधार है; और जबतक' माननीय महानुभावके 
पास आरोपके समर्थनमें कोई दूसरी बात न हो और जबतक वह जनताके सम्मुख नहीं 
रख ही जाती, तबतक मेरी सम्मतिमें, समाजके प्रति माननीय महानुभावका कतंव्य है कि 
उन्होंने जो आरोप छगाया है उसे वे वापस ले लें। + 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


| अंग्रेजीसे | 
दान्सवाल लीडर, १२-६-१९०९ 


१, अपना भाषण प्तमाप्त करनेपर गांवीजीने बहुत-से अश्लोंका उत्तर दिया । बादकी टाउन ब्लाक श्री मंके 
द्वारा पेश किया गया धन्यवादका प्रस्ताव दृषेध्वनिके साथ पास किया गया। 

२. गांधीजीने यद्द जी० जी० मनिक द्वारा ट्रान्सवाल-संसदमें ८ जूनको लगाये गये श्स आरोपको लक्ष्य करके 
छित्ता था कि “ पिछले मासमें किसी अन्य मासकी अपेक्षा दुगुने भारतीय [ उपनिविशमें ] भाये हैं. . . उनकी 
“ चाछ? इस देशमें ऐसे बच्चोंकी छानेकी है जिनके माता-पिता इस उपनिवेशमें कमी नहीं रहे ।” उपन्विश- 
सचिवने उत्तर दिया “., . .इस व देशमें कुछ ५५ एशियाई आये हैं, नो नेटालके रास्ते और पचास मोजाम्बिकके 
रास्ते ।” पत्र इंडियस ओपिनियचमें १२-६-१९०९ को “वापस लो!” शीषकसे छपा था । 


१५५. कुछ विचार 


सत्याग्रहका अन्त जब होना होगा, तब होगा। लेकिन इस बीच भारतीय समाजको 
जो लाभ हुए है और उसने जो रस चखा है, उसके उदाहरण हम यहाँ बिना किसी दलीलके 
दे रहे हैं। इनपर हर भारतीयकों मनन करना चाहिए। 


(१) 
(२) 


(६) 


रोडेशियाका कानून खत्म हो गया। 

लॉड क्र उस कानूनको रद करनेका स्पष्ट कारण द्वान्सवालमे जारी सत्याग्रह-संघर्षको 
बताते है। 

उसी लेखमें लॉड्ड क्र यह भी कहते है कि साम्राज्य-सरकारको ट्रान्सवाल विधेयक- 
पर मंजूरी देते हुए खुशी नहीं हुई। 

हालमें प्रकाशित नीली किताब (ब्ल्यू-बुक) में लॉड्ड क्र ने भारतीयोंकी दोनों माँगें 
स्वीकार करनेकी सिफारिश की है। 

उत्तरमें ट्रानस्सवाल सरकारने यह नहीं कहा कि माँगें स्वीकार नहीं की जायेंगी; 
लेकिन यह जरूर कहा है कि सत्याग्रह बहुत-कुछ खत्म हो गया है तथा यदि 
लॉर्ड क्र थोड़ा और रुकें तो शेष भारतीय भी घुटने टेक देंगे। इसका स्पष्ट 
अथ यह है कि यदि ज्यादा भारतीयोंने सत्याग्रह जारी रखा होता तो हमारी 
माँगें कव-की स्वीकृत हो गई होतीं । 

ऐसे अनेक गोरे, जो भारतीयोंकों नहीं जानते थे, आज उन्हें जानने लगे हैं; 
इतना ही नहीं, वे हमारे हितमें काम भी करने लगे हैं। 


इनमें से प्रत्येक उदाहरण से अनेक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। हम आगे कभी अपने 
पाठकोंके सामने इनपर विशेष विचार प्रस्तुत करेंगे। किन्तु हम आशा करते हैं कि इस 
बीच बहुत-से भारतीय इनपर विचार करेंगे और इनसे नई शक्ति प्राप्त करेंगें। यह तो साफ 
जान पड़ता है कि जीत हमारे हाथमें है। फिर समझमें नहीं आता कि बहुत-से भारतीय 


क्यों कायर बन गये। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-६-१९०९ 


१५६. केपके भारतीय 


केपके भारतीय सो रहे है। प्रवासी अधिकारी जाग रहा है। केपका प्रवासियोंसे सम्बन्धित 
विवरण प्रत्येक भारतीयके पढ़ने और विचार करने योग्य है। हम यहाँ उसमें से केवल दो 
बातोंपर जोर देना चाहते है। श्री कज़िन्स ( प्रधान प्रवासी-अधिकारी ) का कहना है कि 
अनेक भारतीय दूसरोंके बच्चोंकी अपने कहकर ले आते है और उनकी झूठी उम्र बताते है। 
इस कारण श्री कजिन्सका सुझाव है कि कानूनमें ऐसा संशोधन कर देना चाहिए जिससे 
प्रत्येक भारतीय भारतसे ही बच्चेकी उम्रका और इस आशयका (सरकारी) प्रमाणपत्र लाये 
कि वह बच्चा उसीका है। इन दोनों बातोंमें परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध है। कुछ भारतीय 
उक्त ढंगकी धोखाधड़ी करते हैं, इसीलिए श्री कज़िन्सने यह नया सुझाव दिया है। जबतक हम 
सिथ्या आचरण करते है तबतक हमें परेशानियाँ उठानी ही पडेंगी। चोरी-छिपे कानून तोडना 
सदा हानिकारक होता है। यदि हममें हिम्मत हो तो कोई कानून पसन्द न आनेपर उसे 
खुल्लमखुल्ला तोड़ना चाहिए; यह लाभदायक है। ऐसा खुला कानून-भंग कब किया जाये, हमे 
इसका [भी] खयाल रखना चाहिए। केपके भारतीयोंको बहुत सावधानी रखनी है। एक तो 
यह कि यदि हममें बेईमानी है तो उसे दूर करें; और दूसरे, तत्काछ सरकारको लिखें कि 
श्री कजिन्सका सुझाव अनुचित है। हम इस विवरणकी दूसरी बातें अन्यत्र देंगे। 


| गुजरातीसे | 
इंडियसम ओपिनियन, १२-६-१९०९ 


१५७, जोहानिसबर्गकी चिट॒ठी 


हाउटपूटेके कैढ़ियोंसे मुलाकात 

हाइडेलबगके पास हाउटपु्टेकी जेलमें भारतीय कैदियोंसे मुलाकात करनेके लिए श्री गांधी, 
श्री व्यास, श्रीमती व्यास और श्री शेलत गये थे। सभी , कैदियोंकी तबीयत बहुत अच्छी 
जान पड़ी। अब कुछ समयसे वहाँके अधिकारियोंका बरताव अच्छा दिखाई देता है। 

श्री नानालाल शाह इसी जेलमें हैँ। उन्होंने अपने पंजीयन प्रमाणपत्रका उपयोग नहीं 
किया, इसलिए उनको छ: महीनेकी कैदकी सजा दी गई है। इससे उनकी हिम्मत प्रकट होती 
है। जेलमें भी उनका काम अच्छा है। वे हरएकके प्यारे बन गये हैं। उनको खानेकी जो 
चीजें मिलती हैं उनमें से वे सभीकों हिस्सा देते हैं। यह जेलसे छठे हुए छोगोंने बताया 
है। अभी हालमें ही छठे हुए श्री मनजी नत्थूभाई, श्री खीमचन्द शाह और श्री प्रभु कुबेर 
एक स्वरसे श्री नानाछारू शाहकी प्रशंसा करते हैं। 

श्री भायातके जेलमें होनेपर भी उनकी दुकानसे कैदियोंको मदद मिलती रहती है। जो 
कैदी छटठते हैं उनको लेनेके लिए प्रायः गाड़ी जाती है। में “प्रायः ” शब्दका प्रयोग इसलिए 


१, रजिस्ट्रेशन स्िफिकेट । 


जोद्ानिसबगंकी चिट्ठी २४७ 


करता हूँ कि जब श्री मनजी, श्री खीमचन्द और श्री प्रभु छठे तब उनको छेनेके लिए 
गाड़ी नहीं गई। श्री मनजीका ब्रत था और श्री खीमचन्दकी तवीयत खराब थी। इससे 
उनको तकलीफ हुई। इसके अतिरिक्त उनको जोहानिसबर्ग आतनेका तार समयपर न मिलनेसे 
कोई उनको स्टेशनपर लेनेके लिए भी नहीं जा सका। ऐसी तकलीफोंसे किसी सत्याग्रहीकों 
घबरानेकी जरूरत नहीं है। इन्हें भी सहन कर लेना चाहिए। भूलचूक तो होती ही 
रहती है। 

अस्वातकी खबी 


श्री अस्वातने डीपक्लफ जेलमें बहुत तकलीफ उठाई है। उनका वजन लगभग ३० 
पौंड घट गया है। मालूम होता है, उन्होंने सत्याग्रहका पूरा पालन किया है। वे जेलके 
खानेके सिवा दूसरा खाना छुते भी नहीं है। उनको बीड़ी पीनेका व्यसन बहुत था; किन्तु 
उन्होंने तीन महीनेमें एक दिन भी बीडी नहीं पी। वे अपनी दृकानकी परवाह ने करके फिर 
जेल जानेके लिए तैयार हो रहे है। श्री अस्वातके सम्बन्धमें यह लिखते हुए मुझे ध्यान आता 
है कि श्री थम्बी नायड़ने बीड़ी, चाय और कॉफी हमेशाके लिए छोड़ दी है; यद्यपि जेल 
जानेसे पहले वे इन तीनों चीजोंके बिना एक घड़ी भी नहीं रह सकते थे। इसके अलावा 
उन्होंने जबतक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती तबतक मूँछें न रखनेका प्रण किया है। ऐसे 


वीर जबतक भारतीय समाजमें हैं तबतक यह लड़ाई चलती ही रहेगी और अच्तमें जीत 
हमारी होगी । 


इससे शखिक्षा 


मुझे मालूम हुआ है कि कुछ सत्याग्रही कंदी जेलमें जाकर चोरी करना सीख गये 
हैं। पहले वे जो चीज खुले तौरपर न मिलती हो अथवा दूसरे छोगोंको नहीं दी जाती हो। 
अब खाने छगे हैँं। जिनको कभी तम्बाक्‌ खाने या पीनेका व्यसन न था वे अब तम्बाक्‌ 
खाना और पीना सीख गये हैं। ऐसे कंदियोंको शर्मिन्दा होना चाहिए और श्री अस्वात तथा 
श्री नायड़से सीख लेनी चाहिए। यह सीधा हिसाब है कि समाजका सत्याग्रह जितना बढ़ेगा 
अन्त उतनी हूँ। जल्दी होगा और जितना घटेंगा अन्त उतनी ही देरसे होगा। 


हढ़-पार 


जिन भारतीयोंको निर्वासित करके भारत भेजा जाता हैं उनके सम्बन्धर्में उचित उपाय 
तुरन्त आरम्भ कर दिये गये है। इस सम्बन्धसें श्री आइजक डेलागोआ-बे भेजे गये है। मुझे 
आशा है कि डेलागोआ-बेके भारतीय उनकी सहायता करेंगे। दूसरी ओर सरकारके साथ 
लिखा-पढ़ी जारी है। श्री नरोत्तम कालीदास, जिनको देश-निकालेका हुक्म दिया गया था, 
छोड़ दिये गये हैं और वे जोहानिसबर्गमें आनन्द कर रहे हे। फिर भी अगर वे देशसे निकाल 
दिया जाये तो उसमें भी डरनेका कोई कारण नहीं है। अपने देशमें भेजें जायें तो हिम्मतवर 
लोग वहाँ भी आन्दोलन कर सकते हैं। सत्याग्रही होनेपर भी जिनको देश-निकाला हुआ 
है या होगा, उन्तकी सार-सँभालके सम्बन्धरमें देशकों तार दे विया गया है। इसके अलावा 
श्री सोमाभाई पटेलने, जो हालमें ही जेलसे निकले हैं और अब कार्यवश देश गये हैं, इस 
सम्बन्धमें बम्बईमें पूरा प्रयत्न करनेका निश्चय किया है। 


२४८ सम्पूण गांधी वाड्मय 


प्रटोरियाके भारतीय धोबी 


प्रिटोरिया नगर-परिषदकी स्वास्थ्य-समितिकी सलाहसे नगरपालिकाने नीचेके प्रस्ताव 

पास किये हैं: 

(१) सन्‌ १९०७ के अगस्तमें जो यह निश्चय किया गया था कि भारतीय धोबियोंको 
नगरपालिकाके धोबी घाटोंका उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। और उन्हें अपने 
धोवीघाटोंमे पानीकी निजी व्यवस्था करनी चाहिए, उसकी रद कर दिया जाये। 

(२) १९०८ के मई मासमे निरचय किया गया था कि सब धोबियोंकों नगरपालिकाके 
धोबीघाटोंमें कपड़े धोनेसे रोका जाये। वह रद किया जाये। 

(३) अबसे सब रंगदार छोगोंकी जातिभेदके बिना नगरपालिकाके धोबीघाटोंका 
उपयोग करने दिया जाये। 

(४) धोबीघाटोंकी देख-रेख करनेवालोंकों ताकीद की जाये कि वे निरथंक पानी न 
बहने देनेका कड़ाईसे ध्यान रखें। 


बीमारीके कारण भाकित 


खबर मिली है कि श्री भायातकी दूकानके कर्मचारी श्री मुहम्मद ममुजी पटेलको, जो 
फोक्सरस्टकी जेलमें थे, सरकारने बीमारीके कारण जेलसे छोड़ दिया है। 


मृहम्यमद अहमद भागा 
स्टैडटनवासी श्री मुहम्मर अहमद भाभा, जो हाउटठपूर्टकी जेलमें थे, गत शनिवारकों 
रिहा कर दिये गये। उनको लेनेके लिए श्री भायातकी गाड़ी गई थी, और श्री भायातके 
मकानपर उनकी आवभगत की गई। में आशा करता हूँ कि श्री भाभा फिर जेल जानेके 
लिए तैयार रहेंगे। 
भायात 


श्री भायात खुद यह अंक प्रकाशित होनेके दिन--१२ तारीखको रिहा किये जायेंगे। 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि श्री भायातकी रिहाईके बाद हाइडेलबर्गके अन्य कई 
भारतीय जेल जानेको तैयार हो जायेंगे। 


दर्जी, कृनबी आड़े 


कुछ दर्जी, कुनबी' आदि गिरफ्तार किये गये हैं। वे सब सत्याग्रही नहीं दिखाई देते । 
कुछने नये कानूनके मुताबिक [पंजीयनके लिये | अर्जी दी है। जान पड़ता है कि इनमें से 
बहुत-से तो देश-निकालेके लायक हैं। यदि ऐसे भारतीय सत्याग्रहका अवलूम्बन करें तो उन्को 
भी और कौमको भी लाभ पहुँच सकता है। ऐसा करनेसे उनके देशसे निकाले जानेका 
अवसर भी नही आयेगा। जेल जाना चाहें तो बहुत-से भारतीय जा सकते हैं। भ्री अस्वातकी 
दृकानसे तो रोज ही एक भारतीय अपना बलिदान देता है। इसलिए उस गद्दीकों सम्भालकर 
बहुत-से भारतीय जेल जा सकते हैं। आजतक प्रायः तमिल वीर ही जेल गये हैं। दूसरे 
भारतीयोंके लिए यह शर्मकी बात है। इसलिए यदि दर्जी, कुनबी आदि जिन भारतीयोंपर 


१, गुजरातमें- जातिविधेष - जिसमें ज्यादातर काश्तकार द्वोते हैं । 


जोद्दानिप्तनगंकी चिथ्टी २४९ 


संकट है, वे जेल चले जायें तो उनके एक पन्‍थ दो काज सिद्ध होते हैँ। इसमें भी एक बात 
याद रखनी ही चाहिए कि वे भारतीय ऐसे होने चाहिए जिन्हें ट्रान्सवालमें रहनेका हक हो। 
मुझे आशा है कि पाठक इन विचारोंपर ध्यान देंगे। 
इमाम साहब 
इमाम अब्दुल कादिर वावजीर, जो तीसरी बार जेल काट रहे है, १५ तारीखको 
रिहा होंगे। मुझे आशा है कि उनके पदका, उनकी इसामतका और उनकी सेवाओंका विचार 
करनेवाले सभी भारतीय उनको सम्मान देनेके लिए उस दिन जेलके दरवाजेपर पहुँचेगे। 


गुरुवारकों रिहा होगे 

सर्वेश्री ई० एस० कुवाड़िया, एम० पी० फैन्सी, अहमद हलीम, रजाक नूरभाई, सुलेमान 
कासमत, वल्लभराम छानाभाई, नारायणसामी नायडू और नायना फ्रांसिस आगामी गुरुवारकों 
रिहा होंगे। उनका उचित स्वागत करनेकी व्यवस्था की जा रही है। मुझे आशा है कि 
उनको लेनेके लिए सब भाई गुरुवारकों सुबह जेलके द्वारपर उपस्थित होंगे। 

ब्रिटिश भारतीय समझौोता-सामिति * 

ब्रिटिश भारतीय समझौता समितिकी बैठक हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके भवनमें गत 
रविवारकों हुई थी। बहुत-से भारतीय उपस्थित थे। स्टैडटेनसे श्री हाजी इस्माइल आमद, 
प्रिटोरियासे श्री खमीसा, जीरस्टसे श्री हाजी कासिम ओर क्रूग्संडॉपसे श्री मुहम्मद काजी 
आये थे। जोह्ानिसबर्गके सज्जनोंमें श्री अब्दुल गनी, श्री मार, श्री जॉर्ज गॉडफ़े, श्री 
दादाभाई ओर श्री शहाबुद्दीन आदि थे। यह समिति सत्याग्रहियोंकी सहायताके लिए बनाई 
गई है। इसमें वे लोग शामिल हो सकते हैं जो जेल जाने आदियमें भाग नहीं ले सके हैं। 
श्री हाजी हबीब अध्यक्ष हैं और श्री जॉर्ज गॉडफ्रे अवैतनिक मन्त्री । श्री गांधी बैठकों विशेष 
आमन्त्रणसे उपस्थित थे। श्री हाजी हबीबने बैठकका कार्य शुरू करते हुए बहुत विवेचन 
किया। उन्होंने कहा कि श्री गांधीने लड़ाईके सम्बन्ध्में समझौता करते समय बहुत उतावली 
की। यदि वे ऐसा न करते और जनरल स्मट्ससे सब बातें लिखवा लेते तो भारतीय समाजको 
इतने कष्ट सहन न करने पड़ते। ऐसा होनेपर भी अब तो हमें लड़ाई खत्म करनेकी ही 
फिक्र करती है। जो भारतीय भाई जेल जाते है उनके छुटकारेमें मदद देवा सब भारतीयोंका 
कर्तव्य है। जो जेल नहीं जाते उनको गदह्ार कहना ठीक नहीं है। हमें मिलजुलकर चलना 
है। यह समिति जनरल स्मट्सकों अर्जी देगी। अधिनियम ३६ में बहुत-सी बातें रह गई है। 
उससे वहुत-से लोगोंके अधिकार मारे जाते है। बच्चोंकों परेशानी होती है। द्रान्सवालमें जाकर 
अर्जी नहीं दी जा सकती । सभीसे अँगूठा-निशानी माँगी जाती है। इन सब वातोंके सम्बन्धमें 


१, ब्रिटिश इंडियन कन्सिलिएशन फरम्रिदी । 

२. छपाईकी भूल जान पढ़ती है । हलीम मुहम्मद होना चाहिए । 

३. तात्र जनवरी, १९०८ में दान्धवास सरकार और एशिग्राई समुदायोके बीच हुए समझौतेसे है; देखिए 
खण्ड ८, पृष्ठ ४३-४४ । 

४. १९०८ के एशियाई पंजीयन संशोवन अधिनियम ( एशियाटिक्स रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट ऐक्ट ) के भमुसार 
जो भारतीय इस कानूनके लागू होनेके समय टान्सवाल्से बाहर थे, केकिन जिन्हें प्रवेशक्ा अधिकार था, वे 
२१ सितम्बर, १९०८ से पहले दक्षिण आक्रिकाके जिस भागमें भी रहे हों, वहींसे भ्राथनापत्र दें सकते थे । 


२७५० सम्पूण गांधी वाह्मय 


न्यायकी माँग करनी है। सच्चा सत्याग्रह तो मीर आलूमका ही माना जायेगा। उन्होंने अपना 
अनुमतिपत्र दिखानेसे इनकार किया और आज वे निर्वासित हो चुके है। इंडियन ओपिनियन में 
बहुत बार लेख और समाचार इकतरफा आते हैं, यह ठोक नहीं कहा जा सकता। श्री खंडेरिया- 
जैसे लोग दूसरोंको हिम्मत बेघाकर खुद जेल जानेसे डरकर जुर्माना दे आये। फिर भी 
“इंडियन ओपिनियन ' में उनकी कोई आलोचना नहीं आई, यह स्पष्टतः अनुचित है। में 
यह भी मानता हूँ कि यूरोपको शिष्टमण्डल भेजनेकी जरूरत है। 

समिति बनानेके सम्बन्धमें प्रस्ताव श्री हाजी वजीर अलीने पेश किया। उन्होंने उसे पेश 
करते हुए कहा कि जो लोग जेल नहीं गये अथवा जाना नहीं चाहते, वे भी जातिकी सहायता कर 
सकते है। श्री गांधीने ऐसी सलाह दी, इसीसे यह सभा बुलाई गई है। श्री हलीम मुहम्मदने 
प्रस्तावका संगर्थव किया और वह॒स्वंसम्मतिसे स्वीकृत हो गया। उपनिवेश-सचिवको 
सत्याग्रहियोंकी माँगें मंजूर करनेके सम्बन्धमें अर्जी देनेका दूसरा प्रस्ताव श्री ईसप काछलियाने 
पेश किया। पेश करते हुए उन्होंने कहा, मैते अपना पंजीयन प्रमाणपत्र/ जलाया है और 
फिर उस्तकी नकरू नहीं ली है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं तो पूरा सत्याग्रही माना 
जाऊगा। फिर भी यह प्रस्ताव अध्यक्षकी स्वीकृतिसे पेश करता हूँ। यदि यह माँग मंजूर 
न की जाये तो सब भारतीय फिरसे जेल जानेके लिए तैयार हो जायेगे। 

इस प्रस्तावका समर्थन श्री अब्दुल गनीने किया। श्री हाजी वजीर अली और श्री अब्दुल 
गनसीने कहा कि यदि सरकार माँग मंजूर न करेगी तो लोगोंके जेल नहीं जानेका सवार 
ही नहीं उठता। हमारा काम तो जेल जानेवाले लोगोंकी यथासम्भव सहायता करना है। 
इसके बाद श्री हबीब मोटनने लम्बा भाषण दिया। उन्होंने श्री गांधीकी कई भूलें बताई 
और कुछ सवार पूछे। श्री काछलियाके मकानपर श्री उमरजी सालेकों जो चाय पार्टी दी 
गई थी उसमें हिन्दू और मुसलमान साथ-साथ बैठे थे। श्री मोटनने उसके बारेमें अपनी खुशी 
जाहिर की और यह कामना की कि भारतमें भी ऐसा ही हो। फिर स्टेडटेनके श्री इस्माइल 
आमदने छोटा-सा भाषण दिया, और उसके बाद श्री खमीसा और श्री इस्माइल पटेल भी 
बोले । 

श्री जॉर्ज गॉडफरेने अंग्रेजीमें भाषण दिया। श्री गांधीने संक्षेपर्में उत्तर दिया और कह! 
कि यदि यह समिति सच्चे दिलसे, तेजीसे और उत्साहसे काम करेगी उससे तो नि:सन्देह 
सत्याग्रहमें मदद मिठेगी होगी। 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिलियन, १२--६-१९०९ 


१. रजिस्टेशन सर्टिफिकेट । 


१५८. नायडू और अन्य लोगोंका मुकदमा' 
[ जोहानिसबर्ग 
जून १६, ९९०९ | 


इसके बाद, खुली अदालतमों श्री थम्बी नायड्पर विनियमोंके खण्ड ९ के अन्तर्गत मुकदमा 

चलाया गया। उनकी ओरसे श्री गांधीने पैरवी को। श्री तायड्ने अपना अपराध स्वीकार 
किया और जेसा कि आम तौरपर होता था, उन्हें ५० वोंड जुर्मानेकी या उसके बदले तीन मासके 
सपरिश्रम कारावासकी सजा दी गई। तदुपरान्त सर्वेश्री एब० ए० काम्ा और सी० पी० 
व्यास अदालतों लाये गये और उत्पर भी बसा ही आरोप छूगाया गया। उनकी ओरसे 
श्री गांधीने कहा कि उन्तके मुबक्किल अपना अपराध स्वीकार करना चाहते हें; किस्तु 
वे १४ दिनकी मोहरूतको प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दोनोंपर अपने एक-एक निकट सम्बन्धीकी, 
जो खतरनाक बीमारीकी हालतम हे, सुख-सुविधाकी जिम्मेदारी हेँ। इस्तगासेकी ओरसे 
कोई आपत्ति नहीं की गई और उनको मोहरूत दे दी गई। 

इस बीच अदालतके बाहर ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष अ० मु० काछलिया और तमिल 
कल्याण सभा (तमिल बेनिफिट सोसाइटी)के अध्यक्ष श्री बी० ए० चेट्टियार इसी आरोपमें 
गिरफ्तार कर लिये गये थे। श्री काछलियाने शिकायत की कि गिरफ्तारीके बाद पुलिसने 
और अदालतके अहातेनें उनको हिरासतमोें लेनेवाले अधिकारीन उनसे कठोरताका बरताव 
किया । 

श्रो गांधीने इस बरतावका जोरदार विरोध किया और कहा कि ऐसा बरताव सत्या- 
ग्रहियोंको वी जानेवालो सजाका कोई हिस्सा नहीं हो सकता। 

न्‍्यायाधीश श्री श्रसेतने कहा कि यह बात वास्तवमें पुलिस कमिश्तरसे सरोकार 
रखती है, मुझसे नहीं; क्योंकि में तो अपने सामने प्रस्तुत विशिष्ट आरोपपर ही विचार 
कर सकता हूँ। 

श्री डब्ल्यू० जे० सेकइनटायरने अदालतकी अनुमति लेकर कहा कि मुझे लगता है, 
यहाँ जो. बयान दिया गया है अदालतके एक अधिकारीके रूपसे उसकी पृष्ठि करना 
मेरा कत्तंव्य है; क्योंकि मेने इन बातोंकों अपनी आँखोंसे देखा है। उन्होंने कहा कि 


१, थम्बी नायडू, जी० पी० व्यास, ऐंन० ०० कामा और यू० एम० शेलत १० जून, १९०९ को गिरफ्तार 
किये गये थे । इनमें से पदके तीनपर अपने पंजीयन प्रमाणपत्र ( रजिस्टेशन सटिफिकेट ) दिखाने और अपने हस्ताक्षर 
तथा अंगूठा-निशानी- देनेते इतकार करनेका भारोप था । शेल्तपर १९०८के "अधिनियम ३६ के खण्ड ७के 
अन्तर्गत उपनिवेशमें पंजीयन प्रमाणपत्रकें बिना रहनेका आरोप रूगाया गया था। यह्द विवरण, “ इंडियन 
ओपिनियनके लिए विशेष रूपमें” इस शीषेकले छपा था: “बोखा, प्रतिनिधि गिरफ्तार और दण्डित ।?* 

२. उसी दिन इससे पहले मजिस्टेटके निजी कार्यालयमें श्री शेखतको अपना अपराध स्वीकार करने और 
कानूनको माननेसे इनकार करनेपर उपनिवेशसे घके जानेकी आज्ञा दी गई । 


बेणु२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


ऐसे निरीह लोगोंके प्रति इस तरहका व्यवहार करना बड़ी लछज्जाजनक बात है। सेने 
स्व अनेक बार, स्थायाधोशकश्रों मौजूदगीमे भी, भारतीय सत्याग्रहियोंके साथ ऐसा व्यवहार 
होते देखा है और इसके विरुद्धकी विनयपूर्वक शिकायत है । 
स्पायाधोशने कहा कि मेने ऐसा व्यवहार कभो नहीं देखा। यदि देखा होता तो में 
कभी ऐसा होने नहीं देता । किन्तु मेरा खयाल है कि बह मामला मेरे तथ करनेका नहीं है। 
अपराधियोंकों जपना-अपना अवशध स्वीकार करतेषर तोच-तीव मासकों सख्त कंदकी 
सजा दे दी गई। 
श्री गांधीने ओ चेटह्वियारकी ओरसे बताया कि उसका सुबविकेल ऊगभग ५० ब्येको 
आयुका है ओर मधुमेहसे पोड़ित है। 
..[अंग्रेजीसे] 
इंडियन ओपितियव, १९-६-१९०९ 


१०५९, भाषण : सावजनिक सभासों' 


[ जोहानिसबर्गे 
जून १६, १९०९ ] 
सभापतिजी, महिलाओ, सज्जनो और मित्रो, 
इस दोपहरको हम यहाँ कुछ असाधारण स्थितियोंमें एकत्र हुए हैं; परन्तु में यह नहीं 
कह सकता कि इन स्थितियोंकी आशंका ने थी। आप जानते हैँ कि जनरहू बोथा और 
जनरल स्मट्स उपनिवेशोंका एक संघराज्य' बनानेके सिलसिलेमें शीघ्र ही इंग्लेड जा रहे हैं। 
इसलिए कुछ हफ्तोंसे भारतीय समाजके खास-खास छोग इस विषयपर आपसमें जिचार-विम्श 
कर रहे हैं कि हमें अपना शिष्टमण्डल वहाँ भेजना चाहिए। ट्रान्सवालमे हमारे प्रति 
सहानुभूति प्रकट करने और रूपमे उचित हर तरह हमारी सहायता करनेके लिए यूरोपीयोंकी 
जो एक समिति बनी हुई है, उसने भी सछाह दी है कि एक ऐसा शिष्ट्मण्डल इंग्लेड 
जाना चाहिए। आपको पता है कि गत रविवारकों समितिकी एक बहुत बड़ी बैठक हुई 
थी और उसमें बहुत रूम्बी चर्चाके बाद भारी बहुमतसे यह प्रस्ताव मंजूर किया गया था 
कि अगले सोमवारकों सत्याग्रहियोंका एक शिष्टमण्डल इंग्लैंड भेजा जाये। समितिने ब्रिटिश 
भारतीय संघके अध्यक्ष श्री काछलियाको, तमिल समाजके प्रतिनिधि और तमिल कल्याण 
सभा (तमिल बेनिफिट सोसाइटी )के अध्यक्ष श्री चेट्टियारकों, श्री हाजी हबीबको, जो 


१, फो्ड्सबगेके हमीदिया मसजिदके मैदानमें १६ जूनकों कोई डेढ़-दो इजार भारतीयोंकी एक विशेष 
धावैजनिक पमा हुई थी । यह सभा दान्सवारुकी स्थिति बतानेके लिए इंग्लेंड और भारतकों भेजे जानेवाढे शिष्ट- 
मण्डलेकि प्रतिनिधि चुननेके उद्देश्य्से की गई थी । इसमें टान्सवाल-भरके अतिनिधि उपस्थित थे। ब्रिथ्शि भारतीय 
संघके कार्यवाहक अध्यक्ष श्री ६० एस० कुवाड़ियाने समापतित्व किया था । वे आरम्ममें कुछ देर गुजरातीमें बीछे । 
उनके बाद गांधीजीने भाषण दिया । 

२, तातपय दक्षिण आफ्रिकाके चार उपनिविशके प्रस्तावित यूनियनसे है । 

३. बैठककी कार्यवादीकी रिपोटके लिए देखिए परिशिष्ट १३ । 


भाषण : घावजनिक समामें २०३ 


अबतक हमसे पूरी तरह सहमत नहीं थे, किन्तु जिन्होंने अब अपने-आपको सत्याग्रही घोषित 
कर दिया है, और मुझे शिप्टमण्डलके लिए मनोनीत किया है। समितिमे एक सुझाव यह 
भी दिया गया कि इंग्लैड तो एक शिप्टमण्डल जाये ही, परन्तु भारतकी जनताकों यहाँकी 
स्थितिकी सही-सही जानकारी देनेके लिए एक शिष्टमण्डल भारत भी भेजा जाये। इसके 
लिए ये नाम सुझाये गये -- ब्रिटिश भारतीय संघके सहायक अवैतनिक मन्त्री श्री पोलक, 
श्री एन० गोपाल नायडू, श्री एन० ए० कामा और एक चौथा नाम, जो उस वक्‍षत तो नहीं 
दिया गया था लेकिन उसे अब हम सभामें रखते हैं। यह नाम है श्री कुवाडियाका । आज 
हम देखते है कि सरकारने श्री काछलियापर अपना हाथ डाल दिया है और वे जोहानिसबर्गकी 
जेलमें पड़े है। उन्हें पचास पौड जुर्मानेकी सजा हुई है और अगर वे इसे न देंगे तो तीन 
महीनेका कठोर कारावास भोगेगे। इस लड़ाईमें वे चौथी बार जेल गये है। श्री चेट्वियार 
भी गिरफ्तार हो गये हैं और वे भी तीन महीनेकी सजा काट रहे है। वीर थम्बी नायड 
भी जेलमें ही है। श्री व्यास कल ही गिरफ्तार हुए हैं। उन्हे अपने भाईसे --- जो बहुत 
बीमार है और शायद मरणासन्न हैं -- मिलनेके लिए जमानतपर छोड़ दिया गया है। उनका 
मामला पन्द्रह दिनके लिए स्थगित कर दिया गया है। श्री नादेशीर कामा, अगर इस सभामे 
उचित रूपसे चुन लिये जाते तो, भारत रवाना हो जानेवाले थे। परन्तु वे भी गिरफ्तार 
हो गये है और उनके मामलेकी सुनवाईकी तारीख ऐसे ही कारणोंसे आगे बढ़ा दी गई 
है। भारत जानेवाले शिष्टमण्डलमे हमारे सुयोग्य सभापतिका भी नाम है। उन्हें भी दो 
बजे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अपने कारोबारकों समेटनेके लिए उन्हें कुछ 
मोहलत दे दी गई है। निश्चय ही उन्हें भी तीन महीनेसे कमकी सजा नहीं होगी। इसी 
प्रकार ब्रिटिश भारतीय संघके उपाध्यक्ष श्री उमरजी सालेको और श्री दिलदार खाँको भी 
गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें जमानतपर अभी छोड़ दिया गया है, परन्तु उन्हें भी 
वही सजा दी जायेगी। ऐसी स्थितियाँ हैं, जिनमें आज हम यहाँ एकत्र हुए है। में नहीं 
जानता कि सरकार मुझसे क्‍यों नाराज है जो उसने मुझे अभीतक गिरफ्तार नहीं किया। 
परन्तु मैं इस सभामें घोषणा करता हूँ कि अगर सभामें इंग्लैडको शिष्टमण्डल भेजनेका 
प्रस्ताव मंजूर हो जायेगा तो मैं निश्चित रूपसे अगले सोमवारकों इंग्लैंडेक लिए रवाना हो 
जाऊँगा। हाँ, उससे पूर्व अगर पहलेकी भाँति द्वास्सवालकी सरकार मुझे फिर अपना मेहमान 
बना ले तो बात दूसरी है। मित्रो, जो भाई जेल गये है, वे अपने स्त्री-बच्चोंको पीछे 
छोड़ गये हैं । दुर्भाग्यवश, मैने कल शामको एक दुःखी स्त्रीको रोते हुए देखा। परन्तु उसके 
आखिरी दब्द ये थे-- में चाहे रोऊं या कुछ भी करूँ, पर आप देखेंगे कि मेरे पति 
बहादुरीके साथ अपने कतेव्यका पाछकत करेंगे और पाँचवीं वार जेल जायेंगे। ” अब यह 
दिखाना इस' सभाका काम है कि शेष भारतीय, जो बाहर रह गये हैं, क्‍या कर सकते 
हैं। में खूब जानता हूँ कि हमारे समाजके सब आदमी समान कप्ट नहीं उठा सकते | परल्तु 
अगर आप जेल नहीं जा सकते तो जो छोग जेरू गये हैँ उनकी मदद तो अवश्य ही कर 
सकते हैं। इसी तरह अन्य अनेक प्रकारसे अपनी सहानुभूति दिखाकर आप इस उद्देश्यमें सहायता 
कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यह सभा अपने इस कतंव्यका पालन करेगी। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-६-१९०९ 


१६०. प्रस्ताव: सावेजनिक सभासें' 


| जोहा निसबर्ग 


| प्रस्ताव १:] इस प्रस्तावके द्वारा द्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा ट्वाल्स- 
वालके ब्रिटिश भारतीय संघकी समिति द्वारा की गई सर्वेश्री अ० मु० काछलिया, हाजी 
हबीब, वी० ए० चेट्टियार और मो० क० गांधीकी उस शिष्टमण्डल [के सदस्यों | के रूपमें 
नियुक्तिकों पुष्ठ करती है, जो इंग्छेंड जायेगा और अधिकारियों और ब्रिटिश जनताके 
सम्मुख एशियाइयोंके वर्तमान संघर्षके सम्बन्धमें सच्ची स्थिति तथा दक्षिण आफ्रिकाके भावी 
संघके सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीयोंका दृष्टिकोण पेश करेगा। 

[प्रस्ताव २:| ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा इस प्रस्तावके द्वारा सर्वेश्री एन० ए० 
कामा, एन० गोपाल नायडू, ई० एस० कुवाड़िया और एच० एस० एल० पोलकको भारत जाने 
और अधिकारियों तथा भारतीय जनताके सम्मुख ट्रान्सवालके वर्तमान एशियाई संघर्षके 

सम्बन्धमें सच्ची स्थिति प्रस्तुत करनेके लिए शिष्टमण्डलका सदस्य निर्वाचित करती है। 

[ प्रस्ताव ३: | सरकार अच्छी तरह जानती थी कि सर्वश्री काछलिया, कुवाड़िया, कामा 
और चेट्वियार पूर्व प्रस्तावोंमें बताये गये शिप्टमण्डलके प्रतिनिधि चुने गये हैं या चुने जानेवाले 
है। यह सभा उनकी आकस्मिक और अवांछतीय गिरफ्तारीका सादर विरोध करती है 
और सरकारसे अनुरोध करती है छोट आनेपर वहू उनको अदालत द्वारा दी गई सजाको 
भुगतनेंकी शर्तपर उचित जमानत लेकर छोड़ दे, जिससे वे अपना काम पूरा कर आयें। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिमियन, १९-६-१९ ०९, 


१, थे प्रस्ताव हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्ष इमाम अब्दुल कादिर बावणीरने पेश किये ओर 
श्री दिखदार खाने इनका समर्थन किया । अनुमान है, प्रस्तावोंफा मसविदा गांधीजीने तैयार किया। इनपर मत 
लिये गये और वे स्वीकृत हो गये । उनका विरोध छः व्यक्तियोंने किया। उनकी झुख्य आपत्ति यह थी कि 
शिष्षमण्डल सम्राजके उस्त बड़े मागका प्रतिनिधित्र नहीं करता जो सत्याग्रद्दी नहीं है; भौर उसमें पोलकको, जो 
यूरोपीय हैं, शामिल नहीं किया जाना चाहिए । 


१६१, पत्र: स्टार को! 


जोहानिसबर्ग 
सेवा जून १८, १९०९ 
सम्पादक 
“स्टार 
जोहानिसबर्ग 
महोदय, 


भले ही आपके विचार पत्रलेखकोंके विचारोंसे न मिलते हों, आपन हमेशा ही अपने 
समाचारपत्रके स्तम्भोंमें सावंजनिक प्रश्नोंकी चर्चाके लिए स्थान देनेकी उदारता दिखाई है। 
मैं जानता हूँ कि ऐसी ही उदारता आप एशियाई संघर्षमें लगे हुए व्यक्तियोंके प्रति तबतक 
दिखाते रहेगे, जबतक, समय आतनेपर, संघर्ष खत्म न हो जाये। परन्तु मझे भरोसा है कि 
आप इस संघधर्षके नये दौरपर अपनी राय देनेकी कृपा करेंगे। 
गत बृधवारको ब्रिटिश भारतीयोंकी आम सभाके सभापतिने माननीय उपनिवेश-सचिवकों 
उस सभामें पास किये गये प्रस्तावोंका सार तार द्वारा भेजा और उनसे प्रार्थना की कि जो 
लोग इंलछैड और भारत जानेवाले शिष्टमण्डलोंके प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं, उनको दी गई 
सजाएँ और उनके मुल्तवी मुकदमे रोक दिये जायें। उपनिवेश-सचिवने यह उत्तर दिया है: 
आपके आज सुबहके तारके सस्बन्धर्में उपनिवेश-सचिवने मुझे आपको यह सूचित 
करनेके लिए कहा है कि जब उन लोगोंको, जिनके नामोंका आपके तारमें जिऋ है, 
कानूनकी पंजीयन-सम्बन्धी धाराओंकी अवज्ञाके कारण, गिरफ्तार करनेका निर्देश दिया 
गया तब यह मालस ही न था कि उनके शिष्टमण्डलके सदस्य चुने जानेकी सम्भावना 
है। हालाँकि उपनिवेश-सनच्रतिवकी बहुत इच्छा है कि शिष्टमण्डलके सदस्योंकी आजादीमें 
किसी प्रकारका दखल न्‌ दिया जाये, फिर भी उन्हें खेद है कि वे आपको प्रार्थनाको 
मानने और कानूनी कारंबाईमें दखल देनेसें असमर्थ हें। 
जनताको इस बातका पता नहीं है कि सरकारने उपनिवेशर्में जासूस फैला रखे है 
जो इस संघर्षमें सक्रिय भाग लेनेवाले व्यक्तियोंकी गतिविधियोंपर निगाह रखते है। उन्होंने 
सरकारके पास ब्रिटिश भारतीयोंकी हरएक सभाका, चाहे वह सार्वजनिक हो या असावें- 
जनिक, विवरण भेजा है। जिन सदस्योंका चुनाव गत बुधवारकों किया गया था उन्तके नाम 
सरकारके पास कुछ अससे मौजूद हैं। शिष्टमण्डलके सदस्योंके नाम समितिकी एक बैठकमे 
गत रविवारकों अन्तिम रूपसे तय किये गये थे। इस बैठकमें लगभग तीन सो भारतीय आये 
थे। अखबारोंकों नाम तय किये जानेका पता चर गया था और सोमवारकों संघके 


१, यद २६-६-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें “ अतिनिधियोंकी कद, सरकारका उनकी रिहाईसे 


इनकार ?” शीषेकसे प्रकाशित किया गया था । 
२, देखिए “ भाषण ; सावेजनिक समामें ”, २७०२-७४ ओर पिछला शीषेक भी । 


२७६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


(एसोसिएशनके ) दफ्तरमे पुछताछ की गई थी। ये नाम मंगलवारको स्थानीय अखवारोंमें प्रकाशित 
किये गये। चार प्रतिनिधि सर्वश्री काछलिया, कुवाड़िया, कामा और चेट्वियार बुबकोी गिरफ्तार 
करलिये गये । इसलिए यह विश्वास करना असम्भव है कि सरकारको इनके चुने जानेका पता 
नहीं था। उपनिवेश-सचिवके तारका पाठ इन दिये हुए तथ्योंके प्रकाशमें बिल्कुल स्पष्ट है। जब 
वे यह कहते है कि यह बिल्कुल मालूम न था कि उनके शिष्टमण्डलके सदस्य चुने जानेकी 
सम्भावना है, तब उनका आशय केवरू यही है कि उनको सार्वजनिक सभामें मंजूर नहीं 
किया गया था और वे नहीं जानते थे कि सभा ऊपर बताई गईं समितिकी नामजदगियोंकों 
मंजर करेगी या नहीं। किसीका यह मानना ठीक ही होगा कि यह बात सरकार 
नहीं जानती थी कि ये नाम सार्वजनिक सभामें पेश किये जायेंगे। यह खयाल करना भी 
ठीक ही होगा कि तीन सौ भारतीथों द्वारा की गई नामजदगी सार्वजनिक सभामें तामंजूर 
कर दी जानेकी सम्भावना नहीं थी। सरकारने सार्वजनिक सभाका निर्णय होनेतक कारंबवाई 
क्यों नहीं रोकी या प्रतीक्षा क्‍यों नहीं की ? हर भारतीयका विश्वास है कि हलन्दनमें दक्षिण 
आफ़िकी अधिनियमके मसविदेपर विचारके समय कोई भारतीय शिष्टमण्डल न होना चाहिए, 
यह सरकारका इरादा था; वह ब्रिटिश भारतीयोंमें आतंक पैदा करके सार्वजनिक सभाकों 
बिल्कुल असफल करना चाहती थी। उसने शिष्टमण्डछके शेष सदस्योंको केवल इसलिए स्वतनत्र 
छोड़ दिया था कि वह खुद अपनी कारंबाईसे डर गई थी। उसने सातमें से चार भारतीय 
प्रतिनिधियोंकों ही गिरफ्तार नहीं किया हैं, बल्कि कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं और भारतीय समाजके 
वृढ़निस्चयी लोगोंको भी गिरफ्तार कर लिया है। ये कुल मिलाकर सन्रह होते है। इनमें से 
कुछ उपनिवेशकी जेलोंमे चारसे ज्यादा बार जा चुके हैं। ये छोग विवाहित हैं और अपने 
पीछे रोते हुए स्त्री-बच्चे छोड़ गये है। प्रतिनिधियोंकी सजाओंको या मुकदमोंको मुल्तवी करनेसे 
इनकार करना उतना ही हृदयहीन कार्य है जितनी ये कार्रवाइयाँ, जो बिल्कुल आकस्मिक 
हैं और न्याय और शिष्टताके सामान्य नियम भंग करके की गई हैं। 

मेरे देशवासियोंका खयाल है कि सर जॉर्ज फेरार, सर पर्सी फिट्जपैट्रिक और प्रगतिवादी 
दलके अन्य सदस्य इस बबंरतापूर्ण कार्रवाईके लिए उतने ही उत्तरदायी हैं जितने जनरल बोथा 
और- जनरल स्मट्स। किन्तु वे निर्वाचकोंके नामपर कार्य करते हैं। मैं उनसे और पत्र- 
प्रतिनिधि एवं निर्वाचकके रूपमें आपसे भी पूछता हूँ । आपको एक व्यापक अधिकारयुवत संविधान 
प्राप्त होनेवाला हैे। क्‍या आप जल्दी ही मिलनेवाली सत्ताका उपयोग अपने सहप्रजाजनोंपर, 
जिनकी चमड़ी संयोगसे गेहँआ है, अत्याचार करनेमें करेंगे ? इस मामलेकी अच्छाई-बुराईके 
सवालको छोड़िए. किन्तु क्‍या जनताका सरकारसे, उचित जमानत लेकर भारतीय लोगोंके 
निर्वाचित नेताओंकी रिहाईकी माँग करना बेजा है? 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
स्टार, १९--६-१९०९ 


१६२. शदिष्टसण्डल 


ट्रास्सवालके भारतीयों द्वारा शिष्टमण्डल भेजनेका निर्णय एक बहुत महत्त्वपूर्ण कदम है। 
इसकी विशेषता यह है कि उक्त शिष्टमण्डल सत्याग्रहियोंका होगा। यह बात मामूली तौरपर 
कुछ अजीव-सी लगती है कि कानून तोड़नेवाले लोग न्याय पानेके लिए विलायत जाये। 
इसलिए इसको लेकर मतभेद हो तो बात समझमें आ सकती है। 

इस शिष्टमण्डलका समर्थन सत्याग्रहके सिद्धान्तके अनुसार नहीं किया जा सकता । सत्या- 
ग्रहीको तो केवल कष्ट-सहन करना है। उसका अवलम्ब केवल खुदा है। उसकी विजय तो 
सत्याग्रहमें ही निहित है। किन्तु सभी सत्याग्रही एक-से उत्साहवाले अथवा समान विद्वास- 
वाले नहीं हैं। फिर अनेक भारतीय सत्याग्रह नहीं कर सके; तथापि बे सत्याग्रहियोंके साथ 
है। उनकी इच्छा है कि संघर्ष शीघ्र ही समाप्त हो जाये। जबतक श्री दाउद मुहम्मद 
श्री र्तमजी आदि जेलमें पड़े है तबतक उन्हें चेन नहीं मिल सकता। जो सत्याग्रही जेलसे 
छटकर आ गये हैं उनको भी कुछ करना जरूरी है। सरकार उन्हें फिर तुरन्त ही तो 
गिरफ्तार नहीं करती। इसलिए वे कया करें ? इन सब बातोंको देखते हुए शिष्टमण्डल 
भेजनेका इरादा ठीक जान पड़ता है। 

दोनों देशोंमें शिष्टमण्डल भेजनेसे छामकी ही सम्भावना है। इंग्लैंड और भारत दोनों 
ही देशोंमें लोग हमारे संघर्षको पूरी तरह नहीं समझते। इसलिए यदि दोनों देवोंके सामने 
संघर्षका वास्तविक स्वरूप रखा जा सके तो इसमें सन्देह नहीं कि वह भी बहुत है। इससे 
दोनों जगहोंसे अधिक सहायता मिलेगी और उस हद तक संघर्षका जल्दी समाप्त हो जाना 
सम्भव होगा। 

इसके सिवा, यह संघर्ष एक आदशंके रूपमें पेश किया जाता है; इसलिए भारतके 
लोगोंको इसकी पूरी जानकारी देना हमारा कतंव्य है। इस दृष्टिसे भी शिष्टमण्डरू भेजनेका 
विचार ठीक माना जायेंगा। 

भारत जानेवाला शिष्टमण्डल विलायत जानेवाले शिष्ट्मण्डलके लिए बहुत सहायक होगा । 
उसके कारण हछॉर्ड क्को भी सोचना पड़ेगा, और छॉर्ड मॉल्को अपने कर्तव्यका ध्यान 
आयेगा। 

हमारा खयाल है, शिष्टमण्डलमें प्रतिनिधियोंका चुनाव बहुत ठीक हुआ है। श्री हाजी 
हबीबने सत्याग्रह करनेका वचन दिया, यह बड़ी बात है। उनके पीछे हटनेसे कुछ भारतीय ढीले 
पड़ गये थे। उन्होंने फिर जोर लगानेका निश्चय किया है; इससे अन्य भारतीयोंमें भी शक्ति 
आनेकी सम्भावना है। ऐसा हो अथवा न हो, लेकिन श्री हाजी हबीवने अनेक वर्षो तक 
समाजकी सेवा की है, इसलिए उनके पीछे हटनेका बहुत-से भारतीयोंकों बड़ा दुःख था। अब 
श्री हाजी हबीब फिर पूरे जोरमें आ गये हैँ, इससे कौमको सन्‍्तोष हुआ है। हम ईश्वरसे 
प्राथेना करते हैं कि श्री हाजी हबीबमें अन्ततक निभा ले जानेकी शक्ति आये, और यदि जेल 
जानेका मौका आये तो वे उमंगके साथ जेल जायें। श्री काछलिया शिष्टमण्डलमें हैं, इस 


१, इंग्लेंड और भारत । 
९-१७ 


२७५८ सम्पूणे गांधी वाड्मय 


विषयमे तो कुछ कहना ही नहीं है। यह समाजके लिए गौरवकी बात है कि दोनों शिष्ट- 
मण्डलोंमें तमिल सदस्य हैं। तमिल भाइयोंने इतना अच्छा काम किया है कि उनके बिना 
शिष्टमण्डल जा ही नहीं सकता। 

श्री कामाकी कीमती सेवाओंसे समाज अनजान नहीं है। भारतमें उन्हें बहुत काम 
करना है। इसमें सन्देह नहीं कि वे बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। समाजने श्री पोलकको भारत 
भेजनेका विचार किया, यह उसके लिए गौरवकी बात है। अभीतक समाज श्री पोलककी 
सेवाओंको काफी समझ नहीं सका। वे समय आनेपर समझमें आयेगी। श्री पोऱकको भारत 
भेजनेसे वहाँके लोगोंकी आँखें कुछ हद तक खुलेंगी। फिर उन्हें भेजकर हम स्पष्ट रझूपसे 
यह सिद्ध कर देते है कि गोरे और काले मिलकर कास कर सकते है; और भारत फिलहाल 
गोरोंकी सहायता प्राप्त करके काफी आगे बढ़ सकता है। उस सहायताका लाभ किस तरह 
उठायें, यह जानना जरूरी है। 

इस प्रकार शिष्टमण्डलके विषयमें विवेचन करनेके बाद समाजकों यह बताना भी 
हमारा फर्ज है कि वह शिष्टमण्डलपर बहुत अधिक निर्भर न करें। सच्ची आशा तो निर्मल 
सत्याग्रहमें ही“ रखनी है। शिष्टमण्डल जानेसे सत्याग्रह बन्द नहीं होता। उसे तो जारी 
ही रखना चाहिए। हम आशा करते हैं कि शिष्टमण्डलके वहाँ पहचनेतक बहुत-से भारतीय 
कैदखानेमें जा पहुँचेंगे। शिष्टमण्डलका काम कठिन है। वह खाली हाथ लौटे तो हमें यही 
मानकर सन्‍्तोष करना पड़ेगा कि इतना प्रयत्न करता उचित था, इसलिए हमने वह कर 
लिया । 

शिष्टमण्डलके वहाँ रहते समाज अपना कतेंंव्य निभायेगा, तभी शिष्टमण्डलको पर्याप्त 
बल मिल सकेगा। दक्षिण आफ्रिकाके हर स्थानपर उसके समर्थनमें सभाएँ होनी चाहिए। 
उनमें पास किये गये प्रस्ताव बालाबाला छॉ्ड क्रूको भेजने चाहिए। 

इस लेखके लिखे जा चुकनेके बाद सरकारने कुछ प्रमुख भारतीय नेताओंको गिरफ्तार 
कर लिया है। उनमें शिष्टमण्डलके सदस्य भी हैं। अतएवं, सम्भावना यह है कि संघर्षको 
फिर यहीं पूरे उत्साहसे चलाना होगा। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-६-१९०९ 


१६३. पत्र: द्ान्सवालके भारतीयोंको 


[ जोहानिसबर्ग 
जून २१, १९०९ के पूर्व |' 

ट्रान्सवालके समस्त भारतीयोंकी सेवामें, 

जो शिष्टमण्डल इंग्लेंड जा रहा है, उसमें में भी जा रहा हूँ। चारमें से दो प्रतिनिधि 
तो गिरफ्तार हो गये हँ और जेलमे जा बैठे हैं। दूसरे भारतीय भी, जो बहुत वार चोट खा 
चुके है, फिर पकड़ लिये गये है। ऐसे समयमें मुझे इंग्लेड जाना तनिक भी अच्छा नहीं लूगता । 
फिर भी, हमारे सभी यूरोपीय मित्रोंकी राय है कि मुझे इंग्लैड जाना चाहिए; भारतीय 
समाज यही चाहता है और हमारी इंग्लैडकी समितिकी राय भी ऐसी ही है। इसलिए में 
श्री हाजी हबीबके साथ जा रहा हूँ। किन्तु हमने जो माँगे की है और जिनके मंजूर न होनेसे 
सेकड़ों भारतीय जेल जा चुके है, वे इंग्लैड जानेसे पूरी होंगी, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा 
जा सकता। यह भी सम्भव है कि छोॉड क्र शिष्टमण्डलसे मिलनेसे इनकार कर दे और 
कहें कि जो लोग कानूनके विरुद्ध हैं, उनसे वे नहीं मिल सकते। शिष्टमण्डल भेजनेवाले लोगोंकों 
यह समझ लेना चाहिए कि दक्षिण आफ्रिकाके सब अधिकारी इंग्लेडमें इकट॒ठे होंगे। ऐसे 
समयमें शिप्टमण्डल भेजकर हम केवल आजमाइश कर रहे हैं, ताकि पीछे पछतावा न रहे। 
शिप्टमण्डलके ऊपर निर्भर रहना व्यर्थ है। 

अक्सीर दवा तो केवल जेल जाना ही है। थोड़े-से भारतीय भी समय-समयपर जेल जाते 
रहेंगे तो अन्तमें हम जो माँग रहे है, वह अवश्य मिलेगा। ऐसा एक भारतीय भी यदि 
अन्ततक लड़ता रहा तो भी मिलेगा। 

यह लड़ाई सच और झूठकी है। सच भारतीय समाजके पक्षमें है, इसलिए उसकी 
जय होनी ही चाहिए। शिष्टमण्डलको मदद देना प्रत्येक भारतीयका कतंव्य है। भारतीय 
समाजमें फूट डालनेवाले लोग मौजूद हैं। सरकारके पास भारतीय गुप्तचर है। उनके जरिये 
भारतीय समाजको गरूत रास्तेपर के जानेके उपाय किये ही जाते रहते है। शिप्टमण्डरू 
इंग्लैडमें होगा तब और भी प्रयत्व किये जायेंगे। इन सवका मुकाबला करना प्रत्येक 
भारतीयका कतेंव्य है। जो जेलके कष्ट सहन नहीं कर सकते उनको चुपचाप घर बैठना 
चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी कागजपर दस्तखत करानेके लिए आये तो यह जरूरी है 
कि अच्छी तरह पूछताछ किये बिना दस्तखत कतई न किये जायें। 

शिष्टमण्डलकी मदद करनेके लिए स्थान-स्थानपर सभाएँ करना जरूरी है। ये सभाएँ 
केवल ट्रान्सवालमें ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण आफ़रिकामें की जानी चाहिए। यह भी याद 
रखना चाहिए कि यह शिष्टमण्डलू सत्याग्रहियोंकी खातिर नहीं जा रहा है। सत्याग्रहियोका 
विश्वास तो केवकू सत्यपर है। वे सत्यका आचरण करें, यही उनकी जीत है। किन्तु जो 


१* स्पष्ट है, यह और इससे भगछेके तीन शीषक २१ जूनसे पूर्व लिखे गये थे, क्योंकि गांधीजी इस तारीखको 
दाजी इबीबके साथ केपके रास्ते इंग्लेंडकी रवाना दो गये थे । 
२. मूलमें “ जय के स्थानपर “जन्म? छप गया है । 


२६० तम्पूणे गांधी वाइमय 


इसपर अन्ततक नहीं टिक सके है उनकी भावनाका खयाल करके और, हो सके तो, सत्यामग्र- 
हियोंके ऊपर पद्ा हुआ बोझ हलका करनेके लिए यह शिष्टमण्डल जा रहा है। इसलिए 
सत्याग्रहियोंको तो शिष्टमण्डलकी ओर तनिक भी नजर नहीं रखनी है। जब उनके सत्यका 
जोर ट्रान्सवालकी सरकारके असत्यके मुकाबले ज्यादा हो जायेगा तब सत्याग्रहियोंकी तकलीफें 
अपने-आप दूर हो जायेगी। इस बातको ध्यानमें रखकर सत्याग्रहियोंकों जेल जानेके मौकेकी 
ताकमें रहना चाहिए। 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २६-६-१९०९ 


१६४. स्वर्गीय श्रीमती गुलबाई ल्‍ 
[ जून २१, १९०९ के पूर्व | 


भारतसे आई ताजी डाकसे यह दुःखद समाचार मिला है कि भारतके वयोवृद्ध दादाभाई 

नौरोजीकी धर्मंपत्नी श्रीमती गुलबाईका अस्सी वर्षकी अवस्थामें वरसोवामें देहावसान' हो 
गया। माननीय दादाभाईने' अपने सारे जीवनकी सहयोगिनी और सखीकों खो दिया है; 
इसपर. संसारके प्रत्येक भागमें बसे भारतीयोंको उनसे सहानुभूति हुए बगेर न रहेगी। हम 
स्वर्गीय आत्माकी शान्तिकी कामना करते है, और ईव्वरसे प्रार्थना करते हैं कि वह करोड़ों 
भारतीयोंके सच्चे दादा माने जानेवाले दादाभाईको वृद्धावस्थामें यह नया दुःख सहनेकी शक्ति 
और, धैर्य दे। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २६-६-१९०९ 


१६५. जोहानिसबर्गंकी चिद॒ठी 
[जून २१, १९०९ के पूर्व | 

बिटिया भारतीय समझीता-समिति * 
इंस समितिका शिष्टमण्डल जनरल स्मट्ससे शनिवारकों दोपहरके बारह बजे मिला। 
उसमें श्री अब्दुल गती, श्री हाजी वजीर अछी, श्री हबीब सोटन, श्री एस० वी० टॉमस, 
श्री, अली खमीसा, श्री जूसब इब्नाहीम गार्दी और श्री जॉर्ज गॉडफ्रोे थे। जनरल स्मट्सने 
समितिको लगभग आधा घंटा दिया। समितिने जो माँगें कीं उनमें से कुछ नीचे लिखे 
अनुसार थीं : 
काला कानून रद किया जाये, शिक्षित | भारतीयों | को उपनिवेञ्में पग्रवेशका अधि- 
कार गोरोंके बराबर ही दिया जाये, [ पेढ़ीमें | कई साझेदार हों तो परवाना ( लाइसेंस ) 


१, जिटिश इंडियन कन्सिलिणए्शन कमिटी । 


जोहानिसबर्गफी चिय्टी २६१ 


लेनेके लिए उन सभीकी मौजूदगी जरूरी न हो, शिक्षित छोगोंको ऑअँगूठा-निशानी न देनी 
पड़े, पंजीयन प्रमाणपत्रकी' अर्जी ट्रान्सवालमें आकर देनेकी मंजूरी दी जाये, मीयादी 
अनुमतिपत्र (परमिट) काफी दिये जायें, जिनके पास अनुमतिपत्र न हों उनको तीन 
वर्षका अधिवास सिद्ध करनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, न्‍्यायाधीशके निर्णयके विरुद्ध 
सर्वोच्च नन्‍्यायालूयमें अपीक्का अधिकार होना चाहिए, आदि ।' 

मैने सुना है कि इन माँगोंका जवाब जनरल स्मट्सने इस प्रकार दिया है: 


वे काले कानूनको रद न करेंगे, किन्तु उसे अमलमें न छायेंगे। जिन गिक्षित 
भारतीयोंकों योग्य समझेगे उनको प्रवेशकी धनुमति देंगे, जैसे श्री जेम्स गॉडफ्रेंकी दी 
गई है; किन्तु कानूनमें फेरफार नहीं करेंगे। अनुमतिपत्र मिलनेमें विलूम्व होगा तो 
तारसे मंजूरी भेजेंगें और सब साझ्षेदारोंकों परवाने (लाइसेंस) लेनेके लिए हाजिर नहीं 
होना पड़ेगा, आदि । 


उन्होंने लिखित जवाब भेजनेका वादा किया है। उनका कहना है कि तीन वर्ष 
[ के अधिवासकी शर्तें] के सम्बन्धमें तब्दीली नहीं की जायेगी, क्‍योंकि वह शर्ते तो कानूनमें 
श्री गांधी और श्री क्विनके मंजूर करनेपर शामिल की गई है। 

मुझे कहना चाहिए कि यदि इतना ही जवाब हो तो वह किसी भी कामका नहीं है। 
यह तो वैसा ही हुआ जैसा सन्‌ १९०७ में हुआ था। स्मट्स जरूरी चीजें देनेसे इनकार 
करते हैं और जिन चीजोंकी दिष्टमण्डलकों दरकार नहीं है, ऐसी छोटी चीजें देना मंजूर 
करते है। ऐसा करनेके लिए विशेष नियमोंकी शायद ही जरूरत है। 

समझौता-समिति एक ही कामके लिए बनाई गई थी। वह काम था, जो भारतीय 
कैदमे हैं उनके छटकारेका प्रयत्न करता। वह छुटकारा तो काले कानूनके रद होनेसे ही होगा। 
उसको रद करनेसे श्री स्मट्स इनकार करते है। समझौतेका अर्थ सुलह या शान्ति है। यह 
शान्ति तो स्थापित हुई नहीं, इसलिए मेरी तो यह सलाह है कि यह समिति अब तोड़ दी जाये। 
इस समितिका काम खत्म हो गया, इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं रही। जी लोग चाहते 
हैं कि लड़ाई खत्म हो जाये, लेकिन जेलमें नहीं जा सकते, उनका कर्तव्य जेल जानेवालोंकी 
घैये और लरूगनसे मदद करना है। यह मदद पैसेसे और सभाएँ करके आन्दोलनको उत्तेजन 
देनेसे हो सकती है। जो व्यक्ति कौमके भलेके खयालसे समितिमें शामिल हुए है उनको 
यह ध्यान रखना चाहिए कि उलतें कहीं हानि न हो जाये। 

बहुत-से लोगोंका खयाल यह दिखाई देता है कि [ १९०८ के | नये कानूनमें जो तीन 
सालकी अवधि रखी गई है उससे [ १९०७ के | काले कानूनके मुकाबले ज्यादा नुकसान हुआ 
है। यह गलतफहमी है। काले कानूनके मुताबिक तो जिनके पास अनुमतिपन्न थे वे ही पंजीयन 


१. रजिस्ट्रेशन स्टिफिकेट । 

२. ये माँग जून १९ को उपनिवेश-सचिवकों भेजे गये श्रार्थनापत्रमें की गई थीं । 

३. यह उत्तर २३ जूनकी मिला । २७५ जूनकों इसकी प्राप्ति-पचना भेजते हुए कमिटीने इस बातपर खेद 
प्रकट किया कि “ माननीय उपनिविश-सविवकों इन शिकायतोंकोी दूर करनेका कोई रास्ता नहीं यूझा, . . |! 
समितिने अपनी २४ जूनकी बेठकर्मे इली आाशयका एक प्रस्ताव पास कर उपन्विश कार्योव्यक्षो भी भेजा । 
यह पत्र-व्यवद्वार ३-७-१९०९ के इंडियन ओऔपिनियनमें प्रकाशित हुमा था । 


२६२ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


करा सकते थे। दूसरे छोगोंका पंजीयन करना या न करना तो केवल पंजीयकके अख्तियारकी 
बात थी। नये कानूनके अनुसार तीन बरसके निवासियोका अधिकार बढ़ा है। यह अलग 
सवाल है कि तीनके बजाय दो बरसकी अवधि क्‍यों त रखी गई अथवा अवधि रखी ही 
क्यों गई। यह सवाल संघकी अर्जीमें उठाया गया था।' लेकिन याद रखनेकी बात यह है 
कि काले कामनूनसे लड़ाईसे पहले ट्रान्सवालमें रहनेवाले भारतीयोंके अधिकार बिल्कुल मारे 
जाते थे। उसके बजाय नये कानूनमें तीन सालके निवासियोंको अधिकार प्राप्त हुए हैं। फिर 
भी जितने अधिकार मिलें उतने माँगना हमारा कतंव्य है। किन्तु ये अधिकार तबतक नहीं 
मिलेंगे जबतक मूल माँग पूरी नहीं की जाती। दो माँगें मंजूर कर ली जायें तो बाकीकों 
मंजूर कराना आसान बात है। इसके अतिरिक्त यह याद रखना चाहिए कि यदि काले 
कानूनके अन्तर्गत लडाईसे पहले रहनेवाले भारतीयोंकी अधिकार प्राप्त थे तो वह कानून 
मौजूद है। उसकी झरूसे ऐसे भारतीय क्‍यों नहीं आ सकते ? वह कानून जबतक लागू है 
तबतक वैसा अधिकार, यदि उसमें हो तो, लछड़कर भी लिया जा सकता है। किन्तु उस 
कानूनकों पढ़नेवाछ्ा कोई भी आदमी देख सकता है कि वह अधिकार उसमें दिया ही नहीं 
गया है। 

फुटकर अधिकार माँगनेंवालोंको तो मेरी खास सलाह यह है कि तना कटेगा तो डालियाँ 
अपने-आप मुरज्ञा जायेंगी, यह सोचकर वे तनेको काटनेका उद्योग करें। 

चघर-पकडे 

में देखता हूँ कि भारतीय समाजका भाग्य उदित हो रहा है। शिष्टमण्डलके जानेके 
समय जेलें भर रही हैं, यह खुशीकी बात है। गुरुवार, ता० १७ को निम्नलिखित तमिल और 
गिरफ्तार किये गये है: 
, श्री एन० के० पीटर, रोम जॉन, मोजेज़ एन्थनी, डेविड एन्थनी, गैब्रिएल एन्थनी, पीटर 
एन्थनी, हैरी तमब्रम, एडवर्ड वरमले, एस० चेट्ी, छत्ता, भीखा कसन, वीरड, जें० एम० एस० 
कुक, राजा फ्रांसिस, के० सुबिया नायडू, पता पडियाची, पेरूमल नायड, बी० क्ृष्णसामी नायड, 
वी० मथरासामी पडियाची, वबी० एन० पीटर, सामीनाथन, सहाला पडियाची, वी० नायडू, पी० 
चेटी, एम० पी० पडियाची, वी० सुटिया नायडू, एन० गोपाल, आर० के० पडियाची, एन० चेट्टी 
एस० चेट्टी, जी० पडियाची, एस० पी० नायडू और पु चेट्टी । 

इनमें श्री गोपाल भी आ जाते हैं। शुक्रवारकों दूसरे इकतालीस लोग पकड़े गये; 
वे भी तमिल ही हैं। जब इककीस लोग गिरफ्तार किये गये तब बाकी तमिलोने पुलिसको 
खबर दी कि वे भी तैयार है। अब प्रिटोरियाकी बस्तीमे शायद ही कोई तमिल रहा हो। 
इन सबके मुकदमे पेश होनेवाले थे, तभी उनको मुल्तवी करनेकी बात चलाई गईं। उनको 
मुल्तवी करते हुए जब सरकारी वकीलने जमानत तय करनेकी माँग की तो न्यायाधीश 
मेजर डिक्सनने कहा कि सत्याग्रहियोंकी जमानत नहीं होती; क्योंकि सरकार तो चाहती ही 
है कि ये छोग भाग जायें। इससे प्रकट होता है कि जहाँ बहुत भारतीय गिरफ्तार होते हैं 
वहाँ सरकार खुद पस्तहिम्मत हो जाती है। 


१, देखिए “ प्राथनापत्र : उपनिवेश-मन्त्रीकी *, १७-१८ । 


जोह्ानिसब्गकोी चिथ्ठी २६३ 


सरकारका झूठ 


बुधवारकी सावेजनिक सभाके प्रस्तावके अनुसार अध्यक्षके नामसे सरकारकों तार दिया 
गया कि शिष्टमण्डलके गिरफ्तार किये गये सदस्योंकों शिष्टमण्डलमें जाने देनेके उददेश्यसे छोड़ 
देना चाहिए ओर भारतीय समाज यह जमानत देनेके लिए तैयार है कि वे वापस आ 
जायेंगे । जनरल स्मट्सने तुरन्त इस तारका जवाब भेजा कि जब इनकी गिरफ्तारीकी आज्ञा दी 
गई तब सरकारकों यह मालूम नहीं था कि वे प्रतिनिधि चुने जायेंगे। यह बात बिल्कुल 
झूठी हैं। सरकारको सत्याग्रहियोंकी हलूचलों और भारतीयोंकी सभाओंकी पूरी जानकारी रहती 
है। सरकारका हेतु स्पष्ट ही यह है कि किसी तरह शिष्टमण्डलके सदस्य न जायें। 
श्री गांधीको गिरफ्तार नहीं किया, सो केवल भयके कारण; और श्री हाजी हबीबको नया 
सत्याग्रही समझकर गिरफ्तार नहीं किया। 

किन्तु जब झूठा सच्चेको दुःख देने लगता है तब उसके हाथोंसे सच्चेका हित ही होता 
है। सभी कहते हैं कि शिष्टमण्डलके सदस्योंको गिरफ्तार करना जनरल स्मट्सकी बड़ी भल 
है। भारतीय समाजने दूसरे सदस्य चुननेसे इनकार कर दिया है। इसलिए हमारी दृष्टिसे 
तो जिन छोगोंका चुनाव हुआ है, उनका जेल जाना शिष्टमण्डलमें जानेके बराबर ही है। 
[शिष्टमण्डलके सदस्योंके रूपमें | उनका स्थान खाली रहेगा; लेकिन उसकी पूर्ति किसी दूसरे 
भारतीयसे नहीं की जायेगी। में तो चाहता हूँ कि सरकार श्री गांधीकों पकड़े तो बहुत 
अच्छा हो; उससे तुरन्त ही सरकारकी पोल खुल जायेगी। 


जेल जानेवालोंकी मदढ़ 


जो तमिल पकड़े गये हैं उनमें से कितने ही लोगोंके बाल-बच्चोंके पास खानेकों भी 
नहीं रहा। ऐसे लोगोंके लिए बन्दोबस्त किया गया है। इतका बोझा' उठाना प्रिटोरियाके 
सेठोंका करतंव्य है और मुझे आशा है कि उनका बोझा संघके ऊपर नहीं पड़ेगा। पिछली 
बार जेल गये हुए तमिलोंके बाल-बच्चोंका भरण-पोषण करनेमें बारह पौंडसे ज्यादा खर्चे 
हुआ है। वह संघको देना पड़ा है। ऐसा खर्च होता ही रहता है। इसलिए यह जरूरी 
है कि जितसे बन पड़े वे पैसेकी मदद जरूर दें। 

इस सम्बन्धमें लिखते हुए मुझे याद आता है कि गरीब होते हुए भी रेवरेंड श्री हॉवडर्डने 
संघको एक पौंड दिया है। पिछले सप्ताह एक भारतीय युवक संघके कार्यालयमें आकर 
तीन पौंड दे गया। उससे नाम पूछा गया तो उसने बहुत मुश्किलसे बताया, और सो भी 
इस शर्तंपर कि उसका नाम जाहिर न किया जाये । इसलिए उस युवकका नाम नहीं दे 
रहा हैँ । यह उदाहरण अनुकरणीय है । 


१, यह उपलब्ध नहीं है; किन्तु २५ जून १९०९ के इंडियकिे भनुसार १६ जूनफों जोद्यानिसबगसे 
रायव्य्के भेजे एक तारमें -कहा गया था कि “ओ गांधीने स्मस्ससे भारत और इंग्लेंढ जानेवाके शिष्टमण्डलोके 
तीन सदस्योंकों . . . वापत्त आनेपर अपनी सजा भुगतनेकी शतपर . . . रिद्ा करने की अपीलकी है । उपनिवेश- 
सचिवने उत्तर दिया है कि उत्तकी गिरफ्तारीके वक्‍त उन्हें उनके शिष्टमण्डलेके सदस्य दहोनेकी जानकारी न थी, 
किन्तु वे कानूनमें दस्तक्षेप नहीं कर सकते भर फलतः उन्होंने प्राथेनापत्रकीं अस्वीकृत कर दिया ।” देखिए 
४ पत्र: स्टार ! को”, पृष्ठ शणण"-०८६ भी | 


२६४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


झैलतका मुकढ़॒मा 


श्री गेलत गिरफ्तार हो गये, यह लिखा जा चुका है। उनका मुकंदमा मणजिस्ट्रेटके निजी 
दफ्तरमें पेश किया गया था। पहले मजिस्ट्रेटने उनके वारंटमें कोरे पन्नेपर हस्ताक्षर किये; 
अर्थात्‌ किस मार्गसे निर्वासित किया जायें, यह उसमें नहीं था। पीछे श्री गांधी न्‍्यायाधीशके 
पास गये और उनको सूचित किया कि उन्हें वारंटमें कोरे पतन्नेपर दस्तलंत करनेका हक नहीं 
है। इसके बाद श्री शेलतकों नेटाऊकी सीमापर छोड़नेकी आज्ञा दी गई। फिर उनको प्रिटोरिया 
ले जाया गया। वहाँ उनको श्री चैमनेने समझाया कि उन्हें पंजीयन प्रमाणपत्रकी (रजिस्ट्रेशन 
सर्टिफिकेटकी ) अर्जी देती चाहिए। श्री शेलतने इससे साफ इनकार कर दिया और खूब 
हिम्मत दिखाई। 

जेम्स गॉडफे 

मैं श्री जेम्स गॉडफ्रेको अनुमतिपत्र भेजा जानेकी बात ऊपर लिख चुका हूँ। मझे दुःख है 
कि उन्होंने ऐसी जमी लड़ाईमें अर्जी देकर अनुमतिपत्र मँगाया और कानूनके अधीन होनेका 
इरादा किया। में आशा करता हैं कि वे कानूनके अधीन नहीं होंगे। 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २६-६-१९०९ 


१६६. पत्र: हबीब मोटनकों 


[ जोहानिसबर्गं 
जून २१, १९०९ से पूर्व 
सेठश्री हबीब मोटन, 


आपके १७ जूनके पत्रका' मेरा उत्तर निम्न प्रकार है: 

मुस्लिम लीगकी माँग क्या थी, यह मुझे ठीक पता नहीं है, क्‍योंकि मैं तब जेलमें था और 
इस बीचकी घटनाओंपर मैंने अभी नजर नहीं डाली है। में वाइसरायकी परिषदमें किसी 
मुसलूमानकों सम्मिलित करना उचित मानता हूँ। उस परिषदमें मुसलमान सदस्यकी नियुक्तिकी 
आज्ञा लॉड मॉलने दी है तो में उसको वाजिब समझता हूँ। में हिन्दुओं और मुसलमानोंके 
बीच फकक नहीं मानता। मेरी दृष्टिमें दोनों एक भारतमाताकी सन्‍्तानें हैं। मेरा अपना विचार 
तो यह है कि हिन्दुओंका संख्या-बलू अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा है। हिन्दू खुद मानते हैं कि 
उनमें विद्या-बल भी ज्यादा है। इस दृष्टिसे हिन्दुओंको अपने मुसलमान भाइयोंको जैसे भी हो 
वैसे ज्यादा देकर प्रसन्न होना चाहिए। सत्याग्रहीके रूपमें में तो खास तौरसे मानता हूँ कि जो 


१. देखिए “ नायडू और अन्य छोगोंका मुकदमा”, पृष्ठ २७१ । 

२. हृवीब भोटनने अपने पत्रमें गांधीजीसे मोटे तौरपर ये सवाल पूछे थे: मुस्लिम छीगके शिष्टमण्डलने 
लनन्‍्दनमें लॉ मॉलि्से मिलकर दृकोंकी जो माँग की है, वह वाजिब है या नहीं; वायसरायकी वोसिलमें एक 
मुसलमान सदस्य लिये जानेका अनुरोध उचित है या नहीं; लॉडे मॉल द्वारा उस अनुरोधकी रवीक्षतिके बारेमें 
उनका (गांधीजीका ) क्या खयाल है; और इिन्दू-मुस्लिम एकता केसे स्थापित हों सकती है । 


पत्र : मणिलाल गांधीको श्द्वण 


चीज मुसलमान माँगें, -हिन्दुओंकों चाहिए कि वे उन्हें ले लेने दें और खुद जो त्याग करना 
पडे, उससे सस्तुष्ट रहे। आपसमें ऐसी उदारता दिखाई जाये, तभी एकता होगी। जो सिद्धान्त 
दो सगे भाइयोके बीच लागू होता है, उसी सिद्धान्तके अनुसार हिन्दू और मुसलमान व्यवहार 
करें तो दोनोंमें हमेशा एकता रहेगी और तभी भारतकी उन्नति होगी। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ गुजरातीसे | 


इंडियतन ओपिनियन, २६-६-१९०९ 


१६७. पत्र: मणिलाल गांधीकों 


जोहानिसबर्ग 
। जून २१, १९०९ 
चि० मणिलाल, 
आज मुझे तुमको गुजरातीमें पत्र लिखनेकी फुर्सेत नहीं है। में दादा उस्मानका 
हिसाब भेज रहा हूँ। तुम इसे पढ़ना और अपना उत्तर भेज देना। इसे बा को भी दिखा देना। 
यह याद रखना कि ईस्ट इंडिया ट्रेडिग कम्पनीसे जो भी चीजें लेते हो उससे कर्ज बढ़ता है। 
तुम अपना जवाब सीधे मेरे पतेपर इंग्लैंड न भेजना, बल्कि कुमारी इलेसिनको भेजना। 
अगर मैं आज रवाना हो गया तो वे मेरे पास भेज देंगी। पुरुषोत्तमदासके सम्बन्धमें -- मुझे 
आशा है, तुम उन्तकी आज्ञा चुपचाप मानोंगे, और अपने दिमागसे यह खयाल निकाल दोंगे 
कि तुम वहाँ नहीं पढ़ सकते। तुम्हें शक्ति-भर प्रयत्न करना चाहिए। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके हस्ताक्षरयुकत ठाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ८३) से। 
सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी । 


१, सॉजा इलेसिन पारम्भमें गांवीजीकी स्टेनो-टाइपिस्ट थीं, छेकिन आगे चलकर उन्होंने सत्याग्रह-संघर्षम 
बढ़ा महत्तपूर्ण भाग लिया; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २४-२० । 


9६८. पत्र: डी० ई० वाछाको' 
जून २३, १९०९ 
प्रिय श्री वाछा,' 


पत्रवाहक श्री छ० खु० गांधी मेरे भतीजे है। इन्होंने अपनेको सार्वजनिक कार्यो्में अपित 
कर दिया है। आपसे अनुरोध है कि इनकी सहायता करें और इन्हें फीरोजशाह' तथा अन्य 
नेताओंसे मिला दें। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४९५०) से। 
सोजन्य : छगनलहाल गांधी 
१५६९. भेंट: 'केप टाइम्स ' को 
[ केप टाउन 


जून २३, १९०९ | 

[ गांधीजी :] हम इंग्लैंड खास तौरसे ट्रान्सवालमें चलछ रहे एशियाई संघर्षके सम्बन्धमें जा 

रहे हैं। हम इसे साम्राज्यगसरकार और ब्रिटिश जनताके सम्मुख सारी स्थिति रखनेका अत्यन्त 

उपयुक्त अवसर मानते है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि यह मामला वास्तवमें ऐसा है, 
जिसमें आपसी व्यक्तिगत बातचीतसे बहुत-कुछ हो सकता है। 


१, श्री छालाल गांधीने इस परिचय-पत्रका उपयोग नहीं किया । 

२५, दिनशा इदुलूजी वाछा; १९०१ में भारतीय राष्ठीय कांग्रेसके अध्यक्ष; देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२१ । 

3. सर फीरोजशाह मेहता; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके संस्थापकोंमेंसे एक; देखिए खण्ड १, पृषठ ३९५ । 

४, केप थउनके मारतीयोंने गांधीजी और हाजी इबीबके शिश्ष्मण्डलके रुपमें इंग्लेंडफों प्रस्थान करनेसे 
पूर्व केनिलवर्थ कैंसिक जहाजमें उनका स्वागत किया गया था। गांधीजीसे केप टाइम्स और कैप आगेसके 
प्रतिनिधियोंने भेंट की थी । ये मेंट जो बादमें ३-७-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें छापी गई तत्वत्ः 
एक-सी थीं । किन्तु केप अर्गेसमें छप विवरणके शुरूमें यह अनुच्छेद था: “ रवानगीसे ठीक पहरेआगसके 
प्रतिनिधिके मेंद करनेपर श्री गांधीने संकेत दिया कि उन्हें टान्सवाकू-अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किये जानेकी 
बहुत-कुछ आशंका थी; किन्तु उनके मागेमें फोई रुकावट नहीं डाली गई। उन्होंने यह भी कहा कि में और मेरे 
साथी प्रतिनिधि श्री हाजी हबीब रूच्दनमें दक्षिण आफ्रिका जिश्शि भारतीय समितिकी सलाहसे काम करेंगे । 
हम इतना ही चाहते हैं कि इमें हमारे अषिकारोंकी सुरक्षाका आश्वासन दे दिया जाये | सझुझे अपने काममें 
सफलता मिलनेकी पूरो आशा है |” 


भंठट ; ' कैप गध्म्स ' को २६७ 


[ संवाददाता :] बतनी और रंगदार शिष्ट्सण्डल भी इंग्लेंड जा रहे हे; क्या आप 
किसी रूपमें उनके साथ मिल-जुलकर भी काम करेंगे? 

| गाधीजी : | यह सब अवसरपर निर्भर है और इस सम्वन्धमे लन्दनसें हम स्वभावत: 
बहुत हद तक छॉर्ड एम्टहिलकी' समितिसे सलाह लेंगे। 

संघ अधिनियम (यूनियन ऐक्ट) के विरुद्ध आपकी मुख्य आपत्ति क्‍या है? 

अगर दक्षिण आफ़्रिकाके अधिवासी ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकी पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित 
कर दी जाती है तो व्यक्तिश: मुझे संविधानमें कोई दोष दिखाई नहीं देता। मेरी राय यह 
है कि संघको केवल गोरे ब्रिटिश प्रजाजनोंका संघ नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँके सभी 
अधिवासी ब्रिटिश प्रजाजनोंका संघ होना चाहिए। ब्रिटिश भारतीयोंकों बहुत भय है कि 
संविधानके अन्तर्गत यह संघ ब्रिटिश भारतीयों और रंगदार प्रजातियोंके विरुद्ध गोरी प्रजातियोंका 
संघ होगा. और यदि ऐसा हुआ तो मेरा खयारू है कि यह हर तरहसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण 
बात होगी। ऐसे किसी साम्राज्यीय संकटके विरुद्ध रक्षाका उपाय करनेमें कोई कसर न 
रखता ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलका क्तेंग्य होगा । 


दान्सवालके मताधिकार प्रतिबन्धके सम्बन्ध आपके क्‍या विचार हैं? 

में तो मताधिकारके मामलेपर ज्यादा जोर नहीं देता। बात यह है कि आज ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो रही है जो निः:सन्‍्देह आफ़्रिकाकी रंगदार प्रजातियोंके विरुद्ध है; में उसीके 
बारेमें सोच रहा हूँ। इस सम्बन्धर्में जो-कुछ कहा गया है, मैने उस सबका अध्ययन किया 
है; मैंने संसदीय वाद-विवादोंपर भी विचार किया है। इन सबसे निःसन्देह यह प्रकट होता 
है कि अगर साम्राज्य सरकारने इन मामलोंके सम्बन्धमें सब तरहसे आश्वासन प्राप्त न 
किया तो शायद संघकी रंगदार जातियाँ, मुख्यतः एशियाई जातियाँ, बर्बाद हो जायेंगी। 


संघके अन्तर्गत उनकी अवस्था किस तरह खराब होगी? 
यह बात बिलकुल साफ है कि संघ-संसदकी आवाज समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी आवाज 
होगी और साम्राज्य-सरकार संघ-संसद द्वारा स्वीकृत किसी भी कानूनपर आपत्ति करलेमें 


१, आर्थर ऑलिवर विलियसे रपतेल, एम्डहिलके सेकेंड बेरन (१८६९-१९३६ ); मद्रासके गवनेर, १८९९- 
१९०६; सन्‌ १९०४ में भारतके कार्यवाहक वाश्सराय और गवर्नर जनरल; दक्षिण भाक्रिकाके भारतीय संधर्षमें सक्रिय 
रूपसे भाग केते थे और दक्षिण आफ़रिका तिव्शि भारतीय समितिके अध्यक्ष भी थे। उन्होंने डोक-कृत गांधीजीकी 
जीवनी की प्रस्तावना लिखी थी । 

२. भरके इस मुद्देका उल्लेख करते हुए १-७-१९०९ के इंडियन ओपिनियनकी एक सम्पादकीय टिप्पणीमें 
कहा गया था: “ संघ संविधानके मसविदिमें जातीय प्रतिबन्ध मौजूद है । भारतीयोंके आवागमनसे सम्बन्धित 
वर्तमान कानून ज्योंका-त्यों कायम रखा गया है और वह उस्ती रूपमें तबतक रहेगा जबतक संघ-संतद उसमें 
दखल देकर कोई परिवर्तेत-- चाहे वह भच्छेके लिए हो या बुरेके लिए -- करना नहीं चाहे । रुझान किस 
भोर द्वोगा, इस सम्बन्धमें इमें कोई सन्देह नहीं है । दक्षिण आकफ़िकामें पिछले दस वर्षोकी चेतावनी व्यथथ नहीं 
गई है । संघमें केपके अपेक्षाकृत उदारमना सदस्य ट्रान्सवाल, ऑरेजियाओर नेयलके मारतीय-विरोधी सदस्योंके 
बढ़े दरूते दब जायगे। निःसन्देह अखवामाविक जातीय पृथक्करणकी भावना वातावरणमें मौजूद है ओर भारतीयों 
द्वारा ज्यादातर दक्षिण आफ्रिको सरकारोंके विरोधफी जड़में यह पक्का विश्वास है कि देर-सबेर अन्य एशियाश्योंके 
साथ-साथ तिश्शि भारतीयोंकि विरुद्ध भी उस नीतिकों अमलमें लाया जायेगा, जिसके अनुसार कुछ जातिके 
लोगोंका आवास पृथक बस्तियों या बाजारोंमें सीमित कर दिया जाता था ।”” 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाइ्मय 


बहुत झिझकेगी । इस समय भी प्रत्येक उपनिवेश ब्रिटिश सरकारपर इतना अधिक दबाव डालता 
है कि ब्रिटिश सरकार रंगदार जातियोंकों प्रभावित करनेवाले कानूनोंके सम्बन्धमे अपने 
निषेधाधिकारका प्रयोग बहुत कम करती है और जब वे कानून दक्षिण आफ़्रिकाकी संघ-संसद 
दारा मंजर होकर आयेंगे तब तो वह ऐसा करनेकी और भी कम इच्छा करेगी। 


क्री गांधीनें, जो लगभग तीन मास तक बाहर रहनेकी आशा करते हे, द्रान्सवालसें 
भारतीयोंकी गिरफ्तारियोंका भी उल्लेख किया और कहा, यह आशा नहीं थी कि सुझे 
गिरफ्तार ने करके सोसा पार करने दिया जायेगा; किन्तु मेरे रास्तेमें कोई रुकावट नहीं 
डाली गई। वे यहाँ जहाज छठनसे लगभग दो घंटे पहुले डाकगाड़ीसे आये थे। 
[अंग्रेजीसे | 
केप दाइम्स, २४-६-१९०९ 


१७०, शिष्टमण्डलकी यात्रा -- १ 


[जून २३, १९०९ के बाद | 
तुलना 


जब सन्‌ १९०६ के अक्तूबरमें भारतीय समाजने इंग्लैंडको शिष्टमण्डल भेजा था, वह 
समय दूसरा था, इस शिष्टमण्डलकी यात्राका समय उससे भिन्न है। 

१९०६ में भारतीय समाज जेल जानेके लिए प्रतिज्ञा-बद्ध था। किन्तु कोई निश्चयपुर्वक 
यह नहीं कह सकता था कि यदि सरकारने सुनवाई नहीं की तो कौन जेल जायेगा। इस 
बार हम जेल जानेवाले सत्याग्रहियोंकों जानते है। १९०६ में भारतीय समाज खुद नहीं 
जानता था कि उसमें कितनी ताकत है। अब तो उसकी इस ताकतको सारी दुनिया जान 
गई है। 

फिर भी तुलनामें १९०६ के शिष्टमण्डलका काम आसान था। इस बार वह मुश्किल 
है। हमें मंजूर किये हुए कानूनको रद कराना है। १९०६ में ब्रिटिश सरकारका मत 
क्या है, यह हम नहीं जानते थे। इस बार सरकारने अपना मत बता दिया है। फिर भी 
शिष्टमण्डल निर्भय होकर जाता है, क्‍योंकि हमें अब इस बारेमें बहुत-कुछ बेफिक्री है कि 
इंग्लेंडमें क्या होगा। हमें अपनी लड़ाई सत्याग्रहकी परखी हुई तलूवारसे लड़नी है। 


तैयारी 


शिष्टमण्डलकी तैयारी कुछ दिन पहलेसे जारी थी। मगर भारतीय समाज ऐसे मामलोंमें 
उलझा है कि शिष्टमण्डलके रवाना होनेके दिन तक यह निश्चित नहीं था कि शिष्टमण्डल जायेगा 
या नहीं। रुपया भी पूरा इकट्ठा नहीं हुआ था। जहाजके टिकट भी रवाना होनेके दिन 
(सोमवार २१ जूनको) प्रातः ग्यारह बजे खरीदे गये। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता था 
कि शिष्टमण्डल निश्चित रूपसे जायेगा। शेष सदस्योंको गिरफ्तार करना सरकारके हाथकी बात 


शिष्टमण्डलकी यात्रा -- [१] २६९ 


थी। ओर कुछ लोगोंका खयाल था कि गाड़ीमें सवार होते वक्‍त भी पकड़ा-पकड़ी होगी। 
फिर भी शिष्टमण्डल चल पड़ा। किन्तु वह छूंगड़ा-लुछा है। उसका एक पैर टूट गया है। 
श्री काछलिया और श्री चेट्टियार जो शिष्टमण्डलके दाहिने पैरके समान है, वे दोनो ही जेलमें 
है; हाजी हबीब तथा मं यात्रामे है। यह हममें से किसीकों भी अच्छा नहीं रूगता। 
परन्तु मेरा खयाल है कि श्री काछलिया और श्री चेट्टियार जेलमें से जैसी पुकार करेंगे वैसी 
इंग्लैडमें जाकर नहीं कर सकते थे। बे जेलमें जो सुख भोगेंगे वह हमको पहले दर्जमें 
जहाजकी यात्रा करते हुए नहीं मिलना है। सत्याग्रहीको दूतरा खयाल भी नहीं आता। मेरे 
अनुभवसे तो यही सिद्ध होता है। किल्तु यह में विस्तारसे भविष्यमे बताऊंँगा। 


स्टेह्ानपर 

पार्क स्टेशन भारतीयोंसे खचाखच भरा था। करीब पॉच सौ भारतीय रहे होंगे । 
श्री अस्वात और श्री नगदी भी, जो रुपया इकट्ठा करनेके लिए क्रृगर्सडॉर्प गये थे, स्टेशन 
आ गये थे। पुलिसने खास इन्तजाम किया था। कोई धवक्‍का-मुक्की करते दिखाई नहीं 
दिया। बहुत-से भारतीय पीछेकी ओर खड़े कर दिये गये थे। अनेक लोग गजरे आदि हछाये 
थे। यह तो दिखाई देता था कि सभीके चेहरोंपर शिष्टमण्डलकी यात्रा सफल होनेकी आशा 
झलकती थी। श्री कैलेनबैक, उनके साथी श्री केनेडी, श्री मैक्‌इनटायर, कुमारी ऑलिव डोक, 
कुमारी इलेसिन और श्री पोलक भी स्टेशनपर मोजूद थे। वहाँसे ठीक ६-१५ पर गाड़ी 
रवाना हुई। 


मार्गमें 
जब हम वेरीनिगिंगमें पहुँचे तब, वहाँके सारेके-सारे भारतीय स्टेशनपर आये थे। 

कह सकते हैं, उन्होंने शिष्टमण्डलका स्वागत किया। वे टोकरी भरकर फलछ हछाये थे, जो 
अबतक चल रहे हैं। हाफेजी देशी इचत्रकी शीशी छाये थे। 

वॉस्टर स्टेशनपर रॉबर्टसनसे बहुत-से भारतीय आये थे। वे भी फूल और फल छाये 
थे। रॉबर्ट्सनमें मुख्यतः तमिल्त लोगोंकी बस्ती है, इसलिए वॉस्टेरमें अधिकांशत: तमिल भाई 
ही थे। 

सार्गमें श्री हाजी हबीबकी दायीं आँखमें द्दे था। यह जोहानिसबर्गसे ही हो रहा था। 
आँख सुर्ख थी और उससे पानी बहुत बहता था। उसको गर्म पानीमें थोड़ा नमक डालकर 
धोया । उससे कुछ आराम रहा, किन्तु नहीं के बराबर। जहाजमें डॉक्टरकों आँख दिखानी पड़ी 
है। यह विवरण लिखते समय भी दर्द बिल्कुल नहीं गया है, फिर भी आराम हो रहा 
है। हर रोज आँखमें दो-तीन बार दवाकी बूंदें डालता हूँ। इसके अतिरिक्त बफके पानीकी 
पट्टी भी रखी जाती है। डॉक्टर भी अच्छी देखभाल करता है। 


फैप टाउनमें 


गाड़ी केप टाउनमें आधा घंटा देरसे पहुँची। स्टेशनपर कुछ भारतीय आये थे; बाकी 
सब जहाजपर मिले। श्री आंगलिया उसी दिन डर्बन जानेवाले थे, इसलिए उनकी दावत 
थी। उसमें बहुत-से भारतीय रुक गये थे। यहाँ भी भारतीयोंने हमें फूल-फल आदि देकर 
बिदा किया। 


२७० सम्पूण गांधी वाडमय 


दक्षिण आफ़्रिकाकी प्रख्यात महिला श्रीमती ऑलिव श्राइनर और श्रीमती छुई जहाजमे 
हमसे हाथ मिलानेके लिए खास तौरसे आई थी। हमारे प्रति उन दोनों महिलाओंका बहुत 
सद्भाव दिखाई देता था। मैने देखा कि उनको सत्याग्रहकी लड़ाई बहुत पसन्द है। 

जहाजपर प्राप्त तार 

श्री काछलियाका तार शिष्टमण्डलको चेतावनी तथा स्फूति देनेवाला है और उसमें 
हमारा कर्तव्य बताया गया है। वह इस प्रकार है: 

आप दोनों व्यक्ति जा रहे है, इससे मुझे खुशी हुई है। आपके साथ जाने के बजाय 

मैं जेलमें रहकर अपने देशकी खातिर दुःख भोगना पसन्द करता हूँ। आपकी सफलता 

चाहता हूँ । 

श्री इब्राहीम कुवाड़ियाका जेल जाते वक्‍त दिया गया तार नीचे लिखे अनुसार है: 

जेल जाते हुए मैं शिष्टमण्डलकी सफलता चाहता हैँ। दूसरी जगहकी अपेक्षा मैं 

जेलमें जातिकी सेवा ज्यादा अच्छी कर सकता हूँ। 

इन दोनों तारोंका तर्जूमा करते हुए हृदय फटता है। हम जहाँ जा रहे है वहाँ तो 
सिर्फ पानीके बुलबुले ही होंगे। किन्तु जो जेलमें जाकर बैठे हैं वे तो भारतीय समाजकी सेवा 
कर ही रहे हैं। मेरा निश्चित मत है कि यह शिष्टमण्डल चाहे जो कर आये, किन्तु उनकी 
सेवाके मूल्यकी तुलनामें वह कुछ नहीं होगा। श्री काछलिया और श्री कुवाड़िया आदि 
जेल-यात्री भारतीय समाजके नये उत्साहके बोधक हैं। शिष्टमण्डल उसकी दुर्बलता बताता है। 
जेल-यात्री संसारके सामने सिद्ध करते हैं कि भारतीय लछोगोंमें मर्दानगी आई है। शिष्टमण्डरू 
सिद्ध करता है कि अभी उनमें पूरी मर्दानगी नहीं है। अभी वे बालक है और इसलिए 
उन्हे शिष्टमण्डल रूपी चलन-गाड़ीके सहारेकी जरूरत होती है। सत्याग्रही भारतीय समाजके 
बलशाली अंग हैं। जेल जानेवालोंके लिए निराश होनेकी कोई बात नहीं है। शिष्टमण्डल 
इंग्लैडसे खाली हाथ लोटेगा तो जो लोग उसके ऊपर नजर छगाये बैठे होंगे वे ही निराश 
होंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि कोई शिष्ट्मण्डलपर आशा न लगाये। आप शिष्टमण्डरूकी 
सहायता करें -- जेल जाकर, एक रहकर, तार भेजकर और वहाँ अपनी ताकत बताकर। 
आप शिष्टमण्डकको भाषका इंजन समझें। किन्तु भाष पैदा करनेवाला कोयला तो यहाँसे 
जायेगा, तभी भाष पैदा होगी और इंजन चलेगा। ताकत तो यहाँ है। यन्त्र चलता है, 
यह [शक्तिका |] केवल दिखावा है। यह बात भूलनेकी नहीं है। इस प्रकार, दूसरे तार भी, जो 
हमें मिले हैं, उत्साहवर्धक बन गये हैं। 

हमीदिया इस्लामिया अंजुमनका तार निम्नलिखित है: 

दीनदारोंकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। हमें भरोसा है कि आप दीन, सात और 

मर्दानगीकी रक्षा करेंगें। हम यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे कि आपको यहाँसे और भारतसे 

ताकत मिलले। 

इमाम साहबने अपना तार इस तरह अछग भेजा है: 

हम सत्याग्रहका झंडा फहराता हुआ रखेंगे। सफलताकी कामना करता हूँ | 

पॉचेपस्ट्रमकी समितिकी ओरसे निम्न तार मिला है: 


आपके कार्यका समर्थन करते हैं। आपकी सफलताकी कामना करते हैं। 


शिष्टमण्डलकी यात्रा -- [१] २७१ 


रॉवर्ट्सनके भारतीयोंका तार निम्न प्रकार है: 

कामना है आपकी यात्रा सुखभय हो। ईश्वर आपको आपके कारयमें सफलता दे, 

ऐसी उससे प्रार्थना करते हैं। 

इन शुभकामनाओंकों साथ लेकर हम केप टाउनसे बिदा हुए। 

“ संघके सम्बन्धर्में कुछ फाजिएगा ” 

बहुत-से भारतीय भाइयोंने शिष्टमण्डलकों सलाह दी है कि वह संघ (यूनियन ) के प्रश्नको 
भूला न दे। मुझे कहना चाहिए कि यह सलाह संघका सार समझे बिना दी गई है, इसलिए 
इस सम्बन्धमें दो शब्द कहता हूँ। जहाजमें इस प्रइनपर में अधिक विचार और बात कर 
सका हूँ। संघके विद्येयक (बिल)में हमारे सम्बन्धमें कुछ भी बात नहीं है। उसके अन्तगंत सब 
उपनिवेश इकटठे हो जायेंगे। इसके बावजूद सम्बन्धित उपनिवेश्ञोंके कानून कायम रहने है। इसके 
विरोधमें क्‍या कहा जा सकता है? उपनिवेश संघवद्ध हो, इसके विरोधर्में हम कुछ कह 
या कर नहीं सकते। संघ बननेके बाद यदि कोई कानून बनानेका प्रयत्व किया जाये तो 
उसके बारेमें हम लड़ सकते है। संघ बनने-मात्रसे कोई हमारा हक नहीं मारा जाता। 
संघीकरणका असर ऐसा होगा, इसमें कोई सनन्‍्देहु नहीं। किन्तु हम संघका विरोध यह कहकर 
तो नहीं कर सकते कि संघ हमारा मूलोच्छेद कर देगा। मूल बात यह है कि उपनिवेगके 
गोरे लोग भी शत्रुताका बरताव करते हैँ। ये शत्रु एकत्र हो जायेंगे, इसलिए ज्यादा दबाव 
डालेंगे ही। इसका उपाय क्या है? हम उनको एक होनेसे तो नहीं रोक सकते। 

कोई यह नहीं कहता कि छात्र संगठित होते है तो हम सब भारतीय संगठित हों। यह 
वास्तविक उपाय है। भारतीय यह न कहकर कहते है कि इंग्लेडसे कुछ लाना। इससे 
हमारी लाचारी जाहिर होती है। उपनिवेशी यूरोपीय बलवान हैं और साम्राज्यके लाड़के 
बच्चे है। हम दुर्बल और उपेक्षित बेटे हैं। छाड़ले बच्चोंके मुकाबले माँसे उपेक्षित बेटोंकों न्याय 
कैसे मिले ? अर्जी देकर ? यह तो कभी सम्भव नहीं। अर्जीर्में जब आज्ञाकी शक्ति होती है 
तभी वह काम देती है। जब हम जोर हूंगा सकते है तब अर्जी आज्ञा-रूपी मानी जाती है। यह 
समझना चाहिए कि अर्जी सविनय आज्ञा है। बल दो प्रकारका होता है --- एक शरीरबल और 
दूसरा आत्मबर या सत्याग्रह। शरीरबरू सत्यबलके सम्मुख कुछ भी नहीं है। इसलिए हम 
सत्यबल सीखें तो 'संघके सम्बन्धर्में कुछ कीजिएगा ”, ऐसी बात कहना भूल जायें। 

यह ठीक है कि डॉक्टर अब्दुल रहमान संघ (यूनियन) के सम्बन्धमें ही | इंग्लैंड | जा रहे 
हैं, क्योंकि संघ-कानूनमें काले लोगोंके कुछ हक अभीसे ही रद हो जाते है। बात ऐसी हो, तो 
कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हमारे मामलेमें नहीं है। फिर भी किसीको यह न मानना चाहिए 
कि श्षिष्टमण्डल संघके प्रइनकों उठांयेगा ही नहीं। उसको उठाये बिना गुजारा नहीं। संघकी 
बात उठ रही है, तभी तो यह शिष्टमण्डक जा रहा है। इसके अलावा वह अच्छी तरहसे 
कहेगा कि ट्रान्सवालके कष्ट कायम रहें, तो संघ नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके आगे 
मैं यह कहता हूँ कि यदि भारतीय पूरा बल लगायें तो शिष्टमण्डलकी बात मंजूर हुए बिना 
क॒दापि न रहेगी। इसके अतिरिक्त शिष्टमण्डल समस्त दक्षिण आफ्रिकाके लिए बने हुए कानूनोंकी 


१, आक़िकी राजनैतिक संगठन (आफरिकन पॉलिटिकल आओगेनाश्जेशन) के अध्यक्ष भौर केप टाउन नगर- 
पालिका ( म्युनिसीपेल्टी ) के सदस्य; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २४९ और २७३ । 


२७२ सम्पूण गांधी वाडमय 


बात भी उठायेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये कानून रद हो जायेंगे । इनको रद करानेके 
लिए तो सत्याग्रह ही करना होगा। किन्तु हम यह मानते हैं कि बातचीत करनेसे ब्रिटिश 
सरकार उपनिवेशोंके साथ कोई समझौता कर सकती है। मुझे आशा है कि इस स्पष्टी- 
करणको भारतीय समझ सकेगे। इस प्रश्नपर सब छोग ज्यों-ज्यों सोचेंगे त्यों-त्यों स्पष्ट होता 
जायेगा कि संघके सम्बन्धमे जितना जोर छगाया जा सकता है उतना तो शिष्टमण्डलने रूगाया 
ही है। यह कानूनकी बारीकीकी बात है। यह कानूनकी जानकारीके बिना पूरी तरह 
कैसे समझमें आये ? 
हमारे साथी यात्री 


हमारे साथ केपके प्रधानमंत्री श्री मेरीमेनँ और उनके साथ श्री सॉवर' है। नेठालके 
श्री स्माइल और श्री ग्रीन है। ऑरेज रिवर कालछोनीके श्री बोथा हैं। इनके सिवा दूसरे 
अंग्रेज मुसाफिरोंके नाम देनेकी जरूरत नहीं है। 

“४ रंगदार लोगों ” (कलड्ड पीपुल) का शिष्टमण्डल भी इसी जहाजमें है। इसमें डॉ० 
अब्दुल रहमान, श्री फ्रेड़िक, श्री लॉडर्स और श्री मैवेला हैं। मुझे दुःख है कि डॉक्टर अब्दुल 
रहमान और उनके दो अन्य साथी दूसरे दर्जमें है और श्री मैवेला तीसरे दर्जेमें। इससे उस 
शिष्टमण्डलकी इज्जतमें बडा लगता है। ये काछे लोगोंके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे इस स्थितिमें 
जा रहे हैं, यह ठीक नहीं जान पड़ा। में देखता हूँ कि जब बहुत हीन स्थितिके कुछ यूरोपीय 
पहले दर्जेमें हैं, तब उक्त रंगदार प्रतिनिधि दूसरे और तीसरे दर्जमें हैं। पुछताछ करनेसे 
मालूम पड़ा है कि इस शिष्टमण्डलकों रुपयेकी बड़ी दिवकत हुई। इस कारण इसके सदस्य 
इस तरह यात्रा कर रहे हैं। इस शिष्टमण्डलके दो अन्य सदस्य अभी पिछले जहाजमें आनेवाले 
हैं। डॉ० अब्दुल रहमानने श्री श्राइनरके सम्वन्धमें, जो उन लोगोंकी ओरसे पहले ही चले गये 
हैं, मुझे कुछ बहुत ही जानने योग्य बातें बताई हैं। इतना ही नहीं कि उन्होंने स्थानीय 
संसदर्में काले लोगोंका मामला बहुत जोरदार ढंगसे पेश किया है, वल्कि अब उनकी हिमायत 
करनेके इरादेसे ही खुद इंग्लैड गये हैं। उनको कोई दूसरा काम नहीं था, फिर भी वे वहाँ अपने 
खर्चेसे गये हैं। उन्होंने काले लोगोंसे अपने खर्चेके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं ली है। उनका 
“ बकालतका घन्धा बहुत अच्छा चलता है। फिर भी वे मालदार नहीं हैं, क्योंकि वे अपने 
विज्ञाल कुटुम्बपर, और परोपकारके कामोंमें, बहुत धन खर्चे करते है। वे डीनीजूलके 
मुकदमेमें लगभग दो महीने तक व्यस्त रहे; फिर भी उनकी फीस अभीतक नहीं मिली है 
और वे खुद इस सम्बन्धमे उदासीन है। इसका नाम है वकील। [पहले | सच्चे वकीलोंका 
ऐसा ही जीवन होता था। वे वकालत परोपकारके लिए करते थे, पैसा कमानेके लिए नहीं । 
परोपकार करते हुए जो पैसा मिलता, उसको वे लेते थे और उसे नजराता या खुशीसे 
दी गई फीस कहा जाता था। उस नजरानेका दावा नहीं हो सकता था। इसके अछावा 
श्री. श्राइनर पचास काली चमड़ीवाले लोगोंके लिए ऐसा करते हैं। इससे हमें समझना चाहिए 
कि यूरोपीयोंमें भी ऐसे महान परोपकारी छोग मौजूद हैं जो अपने परोपकारके दायरेमें 


१. जॉन जेवियर मेरीमेन (१८४१-१९२६ ); केप काछोनीके प्रधान-मन्त्री, १९०८-१० । 
२. जें० डब्द्यू० सॉवर, विधान-सभाके सदस्य; एक “ लोकोपकारी स्वतंत्र विचारक ”, भिन्दोंने नाश्टहुडफा 


सम्मान छेना भस्वीकार कर दिया । 


श्री पोलक और उनका का २७३ 


दूसरी जातियोंके छोगोंको भी शामिल रखते है। मुझे तो लगता है कि हमे किसी भी जातिका 
मूल्यांकन करते समय उसके अच्छे लोगोंके उदाहरणोंको लेना चाहिए। ऐसा करनेसे ही पृथक- 
पृथक जातियाँ साथ-साथ रह सकती. हैं। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियतव, ३१-७-१९०९ 


१७१९. श्री पोलक और उनका काय 


भारतमें जनमत तैयार करने और भारतको अपने कतंव्यके प्रति जगानेके उद्देश्यसे, 
द्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीयोंके प्रतिनिधिकी हैसियतसे, श्री एच० एस० एल० पोलक द्वारा भारतके 
लिए प्रस्थान करनेके अवसरपर हमारे पाठकोंको श्री पोलककी संक्षिप्त जीवनी पढ़कर खुशी 
होगी। श्री हेनरी सॉलोमन लिअन पोलकका जन्म आजसे ठीक २७ वर्ष पूर्व डोवर, इंग्लैडमें 
हुआ था। वे श्री जे० एच० पोलक, जे ० पी० के पुत्र हैं। श्री जे० एच० पोलक हलन्दनकी दक्षिण 
आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समितिके सदस्य है। श्री पोलक लन्दन विश्वविद्यालयके अन्डर- 
ग्रेजुएट हैं, और उनके पास लन्दन चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स (व्यापार संघ) तथा अन्य शिक्षा- 
संस्थाओंके साहित्यिक तथा आर्थिक विपयोंके अनेक प्रमाणपत्र हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा 
इकोल द कॉमर्स, न्यूचेंटेल, स्विटजरलैंडमें पूरी की। इसके बाद वे रून्दनकी सोसाइटी ऑफ़ 
केमिकल इंडस्ट्री (रसायन उद्योग समिति) के सहायक सचिव नियुक्त हुए। स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
कारणोंसे श्री पोलक सन्‌ १९०३ के आरम्भमें दक्षिण आफ्रिका आये | भारतीयोंका पक्ष अपनाने, 
और इस पत्रिकाका सम्पादक-पद, जो परमार्थका कार्य था और अब भी है, स्वीकार करनेसे पहले 
वे पत्रकारिता कर रहे थे। अपने कुछ आदर्शोंकों व्यावहारिक रूप देनेकी इच्छासे उन्होंने एक 
ऐसा पद छोड़ दिया जिसे पैसेके लिहाजसे बहुत अच्छा कहा जा सकता था, तथा जिसमें 
और भी आशिक तरक्‍्कीकी उम्मीद थी; और सन्‌ १९०४ में फीनिक्स योजनामें शामिल हो 
गये। इसमें उसके सदस्योंको केवल इतना ही पैसा मिलता है, जितना सादेसे-सादे ढंगसे 
रहनेके लिए पर्याप्त हो। जैसा कि इस पत्रके पाठकोंको ज्ञात है, इस योजनाका ध्येय टॉल्स्टॉय 
और रस्किनकी मूलभूत शिक्षाकों कार्यान्वित करता और अपनी बाह्य गतिविधियों द्वारा 
दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतें दूर करानेमें सहायता देना है। भारतीयोंके 
सावेजनिक कार्योकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखते हुए और इस पत्रसे सम्बन्धित अपने 
क॒तंव्योंका अधिक सुचारु रूपसे निर्वाह करनेकी दृष्टिसे श्री पोलकने सन्‌ १९०६ में श्री गांधीके 
अधीन वकालतका प्रशिक्षण लेना प्रारम्भ किया और सन्‌ १९०८ में उन्हें द्रान्सवालके सर्वोच्च 
न्‍्यायालयसे अटर्नीकी सनद मिल गई। 

सन्‌ १९०६ से श्री पोलक ट्रान्सवालू ब्रिटिश भारतीय संघके अवैतनिक सहायक मन्‍्सत्रीके 
रूपमें काम कर रहे हैं। यह काछ वक्षिण आफ्िकामें ब्रिटिश भारतीयोंके इतिहासका सबसे 
संकटका समय रहा है। इसमें सत्याग्राह आन्दोलनसे घनिष्ठ रूपसे सम्बन्धित श्री पोलक सरीखे 
लोगोंके अथक उत्साह और निष्ठाकी परीक्षा हुई है। पिछले तीन वर्षोसि श्री पोलकने आराम 
नहीं जाना है। उन्होंने अपनी योग्य लेखनीका निरन्तर उपयोग करनेके अछावा दक्षिण 
आफ्रिका-भरमें भ्रमण भी किया है। ये यात्राएँ उन्होंने सत्याग्रह संधर्षके लिए चन्दा जमा 
९-१८ 


२७४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


करनेके लिए, अथवा सार्वजनिक सभाओंमे भाषणों द्वारा उप-महाद्वीपके विभिन्न भागोंसें रहनेवाले 
भारतीयोंकों संघर्षके स्वरूपसे परिचित करानेके लिए कीं। दक्षिण आफ़िकामें ब्रिटिश भारतीय 
प्रवासियों और एशियाई कानूनोसे सम्बन्धित विभिन्न प्रइनोंके विषयमें श्री पोलककी जानकारी 
करीब-करीब बेजोड़ है। बिल्कुल सही जानकारी रखनेकी अपनी उत्कंठामें उन्होंने मामूलीसे- 
मामूठी चीजका अध्ययन किया है, और पूरी स्थितिका सही स्वरूप समझनेकी गरजसे जो-कुछ 
अवकाश मिल सका, उसमें उन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहासकाः अध्ययन भी किया है। 
भारतके अनेक प्रमुख समाचारपत्रों और पत्रिकाओंमें लेख आदि लिखते रहकर श्री पोलकने 
सामयिक भारतीय विचारधारासे सदा सम्पर्क रखा है। इसलिए वे भारतीय जनताके 
लिए कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं है। भारतके लोगोंको यह जानकर निःसन्देह खुशी 
होगी कि भारतीय जीवन और चरित्रके अन्तरंग पहलसे परिचित होनेके लिए श्री पोलक 
दक्षिण आफ़िकामें अपनी यात्राओंके दौरान सदा भारतीय घरोंमें भारतीयोंकी भाँति ही रहे 
है। भारतीयोंके मनपर उनका इतना अधिकार हो गया है कि जब भारतीय नेता जेलोंमें थे, 
उस समय वे श्री पोलककी सलाह लेनेको उत्सुक रहते थे, और उन सलाहोंका छूगनसे 
पालन करते थे। 

श्री पोलकका विवाह सन्‌ १९०५ में हुआ था। अपने पतिके समान ही आत्म-त्याग 
तथा सेवा-भावना रखनेवाली श्रीमती पोलकके प्रति दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजका 
ऋण कुछ कम नहीं है। पिछले कुछ समयसे उन्होंने भारतीय महिलाओंकी सभाएँ आयोजित 
करनेका काम स्वयं उठा लिया है और तन-मनसे अपने काममें लूग गई हैं। दक्षिण आफ्िकामें 
उनके दो सन्‍्तानें हुई है। श्री पोलक एक प्राचीन यहूदी घरानेके है, और एक ऐसी जातिके 
सदस्य होनेके नाते, जिसे बहुत अत्याचारोंसे गुजरना पड़ा है, वे दक्षिण आफ़िकामें ब्रिटिश 
भारतीयोंके कष्टोंकी कम करनेमें सहायक होना अपना सौभाग्य मानते हैं। युवावस्थासे ही 
नीतिशास्त्रके प्रति उनकी गहरा रुझान था। श्री पोलकके लिए धर्म और नीतिशञास्त्र एक 
दूसरेके पर्याय हैं। अतः उन्होंने स्वाभाविक रूपसे रलन्दनकी साउथ प्लेस एथिकल सोसाइटी 
[ नैतिकता समिति | से सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, और आज भी वे उसके सदस्य है। 
यह उनका नैतिक दृष्टिकोण ही था कि उन्होंने भारतीयोंका काम हाथमें लेनेकी आवश्यकता 


अनुभव की। 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियव ओपिनियन, ३-७--१९०९ 


१७२. पत्र: रामदास गांधीकों 


[आर० एम० एस० केनिलवर्थ कंसिल ' | 
जुलाई ७, १९०९ 
चि० रामदास 
मैं इस समय जहाजमें हूँ॥ 
बापूके आशीर्वाद 


रामदास गांधी 
“इंडियन ओपिनियन * 
फीनिक्स, नेटाल 


जहाजकी तस्वीरवाले पोस्टकार्डपर गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू ०८४) से । 
सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी 


१७३. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-२] 


[ जुलाई ९, १९०९ के पूर्व ] 
जहाज और जेलफा मुकाबला 
मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि पहले दर्जेकी जहाजकी यात्राकी अपेक्षा कैद बहुत अच्छी 


है। श्री भीखूभाई दयालजी मलिया तीसरे दर्जमे /है। उनसे मिलनेके लिए हम दोनों भाई हर 
रोज जाते है। इससे हमें तीसरे दर्जेका अनुभव मिला है। मेरी मान्यता ऐसी है कि तीसरे 
दर्जेमें जो सुख है--स्वतन्त्रता है-- वह पहले दर्जेमें नहीं है। और जेलमें जो सुख और 
स्वतन्त्रता है वह तीसरे दर्जेमें | भी | नहीं है। जहाजमें जो सुख --- यदि मानें तो --- नौकरोंको 
है वह यात्रियोंको नहीं है। नौकर बालकोंकी तरह पहले दर्जेके यात्रियोंको बहलाते-फुसछाते 
रहते है। हर दो घंटे बाद कुछ-न-कुछ खाना-पीना होता रहता है। एक गिलास पानी भी अपने 
हाथसे नहीं लिया जा सकता। खानेकी मेजपर बैठे हों, तो कुछ दूर पड़ा चम्मच उठाना 
बड़प्पनमें बाधक माना जाता है। साफ रखनेके लिए हाथ तमाम दिन धोने पड़ते है। हाथोंके 
लिए कुछ काम तो रहा नहीं, इसलिए वे बिल्कुल नाजुक और कमजोर हो जाते हैं। में 
जब अपने मौजूदा हाथोंका मुकाबला अपने जेंलके हाथोंसे करने लगता हूँ तो मेरे मनमें 
चिढ़ पैदा होती है। नौकरोंको काम करते देखता हूँ तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती है। मै जिस 
शान्तिका उपभोग जेलमें करता था वह यहाँ नहीं है। जो स्वतन्त्रता जेलमें थी, वह भी 
नहीं है। यहाँ तो हर तरह संकोचमें रहना पड़ता है। मैं जेलमें जितनी गम्भीरता, धीरता 
और एकाग्रतासे ईइवर-भमजन करता था, उतनी गम्भीरता, घीरता और एकाग्रता यहाँ 
ईद्वर-भजनमें नहीं रहती । 


२७६ सम्पूण गांधी वाडमय 


यह सब मैं यों ही नहीं लिखता; वरन्‌ विचारपूर्वक लिख रहा हैँ। ऐसे विचार हर रोज 
आते रहते है। मैने जितना पढ़ा है, या में जितना पढ़ता हूँ, उसका अनुभव भी करता हूँ। 
मैंने यह सीखा है कि जो ईश्वर-भजन करना चाहता है, उसको मिथ्याचार या राग-रंग 
अनुकूल नहीं पड़ता। जहाँ भोग-विलास है वहाँ खुदाका नाम ठीक तरहसे नहीं लिया जा 
सकता। यदि हम ऐसे भोग-विलासमें भाग न हें, तो भी उसका स्वाभाविक प्रभाव होता 
ही है। उसके निवारणमें जितनी शक्ति लगानी पड़ती है उतनी ही ईश्वर-भजनमें कमी रह 
जाती है। में यह प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। यह लिखनेसे मेरा अभिप्राय यह बताता नहीं है 
कि में अपने लिए या किसी दूसरेके लिए सदा कारावासकी ही इच्छा करता हूँ या पहले 
दर्जेकी यात्रा सदा तथा सब परिस्थितियोंमें गलत है और जेलका सादापन और एकान्त हम 
सभीके लिए जरूरी है। किनन्‍्हीं खास सुविधाओंके लिए अथवा ऐसे ही अन्य कारणोंसे पहले 
दर्जुी जरूरत हो तो उस परिस्थितिको छोड़कर, तीसरे दर्जेकी यात्राको में पसन्द करने 
लायक समझता हूँ। किन्तु मैं दक्षिण आकफ्रिकामें बहुत-से कारणोंसे भारतीय छोगोंके लिए 
पहले और दूसरे दर्जेमे यात्रा करता आवश्यक मानता हूँ। हमारे ऊपर कंजूसीका जो 
आरोप है वह हटठता चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी तबीयत ऐसी बातोंमें बहुत सादगी- 
पसन्द है। इसलिए पहले और दूसरे दर्जेकी यात्रा ऐसी नहीं है कि हम उससे बहक जायें। 
जिन्होंने धन इकट्ठा किया है उनके लिए तो अपनी प्रतिष्ठाके कारण भी ऊँचे दर्जेर्में यात्रा 
करना आवश्यक छूगता है। अपनी महान लड़ाईकी इस घड़ीमें तो में बेधड़क होकर लिख 
सकता हैँ कि पहले दर्जेंसे भी बड़े दर्जेकी यात्राके मुकाबले जेल-यात्रा हर भारतीयके लिए 
अच्छी है, ऐसा प्रत्येक भारतीयको मानना चाहिए। 


हम कैसे रहते हैं 


श्री हाजी हबीबका अनुभव मुझे आज पन्द्रह बरससे है। फिर भी उनके साथ रहनेका 
जैसा अवसर अब मिला है वैसा तो कभी मिला ही नहीं था। हाजी साहब घर्मनिष्ठ व्यक्ति 
हैं। वे अपनी सभी नमाजें नियमपूर्वक पढ़ते हैं। वे खाने-पीनेके धामिक नियमोंका पालन ठीक 
तरहसे करते हैं। उन्होंने मुझसे बहुत बार कहा है कि इस यात्रासें उनको धामिक नियमोंके 
पालनमें तनिक भी अड़चन मालूम नहीं हुईं है। वे अपना भोजन सदा मुझे पसन्द करने 
देते हैं। उन्हें क्या दरकार है, यह मैं जानता हूँ। वे सुबह दलिया, अंडे और चाय; दोपहरको 
उबाले हुए आलू, कभी-कभी मछली, सलाद, केटिस नामका मूलछी-जैसा शाक, कुछ पुडिंग, 
मेवे और काफी; और रातको कुछ श्ञाक-सब्जी, पुडिग, मेवे और काफी लेते हैं। वे बराबर 
यह सोचते रहते हैं कि शिष्टमण्डल सफल कैसे होगा और इस सम्बन्धर्में हम बहुत बार 
सलाह-मशविरा किया करते हैं। उनत्ते साथ जो घी और अचार-मुरब्बा बाँध दिया गया था, 
वह उन्होंने श्री भीखृूभाईको दे दिया है। में जहाजके यात्रियोंपर यह छाप पड़ी देखता हूँ 
कि हम दोनों भाई-भाई हैँ। 

मैं अपने नियमके अनुसार दो समय भोजन करता हूँ। में पुडिंग छोड़ देता हूँ, क्योंकि 
उसमें अंडा होता है। में चाय और काफीको भी गुरामीके श्रमसे पैदा होनेके कारण यथा- 
सम्भव नहीं छेता। मेरा शोष भोजन, मछलीके सिवा, लगभग ऊपरके मुताबिक है। ज्यों-ज्यों 
शरीर कसता जाता है, त्यों-त्यों मैं देखता हैँ कि अधिक सादे भोजनसे काम चलाया जा सकता 
है। पिछली यात्रामें शरीर जो स्वादिष्ट भोजन माँगता था, सो इस यात्रामें नहीं माँगता। 


शिश्मण्डलको यात्रा [-१२]) २७७ 


दिन प्रायः पढ़नेमें जाता है। इंग्लैडमें जो विवरण पेश करना है, वह लिखा जा चुका 
है। उसको श्री हाजी हबीबने पसन्द किया है। उन्होंने कुछ सुझाव दिये है; वे मैने उसमें 
शामिल कर लिये हैं। 

श्री मेरमैनसे भेंट 

जहाजमें कुछ प्रमुख यूरोपीय लोग हैं। उनमें कईसे भेंठ हो चुकी है। ऐसे लोगोंमें 
श्री मेरीमेन आ जाते है। उनके साथ बहुत बातचीत हुईं। उनके विचारोंसे मुझे लगता है कि 
संघके सम्बन्धमें जो-कुछ जोर छूगाया जायेगा वह निष्फल जायेगा। जब मैंने उनको यह 
बताया कि ट्रान्सवालके सवालका संघसे बहुत सम्बन्ध नहीं है तो श्री मेरीमेन और भी 
गहराईमें उतरे और उन्होंने इस प्रश्नके सम्बन्धमें पुरी सहायता देनेका वचन दिया। सत्याग्रही 
कैदियोंके प्रति उनके मनमें मैने बहुत सहानुभूति देखी। श्री जैगरसे भी भेंट हुई। उनका 
विचार भी श्री मेरीमेनससे मिलता-जुलता दिखाई दिया। संघ तो बनना ही है, किन्तु यदि 
उसमें रुकावट डाले बिना ट्रान्सवालका प्रइन हल हो सके तो ये महानुभाव भी सहायता 
देनेके लिए तैयार है। जब मैने उनसे श्री काछलिया और श्री अस्वातके त्यागकी चर्चा की 
तो वे बड़े उत्साहित हुए और उन्होंने जो-कुछ कहा उसका भावार्थ यह था कि यदि दूसरे 
भारतीय व्यापारियोंने ऐसा ही किया होता तो आज झगड़ा तय हो गया होता। मैंने जब 
उनको यह बताया कि उनकी ही पेढ़ीने श्री काछलियाका विरोध किया था तब उन्होंने 
इसपर दुःख और आदचर्य प्रकट किया। 

मेने श्री दाउद मुहम्मद और श्री पारसी रुस्तमजीकी बात उक्त दोनों सज्जनोंको 
बताई तो वे बहुत प्रभावित हुए जान पड़े। उनको दुःख हुआ और उन्होंने यह आज्ञा प्रकट 
की कि जैसे भी हो, समझौता हो जायेगा। हमने उनको अपनी माँगें बताईं तो उन्होंने मंजूर 
किया कि वे बहुत वाजिब हैं। 

मैने श्री जैगरसे केपके प्रवासी-अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट) के सम्बन्ध्में बातचीत की। 
उनको यह जानकर आइचर्य हुआ कि केपके भारतीयोंकों केपसे बाहर जानेके लिए मीयादी 
अनुमतिपत्र (परमिट) लेने पड़ते हैं। यदि केपके भारतीयोंने पूरा प्रयत्न किया होता तो ऐसी 
धारा कानूनमें कभी न रही होती। किन्तु अब भी उनका कतंव्य है कि वे इस सम्बन्धमें 
कोई उपाय करें। मुझे विश्वास है कि: केपके बहुत-से सदस्योंको इस बेढंगी धाराकी कोई 
जानकारी नहीं है। 

श्री सॉवरसे भी, जो केपके मन्व्रिमण्डलके एक सदस्य हैं, भेंट हुई है। उन्होंने बहुत 
सहानुभूति प्रकट की है और यथासम्भव सहायता देनेका वचन दिया है। श्री सॉवरने स्वीकार 
किया कि जो जाति हमारी तरह दुःख उठाती है उसकी माँगोंका अनुचित होना सम्भव 
नहीं है। उस जातिकी सहायता करना उदार मनके प्रत्येक व्यक्तिका कतेव्य है। मैं इसको 
भी सत्याग्रहका ही एक प्रभाव मानता हूँ। हम जेल न गये होते तो ऐसे लोग कुछ सुनते 
भी नहीं। इसके अतिरिक्त एक अन्य यूरोपीय हैं, जिनके साथ बहुत बार बातचीत हुईं है। 
वे खुद अनाक्रामक प्रतिरोधी (पैसिव रेजिस्टर) हैं। वे एक संस्थाके मन्त्री हैं। उनका कहना है 
कि अंग्रेज अनाक्रामक प्रतिरोधियोंकी अपेक्षा हम कष्ट सहनेमें बहुत आगे बढ़ गये हैं। उन्होंने 
एक सिफारिशी चिट॒ठी देने और दूसरे प्रकारसे भी सहायता करनेका बचन दिया है। 


१, देखिए “ टान्सवालवासी भारतीयोंकि मामकेफा विवरण ?”, पृष्ठ १८७-३०० । 


२७८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


ये सब घटनाएँ सत्याग्रहकी जीत बताती है। सत्याग्रहके कष्टोंकी कहानी सभीमें सहानुभूति 
पैदा करती है। इसको सुनकर सब दाँतों तले अगुली दबाकर रह जाते है और ताज्जुब करते 
है कि हमारे साथ अभीतक न्याय क्यों नहीं किया गया है। 

इन लोगोंकी इस सहानुभूतिका आधार इनकी यह जानकारी है कि हम लोग सच्चे 
हैं और दिखावा नहीं करते। मैं श्री हाजी हबीबकी सहायतासे कसस्सुरू अम्बिया * नामकी 
पुस्तक पड रहा हूँ। मैंने उसमें आजाजीलके सम्बन्धमें यह फरमान देखा कि अगर वह छ: 
लाख बरस तक खालिककी इबादत करे, किन्तु एक बार सिजदा करनेसे इनकार कर दे, तो 
उसकी छः: लाख सालकी इबादतपर पात्ती फिर जायगा। इसका एक मतलब यह है कि 
हमारे सच और झूठकी कसौटी हम अखीर वकक्‍तमें जो-कुछ करेगे उससे होगी। दूसरा मतलब 
यह है कि हम ईश्वरसे कोई शर्ते नहीं कर सकते। वह जैसे रखे, वेसे रहे । दस वार जेल 
जायें और ग्यारहवीं बार जेल ने जायें तो दस बारका जेल जाना बेकार हो जायेगा और 
हमारी, हँसी होगी। 

[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ७-८-१९०९ 


१७४. पत्र: मगनलाल गांधोको 


यूनियन कैसिल लाइन 
आर० एम० एस० केनिलवर्थ कैसिल ” 
जुछाई ९, १९०९ 


चि० मगनलाल, 

मदीरासे पत्र! लिखा है। यह पत्र आज रातको डाकमें डाला जायेगा। कर हून्दन 
पहुँचेंगें, इसलिए वहाँका हाल जाने बिना यह लिख रहा हूँ। 

वहाँ वयस्कोंके लिए संस्कृत-वर्ग आरम्भ किया जाये तो अच्छा हो। में ज्यों-ज्यों पढ़ता 
हैँ त्यों-त्यों मुझे लगता है कि इस भाषाके ज्ञानकी प्रत्येक हिन्दूकों आवश्यकता है। मेरी 
हिंदायतें एकके-बाद एक बोझ बढ़ानेवाली हैं, यह खयाल बना रहता है; लेकिन मैं मजबूर 
हैँ । हमने अतीतमें इतना खोया है कि उसे फिर पानेमें और नियमित करनेमें कष्ट होगा 
और समय भी लगेगा पर जब हो सके तब इसे किये ही छुटकारा है-- इस जन्ममें नहीं 
तो दूसरेमें सही। जबतक कामनाएँ रहती हैं, तबतक केवल परमार्थकी कामनाएँ रखें तो 
ठीक है। इन हिदायतोंमें से जिनपर अमल हो सके उनपर अमर करना और बाकीको 
याद रखना। 


१, एक्र उद़ूँ पुस्तक, जिसमें इस्लामके नवियों और फक्षीरोंक जीवन-चरित्र है । देखिए “ पत्र द्वाजो 
मुहम्मद द्वाजी दादाकों ””, खण्ड ४, पृष्ठ ४७३ । 
२, यह्द पत्र उपलब्ध नहीं है । 


१७६. भेंट : प्रेस एजेंसीके प्रतिनिधिकों' 


| लन्दन 
जुलाई १०, १९०९ | 


श्री गांधीने आज इंग्लेड पहुँचनेपर एक भेंट कहा कि मेरे यहाँ आनेका उद्देश्य यह 
सुनिश्चित करना है कि संघ बननेपर द्वान्सवालमें एशियाइयोंकी शिकायतें दूर कर दी जायेगी 
और दक्षिण आफ़िकामों रहनेवाले सम्रादके भारतीय प्रजाजनोंके दर्जकी व्याख्या कर दी जायेगी, 
और वह संघीय संविधानमें शामिल कर ली जायेगी। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १७--७-१९०९ 


१७७. शिष्टमण्डलूकी यात्रा [-३]* 


[जुलाई १०, १९०९ के बाद ] 
इंग्लैंड पहुँचे 

मैं अपनी मदीरा तक की यात्राका विवरण बता चुका हूँ। हम दस [जुलाई | को साउ- 
देम्टन पहुँच गये। वहाँ हमें रायटरका संवाददाता मिला । उसको हमने संक्षेपर्में स्थिति बताई 
ओर वह बहुत-से अखबारोंमें छप गई है। हम लन्दन लगभग प्रात: १०-३० बजे पहुँचे । 
किन्तु स्टेशनपर कोई नहीं था। इससे बड़ा अचम्भा हुआ। हम होटल सेसिलमें सामान 
रखकर श्री रिचसे मिलने गये। उनके पास श्री अब्दुल कादिर' बेठे थे। उन दोनोंको बड़ा 
आश्चर्य हुआ। श्री रिचने कोई तार न मिलनेसे शिष्टमण्डलके रवाना होनेकी आशा छोड़ 
दी थी। बात यह हुई कि जोहानिसबर्गंसे रायटरने [ शिष्टमण्डलके बारेमें | तार भेजा था। 
वह अखबारोंमें छप ही जायेगा, यह खयालह करके श्री रिचको खास तार नहीं भेजा गया 
था। यहाँके अखबारोंमें रायटरके द्रान्सवाल-सम्बन्धी समाचार इन दिनों बहुत कम छपते हैं। 
हमारी रवानगीका तार नहीं छपा। प्रतिनिधियोंकी गिरफ्तारीका तार छपा था। इससे 
श्री रिचने अनुमान किया कि शिष्टमण्डल भेजनेका विचार मुल्तवी कर दिया गया होगा। 

इसलिए किसीको हमारे आनेकी खबर नहीं थी। 


१. यद भेंट साउथ आक्रिका असोसिएंटेड प्रेस एजंसीफो दी गई थी । इसका संक्षिप्त विवरण इंडियन 
ओपिनियनके गुजराती विभागमें भी प्रकाशित किया गया था । 

२. गधीजी १० जुलाई १९०९ को लन्दन पहुँच गये थे, और ये खरीते उन्होंने वहींते लिखे । इंडियन 
ओपिनियनमें मूल शीषेक “ शिष्टमण्डलक्की यात्रा ” से द्वी छपते रहे । 

३. देखिए “भट: रायटरके प्रतिनिधिको ”*, पृष्ठ २७९ । 

४, नेटालू भारतीयकि शिक्षमण्डलके सदस्य । यद्द शिष्षमण्डल भी इन्हीं दिनों संघ विभेयकके अन्तगेत नेटाल 
भारतीयोंके दितोंकी वकाछ्त करने इंग्लेंड गया था । 


शिष्टमण्डलफी यात्रा [-३) २८१ 


कार्य आरम्भ 


किन्तु श्री रिचसे मिलनेके बाद खाना खाकर हमने तुरन्त कार्य आरम्भ कर दिया। 
हम दोनों भाई, श्री अब्दुल कादिर, श्री रिच और श्री हुसेन दाउद, जो श्री रिचके दफ्तर 
आ गये थे, सर मंचरजी भावनगरीके पास गये। वहाँ सलाह-मशविरा करनके बाद श्री रिचने 
लॉर्ड एम्टहिलको पत्र लिखा। मुलाकातें शुरू हुईं। सारा दिन मिलने-जुलने और चिट्व्याँ 
लिखनेमें जाता है, और रातकों भी काम करना पड़ता है। कुमारी पोलक' खाली थीं, इसलिए 
उनको टाइप करनेका काम दिया है। वे खूब मेहनत करती है। रात या दिनका विचार 
नहीं करतीं। उनका स्वभाव भी अच्छा दिखाई देता है। 

हम हछॉड ऐम्टहिल, सर रिचर्ड सॉलोमन, कुमारी विटरबॉटम', श्री सुरेन्द्रताथ बनर्जी, 
श्री कॉटन, न्यायमूर्ति श्री अमीर अली", डॉक्टर अब्दुल मजीद और श्री आजाद आदिसे मिले 
हैं। हमारी मुलाकात भारत कार्याल््य (इंडिया ऑफिस ) के सदस्य सर विलियम छी-वार्नेर' 
और श्री मॉरिसनसे” भी हुई है। में अभी ज्यादा खबर नहीं दे सकता। परामर्श खानगी तौरसे 
होता है। उससे थोड़ी-बहुत आशा बेंघती है। यदि इसमें सफल न हुए तो किसी दूसरी तरहसे 
काम बननेकी सम्भावना कम ही है। छॉर्ड ऐम्टहिल सोच रहे है कि शिष्टमण्डलू ले जायें 
या नहीं और लेजानेसे क्‍या फायदा होगा। 

में इतना तो देख सका हूँ कि जेल जानेकी बातको सब महत्त्व देते हैं; और यदि 
कुछ वजन पड़ता है तो इसी बातका कि बहुत-से भारतीय जेल जा चुके हैं और अब 
भी जा रहे हैं। 

हम सोच-समझकर तुरन्त कोई समाचार अखबारोंमें नहीं दे रहे हैं। लॉर्ड एस्टहिलकी 
सलाह है कि न दिया जाये। 

लोक-नेताओंसे मिलनेके लिए यहाँ यह समय अनुकूल नहीं है। सभी लोग इस समय 
सैर-सपाठेके लिए शहरसे बाहर चले जाते हैं, इसलिए ज्यादा लोगोंकी सहायता मिलनी 
मुश्किल है। फिर, अंग्रेज लोग अपने ही मामलोमें बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। संसदमें नये 
बजटपर बहस हो रही है। इसके अलावा दक्षिण आफ़रिकाके जो अधिकारी आये हुए हैं, वे 
भी | छोगोंका ] वक्‍त ले लेते हैं। इन सब बातोंपर विचार करते हुए और चारों ओर देखते 
हुए मुझे लगता है कि खानगी तौरपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वे असफल हो गईं तो 
कुछ होना सम्भव नहीं है। 


१, एच० एस० एल० पोलककी बदन, कुमारी माँड पोलक । 

२. दान्सवाल्के छेफिटनेंट गवनेर | 

३, फ्लेरेंस विंट्रबॉट्म, छच्दनके नेतिकता समिति-संघ (युनियत ऑफ ऐथिकल सोसाइटीज़ ) की पत्र- 
य्यवद्ार सचिव । 

४. एब्‌० ६ई० ८० कॉटन, इंडियाके सम्पादक । 

५, ( १८४९-१९२८ ); प्रसिद्ध न्यायाधीश, बादमें प्रिवी कौंसिल्के सदस्य, इस्छाम ओर इस्कामी कानूनपर 
कई पुस्तकोंके रेखक; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १२ । 

६. ( १८४६-१९१४ ); एक आंग्ल-भारतीय प्रशासक, बाश्सरायकी परिषदके भतिरिक्त सदस्य, भारतपर कई 
पुस्तकके रचयिता । 

७, थियोडढोर मॉरिसन; किसी समय अलीगढ़ सुदृम्भडन काकेजके प्रिसिपछ; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १६० । 


२८२ सम्पूर्ण गांधी वाढ्सय 


पहली आहुएति 

दक्षिण आफ्रिकामें हुई सभाओंकी बहुत-सी खबरें यहाँ आई हैं। वे सन्‍्तोषजनक है। 
नेटालसे एक भी खबर नहीं है। श्री नागप्पनके' बलिदानसे श्री हाजी हबीबको और मुझे 
बहुत शोक हुआ है। यह समय हमारे लिए शोकका तो था ही; उस शोकमें वृद्धि हुईं है। 
फिर भी समाजके दृष्टिकोणसे विचार करें तो दुःखी होनेका कोई कारण नहीं है। यह ज्ञान 
हमें सदा रहा है कि इस लड़ाईमें हमें प्राणों तक की आहुति देनी पड़ सकती है और यदि 
ऐसा हो तो हमें वह आहुति खुशी-खुशी देनी है। हमें इस लड़ाईमें यही सीखना है कि 
समाजके हितके लिए हमें सभी तरहके दुःख उठाने हैं और ऐसा करना ही हमारे दुःखोंका 
इलाज है। मुझे यहाँ धीरे-बीरे, अनुभवके' साथ यह समझमें आता जा रहा है कि हमने 
जो दिष्टमण्डल भेजा है वह हमारी कमजोरी है। जितनी मेहनत छोगोंसे मिलने तथा उन्हें 
मनानेमें लगती है और उसमें जो वक्‍त जाता है, यदि केवरू स्वयं कष्ट उठानेमें उतनी 
मेहनत की जायें और उतना वक्‍त लगाया जाये तो यह संघर्ष तुरन्त समाप्त हो जाये। में 
परिणाम नहीं जानता। किन्तु इस लड़ाईसे हम ऊपर कहे अनुसार सीख लें तो काफी है। 

ख़बर मिली है कि श्री दाउद मुहम्मद बीमारीके कारण जेलसे छोड़ दिये गये हैं। उनके 
लिए मुझे दुःख होता है। लेकिन कौमकी खातिर मै श्री दाउद मुहम्मदको बधाई देता हूँ। 
हम अति-भोजन, विषय-भोग और स्वार्थ-अ्रमके कारण बहुत बार बीमार हो जाते है। इसमें 
आइरचर्यकी कोई बात नहीं है। फिर उस बीमारीके लिए दोषी भी हम खुद ही होते है। 
तब समाजके काममें कोई बीमार हो तो उसको तो निःसन्देह बधाई देना उचित है। ऐसा 
हमेशा होता. आया है और होता रहेगा। जैसा श्री दाउद मुहम्मद कर रहे हैं वैसा ही 
उनके बेटे श्री हुसेन मियाँ यहाँ कर रहे हैं। उनका स्वभाव देखकर सन्तोष होता है। समाजके 
प्रति उनकी सहानुभूति बहुत अच्छी है। 

[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १४-८-१९०९ 


१७८. पतन्न: एच० एस० एल० पोलकको 


वेस्टमिन्स्टर पैलेस होटल 

४, विक्टोरिया स्ट्रीट 

लन्दन, एस० डब्ल्यू ० 

जुलाई १४, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 

आपको यह जानकर आइचर्य होगा और अच्छा लगेगा कि मॉड मेरी सहायता कर 

रही है और यह पत्र उसीसे लछिखाया जा रहा है। वह इधर पिछले कुछ विनोंसे बेकार है; 
और आप आसानीसे सोच सकते हैं कि जब पिताजीने' मुझसे कहा कि में उससे सहायता छे 


१, तालय एक युवक सत्याग्रहौसे है, जिसकी जेल शिविरमें अभिकारियोंके दुव्येवद्वार और शीतके कारण 
मृत्यु हो गई थी; देखिए “दान्सवाल्वासी भारतीयोंके मामछेका विवरण”, पृष्ठ २१९८ । 
२, श्री पोलकके पिता । 


पत्र : एच० एस० एल० पोलकको २८३ 


सकता हूँ तब मुझे कितना आदइचर्य हुआ होगा। बेशक, मैं उसकी सहायता प्राप्त करके 
स्वभावत: ही बहुत प्रसन्न हुआ। साथ ही मुझे यह दुःख भी हुआ कि वह बेकार है। उसका 
खयाल है, और में सहमत हूँ, कि इस छाचारीके आरामसे शायद उसको कुछ लाभ हुआ है। 
उसे जो समय मिला उसका उचित उपयोग करनेकी क्षमता उसमें होती तो उसको अधिक 
लाभ हो सकता था। किन्तु जैसा उसने मुझे बताया, वह एकान्त पसन्द नहीं करती, और 
इससे बड़ा अन्तर पड़ जाता है। माताजी और सैली' बेल्जियममें है। मालम हुआ है कि वे 
अगले रविवारकों छौटेंगी। मिली २४ तारीखको आ जायेगी। उनकी रवानगीकी खबर 
तारसे मिली है। मैने श्री रिचके नाम भेजा आपका तार देखा है; किन्तु जिसका में जिक्र 
कर रहा हूँ वह कैलेनबेकका है, और करू मिला था। इसमें भी आपकी भारत रवानगीकी 
सूचना दी गई है। 

कदाचित्‌ यह आपके कामका पहलेसे अन्दाजा बाँधना होगा; लेकिन मैं जितना अधिक 
सोचता हूँ उतना ही अनुभव करता और देखता हूँ कि वहाँ [ भारत | आपका काम हमारे यहाँके 
कामसे बहुत अधिक कठिन है। यहाँ भी सर कर्जन वाइली और डॉ० लछालकाकासे" सम्बन्धित 
भयंकर और दुःखद घटनासे स्थिति जटिल हो गई है; किन्तु वहाँ जो उलझनें उत्पन्न 
होंगी उनकी तुलनामें यह जटिलता कुछ भी नहीं है। तो भी अगर आपको अपना हाथमें 
लिया हुआ कार्य सफल होता दिखाई न दे तो क्रपया चिन्ता न कीजिए। सम्भव है, आप 
कोई सभाएँ न कर सकें, और वहाँके प्रभावशाली पत्र आपका बहिष्कार भी करें। मैं अभीसे 
यह नहीं सोचता कि इतना भयंकर परिणाम होगा ही; परन्तु मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार 
हैं और समयपर उसे सहन कर हूँगा। मुझे चिन्ता सिर्फ इस बातकी है कि आप लगभग 
सभी प्रमुख आंग्ल-भारतीयों और भारतीयोंसे मिल लें। यह आप कर सकेंगे, मै जानता 
हूँ; किन्तु नेताओंसे एकान्त-वार्ता करनेमें भी आपको जो कठिनाइयाँ झेलनी हैं, उनसे मैं 
पूर्णतः: परिचित हूँ। आपको अपने सारे घैर्य और व्यवहार-कुशछताकी आवश्यकता होगी। 
फिर भी मुझे चिन्ता तनिक भी नहीं है। मैं यह पत्र जो इस तर्जमें लिख रहा हूँ, उसका 
उद्देश्य आपको सिफे यह बताना है कि मैं आपकी कठिनाइयोंको समझता हूँ, और इसलिए, 
यदि भारतीय शिष्टमण्डडल अधिक फलप्रद नहीं होगा तो भी में किसी तरह निराश बिल्कुल 
न होऊंगा। आप अपना अध्यान फिलहाल उन लोगोंतक ही सीमित रखें जिनके नाम मैंने 
आपको खास तौरसे दिये हैं-- अर्थात्‌ “टाइम्स ऑफ़ इंडिया ” के सम्पादक, प्रोफेसर गोखले 


और श्री मलबारी'। 


१, पोलककी माँ । 
२. पोलककी दूसरी बदन | 


३. पीलक्ककी पत्नी । 
४, पोषक ७ जुलाईको दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समाजके प्रतिनिधिकी देसियतसे जहाजसे भारतकों रवाना 


हुए थे । 
७५. सर विलियम करन: वाइली भारत-मन्त्रीक राजनीतिक सहायक ये । इन्हें दक्षिण केन्सिंगटनकी 
झपी रियल इन्स्टीट्यूटमें राष्ट्रीय भारतीय संघ (नेशनल इंडियन एसोसिएशन ) द्वारा जायोजित एक स्वागत-समारोहमें 
मदनलाल घींगरा! नामक एक भारतीय छात्रने गोलीसे मार दिया था । इनकी रक्षाका प्रयत्न करते हुए शंघाईके 
एक पारसी डॉक्टर कावसजी छालकाका धायल हो गये थे, बादमें उनकी भी मृत्यु हो गई । 

६. बेहरामजी मेरवानजी मल्यारी (१८०४-१९१२); कवि, पत्रकार और समाज-सुपारक । 


२८४ सम्पूर्ण गांधी वाब्सय 


आगाखाँ हलन्दनमें हैं। मैंने मिलनेका समय माँगा है। हम न्यायमूर्ति अमीर अलीसे मिल 
चुके है। हमारा काम जहाजमें ही शुरू हो गया था। मैने श्री मेरीमेन और श्री सावरसे 
लम्बी बातचीत की थी। दोनोंने बहुत सहानुभूति दिखाई; उनमें से कोई भी स्थितिको ठीक- 
ठीक नहीं जानता था। दोनोंने आद्चर्य प्रकट किया कि हमारी भाँगें, जिन्हें वे बहुत उचित 
समझते थे, मंजूर नहीं की गईं। इसलिए हम दक्षिण आफ्रिकी राजनयिकोंको इकट्ठा करने 
और यह देखनेकी दृष्टिसे दौड़-धूप कर रहे हैं कि वे जनरल स्मट्सको उचित दिश्षामें प्रभावित 
कर सकते हैं या नहीं। मेरे ऊपर फिलहाल कामका दुहरा दबाव है। आजतक रातके एक 
बजेसे पहले सो नहीं सका हूँ और आप जानते है कि भेरे लिए इसके कया मानी है। टाँग 
सूजनेकी विरासत, जो मुझे प्रिटोरिया जेलसे मिली थी, अभीतक मेरे पास है, किन्तु यह तो 
यों ही कह दिया। 

हम सर रिचर्ड सॉलोमनसे मिलनेवाले हैं। उन्होंने हमारे पत्रके जवाबमें आज मिलनेका 
समय दिया है। छॉड एम्टहिलसे भी आज भेंठ कर रहे हैं। आपको विस्तृत जानकारी देनेके 
उद्देश्यसे में यह पत्र पहलेसे ही लिखा रहा हूँ; किन्तु इसमें कल (गुरुवारको) शाम तक पूरा 
विवरण दे सकूगा, ऐसी आशा है। न्यायमूर्ति अमीर अलीका सर रिचड्डसे व्यक्तिगत परिचय 
है, और उन्होंने भी उनसे मिलने और इस मामलेपर बातचीत करनेका वचन दिया है। 
उन्होंने एक विवरण' माँगा था। मैंने भेज दिया है। उसकी एक नकरू आपको जो कागज 
भेजे जायेंगे उनमें रख दूँगा। 

कुमारी विटरबॉटमके मनमें भारतीय प्रदन भरा हुआ है। उन्होंने उसका बहुत सही रूपमें 
अध्ययन किया है। वे अब भी इंडियन ओपिनियन को बहुत नियमपूर्वक पढ़ती हैं और 
उसके सम्बन्धर्में उनका खयाल पहलेकी तरह ही ऊँचा है। उन्होंने हमको फिर कभी नहीं 
लिखा | मेरे खयाहऊसे इसका कारण यह था कि द्वान्सवालकी स्थितिसे वे बहुत रुष्ट हो गई 
थीं और उनको खुदपर भरोसा नहीं रहा था कि वे शानन्‍्त चित्तसे लिख सकेगी। हाजी हबीब 
और मे दोनों उनके साथ एक घंठा रहे। उनको अपने संघके कुछ अन्य संदस्यथोंकों हमसे 
मिलाना था। उनमें एक महिला पत्रकार थी, जो बहुत प्रतिभाशाली दिखाई पड़ी। उसने 
एक डचसे विवाह किया है, जो खुद भी पत्रकार है। उसने मुझसे कहा, मैं जनरल बोथासे 
बहुत बार मिली हूँ और इस बार उनसे भारतीय प्रदनपर चर्चा करनेका खास' ध्यान रखूँगी। 
कुमारी विटरबॉटमने जलवायु बदलनेके लिए कॉनेवाल जानेका कार्यक्रम बताया था। उन्हें 
इसकी बहुत आवश्यकता है। किन्तु फिलहाल उनकी इच्छा अपवी इस यात्राकी करीब-करीब 
छोड़ देनेकी ही हो गई है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि अपने कार्यक्रमको रद न करें, और 
वचन दिया है कि यदि मैं लब्दनमें उनकी उपस्थिति आवश्यक समझूँगा तो मैं उनको बुला 
लूंगा। परन्तु वे बहुत ही उच्च विचारोंकी महिला है और मैने कर देखा कि वे कॉर्नवालू 
जायें या न जायें, पर इसको वे धामिक बुद्धिसे विचार करनेकी बात मानती हैं। आज 
उनके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण विचार यह है कि वे इस संघर्षमें सहायता कैसे दे सकती हैं। 
जब मैंने उनको बेचारे नागप्पनकी मृत्युकी खबर दी तो वे ऋरोधसे छाल हो गई। जबसे तार 
मिला हैं तबसे नागप्पतका चित्र सदा मेरी आँखोंके सामने रहता है और तबसे मेरा काम भी 


१, देखिए अगला शीषफक । 
२, उन्होंने १९०७ में गांधीनीकी पत्र लिखा थां; देखिए खण्ड ७, पृष्ठ २१४९ । 


पत्र $ एच० एस० एल० पोल्कको २८७ 


क्रीब-करीब यंत्रवत्‌ हो गया है। उस घटनाका मुझपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि में 
उसे भुला नहीं पाता। फिर भी हमारे रुखमें परिवर्तेत न होना चाहिए और हमे छोगोंको यही 
सलाह फिर देनी चाहिए कि वे मृत्युका और यदि उससे भी भयंकर कुछ हो तो, उसका भी 
सामना करे। मैं आपको उस तारकी एक नकछरू भेज रहा हूँ, ताकि यदि आपको उसमें दी 
गई खबर न मिली हो तो इससे मिल जाये। 

पारसी रुस्तमजी अभी जेलमें ही हैं, इसलिए बेचारे दाउद मुहम्भदको अपनी रिहाई 
बहुत अखरी होगी। फिर भी वे जोहानिसबर्ग लौट गये हैं और इस प्रकार घमासान युद्धके 
बीचमें हैं। 

श्री अब्दुल कादिर यहाँ है। वे प्रायः होटल आते हैं; किन्तु हमारे साथ रहते नहीं हैं। 
जब शिष्टमण्डलके बाकी सदस्य डर्बनससे आ जायेगे तब, मेरा खयाल है, सब इस होटठलमे ही 
ठहरेंगे । 

श्री हाजी हबीब बहुत अच्छा काम कर रहे है। वे सदा मुन्ने तत्पर बचाये रखते है और 
किसी बातको बिल्कुल भूलने नहीं देते। हममें पूरी सहमति है। मैने आपको उनकी आँखके 
सम्बन्धमें लिखा था।' उससे उन्हें सारी यात्रामें कष्ट रहा; किन्तु अब पहलेसे बहुत आराम 
है, यद्यपि अब भी कुछ सूजन बाकी है। 

श्रीमती रिचका तीसरा ऑपरेशन हुआ है और वह इस बार एक बहुत बड़े विशेषज्ञ 
सर हेनरी मॉरिसने किया है। सर हेनरीने बहुत ही सज्जनताका परिचय दिया। में श्रीमती 
रिचसे रविवारकों मिला था और सारे आसार ऐसे है कि वे कुछ दिलोंमें प्री तरह अच्छी 
हो जायेंगी। डॉ० ओल्डफील्ड' [ मेरी निगाहसे | बिल्कुल गिर गये हैं। शल्य-चिकित्सामें वे 
कुशल माने जाते थे; किन्तु अब वह मान्यता भी ख़त्म होगई। रिचका खयाल है कि उन्होंने सब 
मामला बिगाड़ दिया और इसे स्वीकार करने तककी हिम्मत नहीं दिखाई। में जिस व्यक्तिको 
इतना ऊँचा मानता था उसके सम्बन्धमें यह लिखते हुए मेरा दिल दुखता है; लेकिन हमें 
अनेक बार अपनी धारणाएँ बदलनी पड़ती है। में केवछ रिचकी अनुमतिकी प्रतीक्षा कर रहा 
हैं, जिससे मैं उनको सीधा लिख सकूँ या उनसे बात कर सकूं। किन्तु श्रीमती रिच पूर्ण स्वस्थ 
हो जाने तक कोई कदम उठानेके विरुद्ध हैं। 

डॉ० अब्दुरेहमान पूरी शक्तिसे काम कर रहे हैं। श्री श्राइनर विलक्षण पुरुष हैं। वे 
डॉक्टरकों बहुत बड़ी सहायता दे रहे हैं और उन्होंने आशा बिल्कुल नहीं छोड़ी है। ऑलिव 
श्राइतर और उनकी बहन श्रीमती लेविस दोनों केप टाउनसे मेरे रवाना होते वक्‍त मुझसे 
मिलने आये थे। डॉ० अब्दुर॑हमानने मुझे बताया है कि श्री सॉवरने उन्हें रोका था, किन्तु 
उन्होंने अपने सुन्दर और संस्कारी ढंगसे श्री सावरसे कह दिया कि वे मुझसे केवल हाथ 
मिलाना चाहती हैं। उन्होंने यह विधि एक विशाल समुदायके सम्मुख अत्यन्त सद्भावसे 
सम्पन्न की और दोनों बहनें कई मिनट हमारे पास रहीं। जरा कल्पना कौजिए ड्रीम्स « 
पुस्तककी लेखिकाका सत्याग्रहकी सराहना करता ' भग्र डॉ० अब्दुरेहमानसे मुझे जो-कुछ मालूम 
हुआ है उसके अनुसार पूरा श्राइनर-परिवार ही बिल्कुल असाधारण दीखता हैं। 


१, यह उपलब्ध नहीं है । 
२, गांधीनीके एक पुराने मित्र और शाकाहारी संघके सदस्य डॉ० जोशिया ओोब्डफील्ड; देखिए खण्ड ६, 
पृष्ठ १० । 


२८६ सम्पूणे गांधी वाब्मय 


शिष्टमण्डलके समर्थनके तार' इन स्थानोंसे मिले हैं: 


केप टाउन जभिस्टन ग्रहम्सटाउन 
किम्बर्ले लोरेन्सो माक्विस लिखतनबगे 
पीटर्संबर्ग पोर्ट एलिजाबेथ पॉचेफ्स्ट्रम 
रस्टेनबर्ग स्टैडर्टन है 


गुरुवार 


सर रिचर्ड सॉलोमनसे श्री हाजी हबीबकी और मेरी बहुत छम्बी और सनन्‍्तोषजनक 
मुलाकात हुईं। उन्होंने सारे कानूनी पहलको समझा और लगता था, उनकी सहानुभूति बहुत 
है। वे बँधना नहीं चाहते थे; किन्तु उन्होंने वचन दिया है कि वे श्री स्मट्ससे मिलेंगे और 
जो-कुछ कर सकते हैं वह करेंगे। फिर छॉर्ड ऐम्टहिलसे लम्बी मुलाकात हुईं। उनकी मुखाकृति- 
पर खरी ईमानदारी, शिष्टता और सच्ची नम्रता अंकित थी। वे भूतपूर्व वाइसराय है। 
उनका विचार ऐसा एक भी कदम उठानेका नहीं है जिससे हम सहमत न' हों। उन्तका उद्देश्य 
समितिसे अपने सम्बन्धके द्वारा किसी भी तरह अपना विज्ञापन करना नहीं, वरन्‌ जिस कार्यका 
समर्थन कर रहे है उसमें उपयोगी होना है। वे यह नहीं समझ पाये कि किस अधिकारसे 
श्री मेरीमैन और श्री सॉवरको मिलनेके लिए बुलाया जा सकता हैं। वे भारतमें उच्चतम पदोंपर 
रहे हैं, और यहाँ भी सार्वजनिक कार्योमें उतकी खासी अच्छी स्थिति है, यह सब उनको 
बिलकुल महत्त्वपूर्ण नहीं छगा। इस कार्यमें सहायता मिले, इसलिए वे लॉड कर्जनसे मिलेंगे और 
उन्होंने मामलेको दक्षिण आफ्रिकामें जहाँ छोड़ा था वहाँसे आगे बढ़वायेंगे। इस प्रकार आप 
देखेंगे कि हमारा काम फिलहार परदेके पीछे ही होगा। 

सर विलियम ली-वार्नर हमसे मिलनेके लिए करू होटल आ रहे है। श्री अमीर अलीने 
सर रिचर्ड सॉलोमनसे मिलनेका जिम्मा लिया है। मैने करू इंडिया ' के श्री कॉटनसे लम्बी 
बातचीत की और उन्होंने आगामी अंकमें, भारतमें आप जो करनेवाले हैं, उसकी चर्चा करनेका 
निश्चित वचन दिया है। मैंने सोचा कि ऐसा करना जरूरी है, ताकि “इंडिया ' के पाठक 
स्थितिको समझ सकें।' 

मेरा खयाल है कि आपने डॉ० मेहताका_ पत्र देखा था, जिसमें उन्होंने निकट भविष्यमें 
यूरोपको रवाना होने और अपने पृत्रको शिक्षाके लिए ले जानेका उल्लेख किया था। वे 
अब यहाँ आ गये हैं और इसी होटलमें ठहरे हुए हैं। 

मैं आपको श्री वाडियाके नाम पत्र देता शायद भूल गया। आपको याद होगा कि वे इस 
प्रदनके सम्बन्धमें बम्बईमें एक समिति बनानेवाले थे। उनसे अवसर मिलते ही जल्दीसे-जल्दी 
मिलना न भूलिए। 


१, ये दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समितिके नाम थे, जिसके द्वारा इनकी नकल १६ ज़ुलाईको उपनिवेश- 
मन्त्रीकी भेजी गई थीं । 

२» देखिए “पत्र: लॉ क्ेनको ”, पृष्ठ १७०१-७४ । 

३. दोनों शिष्षमण्डलोके सम्बन्धमें इंडियाके १६-७-१९०९ के भंकमें श्प्पणियाँ प्रकाशित हुई थीं । 

४० गांधीजीके लन्दनके विद्यार्थी-जीवनके मित्र, डॉ० प्राणनीवन मेहता । 


द्ान्सवालवासी भारतीयोंके मामझेका विवरण २८७ 


यदि छगनलाल वहाँ हो तो कृपया उसको पत्र दिखा दें, क्योंकि मुझे उसको विस्तृत 
पत्र लिखनेका अवकाश नहीं है। 

मैंने कई गुजरातियोंको पत्र लिखे हैँ, जिनमें श्री उमर हाजी आमद, श्री ईसा हाजी 
सुमार, श्री पीरत मुहम्मद और श्री एम० एस० कुवाड़िया भी हैं।' 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकरू (एस० एन० ४९४२) से। 


१७९, द्वान्सवालवासी भारतीयोंके मामलेका विवरण" 


भारतीय शिष्ठमण्डलरू द्वारा पेश (जुलाई, १९०९) 


लन्दन 
जुलाई १६, १९०९ 
प्रतिनिधियोंकी नियाकित 

१. द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी एक सभा पिछठी १६ जूनको जोहानिसबगमें हमीदिया 
मसजिदके अहातेमें हुई थी। सभा ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा बुलाई गई थी और उसमें छगभग 
१,५०० भारतीय आये थे। पादरी कैनन बेरी, पादरी पेरी, श्री कैलेनबैक, वॉगल-दम्पति, श्री डैलो 
और अन्य यूरोपीय मित्र उपस्थित थे। वे विशेष निमंत्रणसे आये थे। द्वान्सवालके अधिकांश 
भागोंसे भारतीय समितियोंने सभामें पेश किये जानेवाले प्रस्तावोंके समर्थनमे तार भेजे थे। 
२. इस सार्वजनिक सभासे दो दिन पहले ३०० से ज्यादा ब्रिटिश भारतीयोंकी एक 
सभा संघके अध्यक्षके मकानपर हुई थी। उसमें [इंग्लेड जानेवाले | भारतीय शिष्टमण्डलके 
लिए प्रतिनिधियोंकी अन्तिम नामजदगी की गईं। उसी समय भारत जानेवाले दूसरे शिप्ट- 

मण्डलके प्रतिनिधियोंके नामोंपर सभामें चर्चा हुईं।' 


१, थे पत्र उपलब्ध नहीं हैं । 

२. यद्यपि इस विवरणका मूल मसविदा, जिसकी एक अप्रामाणिक प्रतिके कुछ अंश मात्र उपल्यध हैं, जद्दाज़- 
पर ही तैयार कर लिया ' गया था (देखिए शिष्टमण्डलकी यात्रा [२] . « -); किन्तु गांधीभीने रत्न पहुँचने 
प्र इसे प्रकाशनार्थ नहीं दिया, क्योंकि वे इसे तबतक प्रकाशित करवाना नहीं चाइते थे, जबतक यह ने भादूम 
हो जाये कि बातचीत असफल हो गई है । मसविदिमें मुख्यतः छॉड्ड एऐम्टहिलके कहनेपर कई संशोधन और 
परिवततेन किए गए थे । उन्होंने छोड एम्टहिले ३ भगरतके पत्रमें दिये गये सुझावोंकी भ्यानमें रखकर उस्तमें 
फेरफार किये, और उसको बढ़ाया; देखिए परिशिष्ट १४ । बादमें उन्होंने इस विवरणका एक संक्षिप्त रूप भी तेयार 
किया था । विवरणका एक पहलेका भपूर्ण मस॒विदा भी उपलब्ध है। दोनों विवरण और संक्षिप्त रूप पीछे एक 
पुस्तिकाफी शकलमें छापे गये थे, जिसका नाम था: द्रान्सवालवासी ब्रिटिश भारतीयोंके मामलछेका एक 
संक्षिपत विचरण (९ कन्लाइज़ स्टेटमेन्ट ऑफ दे ब्रिटिश इंडियन केस हच द द्ान्सवार ), और 
शिष्टमण्डलकी दक्षिण आफिकाकों रवानगीसे करीब एक सप्ताह ५ नवम्बरकों इससे अखबारोंके नाम लिखे पत्रके 
साथ प्रकाशनाथ दिया गया था । 

३. देखिए “ भाषण : सावेजनिक सभामें ”, पृष्ठ २०५२-५३ । 

४. यह सभा सावेजनिक सभासे तीन दिन पूर्व १३ तारीखको हुई थी । 

७५, देखिए परिशिष्ट १३ । 


२८८ सम्पूण गांधी वारसय 


३. हालमें हुई भारतीयोंकी ज्यादातर सभाओंमें सरकारी गुप्तचर मौजूद रहे है। 

४. सार्वजनिक सभामें प्रतिनिधियोंके जो नाम पेश किये जानेवाले थे, वे १५ जुनके 
“ट्रान्सवाल लीडर ' में प्रकाशित किये गये थे। 

५. इनमेंसे संघके अध्यक्ष श्री अहमद मुहम्मद काछलिया, संघके कार्यवाहक अध्यक्ष 
श्री इब्राहीम सालेजी कुवाड़िया, तमिल बेनिफिट सोसाइटीके अध्यक्ष श्री एस० एस० चेट्ठियार 
और श्री नादिरशा कामा, अन्य प्रमुख भारतीयोंके सहित, एशियाई पंजीयन अधिनियम 
(एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) का पाकन न करनेपर १५ और १६ जूनको गिरफ्तार कर 
लिये गये। 

६. सर्वश्री काछलिया और चेट्वियारकों सभा होनेके दिन और सभाके घोषित समयसे 
पहले ही, ५० पौंड जुर्माना न देनेपर तीन मासका सपरिश्रम कारावास दे दिया गया। 

७. सार्वजनिक सभा फिर भी हुई। उसमें तीन प्रस्ताव पेश किये गये, जो स्वीकार 
हो गये। सभामें उपस्थित १,५०० छोगोंमें से ६ ने मतभेद प्रकट किया। प्रस्ताव ये है: 


[ एक | द्वान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिने श्री अ० मु० काछलिया, 
श्री हाजी हबीब, श्री बी० ए० चेटद्नियार तथा श्री मो० क० गांधीको इंग्लैंड जाकर 
अधिकारियों तथा ब्रिटिश जनताके सामने वर्तेमान एशियाई संघर्ष-सम्बन्धी सच्ची स्थितिको 
रखने और भावी दक्षिण आफ्रिका संघके सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीयोंका दृष्टिकोण 
पेश करनेके लिए शिष्टमण्डलके रूपमें नियुक्त किया है। ट्रान्सवालवासी ब्रिटिश भारती- 
योंकी यह सभा इस प्रस्ताव द्वारा इन नियुक्तियोंकी पुष्टि करती है। 

[ दो | ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सार्वजनिक सभा इस प्रस्ताव द्वारा सर्वश्री ए० 
कामा, एन० गोपारू नायडू, ई० एम० कुवाड़िया और एच० एस० एल० पोलकको 
भारत जाने और भारतीय अधिकारियों तथा जनताके सामने द्रान्सवालके वर्तमान एशियाई 
संघर्षकी सच्ची स्थिति पेश करनेके लिए एक शिष्टमण्डलके रूपमें चुनती है। 

[ तीन | यह सभा सर्वेश्री काछलिया, कुवाड़िया, कामा और चेट्टियारकी आकस्मिक 
और अवांछनीय गिरफ्तारीपर सम्मानपूर्वक विरोध प्रकट करती है। सरकार अच्छी 
तरह जानती थी कि इससे पहलेके प्रस्तावोंमें उल्लिखित शिष्टमण्डलोंके सदस्य नियुक्त 
किये गये थे, या किये जानेवाले थे। यह सभा सरकारसे अनुरोध करती है कि वह 
उनको, वापसीकी ऐसी जमानत लेकर जो उसे मंजूर हो, इस शर्तंपर रिहा कर दे कि 
वे अपना काम पूरा करनेपर अदालत द्वारा दी गई सजा भोग छेंगे। 


८. प्रस्तावोंका सारांश तारसे सरकारकों भेज दिया गया था। उत्तरमें सरकारने कहा, 
उसने जब ऊपर बताई गई गिरफ्तारियोंकी हिंदायतें जारी कीं तब उसे यह जानकारी न थी 
कि गिरफ्तार किये जानेवाड़े भारतीयोंकी सूचीमें शामिल प्रतिनिधि आम सभा द्वारा चुन 
लिये जायेंगे। 

९. किन्तु, सार्वजनिक सभा द्वारा रस्मी चुनावके बाद भी, और पिछले १७ जूनको, भारत 
जानेवाले एक प्रतिनिधि श्री गोपाल नायडू कई अन्य तमिरू भारतीयोंके साथ गिरफ्तार कर 
लिये गयें। इस प्रकार सात भारतीय प्रतिनिधियोंमें से (आठवें श्री पोलक तो अंग्रेज हैं) 


१, देखिए “ प्रस्ताव; सावेजनिक सभामें ?, पृष्ठ २ण४ । 


दान्तवाल्वासी भारतीयोंके मामढेका विवरण २८९ 


पाँच अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये और नीचे हस्ताक्षर करनेवाले केवल दो 
अपने कामपर जानेके लिए स्वतन्त्र छोड़े गये। 
प्रतिनिधि कौन हैं? 

१०. श्री अहमद मुहम्मद काछलिया एक ब्रिटिश भारतीय व्यापारी हैं, जो ट्रान्सवालमें 
१८ वर्षसे है। वे विवाहित हैं और अपनी पत्नी और बच्चोके साथ जोहानिसबमरमें रहते है। 
वे प्रिदोरियाकी मसजिदके एक न्यासी (ट्रस्टी) हैं। वे जोहानिसबर्गकी हमीदिया मसजिदके 
और दर्भल मदरसा न्यासके भी न्‍्यासी है। पिछले नौ माससे वे ब्रिटिश भारतीय संबके अध्यक्ष 
हैं और अपने अन्तःकरणके आदेशपर तीसरी बार जेलकी सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने 
जब यह देखा कि सरकार एशियाई पजीयन अधिनियमके' अन्तर्गत किये गये जुर्माने बसूल 
करनेके लिए भारतीय व्यापारियोंका मारू बेव रही है तब उन्होंने अपना माल जिन व्यापारियोंसे 
उधार लिया था, उन्हीको सौंप देनेकी जरूरत महसूस की। किन्तु उनके लेनदारोंने उनकी 
इस कारवाईकों राजनीति [ चालू | समझा और यद्यपि उनके मालसे पूरी रकमकी वसूछाः हो 
सकती थी, फिर भी उसे जब्त करवा दिया। श्री काछलियाने इस कारवाईका कोई विरोध 
नहीं किया, और उनकी जायदादसे उनके लेनदारोंका पूरा भुगतान हो चुका है, हालाँकि 
जबरदस्ती वसूली होनेके कारण वे लगभग कंगारू हो गये है। 

११. श्री चेट्टियार पचास सालसे ज्यादा उम्रके एक बूढ़े आदमी है और अपने 
प्रिवारके साथ दस वर्षसे जोहानिसबर्गमें बसे हुए हैं। वे तमिलोंके नेता हैं और भारतीय 
संघर्षके सिलसिलेमें अब दूसरी बार जेल गये है। उनका उचन्चीस वर्षीय पुत्र भी ट्रान्सवालूकी 
एक जेलमें इसी उद्देश्यके लिए पाँचवी बार कद भुगत रहा है। 

१२. श्री हाजी हबीब उनतीस वर्ष पहले दक्षिण आफ्रिका आये थे और तबसे कतिपय 
महत्त्वपूर्ण भारतीय व्यवसायोंसे उनका सम्बन्ध रहा है। उनका विवाह द्वान्सवालमें हुआ था 
और बे अपने बच्चोंके साथ जोहानिसबर्गमें रहते है। वे प्रिटोरियाकी स्थानीय भारतीय समितिके 
अवैतनिक मन्त्रीका पद पिछले पन्द्रह सालसे सँभाल रहे हैं और इस सारे स्मयमें ट्रान्सवालके 
भारतीय जन-आन्दोलनोंसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। वे प्रिटोरियाकी मसजिदके स्थायी 
अवैतनिक मन्‍्त्री और प्रिठोरिया अंजुमन इस्लामके अध्यक्ष हैं। वे भारतीय समाजके उस 
भागके सदस्य हैँ जिसने सरकारसे राहत पानेकी व्यर्थ कोशिशें करनेके बाद शुरूसे ही एशियाई 
पंजीयन अधिनियम ( एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट ) को माना है। लेकिन इसको माननेका 
कारण बहुत-कुछ यह था कि समाज इसे न माननेसे होनेवाली भारी आर्थिक हानि सहनेमें 
असमर्थ था या सहना नहीं चाहता था। फिर भी अन्य भारतीयोंके समान उनके समाजने राहत 
पानेके प्रयत्न कभी शिथिल नहीं किये हैं। किन्तु श्री हाजी हबीब अब, जब कि उनके सैकड़ों 
देशवासी सामूहिक हितके लिए अकथनीय कष्ट भोग रहे है, अपनी जान और माहकी सुरक्षाका 
उपभोग करनेमें असमर्थ हैं। इसलिए उन्होंने प्रण कर लिया है कि यदि शिष्टमण्डलके राहत 
पानेके प्रयत्त असफल हुए तो वे कष्ट भोगनेवाले अन्य लोगोंके साथ मिल जायेंगे और अपने 
पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) का उपयोग न करेंगे। वे उस' ब्रिटिश भारतीय 
समझौता समितिके' संस्थापक और अध्यक्ष हैं जो जून मासमें सरकार तथा अन्यायका विरोध 


१, एशियाटिक रजिस्टेशन ऐक्ट । 
२, ब्रिटिश इंडियन कंसिलिएशन कमिथी । 


९-१६ 


२९० सम्पूणे गाँधी वाब्मय 


करके कष्ट भोगनवाले छोगोंमें बीच-बचाव करनेके लिए बनाई गई थी। समितिका उद्देश्य 
सरकारको भारतीय समाजकी बहुत ही उचित माँगें शोभनीय रूपसे स्वीकार करनेका अवसर 
देना और इस तरह समझौता कराना था। सरकारको एक प्रार्थतापत्र दिया गया था और 
पिछले १९ जूनको जनरलरू स्मट्ससे एक शिष्टमण्डल मिला था; किन्तु जनरल स्मट्सने 
कहा कि वे उन दो मुख्य मुद्दोंके सम्बन्धमें, जिसका उल्लेख आगे किया गया है, भारतीयोंकी 
प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते। 

१३. चौथे प्रतिनिधि श्री गाधी पिछले सोलह साछसे दक्षिण आफ़्िकामें बसे हुए हैं। 
वे इनर टेम्पलके बेरिस्टर, नेटाल सर्वोच्च न्‍्यायालयके वकील और ट्रान्सवालू सर्वोच्च न्याया- 
लयके अटर्नी है। वे टद्रान्सवालमें १९०३ से रहते और वकारुत करते आ रहे है। वे द्वान्सवालके 
ब्रिटिश भारतीय संघके अवैतनिक मन्त्री हैं और सन्‌ १८९३ से दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोके 
सार्वजनिक कार्यसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उन्होने पिछली लड़ाईमें भारतीय स्वयंसेवक 
आहत-सहायक दल (इंडियन वॉलंटियर एम्बुलेंस कोर) के सहायक अधीक्षक (सुपरिल्टेन्डेन्ट) के 
रूपमे सेवा की थी और जनरल बटरूरके खरीतोंमें उनका उल्लेख किया गया था। पिछले 
जूल विद्रोहके दिनोंमें भारतीय समाजने जो डोली-वाहक दल' (स्ट्रेचर बियरर कोर) संगठित 
किया था, उसमें भी उन्होंने काम किया था और उनको सार्जेन्ट-मेजरका पद दिया गया था। 
वे सन्‌ १९०६ में ट्रान्‍्सवालके भारतीयोंके संघर्षके सम्बन्धर्में लन्दन भेजे गये शिष्टमण्डलमें 
श्री हाजी वजीर अछीके सह-प्रतिनिधि थे। वे इस मामलेमें तीन बार जेल भोग चुके हैं। 
उनका पुत्र छः महीनेकी केदकी सजा भुगत रहा है, यद्यपि उसके पास छलॉडे मिलनर द्वारा 
जारी किया गया प्रमाणपत्र है और वह द्वान्‍्सवालका अधिवासी है। छोटे गांधीकी यह 
तीसरी जेलू-यात्रा है। जनवरी १९०८ के समझौतेके बाद, जिसका उल्लेख इस वकक्‍्तव्यमें आगे 
किया गया है, जब श्री गांधी सरकार और भारतीय समाजके बीच हुए समझौतेके सम्बन्धमें 
अपना कतंव्य पूरा करनेके लिए पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्रेशन ऑफिस ) जा रहे थे, उन- 
पर उनके कुछ वेशभाइयोंने बरी तरह हमला किया, क्योंकि उन्हें समझौतेपर भरोसा नहीं 
था और वे श्री गांधीके कार्यसे नाराज थे। 

१४, यह ध्यान देने योग्य बात है कि दिष्टमण्डल भेजनेका आग्रह ज्यादातर उन्हीं 
ब्रिटिश भारतीयोंने किया है जो अबतक इतने कमजोर रहे हैं कि आथिक हानि और कारा- 
वासका खतरा नहीं उठा सके और इसीलिए एशियाई कानूनकों माननेके लिए मजबूर हो 
गये हैं। किन्तु, उन्होंने प्रतिनिधियोंका पूरा खर्च अपनी इच्छासे देना स्वीकार किया है। 
इससे प्रकट होता है कि उनकी राहत पानेंकी इच्छा कितनी तीक्न है। 

संघर्षका संक्षिप्त इतिहास 

१५. यह आम तौरपर मंजूर किया जाता है कि लड़ाईसे पहले ब्रिटिश भारतीयोंकी 
स्थिति जितनी अच्छी थी, उसके बाद उतनी अच्छी कभी नहीं रही । टिप्पणी क' से यह ज्यादा 
अच्छी तरह प्रकट हो जायेगा। ट्रान्सवालमें ब्रिटिश झंडा फहरानेके बाद उस स्थितिमें लगातार 
बिगाड़ होता रहा है। १८८५ का कानून ३ (जिसके अन्तर्गत ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेवाले 


१, देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १७५७-६० । 
२. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३७८-८३ । 
३. देखिए पृष्ठ २१९८-९९; यह लोड एम्टहिल्के सुझावके अलुस्तार जोड़ा गया था; देखिए परिशिष्ठ १४ । 


टून्तवाल्बासी भारतीयोंके मामलेका विवरण २९१ 


प्रत्येक एशियाईको ३ पौंड कर देना और उसकी रसीद लेना आवश्यक होता है, एशियाई लोग 
बस्तियोके सिवा सर्वत्र भू-स्वामित्वके अधिकारसे वचित हो जाते है, उतका निवास ऐसी बस्तियोमें 
सीमित हो जाता है, और वे नागरिक बननेके अधिकारी नही रहते), जिसे साम्राज्य-सरकारने 
गलतफहमीके कारण और उस वक्‍त, मंजूर कर लिया था जब वहाँ केवल तीसके रूगभग 
भारतीय निवासी थे, विगत बोअर सरकार द्वारा कभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया 
था। भारतीय व्यापारियोके व्यापारमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया गया था और बस्ती-सम्बन्धी 
नियम कभी अमलमें नहीं लाये गये थे। बस्तियोंमें जानेके लिए निकाली गई सूचनाओंकी 
ब्रिटिश प्रतिनिधिकी सलाहसे उपेक्षा या अवजा की जाती थी और उसीकी सलाहसे भारतीय 
व्यापारी परवानों (लाइसेन्सों) के बिना व्यापार करते थे। ऐसा करनेपर वे ग्रिरफ्तार भी किये 
जाते थे, किन्तु ब्रिटिश प्रतिनिधिके हस्तक्षेप करनेपर बरी कर दिये जाते थे। भारतीयोंका 
प्रवेश बेरोक-टोक होता था। हाँ, उन भारतीयोंको, जो व्यापारके लिए राज्यमें बस गये थे, 
एक बार ३ पौड कर देना पड़ता था, और इस प्रकार अपने नाम दर्ज कराने पड़ते थे। 
इसका मंशा शिनाख्ती कार्रवाई करना हमगिज नहीं था। 

१६. ब्रिटिश कब्जा होनेके बाद यह सब बदल दिया गया। १९०२ में शान्ति-रक्षा 
अध्यादेश (पीस ग्रिज्ञवेशन ऑडिलेन्स) नामका एक कानून उपनिवेशकी शान्ति और सुव्यवस्थाके 
लिए खतरनाक लोगोंका प्रवेश रोकनेके उद्देश्स्से पास किया गया। इस अध्यादेशमें यूरोपीय 
और एशियाईका कोई भेद न था। यह सभीपर छागू था। किन्तु व्यवहारमें यह भारतीय 
प्रवासी-प्रतिबन्धक कानून (इमिग्रेशन रिस्ट्रिकक्‍शन ऐक्ट ) के रूपमें काममें लाया जाता था। एक 
बार १८८५ के कानून ३ को कठोरतासे लागू करनेका प्रयत्न किया गया। जब छॉर्ड रॉबर्ट्ससे 
राहत देनेकी प्रार्थना की गई, तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह असैनिक शासन स्थापित होनेके 
बाद भारतीयोंकी स्थिति सुधर जायेगी। जब असेनिक शासन शुरू हुआ तब छॉर्ड मिलनरसे 
निवेदन किया गया।' स्थानीय सरकारने कई बार स्थितिमें सुधार करनेके प्रयत्न किये; 
किन्तु उन्हें सफल बनानेके लिए पर्याप्त दृढ़ताका अभाव था। उपनिवेशपर नये ब्रिटिश 
कब्जेसे कितने ही अनक्लिटिश कानूनोंको -- जिनमें उतने ही अब्रिटिश एशियाई-विरोधी कानून 
भी है -- खत्म करनेका सुनहरा मौका मिला था, छेकिन उसकी उपेक्षा कर दी गई, या उसे 
निकल जाने दिया गया। उसके बाद सुधारके जो भी प्रयत्व किये गये, सब असफल होते 
गये - और परिणामतः ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति अधिकाधिक बिगड़ती चली गई। 

१७. छॉड मिलनरने (१९०४ में ) १८८५के कानून ३की एक धाराका उपयोग 
( ब्रिटिश भारतीयोंकी सलाहसे ” ) उपनिवेशके प्रत्येक एशियाईकी शिनाख्तके छिए किया और 
इस तरह कानूनके क्षेत्र और उद्देश्यमें परिवर्तत कर दिया। इस व्यवस्थाके अन्तर्गत और इस 
लिखित वादेके अनुसार कि यह शिनार्त आखिरी होगी, उपनिवेशमें रहनेवाले रूगभग प्रत्येक 
ब्रिटिश भारतीयने प्रमाणपत्र ले लिया, जिसमें उसका पूरा हुलिया और अँगूठेका निशान 
था। फिर भी उत्तरदायी शासन मिलनेसे ठीक पहले तत्कालीन उपनिवेश-सचिव श्री डंकनने 
(१९०६ में) एक विधेयक (बिल) पेश किया, जिसमें छॉर्ड मिलनरके वादेकी उपेक्षा की 


१, देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३९६ । 
२, वेही, पृष्ठ ३२९४-३१ । 
३. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३९२-९३' 


२९१ सम्पूणे गांधी वाडमय 


गई थी। उससे उक्त प्रमाणपत्र रद हो गये और प्रत्येक भारतीय और एशियाईको एक दूसरा 
शिनाख्ती टिकट लेना अनिवार्य हो गया। उस कानूनमें दूसरी भी कई अत्यन्त आपत्तिजनक 
धाराएँ थी, जिनको यहाँ बतानेकी जरूरत नहीं है। भारतीय बहुत क्षुव्ध हुए । उन्होंने निश्चय 
किया कि यदि थह कानून मंजूर किया गया तो वे इसका पालन नहीं करेंगे। 

१८. (१९०६ के उत्तराधमें) एक शिष्टमण्डल इंग्लैंड आया, लॉ एलगिनसे मिला और 
विधेयक (बिल) नामंजूर कर दिया गया। 

१९, इसके बाद (१९०७ के शुरूमें ) उत्तरदायी सरकार बनी । नई संसदका करीब-करीब 
सबसे पहला काम उक्त कानूनकों केवल एक निरर्थक शाब्दिक परिवर्तेतके साथ बहाल करना 
था। इस परिवरतेनसे कानूनकी आपत्तिजनक धाराएँ किसी भी तरह प्रभावित नहीं होती 
थीं। भारतीयोंकी आपत्तियोंके बावजूद यह जल्दीसे ससदममें पास कर दिया गया और इसपर 
२मार्च १९०७ को सम्राटकी स्वीकृति मिल गई। जब यह कानून श्री डंकन द्वारा पेश किया 
गया था, तब यह कहा गया था कि यह अस्थायी होगा और इसकी जगह एक प्रवासी 
कानून बनाया जायेंगा। 

२०. किन्तु जब एक प्रवासी विधेयक (इमिग्रेशन बिल) भी पास कर दिया गया, 
और उसी अधिवेशनमें पास कर दिया गया, तब यह पता चला कि उससे एशियाई-विधेयक 
( अब कानून ) रद नहीं हीता, बल्कि उसे इस विधेयकसे जोड़कर देखनेपर नतीजा यह 
निकलता है कि घुमा-फिराकर भारतीयोंके प्रवासका पुरा निषेध हो गया है। इसलिए इन दोनों 
कानूनोंके मिलनेसे औपनिवेशिक कानूनके इतिहासमें पहली बार प्रवासके सम्बन्धमें रंग या 
जातिके आधारपर प्रतिबन्ध रछूगता है। (दोनों कानूनोंको जोड़कर पढ़नेसे भारतीय प्रवासका 
पूरा निषेध कैसे होता है, इसके लिए देखिए टिप्पणी 'ख ।)' 

२१. जनवरी १९०८ में एशियाई कानून ( १९०७ के कानून २ ) की धाराओंकों लागू 
करनेके लिए सक्रिय कदम उठाये गये। भारतीयोंने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार उसको माननेसे 
इनकार कर दिया और उनके नेताओंपर मुकदमे चलाये गये तथा उनको कैदकी सजाएँ दी गई। 

२२. ट्रान्सवाल लीडर ' के सम्पादक श्री अल्बर्ट कार्टराइटके हस्तक्षेपसे एक समझौता 
हुआ। यह अंशतः: लिखित और अंशतः: मौखिक था। भारतीयोंका कहना हैं कि जनरल 
स्मट्सने, अपनी मर्जसि शिताख्त करा लेनेपर, एशियाई कानून वापस ले लेने और उनकी 
स्वेच्छया कराई गईं शिनाख्तको एक दूसरे कानूनसे कानूतवी रूप दे देनेका वचन दिया था। 
उनके विचारसे अच्छा यह होगा कि इसके लिए प्रवासी विधेयकर्में, जो अब कानून बन गया 
है, संशोधन कर दिया जाये। ( समझौतेके विस्तृत ब्योरेके लिए टिप्पणी 'ग देखें।) 
भारतीयोंने अवश्य ही समझौतेका अपना दायित्व पुरा कर दिया है, और तब अधिनियमको 
रद करनेकी माँग की है। 

२३. सरकारकी ओरसे जनरल स्मट्सका कहना है कि उन्होंने कानूनको रद करनेका 
कोई वचन नहीं दिया था; हालाँकि वे यह मंजूर करते हैं कि उनके और श्री गांधीके बीच 
उसको रद करनेके सवाहूपर बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि शायद श्री गांधीकों 
गलतफहमी हो गई है। 


१ और २. देखिए पृष्ठ १९९-३०० । इन्हें लॉड ऐम्टहिलके सुझावोंके अनुसार जोड़ा गया था; देखिए परिशिष्ठ १४ । 


टान्सवालवासी भारतीयकि मामछेका विवरण २९३ 


२४. जो तथ्य सिद्ध हो चुके हैं और मान लिये गये है, वे ये है: 

(क) श्री गांधीने श्री स्मट्सको उनकी अनुमतिसे (२२ फरवरी, १९०८ को) एक 
विधेयकका मसविदा' भेजा था, जिसकी एक धारासे कानून रद होता था। इसकी प्राप्ति 
स्वीकार की गईं थी और रद करनेके प्रस्तावका कभी खण्डन नहीं किया गया। 

(ख) समझौता होनेके दो दिन बाद जनरल स्मद्सने एक सार्वजनिक सभामें 
(६ फरवरी १९०८ को) कहा था कि “ मैने उनसे कह दिया है कि जबतक देशझमें 
एक भी एशियाई ऐसा है जिसका पंजीयन न हुआ हो, तबतक कानून वापस नहीं 
लिया जायेगा ” और यह भी कि “ जबतक देशका प्रत्येक भारतीय पंजीयन नहीं करा 
लेता तबतक कानून वापस नहीं लिया जायेगा /। 

(ग) असलमें जनरल स्मट्सने (१३ जून, १९०८ को ) प्रवासी कानूनमें संशोधनका 
एक मसविदा तैयार और प्रचारित भी किया था। उससे एशियाई-कानून रद तो होता 
था परन्तु उसमें उन्होंने नई शर्ते रख दी थीं। उनमें से एक यह थी कि ब्रिटिश भारतीय, 
चाहे उनका दर्जा कुछ भी हो, निषिद्ध प्रवासी समझे जायें। उन्होंने यह शर्तें लगा दी 
कि इन नई धाराओंको भारतीय मंजूर कर हें, तभी एशियाई कानूनको रद करनेका 
संशोधन पास किया जायेगा। भारतीय नई शझ्तोको मंजूर नहीं करना चाहते। 

२५. संक्षेपमें, भारतीयोंने नई शर्ते नहीं मानी, इसलिए कानून रद नहीं किया गया। 
ये नई शर्ते उनको मान्य नहीं थी, क्योकि पहली तीन शर्तेसि उन भारतीयोंका, जो इस समय 
द्रान्सवालके अधिवासी हैं, उपनिवेशमें रहनेका अधिकार छिनता था; और चौथी दझतेंसे, जैसा 
ऊपर कहा गया है, राष्ट्रीय अपमान होता था, क्योकि उससे ब्रिटिश भारतीयोंका, चाहे वे 
कितने ही सुसंस्कृत क्‍यों न हों, प्रवेश प्रजातीय आधारपर निषिद्ध हो जाता था। इस प्रकार 
यह साफ है कि कानून रद नहीं किया गया, और इसमें भारतीयोंका कोई कसूर नहीं 
था। जनरल स्मदसने समझौतेकी लिखित और स्पष्ट शर्तें भी तोड़ दीं, क्योंकि यद्यपि लिखित 
समझौतेके अनुसार (देखिए टिप्पणी 'ग) १९०७ का काबून २ स्पष्टत: उत्त छोगोंपर लागू 
नहीं किया जाना था, जिन्होंने स्वेच्छथा अपनी घधिनाख्त करा ली थी; और यद्यपि उनकी 
शिनाख्तको एक अरूग अधिनियम द्वारा कानूनी रूप दे दिया जाना था, फिर भी ऐसे भारतीयोंकों 
१९०७ के कानून २ के अन्तर्गत छानेके उद्देश्यसे (११ अगस्त, १९०८ को ) एक विधेयक 
प्रकाशित किया गया।' 

२६. जनरल स्मटस द्वारा समझौतेके इस दुहरे भंगके परिणामस्वरूप भारतीयोंने (१६ 
अगस्त, १९०८ को) एक सार्वजनिक सभा बुलाई। उसमें उन्होंने स्वेचछया लिये गये २,५०० 
प्रमाणपत्र जलाये और इस प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि उनपर मुकदमे चलाये 
जा सकें। इसके फलस्वरूप शासक-वर्ग, प्रगतिवादी नेताओं और श्री गांधी तथा श्री क्विन 
(चीनी नेता ) का एक सम्मेलन (१८ अगस्त, १९०८ को ) हुआ। बहुत थोड़े समयकी सूचनाके 
कारण संघके अध्यक्ष श्री ईसप मियाँ इसमें शामिल नहीं हो सके। 


१, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १०००-०१ । 

२, सूलमें “७ अगस्त, १९०९१ है । 

३. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४४३-४० और ४४८-४९ । यह भनुच्छेद लॉड ऐॉटहिल्के सुझावके अनुसार फिर 
लिखा गया था; देखिए परिशिष्ट १४ । 

४५ भूलमें ““ १९०९?” दिया गया है, जो छपाईकी भूछ है । देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४५५ । 


२९४ तम्पूणे गांधी वाढमय 


२७. इस सम्मेलनके फलस्वरूप एक नया विधेयक पेश किया गया जिसमें स्वेच्छया 
पृजीयन (रजिस्ट्रेशन) करानेवाले छोग एक अछूग कानूनके अन्तर्गत रखे गये। कानूनको रद 
करनेके प्रश्नपर भी विचार किया गया; किन्तु सरकार इस प्रस्तावकों सुननेके लिए तैयार 
नहीं थी; वह कहती थी कि कानून अमलसे बाहर समझा जायेगा। ऊंची शिक्षा पाये हुए 
भारतीयोंके प्रवेशके प्रशनपर भी विचार किया गया; किन्तु प्रवासी काननके अन्तर्गत किसी 
तरहकी राहत देनेका वचन नहीं दिया गया। जनरल स्मट्सनें बस इतना कहनेकी उदारता 
दिखाई कि ऐसे लोगोंकों अस्थायी अनुमतिपत्र (परमिट) दे दिये जायेंगे। 

२८. इसलिए इस सम्मेलनके परिणामपर विचार करनेके लिए (२० अगस्त, १९०८ को ) 
एक दूसरी सार्वजनिक सभा बुलाई गईं, और उसमें यह तय किया गया कि नये विधेयक 
( बिल ) को तबतक स्वीकार न किया जाये, जबतक १९०७ का कानून २ रद नहीं किया 
जाता और उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंको शिक्षा-सम्बन्धी और अन्य परीक्षाएँ-- चाहे वे 
कितनी ही कड़ी क्‍यों न हों -- पास करनेके बाद सामान्य प्रवासी कानूनके अन्तर्गत अधिकृत 
तौरपर प्रवेश करनेका हक नहीं दिया जाता।' 

२९. किन्तु सरकारने भारतीयोंकी आपत्तिके बावजूद नये विधेयककों पास कर दिया। 
नये विधेयकर्में कुछ दोष है, जिनको यहाँ बतानेकी जरूरत नहीं है। वे साम्राज्य-सरकारकों 
दिये गये एक अन्य प्रार्थवापत्रमें' गिनाये गये थे। उनके अलावा यह विधेयक सामान्यतः: 
स्वीकार्य है। 

प्रमुख प्रइन 


३०. नये विधेयक (बिल) से उत्पन्न कुछ छोटे-मोटे मुद्दोंके अलावा, द्रान्सवाल सरकार 
और ब्रिटिश भारतीयोंके बीच प्रमुख प्रश्न ये हैं: 

(१) सन्‌ १९०७ के कानून २को रद करना; ओर 

(२) उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंका दर्जा। 

३१. द्वान्‍्सवाल सरकारका कहना है कि ये दो मुद्दे स्वीकृत-जैसे ही हैं, क्योंकि --- 

(१) सन्‌ १९०७ का कानूतव २ अमलके बाहर समझा जायेगा, और 

(२) उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय नये एशियाई विधेयककी एक धाराके अन्तर्गत 
अस्थायी अनुमतिपत्र (परमिट) प्राप्त कर सकते हैं, और इन अनुमतिपन्नोंको अनिरिचत 
समयतक बहाल रखा जा सकेगा। 

३२. भारतीयोंका कहना है कि: 

(१) यदि १९०७ का कानून २ अमलके बाहर समझा जायेगा तो उसको उप- 
निवेशकी विधान-संहिता (स्टैच्यूट बुक) में बनाये रखनेसे कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध 
नहीं हो सकता। भारतीय (वादा-खिलाफियोंके कारण) शंकाल हो गये हैं और एक 
कानूनके अमल-बाहर होने और फिर भी देशके कानूनोंका भाग बने रहनेका मतलब 
उनकी समझमें नहीं आता। यदि कानून केवल मतदाताओंको सनन्‍्तुष्ट रखनेके लिए 
कायम रखा जा रहा है, तो वे चूंकि ज्यादा अक्लमन्द हैं, इसलिए उन्हें यह समझ 


१, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४७५६-५९ । 
२. देखिए “ प्रा्थनापत्र : उपनिवेश-मन्त्रीकों ”, पूष्ठ- १७-२८ । 


दान्तवाल्वासी भारतीयोंके मामकेका विवरण २९७ 


सकना चाहिए कि एक कानूनकों अमल-बाहर उपनिवेशकी विधान-संहितामें जगह घेरनेकी 
कोई जरूरत नहीं है। और अन्तिम बात यह है कि सरकारते कानूनको अमरू-बाहर 
घोषित तो कर दिया है, फिर भी जब-कभी सरकारको अनुकूल पडा है तब वह 
भारतीयोंके विरुद्ध अमलमें छाया जाता रहा हैं, और भविष्वयें थी कभी उसके 
अमलगे लाये जानेगें कोई रुकावट नहीं है। 

(२) यदि द्वान्सवाल सरकार उच्च विक्षा-प्राप्त भारतीयोंकों आने देनेके लिए 
रजामन्द है, तो वह उनको प्रवासी कानूनके अन्तर्गत भी आने दे सकती हैं। यदि 
सरकारका मंशा सब भारतीयोंको अपमानित करनेका नहीं है, तो सरकारके लिए इसका 
कोई महत्त्व नहीं है कि शिक्षित भारतीय एशियाई-कानूनके अन्तर्गत आते है या 
प्रवासी-कानूनके अन्तर्गत। भारतीयोंके लिए यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। प्रवेशका 
तरीका ही उनके लिए सब-कुछ है। बीस या बीससे ज्यादा भारतीय ट्रान्सवालमें 
रियायतके चोर दरवाजेसे आयें और शर्तंपर रिहा कैदीकी तरह सरकार जबतक चाहे 
तबतक उपनिवेशमें रहनेके अधिकारी हों, इसकी अपेक्षा उनको ज्यादा चिन्ता यह हैं कि 
एक ही शिक्षित भारतीय, जो उपनिवेशमें प्रवेश करे, सामान्य-प्रवासी कानूनके अन्तर्गत 
और अधिकारके सिहद्वारसे प्रवेश करे। 


३३. शिक्षित भारतीयोंका यह प्रश्न सबसे पेचीदा है। ब्रिटिश भारतीयोंको ट्वान्सवालमें 
भर देनेंकी कोई इच्छा है ही नहीं। भारतीय मानते है कि दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश और 
बोअर आबादीकी प्रधानता रहनी चाहिए। किन्तु उनका कहना यह है कि उस नीतिपर अमल 
करके द्वान्सवाल उपनिवेशकों हमारा राष्ट्रीय अपमान न करने दिया जाये। 

३४, इसके अलावा, जो भारतीय द्वान्सवालके अधिवासी हैं, उन्हें यदि अपना सामाजिक 
और नैतिक स्तर ऊँचा करना है, तो अपने उच्च शिक्षा-प्राप्त भाइयोंकी सहायताकी जरूरत 
उन्हें पड़ेगी ही। अपनी नेकनीयती साबित करनेके लिए वे घोषित करते हैं कि यदि श्रवासी- 
कानूनपर ऐसा अमल भी किया जाये कि किसी वर्ष-विशेषमें कमसे-कम (जैसे छः) भारतीय 
आ पायें तो भी उनको आपत्ति न होगी। जहाँ वे कानूनी असमानता और कानूनी भेदभाव- 
पर आपत्ति करते हैं, वहाँ वे प्रशासनिक भेदभावकों सहन करनेके लिए तैयार हूँ। यही 
बात आज आस्ट्रेलियामें की जा रही है। द्वान्सवालमें यह उपर्युक्त शान्ति-रक्षा अध्यादेश 
(पीस प्रिजर्वेशन ऑडिनेन्स) के अन्तर्गत किया गया था। उनका यह भी निवेदन है कि यदि 
वर्तमान कानूनसे पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलता है तो कानूनमें अभीष्ट दिश्षामें 
संशोधन “किया जा सकता है, किन्तु इस तरह नहीं कि जिससे प्रजातीय भेदभाव स्थायी 
बन जाये। 

नये संकिधानमसें 

३५, यदि ब्रिटिश भारतीयोंको अन्ततः दक्षिण आफ़्रिकासे निकाल बाहर नहीं करना है या 
वहाँसे उनका अस्तित्व मिटा नहीं देना है तो वये संविधानके अन्तर्गत उनकी स्थिति सावधानीसे 
सुरक्षित करनेकी जरूरत है। उनका लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। केप और नेठालमें 
उन्हें जो थोड़ा-बहुत प्रतिनिधित्व प्राप्त रहा है, उसका नये संविधानके अन्तर्गत कोई प्रभाव 
नहीं रहेगा। न्‍यदि साम्राज्यीय सत्ता समुचित रूपसे कायम न रखी गई तो दक्षिण आफ्रिकाका 
यूरोपीय संघ भारतीयोंके निहित हितोंकों नष्ट कर देगा | ऑरेंज रिवर कालोनीमें भारतीयोंको 


२९६ सम्पूणे गांधी वाड्सय 


नौकर-चाकरोंके अलावा किसी अन्य रूपमे प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। ट्रान्सवालमें उपर्युक्त 
कानून तो लागू है ही, उनका अपने लिए विशेष रूपसे निर्धारित बस्तियोंके अलावा कहीं दूसरी 
जगह जमीन खरीदनेका अधिकार भी छीन लिया गया है; और बस्तियोमें जमीन खरीदनेके 
इस अधिकारपर भी रोक छगा दी गई है। नेटालूमें उपनिवेशके परवानता कानूनके एकांगी 
और अत्याचारपूर्ण प्रशासनके द्वारा भारतीय व्यापारियोंको भूखों मारा जा रहा है। 
छोटी-मोटी शिकायतें तो दक्षिण आफ्रिका-भरमें इतनी ज्यादा है कि उन्हें विस्तारसे दिया 
नही जा सकता। वे भारतीयोंके दैनिक जीवनको प्रभावित करती है; और उन्हें लगातार 
यह याद दिलाकर, कि इस उपमहाद्वीपमें चमड़ेका रंग भूरा होना गुनाह है, उनका जीना 
प्राय: दृभर कर देती हैं। दक्षिण आकफ्रिकाम कानून बनानेके पीछे साफ-साफ यह मंशा होता है कि 
जिस अनुपातमें यूरोपीय जातियोंकी स्वतन्त्रतामें वृद्धि की जायें, उसी अनुपातमें भारतीयोंकी 
स्वृतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगाये जायें। 

३६. इसलिए, साम्राज्यके खयालसे भी और भारतीय दृष्टिकोणसे भी यह बात सर्वोपरि 
महत््वकी है कि ट्रान्सवालवासी भारतीयोंके प्रश्नकों सन्‍्तोषजनक रूपसे हल किया जाये। इस 
बातमें कोई शक नहीं कि ट्रान्सवाल दक्षिण आफ़िकाका प्रमुख राज्य है। वह नेतृत्व करता 
है; अन्य राज्य उसका अनुसरण करते है। इसलिए यदि द्वान्सवालके भारतीयोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले कानूनोंको दृढ़ और न्यायपूर्ण आधारपर पहले ही स्थित नहीं किया जाता, तो 
संघके अन्तर्गत निश्चय ही ट्रान्सवालके कानूनोंका अनुसरण किया जायेगा, और तब साम्राज्य- 
सरकार -राहत देनेमें असमर्थ होगी। 

भारतीयोंकी प्रतिज्ञा 

.. ३७. इसके अतिरिक्त, भारतीय उपर्युक्त राहत प्राप्त करनेके लिए एक गम्भीर प्रतिज्ञासे 
बँधे हुए है -- भले ही इसके लिए उन्हें अनिश्चित काल तक जेल भोगनी पड़े या और 
भी ज्यादा कष्ट उठाना पड़े। इसके फलस्वरूप पिछले ढाई वर्षके संघर्षमें २,५०० से अधिक 
लोंगोंको कारावास मिला और उनमें से अधिकांशका कारावास सपरिश्रम था। जेलका जीवन 
सर्वथा असह्य रहा है। भारतीय कैदियोंको और दक्षिण आफ्रिकी वतनियोंकों एक वर्गमें और 
एक साथ रखा जाता है। भारतीयोंका दो तिहाई भोजन भी वही होता है जो वतनियोंका 
है। ट्रान्‍्सवालमें राजनीतिक अपराध-जेसी कोई चीज ही नहीं है। भारतीय कीदियोंको, जिन्हें 
स्वयं जनरल स्मट्सने अन्तरात्माकी आवाजके आधारपर आपत्ति करनेवाले बताया है, बरेसे-बूरे 
अपराधियोंके साथ जेलमें रखा जाता है। उनसे जैसे श्रमकी अपेक्षा की जाती है वह सामान्यत: 
कठोर प्रकारका होता है। जिन भारतीयोंने कभी भारी बोझा नहीं उठाया या कठोर परिश्रम 
नहीं किया, उनसे बुरेसे-बुरे काफिर कंदियोंके साथ-साथ भारी सामानसे लदे ठेले खींचने, 
गड़ढे खोदने और सड़कोंकी मरम्मत करने-जेसे काम लिये जाते हैं। 

३८. अनेक भारतीय परिवार कंगाल बना दिये गये हैँ। कई परिवार छिन्न-भिन्न हो गये 
हैं। और बहुत-से परिवार, जिनके कमाऊ सदस्य ट्रान्सवालकी जेलोंमें पड़े है, अब अपने दैनिक 
निर्वाहके लिए सार्वजनिक दानपर निर्भर हैं। 

३९. कुछ समयसे सरकारने पुर्तंगाली अधिकारियोंके साथ एक गुप्त समझौता करके उन 
लोगोंको, जो एशियाई कानूनकी धाराओंका पालन नहीं करते और जिनके विरुद्ध कानूबकी 
निर्वासन-सम्बन्धी घाराओंके अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है, भारतको निर्वासित करना आरम्भ 


दान्यवाल्वासी भारतीयोंके मामढेका विवरण २९७ 


कर दिया है। इस कारवाईसे बालक अपने माता-पिताओंसे अकूग कर दिये गये है; और 
दक्षिण आफ़िकामें उत्पन्न लड़कोंको, जिनके लिए भारत विदेश है, बिना एक पाईके भारत भेज 
दिया गया है। और, यद्यपि छॉड क्र ने इस बातका खण्डन किया है कि द्वान्सवालके अलावा 
अन्य दक्षिण आफ़रिकी उपनिवेश्ञोंके अधिवासी भी निर्वासित किये जाते है, फिर भी ऐसी घटना 
कमसे-कम एक तो हुईं ही है। उक्त मामलेमें एक भारतीयको निर्वासित करके भारत भेज 
दिया गया है, यद्यपि उसमें शैक्षणिक योग्यता थी तथा वह इस कारण नेटाल या केपमें 
रह सकता था और उसको डेलागोआ-बेका अधिवास भी प्राप्त था। 

४०. ये हैं वे साधव जिनका प्रयोग सरकार प्रतिज्ञाबद्ध भारतीयोंकों अपनी इच्छाके 
अनुकूल झुकानेके लिए कर रही है। यद्यपि इन प्रयत्नोंमें वह अंशतः सफल हो गई है, लेकिन 
अभी ऐसे लोगोंकी खासी बड़ी संख्या शेष है जिनमें कमजोरीके कोई लक्षण नहीं दिखाई 
देते। उनमें एक तो श्री दाउद मुहम्मद है, जो मुसलमानोमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, और 
दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके निविवाद नेता हैँ। उनकी उम्र पचास सालसे अधिक है, और वे 
वर्षोसि ट्रान्सवालके निवासी है। दूसरे मान्य नेता है श्री पारसी रुस्तमजी। वे एक अत्यन्त प्रमुख 
पारसी है। उन्होंने (दूसरे धर्मोके बच्चों तक की) शिक्षाके लिए सैकड़ों पौड खर्चे किये है। 
ये दोनों सज्जन छः: मासका सपरिश्रम कारावास भोग रहे हैं। दो भूतपूर्व सार्जेट भी, जिन्होंने 
गत जूलू-विद्रोहमें काम किया था और जिन्हें तत्सम्बन्धी पदक प्राप्त हुए है, उतने ही दिनोंकी 
कद भुगत रहे है। इस समय अच्तरात्माकी पुकारपर आपत्ति करनेवाले लगभग एक सौ व्यक्ति 
जेल काट रहे हैं, और इनमें से अधिकतर इस संघर्षमें एकाधिक वार जेल जा चुके है। 


यूरोपीय कमेट) 

४१. भारतीयोंके कष्टोंमें उनके प्रति सहानुभूतिसे प्रेरित होकर और उनके उद्देश्यके 
औचित्यमें विश्वास करते हुए जोहानिसबर्गके कतिपय प्रमुख यूरोपीयोंने उन्हें राहत दिलावेके 
लिए अपनी एक समिति बनाई है। इस समितिके अग्रणी है विधानसभाके सदस्य श्री विलियम 
हॉस्केन। समिति इस मसामलेमें सरगर्मीसे काम कर रही है। 


उपसहार 

४२. अब निवेदन यह है कि जनरल स्मदस द्वारा किये गये वादेके अछावा, दोनों भारतीय 
माँगें तत्वतः न्यायसंगत हैं; उनको स्वीकार करता सरकारके लिए कठिन नहीं है; और उनको 
स्वीकार करानेके लिए द्वान्‍्सवालके भारतीयोंने एक हलूम्बे अर्सेतक निरन्तर दुःख झेला है। 
इन स्थितियोंमें वे अनुभव करते हैं कि उनकी प्रतिज्ञाकी रक्षा की जानी चाहिए और अगर 
साम्राज्य-सरकार विदेश्षोंमें ब्रिटिश प्रजाजनोंकी रक्षा करना चाहे तो स्वशासित उपनिवेश्ञोंकी 
इच्छाओंका खयाल रखनेकी बात उसमें आड़े नहीं आनी चाहिए --विद्येषत: तब, जबकि 
इन प्रजाजनोंकों प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो, जैसा कि इस मामलेमें है।' 


१, अपने मूल रूपमें यह अनुच्छेद ऐसा नहीं था। उप्तमें लॉडे ऐम्टहिलके सुझावपर, जो उन्होंने अपने ४ 
अगस्तके पत्रमें दिया था, संशोधन कर दिया गया था । पत्रमें उन्होंने सलाह दी थी कि “ यह बदनेसे हमें साम्राज्य 
सरकारका सदभाव प्राप्त नहीं होगा कि वह “अपने कतैव्यते भागती रही? है, चाहे इस बातमें कितनी भी 
सचाई क्यों न हो । और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें उसका सदूभाव प्राप्त करना ही है | यह बह तो 
केसा रहे कि अगर साम्राज्य-सरकार उपनिवेशोंमें ब्रिटिश प्रजाजनोंकों रक्षा उसी तरह करना चाहे जिस तरह वह 
विदेशोंमें करती है तो ओऔपनिवेशिक स्वशातनके प्रति आदर-भाव उसमें भाड़ नहीं आता??? 


२९८ सम्पूणे गांधी वाढ्सय 


वद्तव्यकी यादु-टिप्पणी 

उपर्युक्त विवरण तैयार करनेके बाद प्रतिनिधियोंकों एक तार मिला है, जिससे ज्ञात 
होता है कि नागप्पत नामक एक भारतीय युवक, जिसे गत २१ जूनको संघर्षके सिलसिलेयें 
दस दितका सपरिश्रम कारावास दिया गया था, ३० जूनकों मरणासन्न अवस्थामें जेलसे रिहा 
किया गया और वह ६ जुलाईको चल बसा। तारके अनुसार आरोप ये हैं कि कड़ाकेकी 
सर्दी पड़ रही थी; जो कम्बल दिये गये थे वे अपर्याप्त थे, वतनी वार्डरोंने पाशविक व्यवहार 
किया; और चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध नहीं हुईं। उसी तारमें आगे कहा गया है कि 
दक्षिण आफ्रिकाके एक प्रमुख भारतीय --- श्री दाउद मुहम्मदकों, जिनकी उम्र पचास वर्षसे 
अधिक है और जो छः मासका कारावास भोग रहे थे, वीमारीके कारण छोड़ दिया गया। 
तारकी तारीख १२ जुलाई है, और अगर उन्हें वागप्पतकी मृत्युके बाद छोड़ा गया हो तो 
वे पाँच महीनेकी सजा पूरी कर चुके थे। 

टिप्पणी 'क* 


बोअर शासनके अधीन 
एशियाई स्वतन्त्रतापूर्वक गणराज्यमें प्रवेश 
कर सकते थे, और १८८५ के बाद ३ पौंड 
देकर वहाँ निवास और व्यापार कर सकते थे | 


(१८८ ६में संशोधित) १८८५ के कानून 
३ द्वारा अपेक्षित “पंजीयन ” (रजिस्ट्रेशन) में 
हुलिया देना शामिल नहीं था। उसमें ३ पोंडी 
शुल्कका भुगतान करने और भुगतानकी रसीद 
रखनेकी ही बात थी। 


एशियाइयोंको नागरिक (वर्गर) के अधिकार 
नहीं दिये गये थे। 


+ 


एशियाई बस्तियोंकी छोड़कर अन्यत्र एशियाई 
अचल सम्पत्ति नहीं रख सकते थे। 


(बिटिश साज्राज्यमें मिलाये जातेके बाद 

केवल उन्हीं एशियाइयोंको फिर प्रवेश 
करने दिया गया है जो यह सिद्ध कर सके 
हैं कि वे युद्धसे पहले यहाँ रहते थे। 


लॉर्ड मिलनरकी सलाहके अनुसार एशियाइ- 
योंने १९० रेमें जो पंजीयन” स्वेच्छासे स्वीकार 
किया था उसमें पूरा हुलिया देना शामिल था। 


१९०७ के कानूनके अन्तर्गत पुन: -- 
पंजीयन कराना अनिवायें और तफसीलके 
लिहाजसे ज्यादा अपमानजनक है। यह आठ 
बरस और इससे अधिक आयुके सब बच्चों- 
पर छाग्‌ होता है। पुन:-पंजीयन न कराने 
पर जुर्माना, कंद और देश-निकाछा हो सकता 
है। (१९०८ के कानून ३६ के जरिये अब इसमें 
परिवर्तत किया जा चुका है।) 


एशियाइयोंकी, जिनमें ब्रिटिश भारतीय 
भी शामिल हैं, नगरपालिकाके अधिकारों और 
राजनीतिक अधिकारों, दोनोंसे वचित रखा 
गया है। 


यह स्थिति आज भी कायम है। 


टान्सवालवासी भारतीयोंके मामकेका विवरण 


एशियाइयोंकोी उनके लिए विशेष रूपसे 
नियत गलियों, महल्लों और बस्तियोंमें हटाया 
जा सकता था। 


उपर्युक्त निर्योग्यताएँ थोपनेवाल्ला कानून ३ 
यद्यपि लगभग अनिवाये था, फिर भी ब्रिटिश 
भारतीयोंकों महामहिम सम्रादकी सरकारका 
संरक्षण प्राप्त था। 


ब्रिटेनके जिम्मेदार मन्त्री ब्रिटिश भारतीयोंके 
लिए साम्राज्यकी सभ्य प्रजाकी बराबरीके 
अधिकार दिये जानेकी माँग करते थे। ब्रिटेनकी 
सरकारने द्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकों उनके 
उचित अधिकार वापस दिलानेका वचन दिया 
था। 


बोअर कानूनके विरुद्ध भारतीयोंकी आपत्ति- 
योंका साम्राज्य-सरकारने समर्थन किया था, 
और बोअर गणतन्‍्त्रका यह आग्रह कि उसे अपने 
राज्यकी सीमाओंमें रहनेवाले एशियाइयोंके 
विरुद्ध मनसाने ढंगसे कानून बतानेका अधिकार 
है, युद्धछका मुख्य एक कारण था। 


आम तौरपर, यद्यपि सिद्धान्तरूपमें ब्रिटिश 
भारतीयोंपर उपर्युक्त निर्योग्यताएँ लागू थीं, 
फिर भी अमलमें कानूनको सख्तीसे लाग नहीं 
किया जाता था। 


२५५ 


एशियाई, जिनमें ब्रिटिश भारतीय भी 
शामिल हैं, आज भी ऐसे प्रतिबन्धके भागी हैं, 
ओर उनके अछूग किये जानेका खतरा मौजूद 
भी है। 


उपनिवेशकों साम्राज्यमें मिलानेके बाद, 
और विश्येपत. उत्तरदायी शासन देनेके बाद, 
ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य-सरकारका संरक्षण 
प्राप्त करनेमें असमर्थ रहे है। 


ब्रिटिश सरकारने इस उपनिवेशके सा म्राज्य- 
में मिलाये जानेसे पहले यहाँ रहनेवाले उन्हीं 
भारतीयोंको अब प्रत्यक्षतः व्यापारी प्रतिस्पर्धि- 
योंके और उस सरकारके अत्याचारोंके लिए 
छोड़ दिया है जिसके अधिकांश विधायक वे 
लोग हैं जो १८८५ के कानून ३ की रचनाके 
लिए जिम्मेदार थे। 


अब साम्राज्य-सरकारके कारगर संरक्षणके 
अभावमें ब्रिटिश भारतीय सत्याग्रहका सहारा 
लेनेकी विवश हो गये हैं, जिसके फलस्वरूप 
उनमेंसे २,५०० लोगोंकों कंदकी सजा हुई है 
और अन्य कष्ट उठाने पड़े हैं। 


ब्रिटिश भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर बहुत 
कड़ाईसे प्रतिबन्ध छागू किये गये हैं, और 
१८८५ के कानून ३ में दण्ड-सम्बन्धी धाराकी 
अनुपस्थितिसे ही उस कानूनके अत्यन्त बुरे 
परिणामोंसे भारतीयोंकी रक्षा हुई है। 


टिप्पणी “ख 


एशियाई विधेयक (एशियाटिक बिल ) के अनुसार उपनिवेशके हर एशियाईको शिनाख्ती 
टिकट लेना चाहिए, और इसमें ऐसे एशियाईकी परिभाषा भी दी गईं है, जिसे यह टिकट प्राप्त 
हो सकता है। परिभाषामें कहा गया है कि वही एशियाई इसका पात्र है जो इस कानूनके 
पास होनेसे पहलेसे ट्रान्‍्सवालका अधिवासी हो। विधेयकर्में आगे विघान किया गया है कि 
ऐसे हर एशियाईपर, जो इसके अयोग्य माना जाये, निष्कासनकी आज्ञा छागू होती है। 


३०० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


प्रवासी तिवेयकसे, अन्य वातोंके साथ, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसपर निष्कासनकी 
आज्ञा लागू होती है, निषिद्ध प्रवासी हो जाता है। तब, एक शिक्षित भारतीय भी, जो 
एशियाई विवेयकके पास होनेसे पहले उपनिवेशका अधिवासी नहीं रहा, शिनाख्ती टिकट प्राप्त 
करनेका अधिकारी नहीं है, और इसलिए उसपर निष्कासनकी आज्ञा छागू होती है और इस 
प्रकार वह प्रवासी विधेयकके अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी है। 

टिप्पणी 74 ग हट 

लिखित समझौता इस प्रकार था : 

2. ब्रिटिश भारतीयोंकों स्वेच्छासे अपनी शिनाख्त करवा लेनी चाहिए। 

२. १९०७ का कानून २ ऐसे ब्रिटिश भारतीयोंपर छागू नहीं होता चाहिए, और 

स्वेच्छासे कराई गई शिनाख्तको एक अलग कानून द्वारा वैध रूप दे देना चाहिए। 

दर्ते २८ जनवरी १९०८ को ट्रान्‍्सवाल उपनिवेश-सचिवके नाम लिखे गये सर्वेश्री गांधी, 
क्विन तथा नायड्के पत्रमें दी गई हैं। पत्रकी प्राप्तिके दो दिन बाद श्री गांधीकों, जो तब 
एक कंदी थे, समझौतेपर उपनिवेश-सचिव (श्री स्मट्स) के साथ बातचीत करनेके लिए 
ग्रिटोरिया ले जाया गया, और उसके वाद आगे और विचार किया गया। श्री गांधीके वकक्‍तव्यके 
अनुसार इन मुलाकातोंमें श्री स्मट्सने वादा किया कि जब एशियाई समझौतेके सम्बन्धमें 
अपना दायित्व पूरा कर देंगे, अर्थात्‌, स्वेच्छासे अपनी शिनाख्त करवा लेंगे, तब (१९०७ का 
दूसरा) एशियाई कानून रद कर दिया जायेगा।' 


छपी हुईं मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१८०) से। 


श 0, ल्च्द्नं 
[जुलाई १६, १९०९ के बाद | 
सर कर्जून वाइलीकी हत्या 
/ शिष्टमण्डलकी यात्रा ” शीष॑ंकके अन्तर्गत शिष्टमण्डलके कार्यके सम्बन्धर्में जितने समाचार 
दिये जा सकते थे, उतने दिये जा चुके हैं। इस श्ीरषकके अन्तर्गत अब दूसरी जानने छायक 
खबरें दे रहा हूँ। 

सर कर्जन वाइली और डॉक्टर छाहकाकाकी हत्या हुई, यह एक भयंकर काम हुआ है। 
सर कर्जन वाइली भारतके विभिन्न स्थानोंमें अधिकारी रहे थे। यहाँ वे छॉर्ड मॉलेके अंगरक्षक 
थे। डॉक्टर लाककाका एक पारसी डॉक्टर थे और चीनके दांघाई नगरमें अपना धन्धा करते 

थे। वे यहाँ कुछ दिनोके लिए ही आये थे। 


१. मूलतें “२६ जनवरी १९०८१ है जो छपाईकी भूल है; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३९-४१ । 
२. एक्क टिप्पणी “घ? और थी; किन्तु वह छापी नहीं गई थी; देखिए “ पत्र: लोड ऐम्टहिलकों ”, 
पृष्ठ ३३४ । 


ल्न्द्रल २३०१ 


जुलाई २ को इम्पीरियल इन्स्टिट्यूटकें जहांगीर भवन राष्ट्रीय भारतीय संघ (नेणगनरू 
इंडियत एसोसिएशन ) की ओरसे नाश्ता-पानीका आयोजन किया गया था। यह समारोह ब्रिटेनमें 
पढनेवाले भारतीय छात्रोंका अग्रेजॉसे झम्पर्क करानेक्रे उद्देश्यस किया जाता हे, इसलिए इसमे 
जो भी अग्रेज आते है वे भारतीयोंके मेहमान ही कहे जायेंगे। इस दृष्टिसे श्री कर्जव वाइली 
हत्यारेके मेहमान थे। इस प्रकार श्री मदनलछाल धीगराने अपने ही घरमे अपने मेहमानकी 
हत्या की; और बीचमें आनेवाले डॉक्टर लालकाका का भी खून किया। 

सर कर्जन वाइलीकी ह॒त्याके समर्थनमें यह तक दिया जाता है कि अंग्रेजोके कारण ही 
भारत बर्बाद हुआ है। यदि जर्मनी इंग्लेडपर चढ़ाई करे तो जैसे अग्रेज जमनोंको मार डालेगे 
वैसे ही प्रत्येक भारतीयको अग्रेजोंको मारनेका अधिकार है। 

इस हत्याके सम्बन्धमें प्रत्येक भारतीयकों ठंडे दिलसे विचार करना है। इससे भारतकी 
बहुत हानि हुई है। शिष्टमण्डलके कामको भी बहुत-कुछ धक्का पहुँचा है। किन्तु इस दृष्टिसे 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। विचार अन्तिम स्थितिपर करना है। श्री धीगराकी 
सफाई निकम्मी है। यह काम हमारे विचारसे कायरताका है। फिर भी उनके ऊपर तो दया ही 
आती है। उन्होंने निकम्मा साहित्य ऊपर-ऊपर पढ़कर यह काम किया है। उन्होंने अपने 
बचावका बयान भी रट रखा था, ऐसा जान पड़ता है। दण्ड तो उनको सिखानेवालेको देना 
चाहिए। में उनको निर्दोष मानता हूँ। हत्या नशेमें किया गया कार्य है। नशा केवल 
शराब या भाँगका ही नहीं होता, किसी पागरूपन-भरे विचारका भी हो सकता है। श्री 
धींगराका नशा ऐसा ही था। जर्मनों और अंग्रेजोंका उदाहरण गलत हैं। जर्मन चढ़ाई 
करें तो अंग्रेज चढ़ाई करनेवालोंकों ही मारेंगे। वे ऐसा तो नहीं करेंगे कि किसी भी जर्मनकों 
जहाँ देखें वहाँ मार डालें। इसके अलावा वे जमनोंको छुपकर नहीं मारेंगे। यदि जर्मन 
किसीका मेहमान होगा तो उसको नहीं मारेंगे। यदि में बिता चेतावनी दिये अपने ही 
घरमें उस व्यक्तिको मार डाल, जिसने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, तो में कायर ही 
माना जाऊँगा। अरब छलोगोंमे यह एक अच्छी प्रथा है कि वे अपने घरमें दुश्मन भी हो तो 
उसको नहीं मारते । वे अपने शत्रुकों तभी मारेंगे जब वह उनके घरसे बाहर निकल जाये और 
वे उसको हथियार उठानेकी चेतावनी दे दें। जो छोग यह मानते है कि मार-काटसे भलाई होती 
है, वे उस नियमकी रक्षा करके मार-काट करेंगे तो वीर माने जायेंगे। बाकी तो डरपोक 
ही माने जायेंगे। कुछ छोग कहेंगे कि श्री धींगराने जो यह काम किया वह खुल्लमखुल्ला 
और यह समझ कर किया है कि उनको तो जान देनी ही पड़ेगी, इसलिए यह कोई मामूली 
बहादुरी नहीं मानी जा सकती। किन्तु मैं पहले बता चुका हूँ कि नशोमें मनुष्य ऐसा काम 
कर सकता है और मृत्युका भय भी छोड़ सकता है। इसमें वहादुरी तो नशेकी हुई, मनुष्यकी 
नहीं । मनुष्यकी बहादुरी तो दीर्ब काल तक बहुत दुःख सहन करनेमें है। जो कार्य विवेकपूर्वक 
किया जाता है वही बहादुरीका काम माना जाता है। 

मुझे कहना चाहिए कि जो लोग ऐसी हृत्याओंकों भारतके लिए लाभप्रद मानते हैं वे 
तासमञ्न हैं। धोखाधघड़ीके कामोंसे छोगोंकी छाम नहीं होता। ऐसी ह॒त्याओंसे, कदाचित्‌, अंग्रेज 
भारतसे चले जायेंगे। लेकिन इसके बाद राज्य कौन करेगा ? इसका उत्तर यही होता है कि 
हत्यारे ही राज्य करेंगे। तब सुख कौन भोगेंगे? क्या अंग्रेज केवछ इसीलिए बुरे हैं कि 
वे अंग्रेज हैं? क्या जिनकी चमड़ी भारतीयोंकी-जैसी है, वे सब अच्छे ही हैं? बात ऐसी हो, तो 


३०२ सम्पूण गांधी वाडूमय 


दक्षिण आफिकामें हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसा हो तो देणी राजाओंके अत्याचारोंके 
विरुद्ध इतना शोर होना ही नहीं चाहिए। हत्यारे--चाहे वे काले हों या गोरे-- 
भारतमे राज्य करेंगे तो उससे कोई लछाभ नहीं होगा। ऐसे राज्यमे भारत वीरान और नष्ट- 
आट हो जायेगा। इससे बहुत-से विचार उत्पन्न होते है। किन्तु मुझे उनको यहाँ लिखनेका 
समय नहीं है। मुझे डर है कि कुछ भारतीय इन हत्याओंकी सराहना करेंगे। मेरे विचारसे 
वे महापाप करेंगे। ऐसी समझ छोड़ देनी चाहिए। विशेष बादमें। 
#/ सफ्रोजिस्ट 7” 

इंग्लैडकी महिलाओंके मताधिकारके लिए लड़नेवाली स्त्रियाँ गजब कर रही हैं। वे किसी 
तरहके दुःखसे नहीं डरती हैं। उनमें से कितनी ही स्त्रियाँ बीमार पड़ गई हैं, फिर भी 
लड़ना नहीं छोड़ती। कितनी ही स्त्रियाँ श्री एस्विवधको अपना आवेदनपत्र देनेंके विचारसे 
रोज रात-रात-भर ससद-भवनके द्वारपर खड़ी रहती हैं। यह कुछ कम वीरता नही है। 
कितना प्रबल होगा उनका विश्वास ? बहुत-सी स्त्रियाँ इस आन्दोलनमें बर्बाद हो गई हैं 
और होती जा रही हैं। किन्तु वे अपनी लड़ाई बन्द नहीं करतीं। यह लड़ाई हमारी लड़ाईसे 
पुरानी है। हम इससे बहुत-कुछ नसीहत और हिम्मत ले सकते हैं। 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १४-८-१९०९ 


१८१. पत्र: छॉर्ड ऋ के निजी सचिवकों 


लन्दन, एस० डब्ल्यू० 
जुलाई २०, १९०९ 
निजी सचिव 
उपनिवेश-मन्‍्त्री 


महोदय, 

दक्षिण आक्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति (साउथ आफ़िका ब्रिटिश इंडियन कमिटी ) के 
मन्‍्त्री श्री रिच परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीको द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे 
एक शिष्टमण्डलके आनेकी सूचना दे चुके हैं। 

इसमें प्रिटोरियाके व्यापारी और वहॉकी अंजुमन' इस्कामियाके अध्यक्ष श्री हाजी हबीब 
और मैं -- दो प्रतिनिधि हैं। अन्य प्रतिनिधि! रवाना होनेसे पहले एशियाई पंजीयन अधिनियम 
(एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये गये थे और अब जेलमें है। 

मेरे साथीने और मेने जानबूझ कर छॉर्ड महोदयसे मुलाकात नहीं माँगी है, क्योंकि हम 
इस वक्‍त साम्राज्य-सरकारकों कष्ट दिये वगैेर उस कठिन समस्याका समाधान प्राप्त करनेका 
प्रयत्न कर रहे हैं, जिसको लेकर हम यहाँ आये हैँ। लेकिन चूँकि दक्षिण आफ्रिकी अधिनियमके 


१. इंग्लेंडमें ख्ियोंके संसदीय मताधिकारके लिए लड़नेवाली स््ियाँ । 
२, भ० मु० काछलिया और वी० ए० चेट्टियार; देखिए पृष्ठ २८९ । 


पत्र : ढॉड एम्टद्विलको ३०३ 


मसविदे (साउथ आफ़िकन ड्राफ्ट ऐक्ट) के सम्बन्धमें बुलाया गया सम्मेलन आज शुरू हो रहा 
है, इसलिए हम हछॉ्ड महोदयका ध्याव इस तथ्यकी ओर खीचना वांछतीय समझते हैं कि 
ट्रान्सवालके भारतीयोंके प्रश्नसे उस उपनिवेशमें बसे ब्रिटिश भारतीयोको अकथनीय कष्ट 
हुआ है और ब्रिटिश भारतीय नेताओकों उसके कारण अब भी गहरी चिन्ता है। 

फिलहाल हम इस प्रश्नपर सार्वजनिक विवादसे बचना चाहते है, ताकि गैर-सरकारी 
रूपसे समझौता करनेमे आसानी हो। इसलिए यदि छलॉड महोदय हम लोगोंको इस गरजसे 
कि हम उनके सामने अबतककी पूरी स्थिति रख सकें, व्यक्तिगत मुलाकातके लिए समय देनेका 
अनुग्रह करेंगे, तो हम अत्यन्त आभारी होंगे। 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: २९१/१४२; तथा टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकल (एस० एन० ४९५१) से । 


१८२. पत्र: छलॉ्ड एम्टहिलकों 


[ लन्दन | 
जुलाई २१, १९०९ 

लॉड महोदय, 

में आपके इसी २० तारीखके पत्रके लिए आपका बहुत ही आभारी हूँ। मुझे बहुत 
दुःख है कि मेरे पत्रपर' ठीक पता न था। बात यह है कि मेरे पास पतोंकी एक विशेष सूची 
है, जो शिष्टमण्डलके पिछछी बार यहाँ आनेके समय तैयार की गई थी। कुमारी पोरकतें, 
जिनके लिए यह काम अभीतक नया है, सूची-पुस्तिकाकों देखा और आपके नामके सामने जो 
तीन पते दिये थे, उनमें से पहला पता लिख लिया । वह एक निर्देशिकामें से छिया गया था। 
बेडफोर्डका पता सूचीमें तीसरे स्थानपर था; मगर चूँकि काम कुछ व्यस्तताकी अवस्थामें 
किया गया है, इसलिए उन्होंने जल्दबाजीमें पहला पता दे दिया और इसी वजहसे यह 
गलती हो गई। 

में आपसे सहमत' हें कि श्री मेरीमैनका पत्र” उत्साह भंग करनेबारा है। साथ ही, मैं 
समझता हूँ कि यदि आप किसी प्रकार दक्षिण आफ़िकी राजनीतिज्ञोंके व्यक्तिगत सम्पकर्में आ 
सकें तो यह बात दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति (साउथ आफ़िका ब्रिटिश इंडियन 
कमिटी ) के अध्यक्षके रूपमें आप साम्राज्यके हितका जो कार्य कर रहे है उसके सम्बन्धमें 
आगे कार॑वाई करनेकी दृष्टिसे छाभप्रद होगी। 


१, गांधीजीने १४ जुलाईको टलॉड ऐम्टहिलते भट की थी । जान पढ़ता है, यह पत्र उसके बाद लिखा 
गया था, जो उपलब्ध नहीं है । 
२. देखिए “ पत्र: एंच० एस० एल० पीोल्कको ”, पृष्ठ ३०७५-०६ । 


३०४ सम्पूर्ण गांवी वाढमय 

इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि संघके अधीन ब्रिटिश भारतीयोंकों समस्त दक्षिण आफ्िकामें 
भारी संकटका सामना करना पड़ेगा। 

मैने माननीय सॉवरको भी पत्र लिखा था; उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया 
है। इससे मैं खयाल करता हूँ कि उनका रुख अब भी वही है जो जहाजमे था। 

आपने सर डब्ल्यू० ली-वार्नरसे मिलना स्वीकार किया है, इसके लिए में आपका 
आभारी हूँ। आपके मूल्यवान समयपर कितना भार है, इसको में भी भॉति समझ सकता 
हैँ। इसलिए जो लोग आपको जानते है कि उन सबके लिए और मेरे साथी तथा मेरे लिए 
यह कृतज्नतामय सन्‍्तोषकी बात है कि आप अपने अनेक कतंव्योंका पालन करते हुए भी 
ट्रानस्सवाल और दक्षिण आफ़िकाके अन्य भागोंके ब्रिटिश भारतीयोंके प्रदनपर इतना ध्यान 
देनेका समय निकाल लेते है। 

मैने अर्ूक ऑफ क्र के निजी सचिवको एक पत्र लिख दिया है, जिसमें उनसे व्यक्तिगत भेंटके 
लिए समय माँगा है। ऐसा ही एक निवेदनपत्र लॉर्ड मॉलेके निजी सचिवकों भी भेजा है।' 

लॉड महोदयका आज्ञाकारी सेवक, 


लॉर्ड एम्टहिल, जी ०सी ०एस०आई०, जी०सी ०आई ०ई० 
कजेन' होटल 
कर्जन स्ट्रीट, डब्ल्यू ० 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-वकल (एस० एन० ४९५३) से। 


१८३. पत्र: साउथ आफ़िका ' को 


[ लन्दन | 
जुलाई २२, १९०९ 
महोदय, 
ताजे अंकके अपने सम्पादकीयमें आप कहते हैं: 
श्री गांधी, जिनकी शोहरत पुरे नेटाल और द्वान्सवालमें है, स्वीकार करते हैं कि 
उन्तका और उन्तके साथियोंका आन्दोलन इंग्लेंड्में [उसके प्रति] सहानभति रखनेबालोंकी 


सर्जीसि चलाया जायेगा। प्रसंगवश कहना पड़ता है कि इन सहानुभूति रखनेवालोंके 
नाम दुर्भाग्यसे भारतके उस भयंकर आन्दोलतसे सम्बद्ध हें जो पिछले कुछ दविनोंमें 
भयावह रूपसे सामने आया है। 

में उत्तरमें निवेदन करना चाहता हूँ कि मैने रायटरके प्रतिनिधिसे जो कहा था सो तो 


यह है कि हमारा आन्दोलन छॉर्ड एम्टहिल और उनकी समितिकी सलाहके अनुसार चलेगा। 


२, यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 

२. देखिए “पत्र: छोड क्र के निजी सचिवको”, पृष्ठ ३२०१-०३ । 
३. यह उपलब्ध नहीं है । 

४, देखिए “ भेंट: रायटरके प्रतिनिधिकों “, पृष्ठ १७९ । 


पत्र : एच० एस० एछ० पोलकको ३०५ 


लॉड एम्टहिल और उनके सहयोगियोंके उस आन्दोलनसे सम्बद्ध होनेकी खबर मुझे नहीं 
है, जिसे आप भारतका भयंकर आन्दोलन” कहते हैं। इसके सिवा, अनाक्रामक प्रतिरोधियों- 
पर अपने अन्त:करणके अतिरिक्त किसी औरकी मर्जी नहीं चढूुती। वे न्‍्यायतः जिस बातके 
अधिकारी हैं, उसे हस्तगत करनेके लिए शपथ-बद्ध हैं, और उसे पानेके लिए व्यक्तिगत 
कष्टोंकी किसी भी सीमा तक सहन करनेके लिए तैयार हैं-- मृत्यु भी इस सीमाके बाहर 
नहीं है। सच्चे सत्याग्रहकी कसौटी अपना बलिदान है, दूसरोंका नहीं । 
[ आपका, आदि, 
मो० क० गांधी | 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २१-८-१९०९ 


१८४. पत्र: एच० एस० एल० पोलककों 


[ लन्दन | 
जुलाई २२, १९०९ 


प्रिय हेनरी, 

मुझे कोई बहुत अचरजका समाचार नहीं देना है। श्री अमीरअली, जो सर रिचर्ड्से 
मिले थे, कछ होटरू आये थे और कुछ आश्ञान्वित दिखाई देते थे। सर विलियम छी-वार्नर 
और श्री मॉरिसन' भी होटल आये थे; परन्तु वे केवल सच्ची स्थिति समझना चाहते थे। 

मैं इसके साथ छोड एम्टहिलके एक पत्रकी नकल भेज रहा हूँ। पत्र काफी स्पष्ट है। 
मैंने उपनिवेश-मन्त्रीसे और भारत-मन्त्रीसे भी व्यक्तिगत भेंठकी प्रार्थना की है। आजके “मॉनिंग 
पोस्ट में इस आश्ययका एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है कि भेदभावपूर्ण एशियाई कानूनका 
नियन्त्रण गवर्नर जनरहू और परिषदके हाथोंमें होगा, प्रान्तीय परिषदोंके हाथोंमें नहीं। मैं 
नहीं जानता कि इसका अर्थ क्‍या है; इसका अर्थ बहुत-कुछ भी हो सकता है और कुछ 
भी नहीं हो सकता। 

श्री मेरीमैन, जिनके पत्रका उल्लेख लॉड एम्टहिलने किया है, कहते है कि वे इस 
इच्छाको प्रकट कर देनेके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकेंगे कि दक्षिण आफ़्रिकी राजनग्रिक 
जिन उदार सिद्धान्तोंको माननेका दावा करते हैं उनके विपरीत कोई कानून न बनाया जाना 
चाहिए। हम स्टेडसे' मिल चुके हैं। उन्होंने भी जनरल स्मट्ससे मिलनेका वादा किया है। 
हम दूसरे जिन लछोगोंसे मिले हैं उनके नाम देकर आपको परेशान करनेकी जरूरत नहीं 
है। जब यह पत्र आपके पास पहुँचेगा, तबतक व्यक्तिगत बातचीतका परिणाम प्रकट हो 


को का 


चुकेगा। इसलिए में उसका पूर्वाभास देना नहीं चाहता। 


१, स्पष्ट ही अभिप्राय मारतमें आतंकवादी कारवाश्योसे है । 
२. थियोडोर मॉरिसन, जो कभी अछीगढ़के मुस्लिम कॉलेजके प्रिसिपछ थे; देखिए द्वण्ड ६, पृष्ठ १६७ । 
३. डब्स्यू० टी० स्टेड ( १८४९-१९१२ ); प्रसिद्ध पत्रकार और रिव्यू ऑफ रिव्यूज़के सम्पादक । 


९-२० 


३०६ सम्पूणे गांवी वाइ्सय 


मुझे भरोसा है कि आप अपने भारत पहुँचनेका तार दे देंगे। खेद है कि आप जिस 
जहाजसे भारत जानेंवाले है उसका नाम मुझे मालूम नहीं है। किन्तु में दफ़्तरीको एक 
तार' भेज रहा हूँ, ताकि वह पहलेसे कुछ इन्तजाम कर रखे। 

मिली यहाँ परसों आ जायेगी। माताजीने तो मकान भी किरायेपर ले लिया है। 
उसमें दो सोनेके कमरे और एक बैठक है। किराया एक पौड प्रति सप्ताह है। उनको वहीं 
ठहराया जायेगा; लेकिन वे छोग खाना माताजीके साथ खायेंगे। यह व्यवस्था मुझे बहुत 
उपयोगी मालूम होती है। इससे मिलीकों पूरा आराम मिल जायेगा। अभी मौसम बहुत 
अच्छा है और वच्चोंके लिए बहुत ही अनुकूल सिद्ध होना चाहिये। 

मेरा खयाल है कि में आपको प्रो० भाण्डारकरका नाम बताना भू गया। आप 
जानते ही है, वे आजके एक सबसे बड़े संस्कृत-पण्डित हैं। मुझे विश्वास है कि आप पूना 
जायेंगे, तब आपको उनसे अवश्य गिलना चाहिए। आप उनको इस प्ररतपर उनके एकान्‍न्त- 
वाससे विरत भी कर सकते हैं। कुछ भी हो, आपका उनसे सम्पर्क स्थापित करना अच्छा ही 
होगा। आप श्री नाजरके' लड़केसे भी मिलें। उसका ठिकाना गिरगाँव है। 

में आपको उन छोगोंके नामोंकी सूची भेज रहा हैँ जो ऑटोमन संसदीय शिष्टमण्डलकी 
दावतमें शामिल हुए थे। समारोह शानदार था; लेकिन में उससे बहुत दुःखी होकर चला आया। 
दावतके कमरेमें बहुत भीड़ थी। दावतमें तीन घंटे छगे। शराबके गिलासोंमें से उठनेवाली 
भाप और लगभग ३०० अतिथियोंके सिगारों या सिगरेदोंके धुएका मनपर बहुत बुरा असर पड़ा । 
मेरे मुँले आप ही आप निकल पड़ा-- सभ्य बबेरता ”। और उससे मेरे सामने कवियों 
द्वारा वर्णित राक्षसी-भोजोंका दृश्य उपस्थित हो गया। 

गत सप्ताह मासकेका जो विवरण आपको भेजा गया था, वह अभी' प्रकाशित नहीं 
हुआ है। संक्षिप्त विवरणका' संशोधन कर दिया गया है। मैं इसके साथ उसकी एक नकल 
भेजता हैं, और प्रो० गोखलेको लिखे अपने पत्रकी' नकल भी। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ४९५६ )से। 


१, यह उपकब्ध नहीं है । 

५. डॉ० रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर (१८३७-१९००); महान ग्राच्य विधाशास्त्री, संस्कृतके विद्यानू , 
समाज और घमके सुधारक, घामिक और ऐतिहासिक विषयोपर अनेक पुस्तकोंके लेखक । 

३. मनसुखलाल द्वीराकाल माजर; इंडियन ओपिनियनके प्रथम सम्पादक और गांवीजीके सहयोगी; 
उनकी मृत्यु १९०६ में हुईं; देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १८७-९० । 

४. देखिए “ दान्तवाल्वासी भारतीयोंके मामछेका -विवरण ”, पृष्ठ १८७-३०० । 

७, देखिए “ पत्र : अखबारोंको ”, पृष्ठ ५२१२-२४ । * 

६. ऐसा मारुम्त दीता है कि यह अगछे दिन भेजा गया था और उसपर तारीख भी उसी दिनकी दी गई 


थी । देखिए अगला शीषेक । 


१८५. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


लन्दन, एस० डब्ल्यू० 
जुलाई २३, १९०९ 

प्रिय प्रोफेसर गोखले, 

जबतक यह पत्र आपके पास पहुँचेगा, श्री पोलक भारतमें होंगे। यहाँ हमारा कार्य 
बहुत कठिन है; किन्तु यह आपके लिए कोई नई खबर न होगी। मे इसका उल्लेख केवल 
भूमिकाके रूपमें करता हूँ, ताकि में आपसे इस ओर विशेष ध्यान देनेका समय निकालनेकी 
प्राथना कर सकूँ। 

मुझे इसकी बहुत चिन्ता है कि हमारे नेता इस संघर्षके राष्ट्रीय महत्त्वको समझे। 
श्री पोलक यह कार्य करनेके लिए एक मिशनरी कार्यकर्त्ताके रूपमें भेजे गये है। हम ट्रान्सवालमे 
तबतक कष्ट भोगते रहेंगे, जबतक न्याय नहीं मिलता; किन्तु हम मातुभूमिसि अबतक जितना 
प्राप्त कर चुके है उसकी अपेक्षा बहुत अधिककी उम्मीद करनेके हकदार है। 

श्री पोलकका काम बहुत कठिन है। मेने उनसे कहा है कि वे पूर्णतः: आपके निर्देशानुसार 
चलें; और मैं जानता हूँ कि आप उनके कार्यकों यथाशवित हलका करनेमें कोई कोर-कसर 
न रखेंगे। हम व्यक्तिगत बातचीतके द्वारा समझौता करनेका प्रयत्वत कर रहे है; किस्‍्तु में 
श्री स्मद्सकों इतनी अच्छी तरह जावता हूँ कि मुझे इस बातचीतमें अधिक विश्वास नही है। 
हम शायद एक सप्ताहमें खुली कार्रवाई करनेके लिए बाध्य हो जायेंगे और यदि हमें कोई 
काम करना हो तो उस अवस्थामें यह बिलकुल जरूरी हो जायेगा कि भारत हमारी प्रार्थनाका 
समर्थन करे। क्‍या में आपसे आशा कर सकता हूँ कि आप जो-कुछ आवश्यक समझेंगे वह 
करेंगे ? | 

में इसके साथ एक अधिक लम्बे विवरणका संक्षेप, जो हमने तैयार किया है, भेज 
रहा हँँ। यदि बातचीत असफल होती है तो उसका परिणाम प्रकट होते ही यह सक्षिप्त 
विवरण प्रकाशित कर दिया जायेगा। 

हृदयसे आपका 


मो० क० गांधो 


माननीय प्रोफेसर गोखले, एम० एल० सी० 
पूना 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (जी० एन० ४११०) से। 


१, श्री पोल्कने प्रोफिसर गोखकेसे छम्बी चची की थी और भपने १४ अगस्तके पत्रमें गांधीजीकी लिखा 
था --“वे ( प्रेफितर गोखके) कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखते छेकिन उन्होंने अपनी सारी शक्ति और संस्था उनके 
सहयोगमें दे दी है । समाकी आवश्यकता वे स्वीकार करते हैं । उन्होंने सर फोरोजशाह मेहतापर भी जोर 
डाल्नेका वादा किया है, जो जरा रुक्रावट डाल रहे हैं । उन्होंने मेरी यात्राका मागे भी आंका है-- बम्बई, 
पूना, सूरत, बढ़ोदा, अहमदाबाद, मद्रास, कलकत्ता, बु० पी० भादि । वे भविष्यमें सारी व्यवस्था करेंगे। बहुत 
अद्भुत व्यक्ति हैं । उन्हें तथ्यों और मूल सत्रोंका बड़ा सही ज्ञान है | आपके बढ़े प्रशंसक हे । अत्यधिक काये, 
बिन्ता और मलेरियासे वे बहुत क्षीण हो गये है ।?” 


१८६. पत्र: शीमती वॉगलूुको 


लन्दन, एस० डब्ल्यू० 
जुलाई २३, १९०९ 

प्रिय श्रीमती वॉगल'. 
कुमारी इलेसिनने मुझे बताया कि आप भारतीय महिलाओंकी एक सभामें शामिल 
हुई थी। इस समाचारसे मुझे बड़ी प्रसन्‍तता हुई। मैं जानता हूँ कि आप अपने उत्साहसे 
उन्हें प्रेरित कर सकती है, और में यह भी जानता हूँ कि वे अपनी यूरोपीय बहनोंकी 


सहानृभूतिकी कितनी कंद्र करती है। 
कुमारी इलछेसिन आपको यहाँके कामके बारेमें सारी जानकारी दे देंगी। इसलिए मैं 


आपके कामके लिए आपको धन्यवाद देकर और आप तथा श्री वॉगल, दोनोंके प्रति अपना 


सम्मान प्रकट करके ही यह पत्र समाप्त करता हूँ। 
जब कभी आपको इंडियन ओपिनियन ' की और अधिक प्रतियोंकी जरूरत हो, आप 


कार्याठ्ष्य्में जाकर माँग लें। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


| पुनदच : | 
श्रीमती पोलक आज आ रही हैं। 
गांधीजीके हस्ताक्षरसे युक्त टाइप की हुईं मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४०८) से । 
सौजन्य : अरुण गांधी । 


१८७. लरन्दन 


[जुलाई २३, १९०९ |] 
डॉ० अब्दुल मजीद 
कानूनके डॉक्टर' सैयद अब्दुल मजीद जल्दी ही भारतको रवाना हो रहे है। उनके 
सम्मानमें एक जलसा किया गया था। उसमें श्री हाजी हबीब और मैं निमनन्‍्त्रण पाकर गये 
थे। वहाँ प्रसंगवश ट्रान्सवालके भारतीयोंके सवालूपर बातचीत चली थी। डॉ० सैयद अब्दुल 
मजीदने वादा किया कि वे भारतमें इस सम्बन्धमें प्रयत्त करेंगे। जल्सेमें कुछ यूरोप्रीय भी थे। 
श्री रिच भी मौजूद थे। 


१ हे श्रीमती वॉगल जोहानिसबगमें भारतीय महिलाओंकी कक्षाएं चलातीं और “भारतीय बाजार” मायोजित 
करती थीं। वे और उनके पत्ति, जो बजाजीका काम करते थे, भारतीयोंके मामछेमें गहरी दिलचस्पी छेते थे | 
२, एलएल० डी० । 


ल्न्द्न ३०५ 


ऑटोसनका समारोह 

तुकीकी संसदके कुछ सदस्य अंग्रेजोंके बड़े नेताओंसे भेंट करनेके लिए यहाँ आये हे। 
उनके सम्मानमें होटल सेसिलमे एक भोज दिया गया था। सदस्योंमें माननीय तल्लात बे 
प्रमुख थे। दूसरे सदस्य थे -- मुस्तफा अरीफ बे, जेवाद बे, डॉ० रिजा तौफीक बे, मेहमेन 
अली बे, जुबेरजादे, अहमद पाशा, मीघात बे, सुलेमान खुसतानी, नसीम मजलियाँ अफेंदी 
सासून अफेंदी और फजलू अरीफ अफेंदी आदि। 

इस समारोहमें लगभग तीन सौ लोग होंगे। इसकी अध्यक्षता अरे ऑफ ऑस्लोने की। 
इसमें लॉर्ड कर्जत भी मौजूद थे। कोई पचास भारतीय होंगे। इनमें न्यायमूर्ति श्री अमीर- 
अली, नवाब इम्दुल मुल्क सैयद हुसैन बेलग्रामी, मेजर सैयद हुसेन, सर मंचरजी भावनगरी 
आदि थे। 

मुख्य भाषण छलॉर्ड कर्जनका था। तुक॑ सदस्योंकी ओरसे उत्तर देनेवाले श्री सुलेमान 
खुसतानी ईसाई थे। उन्होंने कहा कि तुर्कीके राज्यमें सभीको एक बराबर हक हासिल है। 


चींगराका मृफठमा 


श्री मदनलकाल धींगराका मुकदमा आज (२३ तारीखको) पेश हुआ। अदालतमें हमें 
जानेकी मताही थी। श्री धीगराने अपना बचाव नहीं किया; इसलिए मुकदमा बहुत थोड़ी 
देर चला। उन्होंने यही जवाब दिया था कि मैने देशकी भलाईके लिए ह॒त्या की है और 
उसमे में कोई अपराध नहीं समझता । बड़े जजने उनको फाँसीकी सज़ा दी है। इस हत्याके 
सम्बन्धमें में अपना विचार बता चुका हूँ। श्री धींगराका जवाब तो मैं सिर्फे बचपत-भरा 
या पागलोंका-सा समझता हूँ। जिन लोगोंने उसको यह अपराध करनेके लिए सिखाया होगा 
वे ईश्वरके सम्मुख उत्तरदायी हैं और इस दुनियामें भी गुनहगार हैं। 

घींगराके मुकढ़मेकी प्रतिक्रिया 

श्री धींगराके मुकदमेसे सरकारकी निगाह इंडियन सोझियोलॉजिस्ट ” की ओर गई 
है। उस अखबारमें साफ लिखा गया था कि देशहितके लिए हत्या करना हत्या नहीं है। 
ऐसे कड़े लेखकों छापनेपर बेचारे मृद्रकको चार महीनेकी कंदकी सजा दी गई है। जिसको 
सजा दी गई है वह निर्दोष और गरीब अंग्रेज है। उसको कुछ ज्ञान नहीं था। छपानेवाले 
पेरिसमें बैठे है, इसलिए उनको सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसा करनेसे कुछ 
देशका उद्धार होनेवाला नहीं है। जबतक लोगोंमें खुद भारी कष्ट-सहन करनेवाले पैदा नहीं 
होंगे तबतक भारतका उद्धार कदापि नहीं होना है। 

नेटालका सिष्टमएडल 


नेटालका शिष्टमण्डल अगले हफ्ते पहुँचनेंवाला है। तबतक संघ अधिनियम ( यूनियन 
ऐक्ट) लगभग स्वीकृत हो चुका होगा। संघ अधिनियम सम्बन्धी बातचीत अभी चल रही 


१. यह शब्द तुर्की साम्राज्यके संस्थापक “ उस्मान” प्रथमके नामसे व्युत्यन्न हुआ है। “ उस्मान?” को 
अंग्रेजीमें “ ओसमान ” लिखा जाता है और इसोसे मॉटोमन शब्द निकला ओर उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य 
ऑभोंशेमन साम्राज्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

२, देखिए “ लन्दन ”, पृष्ठ ३००-०२ । 


३१० सम्पूण गांधी वाडसय 


है। उसमें कोई बड़ा फेरफार होनेवाला नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि काले लोगोंसे 
सम्बन्धित कानूनोंमें फरफार करना संघ-संसदके हाथोंमें रहेगा। इसमें कोई सार नहीं है। 
यही कहा जायेगा कि मरा नहीं, गुजर गया, नाग-ताथ नहीं तो साँप-नाथ सही। मुझे भय 
है कि नेटालका शिष्टमण्डल बहुत विहूम्बसे आया माना जायेगा। मैं यह नहीं मानता कि 
ऐसा न होता तो भी कोई लाभ हो सकता था। 
डॉक्टर अब्दुरेहमान 
डॉक्टर अब्दुरहमान बहुत उद्योग कर रहे हैं। उन्होंने छॉर्ड क्र से भी भेंठ की है। 

किन्तू उससे कोई लाभ होगा, ऐसा सम्भव नहीं जान पड़ता। श्री श्राइनर बहुत प्रयास 
कर रहे है। उनके सम्मानमें एक समारोह २७ तारीखको इसी होटलमें किया जाना है, 
जिसमें बैठकर मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। 

[ गुजरातीसे | 

ईं डियन ओपिनियन, २१-८-१९०९ 


१८८. पत्र: उप-उपनिवेद्-मन्त्रीको 


लन्दन, एस० डब्ल्यू ० 
जुलाई २४, १९०९ 
सेवामें, 
उप-उपनिवेश-मन्त्री 
उपनिवेश कार्यारूय 
व्हाइट हॉल, एस'० डब्ल्यू० 
महोदय, 
आपके इसी महीनेकी २३वीं तारीखके पत्र सं० २४३१६ / १९०९ के सम्बन्धमें निवेदन 
है कि यदि छॉर्ड महोदयने मुलाकात दी तो मेरे साथी और मैं दक्षिण आफ्रिकाके संधीकरणको, 
जो जल्दी ही हो रहा है, ध्यानमें रखते हुए, उनके सामने द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंने 
स्वेच्छया जो कष्ठ-सहन किया है और अब भी कर रहे हैं उससे उत्पन्न और प्रभावित 
स्थिति पेश करेंगे। जिन ब्रिटिश भारतीयोंने शारीरिक कृष्ठ या आर्थिक हानि सहनेमें असमर्थ 
होनेके कारण एशियाई पंजीयन अधिनियम (एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) को, पसन्द न करने- 
पर भी, मान छिया है, उनमें से ज्यादातरकी यह इच्छा थी कि हम छोग हरून्दन जायें और 
वहाँ ट्रान्सवाल सरकारके मुख्य अधिकारियोंकी उपस्थितिसे छाभ उठाकर छोॉर्ड महोदयके सामने 
भारतीयोंकी स्थिति इस आश्ञासे पेश करें कि वे इस मामलेमें मैत्रीपूर्ण हस्तक्षेप करेंगे और 
इस तरह, यदि सम्भव हो तो, उस स्थितिका अन्त कर देंगे जिससे सैकड़ों निर्दोष ब्रिटिश 
भारतीयोंको अकथनीय कष्ट 3पहुँचा है। 


१. भंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉलोनीज़ । 


शिष्टमण्डलकी यात्रा [-४] ३११ 


द्रान्‍्सवालके ब्रिटिश भारतीय ढाई वर्षोसि द्वान्‍्सवाल सरकारसे प्रार्थना कर रहे हैं कि 

वह १९०७ के एशियाई पंजीयन अधिनियम ( एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) को रद कर दे 

और इस प्रकार उससे उनका जो अपमान होता है उसको समाप्त कर दे, तथा उन उच्च 

शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंके दर्जेश खयाल रखे जो ब्रिटिश परम्पराके अनुसार और केप ऑफ 
गुड होप तथा अन्य ब्रिटिश उपनिवेशोंमें चालू तरीकेसे ट्रान्सवालमें प्रवेश पानेके इच्छुक हैं। 

में नम्नतापूवक आशा करता हूँ कि छलॉड महोदय हमें ऐसा मौका देनेकी कृपा करेंगे 

जिससे हम स्वयं उनके सामने मामलेको रख सकें और इस प्रकार उस उद्देश्यको पूरा कर 

सके जिसके लिए टद्वरान्सवालके भारतीय समाजने हमें यहाँ विशेष रूपसे भेजा है। 

आपका, आदि, 

मो० क० गांधी 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकरू; कलोनियछ ऑफिस रेकर्डस : सी० डी० 
५३६३ और दफूतरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४९५८) से। 


१८९. शिष्टमण्डलकी याज्रा' [-४ ] 
[जुलाई २४, १९०९] 


मेरा खयाल है कि में गत सप्ताह सर विलियम ली-वार्नर और श्री मॉरिसनसे, जिस 
होटलमें हम ठहरे है उसमें, अपनी भेंटकी बात लिख चुका हूँ। उन्होंने सहानुभूति प्रकट 
की । उसके बाद हम मेजर सैयद हुसेन बेलग्रामीसे मिले। उन्होंने मजूर किया है कि जितना 
उनसे हो सकेगा उतना प्रयत्न करेंगे। कुमारी विटरबॉटमकी मार्फत श्रीमती टीडमेन नामक 
एक महिलासे भी मिले। इस महिलाने एक डचसे ब्याह किया है। श्री टीडमैन वहाँके एक 
डच अखबारमें काम करते हैं और जनरल बोथा आदिको जानते हैं। उन्होंने बताया है कि 
वे जनरल बोथासे मिलेंगे। हम एक पत्रकार श्री ब्राउनसे भी मिले। इन्होंने पिछली बार 
(१९० ६में) हमारी सहायता की थी। 

श्री भेदवार नामके एक पारसी हैं। उनके सम्मानमें पारसी अंजुमनने एक भोज दिया 
था, उसके अध्यक्ष सर मंचरजी थे। उस समारोहमें हम भी निमन्त्रित थे। उसमें भारतीयोंने 
हमें सहायता देनेके सम्बन्धर्में भाषण दिया। हम दोनोंको और श्री रिचको इस विपयमें दो 
दब्द कहनेका समय दिया गया था। 

हमने “रिव्यू ऑफ रिव्यूज के सम्पादक श्री स्टेडसे भेंट की। उनका श्री स्मट्ससे 
अच्छा सम्पर्क है। उन्होंने कहा है कि वे श्री स्मट्ससे मिलेंगे। 

हम भारत-कार्याढय (इंडिया ऑफिस ) के सदस्य श्री गुप्तसस! और नवाब इमदुलरू मुल्क 
सैयद हुसेन बेलग्रामीसे मिले। हमने उत्तको सारी स्थिति समझाई है। 


१. इंडियन ओपिनियनमें इसका भौर भागेके खरीतोंका शीषेक बदल कर “ इंग्लेंड जानेवाले शिष्ट- 
मण्डलक्की यात्रा ”” कर दिया गया था, क्‍योंकि उन्हों दिनों “भारत जानेवाके शिष्टमण्डलक्षी यात्रा” शीर्पकसे 
एक दूसरी विवरण-माला भी प्रकाशित होने कगी थी । केकिन, वह माला हम दे रहे हैं, इसलिए यहाँ गांधीजी 
द्वारा दिया गया खरीतेका मूल शीष॑क ही रखा गया दे । 


३१९ सम्पूण गाधी वाढमय 


इनके अतिरिक्त दूसरे छोगोंसे भी मुलाकात हुई है; किन्तु वह महत्त्वहीन है, इसीलिए 
उसका हाल नहीं दे रहा हूँ। 

हमने छॉर्ड ऐंम्टहिलकी सलाहसे छॉर्ड क्र और छॉड मॉलेसे भेंटवा समय माँगा है। 
लॉर्ड क्र ने जवाब दिया है उसमें भेंटका कारण पूछा गया है। हमने उसका जवाब भेज 
दिया है। वे मिलेंगे या नहीं, यह खबर अगले हफ्ते मालूम होगी। 

मै ज्यों-ज्यों अनुभव प्राप्त करता जाता हूँ त्यों-त्यों तथाकथित बड़े लोगोंसे और जो सचमुच 
बड़े है उनसे मिलकर ऊबता जाता हूँ। ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत फिजूछ की। सभी 
अपने-अपने विचारोंमें व्यस्त दिखाई देते हैं। सत्ताधारियोके मनमें सच्चा न्याय करनतेका विचार 
कम ही दिखाई देता है। उनको अपने पदकों कायम रखनेकी चिन्ता लगी है। एक या दो 
लोगोंसे भेट करनेके प्रयत्नमें तमाम दिव चला जाता है। उन्हें पत्र लिखना होता है, उसका 
जवाब लेना होता है, उसकी पहुँच देनी होती है और तब उनके घर जाना होता है। एक 
उत्तरमें है तो दूसरा दक्षिण में। यह सब करनेके बाद भी कुछ मिलनेकी आशा कम होती 
है। न्‍्यायकी दृष्टिसे मिलना होता तो कबका मिल जाता। बात केवल भयसे देनेकी रही 
है। ऐसी स्थितिमें काम करना सत्याग्रहीकों अच्छा नहीं रूगता। 

इतनी मेहनत करने और इसमें बहुत-सा रुपया नष्ट करनेकी अपेक्षा ज्यादा कष्ट 
भोगना में बहुत हद तक अच्छा मानता हूँ। अड़चनें होनेपर भी मॉँग मंजूर हो जाये तो 
में समझूंगा कि हमने राहत पानेके लिए जितना कष्ट सहन किया उसीसे यह मिला है। 
यदि हमारी माँग मंजूर न होती तो मैं समझूगा कि अभी अधिक कंष्ट सहन करनेकी जरूरत 
है। कष्ट-सहन' जैसा रसायन मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता। किसी जबर्दस्त ववताकी आवाज 
भी कष्ट-सहनकी पुकारकी बराबरी नहीं कर सकती। कष्ट-सहनकी पुकारकी सुनवाई हुए 
बिना तन रहेगी। जिन्हें कष्ट भोगना है उन्हें वह कहकर बतानेकी जरूरत नहीं है। मैं 
मानता हूँ कि दुःख तो अपने-आप बोलता है। और मैं प्रत्येक भारतीयकों सलाह देता हूँ कि 
उसको दुःखसे नाता जोड़ना है। बाकी तो पानीका बूलबुला है। शिष्टमण्डलपर आशा कम 
लगानी चाहिए। यह बात याद कर लेनी चाहिए कि अपने बलके समान दूसरा कोई बल 
नहीं है; और जेल जानेको तैयार रहना चाहिए। जीत बस इसीमें मिलेगी । 

__. इँसरे शहरोंसे जो तार मिले हैं वे उपनिवेश-कार्याकझय और भारत-कार्यालयकों भेज दिये 
गये हैं। 
कूसमय 

सभी ऐसा मानते हैँ कि शिष्टमण्डल कुसमयमें आया है। कुछ दिनोंमें लन्दनसे सब बड़े- 
बड़े लोग चले जायेंगे। वे अगस्त महीनेमें सैरके लिए निकल जाते हैं। इसलिए कोई सार्वजनिक 
काम करना हो तो उसको करना मुश्किल है। ऐसी विषम स्थिति होनेपर भी शिष्ट्मण्डल 
किसी दूसरे समयमें नहीं आ सकता था। जब दक्षिण आफ़रिकाके दूसरे लोग आये थे तभी 
हमारे आनेकी जरूरत थी। इसलिए नतीजा यह निकला कि यदि खानगी हलूचलसे कुछ 
ने बन पड़ा तो खुली हरूचलका नतीजा बहुत ही कम मिकलनेकी सम्भावना है। 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २१-८-१९०९ 


१. देखिए पिछला शीषेक । 


१९०. पन्न : लॉड एंम्टहिलको 


[ लन्दन ] 
जुलाई २६, १९०९ 

लॉर्ड महोदय, 

में आपके इसी २४ तारीखके पत्रके लिए आभारी हूँ। 

में श्री सावरसे उत्तर न मिलनेका वह अर्थ नहीं लगाता जो आपने लगाया है, क्योंकि 
मैने उनको यह सूचना-मात्र दी थी कि आप उनको सम्भवतः पत्र लिखेंगे। इसलिए मुझे 
लगता है कि वे अब भी सुनने-समझनेको वैसे ही तैयार है, जैसा कि मैने उन्हें जहाजमें पाया 
था। मैने आपको बताया था कि श्री सावर श्री मेरीमैनसे अधिक उत्साहमें है। 

श्री हाजी हबीब और मैं छॉर्ड मॉलेसे खानगी भेंट करके अभी-अभी लौटे हैं। छलॉड 
महोदयने हमारी बातपर सहानुभूतिसे विचार किया और कहा कि वे छोॉर्ड क्र को लिखेंगे; 
और मेरे कहनेपर उन्होंने श्री स्मट्ससे इस प्रश्नपर बातचीत करना स्वीकार कर लिया। 
लॉर्ड क्र ने अभी भेंटका समय नहीं दिया है; किन्तु उन्होंने हमसे कहा है कि भेंटमें हमें जिन 
मुहोंपर चर्चा करनी है उनको हम लिखकर भेज दे। जिस पन्नमें ये बातें दी गई थीं वह 
दनिवारकों चलछा गया। 

सर रिचर्ड सॉलोमनने एक गोपनीय पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि वे सारे 
प्रशनपर श्री स्मट्ससे बातचीत कर चुके हैं, किन्तु श्री स्मट्स सम्मेलनके कार्यमें बहुत व्यस्त 
रहेगे इसलिए उनको निर्णय करनेमें कुछ समय लग सकता है। में श्री स्मट्सको बहुत 
अच्छी तरह जानता हूँ; इसलिए यह विलूम्ब कुछ अशुभ है, क्‍योंकि जिन मित्रोंनें दिवकत- 
तलब मामलोंमें उनसे प्रार्थना की है उनको उन्होंने अनेक बार ठाला है। छॉर्ड मॉल और, 
अगर छॉड्ड क्र ने मंजूर कर लिया तो, उनसे भी भेंटके अछावा हम कोई लिखित विवरण पेश 
करना ठीक समझें तो एक छोटा विवरण बिलकुल तैयार है।' मैने उसे प्रचारित करनेके 
लिए छपाया नहीं है; क्योंकि बातचीत चल रही है। किन्तु वातचीत चलनेसे हमारे ऊपर 


१, लोड एम्टहिलने सीचा था कि उस दिशामें काम करनेसे उन्हें लाभ नहीं दो सकता । 

२. देखिए “ पत्र: उप-उपनिवेश-मन्त्रीकी ”, पृष्ठ ३१०-११ । 

3. गाँवीजीने मामढेका एक विवरण तेयार कर भी लिया है, यह बात शायद छॉड ऐम्टहिलको मास 
न थी; इसीलिए उन्होंने अपने २४ जुलाईके पत्रमें यह सुझाव दिया था कि गांधीजी “ साम्राज्य-सरकार ओर 
उपन्विशी सरकारोंके अधिकारियोंकोी देनेके लिए तथा सामान्य जनताकी जानकारीके लिए अपने मामछेका एक 
बहुत संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण तेयार कर ले । यद्द दस्तावेज अवश्य ही बहुत संक्षिप्त हो और यदि में सलाह दूं 
तो में कहँगा कि आप अपनी माँगके समर्थनमें जो कारण दें उनमें अधिक ज़ोर इस बातपर हो कि इस झगड़ेके 
लिए सबको खेद है और इसलिए इसका अन्त करना जरूरी है तथा यह भी वांछनीय है कि दन्सवाल्के भारतीय 
दक्षिण आफ्रिकाके संघीकरणकी भाम खुशीमें हिस्सा के सी । फिर आप इस बवक्‍तव्यकोीं महामद्विम सम्राटक्ी 
सरकारके मंत्रियोंको, इस देशमें आये हुए उपन्विशी प्रतिनिधियोंकी और भख्बारोंकों भेज सकते हें ।” देखिए 
“ टरन्त॒वाब्वासी भारतीयोंके मामढेका विवरण ?”, पृष्ठ ३८७-३०० । 


३१४ सम्पूणे गांधी वाःमय 


जबातबन्दी भले ही लागू होती हो, इस कार्यमें जो हमारे मित्र हैं उनपर तो वह लागू नहीं 
हो सकती। यदि आप या अनेक लोक-नेता मिलकर हछोॉड क्र को लिखें और उनसे ट्रान्सवालके 
मन्त्रियोपर अपना सत्प्रभाव डालनेका अनुरोध करें तो क्‍या हमारा उद्देश्य सिद्ध न हो 
जायेगा ? छोड क्र द्वान्सवालके मन्त्रियोंसे कहें कि जिन ब्रिटिश भारतीयोंने आपके देशके लिए 
इतने भारी और इतने भीषण कष्ट सहे हैं उन्हें छोटी-मोटी रियायतें देकर अपने संध-निर्माणकों 
गौरव प्रदान कीजिए ।* 

श्रीमानने शायद ध्यान दिया होगा कि मूल निवासी-संरक्षण संघ [ ऐबॉरिजित््‌ज़ प्रोटेक्शन 
सोसाइटी | की ओरसे एक शिष्टमण्डल दक्षिण आफ़िकी प्रधानमंत्री और अन्य लोक-नेताओंसे 
मिलनेवाला था और वह केवल इसलिए नहीं मिला कि सर चार्ल्स डिल्क', जो शिष्टमण्डलका 
नेतृत्व करनेवाले थे, उन लोगों द्वारा नियत समयको स्वीकार नहीं कर सके। 

मुझे निश्चित छगता है कि यदि आप अब भी श्री मेरीमैन और श्री सावरसे, या उनसे 
न हो सके तो, श्री बोथा और स्मट्ससे बातचीत करनेका प्रयत्न करें, तो इससे हित ही हो 
सकता है। में यह भी कह दूँ कि समझौता करना बहुत-कुछ सर जॉर्ज फेरार' और सर पर्सी 
फिद्ज़ पैंट्रिकके' हाथमें है और यदि आप उनसे मिल भी सके तो मुझे विश्वास है कि 
समस्याके सन्‍्तोषजनक हलका कोई मार्ग निकल आयेगा। 

में 'इंडियन ओपिनियन के नये अंककी ओर आपका ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित करता 
हैँ। उसमें तीन उल्लेखनीय प्रार्थनापत्र' और भारतीय शिष्टमण्डल-सम्बन्धी तथ्य दिये गये हैं। 

आशा है, श्रीमान अपना इतना समय लेनेके लिए मुझे क्षमा करेंगे। 

आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९६०) से। 


१, ता, २८ जुलाईके पत्रमें इसका उत्तर देते हुए लॉर्ड ऐग्टहिलने लिखा था: “ मेरे खयालमें मेरा यह 
कहना ठीक दे कि दक्षिण आकफ्रिका-विभेयक (बिल) को बदलनेका कोई सवाल नहीं है । इस समस्यापर बिलकुल 
प्रभाव नहीं पढ़ता । जरूरत झतनी ही है कि टान्सवाल-सरकार दयाके विशिष्ट कार्यके रूपमें इस कठिनाईका भन्त 
फरने और भारतीयोंकी शिकायत दूर करनेका इरादा घोषित करके संसद विधेयककी स्वीक्षतिको गौरवान्वित करे । ?” 

२. सर चाढ्से वेंटवर्थ डिब्क ( १८४२-१९११ ); राजनीतिश, केखक, संसद-संदस्य और उप-विदेश-मन्जी, 
१८८०-०२ । 

३. (१८५९-१९१० ); खान-मालिक और थान्सवालके विधायक; दक्षिण आफ्रिकी युद्ध(१८९९--१९००) में 
सेवा की । । 

४. (१८६२-१९३१ ); एक खात-व्यवसायी और दक्षिण आफिका-सम्बन्धी कई पुस्तकोंके छेखक; सर जॉज 
फेरार और वे टान्सवालके प्गतिवादी दलके प्रमुख सदस्य थे । 

७, ये टान्सवाल्वासी भारतीयों द्वारा सम्राज्ञी, दादाभाई नौरोजी तथा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमसेके 
अध्यक्षकों भेजें गये थे | देखिए परिशिष्ट १५ । 


१९१, पत्र: लॉड मॉलके मिजी सचिवको 


लन्दन, एस० डब्ल्यू० 
जुलाई २६, १९०९ 

निजी सचिव 
परममाननीय भारत-मन्त्री 
व्हाइट हॉल, एस० डब्ल्यू ० 
महोदय, 

यदि आप नीचेका [ पत्रांश | छॉर्ड मॉ्लकी सेवामें पेश कर दें तो में आभारी होऊेंगा : 

लॉर्ड महोदयने श्री हाजी हबीबको और मुझे जो खानगी मुलाकात देनेकी कृपा की थी 
उसमें, समयाभावके कारण, मैं जो कहना चाहता था वह सब नहीं कह सका । इसलिए मैं अपने 
साथीकी तथा अपनी ओरसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय समाज और ट्रान्सवाल सरकारके 
बीच जो दो प्रश्न -- अर्थात्‌, एशियाई कानूनका रद किया जाना और शिक्षित ब्रिटिश भारतीयोंके 
दर्जा जो आधार अन्य उपनिवेशोंमें है उसी आधारपर उसे कायम रखना -- अभीतक 
अनिर्णीत हैं, वे भारतीय समाजकी पवित्र प्रतिज्ञाके कारण सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। परल्तु 
इसका यह अर्थ नहीं है कि ब्रिटिश भारतीय द्रान्सवालमें अन्य निर्योग्यताओं -- जैसे, जमीनकी 
मिल्कियत रखने और ट्वरामोंमें सवार होनेपर छगी रोक आदि -- के बारेमें अपने आपको 
पीड़ित अनुभव नहीं करते। 

फिर भी हमारा खयाल है कि भारतीय समाजने जेलखानोंमें जो सजा काटी या 
अन्य व्यक्तिगत कठिनाइयाँ सही हैं, सो इन सवालोंको तय करानेके लिए उतनी नहीं 
जितनी कि उपर्युक्त दोनों शिकायतोंकों दूर करानेके लिए। लेकिन ब्रिटिश भारतीय अन्य 
निर्योग्यताओंको दूर करानेके लिए उन्हीं साधनोंको काममें छाते रहेंगे जिन्हें उन्होंने अबतक 
अपनाया है। परन्तु उपर्युक्त दोनो शिकायतें अन्य शिकायतोंसे अछग कर दी गई हैं, क्योंकि 
इनसे उन्हें भयंकर कष्ट हुआ है और जबतक' कोई ठीक समझौता नहीं हो जाता तबतक 
यह कष्ट होता रहेगा । 

मुझे और मेरे साथीकों भरोसा है कि छॉड्ड मॉर्ले इस मामढेकी ओर विशेष ध्यान 
देनेका समय निकाल सकेंगे और जिन लोगोंके हित उनके सुपुर्दे है, उनकी ओरसे अपना 
मैत्रीपूर्ण प्रभाव काममें छाकर सम्माननीय समझौता करा सकेंगे। 

आपका, आदि, 


भो० क० गांधी 


ठाइप की हुईं मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल : कलोनियल ऑफिस रेकर्डस (सी० डी० 
५३६३) से; टाइपकी हुई दफतरी प्रति (एस० एन० ४९६१)से भी। 


१. यद्द उतप्ती दिन इससे पहके हो चुकी थी, देखिए पिंछछा शीषक । 


१९२. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-५] 
[ जुलाई २६, १९०९ के बाद | 


इस हफूतेमें मुलाकातें बहुत कम हुई हैं। ज्यादातर समय चिट्ठियाँ लिखनेमें और 

फुटकर लोगोंसे मिलनेमें गया है। 
सर्य सुद्धाकात 
मुख्य मुलाकात छॉड्ड मॉल्से हुईं। हम दोनोंको उन्होंने निजी रूपमें मुलाकात दी। 

यह कहना मुश्किल है कि उनका उत्तर सन्तोषजनक मानना चाहिए या नहीं। मै तो इतना 
ही लिख सकता हूँ कि उन्होंने सहायता करनेका वचन दिया है। 

लछॉर्ड एम्टहिल सख्त मेहनत कर रहे हैं। उनका कार्य खानगी है, इसलिए मैं कुछ 
बताता नहीं। उनको पूरी आशा है कि समझौता होगा। उनके साथ हमेशा पत्र-व्यवहार 
चलता रहता है। अब क्या होता है, यह देखना रहा है। उनके पत्रकों पढ़नेसे मालूम होता 
है कि अगले हफ्ते कुछ खबर मिल जायेगी। यदि ऐसा हुआ तो तारसे खबर जायेगी, 
इसलिए इस लेखके छपनेसे पहले परिणाम शायद मालूम हो जायेगा । 

यदि परिणाम अच्छा निकले तो किसीको यह न समझना चाहिए कि यह इंग्लैंडमें 
जोर लगानेका ही परिणाम है। इसका कारण तो केवल जेल जाना ही समझना चाहिए। 
जो छोग यहाँ रहते हैं, वे यह बात सहज ही देख सकते हैं। जेलकी बात सुननेवाला प्रत्येक 
गोरा ताज्जुब करता है। सहन किये हुए कष्टोंका गम्भीरतम प्रभाव हुए बिना रह ही नहीं 
सकता। मुझे तो बार-बार यह अनुभव होता रहता है। 

श्री हाजी हबीब, श्री अब्दुल कादिर और मैं निमन्त्रण पाकर कुमारी स्मिथके पास 
गये थे। वहाँ सभी एक ही बात कर रहे थे, अर्थात्‌ जेल जानेंकी। और जेल जानेकी बात 
सुननेका ही असर होता था। मैं दिन-प्रतिदिन ऐसा वक्‍त आता देखता हैं, जब मनुष्यको, 
फिर वह चाहे काछा हो या गोरा, अजियोंसे न्याय नहीं मिल सकेगा। यदि यह बात ठीक 
हो वो आत्मवरू अर्थात्‌ सत्याग्रहके बलको पहुँचनेवाला दूसरा बल संसारमें है ही नहीं। 
इसलिए मेरी इच्छा है कि यदि यह पत्र छपने तक फैसला न हुआ तो भारतीय जेलोंको 
भर दें। 

नो अगस्तको बहुत-से भारतीय भाई छूटे होंगे। उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि वे 
निर्भभ होकर फिर जेल जायें। उन्होंने जो प्रण किया है, उसे न छोड़ें। संसारमें आज 
ऐसी ही हवा चल रही है। छोटे और बड़े सबमें देशभक्तिकी भावना प्रबल हो रही है। 
इस भावनाके कारण बहुत-से बुरे काम किये जाते है। जो सत्याग्रहका आश्रय लेंगे वे ही 
सच्ची देशभक्ति दिखा सकेंगे। 


| गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिसियन, २८-८-१९०९ 


१. यह २६ जुलाईको हुईं थी । देखिए “पत्र: छॉर्ड ऐेम्टहिल्को ?, पृष्ठ ३२१३-१४ । 


१९४, पत्र: लॉड एस्टहिलको 
लन्दन, 
जुलाई २९, १९०९ 


लॉ महोदय, 

द्रान्सवालके भारतीयोंके मामलेमें, जिसे आपने अपना ही मामला बना लिया है, आप 
बहुत कष्ट उठा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैने आपका पत्र पढ़ते ही 
यह तार' दे दिया था कि आपसे सछाह किये बिना कुछ न किया जायेगा। मैने उसमें 
यह भी कह दिया था कि मैं यह पत्र लिख रहा हूँ और विवरण भेज रहा हूँ।' 

शायद मुझे यह बात साफ कर देनी ज्यहिए कि मै ज्यादातर पत्र, जिन्हें अन्यथा मैं 
अपने हाथसे लिखना पसन्द करता, बोलकर छलिखाता हँ। इसका कारण यह है कि मेरी 
लिखावट बहुत खराब है और पढ़नेमें नहीं आती। में यह बात खेदके साथ स्वीकार करता 


] 
ह मेरे साथीको और मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि जिन विशिष्ट व्यक्तियोंका 
उल्लेख आपने अपने पत्रमें किया है, उनसे आप मिल लिये हैं। 

में इसके साथ प्रूफ-रूपमें “विवरण ” भेज रहा हूँ, क्योंकि वह कर यह समझकर 
मुद्रकको भेज दिया गया था कि आप उसे मंजूर तो कर ही छेंगे। लेकिन वह आपकी 
सलाह लिए बिना न तो छापा जायेगा और न किसीको भेजा जायेगा। 

अगर १९०७ का कानून रद कर दिया जाये और मेरे सुझाये गये तरीकेसे द्वान्सवालमें 
हर साल छः: भारतीयोंकों आने देनेका वादा कर दिया जाये तो मुझे निश्चय ही सनन्‍्तोष 
हो जायेगा. . . । मुझसे ऐसा ही प्रइन छॉड्ड मॉलेने भी किया था। क्‍या मैं [| आशा करूँ 
कि | द्वान्‍्सवालकी संसदमें या प्रान्तीय कौंसिलमें, जहाँ भी हो, [इस मामलेपर फिर विचार 
किया जायेगा |' और प्रवासी कानूनमें ऐसा सुधार कर दिया जायेगा जिससे सामान्य शिक्षा- 
परीक्षाके अनुसार ऊंची शिक्षा पाये हुए भारतीय द्वरान्सवालमें आ सकें ? ऐसे लोग ज्यादासे- 
ज्यादा छः आ सकेंगे; लेकिन उनकी संख्या कानूनसे सीमित या नियन्त्रित न की जायेगी, 
बल्कि प्रशासनिक कारंबाईसे की जायेगी। इसका अर्थ यह है कि प्रवासी-अधिकारी परीक्षा 
कड़ी लेकर सालमें केवक छः ही भारतीयोंकों पास करेगा। जहाँतक प्रवासका सम्बन्ध है, 
इस तरह आये हुए भारतीय प्रवासी रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) या शिनाख्तकी सभी कार्रवाइयोंसे 
बरी होंगे। उनका रजिस्ट्रेशन उस परीक्षासे ही हो जायेगा जो सीमापर ली जायेगी और 


१. लॉ ऐेंग्टदिलके २८ जुलाईके उस पत्रके लिए, जिसमें गांधीजीकी बात्तोंका सिलसिला और छोड ऐग्टहिलने 
अपने पत्रमें जो झुद्दे उठाये हैं उनका उत्तर प्रिकता है, देखिए परिशिष्ट १७ । 

२. यह तार उपलब्ध नहीं है । 

३. देखिए “ दान्सवाल्वासी भारतीयोकि मामलेका विवरण ””, पृष्ठ २८७-३०० । 

४, ५. यहाँ मूलमें कुछ शब्द कट गये हैं, श्सलिण उनकी पूर्ति यहाँ प्रकरणके अनुसार अनुमानसे की 
गई है । 


पत्र ४ छोड एंम्टहिलकों ३१९ 


जिसे उन्हें पास करना होगा। मेरा खयाल है कि मैने यह सारी स्थिति सर रिचर्ड सॉलोमनको 
साफ-साफ समझा दी है और यह भी सोचता हूँ कि वे इसे समझ गये है। 


इसमें शक नही कि ट्वान्सवालूमे दूसरी शिकायतें भी हैं; मिसालके तौरपर जमीन- 
जायदाद रखनेपर रोकके बारेमें, द्रामोंमें बैठनेके बारेमें आदि। इस सम्बन्धमें हमें स्थानीय 
अधिकारियोंको और आपको भी सहायताके लिए कष्ट देना होगा। लेकिन जिन दो शिकायतों - 
को लेकर शिष्टमण्डल लन्दन आया है उनमें और दूसरी शिकायतोंमें यह फर्क है कि इन 
दो शिकायतोंको लेकर अनाक्रामक प्रतिरोध किया गया है, जिसमें हमें अवर्णनीय कष्द हुए 
है और जबतक ये शिकायतें दूर नहीं कर दी जातीं या उन्हें दूर करानेके प्रयत्नमें एक- 
एक भारतीय मर नहीं जाता, तबतक, जहाँतक मेरे वश्षकों बात है, वह जारी रहेगा और 
हम कष्ट सहते रहेंगे। दूसरी शिकायतें बहुत पुरानी हैँ, उन्हें दूर करानेके लिए हमने कष्ट 
सहनेकी कोई गम्भीर प्रतिज्ञा भी नहीं की है। इसलिए हम उसके लिए तबतक रुक सकते 
हैं जबतक इस मामलेमें लोकमत तैयार नहीं हो जाता और छोगोंमें जो विद्वेष है वह मिट 
नहीं जाता। इसके लिए न हम कंगाल बनेंगे और न द्वान्सवालकी जेंलोंकों भरेंगे। 


मेरे लिए तो यह अनाक्रामक प्रतिरोधर्में आपकी बहुत बड़ी दिलूचस्पीकी, . . और--मै 
कहनेकी इजाजत चाहता हँ--आपके उदात्त विचारों... की भी कसौटी है। आप मुझे 
यह कहनेके लिए क्षमा करेंगे कि में यहाँ, दक्षिण आफ़िकामें, या भारतमें ऐसे एक भी 
भारतीयको नहीं जानता जिसने राजद्रीहका -- उसको मैं जिस रूपमें समझता हूँ -- मेरी- 
जैसी दुृढ़ता, बल्कि रूककारके साथ, विरोध किया हो। राजदब्रोहसे दूर रहना मेरे धर्मका 
अंग है। मेरी जान चली जाये तो भी मेरा इससे कोई सम्बन्ध न होगा। बहुत-से लोग, 
अर्थात्‌ बहुत-से भारतीय और आंग्ल-भारतीय, बमबाजी और हिसाके विरुद्ध अपनी तीत्र 
धृणा शब्द-रूपमें या किसी बेजा कारंवाईके रूपमें प्रकट करते है। लेकिन ट्रान्सवालमें जिस 
आन्दोलनसे मेरा तादात्म्य है वह आन्दोलन तो स्वतः ऐसे तरीकोंके खिलाफ सबसे जोरदार 
और स्थायी आपत्ति है। अनाकरामक प्रतिरोधकी कसौटी स्वयं कष्ट सहना है, दूसरोंको 
कृष्ट देना नहीं। इसीलिए हमने भारतके, या किसी दूसरी जगहके किसी भी < राजदब्रोही 
दल ” से एक पैसा भी नहीं लिया है और अगर हम अपने सिद्धान्तोंके प्रति सच्चे हैं तो 
हमें ऐसी सहायता मिलती तो भी हम उसे स्वीकार करनेसे इनकार कर देते। हमने 
अबतक भारतीय जनतासे रुपये-पैसेकी सहायता न मॉगनेका खास खयालर रखा है। ब्रिटिश 
भारतीय संघका हिसाब सभी देख सकते हैं। उसका आय और व्ययका विवरण समय- 
समयपर प्रकाशित और इंडियन ओपिनियन में विज्ञापित किया जाता है। श्री डोक, 
श्री फिलिप्स और द्वान्सवालमें हमारे साथ काम करनेवाले दूसरे प्रमुख व्यक्ति इस बातकों 
बहुत अच्छी तरह जानते हैं। में यह कहनेकी अनुमति चाहता हूँ कि अनाक्रामक प्रतिरोधकी 
कल्पनाका जन्म दक्षिण आफ्रिकामें हुआ है और उसका भारतके किसी आन्दोलनसे कोई 


१, यहाँ कुछ शब्द मिट गये हैं । 
२, यहाँ एक पंक्ति मिंट गयी है | 
३. देखिए खण्ड ७, परिशिष्ट ७। 
४. चाढस फिल्प्स, दान्सवालके च्चेके पादरी । 


सम्बन्ध नहीं है। इनके अलावा हमपर, कभी-कभी विशुद्ध अनाक्रामक प्रतिरोधमें विश्वास 
रखनेके कारण, हमारे कुछ भारतीय मित्रोंने तीत्र आक्षेप भी किये है। 

आशा है, आप मुझे इतनी निजी बातें कहने और इस पत्रका कलेवर बढ़ानेके लिए 
क्षमा करेंगे, क्योंकि यह अनिवार्य था। 

अगर इससे ज्यादा खुलासेकी या जानकारीकी जरूरत हो तो आप मुझे उसके लिए 
आदेश दें। में [वह देकर | आपके प्रति और भी ज्यादा आभारी हूँगा। 

श्री रिच बताते हैं कि इस स्पष्टीकरणसे आपकी समझमें सब बातें साफ-साफ न 
आयेंगी। वे इतना और जोड़नेका सुझाव देते हे। 

प्रवासी कानूनमें काले या गोरे सभी प्रवेश करनेवाले लोगोंके लिए शिक्षा-परीक्षा 
रखी गई है। परीक्षा कितनी कड़ी हो, यह बात प्रवासी-अधिकारीकी मर्जीपर छोड़ दी 
गई है। सबके लिए एक परीक्षा न कभी रही है और न अब ही हैं। इसलिए प्रवासी- 
अधिकारी यूरोपीयोंके लिए एक परीक्षा रखता है और भारतीयोंके लिए दूसरी। वह शायद 
कभी-कभी यूरोपीयोंकी कोई परीक्षा ही नहीं लेता जैसा कि नेटालमें प्रायः होता है। इस 
तरह अपने विवेकाधिका रसे काम लेनेमें अदालतें कोई दस्तन्दाजी नहीं करतीं। जनरल स्मट्सने 
कहा है कि मौजूदा प्रवासी-काननमे प्रवासी-अधिकारीकी मर्जीपर इतनी ज्यादा बातें 
नहीं छोड़ी गई हैं। अगर नहीं छोड़ी गई हों तो कानून आसानीसे बदछा जा सकता है 
और उसके विवेकपर जितनी बातें छोड़ना आवश्यक हो, छोड़ी जा सकती हैँ। मैंने श्री 
डेलोकी' मार्फत ऐसा एक सुधार दे भी दिया है। मेरी रायमें उससे यह उद्देश्य सन्‍्तोष- 
जनक रूपसे पूरा हो जायेगा। श्री स्मद्सने मेरा सुधार नामंजूर नहीं किया; लेकिन उन्होंने 
कहा था कि वे उस अधिवेशनमें (पिछले जूनके अधिवेशनमें ) कानूनमें फेरफार करना व।ञछनीय 
नहीं समझते। प्रवासी अधिकारीको आवश्यक अधिकार मिलनेपर शिक्षा-परीक्षाके अनुसार 
केवल छ: भारतीयोंको ही देशमें आने देना है। अगर सातवाँ भारतीय अर्जी दे तो वह 
उसे उसकी ऐसी शिक्षा-परीक्षा लेकर रद कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी पास ही न हो 
सके। आस्ट्रेलियामें ऐस। ही किया जाता है। 


टाइप की हुईं दफूतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकछ (एस० एन० ४९६८) से। 


१, यहाँ भी मूलमें कागज कझफट गया है । 
२, एडवर्ड डेलो, भारतीयोंके मामलेमें सहानुभूति रखनेवाके एक अम्ुख यूरोपीय । 


१९५७०, पतन्र; एच० एस० छल० पोलकको 


[ लन्दन | 
जुलाई ३०, १९०९ 


प्रिय हेवरी, 

पिछले हफ्ते ज्यादा छोगोंसे नहीं मिल पाया, फिर भी काम बहुत हो गया है। 
लॉर्ड ऐम्टहिल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं; उनका सम्पक एक ओर सर जॉर्ज फेरार, 
जनरल स्मदट्स और छॉड सेल्बोर्ससे रहा और दूसरी ओर हछोॉर्ड क्र, लॉर्ड मॉल, लॉर्ड लेन्सडाउन 
और छोॉर्ड कर्जनसे। वे स्वयं बहुत आशावान मालूम होते हैं। में आपको उनके ताम प्रेषित 
अपने हरम्बे पत्रकी नकल भेजता हूँ। 

सर मंचरजीने भी स्मदसको भेंठके लिए पत्र लिखा था और स्मद्सने वचन दिया है 
कि वे अपने ऊपर कामका बोझ कम होते ही उनको भेंटका समय देंगे। यह भेट तब 
माँगी गई थी जब यह मालूम नहीं था कि छॉड ऐम्टहिल क्या निर्चित कार्रवाई कर रहे 
हैं। बड़े पैमानेपर सार्वजनिक आन्दोलन आरम्भ करनेकी व्यवस्था भी की गई थी। मैने 
उसकी रूपरेखा अपने मस्तिष्क्में बना ली है; किन्तु छॉर्ड एम्टहिलके कामको देखते हुए 
सब बातें रुकी हुई हैं।' 

हमने लॉर्ड मॉल्से सोमवारकों भेंट की थी। उन्होंने हमें लगभग आधे घंठेका समय 
दिया। सर चार्ल्स लायक भेंटके समय मौजूद थे। यह भेंद व्यक्तिगत और अनौपचारिक 
थी। वे यह जानना चाहते थे कि क्‍या इस मामलेमें भारतमें बहुत आवेश है। मेने जवाब 
दिया कि बहुत है। मैंने यह भी कहा कि बम्बईमें सभा नहीं हुई, इसका कारण यह है 
कि सर फीरोजशाहकों हिसात्मक कारवाईका भय था। किसीको भी सभामें आने और 
कड़े भाषण देनेसे रोका नहीं जा सकता था। मेरी रायमें इस प्रश्नसे प्रकट होता है कि 
भारतमें बहुत आवेश है। इसके बारेमें वे असन्तुष्ट हैं या वे चाहते हैं कि समस्त 
भारतमें लोकमतकी जोरदार अभिव्यक्ति हो। फिर भी उन्होंने वचन दिया है कि वे 
इस भेंटका सार छॉड क्रू को बता देंगे और स्मट्ससे भी मिलछेंगे। आपको यह जानकर 
आदचर्य होगा कि रन्दनसमें जनरलहू स्मट्सकी उपस्थितिकी भी जानकारी उनको न थी और 
वे एशियाई अधिनियमपर की गई आपत्तियोंके बारेमें सब-कुछ भूल गये थे। 

उधर, यदि लोग सभाएँ बुलाएं तो आप सभाएँ करें; यदि ऐसा न हो तो विभिन्‍न 
संस्थाओंकी ओरसे प्रार्थनापत्र भिजवायें और यदि आपको पर्याप्त स्वयंसेवक मिल सकें तो 
आप एक संक्षिप्त प्राथनापत्रपर हजारों लोगोंके हस्ताक्षर करायें। आशा है, आपने दादाभाई 


१, देखिए पिछला शीषेक । 
२, देखिए परिशिष्ट १६ । 
३. (१८४०५-१९२० ); आग्ल-भारतोय प्रशासक । 


& आ $. 


३२९ सम्पूणे गांधी वाहसय 


नौरोजी और बंगाल व्यापार-संघ (बेंगाल चेम्बर ऑफ कॉम) के अध्यक्षको लिखे गये प्रा्थना- 
पत्रोंका' अनुवाद मुख्य-मुख्य भाषाओंमें करा लिया होगा और उसको दूरूदूर तक बँटवा 
दिया होगा। यदि आपको उचित समर्थन प्राप्त हो तो हर जगह स्वयंसेवक आपको मिलने 
चाहिए। वे इन प्रतियोंकों ले जायें और बॉट दे। उनको मस्जिदों, मन्दिरों, नाटकधरों और 
ऐसे ही अन्य स्थानोंके पास तैनात किया जा सकता है। 

मुझे आज आपके तारकी प्रतीक्षा है। उसके बाद, आशा है, में आपको एक संक्षिप्त 
तार दूँगा। किन्तु यदि मुझे आज आपका तार न मिला तो में करू या सोमवारकों स्वतस्त्र 
रूपसे तार दे सकता हूँ। श्री आंगलिया और अन्य दो व्यक्ति कल आ रहे है। श्री अब्दुल 
कादिर अब भी हमारे साथ इसी होटलमे ठहरे हुए हैं। में आशा करता हूँ कि आप भारतीय 
निर्देशिकाएँ (डायरेक्टरीज), एक उपयुक्त अग्रेजी-गुजराती और गुजराती-अंग्रेजी कोष और 
सनन्‍्दर्भवी या पढ़नेकी दूसरी पुस्तकें, जो दक्षिण आफ्रिकामे नहीं मिलतीं, ले हछेंगे। प्रो० 
गोखलेसे हमारी शिक्षा-योजनाके सम्त्रन्थमें भी बातचीत करें। वे बहुत बड़े शिक्षाशास्त्री हैं, 
इसलिए उपयोगी सुझाव दे सकते हैं। मेरा खयाल है, आप छगनलालके' सहयोगसे बम्बईमें 
एक एजेंसी खुलवा सकते हैं, और चाहे तो आप नटेसनसे” कोई निश्चित करार भी कर 
सकते हैं। इससे हमारे विचारों और मतोंके प्रचारमें भी सहायता मिलेगी। 

मिली शनिवारकों आ गई। पिताजी साउददेस्टन गये थे; किल्‍्तू वे मिली आदिके 
साथ नहीं छौटे। उनको माताजी, मॉड, हाजी हबीब, हुसेन और में जाकर ले आये। सैली 
नहीं आ सकीं, क्योंकि उनको अपना काम देखना था। मिली और सिलिया दोनों, तथा 
वाल्डो और बेबी भी, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। मेरा खयारू है, वे यात्राके कारण 
और भी अच्छे छंगते हैं। वे जह्ाजमें मजेमें रहे है। सिलिया ऐमीको ढँढने गई और फिर 
सीधे कमरोंमें चली गई; मिली बेबीके साथ होटलमें आ गई। व्यवस्था तो यह थी कि 
सिलिया ऐमीके साथ होटलमें आये, किन्तु उसने अपनी आत्रतामें उस होटछकूका नाम नहीं . 
पूछा था जिसमें म॑ ठहरा हुआ हूँ और होटल सेसिलमें चली गई, और पीछे सीधे कमरोंमें 
पहुँच गई। वाल्डोकों कुछ जुकाम हो गया है; किन्तु ज्यादा नहीं है। 

कुमारी स्मिथके यहाँ दावत थी। मिली और मॉड वहाँ गई थी। मेरा खयाल है, वहाँ 
दोनोंको अच्छा छूगा। दावत अच्छी ही थी, और मण्डली भी अच्छी थी। उसमें कुछ भारतीय 
महिलाएँ भी थीं। मिली उनमें से एक, श्रीमती दुबेकी सहेली बन गई है। वे उत्तर भारतीय 
है, यद्यपि उनका कुछ पालन-पोषण बम्बईमें भी हुआ है। वे अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती 
हैं। मिलीकी उनके साथ और घनिष्ठता हो जायेगी। 

वह जिन कमरोंमें है उनको पसन्द नहीं करती और शायद क्रिकलबुड या क्यूमें एक ऐसा 
छोटा घर ले लेगी, जिसमें थोड़ी साज-सज्जा हो। मैंने उसको सुझाव दिया है कि वह अपने 
साथ हुसेनको रखे। यह दोनोंके लिए सनन्‍्तोषजनक होगा। हुसेन बहुत अच्छा चल रहा है। 


१, देखिए परिशिष्ट १५ । 

२, छगनछाल गांवी इस समय भमारतकों रवाना हो गये थे, जहाँसे वे बे रिस्टर बननेके लिए इंग्लेंड जानेवाले थे, 
किन्तु श्री ए० एच० वेस्टकी बीमारीके कारण कुछ माह रुक गये थे । 

३. जी० ९० नेटेशन ( १८७३-१९४६ ); राजनीतिक और प्रकाशक तथा इंडियन रिव्यूके संस्थापक 
और सम्पादक । 


लन्द्न रे२३ 


उससे अच्छा युवक मिलना मुश्किल होगा। किन्तु वह कुछ खोया-खोया-सा है। उसमें वह उमंग 
नहीं है जिसकी उस आयुके यूवकसे सुझें आशा करनी चाहिए और वह पर्याप्त परिश्रम 
नहीं करता। चूँकि वह जिद्दी नहीं है, इसलिए मिलीका सौम्य मार्गदर्शन आसानीसे ग्रहण 
कर सकता है। मैने मिलीसे बात कर छी है कि उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। 
ऐमी भी मिलीके साथ रह रही है। मुझे मालूम हुआ है कि ऐमी बहुत बड़ी हो गईं है। 
किनतू वह स्थिर स्वभावकी लड़की नहीं है और मिलीको उसके कारण कुछ चिन्ता हो जाती 
है। मेने सोमवारकों दप्तरी, मॉरेलिटी' और प्रेसीडंसी एसोसिएशनको आपके सम्बन्धमें तार 
दिये थे। में यह जाननेको उत्सुक हूँ कि उनपर कुछ अमल हुआ या नहीं। 
में गत रातको स्त्रियोके मताधिकारके सम्बन्धमे आन्दोलन करनेवाली महिलाओ (सफ्रे- 
जेंट ) की एक विराट सभामें गया था। श्रीमती पैकहस्टंसे भी मिला था। में आपको उनका 
साप्ताहिक पत्र वोट्स फॉर वीमन भेज रहा हूँ। हमे इन महिलाओंसे और इनके आन्दो- 
लनसे बहुत-कुछ सीखना है। मेरे पास दूसरी पुस्तिकाएँ भी है, जिन्हें मैंने आपको भेजनेका 
विचार किया था; कि्तु पीछे सोच-विचार कर तय किया कि उनको जोहानिसबर्ग या 
फीनिक्स भेज दूँ। में आपके लिए दूसरा सैट लछाऊँगा और वह आपको अगले सप्ताह मिलेगा। 
श्रीमती रिचका स्वास्थ्य बराबर सुधर रहा है। मेरा खयाल है, इस बार वे फिर 
बीमार नहीं होंगी। 
हृदयसे आपका, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकर (एस० एन० ४९७० ) से। 


१९६. लन्दन 


शुक्रवार, जुलाई ३०, १९०९ 
नेटालके प्रतिनिधि 
नेटालके प्रतिनिधि यहाँ कल पहुँचेंगे। हममें से कुछने उनको छेने जानेकी तैयारी 
कर ली है। 
सफ्रेजेंट्स 
श्री अब्दुल कादिर, श्री हाजी हबीब और में मताधिकार प्राप्त करनेके लिए लड़नेवाली 
स्त्रियोंकी सभामें गये थे। सेन्ट जेम्स भवन इन स्त्रियोंसे ठसाठस भरा था। श्री हाजी हबीबकी 
गिनतीके अनुसार स्त्रियाँ और पुरुष मिलकर १,५०० होने चाहिए। 
ऐसी सभा रूगभग हर हफ्ते होती है। इस सभासें हर बार धन-संग्रह किया जाता 
है और कमसे-कम ५० पौंड आते है। कलकी सभामें १०० पौंड इकटठे हुए थे। यह सभा 
जेलसे रिहा की गई स्त्रियोंके सम्मानके लिए बुलाई गई थी। ऐसी स्त्रियाँ १४ थीं, उनको 


१. रेबाशंकर झवेरी एड क॑० बम्बईका तारका पता । 

२, बेम्बईका ! 

३. यह उपलब्ध नहीं है । 

४. श्रीमती एमलिन पेंकहरुट ( १८५८-१९२८ ), देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ६० । 


३२४ सम्पूण गांधी वाह्सय 
चाँदीके तमगे दिये गये। इन स्त्रियोंके लिए एक भोजकी व्यवस्था की गई है, जिसमें एक-एक 


शिलिंगके टिकट जारी किये गये हैँ। 
इस सभाकी अध्यक्षता श्रीमती लॉरेंस नामकी महिलाने की थी। भाषण सब स्त्रियोंने 


ही दिये। सारी व्यवस्था भी वे ही करती है। 

जेल जानेवाली स्त्रियोंमे दो-चार तो बीस-बाईस बरसकी लड़कियाँ थी। ये सभी मता- 
धिकारकी लड़ाईमें गिरफ्तार की गई थीं। यहाँकी प्रथाके अनुसार कैदियोके कई वर्ग है। 
इन स्त्रियोंकों दूसरा वर्ग दिया गया था। ये कहती हैं कि हमें पहले वर्गका कैदी माना जाना 
चाहिए। ऐसा सरकारने नहीं किया, इसलिए उन्होंने संगठित होकर जेलके नियमोंको भंग 
करनेका निर्णय किया। उन्होंने जेलकी कोठरियोंकी खिड़कियाँ तोड़ी और दूसरे नियमोंकों 
माननेसे भी इनकार कर दिया। इससे उत्तको काल-कोठरियोंमें बन्द कर दिया गया । वहाँ 
भी उन्होंने जेलरोंकी आज्ञाओंका अनादर किया। अच्तमें सभी स्त्रियोंने खाना बन्द कर 
दिया। एक स्त्रीने छः दिन तक बिलकुल भोजन नहीं किया और कुछ दूसरी स्त्रियोंने 
पाँच दिन तक। इस प्रकार सबने खाना छोड़ दिया। इससे अन्तमें सरकारने हार मानकर 
उनको रिहा कर दिया। स्त्रियाँ इससे निराश हुई है और कहती हैं कि जवतक ऐसी स्त्रियोंको 
पहला वर्ग नहीं दिया जायेगा तबतक वे जेल जाती रहेंगी। जेलसे रिहा स्त्रियोंमें से दोपर 
जेलमें मारपीट करनेके जूरममें पुलिसने सभामें समनन्‍्स तामील किये। जब उनको समन्स 
दिये गये तब सारा सभाभवन तालियों और हषे-ध्वनिसे गूज उठा। उन स्त्रियोंके ऐसे कष्ट- 
सहन और उनकी ऐसी हिम्मतके आगे भारतीय सत्याग्रही किस गिनतीमें हैं? 

यह संघ अपना अखबार प्रति सप्ताह प्रकाशित करता है और उसकी ५०,००० प्रतियाँ 
छपती है। उसका मूल्य एक पेनी है। उसमें कार्यकर्न्नीौ मुख्यतः स्त्रियाँ हैं। बेचनेके लिए 
स्वयंसेविकाएँ हर हफ्ते निकलती हैं। इनको कोई मजदूरी नहीं मिलती। ये सभी स्त्रियाँ बड़े-बड़े 
घरानोंकी है; फिर भी इस काममें शरमानेके बजाय गर्व मानती हैं। ये सभी अपनी बाँहोंपर 
/ स्त्रियोंके लिए मताधिकार ” (वोट फॉर वीमन) के छपे बिलले रगाकर निकल पड़ती हैं। 

इसके अछावा उन्होंने बहुत-सी चौपतियाँ आदि छापी हैं। कितनी ही स्त्रियाँ इस काममें 
अपना सर्वस्व देकर खुद भी काम करने रूग गई हैं। इनमें से कुछ बहुत पढ़ी-लिखी हैं। ये एक 
सालमें चन्देसे ३,००० पॉड इकट्ठा कर छेती हैं। उन्होंने २०,००० पौंड इकद्ठा करनेका 
निश्चय किया है। 

उनकी लड़ाईको पाँच बरस होने आये। लड़ाईकी नींव तो बहुत बरस पहले पड़ चकी 
थी। किन्तु जेल जाकर पूरा जोर पाँच सालसे लगाया जा रहा है। इस अर्सेमें छगभग ५०० 
स्त्रियाँ जेल हो आई हैं। इनमें से कितनी ही एकसे ज्यादा बार जेल जा चुकी है। [इस मण्डलकी] 
सभी पदाधिकारी कंद भुगत आई हैं। वे प्रयत्नपूर्वक जेल जाती हैं। 

इतने बरस हो गये पर वे हार नहीं मानतीं। दिनों-दिन उनका जोर बढ़ता ही जाता 
हैं। वे सरकारको हैरान करनेकी नई-नई युक्तियाँ खोज लेती हैं और बहुत-सी स्त्रियोंने इस 
कामके लिए अपनें-आपको पूरी तरह समर्पित कर दिया है। कितनी तो जानतक देनेके लिए 
तैयार हो गई हैं। “जीतना ही है”, यह उनका प्रण है। वे ऐसी दुढ़ता बता रही हैं 
मानो यह प्रण- उनकी मृत्यके साथ ही जायेगा। 

उनकी काम करनेकी व्यवस्था और चतुराई अत्यन्त सराहनीय है। उनमें उत्साह खूब 
है। इस सबको देखकर बहुत-से पुरुष चकित रह गये हैं। 


पत्र: लॉड एटहिलको ३२० 


भारतीयोंके रहिए विचारणीय है कि जब इंग्लैडकी अबलाओंकों न्याय प्राप्त करनेमें 
इतनी देर होती हैऔर ऐसा कष्ठ सहना पड़ता है, तब हमको द्वान्सवालमें समय लगे, 
कष्ट भोगना पड़े, प्राण तक देने पड़ें, जेलमें बीमारी झेलनी पड़े और भूखा रहना पड़े तो 
इसमें आश्चर्यकी क्या बात है? श्रीमती छोरेंस, जिन्होंने इस लड़ाईमें बहुत धन दिया है और 
जो जेल हो आई है, कहती है कि “ जबतक कुछ लोग सुधार करने या मानव-जातिकी भलाई 
करनेके लिए अपने लोहूमें सने मसालेसे चुनाई न करें तबतक सुधारोंके भवनका निर्माण होना 
सम्भव नहीं है। 

इन शब्दोंपर प्रत्येक भारत-हितैषीको विचार करना चाहिए। हम स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना चाहते हैँ तो हमें दूसरोंको मारकर या दुःख देकर (अर्थात्‌ शरीर-बलसे) नहीं, बल्कि 
स्वयं मरकर या दुःख सहकर (अर्थात्‌ आत्मबलूसे ) स्वतन्त्रता प्राप्त करनी चाहिए। ट्रान्सवालकी 
लड़ाई आत्म-सम्मानकी रक्षाकी अर्थात्‌ स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी लड़ाई है। उस स्वतन्त्रताको 
प्राप्त करनेमें मृत्यू आ जाये तो वह जीवित रहनेके बराबर है। उसको न प्राप्त करके हम 
जीवित रहें तो यह मरणके समान है। महिला-मताधिकारके लिए लड़नेवाली इन स्त्रियोंसे 
हमें बहुत-कुछ सीखना है। उनमें कुछ कमियाँ भी दिखाई देती हैं, जिनके सम्बन्धमें अभी यहाँ 
विचार करता आवश्यक नहीं है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २८-८-१९०९ 


१९७. पत्र: छॉर्ड ऐम्टहिलको 
[ लन्दन | 
अगस्त ३, ९९०९ 
लॉड महोदय, 
आपके २९ तारीखके पत्रके उत्तरमें मैंने एक तारा भेजा था। आशा है, वह आपको 
समयपर भिल गया होगा। 
में यह पत्र इस सप्ताहके 'इंडियसल ओपिनियन * की ओर आपका ध्यान आकर्षित करनेके 
' लिए लिख रहा हूँ। उसमें साम्राज्य-संसद के नाम नागप्पनकी मृत्युके सम्बन्धमें मद्रास अहातेसे 
आये हुए भारतीयोंका प्रार्थनापत्र और हलूफनामे' प्रकाशित हुए हैं। आपको याद होगा, कुछ 


समय पूर्व इसी नागप्पनके बारेमें एक तार आया था। 
आपका, आबि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-लनकल (एस० एन० ४९७४) से । 


१. यह उपलब्ध नहीं है । 

२. जुलाई १०, १९०९ के भंक्षमें । 

३. इसमें वीरा मुथु और ए० ए० मूडलेने उन हालतोंका और जेलके बेरहमी-मरे बरतावका उल्हेख क्रिया 
है जिनके कारण सत्याग्रही सामी नागपनकी मृत्यु हो गई । देखिए “ टान्सवाब्वासी भारतीयोंके मामलेका 
विवरण ”, पृष्ठ २९८ । 


१९८, पत्र: इंग्लिशामत को 


लब्दम, 
अगस्त ३, १९०५९ 
सम्पादक 
/ हुग्लितर्मन * 
| कलकत्ता ] 


आपके पत्र-लेखक साउथ आफ्रिकन ' ने आपके गत २१ वारीखके अंकमें प्रकाशित अपने 
पत्रमें इतनी गलत बातें लिखी हैं कि उसको अपना नाम भी छिपाना पड़ा। कया में उसकी 
कुछ गलतबयानियाँ दुरुस्त कर सकता हूँ? 

श्री एल० डब्ह्यू० रिच, यद्यपि वे मुझे अपना मित्र और साथी कहते है, भारतीय नहीं 
हैं, जैसा आपके पत्र-लेखकने मान लिया है। वे इंग्लैडके यहूदी है और इस समय बैरिस्टरी 
कर रहे है। 

भारतीयोंका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) एक शिनाख्ती कार्रवाई है और वह वर्गगत रूपमें 
भारतीयोंकी ईमानदारीपर सन्देहका सुचक है। काफिरोंके सम्बन्धर्में पासकी प्रथा कुछ ह॒द तक 
कर लगानेकी कार्रवाई है और किसी भी प्रकार उस अर्थमें, जिसमें १९०७ का एशियाई पंजीयन 
कानून है, अपमानजनक नहीं है। एशियाई पंजीयन कानून (एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) 
और महाद्वीपकी पारपत्र (पासपोर्ट) प्रणालीमें उतना ही अन्तर है जितना खड़िया और पनीरमें 
होता है। महाद्वीपी पारपत्र (कॉन्टिनेन्टल पासपोर्ट) जिसके पास होता है उसकी रक्षा: करता 
है, और यदि पासमें पारपत्र न हो तो इससे वह अपराधी नहीं माना जाता और उसे छः मास 
तककी कड़ी कद नहीं दी जा सकती, जबकि एशियाई कानूनके अन्तर्गत पंजीयनका प्रमाणपत्र 
ने होनेपर अबतक ट्रान्सवालमें २,५०० ब्रिटिश भारतीय जेल भजे जा चुके है। ट्रान्सवालमें 
भारतीय कुली नहीं हैं। मा 

आपके पत्र-लेखकके विरोधी कथनके' बावजूद नेटाल उपनिवेशमें गिरमिटिया भारतीय 
मजदूरोंके प्रवेश-सम्बन्धी कानून बनानेमें वहाँके भारतीय व्यापारी-समाजका कोई हाथ 
नहीं था। 

आपके पत्र-छेखकने यह मनगढच्त बात कही है कि नेटठालमें प्रत्येक भारतीय १० शिलिंग 
माहवार खेपर निर्वाह करता है और सन्दृकोंके अस्तरकी पुरानी टीनके झोपड़े बनाकर 
रहता है। इसके विपरीत, डर्बंत नगरपालिकाके मूल्यांकनके अनुसार सचाई यह है कि वहाँ 
भारतीयोंके पक्के मकान करीब-करीब दस छाख पौंडके हैं और इस तथ्यका उनके यूरोपीय 
व्यापारी प्रतिस्प्षियोंने उनके विरुद्ध उपयोग किया है। 

लेकित भारतीय एक बातमें आपके पत्र-लेखकसे सहमत हो सकते है, और वह है नेटालमें 
या दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागमें गिरमिटिया मजदूरोंके अस्तित्वकी निन्‍्दा। ब्रिटिश 
भारतीय पिछले पन्द्रह सालसे इस प्रकारकी मजदूरीकी प्रथाकों बन्द करानेके लिए आन्दोलन 


पत्र : लॉड ऐम्टहिलको ३५७ 


कर रहे हैँ। स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हंटरने' इस प्रथाकों खतरनाक रूपमें गुलामीसे 
मिलता-जुलता बताया था। 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियस ओपिनियन, ४-९--१९०९ 
१९९. पन्न: लॉर्ड एऐस्टहिलकों 
[ लन्दन | 
अगस्त ४, १९०९ 


लॉड महोदय, 

में आपको इसी ३ तारीखके पत्रके लिए और उन कीमती सुझावोके लिए धन्यवाद 
देता हैँ जो आपने विवरण (स्टेटमेट) के सम्बन्धमें दिये है। 

में जानता हूँ कि अधिकारियोंपर कामका कितना भार है; और यह जानते हुए कि 
आप उनको यह प्रइन समझानेका कोई अवसर हाथसे नहीं जाने देते, श्री हाजी हबीब और 
में, दोनो सन्‍्तोषपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे है। 

आपका प्रश्न यह था कि क्या अनाक्रामक प्रतिरोध (पैसिव रेजिस्टेन्स) के लिए भारतसे 
धन या उत्तेजन मिलता है।  उत्तेजन मिलने ” के सम्बन्धमें, मेने विस्तारसे कुछ नहीं कहा 
था। पत्र लम्बा और ऊबानेवाला हो जानेके भयसे में लिखता-लिखता रुक गया था। परन्तु, 
अब चुँकि आपने कृपा करके मुझे अपने विचार अधिक विस्तारसे प्रकट करनके लिए कहा 
है, इसलिए में प्रसन्नतापर्वक' इस अवसरका लाभ उठाता हूँ। में भली भाँति जानता हूँ कि 
हमपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम भारतके गरमदलसे मिलकर काम कर रहे है।' 
लेकिन में आपको पूरा-पूरा विश्वास दिलाता हें कि यह आरोप बिलकुल निराधार है। ट्रान्सवालमें 
भारतीयोंका अनाक्रामक प्रतिरोध उस उपनिवेश्षमें ही पैदा हुआ है और भारतमें जो-कुछ कहा 
या किया जा रहा है उस सबसे उसका कोई सम्बन्ध नही है। कभी-कभी सच बात तो यह रही 
है कि भारतमें या अन्यत्र जो विरोधी बातें कही या लिखी गईं, उनके बावजूद हमने अपना 
आन्दोलन जारी रखा है। हमारे आन्दोलनका भारतके किसी भी उम्रदलसे बिलकुल वास्ता नहीं 


है। में खुद उग्रदलियोंकों नही जानता । . . . मुस्लिम छीगके . . .' है और किसी समय अखिल 
इस्लामी संघ (पैन इस्लामिक सोसाइटी ) के लन्दन-स्थित मन्त्री रहे है, और यह पत्र-व्यवहार 


१, (१८४०-१९०० ) भारतीय अशासक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससी त्रिग्शि कमेटीके सदस्य; देखिए 
खण्ड १, पृष्ठ ३९६ और खण्ड ६, पृष्ठ २६० । 

२. देखिए “थन्सवालबासी भारतीयोंके मामकेका विवरण ?”, पृष्ठ १८७-३००; तथा लॉड एंम्थदिलके 
सुझावोंके लिए परिशिष्ट १४ भी । 

३. देखिए परिशिष्ट १४ । 

४. बिन्दुओंके स्थानपर मूलमें कुछ शब्द गायब हैं । 

७, यहाँ मूल पत्रमें एक पंक्ति कद गई है । 


३५८ सम्पूण गांधी वाइमय 


इस दृष्टिसे किया गया है कि हमारे मामलेमें भारतीय छोकमतकी दिलचस्पी बढ़े ओर जनतामें 
सहानुभूति उत्पन्न हो। हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया के सम्पादकसे निकट-सम्पर्क है और 
'इंग्लिगमैन ' के सम्पादक स्वर्गीय श्री सांडर्ससे' भी मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध था। में यह कह दूँ 
कि जब मैने पहले-पहल दक्षिण आफ्िकामें सावंजनिक कार्य हाथमें लिया तब उन्होंने [श्री 
साडर्सने ] मुझे बहुत उपयोगी सहायता और सलाह दी थी। हमारी शिकायत सदा यह 
रही है कि भारतमें हमारे देशवासियोंने, जैसा शायद अभी कुछ पहले तक लगता था, इस प्रइनके 
साम्राज्यीय महत्त्वकी करीब-करीब जान-बूझकर उपेक्षा की है। फिर जनरल स्मट्सने निर्दोष 
भारतीयोंको, जिनमें से अधिकतरके पास एक पैसा भी न था, पुतंगाली प्रदेशके रास्ते 
ट्रान्‍्सवालसे भारतको निर्वासित कर दिया। उनके इस आत्मघातकारी .कार्यते इस सवालकों 
सबसे ज्यादा प्रकाशमें छा दिया है। इससे इस प्रश्नका विज्ञापन इतना हो गया जितना शायद 
दूसरी किसी बातसे न हुआ होता । अब श्री हेनरी एस० एल० पोलक भारतीय जनताके सम्मुख 
इस स्थितिको रखनेके लिए ट्रान्सवालसे भारत गये है। वे वहाँसे यह निश्चित निर्देश लेकर 
गये हैं कि वे उम्रदलसे सम्पक न करें और ज्यादातर टाइम्स ऑफ इंडिया ' के सम्पादक, 
प्रोफेसर गोखले तथा आगाखाँकी सलाहसे चर्लें। 

अनाक्रामक प्रतिरोधसे मेरा मतलूब क्‍या है, यह साथकी कतरनसे कुछ ज्यादा स्पष्ट 
रूपमें प्रकट हो जायेगा। इसमें जमिस्टनके साहित्य व वाद-विवाद संघ (जर्मिस्टन लिटरेरी ऐंड 
डिबेटिंग सोसायटी) में दिये मेरे भाषणका सार दिया गया है। में कह दूँ कि जर्मिस्टन 
भारतीय विरोधी भावनासे ओतप्रोत है। फिर भी संघके सदस्योंने, जिनमें जमिस्टनके मेयर 
भी हैं, कृपा करके यह स्वीकार किया कि हम जो लड़ाई चला रहे हैं वह पूर्णतः निर्दोष है। 

यदि में यह न कहूँ कि भारतमें जो-कुछ हो रहा है उसको में अत्यन्त गहरी दिलचस्पीसे 
और राष्ट्रीय आन्दोलनके कुछ पहलुओंको गम्भीरतम चिन्तासे देखता हूँ तो यह अनुचित होगा। 
- » » सहानुभूति और . . .' उसमें छोगों और मेरे देशवासियों ---दोनोंका और संसारका भी 
लाभ है। मेरा यह भी विश्वास है कि राष्ट्रीय भावनाके पूर्णतम विकासमें और भारतमें 
ब्रिटिश राज्यकी स्थिरतामें बिलकुल विरोध नहीं है। इसके अछावा मैं यह भी सोचता हूँ कि 
भारतमें हमें जो कष्ट है उतका इलाज भीतरी प्रयत्नोंसे सम्भव है। मैं यह जानता हूँ कि ब्रिटिश 
संविधानके अन्तगंत ब्रिटिश प्रजाजनोंको, चाहे वे किसी जातिके हों, तबतक अपने अधिकार कभी 
नहीं मिले हैं और न कभी मिल सकते हैं जबतक वे उनसे सम्बन्धित अपने कतेंव्य पूरे न करें 
और जबतक वे उनके निमित्त लड़नेके लिए तैयार न हों। यह लड़ाई या तो शारीरिक हिसाका 
रूप ले लेती है, जैसा भारतके उम्रदली लोगोंके मामलेमें है, या लड़नेवाले लोगोंके व्यक्तिगत 
कष्ट-सहनका' रूप ले लेती है, जैसा ट्रान्सवालसें हमारे अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके मामलेमें है। 
मेरी सम्मतिर्में शिकायतें दूर करानेका पहला तरीका बहुत-कुछ बब॑रततापूर्ण है और भारतीयोंके 
स्वभावके विरुद्ध है--सी इसलिए नहीं कि वे शारीरिक दृष्टिसे इतने दुर्बल है कि इस 


१. देखिए खण्ड ६, पृष्ठ २१४७-४८ । 

२. यह उपलब्ध नहीं है ! 

३. देखिए “भाषण ; जमिरटनमें ?, पृष्ठ ४२-४४ । 
४. यहाँ कुछ शब्द कट गये है । 

७५, यहाँ एक्ष पूरी पंक्ति गायब है । 


पत्र : लेंड एम्टहिलफो ३२९ 


मार्गको नहीं अपना सकते, बल्कि इसलिए कि वे अपने शिक्षणके कारण इस दूसरे तरीकेके 
अभ्यस्त हो गये हैं; और मुझे यह स्वीकार करनतेमें कोई बाधा नहीं है कि द्वान्सवालका 
अनाक्रामक प्रतिरोध भारतके हिसाकारी दलकों व्यावहारिक रूपसे यह दिखाता है कि वह 
बिलकुल गलत रास्तेपर है और जबतक उसका विश्वास किसी भी प्रकारकी राहुत पानेके 
लिए. हिसामें रहेगा, तबतक उसके प्रयत्न बेकार रहेंगे। 

मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे अपने विचारोंका यह स्पष्टीकरण ज्ञायद आपके 
किसी उपयोगका न हो और सम्भवतः यह हर तरहकी दिलचस्पीसे खाली भी हो। मैने यह 
सब केवल इसलिए लिखा है कि मेरे बारेमें कोई गलतफहमी न हो।' मुझे इस बातका बहुत 
खयाल है कि में आपसे कोई बात न छुपाऊं। में इस बातके लिए भी बहुत उत्सुक हैं कि जो 
कोई काम हाथमें ले उसमें आप-जैसे महानुभावका, जिन्हें साम्राज्यसे और मेरी मातृभूमिसे 
इतना अधिक प्रेम है, बल मुझे प्राप्त रहे। 

हमारी मृसीबतोंमें आप जो गहरी दिलचस्पी ले रहे हैँ उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद 
और इस पत्रके अनिवारय विस्तारके लिए क्षमायाचनाके साथ -- 

आपका, आदि, 


[मो० क० गांधी | 
ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकरू (एस० एन० ४९७६) से! 


२००. पत्र: लॉड्ड ऐम्टहिलकों 
[ लन्दन | 
अगस्त, ५, १९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
में आपके कलकी तारीखके दो पत्रोंकी प्राप्ति-सुचना निवेदित करता हूँ। आशा है 
आपके पत्रोंकी नकलें जल्दीसे-जल्दी आपको भेज दूँगा। आपके इसी ३ तारीखके पत्रका उत्तर 
मैं भेज चुका हूँ। ह 
शिक्षित भारतीयोंका प्रश्न नया होनेके आरोपके सम्बन्धर्में में एक अलग कागजपर लिख 
रहा हैँ, ताकि आप उसका उपयोग इस पत्रका हवाला दिये बिना कर सरके। जिस संशोधनको 


१, अगस्त ७को पत्रकी प्राप्ति-सूचना देते हुए लोड एंम्टहिकने टान्सवालके अनाक्ामक प्रतिरोध और भारतके 
आतंकवादी आन्दोलनके बीच सम्बन्ध होनेकी बातपर गांधीजीकी इस स्पष्ट उवितक्के बारेमें लिखा था: “ आपने 
ठीक वही जवाब दिया है जिसकी मुझे भाशा थी । में यों भी अपने आन्तरिक विश्वातके भाधारपर इस आरोपको 
पूरी बेमुरोक्तीके साथ अस्वीकार करनेमें कभी बाज नहीं जाया हूँ; भव तो इसमें मुझे आपके निष्पक्ष और सांगोपांग 
स्पष्टीकरणकी निश्चितताका बल भी प्राप्त है | सुझे अपनेतई कमी क्षण-भरकों इस बातमें सन्देद्द नहीं रहा कि 
भारतके पड़यन्वकारियोंसे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है; लेकिन जब ऊंचे तबकेके जिम्मेदार छोगोंने ऐसी सह 
दी तो मुझे स्पष्टीकरण करना पड़ा है |”? 

२. लॉड एऐ्टहिलते उन पत्रोंकी प्तियाँ माँगी थी जो उन्होंने गांधीजीको लिखे थे । 

३. देखिए पिछला शीषेक । 

४ देखिए सहपत्र १ । 


२३० सम्पूणे गांधी वाउइमय 


पेश करनेका विचार है उसका मजमून भी इसके साथ है। में यह अच्छी तरह महसूस 
करता हूँ कि कठिनाई अधिकारके प्रइनपर होगी। “ अधिकार पर जोर दिये बिना इसका 
कोई हल निकालतेके प्रयत्नमें मेरी कई रातें चिन्तामें निकली है; लेकिन मुझे सफलता नहीं 
सिली है, क्योंकि इससे कम किसी भी बातका अर्थ, मेरी विनीत सम्मतिसें, उपनिवेशकी 
कानूनकी किताबमे हमारी प्रजातीय हीनताकों अंकित करना होगा। आपके प्रइनका यह 
उत्तर आपके इस सुझावका भी उत्तर है कि माँगोंकी गिनतीमें शिक्षित भारतीयोंके दर्जेके 
बजाय कभी-कभी कुछ ऊँची शिक्षा पाये हुए भारतीयोका प्रवेश , आदि कर दिया जाये। 
ऐसा कोई उलट-फेर सम्भव नहीं है, क्योंकि लड़ाई थोड़े-से शिक्षित भारतीयोंको प्रविष्ट करानेके 
लिए नहीं है, बल्कि सहज-स्वाभाविक या सैद्धान्तिक अधिकारको मान्य करानेके लिए है। यह 
“अधिकार ” न देनेके जो निश्चित परिणाम होते है उनपर जोर देनेके उद्देश्यसे इस प्रशइनके 
सम्बन्धरमें चिकित्सक, वकील आदिका उल्लेख किया गया है, और यह श्री कार्टराइटके भिन्रोंको 
सन्तुष्ट करनेंके उद्देयसे आवश्यक हो गया था . . .'* स्पष्ट रूपमें यह समझनेके लिए कि हमारी 
माँगका अभिप्राय उपनिवेशसे ऐसे छः से अधिक भारतीयोंका प्रवेश नहीं है उन्हें साम्राज्यीय 
दृष्टिकोण अपनानेकी जरूरत है। सच तो यह है कि ऐसे प्रवेशके लिए प्रतिवर्ष शायद दो 
व्यक्ति भी आवेदनपत्न न दें, और में अपनेतई तो स्थानीय सरकारसे यह आइवासन भी नहीं 
माँगूंगो कि वह छः या छः से कम भारतीयोंको प्रवेश दे ही। सिद्धान्त मान लेनेपर, केवल 
प्रवेश एक छोटी बात है और म॑ साफ-साफ स्वीकार करता हूँ कि यदि यह सिर्फ थोड़े-से 
भारतीयोंके प्रवेशका ही प्रश्न होता, तो मैने अपने ट्रान्सवालवासी भाइयोंकों भयंकर कष्ट 
उठानेकी सझछाह कभी न दी होती। 
आपने विवरणमे' सुधारके सम्बन्ध्में जो नये और मूल्यवान सुझाव दिये हैं उनके लिए 
में आपका बहुत क्ृतज्ञ हूँ। श्री रिचके साथ मिलकर मैं उसपर तुरन्त काम शुरू कर रहा हूँ । 
इन सुझावोंकों शामिल करनेके बाद में कुछ प्रतियाँ छपवा लँगा और आपको भेज दूँगा; 
लेकिन उनके छापनेका अन्तिम निर्देश तबतक न दूँगा जबतक आपकी मंजूरी और प्रचारकी 
अनुमति न मिल जाये। 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 
| सहपत्र | 
इस आरोपके सम्बन्ध कि शिक्षित भारतीयोंका 
प्रझन एक नया प्रश्न हे 


यह स्मरण रखना आवश्यक है कि दो सम्मेलन हुए थे, एक जनवरी १९०८ में हुआ 
था, जब श्री गांधी जेलमें ही थे। उस समय शिक्षित भारतीयोंके प्रश्नकी चर्चा नहीं की गई 


१. यह तहपन्र उपलब्ध नहीं है; केकिन गांधीजीने संशोधनका जो मसविदा बनाया था उते छॉड एमटहिलने 
उनसे केकर १० अगस्तकों जनरकू स्मठसकों भेज दिया था । यह सहपत्र २ में दिया हुआ है। छॉडे एऐटहिल्ने 
गांवीजी द्वारा उनके ९ अगस्तके पत्रमें सुझाई गई घाराकों शामिक्ू कर लिया था; केकिन यह नहीं बताया था 
कि यह गांधीजीकी सुझाई हुईं है। देखिये “पत्र: छोड एम्टहिलकों ”, पृष्ठ ३४१-४२ । 

२» मूल अतिमें यहाँ कुछ शब्द गायब हैं । 

३. देखिए “ टन्तवालवासी भारतीयोंके मामकेका विवरण !*, पृष्ठ १८७-३०० । 

४. गांधीनीकी १० जनवरी, १९०८ को दो महोनेकी सजा दी गईं थी, परल्तु उन्हें ३० जनवरीको रिहा 
कर दिया गया था । देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३६-३७ और पृष्ठ ४३-४४ । 


पत्र: लॉड ऐंम्टहिलकों 3३१ 


थी, क्योंकि ऐसी चर्चाकी आवश्यकता नहीं थी। यह इसलिए कि स्वेच्छया पंजीयन (रजिस्ट्रेशन ) 
करानेकी दार्ते प्री होनेपर १९०७ के कानून २के रद हो जानेसे शिक्षाकी योग्यता-प्राप्त 
ब्रिटिश भारतीयोंका अधिकार अपने-आप फिर स्थापित हो जाता। 


दूसरा सम्मेलन २० अगस्तको हुआ । उसमें कार्यकारिणी परिषद [ के सदस्य |, प्रगतिवादी 
दलके नेता, श्री कार्टराइट, श्री गांधी और श्री क्विन सम्मिलित थे। यही वह सम्मेलन था 
जिसके सम्बन्धर्मों कहा गया है कि उसमें जिन मुद्दोपर बातचीत हुई उनमें शिक्षित भारतीयोंका 
प्रदन नहीं था। जनरल बोथाने अपने ५ सितम्बर १९०८ के खरीते ५२८, पृष्ठ ४३, सी० डी० 
४३२७ में इस आरोपका स्पष्ट खण्डन किया है। उसमें जनरल बोथा कहते हैं: “ बहसका 
नवाँ विषय उन एशियाइयोंको देशमें आते देनेकी नई माँगका था, जो पहलेसे द्वान्सवालके 
अधिवासी (डोमिसाइल) होनेका दावा नहीं करते, परन्तु जो शिक्षा-सम्बन्धी कसौटीमे उत्तीर्ण 
हो सकते हैं।” यह इस बातकों स्वीकार करता है कि इस विषयपर सम्मेलनमें विचार 
हुआ था। परन्तु जनरल बोथाका कहना है कि वहाँ जो यह माँग उठाई गई सो नई बात 
थी। लेकिन, जैसा कि स्मट्स और श्री गांधीके बीच २२९ फरवरी १९०८ को शुरू होनेवाले 
पत्र-व्यवहारसे स्पष्ट है यह भी गलत है। दरअसल तथ्य यह है कि सम्मेलनका आयोजन 
ही इसलिए किया गया था कि जनरल स्मट्सके साथ उक्त कानूनकों रद करनेके बारेमें जो 
बातचीत चल रही थी, वह विफल हो गई थी, क्योंकि जनरल स्मट्सने एक नई शर्ते लगाई 
थी कि शिक्षित ब्रिटिश भारतीयोपर प्रतिबन्ध रहनेपर ही वे कानूनको रद करेंगे। इसके 
अतिरिक्त, [उक्त उद्धरणमें || ऐसी माँग थी जिसे मन्त्रिगण पहले ही न मानने योग्य ठहरा 
चुके थे। परन्तु यदि ऐसा न होता तो भी यह जानना कठिन है कि किस उपायसे 
एशियाइयोंके प्रवासका विधान करनेवाला विधेयक और सम्बद्ध धारा, इस विषयपर श्वेत 
उपनिवेशियोंकी रूगभग सर्वत्र व्याप्त भावनाकों ध्यानमें रखते हुए, ट्रान्सवाल-संसदके किसी 
भी सदन हारा पास किये जा सकते हैं।” यह भी कह दिया जाये कि इस सम्मेलनमें 
कोई समझौता नहीं हुआ था। एशियाई नेता कार्यकारिणी परिषदके सदस्यों और प्रगतिशील 
नेताओंसे यह स्पष्ट निर्देश पाकर चले आये थे कि वे अपनी-अपनी समितियोंके सम्मुख वे मुद्दे 
रखें, जिनपर सम्मेलनमें विचार किया गया है और जनरल स्मट्सकों समितियोंका फैसला 
बता दें। तदनुसार तुरन्त ही एशियाई समितियोंकी बैठकें हुई और श्री गांधी तथा श्री क्विच 
दोनोंने जनरल स्मद्सकों सारी कार्रवाईसे अवगत करा दिया। जिस सरकारी रिपोर्ट (ब्लू 
बुक) का ऊपर जिक्र है, उसमें वह पत्र पूरा नहीं दिया गया है जो जनरल स्मट्सके निजी 
सचिवके विशेष अनुरोध करनेपर लिखा गया था। श्री लेन (स्मट्सके निजी सचिव) को 
तारीख २० अगस्तकों लिखे गये पत्रकी प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: 


श्री कार्टराइटने सुझसे कहा है कि सेने आजकी सभाके निर्णयके बारेमें उन्हें जो-कुछ 
बताया है, सो में आपको लिख दूँ और साथ ही तत्सम्बन्धी अपने विचार भी व्यक्त 
कर वू। 


१, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ९८-१०१ । 
२, मूक पत्तिमें यहाँ कुछ शब्द गायब हैं । 
३. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४५६-५५९ । 


३३२९ सम्पूणं गांधी बाड्सय 


मेने आज तीसरी बार सभाके सासने वे शर्ते रखीं जिनके बारेमें मेने उन्हें 
बताया कि सरकार उन्हें देनेपर तेथार है। मेंने उन्हें यह भी बताया कि यदि उच्च 
शिक्षा-प्राप्त भारतीयों तथा सोराबजीकी बहालीके लिए कोई व्यवस्था इनमें कर दी 
जाये तो थे ही झतें स्वीकार्य समझौतेका रूप ले लेगी। किन्तु सभा एशियाई अधिनियमको 
रद करने तथा प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमकी सामान्य घाराके अन्तर्गत उच्च 
शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंकों मान्यता देनेसे कम किसी भी बातकों सुबनेके लिए तेयार 
नहीं थी। में लोगोंको अधिकसे-अधिक केवल इसीपर राजी कर सका कि बेधानिक 
अधिकार मंजूर कर लिया जाये तो शिक्षित भारतीयोंके खिलाफ बरते जानेवाले ऐसे 
प्रशासनिक भेदभाषपर कोई आपत्ति नहीं होगी, जिसके कारण केवल अत्यन्त उच्च 


शिक्षा-प्राप्त भारतीय ही प्रवेश पा सकें।' 


[सहपत्र २] 
संशोधन 


१९०७ के प्रवासी-प्रतिबन्धक कानून 
(इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट) १५ के खण्ड 
२ के उपखण्ड १ का एक हिस्सा इस तरह है : 

“कोई भी व्यक्ति, जो उपनिवेशमें 
या उपनिवेशके बाहर, बाकायदा अधिकार- 
प्राप्त अफसरके कहनेपर अपर्याप्त शिक्षाके 
कारण इस उपनिवेशमें प्रवेशकी अनुमतिके 
आवेदनपत्र या ऐसे कागजात, जो वह अफसर 
माँगे, किसी यूरोपीय भाषाके अक्षरोंमें (बोल- 
कर लिखानेपर या अपने-आप) न लिख 
सके या उनपर उक्त अक्षरोंमें हस्ताक्षर न 
कर सके, व्यवस्थाकी जाती है कि इस 
उपखण्डके प्रयोजनोंके लिए यीडिश यूरोपीय 
भाषा मानी जायेगी; यह भी व्यवस्था की 
जाती है कि ” (इसके बाद जो-कुछ दिया 
गया है, वह महत्त्वपूर्ण नहीं है।) 


उपस्रण्ड १ का प्रस्तावित संशोधन 
यह था: 


“कोई व्यक्ति जो, उपनिवेशमें या 
उपनिवेशके बाहर, किसी बाकायदा अधिकार- 
प्राप्त अफसरके कहनेपर अपर्याप्त शिक्षाके 
कारण यूरोपीय भाषामें नियत की गई 
परीक्षा पास न कर सकेगा; व्यवस्था की जाती 
है कि इस खण्डके प्रयोजनोंके लिए यीडिश 
यूरोपीय भाषा मानती जायेगी; यह भी 
व्यवस्थाकी जाती है कि यह परीक्षा कैसी 
हो, यह प्रवासी-अधिकारी पूरी तरह अपनी 
मर्जीसि तय कर सकेगा। यह परीक्षा व्यक्तियों 
या वर्गेकि लिए अलग-अलग हो सकती है। 
उसके सम्बन्धर्में सर्वोच्च न्‍्यायारूयमें था 
उपनिवेशकी किद्सी अदालतमें अपील न 
की जा सकेगी। यह भी व्यवस्थाकी जाती 
है कि किसी ऐसे एशियाईपर, जो प्रवासी 


- अधिकारी द्वारा ली गई इस परीक्षामें पास 


हो जायेगा और दूसरी तरहसे इस कानूनके 
अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी न होगा, १९०८ के 
कानून ३६ की धाराए छागू न होंगी; यह 
भी व्यवस्था की जाती है।” 


१. लॉड ऐंम्टहिलने इस ७ अगस्तकों इस पत्रकी प्राति स्वीकार करते हुए लिखा था कि यह प्रकेव् उन्हें 
टीक जान पढ़ा है और वे उसको तत्काल ही काममें छा सकेंगे । 


पत्र : लॉर्ड एम्टहिलको ३३३ 


इसपर (टिप्पणियाँ 

१. अगर १९०७का कानून रद कर दिया गया और अगर १९०८ का कानून ३६ न 
रहा तो प्रस्तावित संशोधनमें कानून ३६ के उल्लेखकी बात ही न रहेगी। लेकिन इसका उल्लेख 
इसलिए आवश्यक हो गया है कि कानून ३६ में देश-निकाकेकी एक धारा है; और कानून 
१५ के खण्ड २ के उपखण्ड ४ में यह व्यवस्था है कि जिस व्यक्तिपर देश-निकालेकी आज्ञा 
लागू हो सकती है वह व्यक्ति शिक्षा-परीक्षा' पास कर लेनेपर भी निषिद्ध प्रवासी हो जाता 
है। उक्त उपखण्ड ४ इस तरह है: 

कोई भी व्यक्ति, जो इस उपनिवेशमें प्रवेशकी था प्रवेश करने के प्रथत्नकी तारीखको, 
किसी ऐसे कानूनकी घाराओंके प्रभाव-श्लेत्रमें आता हो था प्रवेश करनेपर आ जाये, जो 
उस तारीखको छागू हो और जिसके अन्तर्गत उसे, यदि बहु इस उपनिवेश्ञें सिल्ले तो, उसी 
तारीखको या उसके बाद इस उपनिवेशसे निकाला जा सके, था निकल जानेकी आज्ञा दो 
जा सके; चाहे यह निष्कासव या आज्ञा ऐसे किसी कानू नको तोड़नेके अपराधमें प्राप्त सजाके 
कारण दी गई हो, चाहे उसकी किती धाराका पालन न करनेके कारण, था उस कानूनकी 
धाराओंके अनुसार अन्य किसी कारणसे। शर्त यह है कि उस व्यक्तिको किसी ऐसे जुर्मके 
लिए सजा न दी गईं हो जो उसने उपनिवेशसे बाहर किसी अन्य स्थानपर किया हो 
और जिसके लिए वह माफी पा चुका हो। 

२. परीक्षाके सम्बन्धमें प्रस्तावित संशोधन जनरल स्मट्स द्वारा उठाई गई इस आपत्तिको 
दूर करनेके लिए दिया गया है कि मौजूदा कानूनमें शायद प्रवासी अधिकारीको विवेकके 
प्रयोगका काफी अधिकार नहीं है, जिससे वह एक प्रवासीके छिए एक तरह॒की परीक्षाकी 
व्यवस्था कर सके और दूसरेके लिए दूसरी तरहकी। 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९८०) ; और कलोनियहू 
ऑफिस रेकर्डस २९१/१४२ से । 


२०१. पन्न : उपनिवेश-उपमभन्‍्त्रीको 


[ लन्दन | 
अगस्त ६, १५९०९ 
महोदय, 
में नम्नतापू्वक आपके इसी चार तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करता हूँ, जिसमें 
आपने कहा है कि लॉर्ड क्र ने मेरे साथीसे और मुझसे मंगलवार १० तारीखको ३-३० बजे 
दान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धर्में मिलना मंजूर किया है। मेरे साथी और 


मैं उक्त समयपर छॉ्ड महोदयकी सेवामें उपस्थित होंगे। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ४९८४) से । 


१. मूलमें यहाँ “ एक्‍्जामिनेशन टेस्ट” है । 


२०२. पतन्न : लॉड एंम्टडहिलको 


[ लन्दन | 
अगस्त ६, १९०९ 

छॉड महोदय, 

मैं अभी विवरणकी' बीस प्रतियाँ भेज रहा हँँ। आपके दिये गये अधिकतर सुझाव इसमें 
आ गये है और मुझे आशा है कि वे जिस ढंगसे लिये गये है वह आपको पसन्द आयेगा। 
विवरण दुरूह (ठेकनिकल) न हो जाये, इस खयालूसे आपके आवश्यक समझे हुए कुछ स्पष्टी- 
करण अन्तमें टिप्पणियोंके रूपमें दे दिये गये हैं। जैसा कि एक पहले पत्रमें कहा जा चुका है, 
विवरण अब भी प्रूफके रूपमें है। इसलिए यदि और भी कोई संशोधन आवश्यक हो तो 
वह किया जा सकता है। 

टिप्पणी 'घ बह प्रार्थनापत्र' है जिसका उल्लेख अनुच्छेद २९ मे किया गया है। यह 
अभी छापी नहीं गई है। किन्तु आपके अवछोकनके लिए में इस पत्रके साथ उसकी नकल 
भेजता हूँ। 

आपके पत्रोंकी नकल की जा रही है। 

में निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि माँगोंपर सर जॉर्ज फेरारकी सहमति प्राप्त की 
जा सके तो श्री स्मट्सके कोई आपत्ति करनेकी सम्भावना नहीं रहेगी। 

सम्भव है, श्री स्मद्स कह दे कि संघ-निर्माणके कारण शायद अब ट्रान्सवाल संसदका 
कोई अधिवेशन न होगा, इसलिए में कुछ नहीं कर सकता। यदि वे यह रुख ग्रहण करें तो ' 
भी यह वचन दे सकते है कि वे संघके अन्तर्गत बनाई जानेंवाली प्रान्तीय परिषदके पहले 
अधिवेशनमें किसी भी प्रकार दोनों मॉगोंकों मंजूर करा देंगे और तबतक प्रवासी कानूनपर 
इस प्रकार अमल किया जायेगा मानो एशियाई कानून है ही नहीं . . . तब अनाक्रामक 
, » » प्रयल्तन सफल होनेपर, में यह मान लेता हूँ कि इस समय ट्रान्सवालकी जेलोंमें जो 
अनाक्रामक प्रतिरोधी है वे बिना छर्ते रिहा कर दिये जायेंगे और जो निर्वासित कर दिये गये 
हैं उनको पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिए अर्जी देनेका अवसर दिया जायेगा। 

यदि श्रीमान हमारा आपसमें परामर्श करना आवश्यक मानते हों तो मेँ सेवासें 
हाजिर हूँ । 

लॉर्ड क्र ने अब मेरे साथीसे और मुझसे भेंटके लिए अगले मंगलका दिन नियत कर 


दिया है। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलरू (एस० एन० ४९८२) से। 
१. देखिए “ दान्सवालवासी भारतीयोंके मामकेका विवरण ?”, पृष्ठ २८७-३०० । 


२. देखिए “ प्रार्थनापत्र: उपनिवेश मंत्रीकों ”, पृष्ठ १७-२८ । इसे विवरणमें शामिर नहीं किया गया था । 
३ ओर ४. बिन्दुअकि स्थानपर दफ्तरी प्रति फट गई है । 


प०३., पत्र; एच० एस० एल० गोेलकफको 


[ लन्दत | 

अगस्त ६, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 
में आज आपको एक तार भेज रहा हँ। अबतक इसलिए नहीं भेजा गया कि मैं 
एक-दो शब्दोंकों साकेतिक बनाकर कुछ शिलिंग बचा लेना चाहता हूँ। यद्यपि मिलीने मुझे 
बताया कि वे आपको एक तार भेजनेका वादा कर चुकी थी, मैने विवेकका उपयोग करके 
सीधे तार नहीं भेजा और यह आप पर छोड़ दिया कि आप दफ्तरीकों भेजे गये तारसे उनके 
आनेका अनुमान लगा ले। मिली अपने विषयमें विस्तारसे आपको लिखेंगी ही, इसलिए मैं इस 
पत्रमें अधिक नही लिख रहा हूँ। में इसके साथ विवरण (स्टेटमेंट) भेज रहा हैं। इसमें कई 
परिवर्तन और संशोधन हुए है। इसे अब भी अन्तिम रूप नही मिला है और न यह बॉडनेके 
लिए ही है। लॉर्ड एम्टहिल इन चीजोंके बारेमे बहुत ही सतक हैं। जबतक बातचीत चल 
रही है, वे नहीं चाहते कि इस तरफ किसी प्रकारकी सार्वजनिक कारंवाई की जाये। वे 
अगले सोमवारकों जनरल स्मठससे मिलेंगे। हमें लॉर्ड क्र से अगले मंगलको मिलना है। इसलिए 
अगले हफ्तेमें अवश्य यह तय हो जायेगा कि हमें आगे यहाँ किस तरह काम करना है। जो भी 
हो, जबतक निश्चित समझौता न हो जाये, आपके कामपर यहाँकी कार्रवाईका असर 
नही पड़ना चाहिए और यदि समझौता हो जाये तब भी, मेरा खयाल है, आपको वहाँकी 
यात्राका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सारे भारतमें घृुमकर सभी नेताओंसे मिलना चाहिए 
और उन्हें वस्तुस्थिति बतानी चाहिए। समझोता हो जानेपर यदि आप एक पुस्तिका प्रकाशित 
करायें जिसमें समस्त दक्षिण आफ्िकामें भारतीयोंके कष्टोंका इतिहास हो तो बुरा न होगा। 
यह पुस्तिका मेरी हरी पुस्तिका (ग्रीन पेम्फलेट )की तरहकी हो सकती है। मेरा खयारू 
है, वह आपके पास है ही। मिलीसे मुझे मालूम हुआ है कि वे हर हालकतमें करीब एक 
साल तक लब्दनमें रहेंगी ही। मैं खुद भी समझता हूँ कि उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। 
मेरा खयाल है, कि आप कमसे-कम ३ महीने भारतमें रहेंगे। यदि आवश्यक हो तो कांग्रेस 
अधिवेशनके लिए भी रुक जाइए। फिर भी, सम्भव है कि यहॉके कामकी प्रगतिके अनुसार 


१ और २- ये उपलब्ध नहीं हैं । 

३. पोलकने अपने २१ अगस्तके पत्र लिखा था: “ मैंने दक्षिण भाफ़िकाके कष्टेके बारेमें पुस्तिका तेयार 
कर ली है । इसे मेने पहले ही जह्ाज़पर लिख लिया था। जबतक समझौता न हो जाये में उसमें ठान्सवालकी 
समस्याके सिवा और कुछ नहीं लिख रहा हूँ |” यह पुस्तिका अक्तूबर १९०९ में जी० ए० नंटेसन, मद्रास द्वारा 
इस शीषकसे प्रकाशित की गई थी: दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय : साम्राज्यमें गुझामोंकी स्थिति और 
उनके साथ व्यवहार । पोल्कने दान्सवालकी समस्यापर एक भौर पुस्तिका भी लिखी जिसका शीषेक था: 
देजेडी ऑफ एग्पायर + दीटमेन्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन्स इन दन्सवारू । 

४. इसका शीषेक था, दृक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतें : भारतीय जनत'से 
अपील । देखिए खण्ड २, पृष्ठ १-७९ । 


३३६ तम्पूण गांधी वाड्मव 


इसमें रहोबदल करना पड़ेगा। यदि कोई समझौता न हो तो आप अपनी शक्ति केवल 
ट्रान्सवालके प्रइनपर ही केन्द्रित कीजिए। दूसरे विषय छेड़कर जनताका ध्यान न बेटाइए। 
मैंने आपको छॉड्ड एम्टहिलके पत्रोंकी नकले जान-बूझकर नहीं भेजीं। फिर भी जो पत्र मैंने 
उन्हें लिखे हैं उनकी नकलें भेज रहा हँ। इनसे आपको मालूम होगा कि यहाँ क्‍या हो रहा 
है और हमपर क्या आरोप छगाये जा रहे हैं। 

आपका तार समयपर मिल गया था। आशा है आप जिन लोगोसे मिलते हैं वे 
आपके साथ अच्छा बर्ताव करते होंगे, और उन्होंने आपके निवासके लिए उपयुक्त स्थान 


खोज दिया होगा। 

आप बम्बई गज़ठ के कार्याल्यमें किसी पुस्तकालयमें १३ जुलाईका गज़ट' देख 
लीजिए। उसमें हमारे संघर्ष पर एक हरूम्बा सम्पादकीय प्रकाशित हुआ है। जान पढ़ता है 
कि वह लेख किसीके कहनेसे लिखा गया है और उसमें खुद मुझसे अनुरोध किया गया है 
कि मैं अपनी कारंबाई भी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रखूँ। वह लेख बहुत सहानुभूतिपूर्ण 
है। आपको उसे पढ़नेकी कोशिश करनी चाहिए। मुझे वह कुमारी स्मिथने दिखाया था। 
उसकी कतरन में जोहानिसबर्ग भेज रहा हैँ। हाँ, जब भी समय मिले, आप वहाँके सार्वजनिक 
पुस्तकालयोंमें जानेकी कोशिश कीजिए और श्री वेलिवकरसे' परिचय कर छीजिए। वे एक 
बड़े शिक्षा-शास्त्री हैं। मेरा खयाल है, मैंने आपसे उनके बारेमें बात की थी। मैं उनके 
नाम परिचयकी कोई चिट्ठी आपको नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरा खयाल है, अब आपको 
उसकी जरूरत नहीं होगी । 

श्री डेलोने यार्कशायर डेली ऑब्जर्वर को लिखे अपने पत्रमें आपका उल्लेख इस 
प्रकार किया है: यह देखकर कि न्यायके आधारपर साम्राज्य-सरकारको प्रेरित करके 
भारतीयोंके दुःख दूर करानेके हमारे सारे प्रयत्न विफल हो गये हैं, भारतीय नेताओंने अपने 
एक गोरे हमददंको इस आशासे भारत भेजा है कि इससे भारतीयोंका ध्यान उनके कष्टोंके 
प्रति जागृत होगा। ये सज्जन एक अंग्रेज यहुदी हैं, पेशेसे अटर्नी और आचार-विचारसे हिन्दू 
हैं। भारतीय शिष्टमण्डलमें नियुक्त किये जानेवाले ये ही एक व्यक्ति हैं जिन्हें द्रान्सवाल 
सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकी । ” एक दृष्टिसे यह कैसी मानहानि है कि आपको आचार- 
विचारसे हिन्दू समझा जाये। कैलेनबंक इसपर क्या कहेंगे? फिर भी, दूसरी दृष्टिसे, यह 
निःसन्देह प्रशंसा है। आप इसे दोनोंमें से कुछ भी न मानें। मुझे मालम है कि श्री डैलो 
इसी लहजेमें लोकसभाके एक सदस्यको लिखते रहते हैं। यह पत्र लिखाते-लिखाते मैं अपना 
विचार बदल रहा हूँ और अब यह लेख कैलेसबैककों भेजनेके बजाय आपको भेजूंगा। आप 
इसे सारा ही पढ़ना चाहेंगे, और जोहानिसबर्गमें तो यह किसी काममें न आयेगा। 


१, दान्सवालके जिदिश भारतीयोंके मामलेपर टिप्पणी करते हुए पत्रने गांधीजीकी चर्चा की थी और लिखा 
था कि “अगर वे गेर-जिम्मेदार गिरे हुए लोगों '-के हाथोंमें पढ़ जाते हैं, तो इससे यही अच्छा होता कि वे 
दक्षिण भाकिकामें ही रहते. . . एक खास वर्गेके आन्दोलनकारी श्स वक्‍त जिटेनमें घूमते हैं और जो नहीं जानते 
कि वे बिना समझे-बूझे क्या-क्या प्रचार करते हैं । हम विश्वास करते हैं कि श्री गांधी उनके मार्गपर न जायेंगे 
और ज्यादा समझदारी दिखायेंगे ।”?” 

२. वे बम्बईके विस्सत कॉलेजमें भी प्रोफेसर रहे । वे गोखलेके मित्र थे । 


ल्न्द्न ३३७ 


नेटाल शिष्टमण्डल यानी सर्वश्री अब्दुल कादिर, आंगलिया, भायात और बदात यहां 

आ गये है। नेटालके प्रतिनिधियोंके लिए तैयार किये गये विवरणका मसविदा' में इसके 

साथ भेज रहा हँ। जिस ऋ्रमसे शिकायतें प्रस्तुत होनी चाहिए थी, उसमे हेरफेर मैने नहीं 
किया है। 

जंजीबारसे ट्रान्सवालके संघर्षका समर्थन करनेवारा एक बढ़िया तार सर मंचरजीको 

मिला है। सर मंचरजीने उसकी नकलें उपभिवेश कार्यातथ तथा इंडिया ऑफिस दोनोको 
भेजी है। 

हृदयसे आपका, 


टाइप की हुईं दफूतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलर (एस० एन० ४९८१) से। 


२०४, लच्दन 
शुक्रवार, अगस्त ६, १९०९ 


नेटालका झिष्टमएडल 

श्री आमद भायात, श्री एच० एम० बदात और श्री आंगलिया पिछले शनिवारकों 
सकुशल यहाँ आ गये हैं। उनका स्वागत करनेके लिए श्री. रिच, श्री हाजी हबीब, कुमारी 
पोलक, श्री आजम हाफेजी, श्री हुसेन दाउद, श्री अब्दुल कादिर और श्री गांधी गये थे। उनके 
ठहरनेकी व्यवस्था उसी होटलमें की गई है जिसमें ट्रान्सवालके शिष्टमण्डलकी । नेटालके सदस्योने 
सर मंचरजी, नवाब मेजर सेयद हुसेन बेलग्रामी, सैयद हुसेन और श्री गुप्तके साथ मुलाकात की 
है। उन्होंने लॉर्ड क्र और लॉर्ड मॉलेसे मिलनेकी प्रार्थना की है। इनमें से लॉर्ड क्र का उत्तर 
मिला है कि वे गृरवार, १२ अगस्तको मिलेंगे। इन लोगोंने एक विवरण तैयार किया है।' 
मुझे लगता है कि शिष्टमण्डलकी कोई सुनवाई नहीं होंगी। एक तो वक्‍त निकल चुका 
है और दूसरे वह पुराने मामलेको ले कर आया है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
वह यहाँसे जो अनुभव ले जायेगा वह भारतीय समाजके लिए लाभप्रद होगा। शिष्टमण्डरू 
अन्य प्रमुख छोगोसे मिलनेकी कोशिश कर रहा है। यह समय ऐसा है जब इंग्लैडके बहुत-से 
प्रमुख लोग सेर करने चले जाते हैं और सितम्बर तक वापस नहीं आते। न्यायमूर्ति अमीर 
अली भी फिलहाल यहाँ नहीं हे। बे दूर गये हुए हैं। 

श्रीमती रिच 


श्रीमती रिचने बहुत सख्त बीमारी झेली है। ये भली महिला पिछले दो सालसे पीड़ित 
हैं। उनके घावकी चार बार चीरफाड़ की गई है। वे खाठसे लग गई हैं। श्री रिच' उनकी 


१. मूल मसविदा उपलरब्ध नहीं है; छेकिन संशोधित मसविदेके लिए, जिसपर शिष्टमण्डलके सदस्योंके दस्तखत 
हैं, देखिए “ नेटालवासी भारतीयोंके कष्टोंका विवरण ”, पृष्ठ ३४३-४९ । 
२. यह श्रो पोलककी जंजीवार यात्राके सम्बन्धमें था | इसका उल्केख उन्होंने अपने २१ अगस्तके 


पत्रम किया है । 
३, इसका मसविदा स्वयं गांधीजीने तेयार विधा था । देखिए पिछला शीर्षक । 


हा 


३३८ सम्पूर्ण गांधी वाडसय 


बीमारीके खर्चसे दब गये हैँ। कहा नहीं जा सकता कि वे इस बोझसे कैसे उबरेंगे। उन्होंने 
बैरिस्टरी शुरू की है। उसमें उन्होंने कुछ नाम भी कमाया है और कुछ महत्त्वपूर्ण मुकदमे 
जीते हैं। लेकिन यहाँ नये बैरिस्टरकी कमाई ज्यादा नहीं होती । मेरी सलाह है कि भारतीय 
उनको सहानुभूतिके पत्र लिखें। उनका पता यह है: श्री एल० डब्ल्यू ० रिच, ५, पम्प कोटे, 
टेम्पछ, ई० सी० लन्दन। मुझे आशा है कि श्रीमती रिच आखिर खाटसे उठ खड़ी होंगी। 


ब्लियोंके मताविकारके ।छिए आन्द्रोछन करनेवाली माहिलाएँ 

मताधिकारके लिए आन्दोलन करनेवाली स्त्रियाँ बहुत परिश्रम कर रही हैं। में उनकी 
परिश्रमशीलता, संगठन-पटुता और कष्ट-सहिष्णुता ज्यों-ज्यों देखता जाता हूँ त्यों-त्यों मुझे छगता 
है कि उनके कामके मुकाबले हमारा काम कुछ भी नहीं है। उन्तके पास स्वयंसेवक बहुत 
है। वे यहाँ मन्त्रियोंकी सभाओंमें जबरदस्ती घुसकर गिरफ्तार हो जाती हैं और जेल जाती 
हैं। जेलमें जाकर खाता बिल्कुल नहीं खातीं। इससे अधिकारी उनको रिहा कर देते हैं। 
वे अधिकारियोंको तरह-तरहसे परेशान करती हैं और यह प्रतिज्ञा कर चुकी है कि उनको 
जबतक मताधिकार नहीं दिया जाता तबतक वे चैनसे बिलकुल नहीं बेठेंगी। 

दक्षिण आफिकी संघ 

दक्षिण आफ्रिकी संघ विधेयक (यूनियन बिल) ब्रिटेनकी लॉर्ड सभामें स्वीकृत हो 
चुका है। अब वह कुछ दिनोंमें लोकसभामें आ जायेगा। श्री श्राइवर अभीतक प्रयत्न कर 
रहे हैं; लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता कि कुछ लाभ होगा। चर्चा खूब हुई है। लाभ हो 
या न हो, किन्तु श्री श्राइतरकी सावधानी, परिश्रमशीलता और परोपकार-भावना सब बहुत 
प्रशंसनीय हैं। 

श्री पींगरा 

श्री धींगराको फाँसीकी सजा हुई है। उन्हें १० तारीखको फाँसी दी जानेवालछी है। 
कुछ अंग्रेज ऐसा प्रयत्त कर रहे है कि उनको फाँसी न हो। उनका तक यह है कि श्री 
धींगराने यह कार्य अज्ञानवश किया है। इसके अलावा, वे यह भी कहते हैं कि वह कार्य 
करनेमें उनका कोई व्यक्तिगत छाभ नहीं था; इसलिए उस' हत्याकों सामान्य प्रकारकी हत्या 
न मानना चाहिए। इंडियन सोशियॉलॉजिस्ट  पन्नके अंग्रेज मुद्रकको तत्सम्बन्धी अंक 
छापनेपर चार मासकी कैदकी सजा मिली है। यह अंग्रेज बहुत गरीब आदमी है; 
और बहुत नुकसानमें पड़ गया है। उसको तो अपने पत्रमें प्रकाशित लेखोंका कुछ ज्ञान 
ही नहीं था। लेकिन कानूनमें बचावके लिए अज्ञानकी दलीरू स्वीकार नहीं की जाती। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-९-१९०९ 


२०५, शिष्टमण्डलकी यात्रा [-६ |] 


[अगस्त ७, १९०९ के पूर्व | 


पिछले हफ्तेकी तरह इस हफ्ते भी में आपको कोई खास खबर नहीं दे सकता, 
क्योंकि सारी बातें गोपनीय हैँ। लॉड्ड एम्टहिल खुद कोशिश कर रहे है। सुलह होनेकी 
कुछ आशा की जा सकती है। अगर सुलह हो गई तो भी कानूनकों रद करने और शिक्षित 
भारतीयोंके अधिकारकी रक्षाके सिवा किसी अन्य बातका होना सम्भव नहीं दीखता। 
शिक्षित भारतीयोंके अधिकारका अर्थ वही समझना चाहिए, जो बहुत बार “इंडियन ओपि- 
नियन में बताया जा चुका है; अर्थात्‌ जो बहुत पढ़े-लिखे होंगे वे ही आ सकेंगे, और 
उनमें से भी केवल छ:। यह बात ठीक हैं कि कानूनमें छः का जिक्र नहीं होगा और उसी 
तरह उसमें गोरे और कालेका भी भेद नहीं होगा। कानून एक होगा [ लेकिन भारतीयोंके 
मामलेमें | अमल जुदा होगा। कानून एक होगा तो अपमान नहीं होगा। कानूनमें भेद रहेगा 
तो अपमान होगा। इसके अछावा दूसरी फूटकर बातें समझौतेमें नहीं आ सकेंगी, यह सब 
भारतीयोंको याद रखना है। मुझे आशा है कि अगले हफ्ते कुछ ज्यादा समाचार दे सकूंगा। 

इस विषयमें सर मंचरजी भी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने जनरल स्मट्सको 
मुलाकातके लिए चिट॒ठी छिखी थी। उस चिट्ठीका जवाब यह आया है कि संघ (यूनियन) से 
सम्बन्धित कार्योसे छुटकारा मिलनेके बाद मुछाकातका वक्‍त तय करेंगे। 

शिष्टमण्डल छॉड्ड कसे मंगलवार ९* तारीखको भेंट करेगा। उसी दिन बहुत-से 
भारतीय जेलसे छूटनेवाले हैं। 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-९-१९०९ 


२०६. पत्र: अमीर अलीको 


[ लन्दन | 
अगस्त ७, १९०९ 
प्रिय श्री अमीर अली, 


श्री अब्दुल कादिरने मुझे आपका इसी दूसरी तारीखका पत्र दिखाया है। जहाँतक 
ट्ान्सवालके प्रशनका सम्बन्ध है, बातचीत अभी प्रगति कर रही है। हम निजी तौरपर 
लॉर्ड मॉल्से मिल चुके हैं और मंगलको निजी तौरपर ही हछॉर्ड कुसे भी मिल रहे हैं। 
अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि परिणाम क्या होगा। हमने एक विवरण प्रकाशित करने, 


१, मूलमें “९ तारीख” है । मेंठ तारीख १० मंगलवारको तय हुई थी; देखिए “ पत्र: उपनिवेश- 
उपमंत्रीकी ””, पृष्ठ ३३३ । 


३४० सम्रृणे गांबी वाह्सय 


और आवश्यक हो तो वितरित करनेके लिए, तैयार कर लिया है। बातचीतके कारण कोई 
सार्वजनिक कारंवाई आरम्भ नहीं की गई है। मेरा खयाल है कि यदि आप इस प्रहइनके 
सम्बन्धमं सर चार्ल्स रिचर्डको एक व्यक्तिगत पत्र भेज देंगे तो उनके मनमें इस मामलेकी 
याद ताजी हो जायेगी, और उन्हें इस बातका भी एहसास हो जायेगा कि आप इस' प्रइनको 
अपनी छुट्टियोंमें भी नहीं भूछते। इससे इस विश्वासकों भी-- जो जड़ पकड़ रहा है -- बल 
मिलेगा कि भारत इस प्रश्नके सम्बन्धमें चुप बैठा न रहेगा। 

आशा है, इस परिवतंनसे और स्विट्ज़रलैंडकी स्वास्थ्यप्रद पहाड़ी जलवायुसे आपको और 
आपकी पत्नीकों बहुत लाभ हो रहा होगा। 

श्री अब्दुल कादिर कहते हैं कि आपके पत्रके लिए मैं आपको धन्यवाद दे दूँ और यह 
लिख दूँ कि उन्होनें और श्री हाजी हबीबने दोनों संस्थाओंके' लिए जो-कुछ दिया है, वह 
कर्तंव्यके रूपमें दिया है। में आपके इस कथनसे सहमत हूँ कि दोनों संस्थाओंकी कारंवाइयोंमें 
सब भारतीयोंको योग देना चाहिए। 

आपको यह बात याद होगी कि श्री अब्दुल कादिर नेठालके प्रतिनिधि हैं। नेठाल 
शिष्टमण्डलके सदस्योंकी संख्या अब पूरी हो गई है, क्योंकि दूसरे तीन सदस्य गत शनिवारकों 
आ गये है। उनको आपसे मिलने, आपकी सलाह लेने और उसके अनुसार चलनेका विशेष 
आदेश दिया गया है। उन्होंने आपके पतेके लिए तार भी दिया था और वह उनको 
श्री अहमदसे मिल गया। तब वे टॉमस कुक ऐंड संसके पास यह पता लगानेके लिए गये 
कि वे आपके पास कैसे पहुँच सकते हैं; किन्तु, यह जानकर कि यह करीब-करीब तीन 
दिनका सफर है, उन्हें वहाँ आपसे भेंट करनेका विचार अनिच्छापूर्वक त्याग देना पड़ा। - 
अब नेटठालके प्रतिनिधियोंकी ओरसे एक विवरण तैयार किया गया है, जिसे मैं इसके साथ 
नत्थी करता हूँ। यदि आपको कोई सुझाव देने हों तो क्या आप कृपा करके तारसे भेज 
देंगे ? नेठाली प्रतिनिधियोंने लॉर्ड क्र और छॉर्ड मॉलेसे मुलाकात माँगी है। लॉ क्रूने शिष्ट- 
मण्डलसे मिलनेके लिए आगामी बृहस्पतिका दिन नियत किया है। वे अत्यन्त निराश हैं कि 
उनको उस समय आपकी मौजूदगी और सलाहका काभ न मिलेगा। फिर भी यदि आप 
लॉर्ड क्र के सम्मुख पढ़नेके लिए एक पत्र लिख सकें तो वह बहुत कीमती होगा। उन्होंने सर 
चार्स ब्रूससे पूछा था कि क्या वे उनके शिष्टसण्डलका नेतृत्व कर देंगे। सर चारस ब्रूसने 
तारसे सूचित किया है कि वे ऐसा करनेमें असमर्थ है। शायद अब सर मंचरजी उसका 
नेतृत्व करेंगे । 

आपका, आदि, 

जस्टिस अमीर अली 
इंगाडिन 
स्विट्जरलैंड 


टाइप की हुईं दफूतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९८७) से। 


१. नेटाल भारतीय कांग्रेस और टान्सवालू ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन । 


२०७. पत्र: लॉर्ड एम्टहिलकों 


[ लन्दन | 
अगस्त ९, १९०९ 

लॉड महोदय, 

श्रीमानने हमारे संघर्षमें भारी दिलचस्पी ली है; अतः जो विषय मेरे साथी और 
मेरे लिए सबसे अधिक महत््वका है उसपर लिखनेसे पहले क्‍या में श्रीमानकों उसके लिए 
एक बार फिर धन्यवाद दे सकता हूँ? आखिरी नतीजा कुछ भी हो, आपने हमारे लिए 
जो-कुछ किया है उसके लिए मेरे देशवासी और में आपके प्रति जितनी कतज्ञता प्रकट 
करें, कम होगी। 

अगर मैने आपकी बात ठीक समझी है तो आपकी राय यह है कि यदि कानूनमें ही 
संख्या सीमित कर दी जाये तो अधिकारके रूपमें प्रवेशकी बात ,मंजूर हो जायेगी। अगर 
ऐसा है तो मुझे लगता है कि इस रियायतके साथ ही कानून भी रद किया जाना चाहिए। 
इसके लिए अनाकामक प्रतिरोधियोंसे कोई सौदेबाजी न की जाये; बल्कि अगर जनरल 
स्मट्स सचमृच हमसे समझोता करना चाहते है तो उन्हें इस मामलेमें विचार करनेपर 
मेरे पेश किये संशोधनको' और नीचे दी गई धाराको मंजूर करनेमें कोई एतराज न होना 
चाहिए। इसे “१९०८ ” के बाद और “यह व्यवस्था भी की जाती है कि ” से पहले रखा 
जाना चाहिए: 

व्यवस्था की जाती है कि उपनिवेशमें विभिन्‍त जातियोंके जिन लोगोंको प्रवासियोंके 

रूपमें आनेकी अनुमति दी जाये, उनकी संझुया गवर्नरकी परिषदके लिए विनियम 

(रेगुलेशन) से तय करना जायज होगा (भले ही ऐसे लोग ऐसी [योग्यताकी | 

परीक्षा पास कर चुके हों )। 

इस संशोधनसे भारतीयोंकी प्रतिज्ञा-मात्र पूरी होती है। फिर भी इससे ब्रिटिश भारतीय 
होनेके नाते ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध विधान-संहितामें कोई अयोग्यता उत्पन्न नहीं होती। 
मेरी सम्मतिर्में इससे जनरल स्मट्स द्वारा या उनकी ओरसे उठाई गईं आपत्तियाँ पूरी तरह 
दूर हो जाती हैं। 

में मानता हूँ कि यह संशोधन पेश करते हुए में उपनिवेशके कानून-निर्माणके इतिहासमें 
एक खतरनाक मिसारू कायम करनेमें सहयोग दे रहा हूेँ। लेकिन जो अन्य प्रतिष्ठित 
सज्जन महानुभावके और हमारे उद्देश्यमें सहायक हैं उनके विचारोंका खयाल करके, मैं 
अपने देशवासियोंको इस अतिरिक्त धाराकों माननेंकी सलाह देवेंके लिए तैयार हँ। अब 
अगर यह [सरकार द्वारा] स्वीकार नहीं किया जाता तो, मुझे विश्वास है, आपको यह 
साफ मालूम हो जायेगा कि द्वान्सवाल सरकार सम्मानपूर्ण समझौता करना नहीं चाहती। 
जनरल स्मट्सके तरीकोंकी -- सही या गछरूत -- मुझे कुछ जानकारी है। उस जानकारीके 


१, देखिए छोडे ऐम्टहिलको लिखे पत्रके साथ दिया गया सहपत्र २, पृष्ठ ३३२; तथा पृष्ठ ३३० पर 
पृू०४० १ भी । 


३४ सम्पूणे गांधी वाढमय 


आधारपर में यह सुझाव देनेकी धृष्टठता करता हूँ कि अगर आपने उनसे बातचीत बिलकुल 
खत्म न कर दी हो तो जनरल स्मदसके सामने इस संशोधनको मेरे पाससे आया हुआ 
बताकर न पेश करें, बल्कि उनसे स्वतन्त्र रूपसे पूछें कि क्‍या वे अवासी कानूनमें ऊपर 
बताया गया संशोधन करनेके लिए तैयार हैं। में इस धाराकों पेश कर रहा हूँ, इसका 
कारण यही है कि मैं तत्काल समझौता करने और आपके हरूम्बे तथा कठिन श्रमको व्यर्थ 
होनेसे बचानेका सच्छे दिलसे इच्छुक हँ। लेकिन अगर इसका नतीजा कुछ भी न निकले 
तो में चाहता हूँ, आप मान लें कि यह कभी सुझाया ही नहीं गया था। जहाँतक मेरा 
सम्बन्ध है, मेरा पेश किया हुआ पहला संशोधन ऐसा है जिसे में अपने लछोगोंकों आन्दोलनके 
बीच किसी भी वक्‍त स्वीकार करनेकी सलाह दे सकता हूँ, छेकिन जिस धाराको में अब 
पेश कर रहा हूँ वह उस श्रेणीमें नहीं आती। 

कृपया सूचित करें कि मैंने आपको जिस विवरणकी बीस प्रतियाँ भेजी थीं उसके 
सम्बन्ध्में क्या आपको कोई और सुझाव देना है, और क्या अब वह प्रकाशित और वितरित 


किया जा सकता है? 
आपका, आवि, 


टाइप की हुईं दफतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलू (एस० एन० ४९९०) से। 


२०८ पत्र ; लॉड एम्टहिलकों 


[ लन्दन | 
अगस्त ९, १९०९ 
प्रिय लॉर्ड एऐम्टहिल, 
मुझे अब रेवरेंड श्री डोककी किताबका" प्रूफ मिल गया है, हालाँकि इसमें कुछ 
देर हुई है। में बहुत उत्सुक हँ कि यह किताब जितनी जल्दी सम्भव हो, छप जाये। मैं 
यहाँ यह भी जिक्र कर दू कि मेरे पास अनेक खरीदारोंके पेशगी पैसे भी आ गये हैं। 
में जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं, इसलिए आपपर यह अतिरिक्त भार डालनेमें 
संकोच' हो रहा है। किन्तु आपने यह वादा करनेकी कृपा की थी कि आप प्रूफ पढ़ेंगे और 
अगर किताब पसन्द आयी तो उसकी भूमिका लिख देंगे। फिर भी आशा करता हूँ कि 
आप इस ओर ध्यान देनेका समय निकालनेकी क्रंपा करेंगे; वर्योंकि भुझे विव्वास है आप 
यह काम करना चाहते हैँं।' 
में अलग लिफाफेमें प्रूफ भेज रहा हूँ। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफूतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९८९) से। 


१. एम० के० गाँधी : ऐल इंडियन पेटियट हल साउथ आफ्रिका । 
२. लॉर्ड एम्टहिल द्वारा पुस्तककी भूमिकाके लिए देखिए परिशिष्ट १८' 


२०९. नेंटालबासी भारतीयोंके कष्ठोंका विचरण!' 


[ लन्दन | 
अगस्त १०, १९०६९ 


नेटालवासी ब्रिटिश भारतीयोंके कष्टोंका संक्षिप्त विवरण 
नेटालवासी भारतीयोंके शिष्टमण्डल द्वारा प्रस्तुत 


इस शिष्टमण्डलमें ये लोग शामिल हैं: अब्दुल कादिर, नेटठाल भारतीय कांग्रेसके 
कार्यवाहक अध्यक्ष; पीटरमैरित्सबर्गकके आमोद भायात, जो पिछले २५ सालसे व्यापार करते 
आ रहे हैं; हुसेन मुहम्मद बदात, पीटरमरित्सबर्ग और रिचमंडके व्यापारी, जो पिछले 
२२ सालसे व्यापार करते आ रहे हैं; और डबंनके मुहम्मद कासिम आंगलिया, व्यापारी 
और नेटाल भारतीय कांग्रेसके संयुक्त अवैतनिक मन्त्री॥ 

ये प्रतिनिधि पिछली ७ जुलाईको डर्बेनमें आयोजित एक सभा में चुने गये थे। सभाकी 
अध्यक्षता नेठाल भारतीय कांग्रेसके कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अब्दुल्ला हाजी आदमने की, और 
चुनाव सर्वे सम्मतिसे हुआ । प्रतिनिधियोंकों अपने उद्दिष्ट कार्यके समर्थनमें अनेक तार प्राप्त 
हुए है। 
उपनिवेश-कार्याछ्यकी एक प्रार्थनापत्र' भेजा गया है जिसकी एक नकल अब प्रति- 
निधियोंको भी मिल गई है। 

नेटठालके ब्रिटिश भारतीय लम्बे अरसेसे अनेक गम्भीर निर्योग्यताओंसे पीड़ित हैं। ये 
निर्योग्यताएँ कुछ तो उन उपनिवेश्ञके विधान-मण्डरू द्वारा बनाये गये क़ानूनोंके और कुछ 
नगरपालिकाओं द्वारा निर्मित नियमोंके परिणाम हैं। 

सम्राटकी सरकारने १९०६ के नगरपालिका कानून (म्युनिसिपल कॉरपोरेशनूस ऐक्ट) 
और १९०८ के नेठारू परवाना कानूनों (नेटठाल लाइसेंसिंग' ऐक्ट्स)को शाही-मंजूरी नहीं दी, 
इसलिए शिष्टमण्डल उसके प्रति आदरपूर्वक आभार प्रकट करता है। कारण, इंत सब 
कानूनोंसे भारतीय समाजपर और ज्यादा निर्योग्यताएँ लदनेवाली थीं। 

नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंकों नेटाऊकी संसदमें व्यवहारत: कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं 
है, इसलिए शाही सरकारका ही संरक्षण उनका लगभग एकमात्र आश्रय है। उनके लिए 
स्वशासन (सेल्फ-गव्नमेंट) कोई विशेष या लाभप्रद अर्थ नहीं रखता। 


१, यह विवरण गांधीजीने ६ अगस्तकों ही तैयार कर लिया था । देखिए “ पत्र: एच० एस० एल० 
पोलककों ??, पृष्ठ ३३७ । ओर आंगलियाने इसे ११ अगस्तकों उपनिवेश कार्यालय भेज दिया था । उन्होंने छॉडे 
क्रूके साथ हुई १९ अगस्तकी मेंटके अवसरपर इस सम्बन्ध एक अतिरिक्त वबतव्य भी दिया था; देखिए 
परिशिष्ट १९ । 

२, १० जुलाई १९०९ को यह प्रा्थनापत्र नेदाल भारतीय काँग्रेस तथा नेटदाल्के विभिन्न भारतीय संधों 
हारा दिया गया था, जिसमें गिरमिट्के करार, मताधिकार तथा व्यापार भादि विभिन्न प्रश्नों सम्बन्धी कष्टोंका 


विवरण था । देखिए “ लन्दन ”, पृष्ठ ३५४ ॥ 


३४४ सम्पूणे गांधी वाइसय 


लेकिन शिष्टमण्डल अपना आवेदन निम्नलिखित तीन कष्टों तक ही सीमित रखना 
चाहता है। ये तीनों कष्ट अत्यन्त गम्भीर और स्पष्ट हैं। 

सन्‌ १८९७का विक्रेता परवाना कानून १८ (डीलस लाइसेन्सेज़ ऐक्ट १८); 

सन १८९५ का गिरमिटिया प्रवासी कानून (इच्डेन्चर्ड इमिग्रेशन लॉ); और 

भारतीय बालकोंकी शिक्षाके बारेमें सरकारकी नीति। 
सन्‌ १८९७ का डॉलिस लाइसेन्सेजू ऐक्ट 

सारा भारतीय समाज महसूस करता है कि यह कानून अत्यन्त अन्यायपूर्ण और क्रूर 
है। इससे सारे भारतीय व्यापारी समाजको कष्ट है। इसकी शब्द-रचना तो ऐसी है कि 
वह सामान्य प्रयोगके लिए बनाया गया जान पड़ता है, लेकिन व्यवहारमें उसका प्रयोग 
उत्तरोत्तर भारतीय व्यापारियोंसे उनके परवाने छीननेके लिए ही किया गया है। ऐसा दिखाई 
देता है कि १८९७ के विक्रेता परवाना कानून द्वारा दी गई सत्ताका शुरूसे दुरूपयोग होता 
रहा है। श्री चेम्बरलेनने तो यहाँतत कहा था कि यदि भारतीय व्यापारियोंके खिलाफ 
किया जानेवाला उसका इकतरफा प्रयोग बन्द नहीं हुआ तो उन्हें सख्त कारंबवाई करनी 
पड़ेगी। जान पड़ता है, इसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि नेटालकी सरकारने 
(श्री चेम्बरलेनके सुझावपर) नगरपालिकाओंकों इस आशयके परिपत्र भेजे कि यद्यपि उन्हें 
अनियन्त्रित अधिकार दिया गया है किन्तु उनसे आशा यह की जाती है कि वे उसका प्रयोग 
न्यायपूर्वक और निष्पक्ष रीतिसे करें अन्यथा उनसे यह अधिकार छीन लिया जायेगा। और 
यदि वे इस अधिकारकों कायम रखना चाहते हों, तो उन्हें निहित स्वार्थोको कदापि हाथ 
नहीं लगाना चाहिए। 

उदाहरणके लिए अभी हालमें ही घटित दो मामले उद्धृत किये जा सकते हैं। श्री 
एम० ए० गोगा लेडीस्मिथके एक ब्रिटिश भारतीय व्यापारी हैं। वे अपना धन्धा बहुत 
समयसे करते आ रहे हैं; और उन्हें यूरोपीय विक्रेताओं और ग्राहकोंका व्यापक समर्थव 
प्राप्त है। पिछले जूनमें वे लेडीस्मिथके एक दूसरे भारतीय व्यापारीका परवाना अपने 
नाम बदलवाना चाहते थे। उक्त व्यापारीकी स्थिति भी उनकी जैसी ही थी किन्तु परवाना- 
अधिकारीने, जिसे इस विषयमें निरंकुश सत्ता प्राप्त है, उन्हें ऐसा करनेकी आज्ञा देनेसे 
इनकार कर दिया। धन्धेकी जगरहपर श्री गोगाकी माँकी मालिकी है। श्री गोगाने लाइसेंसिंग 
बोर्ड [ परवाना-निकाय | में अपील की, छेकिन बोर्डने परवाना-अधिकारीका निर्णय उलटनेसे 
इनकार कर दिया। 

पिछले साल इसी प्रार्थीके एक दूसरे परवानेको नया करनेसे इनकार कर दिया गया 
था; उस समय इस निर्णयके खिलाफ लाइसेंसिंग बोडेके सम्मुख की गई अपीलकी सुनवाईके 
समय श्री वाइली, के० सी०, एम० एल० ए० ने कहा था: 

+ आप न्याय-समितिकी हैसियतसे किसी भारतीयके साथ भी अन्याय होते नहीं देख 
सकते। आप परवाना छीन हे तो व्यापार खतम हो गया समझिए। आपने और छेडी- 
स्मिथके लागरिकोंने उसे अपना धन्धा जमाने दिया है तो अब, मेरा निवेदन है कि, आप 
उससे उसका परवाना वापिस नहीं ले सकते। यदि वह आज आकर आपसे नया परवाना 
साँगे तो आप इनकार कर सकते हैं। उसने आपको बताया है कि उसका ९५ प्रतिशत 
व्यापार यूरोपीयोंके साथ है; जाहिर है कि उसके व्यापारसे शहरके लोगोंको सुविधा 


नेटालवासी भारतीयोंके क्टोंका विवरण ३४५ 


ही है। आपके सामने इससे ज्यादा मजबूत सामला लेकर आना एकदम असम्भव 
है। मेरा अनुरोध है कि आप इस कमरेमे आनेसे पहले जो-कुछ भी हुआ हो उससे 
प्रभावित हुए बिना, इस सामलेपर विचार करें और प्रार्थीके साथ न्याय करें। 


क्लिप रिवरके लाइसेंसिग बोर्ड [ परवाना निकाय | के हालके निर्णयोंपर टिप्पणी करते 


हुए “टाइम्स ऑफ नेठाल  पत्रनने लिखा था: 


पैरवी 


शर्मनाक अन्याय 


/ इससे ज्यादा अन्यायपुर्ण और मनमानी कार्रवाईकी कल्पना नहीं की जा 
सकती है। और हम निःसंकोच कह सकते हे कि यदि बोअर पदाधिकारियोंने दक्षिण 
आफ्रिकी गणराज्यके दिनोंमें ऐसा गलत काम किया होता तो शाही सरकारने उन्हें 
तुरन्त ही अपना हाथ रोकनेपर बाध्य किया होता। हुआ यह है कि अनेक प्रतिष्ित 
भारतीय दुकानदारोंको, जिन्होंने अपना धन्धा काफी जमा लिया है और उसमें भारी 
पूंजी लगा रखी है, अचानक और मनमाने तौरपर कानूनका पालन न करनेका 
आरोप लगाकर व्यापारिक परवानोंसे बंचित कर दिया गया है। उन्होंने तो कानूनका 
अपनी शक्तिके अनुसार पूरा पालन किया था और जो लोग अंग्रेजीमें नहीं लिख 
सकते थे, वे हर हफ्तेके अन्तर्में अपनी बहियाँ किसी योग्य मुनीभसे [ अंग्रेजीमें | लिखवा 
लेते थे। वे एसा बरसोंसे करते आ रहे हे और अभीतक इस कामके खिलाफ एक 
दाब्द भी नहीं कहा गया। लेडीस्सिथके परवाना बोर्डके निर्णयकों हम दार्मगराक अन्याय 
और गैर कानूनी भी कहेंगे; और यदि प्राथियोंको अपीलका अधिकार होता --- जो कि 
मोौजदा कानूनके मातहत उन्हें नहीं है -- तो बोर्डका यह निर्णय सर्वोच्च न्यायारूय 
दारा तुरूत ही खारिज कर दिया जाता। इस विषयमे हम अपनी स्थिति बिलकुल 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमे भारतीय व्यापारियोंसे कोई सहानुभूति नहीं है और 
भारतीय व्यापार समाप्त हो जायें इसमें हमें खुशी ही होगी। हम प्रवेशके बन्दर- 
गाहपर कड़ेसे-कऱ प्रतिबन्ध रूगाये जानेका समर्थन करेंगें। और इतना ही नहीं, 
भारतीय व्यापारियोंकीं नये परवाने न देने तककी हिसायत करेंगे। लेकिन जित भार- 
तीयोंको इस देश बस जाने दिया गया है, जो बरसोंसे पूर्णतया कानूनी ढंगसे अपना 
कारोबार चलाते आ रहे है और जिन्होंने अपने व्यापारिक परवानोंके बलपर व्यापारिक 
घन्धोंमें अपनी पूँजी लगा रखी है, उन भारतीयोंके परवान नये करनेसे इनकार करना 
ऐसा कार्य है जो सब सभ्य राष्ट्रोंके कानूनोंके और न्यायकी बिल्कुल प्राथमिक कल्पनाके 
भी खिलाफ है। हमे आशा है कि इस सस्बन्धर्मं परवाना-अधिकारियोंकों सख्त हिंदायते 
दी जायेगी, ताकि लेडीस्सिथकी इस अशोभन घटनाकी पुनराब॒सि न हो। यदि ऐसा! 
न किया गया तो जहाँतक भारतके लोगोंके साथ साम्राज्यीय सरकारके सम्बन्धका 
सवाल है, नंटाल उसे बड़ी परेशानी डाल देगा। 
सन्‌ १९०८ में, एस्टकोर्टके अनेक भारतीय व्यापारियोंकी परवानोंसे सम्बन्धित अपीलोंकी 
करते हुए विधान-सभाके सदस्य करने ग्रीनने कहा था: 


अपने संसदीय कार्यकालमें मेने हमेशा यह कहा है कि भारतीय व्यापारियोंकी 
संख्या बढ़ने देता वांछतीय नहीं है। और जब लोग मेरे पास यह अनुरोध लेकर आये 


३४६ सम्पूणे गांधी वाबसय 


कि इस अपीलोंकी पैरवी में करूँ, तो मुझे बड़ा आइचर्य हुआ; लेकिन मुझे बताया 

गया कि सदनमें मेने यह कहा है कि एक समाजके नाते हमे परिस्थितिका मुकाबला 

सर्दोकी तरह करना चाहिए, किसी तरहका अन्याय नहीं करता चाहिए। हमें ऐसे 

कदम उठाने चाहिए, जिनसे उन लोगोंके साथ पूरा न्याय हो जिम्हें हमने इस देशमें 

आनेके लिए प्रोत्साहन दिया है और यहाँ आकर जायदाद प्राप्त करने और निहित 

स्वार्थ स्थापित करने दिया है। एक उच्चतर जातिके नाते हमें इस समाजके प्रति अपने 

कर्तेव्यका पालन करना है और यदि कोई बुरा काम करना आवश्यक हो तो बह 

संसदको सेभालना चाहिए और उसे ही सही कदम उठाना चाहिए। कानूनका वह 

मंद्रा कदापि नहीं था कि इस तरह॒का बुरा काम ऐसे स्थानीय बोर्ड करें और .. . 

में शपथपुर्वक कह सकता हूँ कि यदि आप यह प्रार्थनापत्र नामंजूर करेंगे तो हमें 

लगेगा कि हम बहुत दीन-हीन हें। 

दूसरा मामला इस हदिष्टमण्डलके ही एक सदस्य, पीटरमैरित्सबर्ग और रिचमण्डके 
श्री एच० एम० बदातका है। पिछले साल रिचमंडमें उनके मकानोंके लिए परवाना-अधिकारीका 
दिया हुआ परवाना कुछ यूरोपीय प्रतिस्प्धियोंके उकसानेपर, परवाना-बोर्ड द्वारा छीन लिया 
गया था। परवाना-अधिकारीने उसे परवाना पुनः दे दिया, किन्तु बोर्डने उसका निर्णय फिर 
मंसूख कर दिया। 

सन्‌ १९०७ में, क्लिप रिवरके इलाकेसें, ११ परवानोंकी नया करनेसे इनकार कर दिया 
गया था: ु 

इनांडामें दस परवानोंको नया करनेसे इनकार कर दिया गया, 

अलेक्जैं ड़ियामें दो, गन हा 

बिक्टोरियामें पाँच, हा सर 

वीनेनमें तीन, डे हे 
पिछले साल इनकारीके ऐसे किस्सोंमें और इजाफा हुआ। 

इस शिष्टसण्डलके सदस्य यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय व्यापारियोंके प्रति 
यह कड़ा और मनमाना रवेया सामान्य यूरोपीय जनताके कहनेसे नहीं, बल्कि यूरोपीय व्यापारिक 
प्रतिद्वन्द्रियोंके दबावके कारण अपनाया जाता है। परवाना निकाय (राइसेंसिंग बोड), जो इस 
विषयमें अपीलकी अन्तिम अदालतें है, ज्यादातर यूरोपीय दुकानदारोंसे भरे हुए है। सर्वोच्च 
न्यायारूयने निकायोंकों दी गईं निरंकुश सत्ताकी टीका कई बार की है और उनके निर्णयोंमें 
हस्तक्षेप करनेकी अपनी असमर्थतापर खेद प्रकट किया है। भारतीय व्यापारियोंके परवाना-सम्बन्धी 
मामलोंका निर्णय सबसे पहले परवाना अधिकारी करते हैं, और उनमें से ज्यादातर या तो परवाना 
निकायों द्वारा नियुक्त किये छोग हैं या उनके नौकर हैं। परवाना देना, उसे नया करना या 
किसीके नाम बदलना -- इन बातोंका निर्णय ये अधिकारी ही करते है। परवाना-निकाय 
उनके इन निर्णयोंका अनुमोदन न करे, ऐसा शायद ही. कभी होता है। भारतीय व्यापारियोंके 
कारोबारकों कम करना उनकी घोषित नीति है और इस नीतिका परिणाम यह हुआ है कि 
भारतीय व्यापारियोंकों नये परवाने प्राप्त करने, पुरानोंकों नया कराने या दूसरोंके नामपर 
बदलवानेके मामलछोंमें साधारण न्याय भी नहीं मिल सकता। पिछले बारह वर्षमें, जबसे 
यह कानून अमलमें है, ऐसी अनेक घटनाएँ हुई हैं जिनका उदाहरण देकर ऊपर कही हुई 


नेटाल्वासी भारतीयोंके कष्टोंका विवरण ३४७ 


बात सिद्ध की जा सकती है। अगर प्रार्थी भारतीय हों तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनका 
दायित्वभाव या उनके निहित स्वार्थोका कोई खयाल नहीं किया गया है। उदाहरणके लिए : 


किला 


सन्‌ १९०७ में इस दस्तावेजके दूसरे हस्ताक्षरकर्ताने वीनेनमें एक (न्यासी) ट्रस्टीसे 
एक कारोबार खरीदा था। परवाना-अधिकारीने इस कारोबारको उनके नाम बदलने और 
परवाना देनेसे इनकार कर दिया। परवाना-निकायमें अपील की गई तो उसने अधिकारीका 
निर्णय बहाल रखा। जब सर्वोच्च न्‍्यायालूयमें अपील की गई, उसने राहत देनेमें अपनी अस- 
मर्थता प्रकट की। सन्‌ १९०६ में, इस दस्तावेजके चौथे हस्ताक्षरकर्ताके पास पोर्ट शेपस्टोनमें 
चलनेवाले एक कारोबारका परवाना था जो उसके नामपर बदल दिया गया था। परवानेकों 
बदलनेकी बाकायदा इजाजत दी गई थी और एक बार उसे नया भी कर दिया गया था। 
लेकिन जब नया करनेके लिए दूसरी बार अर्जी दी गई तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धियोंके उकसाने- 
पर उसे नामंजूर कर दिया गया। 

जाहिर है कि यदि व्यापारिक परवाना कानूनमें ऐसा संशोधन नहीं किया जाता जिससे 
पीड़ित पक्षकों सर्वोच्च न्‍्यायालयमें अपील करनेका अधिकार मिल जाये, तो किसी भी दिन 
नेटालके भारतीय व्यापारी बिलकुल मिट जायेंगे; और बह दिन बहुत दूर भी नहीं है। 


गिरमिटिया प्रवासी कानून संज्ोघन अधिनियम, १८९५: 


पिछले पचास वर्षोमें नेटार मजदूरोंके लिए और अपनी समृद्धिके छिए गिरमिटिया भारतीय 
प्रवासियोंपर निर्भर रहा है। इस बातकों पहलेके भी और आजके भी प्रायः प्रत्येक नेटाली 
राजनयिकने स्वीकार किया है। नेटालके मुख्य उद्योगोंका अस्तित्व लगभग पूरी तरहसे इन्हीं 
मजदूरोंपर निर्भर रहा है, लेकिन अपने जीवनके उत्तम वर्षोकी उत्तम शक्ति उपनिवेशमें छगा 
देनेके बाद इन्हीं मजदूरोंकों उपनिवेशमें प्रतिष्ठित स्वतन्त्र नागरिककी तरह बसने और अपना शेष 
जीवन बितानेका मौका नहीं दिया जाता। उन्हें दुबारा गिरमिट स्वीकार करने या उपनिवेशसे 
चले जानेके लिए लाचार किया जाता है और इसके लिए हर तरहकी कोशिश की जाती है। 
उसपर, उसकी पत्नीपर और उसके बच्चोंपर तीन पॉंडका एक असहद्य व्यक्ति-कर थोपा 
गया है। यह कर वाषिक है और इसका बोझ इतना ज्यादा है कि उसके कारण कितने ही 
ग्रिमिट-मुक्त भारतीय बरबाद हो गये हैं; उससे भी ज्यादा भारतीयोंको आपत्तिजनक 
कार्य करनेके लिए बाध्य होना पड़ा तथा अनेक भारतीयोंका नैतिक पतन हुआ है। इस 
करके पक्षमें सिफे यही एक बात कही गई है कि उससे राजनीतिक मतलब सधता है। सम्राट्की 
सरकारके दृढ़ रवैयेके कारण उपनिवेशकी सरकार भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंको गिरमिटकी 
अवधिके समाप्त होनेपर भारत वापस भेजनेकी अपनी प्रिय और चिराकांक्षित योजनाको 
अभीतक कार्यान्वित नहीं कर पाई है। छेकिन शिष्टमण्डलके सदस्य आदरपूर्वक निवेदन 
करते हैं कि उसी प्रकार न्याय और औचित्यके साथ सम्रादकी सरकारकों यह अन्यायपूर्ण विशेष 
वाषिक-कर भी नामंजूर कर देना चाहिए था क्योंकि इसका भी वही परिणाम होता है। 


शिष्टमण्डलके सदस्यथोंको लगता है कि उपनिवेशके, स्वतन्त्र भारतीयोंके और गिरमिटिया 
मजदूरोंके हितमें भी गिरमिठकी सारी पद्धति ही खत्म कर दी जानी चाहिए। उत्तका खयाहू 
है कि ये अभागे लोग गिरमिटकी अवधिमें नेटालमें भारतकी अपेक्षा कुछ ज्यादा कमा 
लेते हैं, यह बात बहुत महत्त्वकी नहीं है। इससे उन्हें जो भौतिक लाभ होता है वह उनके 


३४८ सम्पूणे गांधी वाब्मय 


मनुष्यत्वकी हानिकी और तमाम उपनिवेशपर इस प्रथासे उत्पन्न कुपरिणामोंकी तुलनामें कुछ 
भी नहीं है। 
लेकिन, यदि नेटालके मुख्य उद्योगोंकों संकटमें डाले बिना गिरमिटिया मजदूरोंका भेजा 
जाना एकाएक बन्द न किया जा सकता हो तो प्रतिनिधियोंकी नम्न रायमें पूर्वोक्त विशेष 
कर तो अवश्य ही उठा लिया जाना चाहिए। 
भारतीय विद्याथियोंका शखिक्षण 


प्रतिनिधि इस बातको बड़ी गम्भीरतासे महसूस करते है कि नेठालके ब्रिटिश भारतीयोंकों 
अपने बच्चोंकी शिक्षाके उन परिमित साधनोंसे भी वंचित करके, जो उन्हें आजतक मिलते 
रहे है, जानबूझकर उनके समाजके बौद्धिक विकासको रोकनेका प्रयत्न किया जा रहा है। 
सरकारसे सहायता-प्राप्त भारतीय स्कूल ब्रिटिश भारतीय बालकोंको सिर्फ प्राथमिक श्रेणीकी 
शिक्षा देते रहे हैं; उपनिवेशके आम स्कूल तो भारतीय बच्चोंके लिए बिलकुल बन्द ही 
हैं। ऊँची श्रेणीके सरकारी स्कूलोंने भारतीय बालकोंकों तेरह वर्षकी उम्रके बाद अपने यहाँ 
विद्यार्थकि रूपमें रखना बन्द कर दिया है। फल यह हुआ है कि यदि इन बालहकोंको ऊपरकी 
कक्षाओं तक पहुँचनेका अवसर दिया जाये तो उन्हें वहाँ जो शिक्षा मिल सकती है, वह 
अब उनके लिए अप्राप्य हो गई है। इस नीतिके परिणामस्वरूप बहुतेरे भारतीय बालकोंको, 
जिनकी शिक्षा शुरू ही हुई थी, भारतीय स्कूल छोड़ देने पड़े हैं। शिक्षा प्राप्त करनेके 
साथनोंके इस अभावसे भारतीय समाजके विचारशीरू सदस्योंको बड़ी कठिनाई होती है और 
वे बहुत चिन्ता करते हैं। वे अपने बच्चोंके भविष्यके बारेमें बहुत चिन्तित है। 

प्रतिनिधि सविनय निवेदत करते हैं कि इस महत्त्वपूर्ण बातपर यूरोपीय उपनिवेशियोंकों 
भी उतनी ही चिन्ता होनी चाहिए; क्योंकि, उपनिवेशकी आबादीके एक हिस्सेकी यदि निर- 
क्षरतामें पड़े रहनेका दण्ड दे दिया जाये तो इसका राज्यके बौद्धिक और नैतिक जीवनपर 
जरूर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 

पूर्वोक्त तथ्योंका खयारू करते हुए नेटालके ब्रिटिश भारतीय स्वभावतः दक्षिण आफ़रिकी 
उपनिवेशोंके प्रस्तावित संघको भयातुर दृष्टिसे देखते हैं। यह बात आम तौरपर स्वीकार की 
जाती है कि दक्षिण आफ्रिकामोें भारतीय-विरोधी लहर उठ रही है। प्रस्तावित संघके चार 
सदस्य-राज्योंमें से तीन तो ब्रिटिश भारतीयोंके माने हुए विरोधी हँँ। ऐसा छूग रहा है कि 
केप भी इस विरोधी आन्दोलनमें शामिल होनेवाला है। फल यह होगा कि सघ उन सारी 
विरोधी शक्तियोंके योगका प्रतिनिधित्व करेगा जो अभीतक एक-दृसरेसे अछंग रहकर काम 
कर रही थीं। इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंको रूगता है कि दक्षिण आफ्रिकाके इस प्रस्तावित 
संघके बन जानेसे वहाँ रहनेवाली सम्रादूकी वफादार प्रजाके इस वर्गकी दशा और भी खराब 
हो जायगी। दो निर्योग्यताएँ तों उनपर पहलेसे ही लदी हैं; एक तो ब्रिटिश- भारतीय होनेकी 
और दूसरी तथाकथित “रंगदार जातियों ' में गिने जानेकी। 

निवेदन है कि दक्षिण आफ़िकाके दूसरे उपनिवेशोंके बारेमें चाहे जो कहा जाये, निःसन्देह 
शाही सरकारको तो नेठालके ब्रिटिश भारतीयोंको न्याय दिलानेकी' सुविधा है ही। ऐसा नहीं 
हो सकता कि उपनिवेश सब कुछ लेता ही रहे और दे कुछ नहीं। वह स्वयं भी स्वीकार 
करता है कि अपन उद्योगोंको कायम रखने और उनका विकास करनेके लिए वह शाही 
सरकारकी सदुभावनापर निर्भर है। नेटाछकों जो बराबर ग्रिरमिटिया मजदूर भेजकर उसकी 


पत्र: लाॉँडे एमटह्िलकों ३४९ 


तत्सम्बन्धी आवश्यकता पूरी की जाती रहती है उसके एवजमें उससे कमसे-कम इतना 

करनेके लिए अवश्य कहा जा सकता है कि जो ब्रिटिश भारतीय वहाँ बस गये हैं और 

इस प्रकार जिन्होंने वहाँ निहित स्वार्थ स्थापित कर लिये है, उनके साथ सामान्य न्याय और 
निष्पक्ष व्यवहार किया जाये। 

अब्दुल कादिर 

अमोद भायात 

एच० एम० बदात 

एम० सी० आंगलिया 


[ अंग्रेजीसे | 
कलोनियछ ऑफिस रेकर्डस : १७९/२५५ 


२१०. पत्र : लॉर्ड एम्टहिलको 


[ लन्दन | 
अगस्त, १०, १९०९ 


लॉड महोदय, 

श्री हाजी हबीब और मैं लॉड क्रू से मिलकर अभी लौटे हैं। उनका रुख बहुत सहानुभूति 
पूर्ण था; उन्होंने हमारी बात धेयंसे सुनी। मैने उनके सामने उस संशोधनकी एक हल्की-सी 
रूपरेखा रखी जो मैंने कल साय आपको भेजा था, क्‍योंकि मैने देखा कि अवसर इतना 
अच्छा है कि उससे चुकना न चाहिए। मैंने उनसे निवेदत कर दिया कि हम इस प्रइनपर आपके 
साथ पूरी तरह विचार-विमर्श कर चुके हैँ। लॉ क्र ने सिर हिलाकर अपना प्रशंसा-भाव' व्यक्त 
किया और कहूु कि आपने [डॉर्ड ऐंम्टहिलने | इस प्रइनके सम्बन्धर्में बहुत परिश्रम किया है। 
लॉड्ड क्र ने जो-कुछ कहा, उससे मुझे लगता है कि बातचीत अभी जारी है। मेरा खयाल है, 
वे स्वीकार करते हैं कि मैंने जो संशोधन सुझाया है वह बहुत उचित है और वे जनरल 
स्मट्सपर उसे माननेके लिए जोर डालेंगे। इन स्थितियोंमें अब क्या किया जाये, मेरी समझमें 

नहीं आ रहा है। मैं आपकी सलाहकी प्रतीक्षामें हूँ। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९९६) से। 


१. इस विषयपर छोड एऐप्टहिंल, जनरकू स्मदस और छोंडे क्र के बीच जो बातचीत हुई और पत्र-व्यवहार 
चला उससे गांधीजी भोर स्मव्सके बीच एक “ सैद्धान्तिक मतभेद ” प्रकट होता है। देखिए परिंशिष्ट २० । 


२११. तार; एच० एस० एल० पोलकको 


[हत्दन 

अगस्त १०, १९०९ | 
पोलक 
रायदर 
बंबई 


सरकार रद करनेको राजी। कामनूनमे सीमा दाखिल करना चाहती है। हमने 
संशोधन सुझाया [जिससे | गवनेरकों किसी भी देशके प्रवासियोंकी संख्याकी सीमा 
निर्धारित करनेके विनियमोंकी रचनाका अधिकार मिले। इससे हमारी टेक रह 
जाती है। (अच्छा होता, आप सभाकी तारीखका ऐलान कर देते)। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ४९९९/२) से। 


२१२. तार: ब्रिटिश भारतीय संघको 
| लन्दन 

अगस्त १०, १९०९ के बाद [ 
ब्रि० भा० सं० 
जोहानिसबर्ग 
समझौतेकी बातचीत जारी। सरकार रद करनतेको राजी। कानूनमें सीमा 
दाखिल करना चाहती है। हमने आम सामान्य संशोधन सुझाया गवर्नरकों 
किसी भी देशके प्रवासियोंकी सीमा निर्धारित करनेके विनियमोंकी 
रचताका अधिकार सिले। इससे कानून सबके लिए समात उझूपसे लागू 
होनेवाछा बनेंगा। इससे हमारी टेक रह जाती है। आशा है, रुस्तमजी 
हरिछाल [और | दूसरे द्वान्सवालमें रहेंगे। दाउद लौठ जायें।' 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलछ (एस० एन० ४९९८) से। 


१, अमिप्राव बग्बईके शेरिफ द्वारा बुलाई गई सभासे दे । सभाकी तारीख ३१ अगस्त धोंषित हुई थी। 
देखिए “पत्र: छॉडे क्र के निजी सचिवकों ”, पृष्ठ ३६० ! 

२, अगस्त १२, १९०९ के टाइम्स ऑफ इंडिया और १९-८-१९०९ के हिन्दूर्भे इस तारका निम्न 
परिवर्षित पाठ और वम्बईके एक साम्तादिक गुजरातीके १७-८-१९०९ के मंकमें उसका गुजराती रूपान्तर प्रकाशित 
हुआ था: “ टान्तवालकी सरकार १९०७ के एशियाई कानूनको रद फरनेके लिए राजी है, किन्तु वह भ्रवासती 
कानूनमें प्रत्येक्ष वंष उपनिवेशमें आनेवाके नये एशियाई प्रवासियोंकी संख्याकी सीमा निर्धारण करनेवाली एक पारा 
दाखिल करना चाइती है। भारतीय शिष्टमण्डलने प्रजातीय आधारपर कानूनी भेदभाव स्वीकार करनेसे इनकार कर 
दिया है, और यह सुझावा है कि प्रवासी कानूनमें एक ऐसी धारा दाखिल की जाये जिससे टान्सवालकी सरकारको 
किसी भी देशके प्रवाध्तियोंकी संख्याकी सीमा निर्धारित करनेके विनियमोंकी र्वनाका अधिकार मिले । इस तरह 
कानूनी समानताका सिद्धान्त कायम रहेगा ओर प्रशासनिक भेदभाव करनेके मौजूदा अधिकारोंमें मी कोई रुकावट 
नहीं आयेगी । * 

३. जान पड़ता है, जित तारीखकों पिछला तार भेजा गया था उसी तारीखको यद्द भी भेजा गया था। 

४. इरिलाक गांधी भोर पारसी रुस्तमजी ऋमशः ९ और १० अगस्तको रिद्दा हुए थे। रुस्तमजीकों बसी 
दिन फिर गिरफ्तार करके ११ अगस्तकों सजा दे दी गई थी । 

७५. देखिए “पत्र: एच० एस० एक० पोलकको ?”, पृष्ठ ३५५ । 


२१३. पत्र: मणिलाल गांधीकों 


[ लन्दन | 
अगस्त १०, १९०९ 

चि० मणिलालर, 

तुम्हारा पत्र मिल गया है। समझौता होनेकी अब कमर ही आश्या है, इससे यह पत्र 
मंगलवारकों लिखे लेता हूँ; क्योंकि अबतक जितना कास था, उससे ज्यादा रहनेकी सम्भा- 
वना है। 

तुम्हारे पन्नोंमें शब्द कभी-कभी अधूरे होते है। इसलिए यदि तुम हमेशा पत्रको दुबारा 
पढ़ लेनेकी आदत बना लो तो ठीक लिखोगे। 

मेरी सलाह है कि फिलहाल तो दूसरी टंकी लिये बिना ही काम चला लेना चाहिए। 
अब बरसातका मौसम आयेगा, इसलिए एक टंकीसे ही काम चल जायेगा। आशा है, इस 
बीच में वहाँ आ जाऊँगा। उस वक्‍त हम देख हछेंगे। 

तुमने [ अपनी पढ़ाईकी | चिन्ता छोड़ दी, यह पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं जैसे-जैसे 
यहाँकी वस्तुस्थिति देखता जाता हूँ वेसे-वैसे मुझे छगता है कि यहाँ कोई खास शिक्षा ज्यादा 
अच्छी तरह प्राप्त की जा सकती है, यह माननेका कोई कारण नहीं है। में तो यह भी देखता 
हैँ कि यहाँ कुछ शिक्षा सदोष है। फिर भी मनमें होता है कि तुम सब यहाँ आकर कुछ दिन 
रहो | हम अपना कतंव्य अच्छी तरह निभाते रहें, फिर जो होना है वह होगा। तुम वहाँ मन 
लगाकर पढ़ो, यह यहाँ आनेकी तैयारी करनेके समान है। श्री वेस्टकी माँ लन्दनसे १५० मील 
दूर ही है, फिर भी कभी लन्दन नहीं आई। लन्दनसे छाउथकी यात्रा साढ़े तीन घंटेकी है। 

जमीनमें हम जितने फलके पेड़ोंकी देखभाल कर सकते हूँ उससे अधिक पेड़ हैं। इससे हमारी 
कुशलूताकी कमी प्रकट होती है। जितनी देखभाल खुद तुमसे हो सके उतनी करना । 

अनीबहनकी तबीयत कंसे खराब हुई, क्या हुआ और वह कितने दिनके लिए टोंगाट 
गई हैं, आदि समाचार मुझे देना। 

काबाभाईके घर पूत्र-प्राप्ति हुई, यह तो खुश होने लायक बात है। फिर भी मेरे विचार 
तुम जानते हो। उनके अनुसार मुझे दुःख भी होता है। में देश और कालका विचार करते 
हुए यह मानता हूँ कि इस समय तो बहुत ही कम भारतीयोंको विवाह करना चाहिए। 
विवाहका अर्थ भी बहुत गहन है। विषय-सेवलके लिए जो व्यक्ति विवाह करता है वह पशुसे 
भी हीन है। विवाहितोंका केवल सन्‍्तानोत्पत्तिके लिए मैथुन करना उचित माना जाता है। 
ऐसा धर्म-शास्त्र भी कहते हैं। इस दृष्ठिसि जो सन्‍्तान इस समय उत्पन्न होती है वह विषय- 
वृत्तिकी उत्पत्ति है। इसीसे ये सन्‍्तानें हीन और नास्तिक हो जाती हैं, और बनी रहती हैं। 
इस समय में तुम्हारे साथ इससे अधिक चर्चा नहीं करता, क्योंकि उसके लिए अधिक गहराईमें 
उतरना पड़ेगा। किन्तु ऊपर जो लिखा है उसका आशय तुम समझो, यह भेरी इच्छा है। 
समझकर इन्द्रियोंपर विजय पाओ । मेरे ऐसा लिखनेसे तुम यह भय तनिक भी वे करना कि 
बापू २५ वर्षके आगे भी विवाह न करनेके लिए बाँधना चाहते हँ। में तुम्हारे ऊपर था 


3५२ सम्पूर्ण गांधी - वाडम्य 


किसीके भी ऊपर अनूचित दबाव डालना नहीं चाहता। केवल सलाह देना चाहता हूँ। 
पच्चीस वर्ष तक भी तुम विवाहका विचार न करो तो मुझे तुम्हारा विशेष कल्याण दिखाई 
देता है। लेकिन उस समय विवाह करनेका विचार हो तो भी विवाहका अर्थ क्‍या है, यह 
तुमको काबाभाईके आद्शसे समझाता हूँ। तुम बालक हो, फिर भी तुमको ऐसे ज्ञानपूर्ण 
विषयमें लिखता हँ। इसका कारण यही है कि तुम्हारे चरित्रके सम्बन्धमें में बहुत ऊँचे 
विचार रखता हँ। तुम्हारी आयुके दूसरे बालककों मैं ऐसे विचार नहीं लिखूँगा, क्योंकि 


वह समझ नहीं सकेगा। 
बाके और दूसरे पत्रोंमें अधिक देखोगे। ये पत्र अब फिर लिखूंगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८५) से। 
सौजन्य : श्रीमती सुशीलाबेन गांधी। 


२१४. पत्र: छॉड क्ूके तलिजी सचिवकों 


[ लन्दन | 
अगस्त १९, १९०९ 


महोदय, 
लॉर्ड क्र ने श्री हाजी हबीबकों और सुझे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके संघर्षके सम्बन्धमें 
कल जो मुलाकात दी थी, उसके बारेमें में यह जिक्र करना चाहता हूँ कि दक्षिण आफ्रिका 
ब्रिटिश भारतीय समिति (साउथ आफ़िका ब्रिटिश इंडियन कमिटी) को लछोरेंसो माक्विससे 
एक तार मिला है। उससे मालूम हुआ है कि शायद सो ब्रिटिश भारतीयोंके --- सम्भवत: 
अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके --- उस बन्दरगाहके रास्ते भारतको निर्वासित किये जानेकी सम्भावना 
है। लॉर्ड महोदयकों निःसन्देह ज्ञात है कि निर्वासनके इस तरीकेसे' बहुत कष्ट हुआ है और 
इसके सम्वन्धरमें उपनिवेश कार्यात्यसे बार-बार पत्र-व्यवहार किया गया है। ा 
फिर भी इस प्रश्नके निर्णयके सम्बन्धमें जो बातचीत चल रही है उसको ध्यानमें 
रखते हुए, कया मैं लॉर्ड ऋू महोदयसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे कमसे कम बातचीतके 
दरमियान ऐसे निर्वासनोंकों स्थगित करवानेकी दृष्टिसे, हस्तक्षेप करें। 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफिस रेकडंस २९१/१४२ तथा टाइप की हुई दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो- 

नकलऊ (एस० एन० ५००२) से । 
१, द० आ० बजि० भा० समिति के मन्त्रीने उप्ती दिन विदेश कार्याव्यकोीं तारका इबाला देते हुए पत्र 
किखा था। तार यह था: “ यहाँसे शायद सो छोगोंका किसी भी दिन निर्वासन । हस्तक्षेपके सम्बन्धमें कोई उत्तर 


नहीं । फोपलने साम्राज्य-सरकारको १६ जुलाईको लिखा ।” श्स मामछेकी भोर छोरेंसी मार्विवतस स्थित तिटिश 
कोसलका ध्यान दिलाया गया था; लेकिन उत्तर नहीं मिक्त रहा था । 


२१५. पत्र: लॉर्ड एम्टहिलकों 


[ लन्दन | 
अगस्त ११९, १९०९ 

लॉर्ड महोदय, 

में आपके १० तारीखके पत्रके लिए आपको नम्नतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ। 

मुझे प्रसन्नता है कि आपको मेरी सुझाई घारासे सनन्‍्तोष हुआ है। में कहना चाहेँगा 
कि इस धारासे मेरी रायमें किसी मूलभूत सिद्धा्तका त्याग नहीं करना पड़ता। 

चूँकि बातचीत अभी जारी रहनी है, इसलिए विवरणको समाचारपत्रके सम्पादकों या 
हमदरदोंको न भेजना शायद अच्छा होगा। समाचारपत्रोंके सम्पादकोंको, सम्पादकोंकी हैसियतसे, 
ऐसी किसी चीजमें शायद ही दिलूचस्पी होती है, जो उनको प्रकाशनार्थ भेजी नही जाती; 
और हमददोंकों भेजनेमे, जबतक उनको यह न बता दिया जाये कि हो क्‍या रहा है, मुझे 
संकोच होता है। इसलिए यदि आप' मंजूर करें तो जबतक बातचीत चलती है तबतक इस 
विवरणको वितरित नहीं करूँ।' 

यद्यपि मै जानता हूँ कि आपका समय ले रहा हूँ, फिर भी चूँकि मै जो-कुछ भी हो रहा 
है, उस सबसे आपको अवगत रखनेके लिए चिन्तित हूँ, इसलिए इसके साथ उस पत्रकी तकल 
भेजता हूँ, जो मैंने लछॉर्ड क्रुको लिखा है। आशा है आप इससे सहमत होंगे।' 


आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०००) से। 


१, देखिए “पत्र: लॉड एऐम्टदिलकों”, पृष्ठ ३४१-४२ । छोंडे, ऐम्टहिलने इसपर टिप्पणी करते हुए 
' कहा था; “ जहॉतक मे समझता हूं, अगर कानूनमें ही यह दे दिया जाये कि हर साल छ: भारतीय स्थायी 
निवाधियोंके रूपमें दाखिल किये जा सकेंगे तो दरअसछ आपका यह हृक मंजूर हो जायेगा, यथपि सचमुच यह 
बहुत सीमित होगा । आप जिप्त सेद्धान्तिक और अप्राप्य इकके लिए लड़ रहे हैं उसके मुकाबलेमें ऐसे अधिकारवी 
प्राप्ति एक व्यावहारिक और निश्चित छाम होगा, चाहे यद्द अधिकार सीमित ही द्ोगा। आप जो “धारा? सुझा 
रहे है वह मुझे कठिनाईका एक चतुराई-भरा हल दिखलाई पढ़ता है । उसका जो-कुछ भी उपयोग किया जा सकता 
है, उसे करनेका में तुरन्त प्रयत्त करूँगा; और यह प्रकट न करूँगा कि वह सुझाव आपने भेजा है।”” 

२. यह वाक्य छोर्ड एम्टदिलके इस कथनतसे सम्बन्ध रखता है: “ यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुईं है कि 
आप इस हृद तक बलिदान करनेके लिए तेयार हैं, क्योंकि हमारी कर जो बातचीत हुई उसके बाद मुझे 
समझौतेक्की आशा नहीं रही थी |?” 

३. छॉर्ड एम्टद्विलका खयाल था कि समाचारपत्र-सम्पादकोंकों केवल जानकारीके लिए और हमददोंकी मिनी 
तौरसे उपयोग कंरनेके लिए *' विवरण ” की प्रतियाँ भेज देनेसे काममें शायद कुछ मदद मिलेगी । 

४. देखिए पिछला शीषैक । छॉडे एम्टदिलने अपने १९ अगस्तके उत्तरमें श्स विषयपर विचार व्यक्त करते हुए 
कहा था कि गांधीनीका पत्र विवेकपूणं और संगत है, निर्वासनकी धरना उनके कार्यके पक्षमें जायेगी और मैं इसे 
बातचीतमें सद्दायता करनेवाला एक प्रबल साधन मानता हूँ । 

७५. लॉड एंम्टहिलने १९ अगस्तकों इस पत्रकी प्रापि-वचना देते हुए गाँधीजीकों सूचित किया था कि जैसे 
दही उन्हें गांधीजीका वह पत्र मिला जिसमें “धारा? का सुझाव था, वेसे ही उन्होंने जनरल स्मटतकों और छोड 
क्रको छिखा और इन सुझावोंकों अपने सुझावोंके रूपमें पेश किया भौर उनकी मंजूरीके लिए अपने दृष्टिकोणपते 
भी जोर दिया है । इस पत्र-ब्यवहारंके लिए देखिए परिशिष्ट २० । 


२१६, लन्दन 
| अगस्त १२९, १९०९ के बाद | 


नेटालका शझिष्टमण्डल 

नेटालका शिष्टमण्डल गुरुवारको छोॉर्ड कसे मिला। उन्होने सारी हकीकत सुनी। 
श्री आंगलियाने अपनी बात कही और बादमें श्री अब्दुल कादिर बोले। छोॉर्ड क्र ने सहानुभूति 
प्रकट की; लेकिन उन्होंने बताया कि जो कानून बन चुके हैं, वे रद नहीं होंगे। सघ बननेके 
बाद संघ-संसदके अधीन स्थितिमे सुधार होनेकी सम्भावना है। शिष्टमण्डलके आवेदनपत्रमें 
परवानों, गिरमिटिया कानून और शिक्षाकी बात आई है। अब आवेदनपत्रकी नकले सब 
संसद सदस्योंमें बँटवानेकी तैयारी हो रही है। डर्बंनसे भेजी गईं अर्जी यहाँके दो अखबारोंमें 
संक्षेप्में प्रकाशित हुईं है। उसकी नकल श्री रिच दूसरे स्थानोंमे भेजनेवाले है। 

लियोंके मताधिकारके लिए आन्द्रोलच करनेवाली महिलाएँ 

स्त्रियोंक मताधिकारके लिए आन्दोलन करनेवाली महिलाएं (सफेजेट्स) अब भी बहुत 
प्रयास कर रही है। वे स्थान-स्थानपर सभाएँ कर रही है। संसदके द्वारके आगे नियुक्त 
प्रत्येक स्त्री अब भी सारी रात खड़ी रहती हे। वे जो कष्ट सहन करती हैं उनमें से कुछ, 
निः:सन्देहु, बहुत सराहनीय है। 

पींगरा 

श्री धींगराकों सत्रह तारीखकों फाँसी देनेंकी बात चल रही है। लेकिन यह भी सम्भव 

है कि फाँसीकी सजा माफ हो जाये। 
ब्रिटिश छोकसभा 

लोकसभा ं अभी हालमें बजठ-सम्बन्धी विधेयक (बिल) पेश हुआ है। उसकी सरगरमी 
चल रही है। सदस्य रात-रात-भर बेठे रहते हैं। फलस्वरूप लगभग आधे सदस्य भरी सभामें लम्बे 
पड़कर सो जाते हैं और जब मत देनेका समय आता है तब जागते हैं और मत देकर फिर सो 
जाते हैं। यह हाल दुनियाकी सबसे महान संसदका है। इन परिस्थितियोंमें राष्ट्रका काम 
कैसे होता होगा, इसका विचार पाठक ही कर लें। अधिकतर लोग स्वार्थी दिखाई देते हैं। 
यदि यह कहें तो अनुचित न होगा कि सच्चे न्‍्यायका सूर्य अस्त हो गया है। किन्तु अन्य 
लोगोंकी तुलनामें अंग्रेज लोग कुछ ठीक आचरण करते है; इसीलिए वे दूसरे राष्ट्रोंके 
मृकाबले ज्यादा गौरवशाली हैं। छेकिन ऐसा नहीं जान पड़ता कि अब पाइचात्य संस्कृति 
दीर्धकालतक टिक सकेगी । 

[ गूजरातीसे | 
हूंडियन ओपिनियन, ११-९--१९०९ 


१. अगस्त १९, १९०९ । श्री आंगलियाके वक्तव्यकै लिए देखिए परिशिष्ट १९ । 


२०८, शिष्टमण्डलकी यात्रा [-७ | 
[ अगस्त १३, १९०९ ] 


जब समझौतेकी बातचीत चलती है तब सार्वजनिक रूपसे देने छायक खबरें सदा कम होती 
हैं। पिछले हफ्ते मेरा खयाल था कि इस हफ्ते निश्चित खबर दे सकूगा। किन्तु अब देखता 
हैँ कि यह हफ्ता भी निश्चित खबरके बिना बीत गया है। फिर भी बातचीत प्रगति करती 
जा रही है। छॉर्ड एम्टहिलसे सोमवारकों मुलाकात हुई। उनके साथ श्री हाजी हबीब, श्री 
रिच और मै लगभग डेढ़ घंटेतक बैठे और बहुत बातें हुई। मंगलवारको छॉड्ड क्रू से भेंट 
हुईं। में ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने जनरल स्मट्सके 
साथ बातचीत करना स्वीकार कर लिया है। 

अभी, बातचीत चल रही है जबकि डेलागोआ-बेसे तार मिला है कि लगभग सौ 
भारतीयोंके सीमा पार किये जानेकी सम्भावना है। इस तारकी खबर हछॉर्ड क्र को भेज 
दी है। इस सम्बन्धर्में यथासम्भव तजवीज की जा रही है। 

यह पत्र लिखते समय जोहानिसबंगसे तार मिला है। उससे सत्याग्रहियोंकी रिहाई और 
रस्तमजीके तुरन्त फिरसे प्रवेश करनेकी खबर प्राप्त हुई है। यह तार भी पढ़ा कि उनको 
छ: भहीनेकी सख्त कैदकी सजा दे दी गईं है। इसको पढ़कर मुझे प्रसन्नता भी हुईं और मै रोया 
भी । मुझे श्री रुस्तमजीसे यही आशा थी। उन्होंने हृद कर दी है। मुझे प्रसन्नता इससे हुई कि 
ऐसे भारतीय हममें मौजूद हैं। में रोया इसलिए कि उनको ऐसे दुःख भोगने पड़े हैं। ऐसे 
उदाहरण जब अगुुआ भारतीय प्रस्तुत करेंगे तभी जनता साँचेमें ढलेगी। इस उदाहरणका 
अनुकरण सब लोग करें तो भारतीयोंको कोई दुःख भोगना ही न पड़े। मैं ज्यों-ज्यों अनुभव 
करता जाता हूँ त्यों-त्यों देखता जाता हैं कि अभी तो ऐसे बहुत-से भारतीय सपुत मौजूद हैं 
जो देशकी खातिर घोर कष्ट सहव करनेके लिए तैयार हैं। समझौता हो तब तो ठीक ही है। 
किन्तु यदि न हो तो मेरी प्रत्येक भारतीयसे यही प्रार्थना है कि “किये हुए प्रणकोी कभी 
न छोड़े । अनुचित सुखके मुकाबले उचित दुःख बहुत सुखदायक है। हमारी गई-गुजरी हालतमें 
तो मौज-शोकका हमें कोई हक ही नहीं है। थोड़े दिन सहन करनेके बाद हम इस दुःखके 
आदी हो जायेंगे। इसलिए आप दुःख सहन करनेकी आदत डालें।” इसके सिवा दूसरा 
इलाज में तो जानता नहीं। 

[गजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ११-९--१९०९ 


१. देखिए “ पत्र: छोंडे क्र के निजी सचिवको ””, पृष्ठ ३०२ । 
२. इस तारपर १२ अगस्तक्री तारीख है और यह १३ अगस्तकों रन्दन पहुँचा | 


२१९, पत्र: छॉर्ड एम्टहिलको 


[ लन्दन | 
अगस्त १४, १९०९ 
लॉड महोदय, 
आपके १२ तारीखके पत्रके लिए घधन्यवाद। इससे मुझे प्रोत्साहन मिला है कि श्री 
रिचने लॉर्ड क्रको जो पत्र। लिखा था और जो तार उसमें संलग्न था उनकी नककें 
आपको भेज दूँ। मुझे निश्चय है कि इस तारकों पढ़कर महानुभावकों भी वसा ही दुःख 


होगा जेसा कि मुझे हुआ है।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५०१० ) से। 


२२०. तार: एच० एस० एल० पोलकको' 


[ लन्दन | 
अगस्त १६, १९०९ 


दाउदका स्थान ट्वान्सवालमें। संशोधनमें सामान्य शिक्षा-परीक्षा और गवनेरको यह 
अधिकार देना शामिल कि परीक्षा पास करनेवाले लोगोंकी संख्या राष्ट्रीयताके 
आधारपर नियन्त्रित करनेके नियम बना दें। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-वकल (एस० एन० ५०१८) से। 


१, इसमें केदियोंको दिये जानेवाढे भोजन-सम्बन्धी आरोपोंकी जाँच करानेकी प्राथना की गई थी और 
नागप्पनकी सृत्युके सम्बन्धमें की गई कारंवाईकी और विशेष ध्यान खींचा गया था । 

२. टन्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघ (दृन्सवाल ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन ) से मिछे इस तारमें कहा 
गया था: “ केंदी भारी कष्ट था रहे हैं, अपर्याप्त पोषणदीन मोजन | रुस्तमजीके सिवा जोहानिसबर्गंके सब कषेदियोंको, 
जो एकदम निर्वासित कर दिये गये थे और लो भाये, छः-छ: महीनेकी कड़ी केद । कल खासी अच्छी 
सावेजनिक सभा हुई । प्रस्ताव, भूतपूवे केदियोंकों बधाई; नागप्पनके मामकेकी रिपो्टले जनतामें नाराजी; प्रकाशित 
प्रमाणोंते भारतीय आरोपोकी पूरी पुष्टि, शिष्मण्डलॉका समर्थन । साम्राज्य-सरकारसे इस मोकेपर दखल देनेकी 
सादर आग्रह्पू्ण अपीक । गिरफ्तारियाँ, देश-निकाला जारी |” 

३, लोडे एम्टदिलने १६ भगस्तकों लिखे पत्रमें इस विषयमें अपने विचार व्यक्त किये थे: “ यद्यपि अत्याचारोंका 
जारी रहना और इस वक्त बढ़ जाना दुःखद और खीज पैदा करनेवाछा है, पर मुझे छगता है कि इस स्थितिसे 
इमारे काममें सहायता द्वी मिलेगी । 

४. मंसविदेषर पानेवाढेका नाम नहीं दिया गया है । छेकिन मसतविदेके विषय ओर पोलकके नाम गांवीनीके 
१३ और २० अगस्तके पत्रोंके उल्छेबवते यह साफ़ है कि पत्र उन्दींकों लिखा गया था; देखिए पृष्ठ ३५० और ३६२ । 


२२१. पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिबको 


| लन्दन | 
अगस्त १६, १९०९ 

महोदय, 

में लॉर्ड क्र का ध्यान श्री मुहम्मद खाँ नामके एक व्यक्तिसे प्राप्त पत्रके आंशिक अनुवादकी 
ओर आकर्षित करता हूँ, जो इसके साथ संलग्न है। यह व्यक्ति कुछ समयतक जोहानिसबर्ममें 
मेरा मुहरिर रहा था। मैंने पत्रके सम्बन्धित भागका स्वतन्त्र अनुवाद किया है। यह पत्र 
उन अनेक पत्रों जैसा है जो मुझे जोहानिसबर्गमें रहते हुए मिले थे। 

यह सम्भव है कि पत्रके कुछ हिस्सोंमें अनजाने अत्युक्ति हो गई हो; उदाहरणके 
लिए चुराये हुए भोजनकी ठीक मात्रा या स्तानके स्थानके पूर्ण अभावके सम्बन्धमें। छेकिन 
मोटे तौरपर वक्तव्य मुझे सही जान पड़ता है। 

में इस अनुवादकों यह दिखानेके लिए भेज रहा हूँ कि ट्रान्सवालकी जेलोंमें ज्यादातर 
ब्रिटिश भारतीय राजनीतिक कैदियोंको ऐसे कौन-से कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, जिन्हें टाल 
जा सकता है। में “ राजनीतिक ' विशेषणका प्रयोग सोच-समझ' कर करता हूँ। मैं यह बात 
भली भाँति जानता हूँ कि ट्रान्सवालमें कैदियोंका कोई कानूनी वर्गीकरण नहीं है। साथ ही, 
निःसन्देह, सरकार यह तथ्य स्वीकार करती है कि कुछ कैदी ऐसे हैं जो पक्के अपराधी 
है; और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उपनिवेशके कानूनोंका केवछक पारिभाषिक रूपमें उल्लंघन 
किया है। दुर्भाग्यससे यह स्वाभाविक वर्गीकरण भारतीय अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके पक्षमें नहीं 
माना जाता। इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ इसलिए कुछ ज्यादा कठोर व्यवहार करनेकी 
इच्छा मालूम होती है कि वे अनाक्रामक प्रतिरोधी हैं। भोजन अपर्याप्त और अनुपयुक्त 
होता है और भारतीय कैदी बतनी कैदियोंकी श्रेणीमें रखे जाते हैं। ये दोनों बहुत गम्भीर 
कठिनाइयाँ हैं, जिनसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। 

मेरे साथीको और मुझे विश्वास है कि लॉ्ड महोदय कृपा करके इस सम्बन्धमें जाँच करेंगे 
और ट्रान्सवालके कुछ मन्त्रियोंके राजधानीमें रहते हुए, सम्भव हो तो, कुछ राहत दिला देंगे।' 

आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
| सहपत्न | 
१९ जुलाई १९०९ को श्री महम्मद्खाँ, जोहानिसबर्ग द्वारा 
गांधीजीको भेजे गये पतन्चका आंशिक अनुवाद 


में पिछली १२ जुलाईको रिहा किया गया था। मुझे सिर्फ इस बातका अफसोस रहा 
कि में जेंलमें आपसे मिल नहीं सका। जिस दित मैं दाखिल किया गया था उसी दिन' मैंने 


१. उपनिवेश कार्यावयने ३ सितम्बर को इस पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए गांधीजीकों धृचित किया 
था कि उक्त कांगणातोंकी एक प्रतिलिपि टान्सवाल गवर्नरके पास वस्तुस्थितिक्ी जाँचके लिए भेणी गई है। 


पत्र : लोड ऋ के निजी सचिवको ३०९ 


चीफ वार्डरसे निवेदल किया था कि मुझे आपसे मिलने दिया जाये, लेकिन उसने अनुमति 
नहीं दी। 

में “आरक्षित शिविर ” (रिजर्व कंम्प) में रखा गया था, जो अभी हालमें ही खोला 
गया है। वहाँ बहुत तकलढीफ थी। पानी काफी नहीं मिलता था। नहानेकी कोई सुविधा 
नहीं थी। मैं दो महीने जेलमें रहा; इन दिनों में शायद ही कभी नहा पाया। मैंने 
अधिकारीसे शिकायत की। उसने कहा: “क्या तुम अन्धे हो? तुम देखते नहीं कि यहाँ 
गुसलखाना नहीं है? ” तब मैंने कहा: अगर यहाँ एक सालतक गुसछूखाना न बने तो कैदी 
क्या करेंगे ? ” इसपर उसने जवाब दिया: “ उनको उसके बिना ही काम चलाना होगा। ” 

खाना भी काफी नहीं मिलता था। इसके अलावा, शनिवारके दिन जब कैदियोंकों 
अपने तौलिये, मोजे आदि घोने होते थे, २०० लोगोंके लिए केवल एक टंकी होती थी। 
मुझको घी बिल्कुल नहीं मिकृता था। जेलवाले भातमें चर्बी मिला देते थे, जो मैं नहीं 
खाता था। मैने इस बारेमें शिकायत की, लेकिन मेरी शिकायतपर कोई ध्यान नहीं दिया 
गया। मैने चीफ वाडेरका ध्यान इस बातकी ओर आकषित किया कि आपने घी न दिया 
जानेकी शिकायत की थी। चीफ वाड्डरने बताया कि चूंकि आप घीके बिना काफी खाना नहीं 
खा पाते थे, इसलिए आपसे यह कह दिया गया था कि दूसरे भारतीय कैदियोंकों भी घी 
दिया जायेगा, ताकि आप खाना खानेके लिए रजामन्द हो जायें। आप जेलके गवर्नर और 
चीफ वार्डरका स्वभाव जानते हैं। हमें जब शिकायत करनी हो, वे इतनी देर भी नहीं 
ठहरते कि उसको सुन तो लें। बादमें मुझे नई भोजन-तालिकाके अनुसार खाना मिलने लगा। 
यह खाना भी काफी नहीं है। चार ऑऔंस रोटीकी मंजूरी थी; लछेकिन मुझे कभी ऐसा 
नहीं लगा कि मुझे दो ऑंससे ज्यादा रोटी मिलती है। दलिया केवल नामका दलिया है, 
क्योंकि वह तो निरा पानी होता है और होता भी बहुत कम है। जो रोटी, भात, शाक 
वर्गरह दिया जाता है, उसमें से बहुत-कुछ अहातेमें काम करनेवाले वतनी कंदी चुरा छेते 
हैं। ६ औंस चावलर देनेकी आज्ञा थी; लेकिन मुझे मुश्किलसे तीन ऑऔंस मिलता था। मेरा 
विश्वास है कि काफिर लगभग परद्रह रकाबी खाना चुरा लेते हैं और वाड्डर कुछ नहीं 
कहते । इसके अलावा, वार्डर गालियाँ देते हैं। मैने यह सब चुपचाप बर्दाश्त किया। 

काम कुछ ज्यादा न था। में ३२ लोगोंकी एक टुकड़ीके साथ छोॉर्ड सेल्बोर्नकी कोठी- 
पर ले जाया जाता था। वहाँ हमें घास काठने, बेलन चलाने, खोदने, पत्थर तोड़ने, पेड़ 
काटने, जमीन साफ करने और पेड़ोंमें पानी देनेंका भी काम करना पड़ता था। इन 
कामोंमें से सिर्फ खुदाईका काम कुछ कठिन होता था, क्‍योंकि वहाँ सारी जगह पथरीली 
थी, और पत्थर बहुत कड़ा भी था। बाग एक टेकरीपर था। हमें काफिरोंके साथ बन्द 
किया जाता था। एक भी यूरोपीय अधिकारी ऐसा न था जो हमको भारतीय कहता हो। 
हमें 'सामी ” या  कुली ” कहकर पुकारा जाता था। ज्यादातर वाडेर डच थे; उनमें से 
कुछ छोकरे ही थे, जिन्हें कामकी कोई जानकारी न थी। 

आखिर ७४ मद्रासी भारतीय आये। वे बहुत बड़ी मुसीबतमें हैं। वे बड़ी तकलीफ 
पा रहे हैं। उनमें से पाँच बहुत ही बूढ़े, शायद साठ सालसे ऊपरके हैं। वे अच्छी तरह 
चल नहीं सकते हैं। इनको भी सुबह बहुत तड़के थर-थर काँपते हुए काम करनेके लिए 
बाहर भेज दिया जाता है। और चूंकि उनको बहुत दूर पैदछ घिसटना पड़ता है, वे बेचारे 


३६० सम्पूण गांवी वाढ्मव 


थक जाते हैं, और फिर भी वे मँहसे शिकायतका एक रूफूजतक नहीं निकालते। इसीमें 
उनकी वहादुरी है। 
प्रिटोरियाकी सारी बस्ती खाली है।' 


कलोनियल ऑफिस रेकर्डस : २९१/१४२; और टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकल (एस० एन० ४९४९ और ५०१५) से भी। 


२२२. पत्र: लॉर्ड ऐस्टहिलको 
[ लन्दन | 
अगस्त १६, १९९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
मैं आपके देखनेके लिए उस पत्रकी एक प्रतिलिपि इसके साथ भेज रहा हूँ, जो मैंने 
उपनिवेश-मन्त्रीके निजी सचिवके नाम लिखा है। मुझे आशा है कि पत्र आपको ठीक हरूगेगा। 
में आपका ध्याव इस सप्ताहके इंडियन ओपिनियन की ओर आक्ृष्ट करना चाहता 
हूँ। नागप्पन नामक भारतीयकी मुत्युके बारेमें की गई जाँचसे प्रकट होता है कि दुर्व्यवहारके 
सम्बन्धर्में जो आरोप लगाये गये थे वे यथेष्ट रूपसे सिद्ध हो गये है। ट्रान्सवाल लीडर ने 
जेल-अधिकारियोंके व्यवहारकी बड़ी कड़ी तिनन्‍्दा की है। श्री रिचने इस कारंवाईकी ओर 


लॉर्ड क्र का ध्यान आकर्षित किया है।' 
आपका, आदि, 


ठाइप की हुई दफतरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५०१६) से। 


१. टान्सवाल्के मन्त्रियोंने ३० सितम्बरकों इसका जवाब देते हुए गवनेरकों बताया कि “ प्रिटोरिया केडियोंके 
रिज़ब केम्पमें पानीकी कमीका आरोप बिल्कुक मिथ्या है”, केदियोंकों स्तानादिकी भरपूर सुविधाएँ हैं और खाने 
अपने वक्तव्यमें जो अन्य दोषारोपण किये हैं वे निराधार है । उन्हें उनकी इच्छानुसार ही गुनहखानोंमें रखा गया 
है. पर उनके साथ मनुष्योचित बरताव किया जाता है। जेलके अधिकारियोंकी उनके साथ कठोर बर्ताव करनेकी 
कोई इच्छा नहीं है क्योंकि वे अनाक्रामक प्रतिरोधी हैं । 

२, देखिष पिछला शीषेक । 

३. यह इंडियन ओपिनियनका १७-७-१९०९ का भंक था। श्समें ८-७-१९०९ के दान्सचाल 
लीडरसे वह रिपोर्ट उद्धुत की गई थी जो उसके श्रिटोरिया-स्थिति संवाददाताने भेजी थी और णो साभी 
नागप्पनक्ी सृत्युकी सरकारी जाँचके सम्बन्धमें थी। जाँच जोहानिसबर्गके गवर्नर श्री बेट्मेन द्वारा की गई थी । 
इंडियन ओपिनियनमें १० जुलाईके छीडरका वह भाछोचनात्मक प्म्पादकीय मी प्रकाशित हुआ था जिसमें 
जेलकी प्रचलित व्यवस्था और जाँचके तरीकेकी टीका भी थी, और नागप्पनके मामलेकी निष्पक्ष जाँचकी माँग की 
गई थी । इस अंकमें प्रिटोरिया न्यूज़ ओर ज्यूइश क्रॉनिकल द्वारा की गई तत्सम्बन्धी टीकाएँ भी उद्धुत की गई 
थीं और अनेक यूरोपीय पादरियों द्वारा दान्तवालके अखबारोंकी भेजे गये पत्र भी अकाशित किये गये थे । 
आखिर सरकारकों जनमतके सामने झुकना पड़ा था ओर प्रिटोरियाके असिस्‍टेंट रेजिडेट मजिस्टेट मेजर एफ० छे० 
निक्सन खुली जाँचके लिए नियुक्त किये गये थे। देखिए “पत्र: साउथ आफ्रिकाकों ?, पृष्ठ ४८३-८४ । 

४. श्री रिचने सरकारी जाँचकी रिपोर्टकी एक प्रति उपनिवेश-कार्याल्यकी १६ भगसतकों भेज दी थी । 


२२३. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन ] 
अगस्त, २०, १९०९ 


प्रिय हेनरी, 

जहाजसे उतरनेसे कुछ पहलेका लिखा हुआ आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई। मुझे पूरी आशा थी कि आप जहाजपर सब काम कर डालेंगे और उन दोनों वक्‍तव्योंको 
तैयार कर लेगे। परन्त मैने यह भी आशा की थी कि आप यथेष्ट विश्वाम करेंगे और 
आवश्यकतासे अधिक श्रम न करेंगे। में उन दोनों पुस्तिकाओंकी' राह देख रहा हूँ जिन्हें 
रिचने “पुस्तक का नया नाम दिया है। 

मुझे आशा है कि मेरे पिछले समुद्री तारके बाद आपको बये संशोधनकी विषयवस्तु 
समझनेमें कठिनाई न रही होगी। खेर, भेरे पत्र, जिनमें पहछा और दूसरा संशोधन दिये 
गये हैं, शीक्ष ही आपको मिलेंगे और उनसे आपको यहाँकी वास्तविक स्थितिका पता चल 
जायेगा। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यह पत्र लिखते समय तक हमारी स्थिति 
वही है जो गत सप्ताह थी। मैंने सोचा था कि इस' सप्ताहके प्रारम्भमें हमें निश्चय ही 
परिणामका पता लूग जायेगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लोर्ड एम्टहिलने अपने पिछले 
पत्रमें लिखा है कि उन्हें लॉर्ड क्र या जनरल स्मट्ससे किसी भी घड़ी उत्तर पानेकी आशा 
है। हम श्री श्राइनरसे करू भेंट करेंगे। इस भेटमें हम उस विषयपर आगे चर्चा करेंगे 
जिसका उल्लेख आपको इस पत्रके साथ रखी गई नकलरमे मिलेगा। 

नेटालके मित्रोंनें आफ़्रिकी बैंकिंग कॉर्पोरेशनके कार्यवाहक मैनेजरकी मार्फत श्री 
बॉटमलीसे भेंट की है। श्री बॉठमली निरचय ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी 
माफंत वे कर कनेल सीलीसे भी मिले और सम्भवतः उनसे फिर भेंठ करेंगे। इस 
मामलेकी चर्चा वे जॉन बुलमें भी करेंगे। इस प्रकार कुछ हगामा तो मच जायेगा, परन्तु 


१, ये पुस्तिकाएँ दन्सवालकी समस्याओं और दक्षिण आक्रिकामें भारतीयोंके सवेसाधारण कष्टोके सम्बन्धमें 
लिखी गई थीं। श्री पोलकने इस सम्बन्ध्में गांधीनीकों २१ अगस्तके अपने पत्रमें लिखा था: “ मैने दान्सवालके 
कष्टोपर एक पुस्तिका तेयार की है और उसकी कुछ प्रतियाँ आपको आजकी डाक से भेजनेकी सोची थी पर 
वह नहीं बन पढ़ा । श्री गीखछेने इसे पढ़ा है। उनके खबाल से, कहीं-कहीं अत्यधिक उम्र होते हुए भी (अत: 
मेने इसे कुछ-कुछ नरम कर दिया है) यह ठीक है और उन्होंने अपनी स्वीक्षत्ति दे दी है। इसकी २० हजार 
प्रतियाँ छपवाकर प्रकाशित करनेके खर्चेका जिम्मा व्यक्तिगत रूपसे श्री जहाँगीर पेथ्टिनें के लिय्रा है । पुस्तिका 
सचित्र है। ततवीरें मेरे पास थीं । इनमें एक चित्र प्रिटोरिया जेल्का और दूसरा फोक्सरस्ट जेल्का होगा . . .।” 
पुस्तकका नाम ए ठेजेडी ऑफ एम्पायर : द्‌ दीटमेस्ट ऑक बिटिश इंडियन इन दे दान्सवाक था । 
दूसरी पुस्तिकके छिए देखिए “पत्र: एच० एल० एक० पोलककों ”, पृष्ठ ३३६ । 

२. यह पत्र १६ भगस्तकी लिखा गया था । 

३. यह उपलब्ध नहीं है । 

४ नेटाल शिष्टमण्डलके सदस्य । 


३६२ तम्पूणे गांधी वाब्मय 


मुझे इसमें बड़ा सन्देह है कि इन भेंटोंका कोई फायदा होगा। परन्तु यदि हमारे मित्र यह 
विश्वास लेकर लौटते हुँ कि वे हाथ जोड़नेसे नहीं बल्कि सत्याग्रहकी संगीनकी नोकपर 
न्याय पा सकते हैं तो उनकी यात्रा कुछ सार्थक होगी। 

में जब यह पत्र लिखवा रहा था, मिली और वाल्डो आ गये और लिखाना रुक 
गया। वे दोनों स्वस्थ हैं । मिली अपने नये और अस्थायी घरमें काफी प्रसन्‍त जान पड़ती है । 

डॉक्टर मेहता होटलमें ठहरे हुए हैं। वे और मैं दोनों गत इतवारकों उनके पुत्रको 
श्री वॉरलके ग्रामर स्कूलमें दाखिल कराने छाउथ गये थे। वे संघर्षको बहुत अच्छी तरह 
समझते है और मुझे छूगता है कि वे अब यह देखने छगे है कि सत्याग्रह जीवनकी बहुत-सी 
बुराइयोंकी अचूक दवा है। उन्होंने कक आपके और मिलीके लिए उमर खैय्यामकी पुस्तकका एक 
भव्य संस्करण खरीदा। यह पुस्तक क्‍या है, अल्बम है। प्री-की-पुरी लिथोपर छपी है। 
चित्र भव्य हैं और वैसे ही रंग भी है। आप जानते हैं कि अरबीके अक्षरोंसे कसी अच्छी 
सजावट होती है। पुस्तकें अरबी या फारसी लिखावट बहुत है। मैने ऐसी चीज पहले 
कभी नहीं देखी। यह पुस्तक और दूसरी पुस्तकें अभी-अभी पहुँची है और मिली इसे देख 
चुकी हैं। मॉडकों वह इतनी पसन्द आ गई है कि वह अपने लिए एक प्रति खरीदनेके 
खयालसे पाई-पाई जोड़नेवाली है। डॉक्टर मेहताने हमारे स्तम्भोंमें खोले गये गरीब सत्याग्रही 
कोषमें १० पौंड दिये हैं। वे २५ पौंड दे रहे थे। मैने उन्हें सछाह दी कि १० पौंड इसमें 
दें और बाकी रकम फीनिक्स स्कूलछको दे दें। कॉडिज़ने कुछ पुस्तकों और दूसरी चीजोंके 
लिए लिखा था। उसका परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर मेहता और मैं कक एक पुस्तक- 
विज्रेताके यहाँ गये थे और साथकी सूचीके अनुसार पुस्तकें खरीद भी लाये हैं। ये फीनिक्स 
पुस्तकालयमें रहेंगी और साथ ही स्कूलमें भी काम आगयेंगी। 

आप जानते हैं कि मैने लगभग ६६० पौंडकी जीवन-बीमा पालिसी ले रखी है। यह 
पालिसी श्री रेबाशंकर मेहताके' पास है। में चाहता हूँ कि आप उस पालिसीको लेकर कम्पनीके 
एजेंटसे मिल लें। इस बातसे में बहुत दिनोंसे परेशान हूँ। मुझे छूगता है कि अब मेरे लिए 
इसका कोई उपयोग नहीं रहा है। अगर कम्पनी जो रकम काटना चाहे वह काटकर जमा 
किये हुए बाकी प्रीमियम छौठा दे और काटी हुई रकम बेजा न हो तो मैं चाहता हूँ कि 
पालिसीको छोड़ दूं और जमा किये हुए प्रीमियमोंका बड़ा हिस्सा वापस ले छू।' 

कल्याणदासके” बारेमें आप सारी बातें लिख भेजेंगे, मैं उसकी राह देख रहा हूँ। 

हृदयसे आपका, 


टाइप की हुईं दफतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-लतकल (एस० एन० ५०१९) से। 


१, यह उपलब्ध नहीं है । 
४, डावटर प्राणनीवन मेहताके भाई रेवाशंकर जे० झवेरी । 
गांधीजीके बीमा-तम्बन्धी विचारोंके लिए देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४४० । 

४. कब्याणदास जगमोदनदास मेहता; देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४७०५ । ४ सितम्बरके अपने पत्रमें श्री पोलकने 
उसका उल्केख करते हुए लिखा है: " क्रत्याणदासका काये सबसे श्रेष्ठ है ), . . उप्तका काम ठीक है; यद्रपि 
वह पहलेसे थोड़ा गंभीर हो गया है किन्तु फिर भी वह अमी तक वेसा द्वी सहृदव और समझदार बना हुआ है । 
मुझे वह प्यारा छगता है . , . ।” 


२२४. लन्दन 
[ अगस्त २०, १९०९ के आसपास |] 
संघ-विधषेयक 
संघ-विधेयक (यूनियन बिल ) पास हो गया। श्री श्राइनर और डॉक्टर अब्दुरेहमान आदिने 
[ उसे रुकवानेका ] बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ बना नहीं। शायद उनके प्रयत्नोंका असर 
अच्छा हुआ होगा। कई सदस्योंने लम्बे-लम्बे भाषण दिये। कानूनमें काला [जातीय भेदभावका] 
धब्बा उनको अच्छा नहीं छगा। उन्होंने इसपर खेद प्रकट किया। किन्तु इससे क्‍या लाभ ? 
वे अपने पद क्‍यों नहीं छोड़ देते ? खेद प्रकट करनेके बाद भी वे काम तो वही करते 
है। अब काले लोग क्‍या करें? यह प्रदन तो उठता ही नहीं। यदि उनमें शक्ति है तो 
वे रामका नाम लेकर सत्याग्रहका डंका बजायें; अन्यथा वे मुर्दोकी भाँति ही हैं। वे यहाँ 
आकर बड़े-बड़े भाषण दे गये, इससे कोई लाभ होनेवाला नहीं है। भाषणोंसे ही कुछ प्राप्त 
कर छलेनेके दिन चले गये जान पड़ते हैं। 
नेटालका शिष्टमएडल 
नेटालके प्रतिनिधि नेठालकी दशाका विवरण” समस्त संसारमें भेजनेके काममें जुटे 
हुए हैं। उन्होंने यह विवरण बहुत-से स्थानोंमें भेजा है। इसके अछावा वे संसदके सदस्य 
श्री बॉटमलीसे भी मिले हैं। श्री बॉटमली उनकी उचित खातिर कर रहे हैं। उन्होंने उनको 
चायकी दावत दी थी और दूसरे निमन्त्रण भी दिये हैं। उनकी मार्फत ही उनकी छॉ्ड 
कर से भेंट हुई है। अब दूसरी बार भेंठ करेंगे। श्री बॉटमली उनकी अच्छी सहायता कर रहे 
हैं। लेकिन नेठालवासी भारतीयोंकी मृक्ति तो सत्याग्रहकी राहसे ही सम्भव है, यह बात 
सभीको समझ लेनी चाहिए। जीते रहे तो देखेंगे भी। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८--९--१९०९ 


२२५. दिष्टमण्डलकी यात्रा [ -८ | 


[अगस्त २१, १९०९ के बाद | 


इस हफते मेरे पास देने योग्य खबर बहुत ही कम है। समझौतेकी बातचीत जारी 
है। लेकिन परिणाम अभीतक नहीं निकला है। टाइम्स में एक लेख है। उससे प्रतीत होता 
है कि शायद परिणाम अच्छा निककेगा। उसका यह छेख किसी जानकारका लिखा दिखाई 
देता है। वह लिखता है कि आशा है, श्री स्मदस ऐसा स्पष्टीकरण कर देंगे, जिससे भारतीयों- 
की भावनाओंकी ठेस न पहुँचे | 

१, देखिए “ नेटलवासी भारतीबोकि कष्टोंका विवरण ”, पृष्ठ ३४३-४९ । 


रे४ सम्पूणे गाँधी वाइसय 


हम श्री श्राइनरसे मिले। बहुत लम्बी बातचीत हुई। उन महानुभावकों भी ऐसा 
लगता है कि रियायतके तौरपर छः व्यक्ति प्रवेश करें तो इसमें कहने योग्य कोई बात 
नही होगी; लेकिन वे अधिकारके रूपमें प्रवेश नहीं कर सकते। वे स्वयं जो विचार मनमे 
बाँधते है, सचाईके साथ बाँधते है। लेकिन वे बहुत समयसे यह खयाल बनाये बेठे हैं कि 
हम भारतीय हीन लोग है; इसलिए वे यह नहीं समझ पाते कि भारतीयोंके लिए रियायतके 
तौरपर प्रवेश करना अपमानजनक बात है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-९-१९०९ 


२२६. पतन्न: डॉ० अब्दुरहमानको 


| लन्दन | 
अगस्त २३, १९०९ 

प्रिय डॉ० अब्दुर॑हमान, 

अपने कार्यके सम्बन्धमें कृपया मेरी सहानुभूति और बधाई स्वीकार करें। मेरी सहानु- 
भूति इसलिए है कि आपको कोई ठोस चीज नहीं मिली है; और बधाई इसलिए कि अपने 
उद्देशयकी सहज न्याय्यताके कारण और वैसे ही आपके किये हुए ठोस कार्यके कारण आपका 
शिष्टमण्डल जितना सफलताका पात्र है उतना और कोई शिष्टमण्डरू नहीं है। श्री श्राइनरले 
निःसन्देह, सच्चे दिलसे और अति-मानवकी तरह काम किया है। 

यह तो मानी हुई बात थी कि विधेयकके मसविदे (ड्राफूट बिल)में कोई संशोधन न 
किया जायेगा। साम्राज्यकी एक कानूनकी किताबसमें प्रजातीय (रेशियल) प्रतिबन्ध दाखिल 
केरनेपर लगभग हरएक सदस्यने खेद प्रकट किया है, इस बातसे कोई चाहे तो जितना- 
कुछ सन्‍्तोष प्राप्त हो सकता है, उतना प्राप्त कर ले; परन्तु में या आप तो खेद-प्रकाशको 
लेकर जी नहीं सकते। आप व्यस्त है, मैं भी व्यस्त हँ। अगर मैं व्यस्त न होता तो मैं 
जो सान्‍्त्वता दे सकता हूँ उसे देने आपके पास निश्चय ही आता। फिर भी में जानता 
हैं कि सच्ची सान्‍्त्वना तो अपने भीतरसे ही आती है। जहाजमें हमारी जो बात हुई थी, 
मैं आपको सिर्फ उसकी याद दिला सकता हँ। आपको निराशा हुई है (यदि हुई है तो)। 
आप संसदसे या ब्रिटिश जनतासे कुछ आशा करते थे। लेकिन आप अगर अपने आपसे कोई 
आशा नहीं करते तो आपको उनसे आशा क्यों करनी चाहिए? 

मैंने आपको थोरोकी 'सविनय अवज्ञाका कर्तव्य” (ड्यूटी ऑफ़ सिविल डिसओबिडि- 
एन्स ) पुस्तक भेजनेका वादा किया था। मुझे वह पुस्तक मिली नहीं। में उसके लिए आज 
पत्र लिख रहा हूँ। आशा है, आपके जानेसे पहले भेज दूँगा। 

इसके अतिरिकक्‍तमें तो यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि ईश्वर आपको दक्षिण आफ़िकामें 
आन्तरिक सुधारके साथ-साथ इस कामकों, और इसलिए अनाक्रामक प्रतिरोधको, जारी 
रखनेकी शक्ति और सामर्थ्य दे, भले ही आरम्भमें आप सिर्फ मुट्ठीभर ही हों। 


१. यह भेंट २१ अगस्तकों होनेवाली थी; देखिए “ पत्र: एच० एस० एल० पोलकफों ”, पृष्ठ ३६१ । 


पत्र : छॉंडे कर के निजी सचिवकों २१६७ 


अगर आप आ सके तो कृपया अवश्य आयें। अगर आपको फुरसत हो तो कछ आइए। 
हम साथ-साथ शाकाहारी भोजनालय (वेजिटेरियन रेस्तरॉ) में चलेंगे और बातचीत करेगे। 
आपका परिचय रंगूनके डॉ० मेहतासे भी कराऊँगा। वे इसी होटलमे ठहरे हुए है। हम 
होटलमे आपकी राह १ बजनेसें ५ मिनट तक देखेंगे। 

हृदयसे आपका, 

डॉ० अब्दुरंहमान 
३८, लांगरिज़ रोड 
अल्स कोर्ट, एस० डब्ल्यू ० 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति को फोटो-नकल (एस० एन० ५०२४) से। 


२२७. पत्र: लॉ क्र के निजी सचिवकों 


| लन्दन | 
अगस्त २४, १९०९ 
महोदय, 
मैं विनयपूर्वक लॉ क्र का ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित करना चाहता हैँ कि 
अभी श्री पोलकका, जो फिलहाल भारतमें द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंका प्रतिनिधित्व कर 
रहे है, एक तार मिला है। उसमें कहा गया है कि इसी मासकी ३१ तारीखको भारतीय 
सवर्षके सम्बन्धमें बम्बईमें एक सार्वजनिक सभा की जायेगी। तारमे यह भी कहा गया है 
कि दो भारतीय ट्रान्सवाल सरकार द्वारा निर्वासित किये जानेपर बम्बई पहुँचे है। उनमें से 
एक युद्धके पहलेसे वहाँका निवासी है और उसने पिछली लड़ाईमें सैनिक अधिकारियोंकी सेवा 
की थी। दूसरा नेटालमें पेदा हुआ था और बादमें ऑरेंज रिवर कालोनीमें बस गया था। 
इस दूसरे भारतीयके मामलेसे स्पष्ठ है कि जो भारतीय दक्षिण आफ़िकाके दूसरे भागोंके 
निवासी हैं, वे भी, लॉर्ड महोदयके लाडे सभामें दिये गये आश्वासनके विरुद्ध, भारतको 
निर्वासित किये जा रहे हैं।' 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
कलोनियछ ऑफ़िस रेकर्ड्स २९१/१४२ 


१, इस पत्रकी पहुँच देते हुए २ सितम्बरकों उपनिवेश क्रार्याल्यने गांधीजीकों सूचित किया था कि इसकी 
एक अति, मन्त्रियोंका ध्यान आाकृषिति करनेके लिए, ट्रान्सवाल गबनेरके पास भेज दी गई है । श्री स्मय्सने 
२९ सितम्बरके पत्रमें इसका जवाब देते हुए देशनिकारा देकर भारत भेजनेकी बातका खण्डन किया और लिखा 
कि “ओर गांधीने यह उल्लेख नहीं किया है कि यह व्यक्ति (१) ११ अक्तूबर, १८५९९ से पूरे तीन वर्षतक 
यहाँ रह खुकनेका दाबा करता हैं, वा (२) उसके पास उपनिवेशमें प्रवेश करनेका अधिकृत अनुमतिपत्र है अथवा 
(३) वह ३१ मई, १९०९ को थान्सवालका निवात्ती था और ठीक उस दिन वहाँ मौजूद था ।” उन्होंने यद्ट भी 
लिखा था कि यदि गांधीजी जिनके सम्बन्धमें शिकायत कर रहे हैं, उनके नाम भी दे द॑ तो उनके देशनिकालेके 
मामछेकी सम्पूर्ण जानकारी दी जा सकेगी । 


२२८. पत्र: लॉर्ड ऐंम्टहिलको 
| लन्दन | 
अगस्त २४, १९०९ 
लॉड महोदय, 
बम्बईसे अभी प्राप्त एक तारके सम्बन्धमें मैने लॉर्ड क्र को पत्र! भेजा है। उसकी एक 
नकल नम्रतापूर्वक इसके साथ नत्थी कर रहा हूँ। 
पत्रसे सब बात विदित हो जायेगी, किन्तु में इतना और कहना चाहता हूँ कि ये निर्वासन 
अधिकाधिक गम्भीर और अनुचित होते जा रहे हैं। श्री पोलकने, जो तारके प्रेषक है, आज 
प्राप्त हुए पत्रमें खबर दी है कि वे टाइम्स ऑफ़ इंडिया के स्थानापन्‍त सम्पादक, सर 
फीरोजशाह मेहता और अन्य प्रमुख व्यक्तियोंकी सलाहसे कार्य कर रहे हैं।' 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके हस्ताक्षरयुकत टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकछरू (एस० एन० 
५०२६.) से। 


२२९. तार: एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन | 
अगस्त २५, १९०९ 
प्रति जारी, लेकिन अब भी बहुत अनिश्चित। निर्वासितोंकों सभामें हाजिर 
करें। भारतकी सहानुभूतिकी ठोस अभिव्यक्तिके रूपमें संघर्षमें सहायतार्थ 
पैसा-चन्दाके प्रस्तावका सुझाव। बोमतजी जानते हैं। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०२९) से। 


१. देखिये पिछला शीषक । 

२. लॉड एटह्विलनें इस पत्रकी पहुँच २५ अगस्तकों दी थी। उन्होंने लिखा था कि मैने लॉ क्र को पत्र लिखा 
है| ज्यों दी मुझे उनका उत्तर मिलेगा त्यों द्वी में “ यद्द ज्यादा भच्छी तरह कद सकूगा कि हमारे मौन और 
प्रतीक्षाके वततमान रुखकी छोढ़नेका वक्त आया है था नहीं |?” 


२३०. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन | 
अगस्त २६, १९०९ 
प्रिय हेनरी, 
मुझे आपका लम्बा और मनोरंजक पत्र मिला, और कतरनें भी। मुझे हर्ष है कि 
आपका जो स्वागत हो रहा है उससे आप प्रसन्न हैं। आप जब वहाँ उत्तरे तब क्‍या कोई 
आपको लेनेके लिए आया था? 
बया आप डॉ० मेहताके भाईसे मिले है? आशा है, आप किसी भी कारण इसमें चूक 
न करेंगे। वे बहुत ही संकोची स्वभावके व्यक्ति है और सम्भव है, उन्हें आपको बम्बईके सब 
बड़े-बड़े धनी-मानी लोगोंसे घिरा हुआ देखकर आपसे मिलने आनेमें संकोच हुआ हो। 
आपने जो कतरनें भेजी है वे पढ़नेमें मनोरंजक हैं और उनसे यह सम्भावना प्रकट होती 
है कि आप बहुत अच्छा और ठोस काम कर सकेंगे। मुझे आपका तार मिल गया है। 
मैंने उसका यह उत्तर दिया है: 
चन्देकी बातमें सर मचरजीको बहुत दिलचस्पी है। मालूम होता है कि उनके कहनेसे 
श्री रिचने यह सुझाव पहले दिया था। सर मंचरजीका विचार है कि यह बात जन-भावनाकी 
ठोस' अभिव्यक्ति होगी, इसलिए इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। मंशा यह नहीं है कि हमें 
आशथिक सहायता मिलले। दरअसल, हमें यह कह सकते योग्य होना चाहिए कि हमारा काम 
इसके बिना भी चल सकता है; लेकिन इसके पीछे विचार यह है कि हजारों लोग जब 
चन्दा इकट्ठा करके संघर्षमें भाग केनेकी इच्छा व्यक्त करेंगे, तो उसमें महृत्त्वकी बात यह 
होगी कि इतने लोगोंने अपना-अपना अंशदान किया । में इस सम्बन्ध्में अधिक न लिखूंगा, 
क्योंकि यह पन्न पढ़नेतक आप इस सुझावपर या तो अमल शुरू कर चुके होंगे या इसको 
रद कर चुके होंगे।' 
स्मट्स इस सप्ताह दक्षिण आफ्रिकाकों रवाना हो रहे हैँ, और अभी तक कोई समझौता 
नहीं हुआ है और न उपनिवेश कार्यालयसे कोई उत्तर ही आया है। इसलिए किसी भी 
दिन प्रतिकूल उत्तर पानेके लिए तैयार हूँ। लॉ्ड एम्टहिलने छॉर्ड क्र को पत्र लिखा है। 
डॉ० मेहतासे मेरी और महत्त्वपूर्ण बातचीत हुई है। मेरा खयाल है, अब उनको विश्वास 
हो गया है कि हमारी योजना ठीक है। 
में यह मान छेता हैँ कि आप भारतके अन्य भागोंके भी प्रमुख व्यवितयोंसे पत्र-व्यवहार 
कर रहे हैं। श्री हाजी हबीब बहुत उत्सुक हैं कि आप उनके भाई श्री हाजी मुहम्मदको 


१, श्री पोलकने ४ सितम्बरके पत्रमें गाधीजीको सूचित किया था कि १४ सितम्बरकी सर फीरोनशाह मेहताकी 
अध्यक्षतामें एक सार्वजनिक सभा होनेवाली है । इस सभामें निर्वासितोंके लिए चन्दा करनेके सम्बन्धमें एक 
प्रस्ताव पेश किया जायेगा । उन्होंने १० पितम्बरके अपने पत्रमें पुनः लिखा था कि ओऔ गोखकेकी रायमें यह 
सुझाव कार्यंगर नहीं है, यथपि एक प्रस्ताव भक्े ही पास कर लिया जाये । 

२, यह यहाँ नहीं दिया गया है; पाठ्के लिए देखिए पिछला शीषक । 


३६८ पम्पूण गांधी वाबमय 


आन्दोलनमें भाग छेने और अपनी सहायता करनेके लिए बुलायें। वे पोरबन्दरमें हैं। उनका 
पूरा नाम हाजी मुहम्मद हाजी दादा है। 

नेटालके मित्रोंने अपना वक्‍तव्य यहाँके सभी संसद-सदस्यो तथा अखबारोंकों और 
भारतीय अखबारों एवं छोक-नेताओंकोी भी भेज दिया है। आप नेटालके प्रइनके सम्बन्ध 
जो-कुछ आवश्यक समझें वह कर सकते है। 

श्री जमशेदजीने' पुस्तिकाकी २०,००० प्रतियाँ छपानेका वचन देकर बहुत कृपा की है। 
यह शानदार काम होगा। 

मॉड, डॉ० मेहता, हाजी हबीब और मैं रविवारको व्हाइटवे गये थे। हम रातको एक 
बजेकी गाड़ीसे रवाना हुए और स्ट्राउडमे ३-४० पर पहुँचे । जॉर्ज एलेन स्टेशनपर हमे लेनेके लिए 
आये थे और हम व्हाइटवे तक पैदल गये। पैदल चलना बड़ा आनन्दमय रहा। आपको भी 
उसमे रस आया होता। प्रदेश बहुत सुन्दर था। जॉर्ज एलेन तो मानो स्फूर्तिकी मूर्ति हैं। वे 
बहुत-अच्छे व्यक्ति है। मेरा खयाल है कि सामान्यतः वे असस्क्ृत समझे जायेंगे। वे जो भी 
काम करते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक ढंगसे करते हैं, और बहुत मेँह-फट हैं। उनकी पत्नीके 
विचार उनसे नहीं मिलते, फिर भी उनके प्रति उनका अनुराग बहुत गहरा है और यह मुझे 
उनके स्वभावकी सबसे बड़ी अच्छाई जान पड़ी। उनकी पत्नी स्तनके केन्सरसे पीड़ित है और 
केवछक दिन गिन रही हैं। उनका चेहरा बड़ा ही मोहक और सरल है। उनके साथ मेरी 
खासी लम्बी बातचीत हुई | एलेनके चार बच्चे हैं। सबसे बड़ी पुत्री है। वह बहुत हृष्ट-पुष्ठ और 
स्वस्थ लड़की है और उत्तम गृह-व्यवस्थापिका है। वही अपने छोटे भाइयोंकी और प्राय: सारे 
घरकी देखभाल करती है। एलेन अपने बच्चोंपर कोई नियन्त्रण रखनेमें विश्वास नहीं करते । 
मुझे लगता है कि वे इस सम्बन्धमें अति कर जाते हैं। बच्चे चाहे जैसे फशेपर बै5 जाते थे 
और चाहे जैसे खाते-पीते थे। किन्तु यह तो तफसीलकी बात है। उनके सब बच्चे पूर्ण स्वस्थ 
थे। व्हाइटवे किसी समय टॉल्स्टॉयवादियोंकी' बस्ती थी। उसके निवासी उस आदरशेंके अनुरूप 
नहीं रह सके है। कुछ चले गये हैं, कुछ वहीं रह रहे हैं, किन्तु उस आदर्शपर नहीं चल रहे 
हैं। एलेन ही उस आदर्शके सबसे निकट प्रतीत होते हैं। उनकी जमीनकी हालत बहुत अच्छी 
है और उसको इस मौजूदा हालतमें वे अकेले और मशीनोंकी मददके बिना छाये हैँ। वे 
केवऊ सीधे-सादे औजार काममें लछाते हैं। उनका धन्धा जूते बनानेका था। डॉ० मेहताने इस 
यात्रामें बहुत रस लिया। वे अत्यन्त अनिच्छापू्वक आये थे, क्योंकि वे कोई अनावश्यक कष्ट 
उठानेमें विश्वास नहीं करते। मॉडको भी यहाँ आना बहुत अच्छा रूगा। मैने सोचा था कि 
वह पैदल छौठ सकती है। यह मेरी कठोरता थी। किन्तु श्री हाजी हबीबने इस स्थितिसे 
मुझे बचा लिया। 

डॉ० मेहताकी दी हुई १५ पौंडकी रकममें से छात्र-जीवन पुस्तकमाला (स्कूल लाइफ 
सीरीज) की टॉल्स्टॉय और अन्य छेखकोंकी लिखी कुछ और किताबें फीनिक्सके लिए खरीद 
ली गई हैं। 

हृदयसे आपका, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०३१) से । 


१. स्पष्ट ही जहाँगीर बोमनजी पेटिट्के बदके यह नाम भूलसे दिया गया है; देखिए पा० दि० १, पृष्ठ ३६१ । 


२३१. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-९ | 


[अगस्त २७, १९०९] 
यह हफ्ता भी पिछले हफ्तेकी तरह ही बीता है। अभीतक समझौतेका कुछ पता नहीं 
है। इसके अतिरिक्त यह खबर भी है कि जनरल स्मट्स इस हफ्ते द्वान्सवालकों रवाना 
हो जायेंगे। इसलिए क्या कहा जाये, यह नहीं सूझता। धोखा होगा, ऐसा तो नहीं दीखता । 
सर मंचरजीते मुलाकातके छिए जनरल स्मद्सको चिट्ठी लिखी थी। उसका जवाब जनरल 
स्मट्सने आज २७ अगस्तको दिया है। 
जनरल स्मदसने जवाबमें कहा है कि समझौतेकी बातचीत खानगी तौरपर चल रही 
है, इसलिए फिलहाल मुलाकात मुल्तवी कर दी है। इसका यह अर्थ माना जाता है कि 
शायद समझौता हो जायेगा। फिर दूसरी तरफसे यह भी माना जाता है कि इतनी ढील 
हुई, इससे मालम होता है कि हमारी मॉँगोंके स्वीकृत होनेमें कुछ अड़चन भी आई है। 
इनमें से कया ठीक है, यह जान नहीं पड़ता। में तो यही कह सकता हूँ कि समझौतेकी 
बातका परिणाम कुछ भी हो, उससे हमारा सम्बन्ध कम हैं। जो दुःख सहन करनेके लिए 
तैयार है उसको क्‍या भय या चिन्ता ” मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि एक-त-एक 
दिन हमारी मॉँग मंजूर हुए बिना रह नहीं सकती। इसमें किसी भी सत्याग्रहीकों सन्देह 
होना ही नहीं चाहिए। छॉर्ड एम्टहिलको भी ऐसी ही खबर मिली है कि समझौतेकों 
बातचीत अभी चल ही रही है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २५-९-१९०९ 


२३२. लन्दन 
[अगस्त २७, १९०९ के बाद | 


नेटालका गिष्टमणडल 
सदस्य शिष्टमण्डलके विवरणकों अभीतक जगह-जगह भेज रहे हैं और लोकसेवकोंसे 
मिल रहे है। भारतको बहुत-सी प्रतियाँ भेजी हैं। उनके साथ एक पत्र भी लिखा है। 
पत्रका' सार इस प्रकार है: 
भारतसे प्रार्थना 


नेटालके भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धर्में हमने उपनिवेश मन्त्रीके सामने जो 
विवरण पेश किया है, उसकी नकल हम आपको भेजते हैं। 


१, इसपर २७ अगस्तकोीं तारीख पड़ी है । 
९-र४ 


३४७० 


सम्पूणे गांवी वाडसय 


लन्दनमें हम बड़े-बड़े अधिकारियोंसे मिलने और छोकमतको जागृत करतेके लिए 
आये है। हम उपनिवेश मन्त्री और अन्य सज्जनोंसे मिले है और हमने उनके सामने 
पेश किये विवरणकों चारों ओर भरी भाँति प्रचारित किया है। जबतक भारतके 
भारतीय हृदयसे हमारी सहायता न करेंगे तबतक यहाँ छॉडे क्रू या छॉर्ड मॉले कुछ 
ज्यादा कर सकें, यह सम्भव नहीं है। 

नेटालमें भारतीयोंकी आबादी बहुत है और वहाँ उनकी बड़ी मिल्कियत है। 
वे भारतके सभी भागोंसे आये हुए हैं। उतकी संख्या एक लाख है। इनमें से लगभग 
दस हजार छोग व्यापारमें लगे हैं और बाकी गिरमिटिया मजदूर है या वे लोग हैं 
जो गिरमिट्से मुक्त हो चुके हैं। नेंटाछकी समृद्धि भारतीय मजदूरोंके श्रमपर ही 
निर्भर है, इस बातको सभी मंजूर करते हैं। हम भारतकी सहायता करनेमें भी पीछे 
नहीं हटे हैं। पिछले दो अकालोंमें गरीब और अमीर सभीनें अपने-अपने सामर्थ्यके 
अनुसार चन्दा देकर अकाल-सहायता कोषमें धन भेजा है। हमें धनकी सहायता नहीं 
चाहिए; किन्तु भारत [दूसरी तरहसे | हमारी सहायता करके हमारे दुःख कम कर 
सकता है, यह तो हमारा निश्चित मत है। 

विवरणसे आप देख सकेंगे कि नेठालमें तीन तरीकोंसे हमें बर्बाद करनेका 
रास्ता अख्तियार किया गया है। एक तो व्यापारिक लराइसेसों द्वारा अन्याय किया 
जाता है। लाइसेंस देनेवाला अधिकारी और लाइसेंस बोर्ड | के सदस्य | जो हमारे 
प्रतिस्पर्धी है, मनमाने तौरपर हमारे परवाने रोक लेते हैं और उनके सम्बन्धर्में कानूनी 
अदालतोंमें अपील नहीं की जा सकती। दूसरे, नेंटालकों समुद्ध बनानेके लिए भारतीय 
गिरमिटियोंकों गुलामोंकी तरह मजदूरी करनी पड़ती है। फिर भी, गन्‍नेके खेतों और 
चायके बागोंमें या खानोंमें कड़ा काम करके अपनी अवधि पूरी करनेके बाद उनको 
और उनके स्त्री-बच्चोंको भारी कर देना पड़ता है। इससे स्वतन्त्रतापु्वंक इस उप- 
निवेशमें रहकर वे अपना गुजारा करनेमें असमर्थ रहते है। और, तीसरे, हमारे 
बालकोंको शिक्षा देनेके जो साधारण साधन प्राप्त थे वे भी बन्द कर दिये गये हैं 
और इस प्रकार हमारी भावी उन्‍नतिका द्वार बन्द कर दिया गया है। 

अब यदि भारतमें सभाओं और प्रार्थनापन्नों आदिसे हमारे कष्टोंके सम्बन्धमें पुकार 
नहीं की जायेगी तो हमें भूखों मरकर इस उपनिवेशसे भागना पड़ेगा; और इसमें 
बहुत समय भी नहीं छगेगा। भारत सरकारके हाथरमें इसका एक कारगर उपाय है। 
बह यह है कि जबतक नेटालः सरकार हमारे अधिकार स्वीकार न करें तबतक भारत 
नेटाछको मजदूर भेजना बन्द रखे। छॉड्ड कर्जनने ऐसा रास्ता अपनाया था। उन्होंने 
| नेटाछ् सरकारको | यह पत्र भी छिखा था कि यदि भारतीय व्यापारियोंकी स्वतन्वता- 
की रक्षा करनेका आश्वासन न दिया जायेगा तो मजदूर रोक दिये जायेंगे। इन बातोंका 
कोई और परिणाम तो ज्ञात नहीं हुआ; भारतीयोंकी स्वतन्त्रताकी रक्षाके बजाय 
ऊपर लिखें अनुसार कड़े कानून जरूर बना दिये गये हैं और उन्तपर ऋरताके साथ 
अमझरू किया जाता है। हमारे गुजर-बसरके साधनोंमें दिन-प्रतिदिन कमी होती जाती 
है और ब्रिटिश प्रजाके रूपसें सामान्य अधिकारोंके साथ इस उपनिवेशमें रहना भी 
खतरेमें पड़ गया है। 


ल्न्द्न ३७९ 


टाइम्समें लेख 


ठाइम्समें यह लेख निकला था कि शिष्टमण्डलने अपनी मताधिकारकी माँग छोड़ दी 
है। उसके अलावा दूसरी भी गलत बातें थीं। इसलिए श्री आंगलियाके हस्ताक्षरोंसे एक पत्र" 
भेजा गया था। उसका सार नीचे देता हूँ: 
आपने अपने कलके अखबारमें लिखा है कि / संसदीय मताधिकारके सम्बन्धमें 
नेटालके भारतीयोंका कोई झगड़ा नहीं है। हमारी हालकी लड़ाई राजनीतिक मता- 
धिका रके सम्वन्धर्में नहीं हैं। फिर भी यह बात तो सही है कि हमारी माँगोंमें से एक 
माँग उसके सम्बन्धमें है। हमारी माँगें तो बहुत हैं। लेकिन फिलहाल जो बहुत ही 
जरूरी है वे ही लॉर्ड क्र के सामने पेश की गई है, ताकि हम उनका ध्यान पूरे मनोयोगसे 
उनकी ओर ही आकर्षित कर सकें। अगर परवाना-अधिकारी (लाइसेन्सिंग ऑफिसर ) 
की कलमकी एक हरकतसे हमारी गुजर-बसरके साधन छिन जाते हैं, हमारे अधिकार 
चाहे जितने पुराने हों तो भी उस अधिकारीके फैसलेके विरुद्ध अपीकका अधिकार 
नहीं मिलता, हमारे बालकोंकी शिक्षाका द्वार बन्द करके उनकी मानसिक शक्तिका 
विकास रोक दिया जाता है और स्वतनाशी भारी कर लगाकर समर्थ भारतीय मजदूरोंकों 
गुलाम रखा जाता है तो कोरे राजनीतिक अधिकारसे हमको क्‍या लाभ पहुँच सकता है ? 
हमने अंग्रेज प्रजाके सामने जो तीन माँगें रखी है, उनको सभी छोगोंने उचित 
माता है। ये हमारी शारीरिक और मानसिक उननतिसे सम्बन्धित हैं। नेटाल जैसे 
जनतन्त्री राज्यमें भारतीयोंको मताधिकार नहीं है, यह कोई छोटी शिकायत नहीं है। 
किन्तु मौजूदा हालतको ध्यानमें रखते हुए हम अभी इस सम्बन्धमें जोर नहीं दे रहे 
है। हम अपनी स्वाभाविक मर्यादामें रहते हैं, इसीसे हमारी राजनीतिक अधिकार 
प्राप्त करनेकी योग्यता सिद्ध हो जाती है। 
इसके अलावा आप लिखते हैं कि सभ्यता और शिक्षामें भारतीय दक्षिण आफ्रिकाके 
वतनियोंसे बढ़े-चढ़े हैं, इस दृष्टिसे वे अपने लिए सब अधिकार माँगते है।” इसके 
उत्तरमें हम आदरपूर्वक यह बताना चाहते हैं कि हम इस प्रकारके अधिकार माँगनेसे खुश 
नहीं हैं। और मेरी रायमें जहाँतक सभ्य देशोंमें बुद्धिमान लोगों द्वारा अपने अधिकारोंका 
उपभोग करनेकी बात है, उनके मार्ममें सूक्ष्म भेदोंसे बाधा नहीं पड़नी चाहिए । 
वाइसरॉयको चिट्ठी 
इसके अछावा वाइसरॉयको एक विशेष पत्र लिखा गया है। उसमें माँग की गईं है 
कि यदि हमारे व्यापारिक अधिकारकी रक्षा नहीं की जानी है तो गिरमिटके अधीन जानेवाले 
मजदूरोंको रोक दिया जाये। 
मलाकातें 
ये छोग सर फ्रेड़िक लेलीसे' भी मिले जो पहले सूरतकी तरफ रहे हैं, लेली साहबने 
सारी बातें सुनीं। श्री बॉटमलीसे और कारपोरेशन बैकके श्री क्लाकसे भी मिलते रहते हैं। 


१, यह २७-८-१९०९ के टाइस्समें प्रकाशित हुआ था । 
२, देखिए परिशिष्ठ २१ । 
३. भूतपूर्व तिटिश एजेंट, जो पोरबन्दर राज्यक्ी व्यवस्था करते थे; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ७ और २१-२० । 


३७२ सम्पूणे गांधी वाइसय 


वे कर्नल सीलीसे एक बार मिल चुके हैं। अब फिर मिलनेवाले हैं। लॉड मॉलने पहली 
सितम्बरकों मिलना तय किया है। श्री गुप्त और नवाब साहब बेलग्रामी आदिसे मुलाकात 
फिर हुई है। इसके अलछावा आगाखाँसे उनका पत्र-व्यवहार चलछ रहा है। सर मंचरजीसे 
समय-समयपर भेंट होती रहती है। उनकी मददका पार नहीं है। 


पोलकका काम 


श्री पोलकका काम भारतमें जोरसे चकछता दिखाई देता है। उनके पाससे अखबारोंकी 
कतरने आई हैं, जिनसे प्रकट होता है कि उन्होंने एक ही सप्ताहमें बहुत बड़ा काम किया 
है। गुजराती और अंग्रेजीके सभी अखबारोंमें खबरें दिखाई देती हैं। वे बम्बईमें बहुत-से 
लोगोंकों पत्र लिख चुके हैं। ३१ तारीखको हुई सार्वजनिक सभाका भी तार आया है। 
अब क्‍या होता है, यह देखना है। उनके पाससे यहाँ निजी तार आते रहते हैँ। इसलिए 
पूरी जानकारी रहती है। 

सर मचरजीकी मान्यता है कि भारतमें चनन्‍्दा करके ट्रान्सवालकों पेसेकी सहायता दी 
जानी चाहिए। इस सम्बन्धमें श्री पोलककों तारा दिया गया है। अब सभामें जो कुछ हो 
जाये सो ठीक है। चन्देकी इस हलूचलका लोगोंपर अच्छा असर पड़ेगा और इससे भारतकी 
सच्ची सहानुभूति प्रकट होगी। 

“इंडियन सीझियॉलॉजिस्ट ” 


इस अखबारका मूल मुद्रक जेलमें चला गया है। फिर भी यह अखबार छप रहा 
है। नया मुद्रक भी गिरफ्तार कर छिया गया है। नये मुद्रकने पत्र-सम्बन्धी स्वतन्त्रताकी 
रक्षाके लिए ही निर्भव होकर यह जोखिम अपने ऊपर ली है। वह कहता है कि उसके और 
श्री श्यामजीके मतमें बिलकुल समानता नहीं है। उसने तो केवरू पत्र-सम्बन्धी स्वतन्त्रताकी 
रक्षाके लिए यह कार्य अपने हाथमें लिया है। हम इससे इतनी सीख तो ले ही सकते है 
कि जिस व्यक्तिनें इस तरह जिम्मेदारी उठाई है वह गोरा है। जब उसने खुद आगे बढ़कर 
यह जोखिम मोल ली है तब यदि द्वान्सवालके भारतीय अपने देशकी इज्जतकी खातिर छड़ाई 
चलाये तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं मानी जायेगी। 
जीजेफ रायप्पन 
श्री जोज़ेफ रायप्पन, जो बहुत दिन पहले बेरिस्टर हो चुके हैँ, रुपयेकी तंगीसे वापस 
नहीं छौट पा रहे थे। उनके लिए ट्रान्सवालमें चन्दा भी जमा किया गया था। अब वे “ टींटे- 
जन कैसिल ” जहाजसे रवाना हो रहे हैं। उनका विचार देशसेवाके लिए गरीबीका जीवन 
बितानेका है। मेरी कामना है कि उनका यह निरचय पकक्‍का बना रहे। मुझसे उन्होंने साफ- 
साफ कहा है कि आवश्यकता जान पड़ेगी तो वे द्वान्सवालमें जेल भी जायेंगे। 


बहादुर औरतें 
लन्दनकी भाँति लिवरपूलमें भी सात स्त्रियाँ मताधिकारके सम्बन्धर्में गिरफ्तार हुईं, 


और वहाँ उन्होंने अनशन किया। उन्होंने छः दिन तक कुछ भी नहीं खाया। इसलिए उनको 
कदकी सजा पूरी होनेसे पहले छोड़ दिया गया है। मैं यह बतानेके लिए यह नहीं लिख रहा 


२. देखिए “तार: एच० एस० एल० पोलकको ”, पृष्ठ ३६६ । 


पत्र : श्रीमती काशी गांधीकी ३७३ 


हैँ, और हमें ऐसा समझना भी नहीं चाहिए, कि जो स्त्रियाँ ऐसा करती हैं उनका हमें हर 
मामलेमे अनुकरण करना चाहिए। उद्देश्य केवल यह समझाना है कि वे कष्ट-सहनमें कोई 
कमी नहीं रखतीं । ह 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २५-९-१९०९ 


२३३. पत्र: श्रीमतों काशी गांधीकों 


लन्दन, 
अगस्त २८, १९०९ 
एक बजे रात 
चि० काशी, 
देर इतनी हो गई है, फिर भी आज लिखे बिना काम नहीं चलेगा। हर हफ्ते 
तुम्हारी और सन्‍्तोककी' याद कर लेता हूँ और पत्र नहीं लिखता। काम बहुत नहीं है फिर 
भी किसी-न-किसी काममें उलझा ही रहता हूँ। 
तुम्हारी गोदमें बेटी आई है, इसके बारेमें में कया लिखूँ? अगर कहूँ, अच्छा हुआ 
कि आई, तो यह झूठ कहलायेगा। अगर दिलगीरी बताऊँ तो यह हिंसा होगी । अपने आजके 
विचारोंके अनुसार मुझे तटस्थ रहना चाहिए। इसके लिए गीताजीमें जिसे समचित्तावस्था 
कहा है, उसकी जरूरत है। वह तो अत्यन्त दुलंभ है। फिर भी प्रयास मेरा उसी दिशामें है । 
इस बीचमें इतना ही कहता हैँ और यही चाहता हूँ कि तुम सच्चे रूपमें इन्द्रियोंका दमन 
करना सीखो। मुझे बहुत अनुभव हो रहा है। जितना अधिक देखता हूँ, मेरे विचार उतने 
अधिक दढ़ होते जाते हैं। उन्हें बदलनेका कारण दिखाई नहीं देता। संतोकको अलगसे चिट्ठी 
नहीं लिखूंगा। यह तुम दोनोंके लिए है। 
मैने तो तुम्हें पत्र नहीं लिखा, किन्तु तुमने क्‍यों नहीं लिखा? यदि मनमें यह सवाल 
करनेपर कोई कारण न मिले तो पश्चात्ताप करना, क्योंकि में तुम सबके पत्रोंका भूखा हूँ। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


प्रभ्दास गांधीकी पुस्तक 'जीवननुं परोढ में प्रकाशित, गांधीजीके स्वाक्षरोंमें लिखित 
मूल गुजराती पत्रकी फोटो-नकलसे । 


१, छगनलाल गांधीकी पत्नी | 
२, मगनलाछऊ गांधीकी पत्नी । 


२३४. पत्र: छलॉर्ड एस्टहिलको 


[ लन्दन | 
अगस्त ३०, १९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
आपको अनावश्यक परेशानीमें न डालनेके उद्देश्यसे मैने आपके पिछले दो पत्रोंकी प्राप्ति 
स्वीकार नहीं की है।* 
क्या मैं आपसे जनरल स्मट्सके उस वकक्‍तव्यपर' ध्यान देनेका निवेदन कर सकता हूँ जो 
उन्होंने भारतीयोंके प्रश्नके सम्बन्धर्में कल रायठरके प्रतिनिधिको दिया है ? उस वक्‍तव्यका अर्थ 
क्या हो सकता है ? क्या उसका अर्थ यह है कि जनरल महोदय प्रिटोरिया पहुँचनेके बाद निर्णय 
करेंगे, और यदि ऐसी बात हो तो हमारा कर्तव्य क्‍या है? 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०३४) से । 


२३५. पत्र: अमीर अलीको 


[ लन्दन | 
अगस्त ३०, १९०९ 
प्रिय श्री अमीर अली, 


मुझे आपका पोस्टकार्ड मिला। मैंने आपके आरामके खयालसे जानबूझ कर आपको 
पत्र नहीं लिखा। यदि कोई महत्त्वकी बात होती तो में निश्चय ही पत्र लिखता। इसके 
अतिरिक्त आपने अपने पोस्टकार्डमें पत्र लिखनेका वादा किया था, उसकी भी में प्रतीक्षा 
कर रहा था। आपका पत्र न मिलनेसे मैने यह निष्कर्ष निकाला कि आप ज्यादा व्यस्त 
हैं; इसीलिए पत्र लिख नहीं पाये। 


१. छोडे ऐेम्टहिलने अपने २४ अगस्तके पत्रमें कहा था कि उनके सुझावोंका जवाब दिये बिना जनरल 
स्मठसक्रे अचानक दक्षिण आक्रिका रवाना हो जानेसे वे स्तम्मित रह गये हैं । उन्होंने टाइम्सके उत्त अग्रढेखका 
भी जिक्र किया जिप्तमें यह “ साफ संकेत किया गया था कि ब्रिटिश भारतीयोंके सवालूपर कोई समझौता दो 
जायेगा । ” वे छोड ऋरको फिर पत्र लिखना चाहते थे । यह पत्र उन्होंने लिखा भी था। अपने २६ भगस्तके 
पत्रमें उन्होंने लॉड कर के इस उत्तरक्त उद्छेख किया था कि “बातचीत अभी चल दी रही है, इसलिए अब भी 
कोई फेसछा होनेकी भाशा है |?” लोड ऐंम्टहिलने पहले यह सवाल लॉड सभामें उठानेका श्रादा किया था, 
किन्तु उपयुक्त कारणसे उठाया नहीं । उन्होंने भागे लिखा था: ऐसी कोई बात हमने उठा नहीं रखी जिसे करना 
छामदायक हो । भप्री हर्मे धीरणके साथ प्रतीक्षा ही करनी दोगी। ?? 

२, देखिए अगला शी्षेक । 


पत्र : अमीर भलीको ३७० 


ट्रान्सवालके मामलेपर अब भी बातचीत चल ही रही है। जनरल स्मट्स शनिवारकों 
चले गये। उन्होंने रायटरकों यह सन्देश दिया: 

में आशा करता हूँ, यह प्रदन द्वान्सवालूके राजनीतिक क्षितिजसे लुप्त होमेपर आ 
गया है। द्वान्सवालूमें भारतीयोंके कुछ उम्र प्रतिनिधि जिस आन्दोलनको चला रहे हैं, 
उससे भारतीयोंका भारी बहुमत बेहद ऊब गया है और कानूनके आगे चुपचाप घुटने 
टेक चुका है। सेने लॉड ऋू से और इस मामलेसें दिलचस्पी रखनेवाले दूसरे विशिष्ट 
नेताओंसे बार-बार बातचीत की है और मेरा खयाल है कि अब इस टेढ़ी समस्याका ऐसा 
समाधान निकल सकेगा जिसे सब समझदार लोग ठीक और उचित मालेंगे। 


और इस समय मामला यहीपर है। इसीलिए समझौतेकी आशा करनेका कुछ कारण 
है। लॉ एम्टहिलने इस मामलेमें बहुत ही अच्छा काम किया है; किन्तु यदि बातचीत लम्बी 
होती है तो जनरल स्मट्सकी दक्षिण आफ्रिकाकी वापसीको देखते हुए इस समय प्रइन यह 
उठता है कि श्री हाजी हबीब और मैं यहाँ ठहरें या अब हमारे लिए उपयुक्त स्थान दक्षिण 
आफ्रिका है और आवश्यकता हो तो ट्रान्सवालकी जेल। 

जहाँतक नेटालके शिष्टमण्डलका सम्बन्ध है, श्री अब्दुल कादिर और उनके मित्र छोग 
आकाश-पाताल एक कर रहे हैं। वे विवरणकों सब जगह भेज रहे है। वे छॉर्ड क्र से मिल 
चुके हैं और इस सप्ताह छॉरड्ड मॉल और कनेल सीलीसे मिल रहे हैं। आगाखाँसे भी, जो 
पेरिसमें अपना इलाज करा रहे हैं, उनका पत्र-व्यवहार चल रहा है। वे सर मंचरजीसे भी 
लगातार सम्पर्क बनाये हुए है। उन्होंने भारतीय जनताके नाम जो पत्र लिखा है उसकी 
नकलरसे प्रकट होता है कि वे अपनी शक्ति अब किस उपायपर केन्द्रित कर रहे हैं। उन्होंने 
आपको विवरण भेजा है। औपचारिक रूपसे वाइसरॉयको भी एक पत्र भेजा गया है, जिसमें 
उनसे अनुरोध किया गया है कि यदि राहत न मिले तो वे नेटालमें भारतीयोंका प्रवास स्थगित 
करनेका उपाय अपनायें। वे खुद उपस्थित होकर आपके प्रति अपना आदरभाव' प्रकट करनेके 
लिए अत्यन्त उत्सुक हैं, विशेषतः इसलिए कि उनको आपसे मिलने और आपकी सलाहपर 
चलतेकी खास हिदायत दी गईं है। इसलिए यदि मुझे यह अन्दाज दे दें कि आप कबतक 
लौटनेवाले हैं तो में आपका कृतज्ञ हूँगा। 

आशा करता हूँ कि आपका जो इछाज चल रहा है, उसमें कोई और रुकावट न आई 
होगी और आप पूरी तरह तन्दुरुस्त होकर लौटेंगे। मैं यह जिक्र भी कर दूँ कि कल बम्बईमें 
ट्रान्‍्सवालके कानूनके विरुद्ध आपत्ति प्रकट करनेके लिए एक सार्वजनिक सभा की जायेगी। 


हृदयसे आपका, 


न्यायमूर्ति अमीर अछी, सी० आई० ई० 
होटल बवेजरहॉफ, 

वलपेरा टरास्प, 

[ स्विट्जरलैंड | 


टाइप की हुई अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकरू (एस० एन० ५०३५) से। 


१, भारतीयोंका प्रइन । 


२३६. पत्र: स्वामी दांकरामन्दको 


| लल्दन | 
अगस्त ३०, १९०६९ 
प्रिय स्वामीजी, 
आपका पत्र मिल्ा। पहले आपका डिपो रोडमें दिया गया “कर्जन वाइली ” --सम्बन्धी 


भाषण पढ़ा था। शिक्षा-सम्बन्धी पत्र भी देखा। उक्त तीनों लेखोंको पढ़कर मुझे दु.ख हुआ 
है। आपने मुझे जो पत्र लिखा है उससे आपके इस्लाम-सम्बन्धी विचार प्रकट होते है। 
दूसरे दोनों लेखोंसे इस्लाम धर्मके अनुयायियोंके प्रति आपका व्यवहार प्रकट होता है। आपके 
इस्लाम धर्म सम्बन्धी विचारोंके विषयमें मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन यह मैं जानता हूँ कि 
इस्लाम धर्मपर आपका आशक्षेप हिन्दू धर्मके रहस्यके विरुद्ध है। फिर, आक्षेप किया तो 
किया, मगर उसे फरते हुए आपने नीतिके विरुद्ध अपनी सुविधाके विचारसे ऐसा व्यवहार 
किया; उससे और भी दुःख होता है। आपने हिन्दू धर्मका रक्षक अंग्रेजोंको माना है; 
यह तो आपने अपनी अति दीनता प्रकट की है। यदि मैं स्वयं अपने धर्मकी रक्षाके योग्य 
न हीऊ तो दूसरे धर्मका अनुयायी उसकी रक्षा कैसे करेगा? आपके शिक्षा-सम्बन्धी 
विचारोंकों मैं हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच सिर्फ विरोध पैदा करनेवाला मानता हूँ। 
अगर हिन्दुओं और मुसलूमानोंके बीच इतना अन्तर रखनेकी आवश्यकता हो तब तो भारत 
पराधीन रहनेका ही पात्र है। इसमें विदेशियोंकों दोषी भी कैसे बताया जा सकता है? 
ऐसा अन्तर रखनेसे तो हिन्दू धर्मका छोप ही हो जायेगा। सौभाग्यसे हिन्दू धर्मकी स्थिति 
अचल है। मेरी अविचल श्रद्धा है कि जिस धर्मकी रक्षा हजारों वर्षसे होती आ रही है 
उसका लोप हमारे धमेंगुरुओंके हाथों भी नहीं होगा। आपको क्‍या लिखूँ? आपके ज्ञानके 
प्रति मेरा आदरभाव है; लेकिन आपके व्यवहारसे मुझे दुःख हुआ है। 


| गुजरातीसे | 


_गांधीजीना पत्नो , संख्या १४; सम्पादक डाह्याभाई पटेल, प्रकाशक : सेवक कार्यालय, 
अहमदाबाद और भांधीजीनी साधना ', लेखक : रावजीभाई पटेल, पृष्ठ १७६-७७ । 


२३७. पत्र: सणिलाल गांधीको 


[ लन्दन 
अगस्तका अन्त | १९०९ 
चि० मणिलाल, 


तुम्हारा पत्र मिला। 

तुम्हारा मत बिलकुल शान्त हो गया हो, तुम अपने काममें बिलकुछ रूग गये हो, 
और विद्याभ्यास निरिचन्त होकर करते हो तो मै अपने-आपको भाग्यगाली मान्‌गा। तुम 
इस देशमे आनेकी उतावढी करो, इसकी जरूरत नहीं जान पड़ती। यहाँके लोग बहुत 
अधम दिखाई देते हैं। मिलेंगे तब ज्यादा बातें हं।गी। 

तुम बालकोंको पढ़ानेका काम करते हो, यह सराहनीय है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ८६) से । 
सोजन्य : सुशीलाबेन गांधी । 


२३८. पत्र: लॉर्ड एम्टहिलकों 


[ लन्दन | 

सितम्बर १, १९०९ 
लॉड महोदय, 

में आपके गत मासकी ३१ तारीखके पत्रके' लिए आपका अत्यन्त आभारी हूँ। 
यदि जनरल स्मट्सका निर्णय” अन्तिम हो तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे भय 
है कि अधिकार 'के प्रइनके सम्बन्धमें मैंने जो रुख ग्रहण किया है उससे पीछे हटना भेरे 
लिए सम्भव न होगा। मेरी सम्मतिमें, यदि यह “अधिकार ” स्वीकार नहीं किया जाता 
तो एक सीमित संख्यामें शिक्षित भारतीय प्रवासियोंका निवास स्थायी बना देनेंसे कोई लाभ 
न होगा। यदि केवल सैद्धान्तिक अधिकार ” भी अक्षुण्ण रहे तो किसी भारतीयको द्वान्स- 
वालमें प्रवेश करनेकी आवश्यकता नहीं है। और छ: की संख्याके निर्धारणका कारण भी 
श्री कार्टराइटकी यह चिन्ता थी कि में भारतीय समाजकी इस घोषणाका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण 
दूँ, कि शिक्षित भारतीयोंके दर्जके प्रइनके पीछे ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकों भर देनेका 
कोई इरादा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जनरल स्मद्सके प्रस्तावसे भारतीयोंकी आव- 
इयकता ततिक भी पूरी नहीं होती। इसके विपरीत उससे भारतीयोंका और भी गम्भीर 


१ और २. देखिए परिशिष्ट २२ । 


३७८ सम्पूर्ण गाँधी वाडसमय 


जातीय अपमान होता है। यदि हम उसे स्वीकार कर लेंगे तो उसका अर्थ केवढू इतना ही 
होगा कि आखिर हम सिद्धान्तके लिए उतना नहीं लड़ रहे थे, जितना अपने निजी 
स्वार्थक लिए कुछ शिक्षित भारतीयोंको द्रान्सवालमें लानेकी माँगकी पूर्तिके लिए। 

आपने आजकी तारीखके टाइस्स में बम्बईकी सार्वजनिक सभाको रद करनेके 
सम्बन्धमें' तार पढ़ा होगा। यह सभा कुछ प्रभावशाली क्षेत्रोंकी माँगपर शेरिफते बुलाई 
थी। मुझे बहुत अधिक भय है कि सरकारकी कारंवाई. . . ट्रान्सवालमें जो स्थिति ग्रहण 


की है उसके समर्थनमें. . .। 
आपका, आदि, 


[ पुनरच : | 

श्री हाजी हबीब और मैं गम्भीरतासे विचार कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए यह 
ठीक न होगा कि हम यहाँ काम खत्म करनेके बाद भारत जायें और वहाँ जनताको और 
भी अधिक सहानुभूति प्रकट करनेके लिए प्रेरित करें। किन्तु, लॉड्ड क्र से जिस भेंटटी आशा 
है उसके हो जानेके बाद हम इस सम्बन्धरमें आपसे सलाह करेंगे। 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०३७) से। 


२३९. पत्र: मणिलाल गांधीको 


लन्दन, 
सितम्बर १, १५९०९ 


चि० मणिलाल, 

तुम्हारे पत्र नियमित रूपसे मिलते हैं। श्रीमती फ़ीथने' मुझे इस सप्ताह फिर अपने 
घर खानेके लिए बुलाया था। वहाँ उन्होंने तुम सबके बारेमें पूछा। उन्होंने तुम सबका 
ओर फीनिक्सके घरों आदिका चित्र भी माँगा है। इनमें से जो चित्र हों, उन्हें भेज 
देना। मैने बा को भी पत्र' छिखा है। श्रीमती फ्रीथ बड़ी भरही महिला हैं। मुझपर बहुत 
ममता रखती हैं। 

समझोौतेकी अब कम सम्भावना है। ऐसा होगा तो मेरे छड़े बिना काम नहीं चलेगा। 
तुम सबकी सहायता मुझे चाहिए। और वह सहायता यह है कि तुम सब हिम्मत रखकर 
जो फर्ज अदा करना है उसे करते जाओ। 


१, बम्बई सरकारके विचारमें साउथ आफ्रिका यूनियन बिछ पास द्वोनेके बाद शेरिफके लिए शेरिफकी 
हेतियतते इस समाको बुराना भवांछनीय था । 

२. यहाँ मूल कट-फट गया है भौर कुछ शब्द नहीं हैं । 

३. यहाँ एक पूरी पंक्ति कटी है । 

४. गांवीजीका इनसे परिचय शायद तभीसे था जब वे इंग्लेंडमें पढ़ते थे | देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १७० । 

७. यह पत्र उपकन्ध नहीं है । 


तार: एच० एस० एल० पोलकको ३७९ 


तुम अपने औजार साफ रखते होगे। पाखानेमें हमेशा खूब मिट॒टी डाली जाती होगी । 
आस-पासकी सब जगह साफ-सुथरी रखनेकी आदत डालना जरूरी है। श्री कैलेनबेकने लिखा 
है कि वे इस बार हमारे यहाँ रहे थे। उनकी खूब सेवा की गई होगी। उनके लिए नहाने 
और पाखानेकी क्‍या व्यवस्था की थी, लिखना। यह तो तुम भी महसूस करते होगे कि 
श्री किचिनके पाखानेकों हमेशा तैयार रखना चाहिए। तुम घरकी सफाईके निरीक्षक (सेनिटरी 
इन्स्पेक्टर) हो, इसलिए यह सब तुमको लिख रहा हूँ। 
तुम क्या-क्या पढ़ चुके हो, यह तुमने मुझे वही लिखा है। 
मोहनदासके आश्षीर्वाद 


| पुनदच: | 
यह पत्र बा को पढ़ाना। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें लिखित मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ८७ )से। 
सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी । 


२४०. तार: एच० एस० एल० पोलकको" 


लन्दन, 
सितम्बर २, १९०९ 


ऐसा लछगता है, स्मट्स सीमित संख्यामें स्थायी अनुमतिपत्र दे देंगे, किन्तु अधिकार- 
रूपमें नहीं। बातचीत जारी। सार्वजनिक सभा शेरिफको उसमें घसीटे बिना की 
जानी चाहिए। मेरे तार प्रकाशनार्थ नहीं। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०३९) से। 


१. मसलविदेषण पोलकका नाम नहीं दिया गया है, छेकिन तारकी बातोंसे साफ है कि यह उनको भेजा 
गया था | 


२४१. पत्र: लॉर्ड क के निजी सचिवकों 


| लन्दन |, 
सितम्बर २, १९०९ 
महोदय, 


में अल ऑफ क्रूका ध्यान चीनी संघ (चाइनीज असोसिएशन) से प्राप्त निम्न तारकी 
ओर आकषषित करता हूँ 

रायटरकी स्मट्ससे भेंटकी रिपोर्ट्म एशियाई प्रइनके तय होनेका संकेत । ऐसा है तो 
चीनियोंकी गिरफ्तारियाँ क्‍यों जारी ? सप्ताहमें सत्ताईस । 

ऊपरके तारमें बताई हुई रायटरकी खबरकी नकल मुझे नहीं मिली है और मैं नहीं 
जानता कि ट्रान्सवालके कठिन एशियाई प्रश्नपर समझौता होनेका जो संकेत दिया गया 
है उसमें सचाई क्‍या है। श्री हाजी हबीब और मैं इस सामलेमें छॉर्ड महोदयके पत्रकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

में यह भी कह दूं कि भारतीयोंकी भी गिरफ्तारियाँ जारी हैं। 


आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 


कलछोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: २९१/१४२ से; टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-लकल (एस० एन० ५०४१) से भी । 


२४२. पत्र: रॉर्ड ऐंस्टहिलकों 


[ लन्दन | 
सितम्बर २, १९०९ 

लॉड महोदय, 

चीनी संघसे नीचे दिया गया तार प्राप्त हुआ है: 

राखटरको स्मट्ससे भेंठकी रिपोर्ट्में एशियाई प्रेइनके तय होनेका संकेत। ऐसा है तो 

चीनियोंकी गिरफ्तारियाँ क्‍यों जारी? सप्ताहमें सत्ताईस । 

में इतना ओर कहना चाहता हूँ कि इसी तरह बहुत-से भारतीय भी गिरफ्तार किये 
गये हैं। द्रास्सवालमें भारतीयों और चीनियोंके विरुद्ध किये गये इस जिहादका व्यक्तिगत 
रूपसे में स्वागत करता हूँ। इससे उनके साहुसकी कसौटी होती है, और सरकार तथा 
अनाक्रामक प्रतिरोधी दोत्तोंको अनाक्रामक प्रतिरोधकी शक्तिको मापनेका अवसर मिलता है। 
मेंने जोहानिसबर्गकके ब्रिटिश भारतीय संघको अभीतक यह खबर नहीं दी है कि रायटरका 
विवरण आमक हो सकता है, और सम्भव है, अन्तमें कोई समझौता ही न हो। 


पत्र : एच० एस० एल० पोलफफो ३८१ 


श्रीमानुका खयाल था कि शायद लॉ क्र कुछ लिखेंगे; परन्तु उन्होंने अभीतक कुछ 
नहीं लिखा। में उनका ध्यान चीनियोंके तारकी ओर आक्कृष्ट कर रहा हूँ ।' 
शायद मुझे इस बातका भी उल्लेख कर देना चाहिए कि मैंने कल आपको बम्बई 
सरकारकी जिस कारंबाईके बारेमें लिखा था उसपर संसद-सदस्योंको कुछ प्ररत पूछनेका सुझाव 
दिया गया है। आशा है, आपको भी यह बात पसन्द आयेगी।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०४४) से। 


२४३. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन | 
सितम्बर २, १९०९ 


प्रिय हेनरी, 


में आपको इस सप्ताह सम्भवतः दो पत्र छिखूँगा। ये पत्र फीनिक्सके सम्बन्धमें हें। 

आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डॉक्टर मेहतासे मेरी काफी बातें हुई थीं और 
उन्होंने स्कूलके लिए १५ पौड दिये हैं। मैने इन १५ पॉंडमें से पुस्ततालयके लिए कुछ 
पुस्तकें खरीदी है; सूची आपके पास है ही। कुछ अन्य पुस्तकें भी खरीदी गई हैं। लगभग 
१२ पौड फिर भी बचे हैं। कुछ कामकी किताबें वहाँ भी हो सकती है, जो बाकी रुपयेसे 
खरीदी जा सकती हैं। आप छगनकछारू और दूसरोंसे सलाह कर सकते है। 

परन्तु डॉक्टर मेहताने और भी अधिक देनेंका वचन दिया है। उनका विचार एक 
छात्रवृत्ति देनेका है जिससे एक भारतीय लड़केका फीनिक्समें शिक्षा और भोजनका व्यय 
पूरा हो जाये। मैंते उनको बता दिया है कि व्यय प्रतिमास २० शिलिंग और २५ शिलिगके 
बीच कुछ भी हो सकता है। उन्होंने एक फीनिक्सवासीको इंग्लैंडमें पढ़नेका व्यय भी मुझे 
दिया है। यह बात उनके मनमें उनकी इस इच्छासे पैदा हुईं है कि वे मेरे एक पृत्रकी 
पढ़ाईका जिम्मा छे लें। मैंने उनको बताया कि में ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं कर सकता 


१, देखिए पिछला शीषैक । 

२. इस सम्बन्धमें एक प्रश्न जेम्स भो/ग्रेडीने ७ सितम्बरकोी छोकपभामें पूछा था। सर हेनरीने इसी 
विधयमें ९ घितखरकों लोक़प्तभामें दूसरा प्रश्न पूछा । दोनों अवसरॉपर विदेश-उपमन्त्रीने उत्तर दिया कि साम्राज्य- 
सरकारको इस मामेमें कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है । 

३, दूसरे दिन इस पत्रकी पहुँच देते हुए लॉड ऐेक्‍्टदिलने लिखा था: “आपके इग्लेंड आनेपर मैने 
जो विचार व्यक्त किया था, भापका विचार उससे मेल खाता हुआ है। मेंने कहा था कि टान्सवालमें प्रतिरोध 
और दमनके जारी रहनेते हमारी वातचीतमें मदद मिलती है | मेरा खयाल है कि यदि ब्रिटिश भारतीय संघको 
यह सूचित कर दें तो अच्छा दो कि अभी आपको किम्ती तरहके समझौतेके बारेमें कुछ नहीं माठम और आप 
रोड ऋ से एक दूसरी भेंट देनेका आग्रह कर रहे हैं | मैने कल रात आपको एक पत्रमें लिखा है कि अगर अबतक 
आपको छोड ऋ्रू से उत्तर नहीं मिला दो तो आप ऐसा ही करें । झपया मुझे बताये कि छोकसमामें इस विषय- 
पर पूछे गये प्रश्नोंके क्या उत्तर दिये गये हैं । आप जानते द्वी हैं कि अखबार इन्हें नहीं छापते ।?” 


३८२ सम्पूर्ण गांधी वाड्सय 


किन्तु मुझे इस रुपयेको फीनिक्सके सर्वोत्तम व्यक्तिके लिए काममें लानेके उद्देश्यसे स्वीकार 
करनेमें प्रसन्‍नता होगी, और यदि मैने समझा कि मणिलार इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त 
है तो मैं उसको भी भेजनेमें हिचकिचाऊंगा नहीं। अब इस सबसे में यह सोचता हूँ कि 
आप भी वहाँ कोई ऐसा काम कर सकते हैं। श्री पेटिट पैसेवाले आदमी हैं। यदि आप 
यह विश्वास दिला सकें कि हमारा उद्देश्य फीनिक्सको एक ऐसी जगह बता देना है जिसमें 
ठीक किस्मके आदमी और ठीक किस्मके भारतीय तैयार किये जा सकें तो दूसरे छोग भी 
मिल जायेंगे। इनमें से कुछ लोगोंको आप ऐसी छात्रवृत्तियाँ देनेके लिए राजी कर सकते 
हैं, जो या तो सामान्यतः: उपयोगमें छाई जायें या केवल भारतीयोंके छिए सीमित कर दी 
जाये। हमें उनको दोनोंमें से किसी भी रूपमें स्वीकार कर लेना चाहिए। वे हमें इस निर्देशके 
साथ कि अमुक रकम पुस्तकें और शिक्षा-सम्बन्धी अन्य सामान खरीदनेके लिए है, दान भी 
दे सकते हैं। आपको मुख्यतः उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि फीनिक्समें जो भी शक्ति 
लगाई जाती है उसका अर्थ भारतसे उतना ले लेना नहीं, बल्कि भारतको उतना देना होता 
है। और, कुछ बातोंमें फीनिक्स प्रयोग करने और समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करनेके 
लिए अधिक उपयुक्त स्थान है। भारतमें अवांछनीय प्रतिबन्ध हो सकते हैं, परन्तु फीनिक्समें 
ऐसे कोई अवांछनीय प्रतिबन्ध नहीं हैं। उदाहरणके लिए, भारतीय महिलाएँ इतने साहसके 
साथ कदापि बाहर नहीं आ सकती थीं, जितने साहससे वे फीनिक्समें बाहर आ रही हैं। 
अन्य सामाजिक प्रथाएँ उन्हें सिर ही न उठाने देतीं। 
मैंने आपको इतनी पर्याप्त सामग्री दे दी है कि आप इस विचारके आधारपर आगे 
सोच सकते हैं और जो आवश्यक समझें वह कर सकते हैं। आप आदमजी पीरभाई या 
उनके पुत्रसे सामान्य भारतीय छड़कोंके या मुसलमान लड़कोंके प्रशिक्षणके लिए छात्रवृत्ति 
प्राप्त कर सकते हैं। आप उनसे पुरस्कार भी दिला सकते हैं। भारतकी विभिन्‍न शिक्षण- 
संस्थाओंके विवरण पत्र ([प्रॉस्पेक्स्स) भी देखनेके लिए ले छेना अच्छा होगा। श्री उमरके 
पास  सेंच्यूरी डिक्शनरी और अन्यान्य महत्त्वपुर्ण पुस्तकें हैं, जिनका उनके लिए तनिक 
भी उपयोग नहीं है। मैंने अपने पत्रमें,, जिसे में इसके साथ भेज रहा हैँ, उनसे यह 
डिक्शनरी और जो अन्य पुस्तकें वे दे सकें, देनेको कहा था। इस सम्बन्धर्में आप उनसे बात 
कर लें। 
हृदयसे आपका, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकरू (एस० एन० ५०४२) से। 


१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है ! 


२४४. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन | 
सितम्बर ३, १९०९ 
प्रिय हेनरी, 


आपकी चिट्ठी और कतरनें मिलीं। आप जो कार्य कर रहे है वह अत्यन्त प्रशंसनीय 
है। मुझे हुँ है कि आपको सब ओरसे बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है और श्री' 
जहाँगीर पेटिट आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं।' 

समाचारपत्रोंसे माल्म हुआ कि आपने उस तारको प्रकाशित कर दिया है जो मेंने 
अधिनियमको रद कर  देनेके प्रस्तावके सम्बन्ध्में आपको भेजा था।' मुझे आइचर्य हुआ। 
मेरा विश्वास था, आप यह समझ जायेंगे कि यह बातचीत बिलकुल खानगी है, और इस 
जानकारीको प्रकाशित नहीं की जा सकती। छॉर्ड एम्टहिलक इस मामलेमें बहुत सख्त रहे 
हैं। सौभाग्यसे इसका कोई दुृष्परिणाम नहीं हुआ। फिर भी, सावधानीके लिए मैने अपने 
पिछले तारमें आपसे कहा है कि आप यहाँसे भेजे जानेवाले किसी भी तारको प्रकाशित 
न करें। 

दोरिफकी सभाका स्थगित किया जाना एक लज्जाजनक बात है। इसके सम्बन्धमें 
“टाइम्स में एक तार छपा था। मेरा खयारू है, आप (इंडिया पढ़ते ही रहते हैं। आप 
देखेंगे कि यह तार उसमें उद्धत किया गया है। सर हेनरी कॉटन और श्री ओ ग्रैडी इस 
सम्बन्धमें प्रश्त पूछनेवाले हैँ। प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिको इस बारेमें 
एक निजी तार भेज देता तो अच्छा होता। हमारे लिए कोई कारगर कदम उठाना जरा 
मुश्किल है। बम्बई सरकारके कार्यका विरोध पहले बम्बईकों करना चाहिए, हमें नहीं। 
फिर भी जो-कुछ सम्भव था, वह किया गया है। अब में किसी भी समय इस सम्बन्धमें 
आपका तार पानेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि शेरिफके सहयोगके बिता सार्वजनिक सभा किस 
तारीखको की जा रही है। 

श्री हाजी हबीब चाहते है कि आप उनके भाई श्री हाजी मुहम्मदसे, जो इस समय 
पोरबन्दरमें हैँ, अपने काममें सहयोग माँगें। उनका कहना है कि यदि आप उनसे आग्रह 
करेंगे तो वे सहर्ष आपका हाथ बंठायेगे। कृपया उनसे पत्र-व्यवहार करें। श्री उमर उन्हें 
अच्छी तरह जानते हैं। में इस मामछेमें शायद तार भी दूं। 

लॉर्ड एम्टहिलके साथ जो पत्र-व्यवह्मर हुआ है, उसकी प्रतिकिपिसे आप देखेंगे कि 
अब किसी स्वीकार करने योग्य समझौतेकी सम्भावना नहीं है। साउदैम्टनसे जहाजमें रवाना 
होनेसे पहले जनरल स्मटसने रायटरके संवाददाताकों जो वक्तव्य दिया था, उसकी कतरन 


१. अपने अगस्त १४ के पत्रमें पोछकने उन सब मुलाकातोंका तारीखवार ब्योरा दिया था णो बम्बईके 
प्रमुख व्यक्तियोंसे उन्होंने की थीं तथा उनकी सहानुभूति प्राप्त की थी- 

२. देखिए “तार: एच० एस० एह० पीलकककोी ”, पृष्ठ ३५० । 

३. देखिए “तार: एच० एस० एल० पोछकको ”?, पृष्ठ ३७९ । 


३८४ सम्पूण गांधी वाडमव 


में आपको भेज रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा जान पड़ता है कि वे इतना ही करना चाहते 
है कि अधिनियमको वापस छे लें और शिक्षित भारतीयोंको एक सीमित संख्यामें निवासके 
स्थायी प्रमाणपत्र दे दें। इस तरह वे प्रवेशके अधिकार को स्वीकार करना नहीं चाहते। यदि 
वे ऐसा करे और इसकी सावंजनिक रूपसे घोषणा कर दें तो मुझे हर्ष ही होगा। विवादका 
क्षेत्र फिर संकुचित हो जायेगा और एकमात्र प्रइन शिक्षित भारतीयोंके दर्ज और भारतके 
आत्मसम्मानका रह जायेगा। तब हम इंग्लैंड और भारतके सामने एक स्पष्ट प्रस्ताव रखेगे 
और द्वान्सवालके भारतीयोंसे भी कहेंगे कि जबतक यह मुद्दा तय न हो जायें तबतक वे संघर्ष 
जारी रखें। आप छॉड् एम्टहिलको लिखे मेरे पत्रसे देखेंगे कि इस सम्बन्धर्में मेरा दृष्टिकोण 
क्या है। मुझे तो ऐसा छगता है कि दक्षिण आफ्रिका लछौटनेसे पहले हम भारत आ जायें और 
फिर दुबारा रूंदन होकर लौटे। में जानता हूँ कि यदि जनरल स्मट्स छॉर्ड एम्टहिलके पत्रके 
अनुसार सार्वजनिक घोषणा करेंगे तो यहाँका संघर्ष अत्यन्त कठिन हो जायेगा। परन्तु इससे मैं 
निराश नही होता, यद्यपि मुझे इसमें बड़ा सन्देह है कि जबतक और अधिक कष्ट न उठाया जाये 
तबतक सार्वजनिक सभाएँ हो सकें तो उनसे और संसद-सदस्योंका समर्थन माँगनेसे कोई लाभ 
होगा । किसी ऐसे आन्दोलनको चलानेकी अपेक्षा, जो व्यर्थ-सा सिद्ध हो, में जेलमें रहना अधिक 
पसन्द करता हूँ। इससे बचनेकी इच्छाके पीछे थोड़ा आलूस्य भी हो सकता है; परल्तु मुझे 
लगता है कि ऐसा है नहीं। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ मुझे लोगोंसे मिलना पड़े और सभाओंमें 
भाषण देने पड़ें तो में इससे बचना नहीं चाहता। किन्तु जब-कभी मुझे शान्तिका एक क्षण 
मिलता है, में लगातार अपने मनमें सोचता रहता हैँ कि क्या लोगोंकों समझाने-बुझानेके लिए 
मेरा यहीं बना रहना ठीक होगा। 

जहॉ-कहीं आपकी सभा हो, मुझे आशा है कि आप उसमें श्री आस्संट्रांग और अन्य 
आंग्ल-भारतीयोंको बुलानेमें सफल होंगे। मुझे आशा है, आप गुजराती और अंग्रेजीकी कतरनें 
जोहानिसबर्ग भी भेज रहे होंगे। वहाँके छोगोंकों निराशासे बचानेके उद्देश्यसे, दुहरी सावधानीके 
रूपमें, में आपसे प्राप्त कतरनें उन्हें भेजता जाता हूँ। 

में आपका तारोंका उत्तर तुरन्त न दूँ तो आप इसका कोई खयाल न करें। आप 
मुझसे जितनी जल्दी उत्तरकी आशा करते हैं उतनी जल्दी उत्तर न मिले तो कृपया समझ हें 
कि मेरे उत्तर न देनेका पर्याप्त कारण है। उदाहरणके लिए, आपने मुझसे पूछा है कि 
क्या कोई आशा है। में इसका उत्तर देनेमें विलम्ब कर रहा हूँ, क्‍योंकि में छॉड क्र के 
बुलावेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तब मैं आपको कुछ निश्चित झरूपसे बता सकूँगा कि कोई 
आशा है या नहीं। इस समय तो मुझे कहना चाहिए कि कोई आशा नहीं है। 


हृदयसे आपका, 


टाइप की हुई अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०४९) से। 


२४५. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१० ] 


[ सितम्बर ३, १९०९ के बाद | 


अभी समझौतेकी खबर नहीं दे सकता, यह लिखते-लिखते में थक गया हूँ। लेकिन 
फिर भी यही लिखना पड़ता है। मैं यह भी जानता हूँ कि जो पूरे सत्याग्रही हैं वे तो 
ऐसी खबर पढ़कर उकतायेंगे नहीं, क्योंकि समझौतेके होने-न-होनेसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा है। वे तो विजयी हूँ ही। 

फिर भी इस बार तो कुछ ज्यादा खबरें दे सकता हँ। ऐसी खबर मिली है कि 
जनरल स्मट्स कानूनको रद कर देंगे । किन्तु जहाँतक शिक्षित छोगोंका सवाल है स्मद्स 
उन्हें रियायतके तौरपर एक निश्चित संख्यामें स्थायी निवासके परवाने देंगे। उनको वही 
अधिकार मिलेंगे जो पंजीयन करा लेनेवाले (रजिस्टडे) भारतीयोंकों। लेकिन मुझे इसमें 
कोई लाभ दिखाई नहीं देता। मर गया ” के बजाय  परकोक गया” कहा जायेगा, किन्तु 
मरा तो सही। हमें जिन्दोंसे टक्कर लेनी है। इसका अर्थ यह है कि हमें अभी छड़ना 
ही होगा। फिर भी यह खबर निश्चित नहीं है। ठीक क्‍या है यह थोड़े दिनोंमें पता चल 
जायेगा। मुझे ऐसा नहीं रगता कि इस बारके समझौतेमें कोई बाकायदा बातचीत होगी। 
जो-कुछ हमने माँगा है वह समय पूरा होनेपर मिलकर रहेगा और तभी हम अपने हथियार 
दीवारपर टाँग सकेंगे। 

अब यदि ऊपर लिखे अनुसार कानून रद हो जाये और छः: भारतीयोंको स्थायी 
निवासके परवाने मिल जायें तो छड़ाईं ज्यादा जमेगी। उसका सच्चा स्वरूप ज्यादा समझमें 
आयेगा। तब तो सभी समझ जायेंगे कि हमारी लड़ाई [शिक्षित भारतीयोंकी | किसी खास 
संख्याके लिए नहीं है, बल्कि भारतकी प्रतिष्ठाके लिए है। कानूनके अनुसार हमे यूरोपीयोंके 
बराबर अधिकार हो, फिर भले ही व्यवहारमें यहाँ एक भी शिक्षित भारतीय न आगये। 
हम यह सहन कर सकते है। किन्तु यदि कानूनमें [हमारी जातिपर] कालिख लगा दी 
जाये और बादमें भले ही पचास भारतीयोंकों अनुमतिपत्र (परमिट) दे दिये जायें तो वे 
हमारे कामके नहीं हैं। लड़ाई शिक्षितोंकी या बहुशिक्षितोंकी नहीं, बल्कि भारतकी' प्रतिष्ठाकी, 
हमारे सम्मानकी और हमारे प्रतिज्ञापयालनकी है। उसके लिए जितना दुःख उठायें 
उतना सुख है। इस लड़ाईमें भाग लेनेवाला सच्चा सत्याग्रही --- आत्मबढी -- है । में ऐसी 
सुन्दर और भव्य लड़ाईमें प्रत्येक भारतीयकों भाग लेते देखना चाहता हूँ । 

पाठक देखते होंगे कि इस शिष्टमण्डलका सारा काम पर्देके पीछे हुआ है। फिर भी 
उत्को यह समझ लेना चाहिए कि जो-कुछ करना उचित है उसमें कोई कमी नहीं रहती। 
ब्रिटिश सरकारसे काम कराता हमारा रुक्ष्य है। जबतक यह काम हो रहा है तबतक यहाँ 
(इंग्लैंडमें) करनेके लिए दूसरा काम नहीं हैं। दूसरा कोई काम करने लगेंगे तो समूची 
लड़ाईको धक्का पहुँचेगा। 

जब ब्रिटिश सरकार इनकार कर देगी तब हमें सार्वजनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। 
बातचीतमें आठ हफ्ते निकल गये हैं। अब भी कुछ वक्‍त छगेगा। उसके बाद जरूरत पड़नेपर 


है 38 


३८६ प्म्पूणे गांधी वाडसव 


सावेजनिक कार्रवाई की जायेगी। इसमें वक्‍त लगता है। जितना खयाल था उससे ज्यादा 
वक्‍त लग जायेगा, लेकिन इससे छुटकारा भी दिखाई नहीं देता। इसके अलावा जब ब्रिटिश 
सरकार हमको सहायता देनेका प्रयत्व करनेके बाद अपने हाथ समेट लेगी, तब यहाँका 
काम बहुत मुश्किल हो जायेगा। लड़ाई उग्र, तेज और कठिन हो जायेगी। उसे सहन कर 
लेनेपर ही हम उसे, जिसे श्री दाउद मृहम्मदने हाथीका नाम दिया है, मार सकेंगे। 
मैं ज्यों-ज्यों देखता हूँ त्यों-त्यों मुझे लगता है कि यदि शिष्टमण्डल या प्रार्थनापत्र 

आदिके पीछे सच्चा बल न हो तो वे सब निकम्मे हैं। लोगोंसे भेंट करनेकी अपेक्षा जेलमें 
रहना ज्यादा अच्छा है, यह अनुभव हो रहा है। मीराबाईने गाया है: 

मिश्री और गन्‍तेका स्वाद छोड़कर तू कड़वा नीम मत घोल, 

सूरज और चन्द्रमाका प्रकाश छोड़कर तू जुगनूसे प्रीति मत जोड़ ।' 


यह भक्‍त नारी कह गई है कि प्रभू-भक्तिमें -- खूदाकी बन्दगीमें --- जिसका मन छीन 
हो गया है उसको दूसरी चीजें नीमके रसकी तरह कड़वी और जुगनूके प्रकाशकी तरह निस्तेज 
लगती है। उसी प्रकार जिसने सत्याग्रह --- आत्मबरू -- का प्रयोग किया है और जिसपर 
उसका पक्‍का रंग चढ़ा है, उसको शिष्टमण्डल और प्रार्थनापत्र नीरस लगते हैं। इस स्थितिमें 
पाठकोंको पूछना ही चाहिए कि तब आप जेलका सुख छोड़कर शिष्टमण्डलमे क्‍यों गये ? 
में पहले ही अपने पत्रमें कह चुका हूँ कि शिष्टमण्डल भारतीय समाजकी कमजोरीका सूचक 
है। कमजोर लोगोंकी खातिर कुछ ह॒द तक इसका आना कतंव्य हो गया था। किन्तु में 
अनुभवके आधारपर कहता हूँ कि भारतीय समाज मेरा और दूसरे बहुतसे भारतीयोंका सदुपयोग, 
हमको जेलमें रखकर कर सकता है। सत्याग्रही जो जेलरूपी आवेदनपत्र देते हैं उससे ज्यादा 
चतुराईसे लिखा आवेदनपत्र लोग नहीं दे सकते जो शिष्टमण्डल ले जाते हैं। उस प्रकारके 
कार्यॉपर से अब छोगोंका विश्वास उठ गया है। मैं तो निर्भव होकर कह सकता हूँ कि यदि 
यहाँ हमारी कोई सुनवाई होती है तो इसी कारण कि हम सत्याग्रही हैं और हमने कंष्ट- 
सहनको अपना असली आधार माना है। 

मेरे विचार तो ऐसे हैं; फिर भी मेरे मनमें यह खयाल आता है कि यदि समझौता 
न हो तो हम भारत जायें और वहाँ जो-कुछ करना उचित है वह करें; फिर इंग्लैड -छौट 
आयें और यहाँ जो-कुछ विशेष करने योग्य हो उसको निबटाकर ट्वान्सवाल लौट जायें। इस 
वक्‍त तो ये केवल शेखचिल्लीके-से मनन्‍्सूबे हैं। अभी तो यही नहीं कहा जा सकता कि 
समझौता होगा या नहीं।. फ़िर भी ये विचार समाजकों मालूम हो जायें तो अच्छा है, 
ऐसा खयाल करके इनको यहाँ दे रहा हूँ। 

ऐसा दिखाई देता है कि श्री पोलक बम्बईमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वे बहुतसे 
लोगोंसे मिले है, और सभीने उनको सहायताका वचन दिया है। वे बम्बईके प्रेसीडेन्सी असो- 
सिएशन और अंजुमन इस्लामकी बेठकोंमें हो आये हैं। बम्बईके लखपति श्री जहाँगीर पेटिटने 


१. मूल पंक्तियाँ इस पकार हैं: 
शाकर सेलड़ीनो स्वाद तजीने, कढ़वों लीम्बड़ो घोल मां रे । 
सूरज चन्दानु तेज तन्नीने, आगीया संगाते प्रीत जोड़ मां रे । 
९. देखिए “ शिष्टमण्डलकी यात्रा [१] ”', पृष्ठ २७० । 


शिष्टमण्डलफ्की यात्रा [-१०] रे८७ 


उनको अपने यहाँ ठहराया है। वे उतकी खूब खातिर कर रहे है। और उन्होंने अपने खर्चेसे 
पुस्तिका छपानेका वचन दिया है। इसी प्रकार अंजुमन इस्लामने श्री पोलकका भाषण अंग्रेजी 
और उर्दूमें छपाकर श्रचारित करनेका वचन दिया है। 

एक तारसे माहूम हुआ है कि बम्बईके शेरिफनें पहली तारीखको एक बड़ी सभा 
बुलाई थी; किन्तु बम्बई सरकारते शेरिफको वह सभा न करनेंकी अन्यायपूर्ण आज्ञा दी। 
अब फिर तार आया है कि बम्बई सरकारने अपनी भूलपर खेद प्रकट करके सभा करनेकी 
स्वीकृति दे दी है। यह सभा ११ सितम्बरकों होगी। इस पत्रके छपने तक तो सभाकी खबर 
मिल भी जायेगी। इसलिए मुझे सूझता नहीं कि क्या लिखूं। सभा न करनेका कारण सरकारने 
यह बताया था कि चूँकि दक्षिण आफ्रिकी संघ (यूनियन) तो बन चुका है, इसलिए शेरिफ जैसे 
सरकारी अधिकारीकों [ विरोध व्यक्त करनेके लिए | सभा न बुलानी चाहिए। इसमे तो दूसरी 
भूल है। एक तो यह है कि संघके साथ ट्रान्सवालकी लड़ाईका कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरा 
यह है कि यदि शेरिफ सभा करे तो उससे सभामें सरकारका भाग लेना नहीं माना जायेगा। 
शेरिफ सभा बुलाता है तो केवछ लोगोंकी मर्जीसि। वह उसमे भाग भी नहीं लेता । 

स्मदट्स साहब रवाना होनेसे पहले रायटरसे यह कहते गये कि भारतीयोंके लिए सनन्‍्तोषप्रद 
समझौता हो जायेगा। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि बहुत-से भारतीय लड़ते-लड़ते 
पस्तहिम्मत हो चुके है और संघषंमें सिर्फ कुछ ही झगड़ाल लोग रह गये है। इस खबरसे 
मालूम होता है कि भारतीयोंके प्रश्नपर छॉड क्रसे उनकी खूब बातचीत हुईं है। किन्तु उन 
महानुभावका इरादा, जैसा में ऊपर बता चुका हूँ, हमारे साथ अधूरा समझौता करनेका है। 

में तो भारतीय समाजका ध्यान उनके एक ही वाक्यकी ओर आकर्षित करता हूँ। वे 
कहते हैं कि बहुत-से भारतीय तो [संघर्षसे | थक गये है।” इसमें सब आ जाता है। इससे 
जाना जा सकता है कि इतनी देर क्‍यों लगी और क्‍यों लग रही है। समझौता होता या 
ते होना हमारी शक्तिपर निर्भर है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २-१०-१९०९ 


१, यह सभा १४ सितम्बरकों हुईं थी । 


२४६. लन्दन 
[ सितम्बर ४, १९०९ से पूर्व | 


नेटालका (िष्टमणडल 

शिष्टमण्डलने कर्नल सीली और छॉड मॉलेसे भेंट की है। दोनों अधिकारियोंने बहुत 
सहानुभूति प्रकट की है। किन्तु कर्नल सीलीने कहा कि कुछ होना सम्भव नहीं है। हॉर्ड मॉलेने 
कहा कि यह उपनिवेश कार्याल्षयके हाथमें है, उनके अख्तियारकी बात नहीं है। फिर भी वे 
जितनी हो सकती है उतनी सहायता करते रहे है और करते रहेंगे। उन्होंने शिष्टमण्डलको 
याद दिलाया कि वे स्वशासित उपनिवेशके शासन-कार्यमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। शिष्ट- 
मण्डलके अनुरोधपर कर्नल सीलीने लिखित उत्तर देना स्वीकार किया है। शिष्टमण्डलके आवेदन- 
पत्रकी नकलें अभी भेजी जा रही हैं। सर मंचरजी भावनगरीसे भेंट होती रहती है और 
उनकी सलाह भी मिलती रहती है। 

अन्त्री रवाना 

श्री मेरीमैन, जनरल स्मट्स, श्री मूअर आदि दक्षिण आफ्रिकी मन्‍्त्री गत सप्ताह यहाँसे 

रवाना हो चुके हैं। 
डॉक्टर अब्दुरेहमान 

डॉक्टर अब्दुरहमान और उनके साथी उसी डाक-जहाजसे रवाना होंगे जिससे यह पत्र 
जायेगा। ये लोग अभी लड़ाई जारी ही रखेंगे। उन्होंने अभी यह नहीं बताया है कि उनकी 
लड़ाईका स्वरूप सत्याग्रह होगा या कोई दूसरा। 

थी मॉरिस 

श्री मॉरिस, जो केपटाउनके उपनिवेश कार्यालयमें नौकर थे, कुछ काले छोगों द्वारा भेज 

गये हैं, यहाँ आये हैं। 
सम्यताका उन्मादु 

वायुमें विमान चलानेवाले श्री ब्लेरियट” और उत्तरी भ्रुवतक पहुँचनेका दावा करने- 
वाले डॉ० कुककी चर्चार्में लन्दतन पागल हो उठा है। अखबारोंमें उनके कामोंका ब्योरा 
खूब छप रहा है। देखते हैं, छोग इसमें हजारों पौंड फेंक देते हैं। इसमें उन्होंने कौन-सा 
चमत्कारी काम कर लिया, यह में तो समझ' नहीं सकता। वायुमें विमान चलनेसे मानव- 
जातिको क्‍या छाभ होना है यह तो कोई नहीं बताता। कोई नया ढोंग करता दिखाई 
देता है तो लोग उसके पीछे पागलकी तरह भागते हैं। मुझे तो ऐसा छूगता है कि यदि 
बहुत-से विमान वायुमें फिरेंगे तो हमारा जीवन असह्य हो जायेगा। नीचे देखें तो रेलगाड़ियाँ 


१. लुई ब्छेरियट (१८७२-१९३६ ) फ्रांसीसी उड़ाका; इंग्लिश चैनलको वायुमार्गले पार करनेवाला 
पदला व्यक्ति । 


पत्र : छोड क्र के निजी सचिवकों ३८९ 


दौड़ रही हैं, ऊपर टेलिग्राफके तार लठक रहे हैं, और रास्तोंमें गाड़ियोंकी आवाज कानोंको 
बहरा किये दे रही है। अब वायूमें विमान चलने लगेंगे तब तो छोगोंको मरा ही समझिए। 
में स्वयं इस वेशकों देखकर पाइ्चात्य सभ्यतासे ऊब गया हूँ। सड़कोंपर जो लोग मिलते हैं 
वे आधे पागल जैसे दिखाई देते हैं। वे अपना दिन राग-रंगोंमें या रोटी कमानेमें बिताते 
हैं और उसके बाद रातकों थकावटसे चूर होकर सो जाते है। मैं नहीं समझ सकता कि 
एसी हालतमें वे ईश्वरका भजन कब कर सकते है। डॉक्टर कुक उत्तरी श्रुवपर हो भी 
आये हों तो इससे लाभ क्‍या हुआ ? इससे लोगोंके कष्टोंमें रत्तीभरकी कमी नहीं होगी। 
पारचात्य सभ्यता अभी पुरानी नहीं हुई है। इतने दिनोंमे ही उसकी हारूत ऐसी दिखाई 
देने लगी है कि या तो सभ्यताके इन साधनोंकों दूर कर देना चाहिए या लोग पतंगोंकी 
भाँति मर मिटेंगे। इस समय भी यह देखा जा सकता है कि आत्महत्याओंकी संख्या दिन- 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगोंका किसी खास कामसे या पढ़नेके लिए इंग्लैड आना 
कुछ कारणोंसे उचित है। किन्तु सामान्यतः: मेरा निश्चित विचार है कि इस देशमें आना 
और रहना बिलकुल ठीक नहीं है। इस सम्बन्धमें अधिक विचार फिर करेंगे। 
जोज़ेफ रायप्पन 
में यह खबर दे चुका हूँ कि श्री जोज्ञेफ रायप्पन यहाँसे शनिवारकों रवाना हो गये 

हैं। मुझे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैँ कि उनके सामने जेल जानेके सिवा कोई रास्ता 
नही है। मुझे आशा है कि वे जायेंगे। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २-१०-१९०९ 


२४७. पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवकों 


| लन्दन ] 
सितम्बर ६, १९०९ 

महोदय, 

लॉड एऐम्टहिलने श्री हाजी हबीबको और मुझे सूचित किया है कि छॉड्ड क्‌ ज्षीघ्र 
ही हमें या तो खुद भेंटके लिए बुलायेंगें या किसी व्यक्तिको नियुक्त करेंगे जिससे हम मिल 
सके और ट्रान्सवालके भारतीयोंके प्रश्नपर बातचीत कर सके।' 

मैं जानता हें कि छॉड महोदय अनेक राजकीय कार्योर्में बहुत व्यस्त हैं। तथापि मैं 
आपको स्मरण दिलाता चाहँगा कि श्री हाजी हबीब और में राजधानीमें आठ सप्ताहसे 
अधिक समयसे हैं, और जिन छोगोंने हमें यहाँ भेजा है वे हमारे कार्यका परिणाम जानमेके 
लिए हमपर भारी दबाव डाल रहे हैं। मुझे यह उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है कि 
हम जानबूझकर समस्त सार्वजनिक कारंवाइयाँ करनेसे बचते रहे हैं, ताकि उस बातचीतकों 
हानि न पहुँचे, जो लॉड्ड महोदय संघर्षको समाप्त करनेकी दृष्टिसे द्रान्सवालके मन्त्रियोंके साथ 
कृपापूर्वकं चला रहे हैं। 


१, देखिए “ लन्दन ?, पृष्ठ ३७९ । 
२, गांवीनीको लिखे गये लॉड एऐेम्टहिलके ५ सितम्बरके पत्रमें यह सूचना दी गई थी । 


३९० तम्पूणे गांधी वाडसय 


यदि आप इस पतन्रकों छॉर्ड महोदयके सामने उपस्थित करेंगे और हमें सूचित करेंगे 
कि हमारी उपस्थितिकी आवश्यकता कब पड़ेगी तो में और मेरे साथी ऋृतज्ञ होंगे।' 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफिस रेकर्डस, २९१/१४२; तथा टाइपकी हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकलछ (एस० एन० ५०५३) से भी। 


२४८. पत्र: अमीर अलोको 


[ लन्दन ] 
सितम्बर ६, १९०९ 


आपने मेरे पत्रका उत्तर तत्काल दिया, इसके लिए में आपका बहुत आभारी हूँ। 

मुझे हर्ष है कि महाविभव (हिज हाईनेस) आगाखाँने श्री आँगलियाका पत्र आपको 
भेज दिया है। 

हम सब आपके मार्गदर्शन और परामर्शका छाभ प्राप्त करनेके लिए आपके लछौटनेकी 
प्रतीक्षा करते रहेंगे। में आपसे पूर्णतया सहमत हूँ कि भारतमें मुसलमानों और हिन्दुओंमें 
चाहे जो भी मतभेद हों, दक्षिण आफ्रिकी शिकायतोंके इस मामलेमे कोई मतभेद नहीं हो 
सकता । वास्तवमे मेरा जीवन यह सिद्ध करनेके लिए अपित है कि दोनोंके बीच सहयोग 
होना भारतीय स्व॒तन्त्रताकी अनिवाय शत है। 

बम्बई सरकारने शेरिफको अपनी सार्वजनिक सभा-सम्बन्धी सूचना वापस लेनेका जो 
निर्देश दिया था, उसके लिए उसने अब क्षमा-याचना की है। अब यह सभा ११ तारीखको 
करनेकी सूचना फिर निकाली गई है। 

ट्रान्सवालके मामलोंमें बातचीत प्रगति कर रही है, यद्यपि गति मन्द है। 


हम सबका अभिवादन। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ५०५५) से। 


१. इस पत्रके संदर्भ में उपनिवेश कार्यालयकी ८ सितम्बरकी कार्यवाह्दीमें लिखा गया था: “ उपनिविश-मन्जीको 
भ्री गांधी और उनके साथीसे मिलकर भौर मोटे तौरपर भी स्मट्सके प्रस्तावोंकी व्याप्ति बता देना चाहिए । 
यदि थे अपनी भाँगोंकों कमर करनेके लिए राजी न हों तो शायद टृन्सवाढ-सरकार इस वर्ष कानूनमें संशोधन 
करनेके लिए ओर भी कम तैयार द्ोगी । किन्तु यदि मारत-मन्त्राल्य समझौतेकी स्वीकार कर के तो श्री गांधीका 
खयाल किये बिना दी धान्सवाक सरकारपर बेसा करनेके लिए दबाव डालना नीति-कुशलता होगी । *” गांधीजी 
आर ह्वाजी दृबीबक्षी १६ सितम्बरकों छोंडे क्र से मिलनेका समय दिया गया था ! 

२. इस पत्रपर अगस्त ३० की तारीख पढ़ी थी । देखिए “पत्र: अमीर गलीको ”, पृष्ठ ३७४४-७५ । 

३. अमीर अलीने लिखा था; “ , , . हम अपने उन देशवाप्तियोंके लिए जी दक्षिण आक्िकार्मे रहने कंगे 
हैं, न्याय प्राप्त करनेके देतु एक साथ काम कर सकते हैं और इमें ऐसा करना भी चाहिए । में नहीं सीचता 
कि इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए संवेधानिक सहयोगकी योजना बनानेमें कोई कठिनाई द्वोगी ।”” 


२४९. पत्र: खुशालभाई गांधीकों 


लन्दन, 
सितम्बर ७, १९०९ 

आदरणीय खुशारूभाई, 

आपका पत्र मिला। 

मुझे इस' बातसे बहुत सन्‍्तोष है कि चि० छगनलारू परमार्थका जो काम कर रहा 
है, उसमें आप आड़े न आयेंगे और उसे आप मुझे ही सौपा हुआ समझते है। मेरा तो 
पक्का विश्वास है कि दोनों भाई और उनकी पत्तियाँ फीनिक्समें रहते हुए सच्चा आत्म- 
कल्याण कर रहे है। परश्चिमकी हवा फीनिक्समें कम ही है। पश्चिमकी जो बातें ग्रहण करने 
योग्य हैं, उनको ग्रहण करनेमे हमें तनिक भी झिझ्चक नहीं होती । उससे जो-कुछ अच्छा फल 
निकलेगा उसका लाभ तो भारतको ही मिलनेवाला है। में तो यह मानता हूँ कि फीनिक्समे 
जो प्रवृत्ति चछ रही है, वह धर्मकी प्रवृत्ति है। 

चि० नारणदासने अच्छा काम शुरू किया है। उसमें उसे प्रोत्साहन और आशीर्वाद 
दीजिएगा । 

में अपने काममे भी गुरुजनोंका आशीर्वाद और प्रोत्साहन चाहता हँ। सम्भव है, मेरी 
कोई प्रवृत्ति उनकी समझमें न आये । लेकिन मैं जो-कुछ करता हूँ, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं 
है। में उसे धर्म मानकर सदभावसे करता हूँ -- उन्हें यह विश्वास तो होना ही चाहिए। अगर 
यह विश्वास हो गया हो तो में समझता हूँ कि में उनके आशीवादके योग्य हूँ। 

अभीतक समझौता नहीं हुआ है। बातचीत चल रही है। राजनीतिक मामले बहुत विकट 
होते हैं। मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ लोगोंको समझाने-बुझानेसे जेल जाना अधिक सुगम 
और कल्याणकारी है। फिर भी स्वभाव यहीं बनता है। ऐसी ही मुसीबतोंमें यह मालूम 
होता है कि अभीतक मनमें रागह्वेष कितना प्रबल है। 

भाभीको' मेरा दण्डवत्‌ कहिए और दूसरे बड़ोंको भी। 


मोहनदासके दण्डवत्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८९४) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी । 


१, छगतकाल गौर मगनछार गांधी । 
२. गांधीजीके भतीजे और छगनलछाक गांघीके छोटे भाई । 
३. खुशालचन्द गांधीकी पत्नी । 


२००. पत्र; नारणदास गांधीकों 


लन्दन, 
सितम्बर ७, १९०९ 
चि० नारणदास, 


तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने भी वहाँ बैठें भारतीय भाइयोंके 
कष्टोंमें भाग लेनेका विचार किया, इसे मैं पुण्यका काम मानता हूँ।' अपने साथियोंकों भी मेरी 
ओरसे बधाई दे देना। 

यह अच्छा किया कि पण्डित साहब' और शुक्ल साहबसे चन्दा लिखा लिया। 

मैं जानता हूँ कि भारतके बहुत-से पढ़े-लिखे लोग इस लड़ाईका रहस्य नहीं जानते। इससे 
प्रकट होता है कि आत्मबलका वह ज्ञान, जो हमारे पुराने पुरखोंकों था, अब दब गया है। 
उसको फिर प्रकाशमें छानेके लिए धीरजकी आवश्यकता होगी। इसमें समय लगेगा। केकिन 
यह आत्मबल ज्यों-ज्यों समझमें आता जायेगा त्यों-त्यों छोग अधिकाधिक इसका प्रयोग सीखते 
जायेंगे। में जिस आत्मबलकी बात लिखता हूँ वह मन्दिर आदि स्थानोंमें जाने-जैंसे बाहरी 
उपचारोंमें बिलकुल नहीं है। कई बार यह बाहरी उपचार उस बलके विपरीत होता है। 
अगर इंडियन ओपिनियन ” लगातार पढ़ा हो तो उसमें तुमने यह सब कुछ-कुछ देखा होगा। 
छगनभाई ज्यादा समझा सकेंगे। वहाँ रहकर भी तुम उस बलका प्रयोग कर सकते हो। सत्य 
और अभयकों विकसित करना उसका पहला पाठ है। 

जो पैसा इकट्ठा करो उसे तुम तीनों व्यक्तियोंके हस्ताक्षरसे इंडियन ओपिनियन ' में 
भेज देना। इसके अलावा जिन छोगोंने पैसा दिया है उन लोगोंको हिसाब भेजना। मुख्य 
नामोंको इंडियन ओपिनियन * में प्रकाशित करनेकी सूचना भी छगनभाईकी मारफत भेजना । 
अगर पण्डित साहब और शुक्ल साहब स्वयं उस पैसेको सहानुभूतिसूचक पतन्रके साथ भेजेंगे तो 
अधिक अच्छा होगा। तुम सबको जेंसा ठीक लगे, वैसे यह सब काम कर लेना। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गूजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८९५) से। 
सोजन्य : नारणदास गांधी 


१. नारणदाप्त गांधीने दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रद्दियोंके लिए चन्दा इकट्ठा करना शुरू किया था । 
२५. सीताराम पण्डित, राजक्ोट्के बेरिस्टर । 
३. ढी० बी० शुक्ल, राजफोटके वेरिस्टर भौर गांधीजीके मित्र । 


३९४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


यदि ये कतरनें नीमेके' पास पहुँच जायें तो मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूँ कि वे 
हमें बहुत बड़ी हानि पहुँचा सकते हैं। मुझे आशा है, आपका खयाल यह नहीं है कि इस 
अधिनियमके रद करनेके बारेमें कोई समझौता हो गया है। मेरा इरादा अपने तारसे कोई 
ऐसा खयाल पैदा करनेका नहीं था। सम्भावनाएँ हे कि अनाक्रामक प्रतिरोध बच्द करनेका 
सौदा किये बिना कुछ भी नहीं दिया जायेगा और फिर भी आपके बम्बईके समाचारपन्रोंमें 
दिये गये लेखोंसे यह आभास मिलता है कि आपने अधिनियमकी मंसूखी निश्चित मान 
ली है। में यह जानना चाहता हूँ कि जो सभा अब होगी उसमें आप इस समूचे प्रश्नका 
विवेचन कैसे करेंगे। मुझे आशा है, मेरे पत्रोंसे आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। यदि 
उनसे स्थिति स्पष्ट न हुई हो तो में अपने-आपको कभी माफ न कर सकूँगा। अगर तीन वर्ष 
पहले कोई चीज इस प्रकार असमय प्रकाशित हो जाती और जहाँ जीत नहीं हुई वहाँ हमारी 
जीत बताई जाती तो शायद मैं अपने बाल नोंच डालता; क्योंकि तब अनाक्रामक प्रतिरोध तो 
था नहीं, जिसका हम आश्रय छेते। वर्तमान स्थितिमें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैंने 
इस चीजके प्रकाशित होनेपर गम्भीरतासे विचार तक नहीं किया है और न मुझे इससे कोई 
चिन्ता हुई है; क्‍योंकि में जानता हूँ कि हम जिस चीजके लिए लड़ रहे हैं वह जब कभी 
[ हमें प्राप्त होगी | तब सत्याग्रहके कारण ही प्राप्त होगी . . - मैं इस तारके प्रकाशनका 
उल्लेख इसलिए करता हूँ कि आप भविष्यमें सावधान रहें और यह जान हें कि हमारे मित्र 
(आप जानते हैं, मेरा तात्पर्य किनसे है) क्या कह रहे हैं। 

सार्वजनिक सभाको रोककर बम्बई सरकारने कैसी मू्खंतापर्ण भूल की है। यह घटना 
कैसे और क्‍यों घटित हुई, इस सम्बन्धमें में विस्तृत वर्णनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह बड़े 
दुःखकी बात है कि सर फीरोजशाह अब भी आपकी प्रगतिर्में बाधा डाल रहे है। फिर 
भी में इस बातकी पूरी आशा कर रहा हूँ कि आप बम्बईके कामकी समाप्तिके साथ-साथ 
उन्हें रास्तेपर ले आयेंगे। 

में आपसे बिलकुल सहमत हूँ कि जो वक्तव्य" मैने भेजा है वह बम्बईके लिए बिलकुल 
काम न देगा। वह काम दे सकता है यह मैंने कभी सोचा भी नहीं। भारतके लिए उससे 
बहुत अधिक मजे हुए और बिस्तृत वक्‍तव्यकी आवश्यकता है। 

यदि आप श्री पेटिट और दूसरे लोगोंकों दोनों शिष्टमण्डलोंका व्यय देनेके लिए राजी 
कर सकें तो यह एक बड़ा काम होगा और इससे वह कठिनाई अपने-आप दूर हो जायेगी 
जिसे दूर करनेका' प्रयत्न हम गत १२ भहीनेसे कर रहे हैं। 

यह पत्र लिखवानेके समय तक हछॉर्ड क्र ने भेंटके लिए कोई तारीख नही भेजी है। 
में नहीं जानता कि इस देरका क्या अर्थ है। 


१, एल० ६० नीमे, एशियाटिक डेंजर इन द कॉलोनीज़के छेखक। श्सका उत्तर इंडियस ओपिनियनके 
सम्पादकते एक पुस्तिका लिख कर दिया था । 

२. यहाँ मूलमें कागज कट-फट गया है । ये शब्द अनुमानसे पूरे किये गये हैं । 

३. यहाँ कुछ शब्द मिटे हुए हैं । 

४. पोलकने अरने २१ अगस्तके पत्रमें लिखा था “ मैं सावेजनिक समापर जोर दे रहा हूँ, पर सर फीरोज- 
शाह मेहता बापक बन रहे हैं । वे देरी करानेके सिवा कुछ नहीं करते |”! 

५. देखिए “टान्सवाल्वासी भारतीयोंके मामछेका विवरण ”” पृष्ठ २१८७-३०० । 


पत्र : एच० एस० एल० पोलकको ३९७ 


श्री गोखलेके स्वास्थ्यके समाचारसे मुझे बहुत दुःख हुआ है। उनको क्‍या तकलीफ है? 
उनका डॉक्टर निराश हो गया है, अथवा उसका अभिप्राय यह है कि वे जलवायु-परिवर्तनके 
लिए कही चले जायें ?' 

में यह जानना चाहता हूँ कि बडे पादशाहके सम्बन्धर्में आपका खयारू क्‍या है और यह 
बड़े पादशाहकी बात है या छोटेकी | दोनों प्रतिभाशाली व्यक्ति है, किन्तु मैं सदासे सुनता आया 
हें कि बड़े पादशाह साधुचरित्र पुरुष है। छोटे पादशाहको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वे 
मेरे साथ पढ़ते थे। वे इस खयालहूकों पसन्द नहीं करते, या यह कहना ज्यादा ठीक होगा 
कि में जब बम्बईमें था, तब कतई पसन्द नहीं करते थे, कि भारतीय विदेशोंमें जायें, और 
वे... अगर वे हमारे [संघर्ष | में दिलचस्पी लेनेके लिए . . .। 

डॉक्टरीकी अहिंसक परीक्षा देनेके पक्षमें डॉक्टरीके कौन-से विद्यार्थी है? इसमे मुझे कुछ 
दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ मुझसे कहा गया है कि जीवोंको नष्ट किये बिना डॉक्टरीका 
अध्ययन बिलकुल असम्भव है। श्री गुलने मुझे बताया है कि उन्होंने अपने अध्ययन-कालमें 
कमसे-कम ५० मेढक अवध्य मारे होंगे। वे कहते है कि इसके बिना शरीर-विज्ञानकी परीक्षा 
सम्भव नहीं है। ऐसी बात है तो [यदि मुझे खुद पढ़नी हो | में डॉक्टरी बिलकुछ पढ़ना 
न चाहँगा। में न तो मेंढककों मारना चाहेगा और न खास तौरसे चीरफाड़के लिए मारे गये 
मेंढकको चीरफाड़के काममें छाना चाहूँगा। 

मुझे आशा है, आपने वहाँके मित्रोंको स्पष्ट बता दिया होगा कि हमने अपने प्रचारकों 
यदि द्वान्सवाल-सम्बन्धी दो माँगों तक ही सीमित रखा है, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि 
अवसर आनेपर हम अन्य बातके लिए नहीं लड़ेंगे। इस समय केवल दो बातोंकी विशेष रूपसे 
चर्चा की जा रही है, तो उसका कारण यह है कि अनाक्रामक प्रतिरोधका प्रयोग केवल उन्हींके 
लिए किया गया है; और इसलिए सबसे अधिक ध्यान उन्हीपर दिया जाता है और दिया 
जाना भी चाहिए। मैं इस प्रशनका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि इसके सम्बन्धमें छॉर्ड 
मॉल और लछोॉड्ड क्रूसे बातचीत हो चुकी है। छॉड क्रू ने पूछा था कि दूसरी बातोंके मामलेमें 
हम क्‍या करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा था कि हम ट्रान्सवालमें अभीष्ट सुधार करानेके 
उद्देश्यसे कार्य करेंगे। और मैंने यह संकेत भी दिया था कि सुधारोंके सम्बन्धर्में भी अवाक्रामक 
प्रतिरोधका आश्रय लिया जा सकता है। सर मंचरजी यह वकक्‍तव्य देनेपर बहुत जोर देते 
हैं, क्योंकि उनका खयाल है कि अन्यथा वहाँके लोग शायद भविष्यमें काम न करें और सोचे 
कि उन्होंने वर्तमान समस्याकों सुलझानेमें हमारी सहायता करके अपने कर्तव्यका पाकून कर 


दिया है। 
मे देखता हूँ, आपने अपने पत्रमें कहा है कि संघ विधेयकके [ पास होनेसे | हमारी स्थिति 
कुछ ज्यादा . . -' हो जाती है। लेकिन मेरा खयार ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद संघ 


१, पोछकने लिखा था “श्री गोखके भत्यधिक कामके भारसे दबे जा रहे हैं । उनके डॉक्टर उनकी हाल्तसे 
बहुत निराश हैं |” 

२ और 3. यहाँ मूलमें कुछ शब्द गायब हैं । 

४. यहाँ मूलमें “आपने ” शब्द है । 

७५, यहाँ कुछ शब्द गायब हैं। पोलकने लिखा था “ पंब-कानूनके पास दी जानेसे आपका काम बहुत 
कठिन हो गया है । अब आपके पास एक शस्त्र और कमर द्वो गया है |?! 


३९६ सम्पूण गांधी वाबमय 


(यूनियनके) बारेमें हमने कभी कोई बात नहीं [ उठाई |। वस्तुतः जहाँतक समझौतेकी 
बातचीतका सम्बन्ध है, संघ [ बनानेका कानून पास होने | के बाद जो काम हुआ है वह 
पहलेकी अपेक्षा अधिक ठोस है। 

बम्बईके रूपमें आपने भारतकी जो झाँकी देखी है, उसपर आपने बहुत प्रसन्नता 
व्यक्त की है। मुझे आपकी यह प्रसन्‍्तता कम करनेकी जरूरत नहीं मालूम होती; फिर भी 
शायद में कम कर दूँ। मैं समझता हूँ, आप इस बातकों जानते है कि आप पाशर्चात्य रंगमें 
रंगे भारतको देख रहे हैं, वास्तविक भारतको नहीं, जिसे, मुझे आशा है, आप वहाँ रहते देख 
सकते है; परन्तु आप देखेंगे, इसमें मुझे सनन्‍्देह है। में पिछली रात एडवर्ड कारपेंटरकी एक 
बहुत ही ज्ञानवर्धक रचना -- सिविलिजेशन : इंट्स कॉज़ ऐड क्योर -- पढ़ रहा था। मैने 
पहला' भाग समाप्त कर छिया। परन्तु उसे पढ़ते-पढ़ते मेरे मनमें आया कि मैने जो चेतावनी 
दी है, वह दे दूँ। सभ्यताको हम जिस रूपमें जानते हैं, उसका विश्लेषण उन्होंने बहुत 
अच्छा किया है। यद्यपि उन्होंने समभ्यताकी बहुत कड़ी निन्‍दा की है, तथापि मेरी सम्मतिमें 
वह पूर्णरूपसे उपयुक्त है। उन्होंने जो उपाय सुझाया है वह अच्छा है; परन्तु मैं देखता हैं 
कि वे स्वयं अपने तकंसे भयभीत हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि वे अपने तकके आधारके 
बारेमें निश्चित नहीं है। मेरी सम्मतिर्सें कोई भी मनुष्य जबतक भारतके हृदयका साक्षात्कार 
न कर ले, तबतक भविष्यका ठीक अनुमान नहीं दे सकता और न कोई उचित उपाय बता 
सकता है। अब आपने जान लिया है कि मेरे विचार मुझे किस दिशामें लिये जा रहे हैं। 
यदि आपने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है और यदि वह आपकी आलमारीमें नहीं है तो वह 
आपको फीनिक्समें मिल जायेगी। 

मुझे जोहानिसबर्गसे निम्न तार मिला है? 

मजिस्ट्रठने वरनॉनकों अदालतसे यह कहनेपर फटकारा कि एशियाइयोंको देशसे 
खदेड़ देना गोरोंका कर्तेव्य है। 'लोडर' “स्टार” में कड़ी आलोचना। 


हृदयसे आपका, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोठो-नकल (एस० एन० ५०५६) से । 


२५३. पत्र: लॉर्ड ऐम्टहिलकों 


[ लन्दन ] 
सितम्बर ९, १९०९ 
लॉड महोदय, 
श्रीमानके सुझावपर' मेने लॉर्ड मॉल्के सचिवकों पत्र' लिखा था। उनके उत्तरकी 
प्रतिलिपि संलग्न है। 
मैंने लॉर्ड क्र को शनिवारको पत्र छिखा था। अभी कोई जवाब नहीं मिला है। उनको 


लिखे पत्रकी प्रतिलिषि भी साथ भेज रहा हैँ। _ 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५०५८) से। 


२५४, पन्न; मणिलाल गांधीकों 


[ लन्दन | 
सितम्बर ९, १९०९ 


चि० मणिलाल, 

तुम्हारा पत्र मिल्ा। श्री केलनबैकने ख्च किया, इससे मुझे दुःख हुआ है। लेकिन 
में जानता हूँ कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। यह ज्यादा अच्छा है कि वे पूछें तो उन्हें 
अपनी आवश्यकता न बताई जाये। 

मुझे दुःख है कि चि० हरिलछारू तुम्हारे पास' नहीं है। लेकिन मानता हूँ कि फिलहाल 
उसका कतंव्य द्वान्सवालूमें ही रहनेका है। 

तुम्हारी पढ़ाईका कोई समाचार नहीं मिला। अगर श्री कॉडिजको फोड़े हो गये हैं, 
तो मुझे विश्वास है, तुम उनके घर जाते होगे और उनकी देखभाक करते होंगे। 

भाई पुरुषोत्तमदासने पत्र नहीं भेजा, यह भूल की है। 

मोहनदासके आश्षीर्वादि 


१, लॉ ऐम्टह्विलने अपने ३ सितम्बरके पत्रमें गांधोजीकी लिखा था: “आप छोड मॉलेंसे मिल्नेका अनुरोध 
वे प्रश्नों अभीतक समझ नहीं रहे 6, छेकिन उन्हें इस सवालमें दिकचस्पी दोनी हो चाहिए, . . संकेत 

भर कर दें कि आप सारी परिस्थितिकों स्पष्ठ करनेके लिए भारत जाना चाहते है । फिर झसे विस्तारपृर्वक 
कह दे ।?” 

२, यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 

३. यह पत्र दरअसल सोमवार ६ सितम्बरको भेजा गया था, देखिए; “ पत्र छोड क्र के निजी सचिवकों”, 
पृष्ठ ३८९ । 

४. हरिलाल गांधी छ : मद्दीनेकी जेल काटनेके बाद ९ अगस्तकों रिहा किये गये थे जोर उसके बाद मणिलालको 
देखने डर्बन चके गये थे; मणिकाछ वहाँ बीमार थे । छेकिन वे तुरन्त ही आन्दोलनके सम्बन्धमें टरान्सवारू वापस 
आ गये थे । देखिए “ तार: जिटिश भारतीय संघको ”?, पृष्ठ ३७० । 


३९८ सम्पूण गांधी वाडमय 


[ पुनरच: | 
आशा है, तुम देवीबहन' और श्रीमती पायवेलको' देखने भी अक्सर जाते रहते होगे। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ८८) से। 


सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी। 


२५५. पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवकों 


| लन्दन | 
सितम्बर १०, १९०९ 


महोदय, 
नीचे दिया गया तार जोहानिसबर्गसे मिला है: 


सजिस्द्रटने वरनॉनकों अदालतमें यह कहुनेपर' फटकार कि एशियाइयोंको देशसे 
खदेड़ देना गोरोंका कर्तेव्य है। लीडर” “स्टार में कड़ी आलोचना। 


श्री वरनॉन, जिनका तारमें उल्लेख है, सुपारिटेंडेंट वरनॉन हैँं। उनको में अच्छी तरह 
जानता हूँ। उन्होंने, मेरी रायमें, जोहानिसबग्गंसें अनाक्रामक प्रतिरोधियोंकों असीम कष्ट 
दिया है। अवश्य ही उक्त बात कहनेका उत्तका ढंग ऐसा सनन्‍्तापजनक रहा होगा कि उसपर 
मजिस्ट्रेटको उन्हें फटकार देनी पड़ी और टद्वान्सवाल लीडर तथा “जोहानिसबर्ग स्टार ' को 
उनकी कड़ी आलोचना करनी पड़ी। 


मेरे देशवासियोंको ट्रान्सवालमें स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किये कष्ट-सहनमें क्या-क्या बर्दाश्त 
करना पड़ता है, इस तारसे उसका संकेत मात्र मिलता है। केकिन भेरे साथीके लिए और 
मेरे लिए शिकायत करनेका कोई कारण नहीं हो सकता। साथ ही हम अनुभव करते हैं कि 
हमें इस तारकी ओर छोड क्र का ध्यान आकर्षित करना ही चाहिए। मैं तहीं जानता कि 
लॉड क्र ने जनरलू स्मदसका वह वक्‍तव्य देखा है या नहीं, जो उन्होंने दक्षिण आफ़्रिकाके लिए 
जहाजमें बैठनेसे पहले रायटरको दिया था। उसमें उन्होंने निम्न बातें कही थीं: 

दान्सवालके भारतीयोंका बड़ा बहुमत अपने कुछ उग्र प्रतिनिधियों हारा संचालित 

आलन्दोलनसे बेहद ऊब गया है और द्ान्तिपुर्वक कानूसके अधीन हो गया है। 

हमने इसको बात कहुनेका सुन्दर ढंग मात्र माना है और समाचारपनत्रोंमें उसका 
उत्तर नहीं दिया है, ताकि जनरल स्मट्स अपने दकूकी किसी आपत्तिके बिना भारतीयोंकी 


प्राथनाको स्वीकार कर सकें। किन्तु, यदि उनका अभिप्राय वही है जो उन्होंने रायटरके 
प्रतिनिधिको बताया था तो क्‍या में यह कह सकता हूँ कि ट्रान्सवालूसे प्राप्त सूचनासे इसके 


१. ए० एच० वेस्टकोीं बहन कुमारी एडा वेस्टका भारतीय नाम । 
२. ए० एच० वेस्टकी सांस । 


पत्र; लॉ एम्टहिलको ३९९ 
विपरीत बात सिद्ध होती है और यह भी कि ब्रिटिश भारतीयोंके विरोधका बल अभीतक 
कम नहीं हुआ है। 

आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफिस रेकडंस २९१/१४२ और ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति 
(एस० एन० ५०६०) से। 


२५०६. पत्र : लॉर्ड मॉलके निजी सचिबकों 


[ लन्दन | 
सितम्बर १०, १९०९ 
महोदय, 
आपका ८ तारीखका पत्र मिला। मैं छॉर्ड मॉलेकी जानकारीके लिए छॉडे क्र के निजी 


सचिवको लिखे अपने पत्रकी प्रतिलिपि इसके साथमें भेज रहा हूँ।' 
आपका विश्वस्त, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५०५९) से। 


२५७. पत्र; लॉड्ड एंम्टहिलको 


[ लल्दन | 
सितम्बर १०, १९०९ 
लॉड महोदय, 
कूल रात जोहामिसबर्गंसे निम्न तार आया था: 
मजिस्ट्रेटने वरनॉनको अदालतमें यह कहनेपर फटकारा कि एशियाइयोंको देशसे 
खदेड़ देना गोरोंका कर्तव्य है। लीडर” “स्टार” में कड़ी आलोचना । 
श्री वरनॉन, जिनका तारमें उल्लेख है, सुपरिटेंडेंट वरनॉन हैं। उन्हें में बहुत अच्छी 
तरह जानता हूँ। उन्होंने अनाक्रामक प्रतिरोधके दौरान ब्रिटिश -भारतीयोंको असीम कष्ट 
दिया है। मैं जानता हूँ कि मजिस्ट्रेट न्‍्याय-अधिकारीके रूपमें जितनी छूट दे सकता है, 
प्रायः उन्हें उससे अधिक छूट देता था। लेकिन स्पष्ट है कि वह भी उन्हें एशियाइयोंके 
विरुद्ध गोरोंकों अबाध रूपसे भड़काते रहने नहीं दे सका। इस मामलेसे अवश्य ही समसनी 
फैली होगी, इसलिए ट्रान्सवारऊ लीडर” और “जोहानिसबर्ग स्टार को कड़ी आलोचना 
करनी पड़ी। में तारकी नकरू उपनिवेश-कार्यातछयकों भेज रहा हूँ।' 


१, देखिए पिछला शीषक । 
२, देखिए “पत्र: छॉर्ड क्र के निजी सचिवकों ”, पृष्ठ ३९८ । 


४०० सम्पूर्ण गांवी वाडसय 


मुझे लॉड क्र का उत्तर अभी नहीं मिला है। मेरे मन्तमें प्राय: यह प्रश्न उठता रहता 
है कि क्‍या मेरा कर्तव्य साम्राज्य-सरकारको अपने कतेव्य-पालूनके लिए तैयार करनेकी आश्ासे 
यहाँ ब्यर्थ पड़े रहनेकी अपेक्षा ट्रान्सवालमे जाना और अपने देशवासियोंके कष्टोंमें भाग लेना 
नहीं है? में जानता हूँ कि जहाँतक संघर्षमें सबल और निर्बल दोनों तरहके छोग समान 
रूपसे शामिल है वहाँतक चुपचाप लगातार कष्ट सहना और बातचीत तथा सार्वेजनिक 
आन्दोलन, दोनों ही बातें उसके अंग हैं। लेकिन फिर भी बातचीत और सार्वजनिक आन्दोलनकी 
अपेक्षा चुपचाप लगातार कष्ट सहनेंकी शक्तिमें मेरा विश्वास बहुत ज्यादा है। आपको यह 
विश्वास दिलानेकी आवश्यकता नहीं है कि में अधीर नही हूँ और जबतक आपकी सम्मतिमें 
प्रतीक्षा करता आवश्यक हो तबतक प्रतीक्षा करनेके लिए खुशीसे तैयार हूँ।' 


आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलक (एस० एन० ५०६२) से। 


२५८. लन्दन 


[ सितम्बर १०, १९०९ | 


नेटालका भिष्टमणएडल 
नेटालका शिष्टमण्डल अभी अपना विवरण विभिन्‍न स्थानोंको भेज ही रहा है। उसने 
एक पतन्न अखबारोंकों भेजा है। उसकी नकल नीचे लिखे अनुसार है। यह पत्र आज (१० 
सितम्बरको ) टाइस्स में प्रकाशित हुआ है। शिष्टमण्डलने कर्नल सीलीसे लिखित उत्तर 
देनेकी प्रार्थना की है। एक-दो दिनमें उत्तर आ जानेकी आशा है। 
“टाइम्स ! में फत्र 
हमने नेठालके ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धर्में विभिन्‍न स्थानोंको जो विवरण 
भेजा है, हम उसकी ओर आपका ध्यान आकषित करते है। 
हम अनेक कष्टोंसे पीड़ित हैं। हम इन सब कृष्टोंकी ओर आपका ध्यान एक 
ही बार आकर्षित करें तो हमारी बात व्यर्थ जानेका भय रहता है। इसलिए हमने 
उन्हीं बातोंको दिया है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। दक्षिण आफ़रिकाके उपनिवेद्ोंमें 
नेटालकी स्थिति विशिष्ट है। जब नेंटालमें समृद्धिका प्रवाह उलटा हो गया था तब 
भारतीय मजदूरोंकी खास तौरसे बुछाया गया था। अब नेटार उसका परिणाम भुगतनेसे 
इनकार करता है, अर्थात्‌ वह चाहता है कि उपनिवेशको गिरमिटिया मजदूर जो 
लाभ पहुँचा सकें वह ले लिया जाये; किन्तु स्वतन्त्र भारतीयोंकों न रखा जाये। 


१, टॉड ऐम्टइिलने इसके जवाबमें ११ सितम्बरके पत्रमें लिखा था: “ में नहीं सोचता कि आपको टॉडे 
क्र के उत्ततके लिए ज्यादा राह देखनी पड़ेगी | अगर वे आपका मामछा एक बार फिर झुननेते इनकार कर 
दें तो मुझे बहुत आमख़र्य और दुःख होगा । अगर यह पत्र मिलने तक भापको उनका उत्तर न भिकते तो यह 
बिलकुल भुनासिब ही होगा कि उन्‍हें भाष याद दिला दें और बता दें कि भापका वबत बहुत कीमती है और 

आप दक्षिण आफ्रिकाकी वापस जानेके लिए बेचैन हो रहे हैं ।*” 


लन्द्न ९४०१ 


इसके लिए उसमे प्रथम तो भारतीय व्यापारियोंकों व्यापारिक परवाने (छाइ- 
सस ) देना बन्द करके उनको गुजारेके साधनोंसे वंचित कर दिया है। जो अधिकारी 
ये परवाने जारी करते है या जिन्हें इनको एक स्थानसे दूसरेमें या एक व्यक्तिके नामसे 
दूसरे व्यक्तिके नाम बदलनेका अधिकार प्राप्त है, वे अधिकारी अपनी मनमानी चला 
सकते हैं। उनकी इस मनमानीसे बहुत-से भारतीयोंके परवाने छितर गये है। इसके लिए 
सर्वोच्च न्यायारूयमें अपीक् करनेका अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरे भारतीयोंको 
उपनिवेशसे चलता करनेके लिए गिरमिट खत्म होते ही भारतीय गिरमिटियों, उनकी 
स्त्रियों और बच्चोंपर भारी वाषिक कर लगा दिया जाता है। तीसरे, भारतीयोंकों 
सदा अज्ञानमें रखनेके लिए उनको जो थोड़ेसे शिक्षा-साधन प्राप्त थे, वे भी कम कर 
दिये गये है। 

ऐसे एक च्चापत्रमें हमारे कष्टोंका पुरा विवरण कैसे समा सकता है? अधिकारी 
भारतीय एक खास आयुसे अधिकके अपने बालकोंको भी नहीं बुला सकते या अपने 
परिवारकी किसी निराश्चित स्त्रीको अपने साथ नहीं छा सकेते। इससे आप देखेंगे 
कि भारतीय समाजपर तीन ओरसे आक्रमण किया गया है। इसलिए हम न्याय प्राप्त 
करनेके उद्देश्यसे ब्रिटिश राज्यके इस प्रधान स्थानमें आये हैँ। नेटाल स्वतन्त्र उपनिवेश 
रहे या दक्षिण आफ्रिकी संघर्में मिल जाये; किल्‍्तु [ भारतीयोंके | पुराने अधिकारोंकी 
रक्षा करता ब्रिटिश सरकारका कतेव्य है। वह अपने इस कतेव्यकों पूरा नहीं करती। 
नेटालके कानूनोंमें हमारी राय नहीं छी जाती है; इसलिए हमारी रक्षाका उपाय 
ब्रिटिश सरकारके हाथमें है। नेटालके मामलेमें तो ब्रिटिश सरकारके हाथोंमें प्रभावकारी 
उपाय है। वह यह है कि नेटाल भारतीय गिरमिटियोंकों अपने फायदेके लिए बुलाता 
है; उनको वहाँ भेजना बन्द कर दिया जाये। ऐसा किया जानेपर नेटालको उक्त 
तीनों प्रकारके कष्टोंसे भारतीयोंको मुक्त करना ही पड़ेगा। 

हम आशा करते हैं कि इंलैंडके सार्वजनिक अखबार हमारी सहायताके लिए 
आगे आयेंगे और ब्रिटिश सरकारको अपने कतेव्यका पालन करनेके लिए बाध्य करेगे। 


अब्दुल कादिर 

आमद भायात' 
एच० एम० बदात 
एम० सी० आंगलिया 


क्या वे उत्तरी घुव पहुँच गये? 


उत्तरी श्रुवदी खोज हो गई है या नहीं, और हो गई है तो किसने की, इस बारेमें 
अमेरिकाके दो गोरोंमें बच्चों जेसी बहस चल रही है। इनमें से एकका नाम डॉक्टर पेरी 
है और दूसरेका डॉक्टर कुक। दोनों व्यक्ति कहते हैं कि वे उत्तरी भ्रुवपर खड़े हो आये 
हैं। डॉक्टर पेरी कहते हैं कि डॉक्टर कुककी बात बतावटी हैं और डॉक्टर कुक कहते हैं 
कि डॉक्टर पेरीकी बात गलत है। इस बिवादकों छेकर लोग पागरू हो गये हैं। अखबार 
इसी विवादसे भरे रहते हैं। उनका सारा स्थान यह विवाद और फूटबाल-क्रिकेटकी खबरें 
ले लेती है। उत्तरी श्ुवके मिलनेसे दुनियाको क्या लाभ हुआ, यह मेरी समझसे बाहरकी बात 


६७२६९ 


४०7 सम्पूणे गांधी वाड्मय 


है। किन्तु ये सभी बाते वर्तमान सभ्यताकी बहुत बड़ी निशानियाँ मानी जाती है। इनका 
महत्त्व क्या है, यह तो जाननेवाले जानें। मुझे तो ये सभी पागलूपनकी निशानियाँ दिखाई 
देती हैं। मनुष्यको योग्य काम न मिले, इसलिए वह अपना वक्‍त जंसे-तैसे गुजारे, और 
धनके अति लोभके कारण जैसे भी सम्भव हो, धन कमानेका साधन निकाले ऐसी हालत, 
में तो कहूँगा, दुश्मनकी भी न हो। 
ख्रियोंके लिए मतापिकारका आन्दोलन 
करनेवाली महिलाएँ 

मताधिकार प्राप्त करनेके लिए आन्दोलन करनेवाली कुछ स्त्रियाँ अधीर हो उठी 
हैं। वे जेल जाती है, यह तो अच्छी बात है। वे स्वयं कष्ट उठायें, इसमे तो कोई कुछ 
कह॒नहीं सकता। किन्तु मताधिकार तुरन्त नहीं मिलता, इसलिए अब वे प्रधानमन्त्री 
श्री एस्क्विथकी खिड़कियाँ तोड़नेके लिए उद्चयत हो गई है। वे उनके आराममे खललक डालती 
हैं, और उनके घरपर धावा बोलती है। ऐसा तीन स्त्रियोंने किया। ये स्त्रियाँ पकड़ी गई 
फिर भी उनका क्‍या किया जा सकता था? उनपर मुकदमा भी नहीं चलाया गया। यह 
सब बेढंगा है; स्त्रियाँ होनेके कारण वे अपराध करनेपर भी छूट जाती हैं। अंग्रेज छोग 
सत्री-जातिका आदर करते है, इसलिए इन स्त्रियोपर कोई हाथ नहीं उठाता। ये स्त्रियाँ 
इस बातकों जानती है, इसलिए इसका अनुचित लाभ उठाती है। इससे कुछ मताधिकार 
मिलनेबाला नहीं है। यदि अंग्रेज स्त्रियाँ केवल सत्याग्रहकी विधिसे ही लड़ती हों तो वे 
उक्त आचरण नहीं कर सकतीं थी। सत्याग्रह और अधेर्यका मेल नहीं है। थोड़ी-सी स्त्रियाँ 
ही मताधिकार प्राप्त करना चाहती है और ज्यादा उसके विरुद्ध हैं, इसलिए इन थोड़ी-सी 
स्त्रियोंके सामने बहुत समय तक कष्ट-सहन करना ही एकमात्र मार्ग है। वे कष्टोंसे हारकर 
अपनी मर्यादाका त्यागकर मार-पीठ करेंगी तो उनको जो सहानुभूति मिल चुकी है उसको 
खो देगी और लोग उनका विरोध करेंगे। इससे हमें यह शिक्षा लेनी है कि हमें सत्याग्रह 
रूपी तलूवारका त्याग करके कभी अधीर नहीं होना चाहिए। ऐसा करनेका अर्थ होगा आधी 
मंजिल पार करके छौट पड़ना। इसलिए दूसरोंके इस उदाहरणसे हमें धीरजकी शिक्षा लेनेकी 
बहुत जरूरत है। [हममें से| जो सत्याग्रही नहीं हैं उनके तो अधीर होनेकी बात ही नहीं 
है। जो सत्याग्रही है उनके छिए भी, यदि उन्हें सत्यके बलपर पूरा विश्वास हो तो घैर्य॑ 
त्यागनेका कोई कारण नहीं है। जब जितना चाहिए उतना सत्य-बरलू इकट्ठा हो जायेगा 
तब असत्य अपने-आप नष्ट हो जायेगा। 

गा एह्फेंड 

गाइ एल्फ्रेड “इंडियन सोशियालॉजिस्ट ” के पिछले अंकके मुद्रकका नाम है। उनकी आयु 
२२ बरसकी है। उत्तका मुकदमा खत्म हो चुका है। सफाईमें तो कुछ कहा ही नहीं गया। 
पत्रमें हत्याकी खुली प्रशंसा की गई थी। उनको बारह मासकी जेल मिली है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९--१०-१९०९ 


२५९. हशिष्टमण्डलकी यात्रा [-११ ] 


[ सितम्बर ११, १९०९ से पूर्व | 

हम जहाँ थे वहीके वहीं हैं--मुझे इस सप्ताह भी यही कहना पड़ रहा है। हछॉड्ड 
क्र का निमन्त्रण अभी नहीं आया है। यह नहीं कहा जा सकता कि आयेगा भी या नहीं, और 
आयेगा तो कब आयेगा। उनको कागज-पत्र भेजे गये हैं। जोहानिसबर्गसे यह तार मिला है कि 
अदालतमे बयान देते हुए पुलिस सुपरिट्डेंट वरनॉनने कहा कि एशियाइयोंकों निकाल बाहर 
करना प्रत्येक यूरोपीयका कर्तव्य है। खबर है कि इसपर न्यायाधीशने कड़ी आलोचना की 
और स्टार तथा ट्रान्सवाल लीडर ने कड़ी टिप्पणियाँ लिखीं। इस सम्बन्धर्में लॉर्ड क्र को 
तुरन्त पत्र लिख दिया गया है। इस प्रकार जो-जो अन्याय होता है उससे हमको सहायता 
मिलनेवाली है। द्वान्सवालका सवार [ साम्राज्य-] सरकारके लिए एक बहुत बड़ा सवार 
बन गया है। अब वह यह सोच रही है कि क्‍या करे। ऐसी स्थितिमें हमारे ऊपर ज्यों-ज्यों 
ज्यादा कष्ट आते जाते हैं त्यों-त्यों | साम्राज्य-] सरकारपर ज्यादा बोझ पड़ता जाता है। 
श्री विवनका तार मिला है कि चीनी अब भी गिरफ्तार किये जा रहे है, जबकि जनरल 
स्मट्स कहते हैं कि समझौता हो जानेकी सम्भावना है। श्री क्विन सवार करते है कि यह 
कैसे हो सकता है। जनरल स्मट्सके मनमें समझौतेका जो रूप है उसके बारेमें मैं गत सप्ताह 
लिख चुका हूँ। हमारे लिए उतना काफी नहीं है, यह बात स्पष्ट है। इसलिए अभी पकड़ा- 
पकड़ी तो चलती ही रहेगी। यह जरूरी है कि भारतीय और चीनी सभी दृढ़ रहें। 
जनरल स्मट्स कहते है कि भारतीयोंका बल टूट चुका है और बहुतोंने कानून मान लिया 
है। यह आरोप असत्य है, यह बताना हमारे ऊपर है। 

बम्बईकी सार्वजनिक सभा, जिस दिन यह पत्र डाकर्में डाला जायेगा, उस दिन होगी।' 
यह ठीक हुआ कि बम्बई सरकारने आखिर माफी माँग ली और फिर सभा करनेकी सूचना 
निकालने दी। उसकी खबर तो वहाँ मिल ही जायेगी। 

श्री पोल़ककी चिट्ठीसे मालूम होता है कि दोनों शिष्टमण्डलोंका खर्च बम्बईसे देनेकी 
हलचल चल रही है। पैसेकी जरूरत हमें भले ही न हो, किन्तु इस तरहकी हलचल जातीय 
सहानुभूतिकी सूचक है और उसका बल तो हमें निश्चय ही चाहिए। 

अपनी लड़ाईके सम्बन्धमें केपके भूतपूर्व मन्‍्त्री श्री सॉल सॉलोमनकी पत्नी और स्वर्गीय 
सर जॉन मॉल्टेनोकी पृत्रीके साथ हमारी बहुत बातें हुई हैं। यद्यपि ये दोनों महिलाएँ दक्षिण 
आफ्रिकाकी हैं, फिर भी हमसे [हमारे संघर्षमें| बहुत ही सहानुभूति रखती है और हमारी 
सहायता करनेकी हिम्मत रखती हैं। इस सम्बन्धमें में ज्यादा नहीं लिख सकता। कुमारी 
मॉल्टेनों शायद जल्दी ही दक्षिण आफ़िका पहुँचेंगी। 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९--१०-१९०९ 


१. गांचीजीका खयाल था कि यह सभा ११ सितम्बरकों द्वोगी; देखिए “ शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१०]*, 
पृष्ठ ३८७ । 


२६० पन्न : लॉड एंम्टहिलको 
[ लन्दन | 
सितम्बर १३, १९०९ 


लॉर्ड महोदय, 
मैं आपके इसी ११ तारीखके पत्रके' लिए आपका अत्यन्त आभारी हूँ । जो पत्र मैने लॉडे 
मॉलेंको भेजा था वह जैसा आपने सुझाया था ठीक वेसा ही था, और अब मेरी समझमें 
आता है कि शायद मैं अधिक अच्छा पत्र लिख सकता था। मुझे यह तय करनेमें सदा 
कठिनाई हुई है कि मैं आपकी दी हुईं जानकारीके किस भागका उपयोग करूँ। मैं छॉ्ड 
मॉल्को भेजे अपने पहले पत्रकी दफ्तरी प्रति और अब जो पत्र लिखना ठीक जेंचता है 
उसके मसविदेकी नकल आपको भेज रहा हूँ। 
लॉर्ड क्र ने अब मशझ्े भेंटका समय दे दिया है। उन्होंने यही १६ तारीख निश्चित की 
है। भेंटका दिन वही है जो प्रिटोरियार्में जनरल स्मटसके पहुँचनेका दिन है। में नहीं जानता 
कि ऐसा संयोगसे हो गया है या जान-बूंझकर किया गया है। 
आपका, आदि, 


| सहपत्र | 


लॉड मॉलको भेजे गये पत्रका मसविदा* 


महोदय, 
अपने इसी छ: तारीखके पत्रको, जिसमें लॉर्ड महोदयसे' भेंटका प्रस्ताव था, दुबारा 


पढ़नेपर मुझे मालूम होता है कि मैंने स्थितिको इतना स्पष्ट नहीं किया, जिससे लॉड महोदयसे 
भेंटका प्रस्ताव उचित ठहर सकता। 

लॉर्ड एम्टहिल, जिन्होंने द्वान्सवालके भारतीयोंके केष्टोंमें गहरी दिलचस्पी ली है और 
हमें बहुत अधिक सहायता दी है, मेरे साथीकों और मुझे सूचित करते हैं कि जनरल स्मट्स 
अब सीमित संख्यामें शिक्षित और सुसंस्क्ृत भारतीयोंके अधिवासके स्थायी प्रमाणपत्र देनेके 
लिए तो तैयार हैं, लेकिन सीमित संख्यामें ही क्‍यों न हो, वे इन' भारतीयोंके द्वान्सवालमें 
प्रवासके अधिकारकों मान्य नहीं करेंगे। भारतीयोंका संघर्ष अधिकारके प्रदनपर ही आरम्भ 
किया गया हैं। यद्यपि ट्रान्‍्सवालके अधिवासी भारतीयोंकों भारतसे शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता- 
प्राप्त नये प्रवासी बुलानेकी आवश्यकता है, फिर भी ब्रिटिश भारतीय समाजकी सम्मतिमें, इस 
प्रकारकी सुविधा इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना महत्त्वपूर्ण ब्रिटिश भारतीयोंका सामान्य 
प्रवासी-परीक्षाके अन्तर्गत द्वान्सवालमें आनेका सैद्धान्तिक अधिकार है। यदि एक अरूग एशियाई 
अधिनियम, अर्थात्‌ १९०८ का अधिनियम ३६, पास न किया जाता तो १९०७ के अधिनियम २ 


देखिए परिशिष्ट २३ । 
२, ६ सितम्बरकों लिखा गया यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 
३. यह मसविदा कुछ परिवतन करनेके बाद १६ सितम्बरकों भेजा गया था; देखिए “पत्र: छॉर्ड भॉर्लिके 


निजी सचिवको ”, पृष्ठ ४०६-०७ | 


पत्र : लॉड क्र के मिजी सचिवकों ४०७ 


का मंसूखा ही किया जाना ऊपर बताये गये सैद्धान्तिक अधिकारकी रक्षा करने और इस प्रकार 
भारतकी प्रतिष्ठाकों बचानेके लिए काफी होता; लेकिन आज १९०८ के अधिनियम ३६ के 
होनेसे शिक्षित भारतीयोंके प्रश्तका पृथक उल्लेख करना और ट्वान्सवालके वर्तमान कानूनमें 
थोड़ा परिवर्तेत करना आवश्यक हो गया है। अगर छॉड महोदयकों समय हो तो मैंने उनसे 
भेंटका प्रस्ताव यह बतानेके लिए किया है कि जनरल स्मदस जो-कुछ देनेके लिए तैयार 
हैं उसमें और द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंने जो कुछ माँगा है और अब भी माँग रहे हैं 
उसमें एक आधारभूत अन्तर है। 

मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि द्रान्सवालके प्रतिनिधि श्री पोलककी उपस्थितिसे बम्बईके 
लोगोंमें संघर्षके प्रति जो भारी दिलचस्पी पैदा हो गई है, इसका छॉर्ड मॉलेंको पता होगा। 
मुझे प्रति सप्ताह अखबारोंकी जो कतरनें मिलती हैं, उनसे प्रकट होता है कि सभी प्रकारके 
विचारोंके प्रतिनिधि-अखबार इस प्रश्नके लिए काफी स्थान दे रहे हैं। श्री पोलकने प्रमुख 
भारतीयों और आंग्ल भारतीयोंसे भेंट की है और उन छोगोंसे उन्हें बहुत अधिक प्रोत्साहन 
मिला है। बम्बईकी इन गतिविधियोंसे प्रकट होता है कि उपनिवेशीय कानूनमें पहली बार 
भारतीय निर्योग्यताको स्थान देकर भारतका जो अपमान किया जा रहा है उससे उसे बहुत 
गहरी चोट रूमी है और यह बिलकुल उचित भी है। और ट्रान्सवालमें एक साम्राज्यीय 
आदरशंकी प्राप्तिकि लिए सेकड़ों ब्रिटिश भारतीय जो कष्ट उठा रहे हैं, उससे भी भारतको 


बहुत दुःख हुआ है। 
टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०६६-७) से। 


२६१ पत्र: छॉर्ड कू के निजी सचिवकों 


[ लन्दन | 
सितम्बर ९ ४, १९०५ 


महोदय, 

आपके ११ तारीखके पत्रके सम्बन्धमें निवेदन है कि श्री हाजी हबीब और में इसी 
- १६ तारीखको दोपहर बाद ३-१५ पर हॉर्ड महोदयकी सेवार्में उपस्थित होंगे। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५०७२) से। 


२६२, पत्र: लॉ मॉलके विजी सचिवको 


[ लन्दन | 
सितम्बर १६, १९०९ 

महोदय, 

अपने इसी ६ तारीखके पतन्रको', जिसमें लॉर्ड महोदयसे भेंटका प्रस्ताव था, दुबारा 
पढ़नेपर मुझे मालूम होता है कि मैंने स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं रखी है कि लॉड महोदयसे 
भेंटका प्रस्ताव उचित ठहर सके। 

यद्यपि मेरे साथीको और मुझे छलॉर्ड क्र और ट्रान्सवालके मन्सत्रियोंके बीच हुई बातचीतके 
परिणामोंकी सरकारी तौरपर कोई जानकारी नहीं मिली है; फिर भी हमारे पास यह 
अफवाह पहुँची है कि रियायतें दी जायेंगी; लेकिन वे हमारे उस एकमात्र लक्ष्यससे कम होंगी 
जिसके लिए हमने संघर्ष किया है और कष्ट सहे हैं। यह उद्देश्य है प्रवासके “ अधिकार ” 
की बहाली। हम इसके लिए तैयार है कि उपनिवेश-सरकार जिस सीमा तक आवश्यक या 
वांछनीय समझे उस सीमा तक यह अधिकार व्यवहारमें सीमित रखा जाये; लेकिन अगर हम 
सिद्धान्तके रूपमें इस अधिकारसे वंचित किया जाना मंजूर कर लेते हैं तो हमारी प्रतिज्ञाएँ 
झूठी हो जाती हैं, और हम भारतकी अप्रतिष्ठाके भागी बनते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं 
कर सकते। भारतीयोंने साम्राज्यके प्रत्येक भागमें प्रवेशके सैद्धान्तिक अधिकारका उपयोग 
किया है और अब भी कर रहे हैं, यद्यपि कुछ उपनिवेश्योंमें व्यवहारमें यह अधिकार सीमित 
है। वे केवल ट्रान्सवालमें, और वह भी--पिछले दो वर्षो्में ही, इस अधिकारसे वंचित 
किये गये हैं। लॉर्ड मॉल संसार-भरमें ब्रिटिश उदारवादके प्रतीक माने जाते हैं, अत: हम यह . 
विश्वास नहीं कर सकते कि यदि उन्हें इस चौंका देनेवाले तथ्यका प्रमाण मिरू जाता तो 
वे ट्रान्‍्सवाल सरकार द्वारा अपनाई गईं इतनी प्रतिक्रियावादी और अनुदार नीतिको नज़र- 
अन्दाज़ कर देते । हम खुद हाजिर होकर यही प्रमाण प्रस्तुत करनेकी अनुमति माँगते हैं, क्योंकि 
हमें इसमें सन्देह है कि महामहिमकी सरकारने स्थितिको ठीक-ठीक समझ लिया है। यदि 
उसने समझ लिया होता तो वह निरचय ही साम्राज्यमें “ रंग सम्बन्धी प्रतिबन्ध ” की पहली 
बार जानबूझकर की जानेवाली इस स्थापनाकों टालनेके लिए कदम उठाती।' 


१, यह उपलब्ध नहीं है । 

२. यह भनुच्छेद लोड ऐम्टद्िकते गांधीजीके १३ सितम्बरकों भेजे गये भमसविदेका दूसरा अनुच्छेद इटठाकर 
उसकी जगह रख दिया था । उन्होंने अपने १०५ सितम्बरके पत्रमें गांधीजीफो लिखा था: “ यद्द ऊपरका अनुच्छेद 
ज्यादा कड़ा है, छेकिन में चाहता हूँ कि आप सरकारकी नीतिके अतिक्रियावादी और अनुदार स्वरूपपर जोर 
दें। आपके मसविदेसे ऐसा पूरी तरह नहीं होता । आपने श्स अधिकारसे वंचित किये जानेकी कारवाईके 
अभूतपूर्व स्वरूपका जो उद्केख किया है, वद्द अन्तिम अनुच्छेदमें पड़कर दब गया है । वहाँ उसकी भोर निगाह 
नहीं भी जा प्क्ती । मुठाकातके लिए और अगर फिर कोई पत्र छिखना पढ़े तो उसके छिए भी सारी तफसील 
तेयार रखें । इत वक्‍त ती आपको इतना द्वी करना है कि आाप छोडे मॉलिको उनकी सरकारके भत्वन्त भनुदार 
कदमकी बात बता दें और कह दें कि साम्राज्यक्ी नीतिको इतना भ्रष्ट अबतक अन्य किसी बातने नहीं किया 
था । अगर आपको इस चिट्ढीपर झिड़कों मिके तो बादमें आप उसे प्रकाशित करा सकते हैं, और दुनिया आपके 
कथनका समर्थन करनेवाले दूसरे प्रमाणोंसे खुद नतीणा निकाकेगी ।” देखिए भगला शीषक भी । 


पत्र : लॉड एम्टहिलकों ४०७ 


मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि ट्रान्सवालके प्रतिनिधि श्री पोलककी उपस्थितिसे बम्बईके 
लोगोंमें जो भारी दिलचस्पी पैदा हो गईं है, लॉर्ड मॉलकों उसका पता होगा। मुझे प्रति 
सप्ताह अखबारोंकी जो- कतरनें मिलती हैं, उनसे प्रकट होता है कि सभी प्रकारके विचारोंके 
प्रतिनिधि अखबार इस प्रइनको काफी स्थान दे रहे है। श्री पोलकने प्रमुख भारतीयों और 
आंग्ल भारतीयोंसे भेंट की है और उन छोगोंसे उन्हें बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है। 
बम्बईकी इन गतिविधियोंसे प्रकदठ होता है कि उपनिवेशीय कानूनमें पहली बार जातीय 
निर्योग्यवाको स्थान देकर भारतका जो अपमान किया जा रहा है उससे उसे बहुत गहरी चोट 
लगी है और यह बिलकुल उचित भी है। और ट्वान्सवालसें एक साम्राज्यीय आदरशेकी प्राप्तिके 

लिए सेकड़ों ब्रिटिश भारतीय जो कष्ट उठा रहे हैँ, उससे भारतकों बहुत दुःख हुआ है।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस एन० ५०७७) से। 


२६३. पत्र: छॉर्ड एम्टहिलकों 


[ लन्दन | 
सितम्बर १६, १९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
आपके इसी १५ तारीखके कृपापत्रके लिए आपको धन्यवाद । मैंने अब हछॉर्ड मॉलेकों 
साथकी प्रतिलिपिके' अनुसार पत्र लिख दिया है। मैंने बदले हुए अनुच्छेदके आरम्भमें केवल 
थोड़ा-सा शाब्दिक परिवर्तन किया है। “हम ” के बजाय मैंने “ मेरा साथी और में ” रख 
दिया है। शेष ठीक श्रीमान्‌के मसविदे--जैसा ही रखा है। 
लॉर्ड क्र से हम आज मिल रहे हैं। मैं आपकी दी हुई कीमती सलाहको' ध्यानमें 
रखूँगा और आपको भेंठके परिणामकी सूचना दूँगा। 
आपका, आदि, 


ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०७९) से। 


१, इस पत्रकी पहुँच देते हुए लॉडे मॉलेके निजी सचिवने १८ सितम्बरकों लिखा था: “, , ,भाप लोड 
मॉलिके सामने जिस मुद्देपर जोर देना चाइते थे वह उनके लिए कोई नया नहीं है । यथपि सूक्ष्म और सामान्य 
आधारोंपर इस सम्बन्धमें उनकी सद्ानुभूति आपके साथ है, केकिन उन्हें नहीं लगता कि इसे उनके सामने अधिक 
स्पष्ट करनेसे कोई व्यावहारिक उद्देश्य सिद्ध दोगा । इसलिए उन्हें खेद हे कि वे आपको दूसरी मुलाकात नहीं 
दे सकते । छेकिन वे यह मानते हैं कि आपने अपने विचार उपनिवेश-मन्त्रीके सामने पूरी तरह रख दिये होंगे । ”” 

२. देखिए पिछछा शीषेक । 

३. छोड एऐग्टहिलने लिखा था; “ मुझे आशा है कि जब आप छोड क्रूसे मिलेंगे तो असली मुद्देपर जेसा 
मैंने यहाँ सुझाया है वेसे दी जोर देंगे । यह सिद्ठ, करनेके लिए तैयार रहें कि सेद्धान्तिक अधिकार तो असकमें 
सभी जगह है; क्योंकि वे इसी सुद्देपर आपसे पूछताछ करेंगे । आप मेरा नाम वहीं लें जहाँ उसके बिना काम 


न चल सके । ” 


२६४. लॉड क्र के साथ भेंटका सार' 


| छन्दन, 
सितम्बर १६, १९०९ | 


उपस्थित / छाड क्रू, हाजी हबीब और गांधी 


लॉ क्र ने इन शब्दोंके साथ बातचीत आरम्भ की : मेरा खयाल है, लॉर्ड ऐंम्टहिलका 
आपसे सम्पर्क रहा है और उन्होंने आपको सब-कुछ बता दिया है। मैने आप लोगोंसे मिलनेको 
कहा था, ताकि मैं आपको यह बता दूँ कि बातचीतमें विलम्ब हो गया है, क्योंकि उप- 
निवेशके मन्त्रियोंको कई दूसरे काम करने थे। कर्नल सीली और में दोनों जनरल स्मट्ससे 
कई बार मिलके। उनका रुख उचित था और वे समझौता करनेके लिए उत्सुक थे। वे 
कानूनको रद करना चाहते हैं, किन्तु छॉर्ड एम्टहिलके संशोधनकों मंजूर करना नही चाहते। 
उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि कुछ ज़िटिश भारतीयोंको स्थायी अधिवास-प्रमाणपत्र 
( पर्मेनेंट रेजिडेशियक सर्टिफिकेट्स ) दिये जाने चाहिए और कहा कि वे वर्तमान कामूनमें 
इस आशयका संशोधन करनेके लिए तैयार हैं। उन्होने यह भी कहा कि वे अवास्तविक 
समानता नहीं चाहते। जनरल स्मद्स सार रूपमें जो-कुछ देनेको तेयार हैं उसे क्‍या आप 
स्वीकार नहीं कर सकते ? 

गांधी : मुझे भय है कि जनरल स्मट्स जो-कुछ देना चाहते हैं उससे ब्रिटिश भारतीय 
समाज सन्तुष्ठट नहीं हो सकता। उसके बाद भी कानूनकी पुस्तकमें प्रजाति (रेस )-सम्बन्धी 
धब्बा रह ही जाता है। 

लॉ क्र ने ठोकते हुए कहा: मगर क्या आप यह नहीं मानते कि हास्यास्पद परीक्षाएँ 
लेकर प्रवेश-निरषषंध करनेकी आस्ट्रेलियाकी-सी नीति इस प्रश्नकोी तय करनेके लिए असन्‍्तोष 
जनक है? 

गांधी : में मानता हूँ कि वह असन्तोषजनक है, लेकिन काल्पनिक समानता अपेक्षाकृत 
छोटी बुराई है। और क्या स्वयं ब्रिटिश संविधानकी नीव बहुत-से काल्पनिक आदशोपर 
रखी गई है ? स्वयं मेरा पालन-पोषण भी इन्हीं परम्पराओंके बीच हुआ है। विद्यार्थी-जीवनमें 
ही मैने इस' प्रकाके आदशोका मूल्य पहचाना था। दरअसल, काफी सोच-विचारकर मैं 
इस निष्करषपर पहुँचा हूँ कि इन कथित अवास्तविकताओंके लिए एक बहुत उचित आधार 
है, और यदि जनरल स्मट्स सचमुच समझौता करनेके लिए उत्सुक हैं, और ब्रिटिश झण्डेके 
तीचे रहना चाहते हैं तो वे जानबूझकर ब्रिटिश संविधानमें हस्तक्षेत क्‍यों करेंगे -- विशेषत: 
तब, जब कि वे जो-कुछ चाहते हैं, वह उस संविधानका उल्लंघन किये बिना प्राप्त किया जा 
सकता है? मैं श्रीमानका ध्यान इस बातकी ओर आकष्षित करना चाहता हैँ कि उपनिवेशका 
प्रवासी कानूत ताजके अधीन उपनिवेश्ञोंके उपयुक्त कानून नहीं है, वह जनरल स्मट्सका 


१. भेंटके बाद गांवीजीने स्वयं श्सका सारांश लिखा; देखिए “पत्र; एच० एम० एल० पील्कको ”, पृष्ठ 
४१४ । भेटके विषयमें छोंडे ऋ के विवरणके लिए देखिए परिशिष्ट २४ । 


लॉड क्र के साथ भव्का सार ४०९ 


अपना बनाया हुआ है और उन्होंने उसमें निःसन्देह अवास्तविकताका आश्रय लिया है। कानून 
ऐसी धाराओंसे भरा पड़ा है। 

लॉ क्र (बीचमें बोलते हुए) : में आपके विचारोंसे बहुत हद तक सहमत हूँ। मेरे 
खयालसे आप जो-कुछ कहते हैं वह बिलकुल न्यायसंगत और उचित है; लेकिन जनरल 
स्मद्स अंग्रेज नहीं है, और इसलिए वे सैद्धान्तिक समानताके खयालको भी पसन्द नही करते । 

गांधी : यदि ऐसी बात है तो यह हमारे लिए कानूनकी किताबसे प्रजाति-सम्बन्धी 
धब्बेकी मिटाने के लिए जोर देनेका और भी बडा कारण है। और इस विरोधके द्वारा, हमारा 
खयाल है, हम साम्राज्यकी सेवा कर रहे है। जैसा श्रीमानने देखा होगा, यह संघर्ष वादमें 
चल कर शुद्ध आदशोका संघर्ष रह गया है। हमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं साधना है, 
और यदि यह प्रइन केवल कुछ सुसंस्क्ृत भारतीयोंके प्रवेशका होता, तो वह समाजके कल्याणके 
लिए कितना ही वांछनीय क्‍यों न होता, जहाँतक मेरा अपना सम्बन्ध है, में अपने देश- 
वासियोंकों इतने कष्टोंमें डालने और उन्हे संधर्ष जारी रखनेकी सलाह देनेमें बहुत आगा- 
पीछा करता। यदि में आपका समय खराब नही कर रहा हूँ तो आपको यह बताना चाहँगा कि 
संख्या सीमित करनेकी बात कैसे आरम्भ हुईं। द्वान्सवाल लीडर के सम्पादक श्री कार्टराइटने, 
जो बोअरोंके मित्र हैं और सदा प्रतिनिधित्वहीन वर्गोके मित्र रहे हैं और मेरे भी विशेष मित्र 
हैं, मुझसे कहा कि क्लबोंमें चर्चा यह है कि सैद्धान्तिक समानताकी आड़में मेरा कोई छुपा 
उद्देश्य है और दरअसल मैने एशियाइयोंके वास्तविक प्रवेश-निषेधकी नीतिको स्वीकार नहीं 
किया है। श्री कार्टराइटके जो मित्र क्‍्लबोंमें उनसे ऐसी बातें करते थे उनको वे सन्तोष- 
जनक उत्तर दे सकें, इस खयालसे मैनें उनसे कहा था कि यदि ऐसी बात है तो वे अपने 
मित्रोंसे कह सकते हैं कि में भारतीय समाजको एक बहुत कड़ी परीक्षा स्वीकार करनेकी 
सलाह देनेके लिए तैयार हँ। वह परीक्षा ऐसी कड़ी हो सकती है कि उससे रूगभग छः उच्च 
शिक्षा प्राप्त भारतीय ही प्रति वर्ष देशमें प्रवेश कर सकें। इसलिए आप देखेंगे कि संघर्षके 
आरम्भसे ही, हमने भारतीयोंके प्रवेशको कभी कोई महत्व नहीं दिया है। बल्कि हम सदा 
कानूनी समानताके लिए लड़ते आये हैं। 

लॉड क्र: लेकिन, क्‍या आपको ऐसा नहीं लूगता कि जनरल स्मट्सको अपने लछोगोंसे 
लॉड एऐम्टहिलका संशोधन मंजूर करानेमें कठिनाई हो सकती है? 

गांधी : नहीं, मुझे तो नहीं छूगता। में नहीं सोचता कि प्रगतिवादी दलसे उन्हें कोई 
कठिनाई हो सकती है। मुझे याद है कि सर्टिफिकेट जलानेके बाद कार्यकारिणी परिषद 
( एक्जिक्यूटिव कौंसिल ) की बैठकर्में जब हम इसी सवालपर चर्चा कर रहे थे तब सर 
जॉर्ज फेरारने जनरल स्मट्ससे इस कठिताईसे निकलनेका कोई रास्ता सुझानेकी प्रार्थना की 
थी। लेकिन जनरल स्मट्सने कहा कि वे प्रवासी कानूनमें सुधार नहीं कर सकते। इसीलिए 
शिक्षित भारतीयोंके दर्जेश सवाल तय हुए बिना रह गया। उपनिवेशोंके लोग बेशक यह 
चाहते हैं कि आम तौरपर एशियाइयोंकोी आने न दिया जाये, ताकि स्पर्धासिे बचा जा सके। 
यह नीति स्वीकृत कर ली गई है, इसलिए सैद्धान्तिक समानताके विरुद्ध उनको आपत्ति 
होगी, यह बात मेरी समझमें नहीं जाती । 

श्री हाजी हबीब : सच बात यह है कि हमें बम्बईसे प्रोफेसर गोखले और सर फीरोज- 
शाह मेहताके दकका तार मिला है, जिसका आशय यह है कि हम दूसरे संशोधनकों स्वीकार 


४१० सम्पूण गांधी वाब्मय 


करनेकी रजामन्दी दिखाकर उचित सीमासे ज्यादा आगे बढ़ गये हैं। उन्होंने यह भी कहा 
है कि इस मामलेसे भारतमें बहुत क्षोभ फैल रहा है। 

ग़ाधी : हमे जो-कुछ यहाँ हो रहा है उसके सम्बन्धर्में स्‍्वभावतः ही तार देना पड़ा। 
और श्री पोलकका जो पत्र मिला है उससे पता चलता है कि भारतमें प्रजातीय अपमानपर 
तीत्र रोष प्रकट किया जा रहा है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि केवल ट्रान्सवालके 
भारतीय ही विरोध कर रहे हैं। 

लॉड क्र: मैं बिलकुल सहमत हूँ और आप जो-कुछ कह रहें हैं, उसकी उपयुक्तता 
मेरी समझमें आती है। चूँकि मैं द्ान्सवालके स्थानीय भारतीयोंकी माँगका औचित्य तीन्नतासे 
अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैने इस प्रइंनको जनरू स्मट्सके 
सम्मुख साम्राज्यके प्रश्नके रूपमें रखा था। मैं स्वयं इस बातके लिए बहुत उत्सुक हूँ कि 
जैसे भी हो, समझौता हो जाये; किन्तु मुझे ऐसा छगता है कि हो सकता है, जनरल स्मट्स 
यह भी सोचें कि यदि सैद्धान्तिक समानता कायम रखी गयी तो उसका उपयोग माँगोंको 
बढ़ानेके लिए नये आलन्दोलनके रूपमें किया जा सकता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है 
कि उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात कही है। 

गांधी : मैं इस प्रकारकी किसी आशंकाके उत्तरमें इतना ही कह सकता हूँ कि द्वान्स- 
वालके मल्त्री जब यह समझें कि हम अपने वचनसे हट रहे हैं तब वे अधिक प्रतिबन्धकारी 
कानून बना सकते हैं। साथ ही मेरा कदापि यह कहना भी नहीं है कि यदि हमारी माँगे 
मंजूर कर ली जायें तो केवल उसीसे टद्वरान्सवालमें तमाम आन्दोलन बन्द हो जायेगा। हमे 
जो कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, वे कुछ विशेष प्रकारकी हैं, और उनको दूर करानेके लिए 
नये प्रयत्न आवश्यक हो सकते हैं। 

लॉ क्र: बिलकुछ सही। ऐसे मामलोंमें कोई! अन्तिम बात नहीं हो सकती। में 
इतना ही कहता हूँ कि यदि प्रश्न आपकी दृष्टिसे सस्तोषजनक रूपमें तय हो जाये तो 
कमसे-कम कुछ वर्षों तक तो चैनकी सांस लेनी चाहिए। 

गांधी : मैं एक कदम और आगे जानेके लिए तैयार हूँ। जब मैंने नये आन्दोलूनकी 
बात कही थी तब शिक्षित भारतीयोंके दर्जेके प्रश्नसे भिन्‍न कठिनाइयोंका जिक्र किया था। 
जहाँतक प्रवासके प्रशनका सम्बन्ध है, हम एक लिखित वचन देनेके लिए तैयार हैं कि हमारी 
माँग पूरी हो जाये तो हम आगे कोई आन्दोलन न उठायेंगे। मैं यहाँतक कहता हूँ कि यदि 
कोई ऐसा अनुचित आन्दोलन होगा तो जैसा! मैने समझौतेके बाद किया था उसी तरह 
अपने ही देशवासियोंके विरुद्ध सत्याग्रह करनेको तैयार रहूंगा। 

लॉडड क्र: हाँ, मेरा खयाल है कि यह बिलकुल ठीक हैं; और अब में जनरल स्मट्सकों 
इस मुलाकातकी सब बातें बता दूगा। और मुझे आशा तो है कि कोई समझौता हो जायेगा; 
लेकिन आपको अधिक आशा नहीं बेँधाऊँगा। जनरल स्मट्सकों आपका प्रस्ताव स्वीकार 
करनेमें कठिनाई हो सकती है। यदि, उनको कठिनाई होती है तो क्या संघ-संसद (यूनियन 
पाछषियामेंट )की प्रतीक्षा कर लेना भी अच्छा न होगा : 

गांधी: क्‍या मैं स्थितिको थोड़ा और साफ कर सकता हूँ? इस बीच अनाक्रामक 
प्रतिसेध जारी रखना पड़ेगा, और इससे कष्ठकी अवधि छः मास तक और बढ़ जायेगी । 
और यदि दक्षिण आफ़रिकी कानूनमें आपके कथनानुसार पेश किये गये संशोधनकों मैंने 


लोड क्र के साथ मेंव्का सार ४११ 


ठीक-ठीक समझा हो, तो मुझे रूगता है कि संघ-संसदको प्रवासी कानूनमें संशोधन करनेका 
अधिकार न होगा; क्योंकि स्वयं उस कानूनके द्वारा कोई प्रजातीय निर्योग्यिता नहीं लागू नहीं 
होती | संशोधनका लक्ष्य तो खुद वह कानून होगा जिसमें जातीय निर्योग्यताएँ रखी गयी हों । 

लॉर्ड क्र: यह ठीक है। पर मुझे केवल यह लगता है कि संघ-संसद ऐसे कष्टकी 
अवधि नही बढ़ाना चाहेगी। में आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जनरल स्मट्स भी 
संघर्षका लम्बा होता पसन्द नहीं करते। इसी कारण मेरा खयाल है कि संघ-संसद हस्तक्षेप 
कर सकती है और उचित समाधान करा सकती है। लेकित यह जानना कठिन है कि 
संघ-ससदका रुख क्‍या होगा ? 

गांधी : यदि हम अभी राहत नहीं पा सकते, तो मैं जानता हूँ कि हमें प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी; हम अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा करनेके लिए तैयार हैं। यदि बातचीत सफल 
नहीं होती, तो में यह खयाल लेकर लौटूगा कि हमने अभी पर्याप्त कष्ट नही सहे हैं और 
इसलिए हमें अभी कष्ट सहना जारी रखना चाहिए। 

लॉड्ड क्र: बहुत अच्छा; अब में इस प्रश्नपर जनरल स्मट्ससे बातचीत करूँगा। 

गांधी : श्रीमान जानते हैं, हम यहाँ पूरे दो महीने रह चुके हैं। क्या जनरल स्मट्स- 
को तार देना ज्यादा अच्छा न होगा ताकि परिणाम जल्दी मालम हो जायें ? 

लॉड क्र: मेरा खयाल था कि एक खरीता भेजना ज्यादा अच्छा रहेगा; लेकिन तार देना 
भी ठीक हो सकता है। में जानता हूँ कि आपको यहाँ लम्बे समय तक रहना पड़ा है। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९९५) से। 


२६५. पत्र: लॉड एंस्टहिलकों 
[ लत्दन | 
सितस्बर १६, १९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
श्री हाजी हबीब और मैं अभी-अभी डॉ क्रू से मिले हैं। उन्होंने बहुत सहानुभूति प्रकट 
की। मेरा खयाल है, वे प्ररनकों पूरी तरह समझते हैं। मैंने यह भी देखा कि जब-जब 
में सोचकर कोई मुद्देकी बात उठाता था, तभी छॉड क्र बीचमें कह उठते थे यह बात 
उन्होंने आपसे सुन ली है। मेरा विश्वास है, वे यह भी अनुभव करते हैं कि सैद्धान्तिक 
समानताके प्रश्नपर हमारे दृष्टिकोणके पक्षमें कहनेको बहुत-कुछ है। 
उन्होंने हमारी भेंटका परिणाम तारसे जनरल स्मट्सकों भेजनेका और आपके द्वारा 
रखे हुए मेरे संशोधनकों स्वीकार कर लेनेके लिए उन्तपर जोर देनेका वचन दिया है। 
हमने उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि भारतमें इस सम्बन्धमें बहुत 
रोष है। उन्होंने उत्तर देते हुए स्वीकार किया कि यह प्रश्न साम्राज्यका प्रश्न है और 


इसे साम्राज्यका प्रश्न ही' माना जाना चाहिए।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्तकल (एस० एन० ५०७८) से | 
१. छॉंडे एग्टदिलके उत्तरके लिए देखि९: परिशिष्ट २० । 


२६६. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


| लन्दन ] 
सितम्बर १६, १९०९ 


प्रिय हेनरी, 
में नहीं समझता कि आपको वेस्ट और उनकी बीमारीकी खबर अबतक फीनिक्ससे 
मिली होगी। वेस्टको भयकर निमोनिया हो गया था। उनकी हालत ऐसी थी कि एक 
बार तो लोग उनके बचनेकी आशा भी छोड़ बैठे थे। कुमारी वेस्ट भी ठायफाइंडसे पीड़ित 
थीं। उन दोनोंकी देखभाल डॉ० नानजीने की। यह समाचार बहुत चिन्ताजनक था। 
लेकिन मणिलालने मुझे लिखा है कि अगर यह चिट्ठी मेरे पास पहुँचने तक वे दोनों अच्छे 
न हुए तो मेरे पास तार पहुँच जायेगा। चूँकि मुझे तार नहीं मिला है, इसलिए में यह 
' माने छेता हूँ कि वे दोनों अब बिलकुल ठीक हो गये हैं। लेकिन इन बीमारियोंसे प्रकट 
होता है कि फीनिक्सके इन्तजाममें कुछ गड़बड़ी है। मैं एक हरूम्बी चिट्ठी लिखकर 
वेस्ट और कॉडिज़से इस मामलेमें पुरी छानबीन करनेको कह रहा हूँ। कैलेनबैककी चिट्ठी 
मिली है, उससे मालम होता है कि वे अभी डबबनमें ही हैं। में देखता हूँ कि छगनलाल 
ओर मणिलालने वेस्टकी सार-सँभाल बहुत प्रेमसे की है। रातमें दोनों बारी-बारीसे उनकी 
देख-भालके लिए जागे हैं। कैलेनबैकने मणिलालकी सेवाकी बहुत सराहना की है। इस सबसे 
यही प्रकट होता है कि फीनिक्सके रहन-सहनसे उसके निवासियोंमें निश्चय ही सर्वोत्तम गुणों- 
का विकास हुआ है। स्वाभाविक ही है कि इन हालतोंमें छगनलछारूने अपनी रवानगी 
स्थगित कर दी। उसने मुझे लिखा है कि वह जबतक चिट॒ठी न दे तबतक उसे मैं 
भारतके पतेपर नहीं, फीनिक्सके पतेपर ही पत्र लिखूँ। मुझे इस बातका खेद है कि अभी 
आपको विश्वस्त और टिक रहने वाले सेक्रेटरीके बिना रहना पड़ेगा। फिर भी छगनलालने 
बेशक ठीक किया है। 
मुझे आपका तार मिल गया। एक बहुत अच्छा तार टाइम्स में भी छपा है। में -- 
आपको उसकी नकल भेज रहा हँ। साफ है कि आपकी सभा बहुत सफल हुईं। आपने 
ह॒द कर दी है। मुझे आपसे यही आशा थी। सभा छॉड क्रू के दिये हुए समयसे ४3 पहले 
हुई। में यह पत्र उनसे मिलनेसे पहले लिखा रहा हेँ। आज गुरुवार है। हम उनसे सवा 
तीन बजे मिल रहे हैं। इसलिए में तुम्हें भेंटठा पूरा हाल भेज सकूंगा। मुझे खुशी है 
कि कमसे-कम कुछ चन्दा तो हो ही जायेगा। उससे द्वान्सवालकी लड़ाईके लिए लोगोंकों 
शक्ति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आपने हर जहाजको देखने और निर्वासित भारतीयोंको 


१, अक्तूबर ७ की मद्राससे पोलकने लिखा था: “ मुझे फीनिक्सक्ी मुस्तीब्तोंका समाचार मिल गया है । 
कॉडिज़ने उनका सजीव वर्णन किया है |” 

२. यह उपलब्ध नहीं है । 

३. बम्बईमें हुई सार्वजनिक सभा । 


पत्र : एच० एस० एल० पोलकफो ४१३ 


लिवा लॉनिकी व्यवस्था कर दी होगी। मुझे यह भी आशा है कि मनजीके' पुत्र और 
दूसरे लोग मिल गये होगे। ये लोग आपके उतरनेसे पहले भारत पहुँच चुके थे। अगर 
उन सबका पता न छूगा हो तो आप काठियावाड़ और सूरतमें किसीसे चिट्ठी-पत्री करके 
निर्वासितोंके नाम और हाल-चाल मालूम कर लेना। 

अखिल भारतीय म॒स्लिम लीगके श्री अली इमाम यहाँ हूँ। में अभी उनसे नहीं मिला 
हैं । लेकिन हमारे नेटालके मित्र मिल चुके हैं। वे उनकी बहुत प्रशंसा करते हैँ। वे शायद 
आपके वहाँ रहते ही लौठ जायेंगे। वे पटनामें बेरिस्टरी करते हूँ। आशा है, आप उनसे 
मिल लोगे। जरूरत हो तो पटना और अलीगढ़ भी जाना। 

यद्यपि संयुक्त कार्रवाई की जा सकती है, फिर भी अंजुमनोंसे अलग-अलग कार्रवाई 
भी कराई जाये। इस बातपर जोर दिया जाये कि दक्षिण आफ्रिकामे मुसलमानोंके स्वार्थ 
बहुत ज्यादा हैं। 

मैने जो नवीनतम संशोधन सुझाया है उसका आपने बहुत ठीक अर्थ लगाया है। 
स्वयं इससे ज्यादा साफ नहीं बता सकता था। पुरस्कार-वितरण समारोहका जो हाल आपने 
लिखा है वह बहुत मनोरंजक है। आप इस परीक्षामें से निकल गये, यह अच्छा हुआ। 
गुजरातीके अखबारोंने, खास तौरसे एकने, लिखा है कि आपने मुझे कवि बताया है। कल्याण- 
दाससे कह दें कि वह मुझे पत्र अवश्य लिखे। 

मिली माताजीके साथ वेस्टक्लिफ गई है; वे अगले मंगलूकों लोटेंगी। मेरे खयालमें 
आपको वाल्डोके बारेमें तनिक भी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है। मैने इस मामकेको इतना 
गम्भीर नहीं समझा कि इसके लिए डॉक्टरकी सलाह लेनेंकी जरूरत हो। मुझे बच्चोंके शरीरको 
दवाओंका घर बनानेसे नफरत है। छेकिन डॉ० मेहता यहाँ जल्दी ही आ रहे हैं। अगर 
उनके पास औजार न होंगे तो मेगा लूगा और उनसे बाल्डोको दिखवा लूंगा। भेरा खयाल 
है, डॉक्टर मेहताकी योग्यताके बारेमें मैं आपको बता चुका हूँ। वे बहुत ही योग्य हैं। 
कुछ भी हो, वे मुझे ठीक-ठीक बता देंगे कि क्या खराबी है। वे उचित समझेंगे तो नुस्खा 
भी लिख देंगे। उसे हम जरूरत होनेपर काममें ला सकते हैं। में इतवारके दिन सीलिया 
और एमीको वेस्टक्लिफ भेजनेका विचार कर रहा हूँ; वहाँसे वे उसी दिन लोठ आयेंगी। 
मिली और मै पिछले इतवारको श्रीमती रिचको देखने गये थे। सैलीने मुझे होटलूसे क्रिकिल- 
बृड तक घुसमाया | इसमे आराम-आरामसे एक घंठा चालीस मिनिट लूगे। इससे मैंने सेलीको 
कुछ ज्यादा पहचाना। इस बारेमें ज्यादा बातें मिलनेपर करेंगे। श्रीमती रिचकी हालत 
धीरे-धीरे ही सुधर रही है। मेरी रायमें रिचके सम्बन्धर्में क्या किया जाता चाहिए, यह 
आप पिछले हफ्ते कैडेनबैककों भेजें मेरे पत्रकी नकलसे देख लेंगे। भेरे खयालसे हमें ऐसी 
कमेटीकी जरूरत नहीं है कि जिसके लिए हर साल ५०० पौंड खर्चे करने पड़ें। अगर कम- 
जोर लोगोंको उसकी जरूरत है तो वे उसे रखें। मेरे दिमागमें एक योजना घृम रही 


+ 5७ 


१. एक सत्यागही सनजी नाथूभाई घेलानी । 

५, अपने उत्तरमें पोलकने गांधीजीको लिखा था: “ अंजुमन स्वतन्त्र रूपसे भी कार्यवाही कर रही हैं । 
में भी मुप्तत्मानोंके कष्टों और उनके द्वितोंपर ज्यादा जोर देता रहा हूँ । अंजुमनने वाश्सरॉयसे टान्सवालयी 
जेलोमें होनेवाले अत्याचारों और रमज्ञानके विषयमें भी विरोध किया |” 

३, यह उपलब्ध नहीं है । 


४१४ सम्पूणे गांधी वारुसय 


है। इस योजनाके अनुसार हम लब्दनमे बहुत कम रुपया खर्च करके कुछ काम कर सकते 
हैं, यद्यपि वह काम रिचके कामके बराबर अच्छा कभी नहीं हो सकता। जब में इसे विस्तृत 
रूपसे तैयार कर लेगा और आपके साथ विचार-विमर्श करूँगा तो मुझे विश्वास है, आप 
इसे खूब पसन्द करेंगे। 

लॉ एम्टहिलसे की गई चिट्ठी-पत्रीकी वकलूसे आपको मालूम हो जायेगा कि वे 
अभीतक किंस पूर्णतासे काम कर रहे हैं। 


बादमें लिखाया--शुक्रवार [ सितम्बर १७, १९०९ | 


हम अब लॉर्ड क्र से मिल चुके हैं। भेंटका परिणाम छॉड एम्टहिलकों भेजे गये पत्नमें' 
दिया गया है। उसकी नकल साथमें भेज रहा हँ। इसलिए अब कष्टकी मियाद और हरूम्बी 
हो गई है। 

मैने सोचा था कि छॉर्ड क्र के साथ जो भेंट हुई है उसका सार लिख लेना ज्यादा 
ठीक होगा, इसलिए मैं आपको इसकी नकल भेज रहा हूँ; या यों कहें कि डाकके समय 
तक पूरा कर सका तो भेज दूँगा। 

मुझे यह नहीं मालूम है कि जो तार मुझे भेजे जा रहे हैं उनकी दूसरी नकर आपको 
भेजी जाती है या नहीं। कुछ भी हो, इस हफ्ते जो तार मिले है उनकी नकलें में आपको 
भेज रहा हँ। पहला तार आपको छॉड क्र को भेजे गये पत्रकी नकहरूमें मिलेगा। दूसरा 
चीनी संघका है। वह इस तरह है: 

अध्यक्ष सहित ८० चीनी गिरफ्तार। पूरी सामर्थ्यसे अनाक्रामक प्रतिरोध करनेका 

संकल्प और अधिक बृढ़। चीनी संघ । 

दूसरा तार इसी १६ तारीखका है। उसमें कहा गया है: 

कलकी सभा जोशीली। लड़ाई जारी रखनेका दृढ़ संकल्प। प्रस्तावोंमें रिहा लोगोंकों 

बधाई, प्रतिनिधियोंपर' पूर्ण विश्वासकी पुन्राभिव्यक्ति, उनके प्रयत्नोंकी हादिक सरा- 

हना, पूर्ण समर्थनकी पुनः प्रतिज्ञा, वरनॉनके उस बक्‍तव्यका विरोध जो सरकार द्वारा 

खण्डन न होनेकी स्थिति एशियाइयोंकी दृष्टिमें सरकारी नीतिका ओतक। रमजानमें 

मुसलमान केदियोंकों विशेष भोजन देनेकी प्रार्थना नामंजर। 

में इन तारोंके आधारपर हछॉर्ड क्र को एक पत्र भेज रहा हूँ। कह नहीं सकता कि 
उस पत्रकी नकरू भी आपको भेज सकूँगा या नहीं। शायद वक्‍त न रहे। 

पिछले हफ्ते जोहानिसबर्गंसे एक चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठीका एक अनुच्छेद नीचे 
दिया है। में इसे छॉर्ड क्र को भेज रहा हँ; लेकिन बहुत सचेत होकर ही। अगर आप 
इसका उपयोग करें तो कृपाकरके बहुत सावधान रहना । इसे छापना नहीं | हाँ, खास-खास 
कार्यकर्ता यह जान सकते हैं कि द्रान्सवालकी जेलोंमें क्‍या हो रहा है। मेरी रायमें खबर कुछ 
बढ़ाकर दी गई है। लेकिन, जिस तमिलकी बात है उससे निर्देयताका बरताव किया गया 


१. देखिए पिछला शीषेक । 
२. देखिए “पत्र: छोड क्र के निजी पतचिवकों ”, पृष्ठ ३९८-९९ । 
३. देखिए “पत्र: छॉड क्रूके निजी सबिवकों?”, पृष्ठ ४२१-२२ । 


पत्र: एच० एपस० एल० पीलकको ४१० 


होगा। मैने स्वय जो-कुछ देखा है, उसके आधारपर में इसपर पूरा विश्वास करता हूँ। वैसे 

ही कारणसे एक वतनी कंदीकी करीब-करीब जान ले ली गई थी। उसके शरीरसे इतना 

ज्यादा खून बहा था कि मेने तमाम गलियारेमें उसके खूनके निशान देखे थे। मेरी' समझमें 
नहीं आता कि वह लड़का कैसे बचा होगा। 

एक दिन कड़ाकेकी सर्दीमं लोगोंकों नहानेका हुक्‍्स दिया गया। एक आदसी 

नहाना नहीं चाहता था। इसलिए चार बतनी वार्डरोंसे कहा गया कि वे उसको 

रगड़ें। इसके अनुसार उन्होंने उस आदसीको पकड़कर हौजमें डुबा दिया और एक 

बदसे इतने जोरतसे रगड़ना शुरू किया कि उसके दशरीरसे खून निकलने लगा। संयोगसे 

उस समय वहाँसे अस्पतालका एक अदंली जा रहा था। उसने वतनियोंको रोका और 

वह ॒ व्यक्ति अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसका इलाज कराया गया। यह बरताव 

के० के० सामीके साथ किया गया था, लेकिन चूँकि इस समाचारकी सरकारी रुपसे 

पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए स्वभावतः हम इसके सम्बन्धर्म कारंबाई नहीं कर सकते। 

मुझे मालूम हुआ है कि उस व्यक्तिन इस बारेसे जेलके गवर्मरसे शिकायत की थी। 


मैंने आपकी पुस्तिकाओंको पर्याप्त सावधानीसे पढ़ लिया है। मैं आपको उनके सम्बन्धमें 
लिखना चाहता हूँ; लेकिन लगता है, इस सप्ताह नहीं लिख सकूंगा। 

जैसा हमने जोहानिसबर्गमें किया था, में अनाक्रामक प्रतिरोधकी नैतिकतापर 
सर्वोत्तम निबन्धकी विज्ञप्ति देनेका गम्भीरतासे विचार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस मामलेमें 
डाॉ० मेहतासे सलाह करनी है। अगर वे पुरस्कार देंगे तो हम विज्ञप्ति दे देंगे। लेकिन हम 
ऐसा तभी करेंगे जब छॉड क्र से बातचीत असफल हो जायेगी। 

श्री डोककी पुस्तक अभीतक प्रकाशित नहीं हुई है; अक्तूबरके प्रथम सप्ताहमें प्रकाशित 
होनेकी सम्भावना है। में कुछ कारणोंसे, जिन्हें इस सप्ताह बतानेकी आवश्यकता नहीं है, 
किताबका पूरा संस्करण खरीद लेनेकी बात सोच रहा हूँ; और इसमें मुझे और किसी बातसे 
श्री डोकका ही खयाल ज्यादा है। वे सर्वंधा असफल हो सकते है। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें 
बहुत दुःख होगा। प्रकाशकने इसपर पूरा ध्यान नहीं दिया है, और चूँकि इसकी बहुत-सी 
प्रतियाँ मुफ्त बाँटनी होंगी, में सोचता हूँ कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओंकों एक ओर रखकर 
इस कामको स्वयं करूँ। मेरा खयाल है, अगर कोई घाटा होगा, तो डॉ० मेहता उसे पूरा 
करनेका जिम्मा ले लेंगे। मैने इस मामलेमें उनसे पत्र-व्यवहार किया है। इसलिए आप 
कोई ऐसा पुस्तक-विक्रेता खोज सकते है जो किताब ले लछे। सर्वोत्तम यह रहेगा कि कल्याणदास 
या छगनलालके भाई या वे दोनों इस किताबकों लेकर बहुत-से लोगोंके पास स्वयं जायें। 
कुछ भी हो, आप किताब ऐसे किसी भी थुस्तक-विक्रेताकों उधार न दें, जिसपर आप पूरा 
विश्वास नहीं कर सकते।' 

मेने आपको आज तार दिया है।' मुझे छगता है कि अगर उस ओरसे रूगातार दबाव 
डाला गया तो सम्भव है कि बातचीतमें सफलता मिल जाये। अब छॉ्ड क्र को प्रइनके 


१. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ५। 

२, पोलकते लिखा था, “ नंदेतन यहँकि पुस्तक-विक्रेताओंके लिए २०० प्रतियाँ के रहे हैं। जब छगन- 
लाछ आये तो वह बम्बईमें पूछताछ कर छेगे। किसी भी अविशध्वसनीय पुस्तक-विक्रेताकों उधार नहीं दिया जायेगा।?” 

३. यह उपलब्ध नहीं दे । 


४१६ सम्पूण गांधी वादमय 


सम्बन्धमें सब कुछ मालम हो गया है और यदि उदारदलीय भन्त्रिमण्डल जल्दी ही समाप्त 
न हो गया तो कुछ किया जा सकता है। 
हृदयसे आपका, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलर (एस० एन० ५१०४ अ) से। 


२६७. शिष्ट्मण्डलकी यात्रा [-१२ ] 


[ सितम्बर १६, १९०९ के बाद | 


में इस बार ऐसा तो लिख नहीं सकता कि हम जहाँ थे वहीके-बहीं हैं। हम लॉड 
क्र से १६ तारीखकों मिले। उन्होंने कहा कि जनरल स्मट्स कानूनको रद करने और अमुक 
संख्यामें शिक्षितोंकों स्थायी निवासके अनुमतिपत्र (परमिट) देनेकी बात मंजूर करते हैं। 
किन्तु यह बात उनके गले नहीं उतरती कि भारतीय शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षामें उत्तीर्ण होकर 
अधिकारपूर्वक दक्षिण आफ़्रिकामें आये। इसलिए हमने जवाब दिया कि जबतक [ प्रवेशका | 
अधिकार नहीं मिलता तबतक लड़ाई तो जारी ही रहेगी। जबतक यह अधिकार नहीं 
मिल जाता, तबतक भारतकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। लड़ाई टद्रान्सवालके भारतीयोंके व्यक्तिगत 
अधिकारकी रक्षाकी नहीं, बल्कि भारतकी प्रतिष्ठा की है। कानूनमें समान अधिकार 
रखनेके बाद भले ही व्यवहारमें वे न दिये जायें। उसको सहन किया जा सकता है। किल्तु 
कानूनमें अधिकार न देता तो भारतीयोंकी नाक काट लेनेके समान होगा। बहुत बहसके 
बाद लॉड्ड क्र ने यह मंजूर किया कि हमारी लड़ाई शुद्ध और अधिकार-सम्बन्धी है। उन्होंने 
जनरल स्मट्सको तार देना स्वीकार किया है। अब उत्तर क्‍या आता है, यह देखना है। 
इससे ज्यादा क्‍या हो सकता है? हमने छॉडे क्र से साफ कह दिया है कि यदि जनरल 
स्मट्स हमारी माँग स्वीकार न करेंगे तो हम समझेंगे कि अभी हंसने पर्याप्त कष्ट नहीं 
उठाये हैं, पर हम और भी कष्ट उठानेके लिए तैयार हैं। 

उक्त बातचीत करते-करते भारतमें जारी संघर्षके सम्बन्धमें भी बात हुई। ऐसा दिखाई 
देता है कि श्री पोलक भारतमें जो दौड़-धूप कर रहे हैं उससे [हमारे मामलेको | बहुत 
बल मिल रहा है। बम्बईकी विराद सभाका तार यहाँके अखबारोंमें बहुत अच्छी तरह छापा 
गया था। उसके अनुसार सभासें | सरकारसे | माँग की गई कि गिरमिटियोंकों मेठार भेजना 
बन्द किया जाये। श्री पोछकके भाषणसे लोग बहुत आवेशमें आये। नागप्पनकी मृत्युकी 
खबरसे भी वे बहुत क्षुब्ध हुए। इसके अलावा, जो लोग निर्वासित किये गये हैं उनकी 
सहायताके लिए चन्दा भी शुरू किया गया है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि यह सभा 
बहुत ही अच्छी हुई। 

जोहानिसबगंसे चीनियोंकी गिरफ्तारी, जेलवासियोंके लिए रमजानमें खानेका खास 
इन्तजाम न करते और श्री वरनॉनकी आलोचनाके बारेमें जो तार आये हैं वे भी शुभ है। 
इसमें शक तहीं कि हमारे ऊपर ज्यों-ज्यों ज्यादा तकलीफें आती हैं, हम त्यों-त्यों ज्यादा दृढ़ 
होते जाते हैं और त्यों-त्यों हमें [संघर्षमें] सहयोग मिलता है। हम स्वयं कष्ट उठा रहे 
हैं, लॉर्ड क्रू भी इसीलिए हमारे वास्ते डठकर प्रयत्न कर रहे हैं। 


पत्र $ मणिलछाल गांधीको ४१७ 


लॉर्ड क्र ने यह भी कहा है कि यदि कहीं जनरल स्मट्स हमारी मॉग मजूर न करें 
तो हमें संघ-संसद (यूनियन पालियामेंट)की राह देखनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि 
हमें संसदकी बैठक होने तक लड़ाई जारी रखना है। यदि हम लड़ाई बन्द कर देगे तो 
समस्त दक्षिण आक़रिकाके भारतीयोंकी हालत बुरी हो जायेगी और जेसा श्री रुस्तमजीने 
कहा है, हम सारे भारतकी नाक अपने हाथसे काटठेगे और कायर भी साबित होगे। 

किन्तु मुझे यह कहनेमें जरा भी संकोच नहीं है कि जो भारतीय इस समय वहादुरी 
दिखा रहे हैं वे ऐसे हैं कि मृत्युपर्यन्त लड़ते रहेंगे। मुझे आशा है कि जो भाई जेलसे 
छुटे है वे जेल जानेके लिए तैयार ही हैं और जब सरकार गिरफ्तार करेगी तब जेलका 
स्वागत करेंगे। में आशा करता हूँ कि श्री दाउद मुहम्मद भी इस पतन्नके पहुँचने तक जेलमे 
विराजते होंगे। मेरे विचारसे हमारा जेलमे रहकर मरना जेलके बाहर तन्दुरुस्त रहकर जीनेसे 
अच्छा है। ऐसा करनेसे हमारी इज्जत रहती है, और उसीमें भारतकी सेवा है। यह समय 
दुःख करनेका नही बल्कि कष्टोंके लिए बधाई देनेका है। जिस देशरमें निर्दोष लोगोपर गुलामी 
लादी जाती हो, उन्हें सजा दी जाती हो, उस देशर्में सभी अच्छे लोगोंको जेलमें ही आनन्द 
और सुख मानना चाहिए। यह विचार -प्रत्येक भारतीय वीरको अपने मनमें अंकित कर 
लेना है। 

में पहले बता चुका हूँ कि यदि जनरल स्मट्सका जवाब निराशाजनक होगा तो हमें 
यहाँ कुछ समय तक सार्वजनिक सभा आदि करके फिर जेल जानेके लिए दक्षिण आफ्रिका 
वापस पहुँच जाना चाहिए। इस बीच यह भी विचार करना है कि हमे भारत जाना चाहिए 
या नहीं। इस सम्बन्धर्में में स्वयं तो कोई निश्चित निर्णय नहीं कर सकता। 


| गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १६-१०-१९०९ 


२६८. पत्र: मणिलाल गांधीको 


[लन्दत्त | 
सितम्बर १७, १९०९ 


चि० मणिलाछ, 

श्री वेस्टके सम्बन्धरमों तुम्हारा पिछली २१ तारीखका पत्र पढ़कर मुझे बहुत प्रसंन्‍्तता 
हुई। इस पत्रको मैंने दो बार पढ़ा है। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व हुआ और मेरे ऐसा पुत्र 
है, इसके लिए मैने ईश्वरका अनुग्नह माना। मैं कामना करता हूँ कि तुम सदा ऐसे ही बने 
रहो। खरी शिक्षा यही है कि परोपकार किया जायें, दूसरोंकी सेवा की जाये, और ऐसा 
करनेमें मनमें जरा भी अभिमान न लाया जाये। तुम ज्यों-ज्यों उम्रमें बड़े होते जाओगे, 
त्यों-त्यों तुम्हें इसका अधिक अनुभव होता जायेगा। रोगियोंकी सेवाके मार्गसे अच्छा मार्ग 
दूसरा क्या होगा? इसमें बहुत-कुछ धर्म आ जाता है। 


९०-२७ 


४१८ सम्पूर्ण गांधी वाडसय 


श्री वेस्टको चूज़ेका शोरवा और दूसरी चीजें दी गई, इस बारेमें हमें निष्पक्ष बुद्धि 
रखनी चाहिए। मेरे विचार तो तुम्हें मालूम है। शोरवा' दिये बिना बाका शरीरपात 
होता तो वह मुझे मंजूर था; लेकिन बा की अनुमति बिता में तो उन्हें शोरवा हरगिज 
न देने देता। देह आत्मासे प्यारी न होनी चाहिए। जो मनुष्य आत्माको जानता है और 
देहसे आत्माके अहूग होनेकी वात भी जानता है, वह हिसात्मक उपायोंसे देहकी रक्षा न 
करेगा। यह काम बहुत मुहिकल है; लेकिन जिसके संस्कार बहुत पवित्र हें वह इस बातकों 
सहज ही समझता है और उसपर आचरण करता है। यह मान्यता बहुत भूल-भरी है कि 
आत्मा देहमें रहकर ही भरा या बुरा कर सकती है। इस मान्यताके कारण संसारमें घोर 
पाप हुए हैं और अब भी हो रहे है। में चाहता हूँ कि तुम इस मान्यतासे मुक्त रहो। 
आत्मज्ञान बड़ी आयू पाकर ही होता हो, यह कोई नियम नहीं है। बहुत-से वृद्ध आत्मश्ञानके 
बिना ही मर जाते है। दूसरी ओर स्वर्गीय रायचन्दभाई जैसे पुरुष आठ वर्षकी आयमें ही 
आत्माको पहचान सके हैं। आत्मज्ञान होनेपर भी मनृष्यसे भूलें होती हैं, पाप होता है। 
परन्तु इस सबसे बहुत विचार करनेपर छुटकारा हो सकता है। देह हमें दमन करनेके लिए 
ही मिली है। 

समझौतेका अभी कोई निरचय नहीं है। इस बारेमें विशेष छगनभाईके पतन्नमें' देखना। 

ऊपर जो-कुछ लिखा है वह प्रसंगवश ही है। इसे दूसरे भाइयोंको भी पढ़ा देना। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ८९) से। 
सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी । 


२६९. पत्र : नारणदास गांधीकों 


लन्दन 
सितम्बर १७, १९०९ 
चि० नारणदास, 
लि० छगनलालका पत्र आया है। उससे देखता हूँ कि वह अभी वहाँ न आ सकेगा, 
क्योंकि श्री वेस्ट अचानक सख्त बीमार हो गये हैं। जैसे राम रखेगा वैसे रहना पड़ेगा। 
फिर हर्ष-विषाद क्‍या करें? तुम मुझे पत्र लिखते रहना। अभी समझौतेकी बात चल ही 
रही है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसका परिणाम क्‍या होगा। 
श्री खुशालभाईको और देवभाभीको दण्डवत्‌। 
भोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८९७) से। 
सोजन्य : नारणदास गांधी । 
१. यहाँ कस्तूरबाकी उस गम्भीर बीमारीका उस्छेख है जिछमें डॉँ० नानजीने उनको गोमांसकी चाय दी 


थी । देखिए आत्मकथ।), भांग ४, अध्याय २८ । 
२, यद उपलब्ध नहीं है | 


२७०. भारतोय मुस्लिम लौगकी लब्दन शाखाकों 
लिखे पत्रका मसविदा 


| लन्दन 
सितम्वर १७, १९०९के बाद | 
मन्त्री 
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 
लन्दन शाखा 


प्रिय महोदय, 
द्रान्‍्सवालके शिष्टमण्डलको जोहानिसबर्गसे नीचे लिखा तार मिला है: 


कझऊूकी सभा जोशीली। लड़ाई जारी रखनेका दृढ़ संकल्प। प्रस्तावोंसे रिहा लोगोंकों 
बधाई, प्रतिनिधियोंपर पूर्ण विव्वासकी पुनराभिव्यक्ति, उनके प्रयत्नोंकी हादिक सराहना, 
पूर्ण समर्थनकी पुनः प्रतिन्ञा, वरनॉनके उस वकक्‍तव्यका विरोध जो सरकार द्वारा खण्डन 
न होनेकी स्थिति एशियाइयोंकी दृष्टिसें सरकारी नीतिका द्योतक । रम्जानमें मुसलमान 
कदियोंको विशेष भोजन देनेकी प्रार्यना नामंजूर। 


में आपका ध्यान विशेष रूपसे इस तारके आखिरी अनुच्छेदकी ओर दिलाता हूँ। इससे 
प्रकट होता है कि जो ब्रिटिश भारतीय मुसलमान ट्रान्सवालमें बस गये है और जिलहें धर्म 
और विवेकके आधारपर एशियाई कानूनके नामसे प्रसिद्ध कानूनकी अवहेलना करने और 
अपने इस कार्यके लिए कैद भूगतनेकी जरूरत महसूस हुई है, उनकी धारमिक भावनाओंकों 
ट्रान्सवालकी सरकारने गहरी ठेस पहुँचाई है। 

जो ब्रिटिश झण्डा' सब धर्मोका सम्मान करता है, उसीके नीचे मुसलमान अनाक्रामक 
प्रतिरोधियोंको एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धार्मिक ब्रतका पालन करनेसे रोका जा रहा है। यह 
एक गम्भीर मामला है। मुझे आशा है कि लीग इस बारेमें फौरन कारंवाई करेगी। 

में यह भी बतला दूँ कि पिछले साल फोक्सरस्टकी जेलमें रमजानके महीनेमें मुसलमान 
अनाक्रामक प्रतिरोधियोंकों सुविधाएँ दी गई थीं। 

आपका, आदि, 


टाइप किये हुए अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१७९) से 


२७१. लच्दरन 
[ सितम्बर १८, १९०९ से पूर्व ] 


नेटालका शिष्टमणडल 

नेटालके सज्जनोंने अखिल भारतीय मुस्लिम छीगके नेता बैरिस्टर अली इमामसे मुलाकात 
की । इमाम साहबने मदद देनेका वादा किया है। अगले हफ्ते वे ट्रान्सवालके सम्बन्धमें भी 
कैफियत सुनेंगे। न्‍न्यायमूति अमीर अली जलवायु-परिवर्तेतके लिए गये थे; वे अब वापस 
आ गये है। उन्होंने भी पूरी मदद करनेका वचन दिया है। शिष्टमण्डलने छॉर्ड क्र से जो 
उत्तर माँगा था वह मिल गया है। उसमें छॉर्ड क्र कहते हैं: 

जो कष्ट वर्तमान कानूनके अमलसे उत्पन्न होते हैं या जो कष्ट वर्तमान कानूनमें 

परिवतेन करनेसे ही दूर हो सकते हैं, उनके सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकार नेठाल सरकारसे 

सिर्फ सिफारिश कर सकती है। वह उनके सम्बन्ध पूरा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 

लेकिन यदि नये कानूनमें कोई ऐसी बात हो तो उसको नामंजूर करनेका हक ब्रिटिश 

सरकारको हासिल है। नेटालमें भारतीयोंपर जो कष्ट आते है उनके सम्बन्धमें 

ब्रिटिश सरकारकी सहानुभूति भारतीयोंके साथ है। बड़ी-बड़ी शिकायतोंके सम्बन्धमें, 

जैसे विक्रेता-परवाना अधिनियम ( डीलसे लाइसेंसेज ऐक्ट ) में अपीलका हक न होनेके 

सम्बन्धमें, वह नेटाल-सरकारको लिख भी चुकी है। इसके अलावा [ भारतीयोंके | 

व्यापारको हानि पहुँचानेवाला जो कानूत मंजूर किया गया है, उसपर दस्तखत करनेसे 

साम्राज्य सरकारने इनकार कर दिया है। अब भविष्यके सम्बन्धमें साम्राज्य सरकार 

आशा करती है कि संघ-संसद (यूनियन पालियामेंट), जिसको भारतीयों और दूसरे काले 

लोगोंके सम्बन्धर्में कानून बनानेका अधिकार दिया गया है, ज्यादा उदारता दिखायेगी 

और भारतीयोंको राहत मिलेगी। 

यह उत्तर अत्यन्त निराशाजनक है। इसमें अब फिर नेटारू सरकारकों लिखनेका वचन 
नहीं दिया गया है। संघ-संसदके हाथमें सिर्फ छोगोंपर छागू होनेवाले कानून बतानेका विषय 
रहता है; किन्तु चूंकि विक्रेता-परवाना अधिनियम (डीलर्स लाइसेंसेज़ ऐक्ट) नामके लिए सब- 
पर छागू होता है, इसलिए उसमें नेटाऊकी संसद ही बहुत-कुछ परिवर्तत कर सकती है। 
अतः संघ-संसदकी कारवाईका लालूच व्यर्थ है। फिर भारतीयोंकों गिरमिटके अन्तर्गत भेजना 
बन्द करनेकी मसाँगके सम्बन्धर्में कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया है। इससे शिष्टमण्डलने लॉर्ड 
क्र्से फिर उत्तर माँगनेका विचार किया है। इस सम्बन्धर्में ऊपर लिखें अनुसार पत्र भी तैयार 
किया गया है। अब शिष्ट्मण्डकू सर मंचरजी और न्यायमूति अमीर अछी आदि सज्जवोंकी 
सलाह लेकर उस जवाबको भेंज देगा। 

रमजान शरीफ शुरू होनेसे श्री हाजी हबीब और अन्य सज्जन रोजे रख रहे है। वे 
सब हालमें डॉक्टर अब्दुरहमानकी बहनके घर रहने चले गये हैं। इस प्रकार उनके लिए 
रमजान मनानेकी पूरी सुविधा है। 


१, देखिए परिश्िष्ट २६ । 


पत्र; छोड ऋके निजी सचिवकों ४२३१ 


प्टेटी और पारसी सत्याग्रही 

सोमवारकों पारसियों की पटेटी' थी। इसलिए उसको मनानेके लिए यहाँके मुख्य पारसी 
सज्जन और महिलाएँ टेम्स नदीके तटपर एक होठलमें दावतके लिए गये थे। उसमें सर 
मंचरजी भावनगरीकी माफंत ट्रान्सवाल और नेटालके प्रतिनिधि भी निमन्त्रित किये गये थे। 
लगभग पचास सज्जन उपस्थित थे। सर मंचरजी अध्यक्ष थे। इस मण्डलीमें भारतके पितामह 
दादाभाई नौरोजीकी दो पोतियाँ भी थीं। जब टोस्ट छेकर शुभकामना प्रकट करनेकी बारी 
आई तो श्री गांधीने पारसी जातिके टोस्टमें सर मंचरजीके साथ श्री रुस्तमजी, श्री सोराबजी, 
श्री ज्ापुरजी रॉदेरिया और नादिरशा कामाके नाम भी लेनेकी सलाह दी। इसका सभामें 
स्वागत किया गया। अन्य प्रतिनिन्रियोंमे से श्री आंगलिया ही उपस्थित थे। उन्होंने भी 
अवसरके अनुरूप भाषण देते हुए सर मंचरजीको उनके प्रयत्नोंके लिए धन्यवाद दिया। 
भारतकी इस दुःख-गाथाकों सबने ध्यानसे सुना और उससे सबके मनमें सहानुभूति उत्पन्न 


हुई । 
[ गजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १६-१०-१९०९ 


२७२. पन्न; लॉड क्र के निजी सचिवकों 


[ लन्दन | 
सितम्बर १८, १९०९ 
महोदय, 
निम्न तार जोहानिसवर्गसे मिले हैं, पहला चीनी संघकी ओरसे, और दूसरा ब्रिटिश 
भारतीय संघकी ओरसे : 


पहला तार 
जोहानिसबर्ग 


सितम्बर, १६, १९०९ 
अध्यक्ष सहित ८० चीनी गिरफ्तार। पूरी सामथ्यंसे अनाक्रामक प्रतिरोध करनेका 
संकल्प और अधिक बवृढ़। 


दूसरा तार 
जोहानिसबर्ग 


सितम्बर १६, ९९०९ 


कलकी सभा जोशीली। लड़ाई जारी रखनेका दृढ़ संकल्प। प्रस्तावोंमें रिहा लोगोंको 
बधाई, प्रतिनिधियोंपर पूर्ण विध्वासकी पुनराभिव्यक्ति, उनके प्रयत्नोंकी हादिक 
सराहुता, पूर्ण समर्थनकी पुनः प्रतिज्ञा, वरनॉनके उस वकक्‍तव्यका विरोध जो सरकार 


२. भेंया श्ाल । 


४२२ स्षम्पूण गांधी वाइमय 


द्वारा खण्डन ने होनेकी स्थितिमें एशियाइयोंकी दृष्टिसं सरकारी नीतिका द्योतक। 
रमसजानमें मुसलमान केदियोंकों विशेष भोजन देनेकी प्रार्थता नामंजूर। 


मेरे साथीकी और मेरी नम्र सम्मतिर्में, इन तारोंसे प्रकट होता है कि द्वान्सवालमें 
ब्रिटिश भारतीय समाज और प्रकटत: चीनी समाज भी, प्रतिरोध जारी रखनेका पक्‍का इरादा 
रखते है। में यह भी कहना चाहेगा कि अगर चीनी संघ द्वारा भेजी गईं गिरफ्तारियोंकी 
संख्याके सम्बन्धर्में तारमें ही कोई गलती नहीं हो गई है तो यह पहला ही मौका है जब 
सरकारने इतनी' बड़ी संख्यामें चीनियोंको गिरफ्तार करना उचित समझा है। आन्दोलनके 
दौरानमें मुझे एक भी ऐसा अवसर याद नहीं आता जब स्वयं भारतीय समाजमें से एक ही 
जगह और एक साथ इतने लोग गिरफ्तार किये गये हों। तथापि, तारोंसे यह बात साफ हो 
जाती है कि सरकार द्वारा उठाये कदमोंने एशियाई लोगोंको कमजोर करनेके बजाय उन्हें 
और ताकत दी है। 

सरकार द्वारा श्री वरनॉनके इस आशयके वकक्‍तव्यका खण्डन न किया जाना कि 
एशियाइयोंको देशसे खदेड़ बाहर करना गोरे छोगोंका कर्तव्य है कुछ दुर्भाग्यकी बात है। 
इस वक्‍तव्यका उल्लेख मैंने अपने १० सितम्बरके पत्रमें' भी किया है। इसी प्रकार, रमजानके 
महीनेमें, जिसमें मुसलमान अपने धर्मके अनुसार रोजे रखते हैं, मुसकमान कैदियोंको उनके 
भोजनके सम्बन्धरें विशेष सुविधाएँ देनेसे इनकार करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे विश्वास 
है कि लॉड क्रू इसमें मुझसे सहमत होंगे। में उनका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित करता 
हँ कि में जब पिछले साल फोक्सरस्टमें कैदकी सजा भुगत रहा था, तब मैंने देखा था कि 
रमजानमें मेरे उन साथी कैदियोंको, जो मुसलमान थे, विशेष सुविधाएँ दी गई थीं। 

क्या आप यह पत्र छलॉर्ड महोदयके सम्मुख पेश करनेकी कृपा करेंगे ? 

आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 


कलछोनियछ ऑफ़िस रेकर्ड्स २९१/१४२; और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-लकल (एस० एन० ५०८२) से भी । 


१. देखिए पूंछ ३९८-९९। उपन्विश कार्याल्यक्री २३ सितम्बरकी टिप्पणीमें लिखा गया था कि इस पत्र- 
व्यवद्रकी नकल टान्सवालके गवनेरकों भेजकर मुसलमान केदियोंके प्रति व्यवद्वारके नियमोंके सम्बन्धमें उनकी 
राय मेंगानी होगी । 


२७३. पत्र: लॉड मॉलके निजी सचिवको 


[ लन्दन | 
सितम्बर १८, १९०९ 
महोदय, 
में इसके साथ परम माननीय उपनिवेश मन्त्रीको भेजे गये पत्रकी' प्रतिलिपि भेज 
रहा हैँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे छलॉड्ड मॉलेके सामने पेश कर दें। 
में लॉर्ड महोदयका ध्यान इस बातकी ओर खास तौरसे आकर्षित करना चाहता हूँ 
कि ट्रास्सवालके अधिकारियोंने रमजानके महीनेमें रोजा रखनेके धांमिक ब्रतके सम्बन्धमें 
मुसलमान कैदियोंकों सुविधाएँ देनेसे इनकार कर दिया है। मेरी विनीत सम्मतिमें ट्रान्सवालके 
अधिकारियोंने अपनी मर्जीकों जबरदस्ती मनवानेका जो यह तरीका अख्तियार किया है वह 
निश्चय ही नया है, क्योंकि इसका अर्थ कैदियोंपर उनके धर्मके माध्यमसे हमला करना है। 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


इंडिया ऑफिस रेकर्डस: ३६०२/ ०९; और टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकल (एस० एन० ५०८३) से। 


२७४. पत्र: लॉर्ड ऐम्टहिलको 


[ लन्दन | 
सितम्बर १८, १९०९ 


लॉड महोदय, 

ट्रान्सवालके ब्लिटिश भारतीयोंके लिए श्रीमान्‌ने जो-कुछ किया है और जो-कुछ कर रहे 
है, उसके लिए श्री हाजी हबीब और में आपको जितना धन्यवाद दें, थोड़ा है। 

श्रीमानके इस सुअजित अवकाशके समय मैं श्रीमान्‌कों कष्ट नहीं देना चाहता। फिर 
भी मुझे लगता है कि छॉडे क्र को मैने जो पत्र भेजा है, उसकी प्रतिलिपि और उनके साथ 
जो भेंट हुई उसका सारा आपको भेजनेके लिए मै कतंव्य-बद्ध हूँ। मैंने इसको लेखबद्ध करना 
ज्यादा अच्छा समझा। 


१. देखिए पिछला शीषेक । 
२. देखिए “पत्र: छोड क्‌ के निजी सचिवकों ”, पृष्ठ ४२१-२९ । 
३. देखिए “लॉड क्र से भेंढका सार”, पृष्ठ ४०८-११ । 


४गे४ सम्पूण गांधी वाडमय 


यदि सर जॉर्ज फेरारकी सक्रिय सहानुभूति प्राप्त की जा सकती है, तो मुझे इससमें 
कोई सन्‍्देह नहीं है कि भले ही जनरल स्मट्स छोड क्रू को प्रतिकूल उत्तर दें, उतको सर 
जॉर्जकी बात तो सुननी ही होगी। 

यदि जनरल स्मट्सका उत्तर प्रतिकूल आता है तो में नहीं सोचता कि श्री हाजी 
हबीब और भेरे लिए दक्षिण आफ्रिकाकों रवाना होना सम्भव होगा। में यह अनुभव करता 
हूँ कि हमें अपनी रवानगीसे पूर्व यहाँ कुछ सार्वजनिक कार्य करना आवश्यक होगा। 

हम आशा करते हैँ कि आपका अवकाश चेनसे बीतेगा और मुझे विश्वास है, आपको 
इच्छित विश्राम मिलेगा, जिसके आप अधिकारी है। 


आपका, आदि, 


टाइप की' हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नक्ल (एस० एन० ५०८४) से। 


२७५. पत्र: उपनिवेश-उपसचिवकों' 


[ लन्दन ] 
सितम्बर २०, १९०९ 
महोदय, 


नेटालके प्रवासी-प्रतिबन्धक विभागकी ओरसे मेरे साथी श्री आमद भायातके नाम 
भेजा गया एक पत्र यहाँ उनकी अनुपस्थितिमें आया है। श्री अमोद भायातने एक मौलवीके 
लिए, जिसे पीटरमैरित्सबर्गमें मस्जिदका और एक मदरसेका काम सम्भालना है, एक अस्थायी 
आवाजाही (विजिटिंग) पासकी माँग करते हुए जो अर्जी दी थी, यह पत्र उसीके उत्तरमें 
भेजा गया है। यह अर्जी पीटरमैरित्सबर्गके सम्पूर्ण मुस्किम समाजकी ओरसे और उसके ही 
नामसे भेजी गई थी। में इसके साथ पूर्वोक्त पत्रकी एक नकरू भेज रहा हूँ। 

में सोहसपूर्वक यह मान लेता हूँ कि लॉडे क्र उन ब्रिटिश भारतीय मुसलूमानोंकी 
भावनाओंका आकलन कर सकेंगे, जो उस उपनिवेशमें ईमानदारीसे अपनी जीविका कमानेके 
उद्देश्यसे बसे हैं। में और मेरे सहकारी मानते हैं कि प्रवासी-प्रतिबन्धक विभागके इस 
पत्रसे मनुष्यके नाते, ब्रिठिश प्रजाके नाते, और उतता ही, मुसलमान होनेके नाते हमारी 
भावनाओंको कड़ी चोट पहुँची है। प्रवासी अधिकारीको खास तौरसे यह आश्वासन दे दिया 


१, इस पत्नमें एम० स्ी० आगलियाकी सद्दी है, किन्तु इस बातका प्रमाण है कि मसविदा गांधीजीका था। 
पीलकने अपने १४ अक्तूबर, १९०९ के पत्रमें छिखा था: “ पीथ्रमरित्सबर्गके मौलवीके विषयमें (नेथल्के 
प्रतिनिधियोंमें से एकके द्वा्थों) भेजा हुआ आपका पत्र जोरदार है भौर बहुत अच्छा है, छेकिन, माफ कीजिए, 
उसकी लिखावट बहुत रद्दी है । लोग कहते है कि वकीलोंका केखन व्याकरणकी दृष्टिसि बहुत खराब होता है । 
मुझे आशा है कि आप मुझपर ऐसा कोई दोष नहीं लगा पायेंगे । में इस पत्रकों अपनी आगामी पुस्तकें 
परिशिष्टकी तरह दे रहा हूँ । वह प्रकाशनकी दृष्टिले दिलचस्प माद्म होता है ओर उसमें कोई भेद तो खोला 
नहीं गया है। . . .” पोलकने यद्द पत्र अपने ए टेजेडी ऑफ एम्पायर' नामक पुस्तिकामें परिशिष्ट-डीके 
रूपमें उद्धत किया था । देखिए “पत्र; अमीर अछीकों ”, पृष्ठ ४३२-३३ । 


पत्र : उपनिवेश-उपत्तचिवकों ड२ण 


गया था कि इस मौलवीकी जरूरत सिर्फ धाभिक कार्योके लिए है और वह व्यापारमे या 
किसी भी दूसरे व्यवसायमे नहीं पड़ेगा और इसलिए किसीके' साथ प्रतियोगिता नहीं करेगा। 
पृर्वोक्त साधारण अर्जी मंजूर करानेके लिए हमारे समाजको इतनी भारी मेहनत करनी 
पड़े और यह अर्जी इतने आपत्तिजनक ढंगसे मंजूर की जाये -- और वह भी एक ऐसे 
मामलेमे जिसका उपनिवेशकी आशिक नीतिसे कही कोई सम्बन्ध नहीं है, सिफे यह बात 
जाहिर करता है कि ब्रिटिश भारतीयोंको नेठालमें कैसी दु.खदायी, अपमानजनक और कठिन 
परिस्थितियोंमे रहना पड़ता है। आवाजाही (विजिटिग) पास सिर्फ तीन ही महीनोंके लिए 
क्यों दिया गया है, उसे हर तिमाहीके बाद नया करानेके लिए क्‍यों कहा गया है और 
जब उसे नया किया जाये तब हर वार उसके साथ बीस शिलिंग भरनेकी दण्ड-जैसी शर्ते क्‍यों 
लगाईं गई है-- ये सारी वातें हमारी समझके बाहर है। इस शिष्टमण्डलकी नम्न रायमें ऐसी 
नीति अत्यन्त क्रतापृर्ण ही कही जा सकती है। वह भारतीय समाजकी सहन-शक्तिपर 
भारी बोझ छलादती है। हमारे शिष्टमण्डलके यहाँ रहते हुए, में नम्नतापूवेंक यह अनुरोध 
करता हूँ कि ढॉड्ड क्र नेटालमें भारतीयोंकी इस विसंगत स्थितिपर गम्भीरतापूर्वक विचार 
करें। हम मानते है कि ऐसी स्थिति, साम्राज्यकी सुरक्षाका -- उस साम्राज्यकी सुरक्षाका-- 
खयाल करते हुए, जिसके प्रजाजन होनेका भारतीयोंकों अभीतक गये रहा है, अधिक काहू 
तक नहीं चकाई जा सकती और न चलाई जानी चाहिए। और इसका कारण यह है कि 
वह असह्य है। हम अपने प्रति, समाजका हममें जो विश्वास है उसके प्रति और साम्राज्यके 
प्रति अन्याय करेंगे यदि हम लॉड महोदयकों इस बातकी प्रतीति नहीं करा देते कि नेटालमें 
ब्रिटिश भारतीयोंके साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है वह उनके हृदयमें 
शूुलकी तरह चुभता है और यह हालत जिस दिन हदसे गुजर जायेगी उस दिन -- वह 
दिन कभी भी आ सकता है--कक्‍्या परिणाम होंगे, उनकी कल्पना करना कठिन है। 
मेने अपनी बात अपने साथी प्रतिनिध्ियोंकी सम्मतिसे किचित्‌ आवेशपूर्वक लिखी है, 
किन्तु यह आवेश अवसरकी माँगके अनुसार जितना होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं है। 
आपका, आदि, 
एम० सी० आंगलिया 


[ अंग्रेजीसे | 
कलोनियल ऑफिस रेकईंस : १७९/२५५ | 


२७६. पत्र: लॉ क्र के निजी सचिवकों 


[ लन्दन | 
सितम्बर २३, १९०९ 
महोदय, 
श्री हाजी हबीबको और मुझे मालम हुआ था कि द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी 
समस्या हल करनेके लिए जो बातचीत चल रही थी उसके सम्बन्धर्में लॉ्ड क्र जनरल 
स्मट्सकों एक तार भेजनेवाले थे। क्‍या में जान सकता हूँ कि इस तारका जनरल स्मद्सने 
कोई जवाब दिया है या नहीं ?' 


आपका, भदि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
कलोनियल ऑफिस रेकर्डस २९१/१४२। 
२७७, पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 
[ लन्दन | 


सितम्बर २३, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 

मुझे आपका अपेक्षाकृत छोठा पत्र मिला। रमजानके महीनेमें सुविधाएँ देनेसे 
अधिकारियोंके इनकारके सम्बन्धर्में जोहानिसबर्गसे गत सप्ताह प्राप्त तारकी नकरू मैंने 
भेज दी थी। 

अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी लन्दन शाखा द्वारा भारतकी केन्द्रीय लीगकों भेजें 
गये तारकी नकरू इसके साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप बम्बईसे केन्दीय लीगके साथ 
पत्र-व्यवहार कर रहे होंगे। 


१. लॉड क्रूने यद्द वादा किया था कि वे गांधीजी और द्वाजी इवीबके साथ अपनी बातचीतका परिणाम 
तारसे जनरल स्मटसको भेज देंगे और छोड एम्ट्िककी मार्फत पेश किये गये गांवीजीके संशोषनकों मान लेनेपर 
भी णोर दंगे; देखिए “ लॉड कर, से मटका सार”, पृष्ठ ४११ और परिशिष्ट २४ भी । 

२. इसके उत्तरमें गांधीजीको ४ अक्तूबरकों उपनिवेश कार्यालयका यह पत्र मिला था; “ टुन्सवालके ब्रिटिश 
भारतीयोंके प्रश्नके सम्बन्ध्में वे फिलहाल आपको कोई ज्यादा जानकारी दे सकेंगे, इसकी सम्भावना नहीं है । 
पिछके मद्दीनेकी १६ तारीखकों रोंडे मद्दोदयसे अपनी भेंटके बाद भापने जो रुख अख्तियार किया है, उसकी 
जानफारी उपनिवेश सरकारकों भेज दी गई थी । भव उप्त जानकारीको ध्यानमें रखते हुए पह्के उपन्विश सरकारकों 
यह तय करना है कि वह श्री स्मट्सके सुझाये हुए आधारपर कानून बनानेके लिए तेयार है या नहीं |” 

३. इसमें कहा गया था: “ भारतीय शिष्टमण्डलको टान्सवाल्से तार मिला । मुसल्मान सत्याग्रद्दी क्षेद्ियोंकी 
रमजानमें सुविधाएँ नहीं दो गई । तुरन्त कारवाई करें |” 


पत्र : एच० एस० एल० पोलकको ४२७ 


में इस बातमें आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि सभाका रद किया जाना आन्दोलनके 
पक्षमें बढ़िया विज्ञापन रहा और उससे अधिकारियोकी मूर्खताका भी उतना ही अच्छा विज्ञापन 
हो गया।' 

' ऐडवोकेट ऑफ़ इंडिया का आशक्षेप बिलकुल मूर्खतापूर्ण है। उससे पत्र और उसके 
लेखकके अतिरिक्त अन्य किसीकी हानि नहीं हो सकती। यदि श्री वाडियानें उसका समाधान 
कर दिया हो तो ठीक ही है। यदि उन्होंने न किया हो तो भी, मेरा खयाल है, उससे 
कोई फरके नहीं पड़ता। आपको यह जानकर आइचर्य होगा कि जिस कतरनमे यह आतशक्षेप 
था वह [आपके भेजे | कतरनोंके दो पैकेटोंमें नहीं मिली। मेरा खयाल है, कल्याणदासने 
या जिसने भी कतरनें बनाई हों, अवश्य ही यह सोचा होगा कि वह अनुच्छेद इतना तिर- 
स्कार-योग्य है कि यहाँ रहनेवाले हम लोगोंको उसे देखना भी नहीं चाहिए। 

मुझे अबतक लोड क्र का उत्तर नहीं मिला है। में याद दिलानेके लिए एक चिट्ठी भेज 
रहा हूँ । 

मैं आपको भेजे अपने पत्रोंके खोले' जानेकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आपको भेजे 
मिलीके पत्र इरादतन खोले जाते है, यह बात मेरी समझमें नहीं आती। हम आशा करें, 
इन पत्रोंकों पढ़नेसे पढनेवालोंकी ज्ञान-वृद्धि हुई होगी और उनको पत्नी-पक्तिका अर्थ भी 
मालूम हो गया होगा। मिलीके पत्नोंस उनको पूरी-पूरी शिक्षा मिल गईं होगी।' 

यदि स्मट्सका उत्तर अनुकूल न हुआ तो यहाँसे मेरी रवानगी अभी एक महीनेतक 
ओर सम्भव नहीं है। श्री मायर अब यहाँ हैं। मैंने उनसे भेंटका समय माँगा है। यदि 
जल्दी ही संसद भंग न हुई, तो अब यहाँका मौसम सार्वजनिक कार्यके लिए अनुकूल है। 

मेरा खयाल है, आपको यह नहीं लिखा है कि मैं जिन भारतीय महिलाओंसे मिल 
सकता हूँ उन सबसे मिल रहा हूँ और उनसे इंडियन ओपिनियन के सम्पादकके नाम 


१, अपने ४ सितम्बरके पत्रमें श्री पोल्कने लिखा था: “ मंसूखकी गई सभासे हमारे कार्यका हित ही हुआ 
है । इससे दान्सवालकी ओर छोगोंका ध्यान खिंचा है; कई दुल-मुर लोगेंमें उत्साह भर गया है, हमारी भूमिका 
स्पष्ट हुई है तथा श्री फीरीजशाह मेहताका मन परिवर्तित छुआ है । वे अब बड़े उत्साहसे कार्यमें लग गये हैं । 
वह समा, जिससे, ऐसी सफलता मिल्नेका विश्वात्त है, जेसी आाजतक नहीं मिली माखिरकार टाउनद्वॉल ही में तारीख 
१४ को होगी । सरकारने अज्ञानवश भूल की थी, किन्तु शेरिफने मू्तावश । सारा किस्सा ही मिथ्या अम और 
प्रमादका है । सरक्कारने अब अपनी गलरूती महसूस की है और शेरिफ की भी । इसके लिए क्षमा-याचना भी 
की है (जरा कल्पना करें !) और समाके लिए टाउन हॉल दे दिया है । 

२. श्री पोलफने इस सम्बन्ध गांधीजीको ४ सितम्बरकों लिखा था; “श्री गोखंढेने गवनरके भनमें भेरे 
सम्बन्ध जो गलतफहमी थी, उसे दूर कर दिया है गॉर्डन द्वारा ऐडवोकेट ऑफ इंडियामें झुझपर जो 
व्यक्तिगत आश्षेप किये गये हैं, उनमें आप इसकी '्वनि पायगे। यह सरासर अव्यायपूर्ण है, क्योंकि रायटरके प्रधान 
व्यवस्थापकका एक व्यक्तिगत पत्र भी में उसके नाम लाया था । मुझे मादस हुआ है कि यह (गॉडन ) बड़ा 
लफंगा है। मेरा खयाल है, एच० ए० वाड़िया इसका जवाब देंगे। में नहीं दे पकूगा |” गांधीजीने ऐडचीफेट 
को जवाब दिया था । देखिए “ पत्र: “ऐेडवोकेट ऑफ इंडिया? को ”, पृष्ठ ४१३४-३७ । 

३. देखिए पिछला शीषेक । 

४. १४ भक्‍्तूबरफों पोलकने श्सके उत्तरमें लिखा था: “ मिलीके पत्रेकि खोढे जानेके विषयमें आप हम 
दोनोंसे ज्यादा सह्दिष्णु दें । मुझे लगता है कि आपके प्रेम-पत्र लिखनेके दिन बीत चुके हैं । मुझे आपसे सहानुभूति 
है, पर मेंने मिलीकों दाम्पत्व प्रेमकी शिक्षा देनेका अधिकार अभी नहीं दिया है । 


४२८ सम्पूणे गांधी वाडसय 


गुजरातीमें ऐसे पत्र ले रहा हूँ, जो आन्दोलनको उत्तेजन देनेवाले और भारतीय नारियोंकी 
निष्ठाकी सराहना करनेवाले हों। आपने मुझे सूचित किया था कि आप भारतीय स्त्रियोंकी 
एक सभामें भाषण देनेवाले हैं। आप उनसे जितने पत्र ले सकें, ले छे। आप उनसे अंग्रेजी- 
में भी पत्र छें। अंग्रेजीमें पत्र न लेनेका कोई कारण नहीं है। में गुजराती स्त्रियोंसे गुज- 
रातीमें लिखे पत्र ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी चिन्ता यह है कि वे अपनी मातृभाषाकी उपेक्षा 
न करें। एक पत्र श्रीमती दुबेका है। वे अत्यन्त मनोहारी व्यक्तित्वकी उत्तर भारतीय 
. महिला है। वे बम्बईमें रही है, इसलिए गुजराती पढ़ और लिख सकती है। दूसरा पत्र 
श्रीमती के० सी० दिनशाका' है। वे कुछ समय डबबनमें रही है और अब अपने पतिके 
साथ यूरोपमें यात्रा कर रही है। आप श्रीमती पेटिट, श्रीमती रानडे और अन्य महिलाओंसे 
पत्र लें। कुमारी विटरबॉटम अपनी सैरसे लौट आई है। मैंने सुझाव दिया है कि अग्रेज 
तारियाँ सहानुभूतिका पत्र दें और अनाक्रामक प्रतिरोधियोंकी पीड़ित पत्नियों और पुत्रियोंके 
कष्ट-मोचनके लिए थोड़ा-थोड़ा चन्दा भी दे। में इसी प्रकारकी बात वहाँके लिए भी सुझाना 
चाहता हूँ। में रकमपर जोर नहीं देता; बल्कि इस बातपर जोर देता हैँ कि प्रत्येक सुसंस्क्ृत 
भारतीय स्त्री द्रान्सवालकी अपनी बहनोंके लिए कुछ दे, चाहे वह एक पैसा ही हो। मैं 
इसका भारतमें अधिकतम प्रचार करूँगा। कोई कारण नहीं है कि स्त्रियोंकी एक सभा भी 
क्यों न की जाये। उसमें सिर्फ प्रस्ताव पास किये जायें।' 

अनाक्रामक प्रतिरोधके सम्बन्धमें जेसे हमने जोहानिसबर्गमें पुरस्कारकी घोषणा करके 
निबन्ध लिखाये थे, वैसा ही एक निबन्ध में यहाँ और एक भारतमें लिखानेका विचार कर 
रहा हूँ। मैंने डॉ० मेहताके सम्मुख प्रस्ताव रखा था कि पुरस्कार वे दे। उन्होंने इस बारेमें 
विचार कर छिया है और वे पुरस्कार देनेके लिए रजामन्द हैं। में इसकी नियमावली बना 
लगा और उसकी एक प्रतिलिपि आपको भेजूँगा, किन्तु यह अगले सप्ताह करूँगा । इस बीच 
आप इन प्रश्नों पर विचार करें: 

१. भारतमें निर्णायक कौन-कौन हों ? 
२. पुरस्कार किसके नामसे दिया जाये ? 


१, रामकुमारी दुबेका एक पत्र ११--९-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें छपा था । 

२, खुरशेदबाई क्ेकुबाद कावसजी दिनशाका एक पत्र २३-१०-१९०५ के इंडियल ओपिनियनमें छपा था । 

३. कुमारी फ्लॉरेंस विंटरबॉय्मका एक पत्र २०-१२-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें “ सत्याग्रह्ियोंफो 
पत्नियोंकीं सन्देश ”? शीषकसे प्रकाशित हुआ था । इसके अछावा द्विर्डा मार्गरेट हाउसिनका एक पत्र ११-१०२- 
१९०९ के इंडियन ओपिनियन में इस शीपकसे छपा था: “ एक अंग्रेज झ्लीका पत्र : सत्याग्रहियोंकी पत्नियोंकि 
ताम । 

४. पोलकने उत्तरमें लिखा था “ यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप हरून्दनकी भारतीय महिलाओ 
सम्पक बनाये हुए है । में नटेसनके द्वारा श्रीमती सरोजिनी नायडूकी एक कविता पानेकी कोशिश कर रहा हूँ। 
श्रीमती रानढेकी सहयोगी महिराओंने ट्ान्सवालकी महिलाओोंके लिए सहानुभूतिका एक अस्ताव पास किया है जो 
जददी उन्हें भेज दिया जायेगा । उनमें से कुछ महिलाएँ नियत समयपर हँ० ओ० के लिए लिखकर भी भेजेंगी । 
श्रीमती पेटिट स्वयं तो बढ़ी खुशीसे पत्र भेजेंगी और में उनसे अनुरोध करूँगा कि वे दूसरी महिलाओंसे भी 
ऐप्ता करनेके लिए कहेँ। मद्दिकाओंके एक संगठन सेवा-सदनने स््ियोंकी सद्रावताके किए ५० रुपये टान्सवाल भेजे 
हैं । वे और भी चन्द्रा देगी । बम्बईमें स्लियोंकी समामें प्रस्ताव पास करना ठीक नहीं था, क्योंकि बहुत-से 
अधिकारियोंकी पत्नियाँ भी वहाँ उपस्थित थीं ।”” 


पत्र: एच० एस० एल० पोलकको ४२९ 


इस विषयमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्‍योंकि यह स्पष्ट है, यद्यपि बात आइरचर्य- 
जनक लगेगी, कि वहाँके लोग अनाक्रामक प्रतिरोधको बिलकुल नहीं समझते; और यदि 
हमें वहाँ कोई ऐसा निबन्ध लिखाना हो, जिसका कुछ भी लाभ हो सके तो उसमें भारतमें 
सार्वजनिक आन्दोलनोंपर अनाक्रामक प्रतिरोधके प्रभावोंपर पूरी गवेषणा होनी चाहिए। आप 
इस सम्बन्धमें प्रो० गोखछे और अन्य लोगोंसे बातचीत कर सकते है। पुरस्कारकी रकम 
५० पॉौंड यहाँ और ५० पौंड वहाँ हो सकती है, ताकि हम दोनों देशोंमें अच्छे लेखकोंकों 
आकर्षित कर सकें। में श्री मायर, डॉ० क्लिफरड और अन्य लोगोंसे सलाह करनेवाला हूँ। 
यदि यहाँ सार्वजनिक रूपसे कोई कार्रवाई करनी हो तो इस पुरस्कार-निबन्धसे ट्रान्सवालके 
मामलेका व्यापक विज्ञापन हो जायेगा।' 

नेटालके मित्रोंमेंसे श्री एच० एम० बदात पेरिस चले गये हैं। उनका अन्तिम लक्ष्य 
पक्का है। 

मेरा खयाल है, श्री उमर और ईसा हाजी सुमार अभी आपके साथ ही है। 

मुझे सूरतकी सभाके सम्बन्धमें आपका तार मिला। में समझता हूँ कि दूसरी सभाएँ 
भी अच्छी रही होंगी, और आपके सब प्रस्ताव भारतके वाइसरायको भेजे जा रहे होगे। 

डॉ० मेहता यहाँ है और कुछ दिन रहेंगे। वे रविवारकों पेरिस;के लिए और पहली 
तारीखको मार्सेलीजसे रंगूनके लिए रवाना होंगे। वे २३ अक्तूबरको रंगून पहुँचेंगे। आप जहाँ 
भी हों, मेरा खयाल है, आप डॉ० मेहतासे पत्र-व्यवहार करके रंगून हो आयें तो ज्यादा 
अच्छा रहेगा। डॉ० मेहता आपका पत्र मिलनेसे पहले आपको न लिख सकेंगे; क्योंकि 
उनको आपका पता नहीं मालूम होगा। उनका खयारू है कि आपके रंगूत जानेका विचार 
अच्छा रहेगा। वहाँ एक सभा की जा सकती है। किन्तु जो भी हो, मेरी चिन्ता यह है 
कि आप दोनों एक-दूसरेसे मिल लें। यदि श्री उमर आपके साथ जाये तो यह और भी 
अच्छा होगा। वहाँ कई मेमन और सूरती देशभक्त हैं। हमारे मित्र मदनजीत' तो वहाँ 
मिलेंगे ही, आप वहाँ संसारकी सबसे ज्यादा स्वतन्त्र नारियोंकों भी देख सकेंगे। कलकत्तासे 
तीन दिन और मद्राससे चार दिन छगते हैं; इसलिए आप जहाँ भी हों वहाँसे रंगून जा 
सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आप रंगूनमें एक सप्ताहसे अधिक लगा सकते हैं। किन्तु 
यदि आपके पास समय कम रहे, तो कम समय दे सकते हैँं। डॉ० मेहताका पता यह है: 
१४, मुगल स्ट्रीट, रंगून । 


१, पोलक इस विषयमें गोखलेते सलाह करना चाहते थे । वह यह भी जानना चाहते थे कि प्रोफेसर 
भाण्डारकर निर्णायक बनना स्वीकार करेंगे या नहीं । 

२. मदनजीत व्यावहारिक; दक्षिण आक्रिकामें गाँधीके एक साथी; १८९८ में गांधीजीकी सलाहपर डबनमें 
इब्टरनेशनल प्रिटिंग प्रेस खोला, और उन्हींकी सहावतासे १६०३ में इंडियन ओपिनियन शुरू किया, १९०४ से 
जिसका संचालन गांधीजी करने कगे; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २७७ । 

३. पोलकने उत्तर दिया: “में भी संततारफों सबसे ज्यादा स्वतंत्र नारियोंकी देखनेकी प्रतीक्षा कर रह्दा हूँ । 
फिर मैं मिलीसे उनके बारेमें बातचीत करूँगा, जेसी कल गडयारमें छेडबीटरके साथ मैने थोड़ी-सी की थी । यहाँसे 
जानेसे पहके में मलाबार भी जानेकी कोशिश करूँगा, ताकि नेयर जातिकी स्लियोंकों देख सकू जो मुझे बतावा 
गया है, एक पतिका परित्याग कर दूसरेका वरण करती हैं। और आप छोग णो एकके बाद दूसरा विवाद्द करनेवाके 
है, उन्हें भी मात कर देती हैं। मुझे तो लगता है कि वे ठीक दी करती हैं! ?” 


४३० सम्पूण गांधी वाडमय 


श्री ठाकरका सुझाव है कि हम इतने गरीब हैं कि हमें लन्दनकी चिट्ठीके' लिए 
दी जानेवाली एक गिन्‍नीकी बचत करनी चाहिए और कमसे-कम फिलहाल उसे बन्द कर 
देना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है और में उनसे सहमत हूँ। फिर, यह देखते हुए कि 
आजकल अखबारका उपयोग मुख्यतः: अनाक्रामक प्रतिरोधके लिए किया जा रहा है, क्‍या इस 
चिट॒ठीको बन्द करनेमें बुद्धिकत्ता न होगी ? कृपया मुझे अपनी सम्मति वापसी डाकसे दें। 

गत सप्ताह फीनिक्ससे वेस्ट और कुमारी वेस्टके सम्बन्धमें खबर बहुत आइ्वासनप्रद 
सिली है। दोनों बिलकुल खतरेसे बाहर हैं। 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०९१) से । 


२७८, लन्‍्दत 


[सितम्बर २५, १९०९ के पूर्व | 
नेटालका शिष्टमण्डल 
इस शिष्टमण्डलकी गतिविधिके सम्बन्धमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है। चिट्ठी-पत्नी 
चल रही है। न्यायमूति अमीर अलीसे भेट हुई है। वे महानुभाव गिरमिटियोंका आना 
बन्द करनेको बहुत महत्त्व देते है। उन्होंने पूरी-पूरी सहायता देनेका वादा किया है। डॉ० 
गार्नेंट नामके एक पादरी हैं; वे भी [ प्रतिनिधियोंसे | मिलते रहते हैं। 
श्री बदात इस सप्ताह पेरिस चले गये हैं। यह तय हुआ है कि वे वहाँसे इस्तम्बूल, 
इस्तम्बूलसे जद्दा और जदहासे मक्का शरीफ जायेंगे। 


भारतीयकी प्रतिभा 
यहाँके डेली न्‍्यूज़' अखबारमें खबर है कि एक पारसी सज्जनने ऐसी खोजकी है. 
जिससे जाली दस्तखत वगरहकी गुंजाइश बहुत कम की जा सकती है। डेली न्यूज़ के 
संवाददाताने आगे लिखा है कि इस खोजकी सार्वजनिक परीक्षा कुछ दिलनोंमें की जायेगी। 


जंजीवबारके मारतीय 
जंजीबारमें भारतीयोंको जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनके सम्बन्धर्में वहाँ एक सार्वजनिक 
सभा की गई थी। उसके बाद यहाँ तार आये। एक तार सर हेनरी कॉटनके नाम आया 
है। वह इंडिया में छपा है। उसके सम्बन्धर्में लोकसभामें प्रश्न भी पूछा गया था। उत्तरमें 
यह कहा गया कि जब तारमें उल्लिखित अर्जी आयेगी तब छॉर्ड क्रू जाँच करेंगे। मुझे 
आशा है कि जंजीबारके भारतीय संघने आवेदनपत्र भेज दिया होगा। अगर न' भेजा हो 
तो उसको समयपर भेज देना चाहिए। 


१. इंडियन ओपिलियनमें ऑब्ज़वैरकी लन्‍्दनसे भेजी हुई चिट्टी छपती थी । 

२. पोल्कने उत्तर दिया: “ मुझे लन्दनकी चिट्ठी बन्द करनेका विचार ठीक नहीं जचता अखबारमें अनाक्रागक 
प्रतिरोधकी एक दी तो यद्द बात है जो बाहरी संतारसे इमारा सम्पयकी बनाये हुए है । पर आप जेसा चाहें, करें। 
आप वहीं भोजूद हैं और कुमारी स्मिथसे सलाह कर सकते हैं ।” 


२८०. तार; ब्रिटिश भारतीय संघको 


| लन्दन | 
सितम्बर २७, १९०९ 
बिआस, 
जोहानिसबर्गं 


हाजी हबीबको तार मिला है कि तुरन्त लौटों। उनके लोगोंसे पूरी पूछताछ 
कर उत्तर दें। 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकलछ (एस० एन० ५०९८) से। 


२८१. पतन्र; अमीर अलीको 


[ लन्दन | 
सितम्बर २७, १९०९ 
प्रिय श्री अमीर अली, 


आपके पत्रके'! लिए धन्यवाद। आपने जिस पत्रका मसविदा भेजा है, उसकी मैंने एक 
साफ नकल तैयार कर ली है। इसपर आज दस्तखत हो जायेंगे। श्री आंगलिया इसे लेकर 
आपके द्वारा दिये गये समयपर कल आपसे मिलेगे। 

उपमन्‍्त्रीको जो पत्र' भेजा गया है उसमें उल्लिखित मामलेके तथ्य संक्षेपमें ये हैं: 

नेटालकी राजधानी पीटरमैरित्सबग्गमें मसजिदके लिए एक मौलवीकी जरूरत थी । मौलवीको 
मसजिदके मदरसेमें मुर्दारसका काम भी करना था। पुराना मौलवी जानेवाला था। उसकी 
जगह ये नथे मौलवी आनेवाले थे। नेठालके कानूनके अनुसार जो व्यक्ति उपनिवेशमें आना 
चाहता है उसे कोई एक' यूरोपीय भाषा आनी चाहिए। लेकिन इस मौलवीको कोई यूरोपीय 
भाषा नहीं आती थी; इसलिए मसजिदकी जमातने अर्जी दी कि सरकार मौलवीको प्रवासीका 
यानी स्थायी निवासीका हक न दे बल्कि उसे ऐसा प्रमाणपत्र दे दे जिसके अनुसार वह 
उपनिवेशमें तीन साल रह सके। अर्ज॑दारोंने यह जमानत देनेका वादा किया कि मौलवी 
जबतक रहेगा, कोई व्यापार न करेगा और मीयाद खत्म होते ही नेटालसे चला जायेगा। 
बहुत इन्तजारके बाद सरकारने उत्तर दिया कि यह अनुमति दे दी जायेगी, लेकिन इस 


१, २६ सितम्बरके इस पत्रमें लिखा था: “मप्तविदोंके लिए पन्यवाद । उपनिवेश-जपमन्त्रीकी लिखे पत्रमें 
जिप्त मामछेका आपने उद्केख किग्रा है, उसका पूरा विवरण वापसी डाकसे भेजनेको कृपा करें । . . . अगर 
शो आगलिया मंगलवारको दोपहरके साढ़े तीन बजे रिफॉर्म क्लब आ जायें तो मुझे उनसे मिलकर प्रसन्नता होगी। 
में एक मसविदा वापस कर रहा हैं। इसे टाइप करवा क्षर प्रतिनिषियोंतते हस्ताक्षर करवायें और क्ृपापूवेक मुझे 
भेज व | 73 

२. देखिए “पत्र: उपनिवेश-उपमन्त्रीकों ”, पृष्ठ ४२४-२५ । 


पत्र: मणिकाल गांधीको ४३३ 


शतंपर कि प्रमाणपत्र हर तीसरे महीने वदरूवा छिया जाये और उसपर हर बार एक पौंडका 
स्टाम्प लगाया जाये। 

श्री ऑगलिया आपको यह पत्र दिखा देंगे। आप इसके भीतरी अर्थको देखें तो मालूम 
हो जायेगा कि यह कितना अपमानजनक है। मेरी राय यह है कि एक आत्माभिमानी 
जातिके नाते हम इन सनन्‍्तापजनक झर्तोकों मंजूर नहीं कर सकते। मेरी राय यह भी है 
कि हर तीसरे महीने प्रमाणपत्र बदछवानेकी और उसपर एक पॉंडका स्टाम्प छगानेकी शर्तें 
बेहयाईके साथ छूटाा ही है। 

आपका, आदि, 
टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०९६) से। 


२८२. पन्र: मणिलाल गांधीकों 


| लन्दन | 
सितम्बर २७, १९०९ 
चि० मणिलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। 

/ तुम्हें क्या करना है ? --इस सवालसे तुम घबरा गये। अगर इसका उत्तर तुम्हारी 
ओरसे मैं दूं तो यह कहूँगा कि तुम्हें अपना कतेंव्य पूरा करना है। तुम्हारा वर्तमान कतेव्य 
माता-पिताकी सेवा करना, जितना हो सके उतना अध्ययन करना और खेती करना है। 
तुम्हें भविष्यकी चिन्ता नहीं करनी है। उसकी चिन्ता तुम्हारे माता-पिताकों है। जब वे न रहेंगे 
तब तुम उसकी चिन्ता करना। इतना तो निद्चित मान लेना चाहिए कि तुम्हें बेरिस्टर या 
डॉक्टरका धन्धा नहीं करता है। हम गरीब हैं और गरीब रहना चाहते है। पैसेकी आवश्यकता 
केवल भरण-पोषणके लिए होती है। और जो मेहनत करते हैं भरण-पोषण उनको मिल ही 
जाता है। फीनिक्सकों उठाना हमारा काम है, क्योंकि उसके द्वारा हम' अपनी आत्माकों खोज 
सकते हैं और देशकी सेवा कर सकते हैं। इतना पक्‍की तरह मान लेना कि मैं तुम्हारी चिन्ता 
सदा करता रहता हँ। मनुष्यका वास्तविक कर्तव्य यही है कि बह अपना चरित्र बनाये। 
कमानेके लिए ही कुछ खास सीखना जरूरी हो, सो बात नहीं है। जो व्यक्ति कभी नीतिका 
मार्ग नहीं छोड़ता वह कभी भूखों नहीं मरता, और ऐसा अवसर आ जाये तो भयभीत नहीं 
होता | तुम निदिचन्त रहकर वहाँ जो अध्ययन करते बनते, करते रहना। यह लिखते हुए तुमसे 
मिलने और तुम्हें हृदयसे लगा लेनेका जी होता है। और वैसा हो नहीं सकता, इसलिए 
आँखोंमें पानी भर-भर आता है। भरोसा रखो, बापू कभी तुम्हारे प्रति निर्देयता नहीं 
बरतेगा। मैं जो-कुछ करता हूँ, तुम्हारे लिए हितकर समझकर ही करता हैँ। तुम यह मान 
लो कि तुम भठकोगे नहीं, क्योंकि तुम दूसरे छोगोंकी सेवा कर रहे हो । 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ९०) से। 
सौजन्य : सुशीछाबेन गांधी । 
९-२८ 


२८३. पत्र: एडवोकेट ऑफ़ इंडिया को' 


[ लन्दन | 
सितम्बर २८, १९०९ 


सेवामें 
सम्पादक 
/एंडबोकेट ऑफ़ इंडिया, ' 


[ बम्बई | 


महोदय, 

आपने श्री जहाँगीर बोमनजी पेटिटके पत्रपर अप इसी ९ तारीखकेन अंकमें जो पाद- 
टिप्पणी दी है और उसमें अन्य बातोंके साथ श्री हेनरी एस० एल० पोलकको वेतनभोगी 
एजेंट कहनेपर जो खेद प्रकट किया है, उससे मुझे आपको यह पत्र लिखनेकी प्रेरणा 
मिली है। 

आपने कहा है, “हमने श्री पोलकका उल्लेख वेतनभोगी एजेंटके रूपमें किया और कहा 
है कि उसके कारण उनके सम्बन्धमें हमारा खयाल बुरा नहीं होता। किन्तु यदि वे महानु- 
भाव यह समझते हों कि इससे उनकी प्रतिष्ठापर आँच आती है और वे हमें विश्वास 
दिला सकते हों कि हमारी बात गलत है, तो हम उनसे क्षमा माँगनेके लिए तैयार हैं।” 
में आशा करता हूँ, निम्न विवरणसे आपको विश्वास हो जायेगा कि आपकी बात गरूत 
है और आप ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंसे, जिनका प्रतिनिधित्व श्री पोलक करते हैं 
क्षमा माँगेंगे; क्योंकि श्री पोलकको क्षमा-याचनाकी अपेक्षा नहीं है। यदि कोई बुराई हुई 
है तो उनके साथ हुई है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। 


आप कहते हैं कि यदि वे वेतनभोगी' एजेंट हों तो भी उनके सम्बन्धर्में आपका खयाल 
बुरा नहीं होता। फिर भी आपके अग्रलेखकी, जिसे मैंने कई बार पढ़ा है, ध्वनि ऐसी है 


१, स्पष्ट है कि यह पत्र एडवोकेट ऑफ़ इंडियामें अ्रकाशित नहीं किया गया था । छेक्षिन श्री जे० 
बी० पेटिथ्ने इसे ७-११-१९०९ के गुजरातीमें 'ऐडवोफेट ऑफ़ इंडिया ओर श्री पोलक ” शीर्षफते छपवा 
दिया था । उसके साथ यह परिचियात्मक पत्र भी छप्ा था: “आपको याद होगा कि कुछ इफ्ते पहले 
एडवोकेट ऑफ़ इंडियाने श्री पोलककोी लगभग “वेतनभोगी एजेंट” कद्दा था, और इस तरह, वे यहाँ हमारे 
शुन्सवालके पीड़ित भाश्योंकी भोरसे जो काम कर रहे हैं, उसके महत्वकों धटनेकी कोशिश की थी। श्री पोलकने 
इसपर आपत्ति की तो सम्पादकने आभे मनसे अपने कथनकी वापस लिया, छेकिन अपने आरोपको पूरी तरह वापस 
लेनेकी शालीनता या उदारता नहीं दिखाई । जब इस भशोभनीय भाक्षेपक्की भोर श्री गांवीका ध्यान गया तब 
उन्होंने २८ सितम्बरकी सम्पादककों यह पत्र लिखा । इस पत्रों बम्बई आये लगभग पन्द्रह दिन हो चुके हैं; 
लेकिन यह अभीतक प्रकाशित नहों किया गया है। क्या आप कपा करके इस पत्रकों अपने स्तम्भोमें छाप 
देंगे! आपके सदयोगीने इस पत्रकी न छापकर इस मामढेमें, जो बहुत नहीं है, अपने शेष व्यवह्वारके अनुरूप 
ही काय किया है |” 


पत्र : एडवोकेट ऑफ़ इंडिया? को ४३०८ 


बी 


कि उससे श्री पोछकके प्रयत्नोंका मूल्य निःसन्देह बहुत कम हो जाता है। में उनको व्यक्ति- 
गत रूपसे जानता हूँ; वे मेरे प्रिय मित्र और भाई हैं। वे इस आन्दोलनमें सम्मिलित हुए, 
उन्होंने गरीबीका ब्रत लिया और जोहानिसबर्गके एक साप्ताहिक पत्रके सहायक सम्पादकका 
पद छोड़ दिया। यदि वे सांसारिक सम्पदाओंके अभिलाषी होते तो उनके लिए वह नौकरी 
अन्ततः महत्त्वपृ्णं सिद्ध हो सकती थी। चार वर्षसे अधिक समय तक उन्होंने ब्रिटिश भारतीय 
समाजके कोषमें से एक पैसा भी नहीं लिया, क्योंकि उन्हे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। 
इस पूरे समय वे इस समाजका काम करते रहे। 

द्रान्सवालके संघर्षसे श्री पोलक, बहुत-से भारतीयोंकी भाँति ही, अपनी आजीविका उपार्जित 
करनेके साधनोंसे या, यों कहें कि, अवसरसे भी वंचित हो गये । तबसे श्री पोलकने सम्मिलित 
कोषमें से रोटी जुटाने-भरकों पैसा लिया है, हालाँकि उन्होंने अपना एक-एक मिनट संघर्षमें 
ही लगाया है। यदि में उनको कुछ भी जानता हूँ, तो में यह कह सकता हैँ कि अगर समाजके 
पास अपने कार्यकर्ताओंको भोजन देने योग्य पर्याप्त पैसा न निकले तो भी श्री पोलक अपने 
काममें लगे रहेंगे और जरूरी होगा तो जिन छोगोंके पक्षमें वे बहुत-से दूसरे लोगोंके साथ-साथ 
वकालत कर रहे है, उनके लिए न्याय प्राप्त करनेके प्रयत्नमें वे अपना जीवन भी दे देंगे। 

आप या बम्बईके लोग नहीं जानते कि श्री' पोलकने अपने विवाहके प्रारम्भिक दिनोसे ही 
अपना बहुत कम समय अपनी पत्नीकों दिया है और उनकी पत्नीने भी रूगभग अनिश्चित 
रूपसे लम्बे वियोगकों इसलिए खुशीसे सहा है कि उनके पति स्वेच्छासे ग्रहण किये हुए अपने 
कर्तग्यकी' ज्यादा अच्छी तरह निभा सकें। 

मेरा अनुमान है कि “ वेतनभोगी एजेंट ” छाब्दोंका अर्थ ऐसा प्रतिनिधि जो अपने 
कामका पर्याप्त मूल्य ले लेता है, और यद्यपि अक्सर ऐसा होता है कि वह अपना काम काफी 
अच्छी तरह करता है, किन्तु फिर भी काम वह उस पैसेके लिए करता है, जो उसे 
मिलता है, न कि इसलिए अमुक काम उसको प्यारा होता है। एक पुत्र संयकत परिवारमें 
पुत्रका अपना कर्तव्य निभाता है, इसमें वह खूब मरता-खपता है। उसको कपड़ा और खाना 
परिवारके कोषमें से ही मिलता है। तब यदि हम उस सुपुत्रकों वेतन-भोगी एजेंट कह सकें 
तो श्री पोलक भी निसस्‍्सन्देह वेतव-भोगी एजेंट कहे जा सकते है, अन्यथा नहीं | 

मैंने जो तथ्य आपके सामने रखे हैं, यदि उनको जाननेके बाद भी आप श्री पोछकको 
बेतनभोगी एजेंट समझेंगे तो मुझे भय है कि उनके साथी प्रतिनिधि भी अवश्य ही 
'बेतनभोगी एजेंट” माने जायेंगे; क्योंकि अगर उन्हें रवाना होनेसे पहले जनरल स्मट्सने 
गिरफ्तार न कर लिया होता तो वे भी श्री पोलकके साथ ही रहते और उनका मार्भ-व्यय 
और होठलका व्यय भी भारतीय समाज ही देता। 

मुझे विश्वास है कि न्‍्यायकी खातिर आप कृपा करके इस पत्रकों स्थान देंगे। 


आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०९९) से। 


२८४. पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवकों 


| लन्दन | 
सितम्बर २९, १९०९ 


महौदय, 
श्री पोलकने कट्रसे! तार भेजा है कि कठ्रमें इसी २३ तारीखको एक सार्वजनिक 
सभा हुई थी। सभाके अध्यक्षनें अधिकारियोंकों यह तार दिया है: 
कठर, खोलवाड़' और घेला क्षेत्रोंके निवासियोंकी सार्वजनिक सभा; द्रान्सवाल सरकार 
द्वारा देशभाइयोंके उत्पीड़नपर तीज विरोध प्रकट करती है; साम्राज्य-सरकारसे 
जोरदार अनुरोध करती है कि वे तुरन्त समस्याका हुल खोजें, कष्टोंका जारी रहना 
सेकें, प्रजातीय अपमानकों सिदायें। 
श्री पोलकने तारसे यह खबर भी दी है कि अहमदाबाद और सूरतमें जोरदार सभाएँ हुईं । 
इनमें साम्राज्य सरकारसे राहत दिलानेका अनुरोध करते हुए दो प्रस्ताव पास किये गये। 
अगर आप कृपा करके इस पत्रकों छॉड महोदयके ध्यानमें छा देंगे तो में आभारी होऊँगा। 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफ़िस रेकर्डस : २९१/१४२। 
२८५. पन्न: एच० एस० एल० पोलकको 
[ लन्दन ] 


सितम्बर २९, १९०९ 

प्रिय. हेनरी, 
डॉ० मेहताने मणिलालको जो छात्रवृत्ति देनेका प्रस्ताव किया था, उसके बारेमें आखिर 
मैंने फैसछा कर लिया है। मेरा खयाल है, उस छात्रवृत्तिके सम्बन्ध्में कुछ कि समय पहले 
मैने आपको लिखा था। तब मैंने लिखा था कि मैने डॉ० भेहतासे कहा है वे मुझे इस 
छात्रवृत्तिका उपयोग अपने चुनें हुए किसी दूसरे फीनिक्सवासी छात्रके लिए भी करनेकी 
इजाजत दे दें। उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि उन्होंने 
जब छात्रवुत्तिका प्रस्ताव किया था, तब सिर्फ इसलिए किया था कि उन्हें लगा था, वे कमसे- 
कम मेरे एक पुत्रकी शिक्षाका दायित्व उठा लें। लेकिन आज वे आपके और मेरे समान 


१, २ और ३. ये गाँव बढ़ौदाकी भूतपूव रियासतमें थे । अब ये गुजरातके यूरत जिडेमें भाते हैं। पेलाकी 
जगह घालन होना चाहिए । 


पत्र: एच० एस० एल० पोलकको ४३७ 


ही अनाक्रामक प्रतिरोधी है और मुझसे पूर्णतः: सहमत है कि उन्हें किसी दूसरे फीनिक्सवासी 
छात्रको पढ़ानेका खर्च देना चाहिए। 


मैंने छगनलालकों पढ़ानेका निश्चय किया है, और इस सप्ताह जानेवाली डाकसे उसको 
पत्र भी लिख दिया है। मैंने उसे गत सप्ताह एक पत्रमें' अपने सुझाव लिखे थे, लेकिन वह 
पत्र फीनिक्सकों भेजा गया था। मुझे इसका पता पीछे चला कि वह तो १५ तारीखको 
भारतको रवाना होनेवाला था। इसलिए वह शायद यह पत्र मिलने तक आपके पास पहुँच 
जायेगा जिन बातोंकों सोचकर मैंने तीचेके निष्कर्ष निकाले है उनकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। 
वह वहाँ आपके साथ कुछ समय रह ले; उसके बाद लन्दन आ जाये। कहना चाहिए कि वह 
ज्यादासे-ज्यादा मार्चके अन्ततक यहाँ पहुँच जाये । वह किसी एक बैरिस्टरीके स्कूल (इन्स' ऑफ़ 
कोट) में दाखिल हो जाये। वह बस्तुतः बैरिस्टर बने या न बने, यह प्रश्न पीछे तय किया 
जायेगा (सम्भावना यह है कि उस समय तक हम ही उसे बैरिस्टर बनाना न चाहेंगे)। वह 
कानून पढ़नेके साथ-साथ यहाँकी किसी संस्थामें अंग्रेजीके वर्गमें दाखिल हो जाये। जहाजमें 
बैठनेसे पहले वह गरीबीसे रहने की निश्चित और विधिवत्‌ शपथ ले। वह यह प्रतिज्ञा 
भी करे कि वह यहाँ जो-कुछ पढ़ेगा उसका उपयोग आजीविका उपाजित करनेके लिए न 
करेगा । आजीविका उसे सदा फीनिक्ससे मिलेगी और वह अपना जीवन फीनिक्सके आद्शोकी 
प्राप्तिकि लिए अपित कर देगा। वह किसी निरामिष-भोजी परिवारमें रहे (लन्दनमें और 
आसपास जो भी निरामिष-भोजी परिवार हैं में उन सबकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ)। 
यदि आवश्यक हो तो वह किसी उपनगरमें घर लेकर रहे और वहाँ अपना खाना खुद बनाये 
और अपना हर काम खुद करे। सालके अन्तमें उसे अपने ऊपर भरोसा हो जाये तो हम 
फीनिक्ससे लन्दनमें शिक्षण लेनेके लिए एक बारमें एक या अधिक छात्रोंकों भेजें। ये छात्र 
उसके साथ उस घरमें रह सकेंगे। चूँकि वह मित्रों और परिचितोंका एक अच्छा समुदाय बना लेगा, 
इसलिए उसके साथ रहनेवाले छात्रोंकों अंग्रेज परिवारोंमें रहे बिना ही अंग्रेजोंके सहवासके सब 
लाभ मिल सकेंगे। फिर, छगतलालके साथ रहनेकी अपेक्षा अंग्रेज परिवारोंमें रहनेका खर्चे भी 
अवश्य ही ज्यादा आयेगा। साथ ही, अगर वांछतीय समझा जाये तो वे केवल कुछ समय 
किसी परिवारमें भी रह सकते हैं। छगनलाल वहाँ रहकर प्रत्येक भारतीय छाव्रसे सम्पर्क 
स्थापित कर छे। वस्तुतः वह उनका ध्यान बलातू खींचे और धीरे-धीरे उनका अनुग्नह प्राप्त 
करनेके बाद अपने जीवन हारा और बातचीत द्वारा फीनिक्सके आदर्शोको उनके सम्मुख रखे। 
उसके यहाँ रहनेसे हम सप्ताह-प्रति-सप्ताह संघर्षकी प्रगतिकी सही जानकारी दे सकेंगे और 
वह कुछ हद तक रिचके जानेसे होनेवाली कमीकी पूर्ति करेगा। मुझे यहाँ ऐसा कोई दिखाई 
नहीं देता जो रिचका स्थान ले सके। किन्तु कुछ लोग, जो एड छगाये बिना कुछ नहीं कर 
सकते, छगनलाल-जैसे व्यक्तिकों खुशीसे सहायता ढदेंगे। यदि हम छगनलालको बैरिस्टर बनानेके 
लिए बँध न जायें तो उसको हलब्दनमें पूरे तीन वर्ष रुकनेकी भी जरूरत नहीं है। यदि 
स्थितिका तकाजा हो तो वह कुछ दिनोंके छिए लन्दन छोड़ भी सकता है। 


डॉ० भेहतासे कोई नियत छात्रवृत्ति नहीं लेनी है; वे छगनलालके रहनेका सारा खर्चे 
भर देंगे। छगनकाल अपनेतई स्वभावतः अपने-आपको उस पेसेका न्यासी (ट्रस्टी) समझेंगा 


१ और २, ये पत्र उपलब्ध नहीं हैं । 


४३८ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 
जो उसे दिया जायेगा, और लगभग पूरी सादगीका जीवन बितायेगा;। इसलिए खर्च 
केमसे-कम होगा । 

मैंने ये सब बातें छगमनलकालके सामने रख दी हैं। कृपया उसे यह पत्र भी दिखा दें। 
यदि उसको मेरे दिये हुए सब सुझाव स्वीकार हों तो यह तय करना बहुत-कुछ उसका 
और कुछ-कुछ आपका भी काम है कि वह यहाँ मार्चमें आये या उससे पहले। वह कुछ समय 
आपके पास रहे, लोगोंके सम्पर्केमें आये, उनको जाने और प्रइनको कुछ ज्यादा अच्छी तरह 
समझ ले तो बेहतर होगा। उसको अपने साथ काफी गुजराती पुस्तकें, कुछ संस्क्ृत पुस्तकें, 
एक उर्दूका कायदा और कुछ अंग्रेजी पुस्तकें लानी चाहिए, जो शायद यहाँ न मिलें, या मिलें 
भी तो बहुत महँगी मिलें। उसको पुस्तकोंके सम्बन्धर्में कमी करनेकी आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि वे पुस्तकें यहाँ दूसरे छात्रोंके लिए उपयोगी होंगी। पुस्तकोंके चुनावके सम्बन्धर्में आप 
डॉ० मेहतासे भी सलाह कर हें। मैं चाहेगा कि छगनलाल डॉ० मेहताके पुत्रको, हुसेनको' और 
लल्दनमें रहनेवाले दूसरे गुजरातियोंकों गुजराती भी सिखाये। 

ऊपर बताई गई बातोंपर फीनिक्सके लोगोंसे मंजूरी तो लेनी ही होगी। 

हृदयसे आपका, 


ठाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकरू (एस० एन० ५१००) से। 


२८६. पत्र: छॉर्ड मॉलके निजी सचिबको 


[ लन्दन | 
सितम्बर ३०, १९०९ 
महोदय, 
में इसके साथ लॉडे मॉलेंकी जानकारीके लिए उस पत्रकी' नकल भेज रहा हूँ जो मैंने 
लॉ क्र के निजी सचिवकों लिखा है। 


६5% 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


इंडिया ऑफ़िस रेकर्डस : ३८१५/०९; और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो- 
नकरू (एस० एन० ५१०३) से | 


१, दाउद मुहम्मदका लड़का । 
२, देखिए “पत्र; लॉड क्र के निजी सचिवकों”, पृष्ठ ४३६ । 


२८७. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको' 


[ लन्दन | 
सितम्बर, ३०, १९०९ 
प्रिय हेनरी, 


मैने आपको छगनलालके सम्बन्धमें अलग पत्र लिखा है। मैं नहीं जानता कि आप किसकी 
सराहना करते हैं -- जो धीरज दिखा सकता है उसकी, या जो धीरज नहीं दिखा सकता 
उसकी। पत्रमें जो वाक्य है उसके दोनों अर्थ निकलते है।' माँड और रिच उसका एक अर्थ 
लगाते है और [मै| दूसरा। 

मुझे अहमदाबाद, कठ्र और सूरतकी सभाओंके सम्बन्धर्में आपका तार मिल गया। उन 
सबका असर होगा। 

में ' एडवोकेट ऑफ़ इंडिया के लेखोंको' बहुत कीमती समझता हूँ। ओछे लोग भी 
हमारी असाधारण सेवा कर जाते हैं। . . . गॉडेनने जो-कुछ लिखा है, उसीको ले लें। 
उसने लिखा है कि इस मामलेमें आपका [ निहित | स्वार्थ है। यह कथन अनुचित कदापि नहीं 
है। उसने वहाँ एक स्थायी समिति बनानेकी पूर्ण आवश्यकता सिद्ध कर दी है, जिसमें 
रिच-जैसा कोई व्यक्ति दिन-रात काम करता रहे और मामला ठंडा नहीं पड़ने दे। मुझे 
आशा है कि आप ऐसा व्यक्ति खोजनेमे सफल होंगें। क्या आपने गुजराती ' के श्री एन० 
बी० गोखलेसे भेंट की है? मैं यह कहना नहीं चाहता कि वे ऐसे व्यक्ति हैं। मुझे कोई ऐसा 
व्यक्ति याद नहीं आता। वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, जिसे अपने कामसे प्रेम हो, जिसके 
पास दूसरे बहुत-से काम न हों और, साथ ही, जिसे इतनी फुरसत भी हो कि वह लगभग पूरा 
ध्यान दक्षिण आफ़रिकी प्रदनपर लगा सके। 

मैं आपके इस विचारसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आप वेतन नहीं, अपने काममें होने- 
वाला खर्च ले रहे हैं। यदि केवल यही अन्तर होता तो में गॉडंनकी इस बातसे सहमत हो 
जाता कि यह अन्तर सृक्ष्म है। आप देखेंगे कि मैंने 'एंडवोकेट ' को लिखे अपने पन्नमें, जिसकी 
प्रति्तिपि मैं साथ भेज रहा हूँ,' इसका किस प्रकार विवेचन किया है। मेरी सम्मतिमें फर्क 


१, यह पत्र कहीं-कहीं कफ और भरपष्ट है। जहाँ सम्भव हुआ है वहाँ गांधीजनीको लिखे पोलकके 
पत्रोंके संदर्मोके आधारपर अनुमानसे चौकोर फोषकोंमें शब्द दे दिये गये हैं । 

२, यह पोलकके १० सितम्बरके पत्रके सम्बन्धमें है जिसमें उन्होंने लिखा है; “ आपका धीरज प्रशंसनीय 
है । मुझे आपसे ईर्ष्या होती है । मुझे गीताके निष्काम कमयोगके उपदेशकी अच्छाई अधिकाधिक दिखाई देती 
जाती है | लेकिन मुझे यह भी दिखता जाता है कि इसपर अमर करना कितना कठिन है । और उस मनुष्यकी 
में प्रशंधा करता हैँ जो इसपर अमल कर सकता है |?” पत्र पोल्ककी लिखावटमें हे और श्समें अन्तमें सम्बोधनका 
चिह्न अंग्रेजीके “केन” (सकता है) शब्दसे मिल गया है, श्सलिएण “नहीं कर सकता है” अर्थ भी देता है । 

३, यहाँ एक शब्द गायब हे । 

४. गुजरातीके अंग्रेजी विभागके सम्पादक । 

५, देखिए “ पत्र : ऐंडवीकेट ऑफ़ इंडियाकी ”, पृष्ठ ४३२४-३५ । 


४४० सम्पूणे गांधी वाइमय 


बुनियादी है। मुख्य अन्तर देनेके तरीकेका है। बाहरी दुनियाकों इस बातसे कोई सरोकार 
नहीं कि यह काममें होनेवाला ख्े कहा जा सकता है या वेतन। वह तो हर अदायगीकों 
सन्देहसे देखेगी, वह तो काम-मात्रकों शंकाल दुष्टिसे देखेगी और यह बात मानेगी ही नहीं कि 
लोग निस्स्वार्थ भावसे या किसी बड़े मुआवजेके बिना भी काम करते हैं। बम्बईमें हरएक व्यवितने 
[ सम्पादक | के [ विचारों | को उचित तिरस्कार-भावसे देखा है और आपने भी शायद वेसा 
ही किया होगा। डॉ० मेहताने आपका [पत्र | देखा है। उन्होंने मुझे गुजरातीमें पत्र लिखा 


३५ 


है, जिसका अनुवाद मैं आपके लिए कर रहा हूँ: 
उन (अर्थात्‌ आप) पर “एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखका प्रभाव पड़ा है, 
लेकिन वह इतना तिरस्कारके योग्य है कि उसपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। 
स्वार्थभय हेतु न होनेपर स्वार्थमय हेतु होनेका आरोप किया जाये तो उसको मनपर 
लेनेकी कोई बात ही नहीं है। जो अपने कतंव्यका पालन कर रहा हो वह अनुचित 
आलोचनासे उत्तेजित क्‍यों हो? इसके विपरीत उसे जानना चाहिए कि इस अनुचित 
आलोचनाका कारण आलोचकका अज्ञान है। अगर किसी लोकसेवकके पास धन न हो 
तो उसके उचित भरण-पोषणका ध्यान रखना उनका कतंव्य होता है जिनके पास धन 
हो। निश्चय ही उनके (आपके) सम्बन्धर्में दक्षिण आफ़रिकामें जो व्यवस्था की गई, 
वह होती ही चाहिए थी। 
में आपको डॉ० मेहताकी सम्मतिका अनुवाद इसलिए भेज रहा हूँ कि वे अत्यन्त 
समंजस-बूद्धि और गम्भीर व्यक्ति हैं। फिर, में यह भी चाहता हूँ कि आप उनके यथासम्भव 
निकट सम्पर्कमें आयें। इसके कारण आप जानते ही हैं। 
में इस सप्ताह श्री पेटिटकों भी पत्र लिख रहा हूँ। उनको लिखे पत्रकी' प्रतिलिपि 
इसके साथ है। 


१, वस्तुतः पोलकमे वेसा नहीं किया था । उन्होंने गांधीजीकी लिखा था | “ आश्षिपको कोई भी व्यक्ति 
अहमियत नहीं देता, अलबता इसके कारण गॉडेनके प्रति क्षोम पेदा होता है । मैने नवीनतम आश्षिपका संक्षेपमें 
उत्तर भेज दिया है | मुझे यह आवश्यक कगा । जबतकक डाक नहीं चली जाती, तबतक यह प्रकाशित नहीं 
होगा । आज उन्होंने सुझे एक नोट भेजा था, जिसमें लिखा था कि में उनसे मिद्ध। में हस्त बारेमें क्या सोचता 
हूँ, मैने उन्‍हें बता दिया-- अर्थात्‌ उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दोंसे छोगोंकीं छूगा कि में भाड़ेका आन्दोलनकारी हूँ। 
मैंने उन्हें समझाया कि मैं एक सॉलीसिटर हूँ, और ऐसी ही दूसरी बाते भी समझाई ओर कहा कि में अपने 
फानून-सम्बन्धी कार्यके लिए फीस छेता हूँ, तथा शिश्रमण्डलके सदस्यकी दैसियतसे मुझे मेरा खचे मिलता है । 
मैंने उन्हें यह भी बताया कि सावेजनिक निधिसे मुझे-जो कुछ मिलता है उससे मेरा खचे पूरा नहीं पड़ता -- मिली 
इस बातकी साक्षी बड़ी खुशीसे देगी। मैंने उनसे कुछ नहीं छिपाया और उन्होंने यद्द कहकर बात समाप्त की फि 
यह “एक सुन्दर अन्तर ” है। तब मैं लोट आया। इसके बाद मेने इंडियल ओपिनियनमें (भाषके द्वारा लिखित) 
अपना जीवनचरित भेजा । किन्तु इससे यही ल्यता है कि भेर परारिश्रमिककों वेतन कहनेकी भपेक्षा फीस कहना 
ज्यादा भच्छा है । इससे कार्यका अवेतनिक स्वरूप सुरक्षित रहता है, और भाव्िर वेतनके रूपमें तो यह बहुत 
दी कम है, जबकि फीसके रूपमें ठीक है। में भर भाष तो इस सम्बन्धमें सबकुछ समझते हैं । किन्तु ऐसे लोग 
सोचते हैं कि यह “पक सुन्दर अन्तर ” है, ओर निःरवाथे कार्यकी बात तो उनकी समझमें था ही नहीं सकती । 
भाप इसे साउथ आफ्रिकाको भेज सकते हैं।”” 

२, यह उपलब्ध नहीं है । 


पत्र : एच० एप० एल० पोलककीो ४४ 


प्राप्त कतरनोंमें मुझे आपके [सम्बन्धमें रचित | कविता' नहीं मिली है। मैनें आपका 
भेजा हुआ अनुवाद देखा है। [मैं | मूल कविता देखना [ चाहता हूँ | मुझे 'सांझ वर्तमान का 
पटेटी अंक भी नहीं मिलता है। 

मुझे हर्ष है कि आप भारतके राष्ट्र-पितामहसे मिल लिये है। आपका [ वर्णन | अत्यन्त 
करुण हैं।' में यह भी देखता हूँ कि आपने अपने बम्बई पहुँचवेपर जो ऊपरी चमक-दमक 
देखी थी, अब आप उसका भीतरी रूप देखने लगे हैं। 

जब छगनलाल आपके पास होगा तब मुझे आशा है, आप उसके ही हितमे किसी 
रियायतके बिना उससे काम करवायेंगे और वहाँ जो-कुछ देखने और सीखने लायक' है उसको 
देखने और सीखने देंगे। अगर छोग अनाक्रामक प्रतिरोधकी भावनाकों पूरी तरह न समझें तो 
आप कमसे-कम नेताओंको तो उसका भान करा ही देंगे, यह मैं जानता हूँ। डॉ० मेहता 
बहुत चाहते हैं कि श्री गोखले उसको पूरी तरह समझ लें। मुझे आशा है कि आप जहाँ 
भी जायेंगे, श्री उमर आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर श्री हाजी मुहम्मद और दूसरे लछोग 
भी अपने खर्चसे आपके साथ यात्रा करना चाहें तो आप उन्हें भी आमन्त्रित करे। इससे 
आपके कामका असर बढ़ जायेगा। क्‍या वहाँसे कोई इंडियन ओपिनियन को गुजरातीमें 
विस्तृत विवरण भेज रहा है? अगर न भेज रहा हो तो इसकी तरफ ध्यान दें। हमें 
एक हम्बे संघर्षकी तैयारी करनी है। इसी कारण में इन ब्योरेकी बातोंकी चर्चा कर रहा 
हूँ। यदि आपको ऐसे एक या अनेक ईमानदार व्यक्ति मिलें, जो पूरी तरह लोकसेवारमे 
लगना चाहते हों, लेकिन डॉ० मेहताके सिद्धान्तके अनुसार ही लगना चाहते हों और यदि 
उनको सहायताकी आवश्यकता हो तो आपको याद होगा, हम इस विषयमें विचार करके 
कह चुके है कि इसपर गौर किया जा सकेगा। 


१, पीोलक ९ सितम्बरकों भारतीय संगीत समाकी बेठकमें गये थे, जहाँ उनके विषयर्मे लिखी गईं णक्क 
कविता उन्हें भट की गई । 

२, बम्बधसि प्रकाशित एक गुजराती सांध्य दैनिक । उक्त अंकमें पोलककी तस्वीर भौर उनका एक ढेख 
छपा था । 

३, पोल्कने लिखा था: “ मैं शनिवारकों दोपहरके बाद भारतके पितामहसे मिला था | उस दिन उनका 
जन्मदिवत्त था । महप्रयाणते पहले इस दुअछे-पतके योद्धाका भाराम करना एक म्मस्पर्शी हृश्य उपस्थित करता 
था | जब हम वहाँ पहुँचे, वे आराम कुर्हीपर बेठे थे । उन्होंने निष्कपट भावते हमारा स्वागत किया, 
और मुझे मेरे कामके लिए हार्दिक पन्‍्यवाद दिया। उसके धन्यवाद देनेपर मुझे रूजया महसूस हुई, वर्योकि उन्होंने 
इतना काम किया छेकिन उन्हें धन्यवाद नहीं मिला । उन्होंने मुझे आपको इंडियन ओपिनियन भेजनेके लिए 
धन्यवाद देनेकों कहा । वे उसे नियमित रूपसे पढ़ते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि वे आपकी हृढ़ता और लगनकी 
प्रशंसा करते हैं । उनकी दृष्टिमें आपका पक्ष अत्यन्त न्‍्यायानुकूछ था। इम वहाँ देरतक नहीं रहे । उन्होंने 
शारीरिक और मानसिक थकानकी शिकायत की। वे “केवल जी रहे हैं? -- उनके लिए अब यही-भर शेष रह 
गया है। किर भी उन्होंने एक पत्र सावैजनिक समभाके लिए भेजा था । जब हम लोटे तब हमने अन्तिम बार फिर 
उन्हें अपनी आराम कु्सीपर बेंठे देखा था। वे शान्त मुद्रामें कमी समुद्रकी और कभी पश्चिमकी ओर देख 
रहे थे । ऐसा लगता था कि वे शान्तिदायक मृत्यु-लोकफी खीन कर रहे हों | यह सुन्दर था-- किन्तु भैने 
अपनेको तुच्छ और अमिभूत पाया । जैसाकि श्री गोखछे कहते हैं, जब कोई दादाभाईके दशनके लिए जाता 
है, वह ती्यात्रा करता है । ८५ व्ष! हो सकता है वे जगके वर्ष तक न रहें । वे बहुत दी कमजोर दो 


गये हे | 23 


४४६ सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


अभी छॉड क्र ने कोई खबर नहीं दी है। में उनसे जल्दी करानेका शक्ति-भर प्रयत्न 
कर रहा हूँ, लेकिन यह काम ही ऐसा है, जिसमें जल्दी नहीं की जा सकती। में श्री 
मायर और डॉ० क्लिफडंसे मिल चुका हूं। श्री मायरने बहुत अच्छी तरह बात की। उन्होने 
कहा कि अगर छॉडड क्रूका उत्तर सन्‍्तोषजनक न होगा तो वे प्रभावशाली व्यक्तियोंकी 
एक सभा बुलायेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मैं आपके पास पुरस्कारके प्रतिस्पर्धियोंके 
लिए एक कच्चा विवरणपत्र' भेज रहा हूँ। पुरस्कारदाताके रूपमें डॉ० मेहताके नामका 
उल्लेख नहीं करना है। एक निर्णायक डॉ० क्लिफडे होंगे। मैं ब्रिटिश वीकली ' के सम्पादकसे 
मिलूगा और विवरणपत्रको उनकी सलाहसे अन्तिम रूप दूँगा। प्रतियोगियोंको निमन्त्रित 
करनेकी सर्वोत्तम विधिके सम्बन्धर्में भी उनसे बातचीत करूँगा। 

में आगामी मासकी ८ तारीखको “ अनाक्रामक प्रतिरोध ” पर इमसंन क्लबके सदस्योंके 
सम्मुख भाषण दूंगा और आगामी मासकी १३ या १४ तारीखको शायद “ हेम्पस्टेड पीस ऐड 
आबिट्रेशन सोसाइटी ” में भी बोलंगा। इन दोनों सभाओंमें अप्रत्यक्ष रूपसे संघर्षकी चर्चा 
होगी। यह जर्मिस्टनकी सभाके समान ही होगी।ं 

कृपया डॉ० मेहतासे अत्यन्त नियमित रूपसे पत्र-व्यवहार करें। 

मेरा खयाल है , मैने आपको गत सप्ताह लिखा था कि डॉ० मेहताने मिली को 
देखा था। उनका खयाल है कि जहाँतक छातीका सवाल है, वह बिल्कुल ठीक है। मिलीसे 
बातचीत करके उन्होंने जो निदान किया, उसके बाद स्टेथस्कोपके प्रयोगकी आवश्यकता भी 
नहीं समझी । उन्होंने कहा कि स्टेथस्कोपसे वे कुछ अधिक नहीं जान सकते। उनका खयारहू 
था . . - और श्ञायद गलेमें कुछ खराश . . .* मेरा विश्वास बहुत समयसे रहा है। 
मेंने कुछ समय पहले ग़छेके लिए मिट्टीकी पट्टियोंका सुझाव दिया था। मैंने अपनी 
सलाह दे दी है। इसलिए अब वे गलेपर शायद मिट्टीकी पटद्टियाँ बँधवायेंगे। कुछ भी हो, 
खतरा जरा भी नहीं है। क्‍या आप भारतके राष्टू-पितामहका एक विशेष चित्र इंडियन 
ओपिनियन के लिए प्राप्त कर सकते हैं? यदि कोई उपलब्ध हो तो ठीक है। भाश्ा है, 
वे विशेष रूपसे चित्र खिंचवा छेनेका कष्ट करेंगे। आप जिन नेताओंकों अच्छे और सच्चे 
देशभक्त समझें उनके परिचय और चित्र भी प्राप्त कर सकते है। आप प्रो० वेलिनकरसे 
मिले या नहीं ? आपने इसका जिक्र नहीं किया है। 

अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अली इमाम इस समय यहाँ हैं। में उनसे थोड़ी देर तक 
बातचीत कर चुका हूँ। वे मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति छगें; बे बिल्कुछ सादे मिजाजके है। वे पटनाके 
वकीलोंके नेता हैं और उदारमना व्यक्ति हैं। आज उनको एक भोज दिया जा रहा 
है। में आपको इस सम्बन्ध्में निकाली गई सूचनाओंकी एक प्रति भेज रहा हूँ। वे यहाँसे एक 
पखवाड़ेमें भारतकों रवाना हो जायेंगे। वे यहाँ अपने बेटोंको ऑक्सफोड्में दाखिल कराने 


१, बादमें रेवरेंड मायरने एक सभा १६ नवम्बरकों आयोजित की थी । देखिए निबन्धकी शर्तें । 

। २. यद्द कागज बादमें नवम्बर १९ को जिसपर “एथिक्स ऑफ पेसिव रेजिस्टेंस ” ( “ अनाक्रामक 
प्रतिरोषका नीति-पक्ष ” ) पर निबन्ध लिखनेकी शर्ते दी गई थीं, उपलब्ध नहीं है । 

३. देखिए “ भाषण : इमसलेन वलबमें ?, पृष्ठ ४७० | और, पृष्ठ ४७४-७६ । 

४. देखिए “ भाषण : जमिरटनमें ”?, पृष्ठ २१४२-४४ । 

५ और ६. यहाँ कुछ शब्द गायब हैं । 


पत्र : लिझभो वॉब्स्टॉयको ४४३ 


आये थे और यहाँ आनेपर स्वभावतः वे लॉर्ड मॉल और अन्य नेताओंसे, मख्यतः: मसलमानोंके 
प्रतिनिधित्वके सम्बन्धर्में मिल्ल रहे हैं। आप कृपा करके अखबारोंकों देखते रहें और ज्यों ही वे 
आयें त्यों ही, उनसे पत्र-व्यवहार करें। उनसे आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१०२) से। 


२८८. पन्न: लिओ टॉह्स्टॉयको 


लन्दन 
अक्तूबर १, १९०९ 
महोदय, 


ट्ान्सवाल (दक्षिण आफ्रिका) में लगभग पिछले तीन वर्षोसि जो-कुछ चल रहा है उसके 
प्रति में आपका ध्यान आकर्षित करनेकी धृष्टता कर रहा हूँ। 

उक्त उपनिवेशमें ब्रिटिश भारतीयोंकी आबादी कोई १३,००० है। ये भारतीय विगत 
कई वर्षोसे अनेक कानूनी निर्योग्यताओंसे त्रस्त रहे है। उपनिवेशमें रंगके, तथा कुछ बातोंमें 
एशियाइयोंके विरुद्ध सख्त पूर्वग्रह हैं। जहाँतक एशियाइयोंका सवाल है, व्यापारिक ईर््याका 
इसमें काफी बड़ा हाथ है। इस पूर्वग्रहकी पराकाष्ठा आजसे तीन वर्ष पूर्व एक कानून बननेके 
साथ हुईं। मैंने और अन्य बहुत-से लोगोंने भी ऐसा माना कि यह कानून अपमानजनक है 
और इसका मंशा इसके प्रभावक्षेत्रमें आनेवाले लोगोंको कापुरुष बना देना है। मुझे लगा 
कि ऐसे कानूनके आगे झुकना सच्चे धर्मकी भावनासे विसंगत है। में और मेरे कुछ साथी 
ब्राईका विरोध न करनेके सिद्धान्तमें दृढ़ आस्था रखते थे और आज भी रखते हैं। मुझे 
आपकी क्वृतियोंके अध्ययनका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनकी: मेरे मनपर गहरी छाप 
पड़ी है। पूरी तरहसे परिस्थिति समझायी जानेपर ब्रिटिश भारतीयोंने यह सलाह मान ली 
कि हमें इस कानूनके आगे नहीं झुकता चाहिए, बल्कि इसे भंग करनेके बदलेमें जेल या अन्य 
जो सजा कानूनन' दी जाये, उसे स्वीकार करता चाहिए। फलस्वरूप भारतीय आबादीमें से 
करीब आधे लोग, जो संघर्षकी कठिनाइयोंको सहने और जेल जीवनके कंष्टोंको उठानेमें 
समर्थ नहीं हुए, कानूनके आगे झुकनेके वजाय, जिसे उन्होंने अपमानजनक माना है, द्रान्सवाल 
छोड़कर चले गये। बचे हुए छोगोंमें से करीब २,५०० छोगोंने आत्मप्रेरणासे जेल जाता 
स्वीकार किया है। कुछ लोग तो पाँच-पाँच बार जेल गये हैं। जेलकी सजा ४ दिनसे लेकर 
६ महीने तक की रही है। ज्यादातर लोगोंको सजाएँ सपरिश्रम दी गईं हैं। अनेक आर्थिक 
दृष्टिसे बर्बाद हो गये हैं। इस समय ट्रान्सवालकी जेलोंमें सौसे अधिक सत्याग्रही हैं। इनमें 
कुछ लोग बहुत गरीब हैं-- रोज कुआँ खोदना, रोज पानी पीना, यह उनकी अवस्था रही 
है। परिणामस्वरूप उनके परिवारोंका पालन सार्वजनिक चन्देसे करना पड़ा है। यह चन्‍्दा 
भी अधिकांशतः सत्याग्रहियोंसे ही प्राप्त हुआ। ब्रिटिश भारतीयोंपर इसके कारण बहुत बोझ 
आ पड़ा है। किन्तु मेरी समझमें उन्होंने अपनेको अवसरके अनुकूछ सिद्ध कर दिया है। संघर्ष 


१. अन्सवालू एशियाई कानून संक्षोषन अध्यादेश; देखिए खण्ड ५ ओर ६ । 


४४४ सम्पूण गांधी वाढमय 


अभी जारी है और कहा नहीं जा सकता इसका अन्त कब आयेगा। तथापि हममें से कुछ 
गरेग तो यह अच्छी तरह समझ गये है कि जहाँ पशुबहकी हार निश्चित हो, अनाक्रामक 
तिरोध वहाँ भी विजयी होगा और हो सकता है। हमने यह भी देखा है कि जहाँतक 
सघर्षके लम्बे चलनेकी बात है बहुत अंशोंमें उसका कारण है हमारी अपनी ही कमजोरी 
और उसी कमजोरीसे उत्पन्न सरकारकी यह धारणा कि हम बहुत दिनों तक लगातार कष्ट 
सहनेमें समर्थ नहीं होंगे। 

मैं अपने एक मित्रके साथ यहाँ साम्राज्यीय अधिकारियोंसे मिलने और परिस्थितियोंको 
उनके सामने रखनेके लिए आया हूँ, ताकि राहत मिल सके। सत्याग्रहियोंने यह समझ लिया 
है कि सरकारके सामने अननय-विनय करनेसे उन्हें कोई वास्ता नहीं रखता हैं, किन्तु 
समाजके अपेक्षाकृत निर्बल सदस्योंके आग्रहसे शिष्टमण्डल यहाँ आया है और इसलिए वह 
उनकी शक्तिका नहीं, अशक्तिका प्रतिनिधित्व करता है। 

मैंने यहाँ आकर जो-कुछ देखा-सुना, उससे ऐसा लगता है कि यदि अनाक्रामक प्रति- 
रोधकी आचार-नीति और उसकी अमोघतापर एक आम निबन्ध-प्रतियोगिता आयोजित की 
जाये तो उससे आन्दोलन लोकप्रिय होगा और लोग इस विषयमें विचार करेंगे। प्रस्तावित 
प्रतियोगिताके सन्दर्भमे एक मित्रने नैतिकताका प्रश्न उठाया है। उनका खयारू है कि ऐसी 
प्रतियोगिताका आमन्त्रण देना अनाक्रामक प्रतिरोधकी वास्तविक भावनासे मेल नहीं खाता 
और यह तो एक तरहसे सहमति खरीदना हो जायेगा। मैं नैतिकताके बारेमें आपकी राय 
जाननेका अभिलाषी हूँ। यदि आपकी समझषमें निबन्ध-लेखनके आमंत्रणमें कोई बुराई न 
हो तो मैं आपसे उन व्यक्तियोंके नाम सुझानेकी प्रार्थना भी करूँगा जिनसे इस विषयपर 
लिखनेकी विशेष प्रार्थना की जानी चाहिए। 

एक और बातके लिए मैं आपका कुछ समय लेना चाहता हूँ। मुझे एक मित्रसे 
भारतकी वर्तमान अज्ञान्तिके बारेमें एक हिन्दुके! नाम आपके लिखे गये पत्रकी प्रतिलिपि 
मिली है। देखनेसे तो छगगता है कि उसमें आपका मत ही प्रतिबिम्बित है। मेरे मित्रकी इच्छा 
है कि वे अपने ख्चेसे उसकी २०,००० प्रतियाँ छपवाकर बँटवा दें और उसका अनुवाद भी 
करायें। किन्तु हमें इसकी मूल प्रति नहीं मिल सकी है और हमें लगता है कि जबतक यह 
निशुचय न हो जाये कि पत्र आपका ही है और प्रति बिलकुल सही है, तवतक उसका 
प्रकाशन ठीक नहीं होगा। मैं प्रतिकरिपिकी प्रतिलिपि साथमें भेज रहा हूँ और यदि आप 

सुचित कर सकें कि पत्र आपका है या नहीं, उसकी प्रतिलिपि सही है या गलत और 

आप उसे उपरयक्‍त ढगसे प्रकाशित करनेकी अनुमति दे रहे है या नहीं तो में आभारी 
होऊँगा। यदि आप पत्रमें कुछ जोड़ना चाहें तो कृपा करके अवश्य जोड़ दें। में एक बात 
और सुझानेकी धृष्टता करूँगा। उपसंहारके अनुच्छेदर्में आपने पाठकको पुनर्जेन्मके विश्वाससे 
विरत करना चाहा है। में नहीं जानता (यदि मेरा यह करना आप अनुचित न मानें) कि 


१. बेंबुंवरसे थुप्त रूपते प्रकाशित फ्री हिन्दुस्तान, नामक एक पत्रिकाके सम्पादकोंने वेंस्स्टॉयके नाम एक 
पत्र लिखा था । यद्द पत्र उप्तीक जवाबमें लिखा गया था । पत्रिकाके प्रधान सम्पादक तारकनाथ दास ये। 
येंस्स्टेयका पत्र हंडियन ओपिनियनके २७५-१२-१९०९ और १-१-१९१० के भंकोंमें गांधीजी द्वारा लिखित 
प्रस्तावनके साथ छपा था । गांवीजीनें इसका गुजराती अनुवाद भी किया था, जो पहले इंडियन ओपिनियनमें 
छपा और फिर एक पुस्तिकाके रूपमें । 


पत्र; लिओ थॉब्स्टॉयको ४४७५ 


आपने इस प्रइनका विशेष अध्ययन किया है अथवा नहीं। भारतमें करोड़ों छोगोंका पुनर्जन्म 
या देहान्तरणमें यूगोंसे गहरा विश्वास रहा हे और चीनमें भी यही बात है। कहा जा सकता 
है कि अनेक व्यक्तियोंको तो इसका अनुभव भी हुआ है और उनके लिए अब यह तर्कपर 
आधारित मान्यता नहीं है इससे जीवनके अनेक रहस्य तकंसंगत ढंगसे समझमें आ जाते है। 
ट्रान्सवालके जेल जीवनके कष्ट झेलनेवाले अनेक सत्याग्रहियोंकी इससे सांत्वना मिली है। 
आपको ऐसा हलिखनेमें मेरा उद्देय आपके निकट सिद्धान्तकी सत्यता प्रमाणित करना नहीं 
है; बल्कि यह पूछना है कि आपने जिन-जिन बातोंसे पाठकोंको विरत करना चाहा है, 
क्या आप उनमें से केवल पुनर्जन्म ' शब्दकों हटानेकी कृपा करेंगे। आपने उक्त पत्रमें आपने 
विस्तार से कृष्ण को उद्धत किया है और बहुतसे अनुच्छेदोंके हवाले दिये हैं। ये उद्धरण 
आपने जिस पुस्तकमें से दिये हैं, यदि आप उसका नाम दे सकें तो आपका आभार मान्‌ँगा। 

मेरा यह पत्र बहुत लम्बा हो गया। में जानता हूँ कि जो आपका आदर करते हैं 
और अनुसरण करना चाहते हैं उन्हें आपका समय छेनेका कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उनका 
कर्तव्य यह है कि जहाँतक बने आपको कष्ट न दें। में आपके तिकट नितान्त अपरिचित 
हूँ, फिर भी मैंने सत्यके हितकों दृष्टिगत करके आपको यह पन्न लिखनेकी धृष्टता की है 
और उन समस्याओंके बारेमें आपका मार्गदर्शन चाहा है जिन्हें हल करना आपने अपने 
जीवनका ध्येय माना है।' 

विनीत, 


मो० क० गांधी 


[ काउंट लिओ टॉल्स्टाय 
यास्ताया पॉल्याना 
रुस | 


[ अंग्रेजीसे | 


“ टॉलस्टॉय और गांधी ”' डा० कालिदास नाग, प्रकाशक पुस्तक भंडार पटना, पृष्ठ ५९-६२ | 


१, टोद्स्टॉयने स्वयं ऐसा करना स्वीकार नहीं किया । अल्बत्ता कहा कि कि यदि आप ने चाह तो अपने 
पत्रमें प्रकाशित करते हुए उस हिंस्‍्सेको छोढ़ दें । देखिए परिशिष्ट २७ । 

५. उन दिनों कैलिफोनियामें निवास करनेवाके बाबा प्रेमानन्द भारती नामक एक बंगाली सन्त द्वारा सन्‌ 
१४०४ में लिखी एक पुस्तिका । 

३, थेब्स्टॉयने इस पत्रका उत्तर ७ अक्तूबरकोी दिया था; देखिए परिशिष्ट २७ | 


२८९, एलन्दन 
[ अक्तूबर १, १९०९के बाद | 


मेंटालका शभिष्टमएडल 


नेंटालके शिष्टमण्डलकी गतिविधिके सम्बन्ध्में फिलहाल कोई ज्यादा खबर देने योग्य 
नहीं है। लॉर्ड क्र को इससे पहले जो पत्र लिखा था, उसका उत्तर अभी नहीं मिला है। शायद 
न मिले, यह भी बिल्कुल सम्भव है। श्री अछी इमामने मदद करनेका वादा किया है। 
शिष्टमण्डलने मैरित्सब्गंकी मसजिदके लिए एक मौलवीके आनेका अनुमतिपतन्र (परमिट) 
माँगा था। नेठारल सरकारते उसका उत्तर दे दिया है। इसके विरोधमें लॉर्ड क्र को एक 
कड़ा पत्र भेजा गया है। नेठाल सरकारने श्री आमद भायातको यह उत्तर दिया है कि 
वह मौलवीके लिए तीन-तीन महीने बाद बदला जानेवाला अनुमतिपन्र देगी और उस अनु- 
मतिपत्रपर हर बार एक पौंडकी फीस देनी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक साल्में 
चार पौंड कर देना पड़ेगा। इस पत्रके सम्बन्धर्में शिष्टमण्डलने लॉर्ड क्र को लिखा है कि ऐसा 
उत्तर स्पष्ट अपमान है और इससे भारतीय समाजकी भावनाओंको ठेस पहुँचती है। भारतीय 
समाज इस शत्तंपर मौलवीको कैसे बुला सकता है? इस प्रशनको मुस्लिम लीगने भी उठाया 
है। में तो आशा करता हूँ कि इस अनुचित अत्याचारकों सहन' करनेके बजाय भारतीय समाज 
सत्याग्रह करेगा। इस सम्बन्धमें पहले तो यह होना चाहिए कि मौलवी सूचना देकर उपनिवेशमें 
प्रविष्ट हो जायें। फिर यदि उन्हें जेल भेजा जाये तो वे जेल चले जायें। यदि उन्हें सीमा- 
पार करें तो वे सीमा-पार हो जायें और देशमें झंडा उठायें। सत्याग्रही जेल जानेसे न 
डरे और सीमा-पार किये जानेसे भी न डरे। वह भिखारी हो जाये तो भी परवाह न करे 
और उसको ओखलीमें कूटें तो भी न डरे। सत्याग्रहीका ज्यों-ज्यों दमन हो त्यों-त्यों उसका 
तेज निखरे और उसकी हिम्मत भी बढ़े। तभी वह सत्याग्रही गिना जायेंगा। में तो 
मौलवीके सम्बन्धर्मोें दिये गये उत्तरको धर्मेमें हस्तक्षेपके बराबर मानता हँ। इसका अर्थ तो 
यह हुआ कि यदि हमें धर्म-पालनकी भी सुविधा न' दी जाये तो हम अच्तमोें डरकर 
देश-त्याग देंगे । भारतीयोंमें पानी होगा तो वे देश-त्याग नहीं करेंगे और सभी यहाँ नेटालमें 
अपने-अपने धर्मका पूरा पालन करेंगे। सरकार सत्ताके मदमोें जो अत्याचार करेगी, हम उससे 
दबेंगे नहीं। किसी बेहूदा अन्यायके विरुद्ध सीधा, सरूू और शीघ्र न्याय पानेका मार्ग 


सत्याग्रह ही है। 


चियोंके मतापिकारके लिए आन्दोलन करनेवाली महिलहाएँ 
अब ॒स्त्रियोंकी मताधिकारकी लड़ाई फिर सामने आ खड़ी हुई है। में छिख चुका 
हूँ कि कुछ स्त्रियोंने अपनी मर्यादाकों त्याग दिया है। उन्होंने प्रधान मन्त्रीकी गाड़ीपर पत्थर 
फुके। इतना ही नहीं, उन्होंने सिपाहियोंपर भी अहार किया। [इसके लिए | वे खुद 
हथियारोंसे लैस थीं। ये स्त्रियाँ बहुत बहादुर थीं, इसमें तो शक नहीं; किन्तु उन्होंने बहा- 
दुरीका दुरुपपोग किया। लगता तो ऐसा है कि वे कह रही हैं, मताधिकार नः मिलेगा तो 


ल्न्द्न ४४७ 


हम सिर्फ पत्थर ही नहीं फेंकेंगी, बल्कि इससे आगे भी बढ़ेंगी; हम आग लगायेगी और 
हत्या करेंगी। यदि सब «ऐसा ही करने लगें तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब-कभी कोई 
उचित या अनुचित अधिकार लेना चाहे और वह उसे न मिले, तो वह हत्या तक कर 
सकता है। ऐसा हो तो कोमें नष्ट हो जायेंगी। वे स्त्रियाँ अब उन कष्टोंको सहन करना 
नहीं चाहतीं जो उन्हें उठाने पड़ते हैं। जेलसे तुरन्त छुटनेकी नीयतसे उन्होंने खाना खानेसे 
इनकार कर दिया। सरकार अब उनको जबरदस्ती खाना खिलाने छूगी है। अधिकारी पेटमें 
नली डालकर उसके द्वारा भोजन पहुँचाते हैं। यदि स्त्रियाँ शरीर-बलसे काम लेंगी तो 
उनके विरुद्ध शरीर-बलका प्रयोग किया ही जायेगा। ऐसा होगा तो इंग्लैंड रहने योग्य देश 
न रह जायेगा। यदि ये ही स्त्रियाँ सत्याग्रहपर कायम रहें तो कोई परेशानी न होगी। 
इससे मताधिकार मिलनेमें देर भले ही छगे, किन्तु उनकी कार्रवाईसे सारे समाजको खतरा 
पैदा न होगा। अगर उन्होंने भूछ की है तो उसका फल उन्हीको भोगना होगा। उन्होंने 
ये उत्पात आरम्भ किये हैं; इससे बहुत-सी स्त्रियाँ उनके विरुद्ध हो गई हैं। एक स्त्री तो 
लिखती है कि यदि हत्या या मार-काटसे मताधिकार मिलता हो तो उसे वह नहीं चाहिए। 
ये स्त्रियाँ कहती हैं कि वर्तमान कानून-निर्माता धूर्त हो गये है। लेकिन, यदि वे मारकाट 
करके सत्ता लेंगी तो उनका शासन कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। मैं कह 
चुका हूँ कि इस स्त्रियोंके उदाहरणोंसे हमे मार-काट आदिसे अछूग रहनेकी शिक्षा लेनी है। 
उनसे सीखने योग्य दूसरी बात उनकी बहादुरी है। वे फिलहाल जिस उपायका आश्रय हे 
रही हैं, वह बुरा है; किन्तु वे जिस दृढ़तासे छड़ रही हैं, कष्ट उठा रही है और पैसे 
इकट्ठा कर रही हैं, वह सब अनुकरणीय है। वे किसी बातसे नहीं हारतीं। उनकी प्रतिज्ञा 
है कि वे मताधिकार लेकर ही छोड़ेगी। और उस प्रतिज्ञाके अनुसार वे धन देती हैं और 
प्राण भी। जब स्त्रियोंको अपने अधिकारोंके लिए अपनी ही जेसी चमड़ीके लोगोंसे इतना 
जूझना पड़ता है तब फिर भारतीय सत्याग्रहियोंको अधिक समय तक जूझना पड़े, कैदमें 
रहना पड़े, मार खानी पड़े और भूखा रहना पड़े तो इसमें आरचय ही क्‍या है ? 


टॉल्स्टॉयका सत्याग्रह 


काउंट टॉल्स्टॉय एक रूसी सामन्‍्त हैं। कभी उनके पास बहुत सम्पत्ति थी। उनकी 
आयु अब लगभग ८० वर्षकी है। उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। वे पाश्चात्यः लेखकोंमें 
श्रेष्ठ माने जाते हैं। सत्याग्रहियोंमें वे प्रमुख गिने जा सकते हैं। 

उनकी बात मानकर हजारों छोग जेल गये है और अब भी जा रहे हैं। रूसी सरकार 
उनसे डरती है। उनके लेख बहुत तीखे होते हैं। वे लोगोंको निर्भभ होकर यह सलाह देते हैं कि 
वे रूस-सरकारके कानूनकों न मानें और फौजमें भर्ती न हों, आदि । उनके लेखोंको छापने नहीं 
दिया जाता। फिर भी उनके लेख बहुत छपते हैं। इससे रूस-सरकारते उनके शिरस्तेदारकों 
गिरफ्तार कर लिया है और जे भेज दिया है। काउंट टॉल्स्टॉयने इस कारवाईकी आलोचना 
करते हुए जो-कुछ लिखा है! वह जानने लायक है; इसलिए उसका सार नीचे देता हूँ: 


रूस-सरकारने मेरे शिरस्तेदारको गिरफ्तार कर लिया है। उसने इसी प्रकार 
बहुतोंको गिरफ्तार किया है; परन्तु यह घटना मेरी आँखोंके सामने घटित हुई, 


१. यह पत्र डेली न्यूज़में छपा था और यह एलू० डब्ब्यू० रिचके नाम लिखा गया था । 


डंडद 


सम्पूण गांधी वाडसय 


इसलिए मेरे ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा हुआ। ठीक देखें तो उसे मुझको गिरफ्तार 
करना था, क्योंकि उसने मेरे ही लेखोंका प्रचार किया है। 

जब पुलिसने गूसेफकी पकड़ा तब मैं रो पड़ा। यह रोना उसपर दया आनेसे 
या उसकी हालत देखकर नहीं आया। उसपर दया आनेका तो कोई कारण ही 
नही था, क्योंकि में जानता था कि गुसेफकों अपने आत्मबलहूपर भरोसा है। जो 
व्यक्ति अपने. आत्मबलका भरोसा करता है उसको बाहरी बाते प्रभावित नहीं कर 
सकतीं । ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसका सच्चा सुख किस बातमें है। मेरे आँसू 
हर्षके आँसू थे, क्योंकि मैने देखा कि गिरफ्तार किये जानेपर गुसेफने प्रसन्तता प्रकट 
की और वह मुखपर मुसकान लेकर जेल गया। जिस व्यक्तिको अधिकारियोंने पकड़ा 
है वह स्नेही, ईमानदार और किसीको कष्ट न पहुँचानेवाला है। उस आदमीको रातमें 
गिरफ्तार किया गया। वह ऐसी जेलमें रखा गया है जहाँ रतवा (ठाइफस) ज्वरकी छुत 
लगती है और उसको निर्वासित करके ऐसी जगह भेजा जायेगा जहाँ लोगोंको बहुत 
कृष्ठ सहने पड़ते है । 

अधिकारी मुझे गिरफ्तार करनेसे डरते हैं। मैं छोगोंसे कहता हूँ कि हत्या 
ठीक नहीं है; यह उन्तको पसन्द नहीं है। मुझे पाँच-सात सालके लिए जेलमें बन्द 
कर दें तो मैं बोलने और लिखनेसे रुक जाऊँ। किन्तु जैसे ये अधिकारी मुझे पागल 
मानते हैं, वैसे ही यूरोपके दूसरे लोग नहीं मानते । इसलिए अधिकारी मुझे गिरफ्तार 
नहीं करते, मेरे लोगोंकों गिरफ्तार करते है। 

किन्तु ऐसा अत्याचार व्यर्थ है। में मानता हूँ कि मेरे विचार सच्चे हैं और 
उनका प्रचार करना मेरा धर्म है। मैं इसीके लिए जीता हँ। इसलिए जबतक मेरे 
शरीरमें प्राण है तबतक में अपने विचारोंकों प्रकट करता ही रहूँगा। जैसे गुसेफकी 
मार्फत मैं अपने लेख भेजता था, वैसे ही अब दूसरोंकी मारफ॑त भेजूँगा। गुसेफकी 
जंगह लेनेके लिए बहुत-से लोग तैयार हैं। और जब मेरे पास काम करनेके लिए 
आनेवाले सभी लोगोंकों वे पकड़ छेंगे तो में अपने लेख उन लोगोंकों स्वयं भेजूगा 
अथवा दूंगा, जिन्हें उनकी जरूरत होगी। 

किन्तु में यह पत्र सिर्फ अपनी या गुसेफकी खातिर नहीं लिखता। जो हजारों 
लोगोंपर अत्याचार करते हैं, उनको कैदमें भेजते हैं या फाँसी देते हैं, उनके बारेमें 
क्या कहूँ ? जो अत्याचारोंसे कुचछ गये हैं उनकी आत्माएँ उन्हें शाप' दे रही हैं। 
उन्तकी हाय अत्याचारियोंकों लग रही है। कुछ अत्याचारी समझते होंगे कि उनके 
कार्मोंसे आमलोगोंको राभ होता है। ऐसे अत्याचारियोंपर मुझे दया आती है। 
उन्हें समझना चाहिए। वे ईदवरकी दी हुईं आत्मबलरूकी पूँजीको बर्बाद कर रहे हैं। 
उन्तको सच्चे सुखका स्वाद चखनेकों नहीं मिलता। गुसेफ और मेरे सम्बन्धमें जो 
घटना घटित हुई है, वह असलमें देखें तो कुछ भी नहीं है। किन्तु इस अवसरपर 


१, यह घटना अगस्त १८, १९०९ को हुई थी । 


ल्न्द्न ४४५९ 


में अत्याचारी शासकोंसे कहता हूँ: “अपनी जिन्दगीपर विचार करों, अपनी आत्माकों 

खोजो और अपने ऊपर दया करो।” 

जो व्यक्ति इस प्रकार लिख सकता है, सोच सकता है और उसके अनुसार व्यवहार 
कर सकता है, उसने तो जगत जीत लिया है, दुःख पर विजय प्राप्त कर ली है और 
अपना जीवन सार्थक बना लिया है। ऐसे जीवनमें ही सच्ची स्वतन्त्रता अथवा सच्ची आजादी 
है। हम द्वान्सवालमें ऐसी ही स्वतन्त्रताकी आकांक्षा करते हैं। अगर भारत ऐसी स्वतन्त्रताका 
उपभोग करने रंगे तो बहु स्वराज्य ही होगा। 

पोलकका काम 


श्री पोलक भारतमें जो काम कर रहे हैं, वह अवश्य ही किसी दिव फल देगा। 
मुझे दूसरे लोगोंसे जो पत्र मिले हैं, उनपरसे देखा जा सकता है कि इस समय बम्बईमें हमारी 
लड़ाईकी ही चर्चा चल रही है। श्री पोलकने बम्बईके लोगोंका मन हर लिया है। 

पेटेटकी इानशीलता 

इस काममें श्री जहाँगीर बोमनजी पेटिट्से श्री पोलककों बहुत मदद मिली है। श्री 
पोलक उनके यहाँ ही ठहरे हैं। इतना ही नहीं, श्री पोलककी जो पुस्तिका छपी है, उसकी 
२०,००० प्रतियाँ भी श्री पेटिठने अपने ही खर्चसे छपाई हैं। इसमें उन्होंने १,००० रुपये 
खर्च किये हैं। 

ऐसे उद्योगसे सत्याग्रहियोंमें दुगता शौय आना चाहिए। 

पागलपन 

' बन्दे मातरम्‌  नामका पत्र भारतमें या इंग्लेंडमें नहीं तिकक सकता, इसलिए हाल ही 
में स्विटजरलेंडसे निकाला गया है। इसमें खुल्लमखूल्ला मार-काट करनेकी सलाह दी गई 
है, मानो ऐसा करनेसे भारत आज ही स्वतन्त्र हो जायेगा। किन्तु, अगर स्वतन्त्र भी हो 
जाये तो वह उस स्वतन्त्रताका करेगा क्‍या ? खेर; में इस बार मार-काटकी बातपर ज्यादा 
लिखना नहीं चाहता। नई हवावाले कुछ भारतीय युवक बिना विचार किये उन लोगोंको 
गालियाँ देते हैं और उनका तिरस्कार करते है, जिन्होंने आजतक भारतकी सेवा की है। 
ऐसा करनेसे भारत स्वतन्त्र होनेवाला नहीं है। वंदे मातरम्‌ के इस अंकमें श्री गोखले 
और उनके साथियोंपर आक्षेप किया गया है। लेखक कहता है कि श्री गोखले और उनके 
साथी नीच और कायर हैं। उप्तका खयाल है कि ऐसा आशक्षेप करनेमें देशका कल्याण 
है। मुझे तो लगता है कि ऐसा लेख लिखनेवालेको निरा बालक ही होना चाहिए। जरा 
विचार करें! यह सम्भव है कि श्री गोखहे, सर फीरोजशाह मेहता आदि उतनी दूर नही 
जाते जितनी दूर नौजवान जा सकते है। ऐसा हो तो क्या इससे उनका किया हुआ काम 
व्यर्थ हो जाता है? श्री गोखलेने भिखारी-जेसी हालतमें रहकर, अट्ठवारह वर्षतक केवल 
जीवन-निर्वाहका खर्च छेकर फर्म्यूसन कॉलेजके विद्याथियोंकों पढ़ाया। उनमें इतनी शक्ति है 
कि अगर वे चाहते तो बहुत कमाई कर सकते थे। इस समय परिषद (लेजिस्लेटिव कौन्सिल) 
के सदस्यके रूपमें उनको जो पैसा मिलता है उसका अधिकांश वे परोपकारमें लगा देते 
हैं। जब श्री गोखलेने ऊपर लिखे अनुसार [ त्याग | किया तब कम ही हछोगोंमें ऐसा उत्साह 
था। उनका त्याग बहुत बड़ा था, यह सभी स्वीकार करेंगे। सर फीरोजशाहने बम्बई 


आह 


४०० सम्पूण॑ गांधी वाडमय 


कॉरपोरेशनमें तीस बर्ष काम किया है। उन्होंने जिन दिनों यह काम किया उन दिलों वैसा 
काम करनेवाले लोग कम ही थे। अगर वे आज हमारी तरह विचार न करें तो क्‍या हम 
उनका तिरस्कार करेंगे ? उन्होंने जो काम किया, उसीके फलस्वरूप आज हम ज्यादा काम 
करनेके योग्य बन सके हैं। में इस सवालपर बहस नहीं करता कि वे इस समय भूछ 
कर रहें हैं या नही। में तो इतना ही कहता हूँ कि वे भूछ कर रहे हों तो भी उनकी 
निन्‍दा करना हमें शोभा नहीं देता। इसमे हमारा ओछापन है, और इससे प्रकट होता है 
कि हमे स्वतन्त्रताका पहला पाठ अभी पढ़ना है। स्वतन्त्रताका अर्थ स्वच्छन्दता नही है। 
मुझे स्वयं अपनी चीजोंके उपभोगकी स्वतन्त्रता हो सकती है। लेकिन ऐसा मालूम होता है 
कि हम तो दूसरोंकी चीजे छीन लेनेका विचार कर रहे है। मुझे ये विचार प्रकट करनेकी 
जरूरत इसलिए पड़ती है कि में जानता हूँ, ऊपर बताये हुए पत्रके अंक इंडियन ओपिनि- 
यन _ के भी कितने ही पाठकोंके हाथोंमें आते होंगे। वे गर्मदली हों या नमेंदली, इससे यहाँ 
मेरा कोई सरोकार नहीं। दोनोका कतंव्य है कि जो छोग भारतके स्तम्भ कहे गये हैं उनकी 
बनाई हुई इमारतकों तोड़ें नहीं; उसके ऊपर वे चिनाई भले ही करें। ऐसा न॒ करेंगे 
तो वे जिस डाल पर बेठे हैं उसीको काटनेके बराबर होगा । नम्रता, गम्भीरता और 
विचारपूर्ण व्यवहार --यये स्वराज्यके स्तम्भ हैं। जो जी चाहे बोलना-चालना तो प्रराप 
कहा जायेगा। 


डॉक्टर मेहता ह 
डॉ० मेहताने हाल ही में सत्याग्रह-कोषमें पैसे दिये है। वे अब रगून चले गये हैं। 
आजम हाफिजी 


देखता हूँ, इंडियन ओपिनियन में यह खबर छपी है कि श्री आजम हाफिजी परीक्षामें 
पास हो गये है। यह गरूत है। श्री आजम अभीतक पैसेकी तंगीके कारण किसी स्कलमें 
दाखिल ही नहीं हो सके है; तब वे पास कहाँसे होंगे ? 

सैयद अली इमाम 

अखिल भारतीय मुस्लिम छीगकी बिहार शाखाके अध्यक्ष श्री सैयद अली इमामके 
सम्मानार्थ पहली अक्तूबरको भोज दिया गया था। इसमें रूगभग सौ लोग आये होंगे। 
डॉक्टर अब्दुल मजीद प्रमुख थे। आमन्त्रण-समितिमें हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही थे। 
श्री वर्मा और श्री जाफर मन्त्री थे। उपस्थित सज्जनोंमें सर हेनरी कॉटन, डॉक्टर रदर- 
फोर्ड, श्री अपटन, सर मेचरजी भावनगरी, नवाब साहब सैयद हुसेन बिलग्रामी, मेजर सैयद 
हुसेन, श्री रिच, श्री [जे० एच० | पोलक, श्री विपिनचन्द्र पाल, श्री खापरडे, श्री परीख, 
श्री. छोटालार पारेख आदि थे। 

श्री अली इमामने भाषणमें कहा कि भारत इंलेडके साथ रह सकता है, उसके अधीन 
नहीं रह सकता। भारतीयोंको अंग्रेजोंके बराबर अधिकार दिये जाने चाहिए। हछॉर्ड मॉलेने 
जो-कुछ दिया है, उसका अच्छा उपयोग किया जाये और उसके आगे और माँगा जाये। 
हिन्दुओं, मुसलमानों और पारसियों, सबको एक राष्ट्र बनकर रहना है। तुर्कीमें मुसलमान, 
यहूदी और ईसाई सब एक होकर रहते है। इसीसे उतको सम्मान मिलता है। भारतमें 
जहाँ हिन्दू ज्यादा हों और मुसलमान कम हों वहाँ उचित यह है कि हिन्दू मुसलमानोंकों 


ल्न्द्न्‌ ४णजर 


ज्यादा हक पानेमें मदद दें। जहाँ मुसलमान ज्यादा हों वहाँ मुसलूमानोंको उचित है कि वे 
हिन्दुओके ज्यादा हक पानेमें मददगार हों। अगर ऐसा किया जाये तो हिन्दू-मुस्लिम प्रइन 
रहे ही नही । भारतमें हमे बहुत सुधार करनेकी जरूरत है। हमें शिक्षा-प्रसार करता चाहिए 
और स्त्रियोंके अधिकारोंकी रक्षा करनी चाहिए। जो काम हमें खुद करता है, उसमे पीछे 
न रहना चाहिए। सभामे उनकी स्वास्थ्यकी शुभ-कामनाका स्वागत तालियोंकी गड़गड़ाहटसे 
किया गया। 

उनके बाद सर हेनरी कॉटनने छोठा-सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारतीयोंके 
अधिकार भारतीयोंके हाथमें हैं। 

फिर सर मंचरजी भावनगरी बोलनेको खड़े हुए। उन्होंने ट्रास्सवाल और नेटालके 
शिष्टमण्डलों [की सफलता | के लिए शुभ-कामना करनेकी अपील की। उन्होंने अपने भाषणमें 
कहा कि दक्षिण आफ़रिकाका प्रश्न बहुत गम्भीर प्रइन है। उसके सम्बन्ध यहाँ दो शिष्ट- 
मण्डल आये हुए है। उनको मदद देनेकी जरूरत है। हमारे भाई दक्षिण आकफ़िकामें बहुत 
कष्ट पा रहे है। उनकी इस अपीलका भी सभामें बड़े उत्साहसे स्वागत किया गया। 

इसके बाद श्री गाधीने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रका निर्माण दक्षिण 
आफ़्िकामें हो रहा है। जहाँ लोग स्वतन्त्रताके खातिर कष्ट-सहन करते है वही राष्ट्रका 
निर्माण होना सम्भव है। इसके अछावा, दक्षिण आफ़िकामोें हिन्दू-मुस्लिस प्रइन उठता ही 
नहीं है। इस प्रशनका निर्णय वहाँ हुआ-जेसा ही है। श्री अली इमाम कहते है कि अल्पसंख्य- 
कोंको अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए, यह बात बिल्कुल उचित है। ऐसा होनेसे ही 
हिन्दू और मुसलमान एक हो सकते है। 

[ उन्होंने कहा | द्वान्सवालके भारतीय अपने स्वार्थकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं; बल्कि 
भारतकी प्रतिष्ठाके लिए रड़ रहे है। पारसी रुस्तमजी इसीके लिए जेल भुगत रहे है। कुछ 
सिख भी जेल गये हैं। जबतक श्री अली इमाम-जैसे लोगोंकों ट्रान्सवालमें साधिकार प्रवेशकी 
स्वतन्त्रता नहीं मिल जाती तबतक भारतीय जेल जाते ही रहेंगे। वे यह अधिकार लेकर 
रहेंगे । 

नेठालमें सरकार भारतीय व्यापारियोंकों कुचछ देना चाहती है। वह गरीब भारतीयों 
तकसे तीन पौंड वाधिक कर लेती है और उनके बच्चोंको पढ़ने नहीं देती। ऐसे अन्यायका 
विरोध प्रत्येक भारतीयको करना चाहिए। नवाब साहव इंडिया कौंसिलके सदस्य हैं। इन 
भारतीयोंके लिए न्याय माँगवा उनका कतेंव्य है और यदि न्याय न मिले तो उनका सदस्यता- 
से त्यागपत्र दे देना उचित होगा। 

भारतीय युवकोंको यह विचार करता चाहिए कि यह समस्या क्‍या हैं। अगर ऐसा 
हो तो इसका हल तुरन्त विकल' आये। 

मेजर सैयद हुसेनने भाषण देते हुए कहा कि जैसे हिल्दू और मुसलमान इंग्लैडके होटलू- 
में एक मेज पर बैठकर खाना खाते हैं वेंसा भारतमें भी किया जाना चाहिए। 

श्री विपिनचन्द्र पालने भाषण करते हुए कहा कि हिन्दू और मुसलमान एक हो 
सकते है और उनको एक होना चाहिए। श्री अली इमामको हिन्दुओं और मुसलमानों, सबसे 
सम्मान दिया, यह बहुत ठीक हुआ है। हिन्दू हिन्दू हैं और मुसलमान मुसलमान हैं; यह 
तो है ही, छेकिन उनको भारतीय होनेमें अधिक गे मानना चाहिए। 


४७५२ सम्पूर्ण गांधी वाउसय 


श्री अली इमामने फिर बोलते हुए कहा कि दक्षिण आफ़िकाका प्रश्न बहुत बड़ा है, 
इसीसे उन्होंने अपने भाषणमे उसके सम्बन्धमे कुछ नहीं कहा है। किन्तु वह प्रश्न उन्हें 
सालता रहता है, और वे उसको भूल नहीं सकते। भारतीयोंके कष्ट दूर करनेके लिए उनसे 
जितना हो सकेगा उतना वे करेगे ही। 

डॉ० रदरफोर्डले कहा कि उनमे श्री गांधीका भाषण सुननेके बाद नया उत्साह आ गया 
है। द्रान्सवालमे भारतीय एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे है। सभी लोगोंको उन्तके उदाहरणका 
अनकरण करना चाहिए। वे यथाशक्ति सहायता ती देंगे ही। 

ससद-सदस्य श्री अपटनने भी बेसा ही भाषण दिया। उनके वाद श्री परीख बोले 
और तब सभा समाप्त हो गई। मुझे कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भोजमें दोनों शिष्ट- 
मण्डलोंके सदस्य मौजूद थे। 

श्री अली इमामके सम्मानमें दूसरा समारोह मंगलवार शामको चार बजे होगा। 
उसका आयोजन अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी ओरसे किया जायेगा। श्री अछी इमामको 
यहाँसे इस्तम्बूल जाना है और बहाँसे वे भारत जायेंगे। 

गजरातियोंकी सभा 

गुजराती भाषाके सुधार और विकासके उपायों पर [ विचार करनेके लिए | एक 
सम्मेलन काठियावाड़मे किया जानेवाला है। इसके समर्थनके लिए मंगलूवारकों सर मंचरजी 
भावनगरीकी अध्यक्षतार्म गृजरातियोंकी एक सभा की जायेगी। इस सभाके संयोजक श्री 
हस्तम देसाई, श्री हुसेत दाउद मुहम्मद और श्री जेठाछारू परीख है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१०-१९०९ 


२९०. पत्र: नारणदास गांधीको- 


- लल्दना 

अक्तूबर ३, १९०९ 

चि० नारणदास, 
तुम्हारा पत्र फिर नहीं मिला। तुम्हारा चन्दा इकट्ठा करतेका काम चल रहा होगा। 
चाहता हूँ कि यदि चि० छगनलाल इंग्लेंड आनेका विचार करे तो तुम दक्षिण आफ़िका 
जाओ। तुम्हारा भी यही विचार हो तो मेरा आग्रह है कि तुम जाओ। इसमें सहज ही 
आत्म-कल्याण होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। छेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने पिताकी अनुमति 
लेनी चाहिए। में आदरणीय खुशालभाईको लिख रहा हैँ। अगर उनका विचार तुम्हें भेजनेका 
हुआ तो वे तुम्हें यह पत्र देंगे अथवा पत्र देते हुए अपना विचार बतायेंगे। में यहीं हूँ, 
यह मानकर उत्तर देना। तुम्हारा जाना तय हो तो भी फीनिक्ससे मंजूरी मँगानी होगी। 


१. देखिए “ भाषण : ग़ुजरातियोंकी समामें?” पृष्ठ ४५६-०९ । 
२, देखिए अगला शझोौषेक । 


पत्र : खुशालचन्द गांधीकोी ४०३ 


तुम जेल जानेके लिए आओ तो मंजूरीकी जरूरत नही है, क्‍योंकि तब तो तुम्हें जोहानिसबर्ग 
आना होगा। अगर मानें तो जेलमें दुख तनिक भी नहीं है, सुख ही है। तुम विशेष 
विचार-विमर्श चि० छगनलालसे करना। गांधी-परिवारने सदाचरण किया है और दुराचरण 
भी किया है। किन्तु, हम सदाचरणके लिए प्रसिद्ध है। इसमें वृद्धि हो सके तो यह परिवारकी 
सच्ची सेवा है। इसलिए परिवारमे जितने सदाचारी युवक है उन्हें चुरा लेनेंकी इच्छा 
मुझे सदा रहती है। 

समोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्रोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८१८) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी । 


२९१. पत्र: खुशालचन्द गांधीकों 


लन्दन 
अक्तूबर ३, १९०९ 
आदरणीय खुशालभाई, 
चि० छगनलालने पहले आपसे लचि० नारणदासको भी फीनिक्समें होम देनेकी इजाजत 
माँगी थी। छेकिन उस वक्‍त तो इजाजत नहीं मिली थी। मुझे याद है कि मेने भी लिखा 
था। अब फिरसे विचार किया जा रहा है। 
अगर चि० नारणदासको दे दें तो बुरा न होगा, इसमें उसका कल्याण है। 
ऐसा खाहना स्वाभाविक है कि उत्तर अवस्थामें सब बेटे आपके पास रहें, लेकिन 
यह मोह भी है। अगर वे अछूग रहकर आत्मकल्याण कर सकते हों और एक बेटा आपके 
पास रह सकता हो तो दूसरे अरूग क्‍यों न रहें ? अपने बेठोंकों सदा पास रखता सचमुच 
स्वार्थ है। हमारा धर्म तो सदा परमार्थ सिखाता है। फिर, अगर लड़कोंके उस मार्गपर 
आरूढ होनेका प्रसंग आये तब तो सुझे छूगता है, उन्हें उसपर जाने ही देना चाहिए। अगर 
यह बात गले उतर सके तो मेरी विनती है कि आप चि० नारणदासको इजाजत दे दें। 
इस सम्बन्धर्में सबसे पहले ध्यान इस बातका रखना है कि उसकी अपनी वृत्ति वैसी 
होनी चाहिए। उसका विचार हो तभी मेरी यह विनती छागू होती है। मुझे याद नहीं है 
कि नारणदासका ब्याह हो गया है या नहीं। अगर न हुआ हो, और सभाई भी न हुई 
हो, तो मेरे खयालसे वह ज्यादा अच्छा काम कर सकेगा। मैंने इस विषयमें बहुत विचार 
किया है। वैसा आचरणभी किया है, और कर रहा हूँ। [इस समय |] इसमें गहरे नहीं 
उतरता। [ सिर्फ] अपने विचार आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मुझे छूगता है और में यह 
मान लेता हूँ कि हम सब भाइयोंमें आप ही मुझे कुछ-कुछ समझते होंगे। 
विशेष चि० छगनलाल आपसे कहेगा। उसकी बात सुनकर जैसा ठीक लो वैसा करें। 


मोहनदासके दण्डवत्त 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गूजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८९९ ) से । 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


२९२. पतन्न: लॉड एंम्डहिलकों 


[ लन्दन ] 
अक्तूबर ५, १९०९ 

लॉड महोदय, 

मैं आपके इसी ४ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ । आप जो थोड़ा-सा अवकाश 
ले सके है, आशा है वह साननन्‍द बीता होगा। मैने जान-बूझकर इस विषयमें और जानकारी 
देकर आपको परेशान नहीं किया। छेकिन अब में कह दूं कि श्री पोलक भारतमें बहुत काम कर 
रहे है। बम्बईमें जो सार्वजनिक सभा की गई थी वह बहुत सफल रही। उसके बाद सूरत, 
अहमदाबाद और कठद्रमें सभाएँ की गईं हैं। भारतके अखबारोंमें इस सवारूपर पहलेसे ज्यादा 
विस्तारपृवक और निश्चय ही बहुत ज्यादा समझदारीसे चर्चा की जा रही हैं। अब 
अखबार यह मानते है कि टद्वान्सवालके भारतीय किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्यसे कष्ट नहीं उठा रहे 
हैं, बल्कि राष्ट्रीय अपमानको दूर करानेके लिए कष्ट उठा रहे हैं। वे अबतक इस बातको 
स्वीकार नहीं करते थे। 

आपने हछॉरड्ड मॉलेके पत्रके सम्बन्धर्में जो सलाह दी है और छॉर्ड सभाके सूचना-पत्रमें 
अपने प्रइनके' सम्बन्ध्में जो खबर दी है उसके लिए में क्ृतज्ञ हूँ। 

मुझे अभी-अभी छॉड् क्रूका उत्तर मिला है। उनके पत्रकी नकरू और उत्तरका मस- 
विदा इसके साथ भेजता हूँ। मसविदा आपकी मंजूरी या आपके संशोधनके लिए है। करू 
'ठाइम्स ने अपने जोहानिसबर्गके संवाददाताकी भेजी हुई जो खबर छापी थी, उत्तर बहुत- 
कुछ वेसा ही है। श्री स्मट्सने 'रेंड्‌ पायोनियर्स” भाषण दिया था। संवाददाताने उनके 
भाषणका सारांश देते हुए छिखा है: 


श्री स्मट्सने वर्तेसान राजनीतिकी कोई चर्चा नहों की, यद्यपि इस बातका प्रयास 
बहुत किया गया कि वे संयुक्त मंत्रिसण्डलके बारेसे सरकारके विचार और एशियाई 
सत्याप्रहियोंके प्रति उसके रुखमें परिवर्ततकी अफवाह आदि विषयोंपर कुछ कहें । 
सरकारके रुख किमी तरहके परिवर्ततकी बात अब भी अफवाह ही है। 


मेरी रायमें छॉड कू का उत्तर सन्तोषजनक भी है और बहुत असन्तोषजनक भी --- 
असन्तोषजनक इसलिए कि हछॉर्ड क्र स्पष्टत: श्री स्मट्ससे जरूरतसे ज्यादा डरते है; सन्‍्तोष- 
जनक इसलिए कि बातचीत . . . । 


१, गांचीजीने लॉडे एम्टहिलको २१ और २० पितम्बरक्ों पत्र लिखे थे, छेकिन ये उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु 
छोड एम्टइिलके उत्तरसे थोड़ा-बहुत माद्म हो जाता है कि गांधीजीने इन पत्रोमें क्‍या छिखा था | देखिए 
परिशिष्ट २८ । 

२. इस प्रश्षका उत्तर छोड क्र मे १६ नवम्बरकों छोंडे सभाके शीतकालीन भधिवेशनमें दिया था । 

३. इंतपर ४ अक्तूबरकी तारीख थी; देखिए संलग्न-पत्र, पृष्ठ ४५० । 

४. यहाँ एक पंक्ति मिट गई है । 


पत्र : लॉड ऐंम्टहिलको ४०७ 


ऐसा लगता है कि श्री हाजी हबीबको और मुझे सार्वजनिक रूपसे कुछ काम करनेके 
बाद ही यहाँसे जाना चाहिए। सामान्यतः देखनेसे तो यही आवश्यक मालूम होता है। अगर 
हो सके तो हमे लोकसभाके उन सदस्योंकी, जो हमारी बात सुनना चाहे, एक बैठक बुरानी 
चाहिए। हमें सभी दलोसे सहायता और सहयोगकी माँग करनी चाहिए। हमें विविध धार्मिक 
सम्प्रदायोंके प्रतिनिधियोंके सामने भी स्थिति रखनी चाहिए। आपने जो छोटा विवरण पसन्द 
किया है उसे भी वितरित करना चाहिए और उसके साथ एक ऐसा परिचयात्मक पत्र भेजना 
चाहिए, जिसमें अबतककी सब स्थिति दी जाये। हमें उन सम्पादकोंसे भी मिलना चाहिए जो 
हमसे मिलना मंजूर करे और अखवारोंको एक आम पत्र भेजना चाहिए। इसके लिए शायद 
हमें कमसे-कम इस महीनेके आखिरतक ठहरना पड़ेगा। में यह भी फिरसे सोच रहा हूँ कि 
अगर हमें जोहानिसबर्गकी यूरोपीय और भारतीय समितियाँ मंजूरी दे दें तो क्या हमारा 
थोड़े-ले समयके लिए भारत जाना और फिर लन्दनसे होते हुए दक्षिण आफ्रिका लछौठना 
ज्यादा अच्छा न होगा ? लेकिन मेरे खयालसे हमें पहला कदम यह उठाना चाहिए कि हम 
लॉर्ड क्र को एक पत्र छिखें। इस पत्रकों में आपके पाससे मसविदा वापस मिलते ही भेज दँगा। 
बाकी बातोंके बारेमें, अगर आपको फुरसत हो और आप इहाहर जा रहे हों तो आप जब 
चाहें, हम बातचीत कर सकते है। अगर यह न हो सके तो मेरे लिए आपकी सलाह ही 
मूल्यवान होगी। 


आपका, आदि, 
[ संलग्न-पन्न | 
पत्रका मसविदा 
| लन्दन | 
अक्तूबर ५, १९०९ 
उपनिवेश-उपमन्‍न्त्री 
कलोनियक ऑफिस, एस० डब्ल्यू० 
महोदय, 


ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके प्रइनके सम्बन्धर्मों आपका इसी ४ तारीखका पत्र पानेका 
सौभाग्य मिला। छॉड्ड क्र ने सन्‍्तोषजनक समझौता करानेके उद्देश्यसे जो प्रयत्न किये हैं और 
वे आगे जो करेंगे उनके लिए श्री हाजी हबीब और मैं उनके आभारी हैं। लेकिन मेरे साथी 
और मैं यह अनुभव करते हैं कि अब वक्‍त आ गया है, जब हमें अपनी रवानगीसे पहले 
जनताको अपनी सब बात बता देनी चाहिए; और अब हम यहाँ ज्यादा देर रुकना भी नहीं 
चाहते। मेरा खयाल है कि बातचीत जहाँतक चली है वहाँतक उसका विशुद्ध परिणाम 

सार्वजनिक रूपसे प्रकट करनेमें छॉड क्र को कोई आपत्ति न होगी ।* 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१११-२) से । 


१, यह नवम्बर ७, १९०९ को प्रकाशना्थ भेजा गया । 

२. गांधीजी छोड एंम्टदिलते दूसरे दिन दोपइरफो मिछे थे । 

३. गांवीजीने इसका दूसरा मसविंदा तेयार ,किया था; “पत्र: छोडे ऐेम्टहिलकों”, पृष्ठ ४५९ । 
लेकिन अन्तमें जो पत्र भेजा गया वह भिन्न था; देखिए “ पत्र ; उपनिवेश-उपमन्जीकी ”*, पृष्ठ ४६७-६८ । 


२९३. भाषण : गुजरातियोंकी सभाएओं' 


[लन्दन 
अक्तूबर ५, १९०९ | 


भारतमें आजकल नई हवा चल रही है। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सभी आतुरतापूर्वक 
“प्रा देश” अथवा “हमारा देश” की रट लगा रहे है। हम इसके विषयों फिलहाल राज- 
नीतिक दृष्टिसे विचार नहीं करेंगे। भाषाकी दृष्टिसि विचार करते हुए सहज ही मालूम हो 
जाता है कि हृदयसे हमारा देश” कहकर पुकारनेसे पहले हममें अपनी भाषाके प्रति अभिमान 
उत्पन्न होना चाहिए। यदि हम ताजे उदाहरणोंपर विचार करें तो देखेंगे कि बोअर लोगोंकों 
आज. जो स्वराज्य मिला है उसका एक प्रबल कारण तो यह है कि वे स्वयं भी और उनके 
बाल-बच्चे भी अधिकतर बोअर भाषाका ही उपयोग करते है। जनरल बोथा हछॉर्ड क्र से बात 
करते समय भी बोअर भाषाका उपयोग करते हैं। उनका अंग्रेजीका ज्ञान हमारे अंग्रेजीके 
ज्ञानसे बढ़ा-चढ़ा माना जा सकता है, किलतु वे अपने सम्मानकी रक्षा करने और आदर्श उपस्थित 
करनेके विचारसे भी अपनी जन्मभूमिकी भाषाका उपयोग करते हैं। हमें ऐसे उदाहरण 
और भी मिलते हैं, किन्तु उतको यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं है। 

इसलिए मुझे तो रूगता है कि भारतमें छोटे-बड़े सभीका ध्यान अपनी-अपनी भाषाकी 
ओर जा रहा है, यह एक सनन्‍्तोषजनक प्रगति है। इस उद्गारकी अभिव्यक्ति भी देखनेमें आती 
है कि सारा भारतीय राष्ट्र एक भाषाका उपयोग कर सकता है। भविष्यमें शायद ऐसा हो भी 
सके। वह भाषा भारतकी ही होनी चाहिए, इसे सब कबूल कर लछेंगे। किन्तु वह बादकी 
मंजिल हो सकती है। मैं भारतीय हूँ ”, ऐसा अभिमान मनमें आये तो उसके अन्दर यह 
अभिमान भी होना चाहिए कि “ में गुजराती हूँ ”। यदि ऐसा न होगा तो हमारी “ तीनमें 
न तेरहमें ” की स्थिति हो जायेगी। हरएक प्रान्तके नेताओंको दूसरे प्रान्तकी भाषा अवश्य 
जाननी चाहिए। गुजरातीको बंगरहा, मराठी, तमिल, हिन्दी इत्यादि भाषाएं सहज ही आ 
सकती हैं। यह कोई मुश्किक बात नहीं है। हम अपनी कुछ [ गलत | धारणाओंके' कारण अंग्रेजी 
भाषा सीखनेके लिए व्यर्थ ही जितनी माथापच्ची और मेहनत करते हैं, उससे आधा परिश्रम 
भी भारतीय भाषाओंकों सीखनेके लिए करें तो कुछ और ही रंग आये। भारतका उद्धार 
बहुत-कुछ इसीमें समाया हुआ है। [ किसी समय ] में भारतकी शिक्षाके सम्बन्धर्में लॉर्ड मैकॉलेके 
विचारोंके मोहमें पड़ गया था। दूसरे छोग भी मोहमें पड़े हैं। लेकिन' मेरा बह मोह दूर 
हो गया है। में चाहता हूँ, दूसरोंका भी दूर हो जाये। लेकित, शायद यह अवसर इस 
सम्बन्धर्में ज्यादा कहने या सोचनेका नहीं है। 


१. राजकोथ्में गुजराती साहित्य सम्मेलनका तीघरा अधिवेश होनेवाला था । सम्मेलनके सम्थनमें उसके पूव्वे 
ही, ५ भक्‍तूबरकों, लन्दनमें गुजरातियोंकी एक सभा आवीणित की गईं थी । उसमें गांवीजीने भाषण देते हुए 
यद्द अस्ताव पेश किया था: “ यह सभा राजकोट्में इसी महीने दोनेवाे गुजराती साहित्य सम्मेलनके तीसरे 
अधिवेशनकी अपनी बचाई भेजतो है और उत्तकी सफल्ताकी कामना करती है ।” सभाकी रिपोर इंडियन 
ओपिनियनमें “ गुजराती भाषाके सम्बन्धमें कुछ विचार ” शीषकसे प्रकाशित हुई थी; देखिए परिशिष्ट २९ । 


भाषण : गुजरातियोंकी सभामें ड्५७छ 


यदि ऊपरकी दलील ठीक है, तो हम आगे खास गुजराती भाषाके बारेमें विचार कर 
सकते है। गूजराती आपसमें अंग्रेजी भाषाका व्यवहार करते है। इसपर कहना पड़ेगा कि 
यह उनकी अधम दशाका सूचक है। इसके कारण मातृभाषा कंगाल हो गई है। हम स्वयं 
उसका अपमान करते हैं और फलत: स्वयं दीन बनते जाते है। में यह सोचकर काँप उठता 
हूँ कि में अपने विचार गृजरातीमें ठीक-ठीक व्यक्त नहीं कर सकता और अंग्रेजीमे कर 
सकता हँ। जिस व्यक्तिने अपनी भाषाका अनादर किया है, वह अपने देशका क्‍या भला 
करेगा ? महान्‌ गृजराती समाज कभी गुजरातीकों भूछकर अन्य भाषा अंगीकार करेगा, 
यह स्वप्तमें भी सम्भव नहीं। यदि यह सम्भव नहीं है, तो यह कहनेमे कोई अतिशयोक्ित 
न होगी कि जो अपनी भाषाकी उपेक्षा करते है, वे अपने देश और समाजके द्रोही है। यह 
वचन अनुचित नहीं है कि भाषामें उसे बोलनेवालोंका प्रतिविम्ब होता है। यदि ऐसा है, 
तो यह एक बड़ा अच्छा लक्षण है कि गुजराती, बंगला, उर्द, मराठी आदिके सम्मेलन होने 
लगे है। 

विदेश जानेवाले भारतीयोंके लिए यह बात बहुत विचार करने योग्य है। उनकी 
जिम्मेदारी बड़ी है। उन्हें अपनी जातिका नेतृत्व करना है। यदि वे ही अपनी भाषा भूल 
जायेगे, तो पापके भागी होंगे। 

मैंने अंग्रेजीकी काफी शिक्षा पाये हुए कुछ छोगोंके लेखोंमे पढ़ा है, और कुछको ऐसा कहते 
भी सुना है कि वे गुजरातीकी अपेक्षा अंग्रेजी अधिक जानते है। यह हमारे लिए बहुत शर्मकी 
बात है। सच कहा जाये तो यह ठीक भी नहीं है। मुझे यह कहनेमें कोई झिलझ्लक नहीं कि 
ऐसा लिखने और बोलवेवाले अंग्रेजी भाषा शुद्ध नहीं लिखते-बोलते। ऐसा ही होना भी 
चाहिए। में मानता हूँ कि कुछ विचार अंग्रेजी भाषामें आसानीसे प्रकट किये जा सकते है; 
यद्यपि यह भी हमारे लिए शमकी बात है। लेकिन, साधारणतः यह कहना कठिन है कि 
हम अंग्रेजी भाषाके मुहावरे और व्याकरणसे अच्छी तरह परिचित है। [इसके विपरीत, | 
गुजराती भाषाके मुहावरे और व्याकरणसे साधारणतः सभी भारतीय सहज परिचित होते हैं। 
हम गुजरातीमे भूतकालके बदले वर्तमान काछूका प्रयोग कभी नहीं करते; किन्तु बहुत अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे भारतीयोंके लेखोंमे भी कालका अशुद्ध प्रयोग मिलेगा। मुहावरोंकी अशुद्धियोंका तो 
पार नहीं है। ऐसा होता है कि [ कभी-कभी | हम गुजराती उच्चारण ठीक नहीं करते और 
संयुक्‍ताक्षर नहीं बोल पाते। लेकिन, यह एक ऐसा दोष है, जिसे आसानीसे दूर किया जा 
सकता है। इसीके कारण यह नहीं कह सकते कि हम गुजराती कम जातनते हैं। 


कई बार यह भी सुना जाता है कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़नेके लिए [ यहाँ | आते हैं 
उन्हें अंग्रेजीका अभ्यास करना होता है। इस स्थितिमें वे गुजरातीकी चिन्ता क्‍यों करे? यह 
वहम है। जब गूजराती मिल्लें-जुलें तब यदि वे गुजरातीमें ही बोलें, तो उनका अंग्रेजीका ज्ञान 
कम नहीं होगा, उसका बढ़ना ही सम्भव है; क्योंकि तब वे अंग्रेजोंकी ही अंग्रेजी सुनते रहेंगे, 
जिससे उनके कान तेज होंगे और वे गरूत अंग्रेजी फौरन पकड़ सकेंगे। इसके सिवा, विलायतमें 
रहनेवाले भारतीय विद्यार्थी अपनी पढ़ाई-लिखाईमें कुछ इतने व्यस्त नहीं रहते कि वे थोड़े 
समय भी गूजराती पुस्तकें न पढ़ सकें। अन्तमें यदि उन्हें देशकी सेवा करनी है, सावें- 
जनिक काम करना है, तो अपनी मातृभाषाके लिए उन्हें समय निकालना ही पड़ेगा। यदि 
अपनी भाषाकी हानि करके अंग्रेजी सीखनेमें ही अपना समय देना है, तो अंग्रेजी पढ़नेका जो 


डण८ सम्पूणे गांधी वाड्मय 


हेतु है--अर्थात्‌ देशकल्याण -- वही खत्म हो जायेगा। यदि ऐसा हो, तो उससे यही सिद्ध 
होगा कि अंग्रेजी पढ़नेकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑपरेशनसे बीमारकी मौत ही हो 
जाये तो कोई भी कह सकता है कि ऑपरेशन नही किया जाना चाहिए। 


फिर, गूजराती कोई त्यागने योग्य भाषा नहीं है। जिस भाषामें नरसी मेहता, अखा 
भगत और दयाराम--जैसे कवि हो गये हैं और उसे विकसित कर गये हैं, तथा जिसको बोलने- 
वाले दुनियाके तीन बड़े धर्मो-- हिन्दू, इस्लाम और जरथुस्त्र -- के अनुयायी है, उस भाषाकी 
उन्नतिकी कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती। एक ही विचार गुजराती भाषामें अनेक बार 
तीन तरहसे पेश किया जा सकता है। पारसी जिसे खुदा, मुसलमान जिसे अल्ला-ताछा और 
हिन्दू जिसे ईश्वर कहेंगे, अंग्रेजी भाषामें उसके लिए एक ही नाम है “गॉड ” । मुसलमान 
जो गुजराती लिखेगा उसमें अरबी और शेख सादीकी” फारसीकी छाया पड़ेगी; पारसीकी 
गुजरातीमे जरथुस्त्रके जेन्द” की छाया पड़ेगी और हिन्दूकी गृजरातीपर संस्कृतका प्रभाव 
होगा । हिन्दू और मुसलमान तो भारतकी सब भाषाओंकी सेवा करते है, लेकिन जान पड़ता 
है, पारसियोंकों तो ईश्वरने ईरानसे गुजरातीकी सेवाके लिए ही यहाँ भेजा है। उनके 
उत्साही स्वभावके कारण गुजराती भाषाकी बहुत छाभ हो सकता है। उनके हाथमें अनेक 
गुजराती पत्र-पत्रिकाएँ हैं। इसलिए उन्हें गूजरातीके भविष्यको बहुत यत्नपूर्वक सम्भालना 
चाहिए। मैं उनसे एक ही विनती करना चाहता हूँ, “जो भाषा आपकी मातृभाषा बन 
गई है, और जिसे अब आप छोड़ नहीं सकते, उस भाषाका आप खून न करें।” पारसी 
लेखक सरल गुणरातीमें सुन्दर विचार प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भाषाके उच्चारण और हिज्जोंके 
सम्बन्धमें ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो जान-बूझकर उससे बैर ठान लिया हो । यह खेदकी 
बात है। सभी गुजरातियोंकों इसपर विचार करना चाहिए। गम्भीरतापूर्वक विचार करने- 
पर हमें मातना पड़ेगा कि हिन्दू, मुसछमान और पारसी, इन तीनोंके पंथ न्यारे हैं। ऐसा 
लगता है, मानों तीनों “अपनी-अपनी सम्भालने ” का निश्चय कर बैठे हों। मुसरूमानोंने 
अभीतक शिक्षामें गहरी दिलचस्पी नहीं ली है। इसलिए उन्होंने गुजराती भाषापर अभी 
तक कोई स्पष्ट छाप नहीं डाली है। लेकिन वे शिक्षा ले रहे है। हिन्दुओं और पारसियोंको 
उन्हें शिक्षित करनेके लिए पूरा उद्योग करना चाहिए। यदि ऐसा हो, तो उनसे गुजराती 
भाषाकों बहुत बड़ा सहारा मिलछेगा। 


राजकोटमें जो सम्मेलन होनेवाला है, उससे मैं नम्नतापूर्वक विनती करूँगा कि उसके 
नेता गुजराती भाषाके विज्ञ हिन्दू, मुसलमान और पारसी विद्वानोंकी एक मिली-जुली समिति 
बनायें। उस समितिका काम तीनों कौमोंके गुजराती छेखनपर निगाह रखता और लेखकोंको 
सलाह देना हो। विचारशील लेखकोंके लिए इस समितिसे अपने छेख बिना पारिश्रमिक दिये 
सुधरवाना भी सम्भव होना चाहिए। 


१. ( १४१४-७९ ) गुजरातके सन्त कवि; गांधीजीके प्रिय सजन “वैष्णव जण तो तेने कहिये ”” के रचयिता। 
२. सत्रहवों शताब्दीके रहस्यवादी कवि, जो अपने व्यंग्यके लिए प्रसिद्ध थे । ये वैदान्ती और बुद्धिवादी 
भी थे । 
३. (१७७७-१८०३ ) वेष्णव कवि । अनेक गीतोंके रवयिता जो शुणरात-भरमें लोकप्रिय हैं । 
४. (११८४-१२९२ ) पारसी कवि । 


पत्र; छोड एम्टहिलकों ४५९ 


विलायतमें रहनेवाले भारतीयोंसे में यह कहता हूँ कि विलायतमें आकर उन्हें अपने 
बाप-दादोंकी भाषा न भूलनी चाहिए, बल्कि अंग्रेजोंसे सबक लेकर उन्हें उस भाषासे अधिक 
प्रेम करता चाहिए। यदि वे परस्पर लिखने या बोलनेमे अपनी मातृभाषाका ही उपयोग 
करेंगे, तो भाषाका उद्धार शीघ्र होगा। इससे भारतकी उन्नति होगी और वे अपने कतंव्य 
पूरे कर सकेंगे। जरा विचारपुर्वक देखनेपर यह काम आसान माल्म होगा। 


| गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-११-१९०९ 


२९४. पत्र: लॉर्ड एम्टहिलकों 


[ लन्दन | 
अक्तूबर ६, १९०९ 


लॉड महोदय, 


इस पत्रके साथ में सर फ्रांसिस हॉपवृड़को लिखे पत्रका मसविदा भेज रहा हेँ। चूँकि 
इस प्रकारके मजमूनका पत्र भेजनेमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण 
नहीं है कि वह पत्र भेजा जाता है या करू जो मसविदा' भेजा गया है, उसके अनुसार 
लिखा पत्र भेजा जाता है। इस मामलेमें जितना सोचता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि 
हमें इस वक्‍त इससे ज्यादा सन्‍्तोष न मिलेगा। मुझे यह भी लगता है कि स्थितिको जान- 
बूझकर अस्पष्ट रखा गया है और इसके पीछे कूटनीति है। इसलिए इसके स्पष्ट किये 
जानेकी गुंजाइश नहीं रहती । गूढ़ राजनीति और कूठनीतिका अनुभव मुझे बिल्कुल नहीं है, 
इसलिए मुझे तो वही मसविदा ज्यादा ठीक रूगता है जो मैंने कलके पत्रके साथ आपको 
भेजा था। लेकिन हमें यहाँ जो आन्दोलन करना है उसकी मोदी रूपरेखा उसमें जोड़ दी 
जाये और अपना भारत जानेका इरादा भी बता दिया जाये। परत्तु इस बारेमें में बिल्कुल 
आपपर निर्भर हैँ और आप जो भी सलाह देनेकी कृपा करेगे, बही करूँगा।' 


आपका, आदि, 


१, देखिए “पत्र: लॉड एस्टहिलको?”?, पृष्ठ ४०० । 

२. ठॉडे ऐम्टहिलने ७ अक्तूबरकों गांधीजीके ५ और ६ अक्‍्तूबरके पत्रोंकी प्राप्ति सूचित करते हुए लिखा 
था: “, . . देखता हूँ आगे विचार करनेपर आपकी इच्छा विस्तृत प्रक्रियाकों अपनानेक्ी नहीं है, णो मेंने 
तब सुझाई थी । मुझे कहना चाहिए कि भाप सहज मनसे जो सोचते हैं वह बिल्कुल ठीक है; और ऐसा माननेका 
पर्याप्त कारण मोजूद है कि अगर इस समय छोड क्रू चाहें भी तो आपके मामकेकी भोर पूरा ध्यान नहीं दे 
सकेंगे । ऐसी दालतमें आपके निर्णयमें हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं रुगता । में इस बातसे सहमत हूँ कि अगर 
आप वेसा ही छिखें जैता पहले लिखना चाहते थे तो वह गलत न होगा। हाँ, आप जिन तरीकोंसे जनतासे 
अपनी बातें कहना चाइते हैं, उनको स्पष्ट करनेके लिए कुछ पंक्तियाँ जीढ़ दे।”” 


४६० सम्पूण गांधी वाडमय 
| संलूग्न-पत्र | 
पत्रका ससविदा 
[ लन्दन | 
अक्तूबर ६, १९०९ 
सर फ्रांसिस जे० जी० हॉपवुड 
कलोनियल ऑफिस, एस० डब्ल्यू ० 
महोदय, 
आपके हस्ताक्षरोंसे युक्त ४ अक्तूबरके पत्र, संख्या ३१६४९, के सम्बन्धमें में आपको अनौ- 
पचारिक रूपसे लिखनेकी धृष्टता कर रहा हूँ। सो इसलिए कि आपका समय बचा सकँ, और 
हो सके तो पतन्रका सही अर्थ भी जान सकू। चूंकि आप द्वान्सवारके ब्रिटिश भारतीयोंके 
प्रश्नके सम्बन्धर्में हुई बातचीतसे परिचित हैं, इसलिए मेरे साथी श्री हाजी हबीब और में 


आपसे अनौपचारिक भेंदकी प्रार्थना करते हैं। 
हमारे सामने कठिनाई यह है। जिस पत्रका उल्लेख मेने किया है उसमें कहा गया है: 


उपनिवेशकी सरकारको पहले यह तय करना चाहिए . . . कि वह भी स्मदसके 
सुझाये हुए आधारपर कानन बनानेके लिए तेयार है या नहीं। 


चूँकि अर ऑफ़ क्र से भेंटके समय मेरे रुखका उल्लेख किया गया है, इसलिए मैं नहीं 
जानता कि श्री स्मट्स जो कानून पेश करता चाहते हैं वह भेंटमें दिये गये मेरे सुझावके 
आधारपर होगा या दक्षिण आफ़िका जानेसे पहले श्री स्मट्स द्वारा सुझाये गये आधारपर। 
आप जानते ही हैं कि मेरे सुझायें गये भारतीय प्रस्तावरमें और श्री स्मट्स जो-कुछ देनेको 
तैयार थे उसमें बुनियादी फर्क है। यह तो माना ही जायेगा कि छॉर्ड महोदयके तारके 
बाद श्री स्मट्सने जो रुख अख्तियार किया है उसे ठीक-ठीक जान लेना मेरे और साथीके 
लिए अधिकसे-अधिक महत्त्वकी बात है; क्योंकि स्पष्ट है छॉर्ड महोदयने अपना तार उक्त 

भेंटके बाद भेजा था। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकछ (एस० एन० ५११४ और ५११५) से । 


२९५७. पत्र; एच० एस० छल० पोलकको 


लन्दन] 
अक्तूबर ६, १९०५ 

प्रिय हेनरी, 

कंठ्रसे लिखा आपका पत्र मिला। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी बात- 
चीतमे --- कमसे-कम मेरे साथ अपनी बातचीतमें -- मेरी चर्चा न करें ? मैं समझता हूँ, हमारे 
उह्देश्यके हितकी दृष्टिसे भी मुझे विचारसे बाहर ही रखना चाहिए । हाँ, जहाँ मेरी चर्चा करना 
आपको आवश्यक जान पड़े, वहाँ बात दूसरी है। मैं जानता हूँ, उत्तरमें आप कहेंगे कि आपने « 
कभी भी मेरी अनावश्यक चर्चा नहीं की, लेकिन बात दरअसल ऐसी है नहीं। जैसाकि 
आप भी स्वीकार करेगे, कभी-कभी आप अपने उत्साहमे बह जाते है। आप देखेंगे कि अगर 
आप ऐसा ही करते रहे तो एक दिन इसकी प्रतिक्रिया होगी -- सो मेरे विरुद्ध नहीं; और 
मेरे विरुद्ध हो भी तो उसे तो अच्छी तरह सहा जा सकता है। प्रतिक्रिया हमारे उद्देश्यके 
विरुद्ध होगी, जो कमसे-कम आपको तो अच्छी नही लगेगी। मुझे एक बार श्री गोखलेसे भी, 
जब में उनके साथ कलकत्तेमें था' और उन्होंने मेरे खयालसे मेरी बहुत ज्यादा प्रशसा कर दी 
थी, कुछ ऐसा ही कहना पड़ा था। बल्कि उनसे तो में कुछ कड़वे स्वरमे बोल गया था। 

मुझे इस बातसे खुशी हुई कि आपको वहाँके जीवनमें परायापन नहीं रूगता। मैने 
अपेक्षा भी यही की थी। आपने पहले ही उसके अच्छे होनेकी कल्पना कर ली थी। 

इस हफ्ते बहुत कम कतरनें मिली हैं। इसके लिए जिम्मेदार कोई भी रहा हो, उसने 
अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। मुझे टाइम्स ऑफ़ इंडिया” की रिपोर्टतक नहीं मिली। 
'बॉम्बे गजट ' भी नहीं मिला। आपने महिलाओंकी जिस सभामें भाषण दिया, उसकी भी कोई 
रिपोर्ट नहीं मिली और न आपके सम्मानमें लिखी गई कविता ही। मूल देखनेकी बड़ी 
तीन्र इच्छा है। 

यह पत्र मैं लॉर्ड क्र की चिट्ठी मिलनेके बाद लिखवा रहा हूँ। उसके बारेमें आगे 
लिखूंगा। फिर भी, इतना कह देना चाहूँगा कि जाहिर है, हमारे वहाँके मित्रोंको, जो ऐसी 
उत्साहपूर्ण सभाओंके बावजूद इतने हताश हैं, या तो हमारे पक्षकी सचाईमें विश्वास नहीं है 
या इस बातमें भरोसा नहीं है कि अन्तरमोें सत्यकी विजय होती है। अन्तसे मेरा मतलब 
धूमिल और दूरस्थ भविष्यसे नहीं, बल्कि किसी ऐसी अवधिसे है, जिसका अन्दाजा लगाया 
जा सके और यह अन्दाजा इस बातसे छगाया जायेगा कि हम कोशिश कितनी करते 
हैं। क्या आप उन्हें यह नहीं समझा सकते कि सच्ची सफलता स्वयं प्रयत्नमें निहित है, 
और हमारा प्रयत्न है अनाक्रामक प्रतिरोध; कि हम अपने-आपको उत्तम प्रकारकी शिक्षा दे 
रहे हैं, जो किसी भी विश्वविद्यालयकी शिक्षासे अच्छी है; कि संघर्ष जितना लम्बा होगा, 
लोग अन्‍्तरमें उससे उतने ही निश्नरकर निकलेंगे, और आगे सुधारोंकों प्राप्त करनेकी उनकी 


१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके १९०१ का अधिवेशन समाप्त होनेपर गांघीणी कोई महीने-मर कल्कत्तेमें 
श्री गोखलेके साथ रहे थे । देखिए आत्मकथा, भाग ३, परिच्छेद १७-१९ । 

२, सितम्बर १७ को -पोलकने बम्बईमें आयोजित मद्दिलाओोंकी एक सभामें भाषण दिया था । विषय था, 
४ दक्षिण आफ़िकामें भारतीय महिलाओंकी अवस्था और स्थिति” | 


४६२ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


पात्रता बढ़ेगी तथा उन्हें लड़कर लेनेकी उनमें ज्यादा सामर्थ्य होगी? अगर नेतागण हमारे 
उद्देश्यों या सभाओंकी उपयोगितामें आस्था रखे बिना वहाँ सभाएँ करते है तो निरिचत है 
कि वे बुरी तरह असफल होंगी। हो सकता है कि सभाएं ऊपरसे उत्साहपूर्ण दिखाई देती 
हों, छेकिन वह अन्तर्धारा, जिसे स्वयं नेताओंने लक्षित किया होगा, सरकारकी नजरोंसे भी 
छिपी नहीं रहेगी। क्या आप उन्हें यह नहीं समझा सकते कि यद्यपि भारतमें हमें वास्तविक 
स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि अगर द्वान्सवालके भारतीय 
योग्य होनेपर भी अपनी स्थिति सुदृढ़ नही कर सकते और भारतमें रहनेवाले भारतीयोंसे 
उन्हे वह सहायता प्राप्त नही हो सकती जिसका उन्हे हक है? क्‍या वे यह नहीं देख सकते 
कि ट्रान्सवालमें चलनेवाले प्रयत्नों और तदनुरूप भारतमें किये जानेवाले प्रयासोंका स्वरूप ही 
ऐसा है कि वे भारतकों उसके लक्ष्कके अधिकाधिक निकट ले जायेगे, और सो भी बडे शुद्ध 
तरीकेसे ? क्‍या हम शिष्टताकी सीमाका उल्लंघन किये बिना उन्हें यह नहीं दिखा सकते कि 
भारतमें किसी भी संघर्षको वैसा आदर्शरूप नहीं दिया गया है, जैसाकि द्वान्सवालके संघर्षको 
दिया गया है? कांग्रेस जितने भी सुधारींकी माँग कर रही है, सबका उद्देश्य कोई-ब-कोई 
ठोस और भौतिक छाभ प्राप्त करना है। उसके किसी भी सुधारका उदेद्य विशुद्ध रूपसे 
उस प्रकारके लाभकी प्राप्ति नहीं है जिससे, किन्‍्हीं दुश्य लक्षणोंके बिना, मात्र राष्ट्रीय पौरुषकी 
अभिवृद्धि होती है। तब अगर द्वान्सवालके मुदठी-भर भारतीय भारतके सम्मानकी खातिर 
अपने-आपको उत्सर्ग कर देनेके लिए कृतसंकल्प है तो भारत अपनेको अवसरके योग्य सिद्ध 
करके इन बातोंकों अपने कार्यक्रममे प्रमुख स्थान क्‍यों नहीं देगा ? भारतके नेता इस प्रइनकों 
भारतमें या उपनिवेशोमे निर्भीकतापूर्वक लोगोंके सामने छा सकते हें और उन्हें छाना चाहिए। 
ऐसा नहीं हो सकता कि ये उपनिवेश हर तरहके दण्डभयसे मुक्त होकर भारतका अपमान 
भी करते जाये और ब्रिटिश झण्डेके हकदार होनेका झूठा दावा भी करते रहें। हम जानते 
हैं कि हम बहुत ही सीमित ढंगकी सैद्धान्तिक समानताके लिए लड़ रहे हैं, और उससे 
तत्काल कोई लाभ भी होनेका नहीं है। छेकिन इसी कारणसे, मेरे और आपके लिए, यह 
और अधिक जरूरी हो जाता है कि हम अपना पूरी शक्ति छगा दें। क्‍या वहाँके नेता यह 
सब नहीं समझ सकते ? क्‍या वे नहीं देख सकते कि इस लछड़ाईके द्वारा हम मातृभूमि 
भारतके सेवार्थ भविष्यके लिए एक अनुशासित सेना तैयार कर रहे हैं? यह सेना “ऐसी .. 
होगी जो बड़ीसे-बड़ी वह॒शी ताकतसे सामना होनेपर भी अपना जौहर दिखा सकेगी। अब 
वहाँके नेता ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षकी मार्फत हमें लिख भेजें कि हम संघर्ष जारी 
रखें और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। 

शुक्रवारकों मैं इमर्सन क्‍लबमें  अनाक्रामक प्रतिरोधकी नैतिकता” पर बोल रहा हैं, 
और बुधवार तारीख १३ को हैम्पस्टेडकी शान्ति और पंच-फेसछा समिति (पीस ऐंड आबिद्रेशन 
सोसायटी) में पूर्व और पर्चिम” पर। 

आपको नागप्पनकी तसवीर मिल गईं होगी। मेरी इच्छा है, आप वहाँके अखबारोंमें 
उसे प्रकाशित करवा दें। इसके लिए आप इंडियन रिव्यू! और मद्रासके अन्य अखबारोंकों 
लिखें तो अच्छा हो। मेरा खयाल है, में आपको यह बता चुका हूँ कि मैंने अपने जोहानिस- 


१. देखिए “ भाषण : इमसेन बलबमें “९, पृष्ठ ४७० | 
२, देखिए “ भाषण-: हेम्पस्टेडमें *, पृष्ठ ४७४-७६ । 


पत्र: एच० एस० एल० पोलकको घर 


बर्गवासी वन्धचुओंको नागप्पतके तामपर एक छात्रवृत्ति प्रारम्भ करनेकी सलछाह दी है। अगर 
बम्बई या मद्रासमे ऐसा करनेवाला कोई आदमी मिल जाये तो बड़ी शानदार बात हो। उन्हें 
इस बातका एहसास होना चाहिए कि २० वर्षके एक सच्चरित्र युवकने देशके लिए अपने प्राण 
उत्सर्ग कर दिये। 

श्री डोककी पुस्तक शायद अगले हफ्ते मुझे मिल जायेगी। श्री कूपरने तो कुछ प्रतियां 
शतिवारकों ही देनेको कहा है। 

शुक्रवारको श्री अछी इमामके सम्मानमें समारोह किया गया। छोगोंने पहलेसे बिल्कुल 
सोच नहीं रखा था, लेकिन टोस्ट की विधिके सिलूसिलेसे दक्षिण आफ्रिकी शिष्टमण्डलोंके 
प्रति भी शुभकामनाएँ व्यक्त की गई। समारोहकी अध्यक्षता सर मंचरजी कर रहे थे, और 
वे बहुत अच्छा बोले। इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि वे संघर्षके महत्त्वको 
पूरी तरह समझते हैं। 'टोस्ट”का जवाब देते हुए मैने श्री अछी इमामकों इस बातके लिए 
जरा आडे हाथों लिया कि उन्होने अपने भाषणमे दक्षिण आफ़िकी प्रश्नका कोई उल्लेख नही 
किया। मेने कौसिलके भारतीय सदस्योंसे अपील की कि वे शिकायतें दूर करनेकी माँग करे 
और अगर भारतीय कौंसिल तब भी कुछ नहीं करती तो अपने पद त्याग दे। कौंसिलके 
मुसलमान सदस्य समारोहमे उपस्थित थे। इसपर श्री अछी इमामने उठकर यह बताया कि 
उन्होंने दक्षिण आफ़रिकी प्रइतका जिक्र क्‍यों नहीं किया था, और कहा कि प्रश्न इतना बड़ा 
था कि उसपर अनेक अन्य विषयोंके साथ-साथ विचार नहीं किया जा सकता था; लेकिन वह 
उनके हृदयमे पैठा हुआ है और वे उसके लिए भारतमें जो-कुछ बन पड़ेगा, करेंगे। कर 
उनको एक प्रीति-भोज दिया गया था। में उसमें नहीं जा सका, क्‍योंकि मुझे गुजराती साहित्य 
प्रोत्साहन समितिकी एक बैठकर्में शामिल होना था। लेकिन, उन्होंने मॉड्से कहा है कि अगर 
आप कलकत्तेके आसपास कहीं होंगे तो वे आपको अपने यहाँ निमन्त्रित करेंगे। आपको 
यह बता दूँ कि श्री अली इमाम बड़े स्नेही आदमी हैं और आप जब-कभी उधर जायें और 
वे आमन्त्रित करें तो आप उनके साथ अवश्य ठहरें। आप उनकी टोह रखिए। वे इसी महीने 
भारतके लिए प्रस्थान करेंगे। 

श्री ककुबाद कावसजी दिनशा और श्रीमती दिनशा शनिवारकों रवाना हो गये। जिस 
जहाजसे यह पत्र जायेगा, उसीसे वे बम्बई पहुँच रहे हे। श्री पेटिट उन्हें जानते है। आप 
जंजीबारमें उत्के परिवारके लछोगोंसे मिल सकते है। श्रीमती दिनश्ञाने मुझे (इंडियन ओपिनियन” 
के सम्पादकके नाम गुजरातीमे एक पत्र दिया है। उसमें उन्होंने हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त 
की है और जो महिलाएँ कष्ट उठा रही' है उन्हें प्रोत्साहन दिया है। याद नहीं, मैंने आपको 
यह बताया या नहीं कि अबतक रैमजे मेकडॉनाल्ड भी वहाँ पहुँच गये होंगे। कुमारी विंटर- 
बॉटम उन्हें बड़ा ईमानदार व्यक्ति बताती हैं और उनकी बहुत प्रशंसा करती हैं। वे किसी 
नैतिकता समितिके सदस्य भी थे। में चाहँगा कि आप उनसे अवश्य मिलें । 


१, इंडियन क्रॉनिकलके सम्पादक नसतर्वानजी एम्र० कूपरने डोक द्वारा लिखी गांधीजीक्षी जीवनी प्रकाशित 
की थी । 

२. देखिए “ लन्दन ”, पृष्ठ ४५९ । 

३. यह २३-१०-१९०९-के अंकमें प्रकाशित किया गया था । 

४. (१८६६-१९३७ ); मजदूर-दक (लेबर पार्टी ) के एक प्रमुख सदस्य, और १९२४ तथा १९२९-३७ में 
ईंस्लेंडके प्रधान मन्त्री । 


४६४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


अगर आपने पारसी रुस्तमजी, रादेरी, सोराबजी, व्यास, नानाहारू, कामा, दाउद 
मुहम्मद, रविक्ृष्ण, मेढ . . . हरिलाल, चेट्टियार तथा अन्य लोगोंके पास दो-चार पंक्तियाँ 
लिखकर नहीं भेजी हों तो कृपया अब वैसा कर डालिए। 
जारी ---- ७-१०-१९०९ 
विभिन्न पत्रों और पन्नोंक मसविदोंसे आपको पता चल जायेगा कि स्थिति कैसी है। यह 
पत्र मिलते-मिलते मेरा एक तार भी आपके पास पहुँच जायेगा। छोर्ड क्र का जवाव जैसा मैने 
लॉर्ड एम्टहिलकों लिखे पत्रमें' बताया है वैसा ही है। एक बात अबः निश्चित है, और वह यह कि 
संघर्ष अभी जारी रहेगा। में उसके लिए आतुर हूं। दुःख मुझे सिर्फ इस बातका है कि मैं 
द्रान्सवालमें होनेके बदले यहाँ हूँ। कछू समितिकी एक बैठक थी, जिसका मुख्य उद्देश्य नेटालके 
प्रतिनिधियोंसे मिलना था। छकेकित जहाँ-कहीं दक्षिण आफ्रिकाकी चर्चा होगी, द्वान्सवालका प्रश्न 
तो आ ही जायेगा। हलॉडे एम्टहिल वहाँ मौजद थे, लेकिन उन्होंने मेरा पत्र नहीं देखा था। मैने 
उन्हे कार्यक्रकी एक रूप-रेखा तैयार कर दी थी, जिसे उन्होंने पुरी तरह स्वीकार कर लिया 
था। तदनुसार अब वकक्‍तव्यकी प्रतियोंका वितरण होगा; शायद हाउस ऑफ़ कॉमन्सके सदस्योंकी 
एक बैठक तथा ऐसी ही कुछ और भी बातें होंगी। इसमें पूरे तीन हफ्ते छगेंगे। काम शुरू करनेके 
पहले मुझे छॉड्ड एम्टहिलसे पत्रके एक-व-एक मसविदेपर स्वीकृति लेनी है, फिर उसे भेजकर 
उसके उत्तरकी राह देखनी है। हो सकता है, इसमें एक कीमती सप्ताह पूरा निकल जाये। 
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है -- भारतकी प्रस्तावित यात्रा । दरअसल तो मुझे भारत विल्कुल 
जाना ही नहीं चाहिए। मेरे लिए उपयुक्त स्थान ट्रास्सवाल है, लेकिन जिस कारणसे मैं यहाँ 
आ गया हूँ वही कारण मेरी भारत-यात्रापर भी लागू होता है। फिर भी, मेरा निश्चित मत 
है कि अगर मुझे भारत आना ही है तो श्री हाजी हबीबके बिना हगिज नहीं आना चाहिए। 
वे भारत-यात्राका महत्व समझते हैं, छेकिन ट्रान्सवालमें उन्हें अपना कोई आवश्यक काम है। 
वे मुझे भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने संघर्षके आन्तरिक उद्देशको समझ लिया है और वे ट्रान्स- 
वालमें भी उसमें पूरा हिस्सा लेना चाहते है। तब अगर उन्हें दक्षिण आफ्रिका लौट ही जाना 
है तो मुझे भी वैसा ही करता पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसा लगता है कि भारत-यात्रा नहीं हो 
सकेगी। लॉड्ड ऐंम्ट्हिल तो (यह बात गोपनीय है) भारतकी प्रस्तावित यात्रापर बहुत जोर देते 
जान पड़ते हैं। समितिकी कलकी बैठकों सर मंचरजी भी उपस्थित थे। उन्होंने ' साँझ वर्तमान ' 
में प्रकाशित बम्बईकी सभाकी रिपोर्ट देखी। इस बातसे वे बहुत दुःखी थे कि “इकनिया ” 
चन्दा नहीं हुआ। उनका खयाल है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता होनें चाहिए जो इकनिया” या 
“वैसा” चन्दा इकट्ठा करनेका ब्रत ले लें, और वहाँके अखबार इस उगाहीको अधिकसे-अधिक 
प्रचारित करें। यहू, निःसन्देह, शिक्षाका एक सुन्दर तरीका है, लेकिन इसके लिए हमें कार्य- 


१. यहाँ मूल कट-फठ गया है, जिससे बीचके नाम पढ़ें नहीं जा सके । 

२. यह उपलब्ध नहीं है । 

३. देखिए “ पत्र : छोड एम्टहिलकों ?”, पृष्ठ ४५९ । 

४. गांधीजीने एक्र-एक चन्दा छेनेका सुझाव दिया था; देखिए “तार: एच० एल० एल० पोककको 7”, 
पृष्ठ ३६६ । “पेसा-फंड ” के नामसे प्रसिद्ध इस चन्देका विचार मूलत: लछोकमान्य तिलक्रका था । श्प समय तक 
बम्बई प्रान्तमें इसने एक संस्याका रूप धारण कर लिया था। इस कोषका उपयोग स्वदेशी आान्‍्दीलनतको बढ़ावा 


देनेके लिए किया जाता था ! 


पत्र : एच० एस० एल० पोलकफो ४६८ 


कर्ताओंकी एक सेना चाहिए। अगर आप ऐसे कार्यकर्ता प्राप्त कर सकें तो यह एक योग्य कार्य 
है। कार्यकर्ता बे लोग हों तो अच्छा रहे, जिन्हे दक्षिण आफ्रिकाका अनुभव है। यह जरूरी 
नहीं कि उनकी संख्या बहुत अधिक हो। अगर आपको हर केन्धम पाँच भी मिल जायें तो 
पर्याप्त हैं। सर मंचरजी भी यह सोचते है कि नेटालके लिए गिरमिटिया मजदूरोकी भर्ती ग्रैर- 
सरकारी तौरपर भी बन्द करनेकी कोशिश होनी चाहिए। उनका खयाल है कि हमारे पास 
कुछ ऐसे वक्‍ता होने चाहिए, जो ऐसे हर स्थानका दौरा करें, जहाँ भर्ती-एजेट भेजे जाते हैं 
और भावी प्रवासियोंसे नेठालके लिए गिरमिटमें न बँधनेको कहे। इस कामके बारेमें आप 
केवल कलकत्ता और मभद्गरासमें बातचीत कर सकते हैं। मुझे भरोसा है कि आप इन दोनों 
नगरोंमें प्रवासी-केन्द्रोंकी देखने अवश्य जायेगे, बल्कि अधिकारियोसे भी मिलेंगे, तथा इस प्रणालीका 
अध्ययन करेगे, और सम्भव हुआ तो, भर्ती-एजेंटोंसे भी सम्पर्क स्थापित करेंगे। इस तरह आप 
देख सकते है कि वहाँ आपका काम अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है, और हमारे 
प्रयत्नोंका केन्द्र-बिन्दु भारतकी ओर खिसकता जा रहा है। जबतक द्वान्सवालमे अनाक्रामक 
प्रतिरोधकी आग प्रज्वलित नहीं रखी जाती, और भारतमें उसकी कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं होती 
तबतक यहाँ कोई प्रभावकारी काम न हो सकता है, और ने होनेका है। अगर छगनलाल 
यहाँ आनेको तेयार हो तो उसके लिए अच्छा यही होगा कि आपके साथ कुछ दिन घूम-फिरकर 
मार्चसे पहले ही आ जाये और यहाँकी ठंडका मजा ले। बात दरअसल यह है कि भारतीय 
इंग्लैडमें अपनी पहली सर्दियोंकी सख्ती महसूस नहीं करते है, और ऐसा ही छगनलालके साथ 
भी हो सकता है। रिचके यहुसे चले जानेके बाद -- और मुझे छूगता है, वे चले जायेंगे --- 
छगनलाल कुछ उपयोगी काम कर सकेगा। कभी-कभी ऐसे सवाल भी उठ सकते हैं, जिनके 
सम्बन्धमें लछॉर्ड ऐम्टहिलको कुछ जानकारीकी जरूरत हो। इसके लिए उन्हें कोई आदमी 
तो चाहिए ही। 

आप श्री मेहताकों भी गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषाओंके अखबारोंकी कतरने भेज दें 
तो कृपा हो। 

में आपको बता चुका हूँ कि नेंटाल शिष्टमण्डलके श्री बदात कुछ दिन पहले ही रवाना 
हो गये हैं। और यह देखते हुए कि यहाँ सचमुच करनेकों कुछ है नहीं, श्री भायात भी 
अगले शनिवारको, यानी जिस दिन यह पत्र भेजा जायेगा उसी दिन, प्रस्थान कर रहे हैं। 
में समझता हूँ, श्री आंगलिया, जबतक हम लोग यहाँ हैं, ठहरेंगे। 

आज सुबह मुझे छॉड्ड एम्टहिलका एक पत्र मिला है। उसकी एक नकछ भेज रहा 
हे। इसलिए पहले पत्रका मसविदा” अले ऑफ़ क्रू को भेजा जायेगा। 

हृदयसे आपका, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५११३ और ५१५२'अ') से ॥ 


१, देखिये ठॉडे ऐम्टहिलकी लिखे पत्र (पृष्ठ ४५९) के साथ संलूग्न मसविदा । 
९-३ ० 


२९६. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१४ | 
[ अवतूबर ८, १९०९ से पूर्व | 

में हफ्ते-दर-हफ्ते अनिद्चित खबर देता जाता हूँ। आशा है कि इससे कोई भारतीय 
निराश न होगा। 

यह कहावत याद रखनी चाहिए कि अपने बलरूके बराबर कोई बल नहीं होता। 
इतना तो मुझे निश्चित जान पड़ता है कि जो विलम्ब हो रहा है, उसके कारण हम ही 
है। किसीको यह तो मानना ही नहीं चाहिए कि हममें जो निर्बलता है, उसको सरकार 
नहीं जान सकती । सबलता है, उसको तो हम देखते हैँ; किन्तु ऐसा आभास मिलता रहता 
है कि हम अपनी निर्बलताकों छपाना चाहते है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम जेलके 
तो अभ्यस्त हो ही गये है। 

खबर आई है कि श्री नानाछाल शाहको फिर सीमाके बाहर भेज दिया गया और 
फिर तुरन्त गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुझे इस खंबरकों पढ़कर बहुत खुशी हुई है। 
में उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमें यह सीख लेना हैं कि जेलसे बाहर रहकर कोई भी सुख 
भोगनेसे जेलमें रहकर मर जाना ज्यादा अच्छा है। 

नैतिकता-संघ (यूनियन ऑफ़ एथिकल सोसाइटीज़ ) ने मुझे इमसेन क्लबमें भाषण देनेके 
लिए आमन्त्रित किया है। यह भाषण राजनीतिक नहीं है। इसका विषय सिर्फ यह है कि 
सत्याग्रह क्या है। किन्तु उसमें छड़ाईकी बात आ जायेगी। इसी प्रकारका एक और भाषण 
देनेकी भी बात चल रही है।' 

श्री मायरसे जोहानिसबर्गमें ही मेरी जान-पहचान हुई थी। उसी आधारपर मैं उनसे 
मिला हूँ। यदि छोॉर्ड क्र से प्रतिकूल जवाब मिले तो उन्होंने भी सहायता करनेका वचन दिया 
है। डॉ० क्लीफर्ड ने भी ऐसा ही वचन दिया है। वे श्री डोकके परिचित हैं और यहॉँके एक 
प्रद्यात पादरी हैं। 

[गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ३०-१०-१९०९ 


१, गांवीजीने यह भाषण ८ अक्तूबरकों दिया था; देखिए “भाषण : इमसैन वलबसें ”, पृष्ठ ४७० । 
२, देखिए “ भाषण : हैम्पस्टेडमें ?, पृष्ठ ४७४-७६ । 


२९७. पत्र: उपनिवेश-उपमसन्तन्रीकों 


[ लन्दन | 
अक्तूबर ८, १९०९ 
महोदय, 
मुझे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके प्रशनपर आपका इसी मभासकी ४ तारीखका पत्र 
प्राप्त करतेका सौभाग्य मिला। आपके पत्रका अन्तिम भाग मेरी और मेरे साथीकी समझमें 
साफ-साफ नहीं आया है। हमारे सामने कठिनाई यही है। इस पन्नमें कहा गया है: 


उपनिवेशकी सरक्वारकों पहले यह तय करना चाहिए कि वह . . . श्री स्मदसके 
सुझाये हुए आधघारपर कानून बनानेके लिए तेयार है या नहीं । 


में नहीं जानता कि श्री स्मट्स जो कानून पेश करना चाहते हैं, वह गत मासकी १६ 
तारीखकी भेंटमें दिये गये मेरे सुझावके आधारपर होगा या दक्षिण आफ्रिका जानेसे पहले 
श्री स्मट्स द्वारा सुझाये गये आधारपर। मेरे सुझायें गये प्रस्तावमें और श्री स्मट्स जो-कुछ 
देनेके लिए तैयार थे, उसमे एक बूनियादी फर्क है। यह तो माना ही जायेगा कि छोड 
महोदयके तारके बाद श्री स्मट्सने जो रुख अख्तियार किया है उसे ठीक-ठीक जान छेता 
मेरे और मेरे साथीके लिए अधिकसे-अधिक महत्त्वका है। स्पष्ट है कि लॉड्ड महोदयने अपना 
तार उक्त भेंटके बाद भेजा था। 

हम मानते हैँ कि आखिरी नतीजा मालहूम होनेसे पहले बातचीतमें कुछ वक्‍त छगेगा। 
फिर भी हमारी इच्छा यह है कि हमें इस देशरमें अनिश्चित रूपसे लम्बे अर्से तक न झकना 
पड़े । इसलिए मेरे साथी और में यह अनुभव करते है कि हमारे लिए अपनी रवानगीसे पहले 
लोगोंको सब बातें बतानेका वक्‍त यही है। हम ऐसा करना जरूर चाहते हैं, लेकिन इससे हम 
अल ऑफ़ क्रू को परेशानीमें कतई नहीं डालना चाहते। दरअसल, हम उन प्रयत्नोंके लिए 
लॉर्ड महोदयके क्ृतज्ञ हैं जो सत्तोषजनक समझौता करानेकी गरजसे उन्होंने किये हैं और आगे 
भी करेंगे। इस सार्वजनिक कार्यको उठानेमें हमारी इच्छा केवल यह है कि हम लॉर्ड महोदयके 
हाथ मजबूत करें और अपने कार्यका सनन्‍्तोषजनक ब्योरा अपने दक्षिण आफ़्रिकी देशवासियोंकों 
दे सकें। हम उन लोकमान्य नेताओंसे भी मिलना चाहते हैं जिनको हमारी मुसीबतोंका 
खयाल हो सकता है। सम्भव हो तो हम गिने-चुने लोगोंकी सभाओंमें भाषण देना, अखबारोंमें 
एक छोटा-सा वक्तव्य छपाना, आदि काम भी करना चाहते हैं। यदि हमें जोहानिसबर्गंकी 
यूरोपीय और भारतीय समितियाँ सलाह दें और हमारे पास समय रहा तो हमारा विचार 
भारत जाने और अपने यहॉँके कामका ब्योरा भारतीय जनताके सामने रखनेका भी है। 

मेरा यह खयाल है कि अपनी बातचीतके दौरान हमने जो प्रगति की है और हम 
जिन निर्णयोंपर पहुँचे हैं, उन्हें हम प्रकट कर दें तो छॉ्ड क्र को कोई आपत्ति न होगी। 


४८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


क्या में आपसे जल्दी उत्तर देनेकी प्रार्थना कर सकता हूँ ! 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्डस २९१/१४२; और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो- 
नकलर (एस० एन० ५११९) से । 


२९८. पत्र: लॉड्ड सॉलके निजी सचिवकों 


| लन्दन 
अक्तूबर ८, १९०९] 


महोदय, 
मैं इस पत्रके साथ, द्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय प्रश्नके सम्बन्धमे लॉर्ड क्र के आखिरी 
पत्र और उसके उत्तरकी' नकल सेवामें भेज रहा हूँ। यह लॉ मॉलेकी जानकारीके लिए है। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५११८) से । 
२९९, पत्र: लॉर्ड ऐंस्टहिलकों 


[ लन्दन | 
अक्तूबर ८, १९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
में आपके पत्रके' लिए आभारी हूँ। चूँकि आपने सारी जिम्मेदारी मुझपर डाल दी है, 
मैंने बीचका रास्ता अपनाया है और दोनों पत्रोंको मिलाकर एक पत्र बना दिया है। पत्र 
जिस रूपमें गया है, उसकी नकहू में साथ भेज रहा हैं । मुझे भरोसा है कि आप इसे पसन्द 
करेंगे। इस बीच, मुद्रकको विवरणकी' २,००० प्रतियाँ छापनेका आदेश दिया जा रहा है। 


आपका, आदि, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोदो-तकल (एस० एन० ५१२०) से। 


१. देखिए पिछला शीपक। 

२, अक्तूबर ७ को लिखा पत्र । 

3. देखिए “ पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीकी ?*, पृष्ठ ४६७-६८ । 

४. छोड एम्टहिलने ९ अक्तूबरकों उत्तर देते हुए इस बातसे इनकार किया था: उन्होंने “सारी जिम्मेदारी ?” 
गांधीजीके कन्धोंपर डाल दी थी। उपनिवेश कार्यात्यको उनके विचारसे भेजी गई चिट्टीमें सुधारकी कोई ज्यादा 
गुंजाइश नहीं थी। “ मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सारी बात कह दी गई है और बहुत अच्छी तरहसे कही 
गई है, श्ललिएण अगर आपको सन्तोष॑जनक उत्तर न मिला तो मुझे बहुत निराशा होगी। 

७५. देखिए “ट्रान्सवाल्वासी भारतीयोंवासी मामछेका विवरण”, पृष्ठ १८७-३०० । 


३०१. भाषण : इमसन क्लबसें' 


[ लन्दन 
अक्तूबर ८, १९०९ |] 


युद्धको शरीर-बलका गृणगान करके गौरवान्वित किया जाता है, लेकिन वह मूलतः: 
मनुष्यका पतन करनेवाला है। वह उनका नैतिक बल तोड़ देता है, जिन्हें उसकी शिक्षा दी जाती 
है। वह स्वभावतः सौम्य प्रकृतिके लोगोंको क्र बना देता है। वह नैतिकताके हर सुन्दर 
सिद्धान्तका उल्लंघन करता है। उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेका मार्ग वासताके आवेगोंसे दृषित 
और ह॒त्याओंके रकतसे रंजित है। हमारे लक्ष्य तक पहुँचनेका मार्ग यह नहीं है। हमारा लक्ष्य 
तो सबल, पवित्र और सुन्दर चरित्रका विकास करना है और उसे सिद्ध करनेमें उत्तम 
सहायता मिलती है -- कष्ट सहनसे । आत्म-संयम, स्वार्थहीनता, धैयें और नम्नताके फूल उनके 
चरणोंके नीचे खिलते है जो स्वयं कष्ट सहन करते हैं परन्तु दूसरोंको कष्ट देनेसे इनकार 
करते हैं. और जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, हाइडेलबर्ग तथा फोक्सरस्टके भयावने कारागार इस' 
दिव्य नंदनवनके चार सिंह द्वार हैं। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपितियन, १२-२-१९१० 


३०२. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१५] 


[ अक्तूबर ८, १९०९ के बाद | 


इस बार में ज्यादा खबर दे सकता हूँ; किन्तु मुझे भय है कि इससे बहुत सन्‍्तोष नहीं 
होगा। छॉर्ड क्र लिखते हैं कि “फिलहाल ” वे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। जनरल स्मद्स' 
अपने दूसरे मन्त्रियोंके सामने बात रखेंगे । उसके बाद जानकारी मिलेगी। जनरल स्मट्स मन्त्रियोके 
सामने क्‍या बात रखेंगे, यह मालूम नहीं। अगर वे बात हछाॉडड्ड क्र के तारके अनुसार रखेंगे, तो 
वह हमारी ही माँग होगी। यदि वे अपने मनमें निद्िचत की हुई बात रखेंगे तो वह होगी 
कानून रद करनेकी बात, और रियायतके तौरपर एक निश्चित संख्यामें पढ़े-लिखे लोगोंको 
स्थायी रूपसे आने देनेकी बात। यदि वे इस' बातको रखना चाहते हैं तो कहा जा सकता 
है कि यह बेकार है। यदि वे हमारी माँगें रखते है तो ठीक है। किन्तु [लॉ क्र के | इस पत्रका 
जो भीतरी मतलूब है वह प्रत्येक भारतीयके समझने योग्य है। उस पत्रका मतलब यह है 


१, यह “ अनाक्रामक प्रतिरोबका नीतिं-पक्ष ? पर दिये गये गांधीबीके भाषणका एक अंश है । इसे नवम्बर, 
१९०९ के इंडियन रिव्यूने प्रकाशित किया था और उससे इंडियन ओपिनियनने उद्धृत किया था। कल्कत्तेकी 
अम्मत बाजार पत्रिकामें उत्तके रगदन-स्थित संवाददाताकी भेजी यह खबर छपी थी कि सभा रिफॉर्म वलबमें की 
गई, ताकि ज्यादा छोगोंके बेठनेकी व्यवस्था हो सके । 


शिष्टमण्डलक्षी वात्रा [ -१७ ] ४७१ 


कि जनरल स्मट्स ऐसा करके समय प्राप्त करता चाहते हैं, और समय मिल जानेपर वे 
इस बीच सत्याग्रहियोंका उत्साह तोड़ देना चाहते हैं। यदि उनका उत्साह न टूटा तो फिर 
हम जो-कुछ माँगते हैं, वे दे देंगे। यह भेद समझकर सत्याग्रहियोंकों पूरा बह रूगा देना 
चाहिए । उन्हें न चुप बैठना है और न दुर्बलता दिखानी है। 

[लॉडड क्रू के | उपर्युक्त जवाबसे स्पष्ट है कि [हमारे कष्ट दूर करनेका] सच्चा उपाय 
इंग्लेडमे नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथोंमें है। वह उपाय है केवल हमारा आत्मबल। इसका 
परिचय हमने अभी पूरी तरहसे दिया नहीं है, इसलिए हम जो-कुछ माँगते हैं, वह मिल नहीं 
पाया है। 

लोग जेल गये हैं, इतना ही काफी नही है। में बहुत बार कह चुका हूँ कि हमारा मन 
मैला न होना चाहिए। हमें अपने कष्ट-सहनकी हुद नहीं बाँध लेनी चाहिए। जो दुःख 
आयें, उन्हें सहतेके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उन्हे न सहेंगे तो हम हार जायेंगे। हमें 
एक बार या दस बार भी जेल जाना काफी न समझना चाहिए। जबतक हमारी माँगें 
पूरी न हों तबतक हमें जेलका दुःख ही नहीं, मौतका दुःख भी खूशी-खुशी सहनेको तैयार 
रहना चाहिए। इसलिए में आशा करता हूँ कि सारे सत्याग्रही अपने निदचयपर पूरी तरह 
दृढ़ रहेंगे और जेलोंको भर देगे। सब भारतीयोंको याद रखना चाहिए कि द्वान्सवालकी 
गाथा सारे भारतमें गाई जा रही है। श्री पोलककी आवाज भारतमें गूंज रही है। अखबार 
हमारी चचसे भरे हुए है। आशा है, इस सबको ध्यानमें रखकर भारतीय कतई पैर पीछे 
ने हटायेंगे और कमजोर नहीं पड़ेंगे। इंग्लैंडमें भी यही चर्चा है कि द्वान्सवालके भारतीयोंने 
ह॒द कर दी है और वे पीछे न हटेंगे। यह याद रखना चाहिए कि ट्वान्सवाल पूरे दक्षिण 
आफ़्रिकाकी लड़ाई लड़ रहा है। 

लॉर्ड क्र के उपर्युक्त पत्रसे प्रकट होता है कि शिष्टमण्डलका केवल खानगी तरीकेसे काम 
करना अब काफी नहीं है। अब उसके बाहर निकलनेकी जरूरत है । इसलिए छॉड क्र से मामलेकों 
प्रकट करनेकी मंजूरी मेंगाई है। उनकी मंजूरी मिलनेपर लोगोंके सम्मुख सारा मामला रख 
दिया जायेगा। फिर, यदि हाउस ऑफ कॉमन्सके सदस्य हमारी बात सु्नेंगे तो हम उनके 
सामने सब तथ्य रखेंगे। अखबारोंमें यथासम्भव चर्चा की जायेगी, और सभाएँ करना सम्भव 
हुआ तो वे भी की जायेंगी। 

एक बड़ा सवाल यह उठा है कि थोड़े समयके लिए ही सही, हम दोनोंकों भारतका एक 
चक्कर लगाना चाहिए या नहीं। इस सम्बन्धमें हमारे हितैषियोंका मत यह है कि जाना 
तो उचित है। कुछ कारणोंसे ऐसा प्रतीत होता भी है कि यदि जा सके तो ठीक हो। 

मेरा अपना विचार तो यही है कि हमारा मुख्य काम ट्वान्सवालमें है और द्वान्सवालमें 
भी वहाँकी जेलोंमें है। केवल एक ही विचार आड़े आता है। इस बार हम यहाँ आये हैं तो 
अपनी दुर्बलता बतानेके लिए ही। हम ग्रह खयाल लेकर आये है कि शायद समझौता जल्दी 
हो जाये। जिस दृष्टिसे हम यहाँ आये हैं, उसी दृष्टिसे हमारा भारत जाना भी ठीक है। 
लेकिन, तब बहुत-सी दूसरी बातें भी हैँ। इससे हमारे आफ्रिका लौटनेमें देर लूगती है। 
जैसा हमने ऊपर बताया, यह काम करनेमें कुछ वक्‍त लगेगा। हम ३० अक्तूबरके बाद ही 
भारत जा सकेंगे। वहाँ लगभग एक महीना छगेगा, और एक महीना यात्राें भी छूग 


१, देखिए “ पत्र : उपनिवेश-उपमल्रीको ”, पृष्ठ ४६७-६८ । 


४७२ सम्पूर्ण गांधी वाबमय 


जाना है। इस प्रकार दिसम्बर आ जायेगा। हम दिसम्बरके अन्त तक ही लौट सकेंगे। और 
यदि इतनेपर भी समझौता नव हुआ तो हम जहाँके-तहाँ रहेंगे। ऐसा करनेकी अपेक्षा 
सीधा रास्ता तो यही जान पड़ता है कि भारत जानेका विचार छोड़ दें। फिर भी, जिस 
विषयपर यहाँ चर्चा की गई है, उसको सब लोगोंके सामने रखना जरूरी है। फिर, इस 
प्रकार मामलेको लम्बा करनेसे पैसेका खर्च भी बढ़ेगा। में खुद बिल्कुल निश्चित राय नहीं 
दे सकता। सत्याग्रहीकी हैसियतसे मेरी अकेलेकी राय पूछी जाये तो में एक ही जवाब दूँगा 
कि हमें तुरन्त ट्रान्सवालमें फिर दाखिल हो जाना चाहिए। 


| गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ६-११-१९०९ 


३०४३. लन्दन 
[अक्तूबर ८, १९०९के बाद | 


नेटालका शिष्टमएडल 


नेटालके शिष्टमण्डलसे मिलनेके लिए [दक्षिण आफ़्रिका ब्रिटिश भारतीय ] समितिकी 
खास बैठक बुलाई गई थी। वह गत बुधवारको हुई थी। उसमें छॉर्ड एम्टहिल, सर रेमंड 
वेस्ट, डॉक्टर थॉनेटन, सर मंचरजी भावनगरी, श्री पोलक और श्री रिच उपस्थित थे। 
श्री. आंगलियाने सर रेमंडको सारी स्थिति बताई। लॉड एम्टहिलने उनसे इसमे सम्बन्धित 
सारे कागजात माँगे। इन्हें वे खुद पढ़ेंगे। उन्होंने छॉर्ड क्र का उत्तर पढ़नेके बाद कहा कि 
अब-ज्यादा कुछ करने योग्य नहीं रहता। 

श्री आंगलियाने लब्दनके' “ डेली टेलीग्राफ के सम्पादककों सारे तथ्य भेज दिये हैं। 
लॉर्ड क्र का उत्तर मिला है कि वे और छॉर्ड मॉर्ले, दोनों इसपर विचार कर रहे हैं। 
वे तेटालके विषयमें विचार कर रहे हैं, उनके इस उत्तरसे भी प्रकट होता है कि नेंटारूपर 
ट्रास्सवाल का असर पड़ता है। उनको यह भय लगा हुआ है कि कहीं नेटाढ भी न 
सत्याग्रहका रास्ता अख्तियार कर ले । 

श्री आमद भायात उसी जहाजसे लौट रहे हैं, जिससे यह पत्र जा रहा है। उनको लगता 
है कि अब यहाँ कोई काम शेष नहीं रहा। ऐसा जान पड़ता है कि जबतक ट्रान्सवालका 
शिष्टमण्डल यहाँ रहेगा तबतक श्री आंगलिया भी यहाँ रहेंगे। शायद श्री अब्दुल कादिर भी 
वसा ही करेंगे। 

आत्मबलकी नीति 

श्री गांधीने शुक्रवारकी रातकों इमसेन क्लबके सदस्योंके सामने  आत्मबलकी नीति ” पर 
भाषण दिया। यह क्छब यहाँकी तीतिवर्धिनी सभा (यूनियन ऑफ़ एथिकल सोसाइटीज़) का है। 
सभाकी अध्यक्षता कुमारी विटरबॉटमने की थी। भारतीयोंकी उपस्थिति खासी थी। उनमें 


१. मूलमें रब्बनूऊ है, जो स्पष्टटः छपाईकी भूछ है । 
२. देखिए “भाषण : श्मसैन वलबमें??, पृष्ठ ४७० । 


ल्न्द्न ४७३ 


सर मंचरजी, श्री पॉल, श्री परीख और अन्य लोग भी थे। कुमारी जोशी और श्रीमती दुबे 
भी आई थी। श्री गांधीके भाषणका सार यह था कि आत्मवलू शरीर-बलसे बहुत ऊंचा और 
अजेय है। उन्होंने उसके सम्बन्ध पूछे गये बहुत-से सवालोंके जवाब भी दिये। उन्होंने 
द्रान्सवालका प्रश्न भी उठाया, और हमारे कष्टोंकी कथा सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए। श्री 
पॉलने भी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मबलके पीछे शरीर-बल होना चाहिए। श्री 
गांधीने कहा कि वह बल आत्मबरलू कहा ही नहीं जायेगा। सभामें श्रीमती ठेडमन, श्रीमती 
पोलक और श्री रिच भी बोले। 


स्ियोंके मताधिकारके लिए आन्ढ्रोलन करनेवाली 
महिलाओंका जरूसा 

तारीख ७ को स्थानीय अल्बढें हॉल नामक विशाल भवनमें स्त्रियोंके मताधिकारके लिए 
आन्दोलन करनेवाली महिलाओं (सफेजेट्स) का बहुत बड़ा जलूसा हुआ। उसमें सैकड़ों 
स्त्रियाँ आई थीं। श्रीमती पैंकहस्टं आदिने भाषण दिये। सभामें उत्साह इतना था कि लड़ाई 
चलानेके लिए ३,००० पौंड वहीं इकट्ठे हो गये। चार व्यक्तियोने ढाई-ढाई सौ पौंड दिये। 
इन स्त्रियोंने अबतक ५१,००० पौंड इकट्ठे कर लिये है। उनके अखबारका प्रचार प्रति 
सप्ताह ५०,००० प्रतियों तक है। उन्हें देखनेसे ऐसा छगता था कि वे मरते दम तक लड़ेगी। 
वे शरीर-बलूका उपयोग करती है। हम इसे छोड़ दें तो उनका बल, उनका उत्साह और उनका 
चातुर्य, ये सब गुण अनुकरणीय है। उनको-जैसी व्यवस्था पुरुष भी नहीं कर सकते। हम कह 
सकते है कि उनके पास स्वयंसेविकाओंकी एक बहुत बड़ी सेना है। उनकी युक्तियाँ असीम हैँ। वे 
बहुत कष्ट सहती है। मताधिकार प्राप्त करेके प्रयत्नमे उनमें से बहुत-सी महिलाएँ गरीब हो 
गई हैं। बहुत-सी स्त्रियोंने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी हैं। यह लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं 
है। भारतीय उनके चरण-चिह्दोंपर चलें तो काफी है। किन्तु हमें उनके शरीर-बलका अनुकरण 
नहीं करना है। यह समझ लेवा चाहिए कि शरीर-बलसे कोई लाभ न होगा। 


मेरी आशा 
श्री आमद भायात यह सब देखकर यहाँसे जा रहे हैं। वे समझ गये है कि ट्रान्सवालकी 
लड़ाईसे नेंटाछकी भी लाभ पहुँचा है। उन्होंने यह भी देख लिया है कि यहाँ आवेदनपत्र देनेसे 
यहाँके लोगोंको भी न्याय नहीं मिलता। आवेदनपत्रका कोई महत्त्व नहीं है, यह सब समझते 
हैं। इसीलिए आशा करता हूँ कि श्री आमद भायात वहाँ पहुँचकर सत्याग्रहका आश्रय 
लेंगे। उन्होंने द्रान्‍्सवालके सत्याग्रहमें सहायता देवेका वचन तो दिया ही है। 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियत, ६-११-१९०९ 


३०४. पत्र: समणिलाल गांधीकों" 


[ लन्दन | 

अक्तूबर १२, १९०९ 

ज्नि० मणिलाल, 
तुम श्री' वेस्ट और दूसरे लोगोंकी जो सेवा-शुश्रूषा कर रहे हो, बह तुम्हारी सबसे अच्छी 
पढ़ाई है। जो व्यक्ति अपने कतंव्यका पालन करता है, वह सदा पढ़ता ही रहता है। तुमने 
लिखा है कि तुम्हें पढ़ाईको छुट्टी दे देनी पड़ी है। ऐसा नहीं है। तुम सेवा-शुश्रूषा करते हुए 
पढ़ाई ही कर रहे हो । हाँ, यह कहना ठीक होगा कि अक्षरज्ञानकों छट्ठी दे देती पड़ी है। इस 
तरह छूद्री देनेमें कोई हानि भी नहीं है। अक्षरज्ञान तो फिर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन 
सेवा-शुश्रूषा करनेका अवसर फिर आयेगा, यह नहीं कहा जा सकता . . .। अपने मनमें यह 
बात अंकित कर लेना कि तुम्हारा मन स्वच्छ है, इसलिए सेवा-शुश्रुषा करते हुए तुम बीमार 
नहीं पड़ोगे। अगर उसके बावजूद तुम बीमार हो जाओगे तो में उसकी चिन्ता नहीं करूँगा। 
इस तरह की पढ़ाईसे ही तुम और में सभी पूर्ण बन सकेंगे। ठीक तरहसे रहना सीखना ही 

पढ़ाई है। शेष सब पढ़ाई झूठी है। 

बापुके आशीर्वाद 

| गृजरातीसे | 


' गांधीजीता पत्रो' से 


३०५. भाषण : हैम्पस्टेडसें 


| लन्दन 
अक्तूबर १३, १९०९ | 


श्री गांधीने कहा कि पूर्व और पद्िचमका प्रइन बहुत बड़ा और उल्झा हुआ प्रश्न है। 
मुझे पू्र और परिचमके संपर्कका अठारहु वर्षोका अनुभव है। मेंने इस प्रइनको, समझनेकी 
कोशिश की है। मुझे लूगता है कि ऐसे लोगोंके सामने, जेसे इस सभामें मौजद हें, में अपने 
सुक्ष अवलोकनके परिणास बता सकता हूँ। जब में इस विषयका खयाल करता हूँ, मेरा 
दिल घबरा-सा जाता है। मुझे कई बातें ऐसी कहनी होंगी जो आपको अरुचिकर लगेंगी और 


१. जान पड़ता है, गाँधीजीन। पश्नोमें, जहाँसे यह चिट्ठी ली गई है, इसका पहला अंश छोड़ दिया गया है । 

२. साधन-यूश्नमें पत्र लिखनेका स्थान जोहानिप्तबगे दिया गया है । स्पष्ट ही यह गलत है, बरयोंकि गांधीजी 
तब इंग्लेंडमें थे । 

३. यहाँ कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं । 

४. गांधीजीने हैम्पस्टेड पीस ऐड आबिटेशन सोसाइटीके तत्त्वावधानमें फ्रंडस मीश्गि हाज्समें की गई सभामें 
“पूववे और पश्चिम ”” इस विषयपर यह भाषण दिया था | अध्यक्ष सी० ई० भोरिस थे । 


भाषण : हैम्पस्टेडमें छल 


कड़े शब्दोंका प्रयोग भी करना होगा। जिस पद्धतिसें मे पला-पुसा हूँ, उसके विरुद्ध भी कहना 
होगा। अगर आपकी भावनाओंको मेरे कथनसे चोट पहुँचे तो आशा है, आप मुझे क्षमा करेंगे। 
मुझे ऐसी कई धारणाओंका खण्डन करना होगा, जो मुझे और मेरे देशके लोगोंको प्रिय 
रही है और शायद आपको भी प्रिय रही हों। इसके बाद उन्होंने किपलिगकी कविताकी उन 
दो पंक्तियोंका उल्लेख किया जिनका अर्थ है, “पुर्वे पृ है और पद्चिस पश्चिम; ये दोनों 
कभी न भिल पायेंगे। ” फिर उन्होंने कहा, में समझता हूँ कि यह सिद्धान्त निराशावादका सिद्धान्त 
है और मानव-विकाससे मेल नहीं खाता। मुझे लूगता है कि इस तरहके सिद्धान्तको मान्य 
करना मेरे लिए बिल्कुल असम्भव है। अंग्रेजीके एक दूसरे कवि टेनिसनने अपनी “ विज्ञन ” 
[ “स्वप्न” | शीर्षककी कवितामे स्पष्ट भविष्यवाणी की है कि पूर्व और पश्चिम सिलेंगे। चूँकि उस 
“स्वप्त ” में मेरा विश्वास है, इसीलिए में दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंके सुख-दुःखका साथी बन 
गया हूँ। वे लोग वहाँ बहुत बड़ी कठिनाइयोंमें रह रहे हैं। मेशा खयाल है, दोनों जातियोंके 
लोग एक-दूसरेसे बराबरीका बरताव करते हुए साथ-साथ रह सकते हैं। इसीलिए में दक्षिण 
आफ्रिकामें रहता हूँ। अगर मेरा विश्वास किर्पालगके सिद्धान्तमें होता तो में वहाँ कभी न 
रहा होता। अंग्रेजों और भारतीयोंके, आपसमें बिना किसी खटपढके, एक ही घर रहनेके उदाहरण 
जहाँ-तहाँ मिलते हैँ और जो बात व्यक्तियोंपर छागू होती है, वही जातियोंपर भी लागू 
हो सकती है। एक हुद तक यह सच है कि इन संस्कृतियोंमें मिलता-जुलता कुछ भी नहीं है। 
जापानियों और यूरोपीयोंके बीचकी दीवारें दिन-प्रति-दिन ढहती जा रही हे, क्योंकि जापानियोंने 
पाइचात्य सभ्यताकों पचा लिया है। मेरे खयालसे आधुनिक सभ्यताका मुख्य लक्षण है, आत्मासे 
अधिक शरीरकी चिन्ता और शरीरकी प्रतिष्ठाके लिए सर्वस्वका समर्पण। रेल, तार और 
टेलीफोन क्या पादचात्य लोगोंके नेतिक उत्थानमें सहायक हैं? जब में भारतपर निगाह डालता 
हूँ तो अंग्रेजोंके राज्यमे वहाँ क्या दिखाई देता है? भारतपर आधुनिक सम्यता राज्य कर रहोौ 
है। उसने क्या किया है? जब में यह कहता हूँ कि आधुनिक सभ्यतासे भारतकी कोई भलाई नहीं 
हुई है तो, मुझे आशा है, मेरे इस कथनसे आपको सदमा न पहुँचेगा। वहाँ रेलों, तारों और 
टेलीफोनोंका जाल बिछा है; आपने कलकत्ता, म्रास, बम्बई, लाहौर और बनारस-जसे नगर 
खड़े कर दिये हैं, जो स्वतन्त्रताके नहीं, दासताके सूचक हैं। मेंने देखा है कि यातायातके इन 
आधुनिक साधनोंने हमारे तीर्थो -- पवित्र स्थानों-को अपवित्र बना दिया है। में सम्यताकी इस 
उन्‍्मत्त दौड़के पहलेके बनारसकी कल्पना कर सकता हूँ। और आजका बनारस भो मेंने अपनी 
इन आँखोंसे देखा है जो एक अपविन्न नगर है। मेंने जो चीज भारतमें देखी वही चीज यहाँ भी 
देखी है। इस उनन्‍्मत्त सरगरमीने हमारी चूलें उखाड़ दी हैं। यद्यपि में स्वयं भी इसी व्यवस्थामें 
रह रहा हूँ, फिर भी सुझे आपसे वही कहना जरूरी मालूम होता है जो कह रहा हूँ। में 
जानता हूँ कि जबतक अंग्रेज अपने तरीके न बदलें, भारतमें दोनों जातियाँ साथ-साथ नहीं 
रह सकतीं। आपने हिन्दू तीर्थेस्थानोंमे आखेठ और आसोद-अ्रमोद करके हिन्दुओंकी धामिक 
भावनाकों ठेस पहुँचाई है। यदि यह उन्माद-भरी दौड़ बन्द नहीं की जाती, तो संकट अवद्य 
आयेगा। हमारे सम्मुख एक सा्ग यह हो सकता है कि हम आधुनिक सभ्यताकों अपना लें; 
लेकिन में तो यह हगिज नहीं कह सकता कि हमें कभी भी यह सभ्यता अपनानी चाहिए। 
ऐसा हुआ तो भारत संसारका कीड़ा-कन्दुक बन जायेगा और दोनों राष्ट्र एक-दूसरेपर दूट 


पड़ेंगे। भारत अब भी नष्ट नहीं हुआ है; वह काहिल हो गया है। ऐसी बहुत-सी बातें 


४७६ सम्पूणे गांधी वाढ अय 


हैं जो समझमे नहीं आ सकतीं । इन्हें समझनेके लिए हमे धीरज रखना होगा। लेकिन एक बात 
निरिचत है; वह यह कि जबतक यह उन्माद-भरी दौड़, जिससे शरीरका ही महत्त्व है, चलती 
रहेगी, तबतक द्वारीरके भीतर प्रतिष्ठित असर आत्मा दुर्बल ही रहेगी। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडिया, २२--१०-१९०९ 


३०६. पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको 
[ लन्दन | 
अक्तूबर १४, १९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
जोहानिसबर्गसे अभी एक तार मिला है। इसमें कहा गया है: 


श्री स्मदसने अखबारों [ के प्रतिनिधियों | से कहा है कि वे अपने प्रस्तावोंके बारेसें 
भन्‍त्रीके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे हें। 
में इस तारका अर्थ यह लगाता हूँ कि छॉर्ड क्र के जिस पत्रका मैंने जवाब भेजा है, उस 
पत्रमें उल्लखित प्रस्ताव श्री स्मट्सके मूल प्रस्ताव हैं; और श्री स्मट्स यह जाननेको ठहरे 
हुए हैं कि अगर ये प्रस्ताव अमलमें लाये जायेंगे तो क्‍या अनाक्रामक प्रतिरोध बन्द हो 
जायेगा। अभी छॉड क्र का कोई उत्तर नहीं मिका है।' मुझे यह साफ दिखाई देता है कि अगर 
लॉर्ड क्र और छॉर्ड मॉल्कोी अपना कतंव्य निभाना है तो उसके लिए ठीक अवसर यही 
है। दक्षिण आफ्रिकाके लिए जहाजमें बैठनेसे पहले साउदैस्टनमें श्री स्मंट्सने जब रायटरके 
प्रतिनिधिको वक्‍तव्य दिया था तब वे बहुत प्रसन्न और आइवस्त होकर बोले थे। उनका खयोंल 
था कि अनाक्रामक प्रतिरोधियोंमें अब लड़नेका दम नहीं रहा। यह साफ है कि प्रिटोरिया 
पहुँचनेपर उनका यह भ्रम दूर हो गया। इसलिए अब वे जानना चाहते है कि हम यहाँके छोग 
उनके प्रस्तावोंको मानने और अनाक्रामक प्रतिरोधको बन्द करनेकी सलाह देनेके लिए तैयार है 
या नहीं। आन्दोलन बन्द होना सैद्धान्तिक अधिकार दिये बिता असम्भव है। श्री डोकने मुझे 
एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि अनाक्रामक प्रतिरोधी दक्षिण आफ्रिकासे उनके 
पत्रकी रवानगीके बकत जितने मजबूत थे उतने मजबूत पहले कभी नहीं रहे। 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 


हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१२५) से। 


१. गांघीजीकों उत्तर दूसरे दिन मिल गया था; देखिए “ पत्र: उपनिवेश-उपमन्त्रीको ”, पूछ ४८६-८७ । 


३०७. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


| लन्दन | 
अक्तूबर १४, १९०९ 
प्रिय हेनरी, 

आपका मद्राससे भेजा हुआ तार मिला। मुझे दुःख है कि श्री डोककी किताब अभी 
तैयार नहीं है। प्रकाशनसे पहले भेजी गई दो प्रतियाँ मुझे अभी मिली है; लेकिन मेरा खयारू 
है, इनमें से एक आपको भेंजनेकी जरूरत नहीं है। प्रतियाँ तैयार होते ही में श्री कृपरसे 
कहँँगा कि वे २५० प्रतियाँ श्री नदेसनकों भेज दें। 

“टाइम्स में मद्रासकी सभाका' जो हाल छपा है, उसकी कतरन इसके साथ भेज रहा 
हैँ। आपको प्रिटोरियाका एक तार भी मिलेगा। में नहीं जानता, इसका क्‍या अर्थ है। श्री 
स्मट्सके जानेके बाद बातचीत बेशक जारी रही है। लेकिन हमें तो यह समझकर ही काम करना 
है, मानो बातचीत असफल हो गई हो। भारतीय प्रवासी-आयोग (इमिग्रेशन कमीशन) की 
रिपोर्ट इस मौकेपर अच्छी है। मेरा खयारू है, आप जब कलकत्तेमे हों तब एक अखिल 
भारतीय शिष्टमण्डलको छॉर्ड मिन्‍्टोसे' मिलानेकी कोशिश की जाये। आप सर चाल्स टर्नरको 
अपने साथ ले सकते है, यद्यपि में आपकी कठिताई समझ सकता हूँ। लेकिन वे आपका 
साथ दें या न दें, शिष्टमण्डल बनानेमें कोई कठिनाई न होगी; मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, 
लाहौर, आदि [ नगरों | से एक-एक प्रतिनिधि आ सकता है। मैं आपको कांग्रेस और मूस्लिम 
कास्फ्रेंसमे प्रतिनिधि बनानेके सम्बन्धमें लिख रहा हूँ। मेरा खयाल है, उनके अधिवेशन 
लगभग एक साथ होगे; लेकिन अगर वे एक ही दिन हों तो आप मुस्लिम कास्फ्रेंसमें जायें 
या कांग्रेसमें, इस बारेमें आपको अपनी विवेकबुद्धिसे काम लेना होगा। अनाक्रामक प्रतिरोधकी 
दृष्टिसे तो मुझे रूगता है कि मुस्लिम कास्फरेसमें जाना सबसे अच्छा होगा। में यह भी 
मान लेता हैँ कि आप अछीगढ़ जायेंगे । 

में अब भी धीरे-धीरे प्रगति कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मेरे पत्रके उत्तरमें छॉड्ड 
क्र का पत्र तुरन्त आ जायेगा; केकिन यह पत्र लिखनेके वक्‍त तक (गुरुवारके प्रातःकारू तक) 
उत्तर नहीं आया है; और जबतक वे बातचीतका असली नतीजा प्रकाशित करनेका अधिकार 
नही देते, मुझे लगता है तबतक कुछ नहीं किया जा सकता। अगर उनका उत्तर इस सप्ताह 
आ जाये तो भी अब इसमें सन्देह है कि में आगामी ३० तारीखसे पहले [ लोक-| शिक्षणका काम 
पूरा कर सकूँगा। आप करीब-करीब सारे भारतकी सर करेंगे। यह एक विशेष सुविधा है, जो 
अभीतक मुझे भी नहीं मिल पाईं है। इसलिए मैने यहाँ ज्यादा गम्भीर निरीक्षणके बाद जो 
निश्चित निष्कर्ष निकाले हैं, उन्हें, मेरा खयाहू है, अब मुझे लिख डालना चाहिए।' 


१, यह ११ अक्तूबरकोी हुई थी । 

२. (१८४०-१९१४ ); भारतके वाइसरोंग और गवर्नेर-जनरूू, १९०७-१० । 

३. साबरमती संग्रहालयकी दफ्तरी प्रतिमें यहाँसे आगेके दो संफे खो गये हैं जो सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया 
सोसायटी, पूनामें सुरक्षित प्रो० गोखकेके कागजातमें रखी दस्तलिखित प्रतिसे के लिये गये हैं, भोर डॉ० प्रा० जी० 
मेहताकी पुस्तक एस० के० गांधी ऐंड द साउथ आफ्रिकन इंडियन ऑॉब्लेममें दिये गये इस पत्रके अंशसे 


मिला लिये गये हैं । 


४७८ सम्पूण गांधी वाड-मय 


यह बात मेरे दिमागमें पहलेसे ही थी, लेकिन कोई निश्चित और साफ चित्र नहीं 
उभरा था। मुझे पीस ऐंड आशबिद्रेशन सोसायटीकी ओरसे पूर्व और पश्चिम ” विषयपर 
बोलनेके' लिए जो निमनन्‍्त्रण दिया गया था उसे स्वीकार करनेके बाद मेरा हृदय और मस्तिष्क, 
दोनों अधिक क्रियाशीरू हो उठों। सभा पिछली रात हुई और मेरा खयाल है कि वह काफी 
सफल रही। श्रोता बड़े उत्साही थे, लेकिन दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिके बारेमें कुछ उद्धृत 
प्रहण भी किये गये। आपको यह जानकर आइचर्य होगा कि हैम्पस्टेडसें भी दक्षिण आफ़िकाके 
दुःखद नाटककी हिमायत करनेवाले और भारतीय व्यापारियोंकों सड़ा घाव और न जाने क्‍्या- 
क्या बताकर, उनके बारेमे तरह-तरहकी ऊल-जलूल बातें कहनेवाले काफी छोग थे। एक बहुत 
ही वृद्ध महिलाने उठकर कहा कि आप राज्य-विरोधी बातें कर रहे हैं। और जैसे हमें दक्षिण 
आफ्रिकामें रीति-रिवाज और ऊपरी बातों --- उदाहरणके लिए अँगुलियोंके निशान -- के बारेमें 
सोचनेवालके और उन्हीसे चिपके रहनेवाले अन्धविद्वासियोंसे निबटना पड़ता है, वैसा ही पिछली 
रात मुझे फ्रेड्स हाउसमें भी करना पड़ा। मुझसे किये गये प्रश्नोंकी झड़ीमें मेरा मुख्य उद्देश्य 
खो गया, और तफसीलकी बातोंपर ही गरमागरम बहस होती रही। उससे प्राप्त निष्कर्ष इस 
प्रकार हैं: 

(१) पूर्व और परदिचिमके बीच भेदकी कोई दुर्लध्य दीवार नहीं है। 

(२) परिचमी या पूर्वी सभ्यता-जेसी कोई चीज नहीं है। हाँ, एक आधुनिक सभ्यता 
अवश्य है और वह सर्वधा भौतिकवादी है। 

(३) आधुनिक सभ्यतासे प्रभावित होनेके पूर्व यूरोपके छोग बहुत-सी बातोंमें पूर्वंके 
लोगोंसे, या कमसे-कम भारतीयोंसे, काफी मिलते-जुलते थे; और आज भी जो यूरोपीय 
आधुनिक सम्यताके प्रभावसे अछूते हैं, वे उस सभ्यताके सपूर्तोंकी तुलनामें भारतीयोंसे बहुत 
ज्यादा आसानीसे घुलूमिल सकते हैं। 

(४) भारतपर राज्य ब्रिटिश लोग नहीं कर रहे है, बल्कि रेल, तार, टेलीफोन, और 
सभ्यताके विजय-भूषण माने जानेवाले लगभग सारे आविष्कारोंके माध्यमसे यही आधुनिक 
सभ्यता कर रही है। 

(५) बम्बई, कलृकता और भारतके अन्य प्रमुख नगर मुसीबतके असली स्थान हैँ। 

(६) अगर कलर ब्रिटिश शासनका स्थान आधुनिक तौर-तरीकोंपर आधारित भारतीय 
शासन ले ले, तो इससे भारतकी स्थिति अच्छी नहीं हो जायेगी। तब भारतीय भी यूरोप या 
अमरीकाके दूसरे या पाँचवें संस्करण बनकर रह जायेंगे। हाँ, इतना जरूर होगा कि जो 
धन बहुकर इंग्लैंड चला जाता है, उसका कुछ अंश देद्में ही रह जायेगा। 

(७) पूर्व और पश्चिम वास्तविक रूपमें तभी मिल सकते हैं, जब पश्चिम आधुनिक 
समभ्यताका रूगभग पूर्ण रूपसे परित्याग कर दे। दिखावेमें तो वे तब भी मिल सकते है, जब पूर्व॑ 
भी आधुनिक सभ्यताको स्वीकार कर ले; लेकिन वह मिलन सशस्त्र-शान्तिके समान होगा -- 
ऐसी शान्तिके समान, जेसी उदाहरणके लिए, जर्मनी और इंग्लैंडके बीच है। ये दोनों ही देश 
एक-दूसरे द्वारा लील लिये जानेके खतरेसे बचनेके लिए मृत्युके गढ़में अपने दिन काट रहे हैं। 

(८) यदि कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियोंका संगठन सारी दुनियाकों सुधारता शुरू 
करे या उसकी बात भी सोचे तो यह हिमाकत ही होगी। ऊँचे दर्जेकी कारीगरीसे बने 


१, देखिए “ भाषण; हैम्पस्टेडमें ”, पृष्ठ ४७४-७६ । 


पत्र; एच० णसत० एल० पोलककों ४७९ 


और तेज चालवाले वाहनोके सहारे भी ऐसा करनेका प्रयत्न असम्भवको सम्भव बनानेका प्रयत्न 
होगा । 

(९) सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि भौतिक सुविधाओंकी वृद्धि होनेसे नैतिक 
विकासमें किसी तरह कोई सहायता नहीं मिलती । 

(१०) चिकित्सा-विज्ञान इस काले जादृका सार है; जिसे हम उच्च चिकित्सा-कौशलरू 
मानते हैं, उससे तो नीमहकीमी लाख दर्जे अच्छी है। 

(११) अस्पताल वे साधन है जिनका उपयोग शैतान अपने उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए, 
अपने साम्राज्यपर अपना अधिकार बनाये रखनेके लिए करता है। वे दुराचार, दुःख, गिरावट 
और वास्तविक दासताको स्थायी बनाते है। 

(१२) जब मैने चिकित्सा-शास्त्रकी शिक्षा लेनेकी सोची थी तब मैं बिल्कुल बहक ही 
गया था। अस्पतालकी घृणित प्रक्रियाओंगें भाग लेना मेरे लिए हर तरहसे एक पापपूर्ण कृत्य 
होगा । 

अगर यौन रोगोंके लिए, या क्षय-रोगियोंके लिए भी, अस्पताल न होते तो हमारे बीच 
क्षय रोग कम होता और यौन पाप भी इतने न होते। 

(१३) भारतकी मुक्ति इसी बातमें है कि उसने पिछले पचास वर्षोमे जो-कुछ सीखा 
है, उसे भूछ जाये। 

रेल, तार, अस्पताल, वकील, डॉक्टर आदि -- सबकी जाना होगा; और तथाकथित 
उच्च वर्गोके छोगोंको इस बोधके साथ कि किसानका सादा जीवन ही सच्चा सुख देनेबाला है, 
अन्तरात्माको साक्षी बनाकर, धर्म मानकर और मनको वदामें करके वह जीवन बिताना सीखना 
होगा । 

(१४) भारतीयोंको मिलके कपड़े नहीं पहनने चाहिए, चाहे वे यूरोपीय मिलोंमें तैयार 
हुए हों या भारतीय मिलोंमें। है 

(१५) इंग्लैंड इसमें भारतका सहायक हो सकता है, और तभी वह भारतपर अपने 
अधिकारका ओऔचित्य सिद्ध कर पायेगा। आज इंग्लैंडमें भी ऐसा सोचनेवाले बहुत लोग 
दिखाई देते हैं। 

(१६) पुराने ऋषियोंमें सच्चा ज्ञान था। तभी तो उन्होंने समाजकी व्यवस्था ऐसी की 
थी कि लोगोंकी भौतिक स्थिति मर्यादित हो जाये। शायद पाँच हजार साल पुराना आदिम 
हल आज भी किसानके लिए उपयुक्त हल है। हमारी मुक्ति उसीसे होगी। ऐसी हालतोंमें लोग 
ज्यादा जीते हैं या, ज्यादा शान्तिसे रहते हैं। उसकी तुलनामें आधुनिक उद्योगवादकों अपनानेके 
बाद यूरोपके लोगोंको उतनी शान्ति नहीं मिलती है। मुझे छगता है कि प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति 
चाहे तो इस सत्यको सीख सकता है और उसके अनुसार आचरण कर सकता है; प्रत्येक 
अंग्रेज भी, अवश्य ही ऐसा कर सकता है। 

लिखनेके लिए बातें बहुत हैं। आज आपको उतना नहीं लिख सकता। लेकिन ऊपर 
दी गईं सामग्री विचारके लिए काफी है। जब आप यह देखें कि में गलत कहता हूँ, तो 
मुझे रोक सकते हेँ। 

आप यह भी देखेंगे कि मैं उपर्येक्त निष्कर्षोपर, जो करीब-करीब निश्चित हैं, अनाक्रामक 
प्रतिरोधकी सच्ची भावनासे ही पहुँचा हूँ । अनाक्रामक प्रतिरोधीके रूपमें मुझे इस बातकी कोई 


४८० सम्पूण गांधी वाडमब 


चिन्ता नहीं है कि जो लोग उन्माद-भरी वर्तमान दौड़में सन्‍तोष अनुभव कर सकते हैं, उनमें 
इतना बड़ा सुधार --- अगर उसे सुधार कहूँ तो-- किया जा सकता है या नहीं। अगर मैं 
यह समझ ले कि यह बात सच है तो में इसके अनुसार चलनेमें आनन्द अनुभव करूँगा और 
इसलिए में सब लोगोके शुरू करने तक ने ठहरूँगा। हममे से जो लोग इस तरह सोचते हैं, 
उन सबको इसके लिए जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। अगर हम ठीक रास्तेपर है तो बाकी 
लोग जरूर ही हमारे पीछे आयेंगे। सिद्धान्त मोजूद है; हमें अपना व्यवहार यथासम्भव 
इससे मिलता-जुछूता रखना होगा। इस भीड़में रहते हुए, सम्भव है, हम सभी बुराइयोंकों न छोड़ 
सके। में जब भी रेलंगाडीमे बैठता हूँ, बसमें जाता हूँ, में जानता हूँ कि मैं जो ठीक 
समझता हूँ, उसके विरुद्ध आचरण कर रहा हैँ । इसके मुझे स्वाभाविक परिणामोंका भय नहीं 
है। इंग्लैड आना बुरा है और वक्षिण आफ्रिका और भारतके बीच समुद्री जहाजोंसे आवागमन 
भी अच्छा नहीं है, आदि। आप और में अपने इस जीवनमें इन चीजोसे बच सकते है और 
सम्भव है, बच जायें; छेकिन खास बात तो अपने सिद्धान्तको सही करनेकी है। आप वहाँ 
सब तरहके लोग और उन्हें सब दक्षाओंमें देख रहे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने 
मानसिक दृष्टिसे जो कदम उठाया है, और जिसे, प्रगतिशीकू कदम मानता हूँ में उसे आपसे न 
छुपाऊ। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो क्रान्तिकारियों और दूसरे सब छोगोंसे यह कहना 
आपका कर्तव्य होगा कि वे जो स्वतन्त्रता चाहते हैं, या उनका खयाल है कि वे चाहते 
है, वह स्वतंत्रता छोगोंको मारनेसे या हिसा करनेसे नहीं मिलेगी, बल्कि अपना सुधार 
करने और सच्चे अर्थोर्में भारतीय बननेसे और भारतीय रहनेसे मिलेगी। तब अंग्रेज शासक भी 
सेवक होंगे, स्वामी नहीं। वे संरक्षक होंगे, सतानेवाले नहीं और वे भारतके सब निवासियोंके 
साथ बिल्कुल शान्ति तथा मेल-जोलसे रहेंगे। इसलिए भविष्य अंग्रेज जातिके हाथमें नहीं, 
बल्कि स्वयं भारतीयोंके हाथोंमें है। और अगर उनमें काफी आत्म-त्याग और संयम है तो वे इसी 
क्षण स्वतन्त्र हो सकते हैं। हम भारतके लोग जब उस सादगीको स्वीकार कर छेंगे, जो बहुत-कुछ 
अब भी हमारी विशेषता है और जो कुछ साल पहले तक हमारी पूरी विशेषता थी, तो 
तमाम भारतमें अब भी सर्वोत्तम भारतीय और सर्वोत्तम यूरोपीय एक-दूसरेसे मिल-जुकूकर 
रह सकेंगे और एक-दूसरेकी उन्नतिमें सहायता कर सकेंगे। जब तेज चलनेवाली गाड़ियाँ न 
थीं तब व्यापारी और घर्मोपदेशक देशके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक खतरोंको झेलते हुए 
पैदल जाते थे, आत्मसुख या स्वास्थ्य छाभके लिए नहीं (यद्यपि ये उनको पैदल यात्राओंसे 
मिल जाते थे), बल्कि सानव जातिके हितके लिए। तब बनारस और दूसरे तीर्थ पवित्र 
स्थान थे; लेकिन आज तो वे घणास्पद बन गये हैं। 

आपको याद होगा, आप मुझपर अपने बच्चोंसे गुजरातीमें बोलनेपर नाराज हुआ करते 
थे। अब मुझे अधिकाधिक विश्वास होता जाता है कि अगर में उनसे अंग्रेजीमें बात करनेसे 
इनकार करता था तो बिल्कुल ठीक ही करता था। कल्पना तो कीजिए, एक गुजराती दूसरे 
गुजरातीको अंग्रेजीमें पत्र लिखता है ! आप यह कहें तो ठीक ही होगा कि वह गरूत उच्चारण 
करता है और व्याकरणकी दृष्टिसे गलत लिखता है। में अंग्रेजी लिखने या बोलनेमें जैसी 
भद्दी गलतियाँ करता हूँ वेसी निश्चय ही गुजरातीमें न करूँगा। मेरा खयाल है, मैं जब- 
जब किसी भारतीयसे या विदेशीसे अंग्रेजीमें बात करता हूँ, तब एक हुद तक उस भाषाकों 
भुलाता हूँ। अगर में उस भाषाकों अच्छी तरह सीखना चाहता हूँ और अपने कानोंको उसके 


पत्र : एच० एप० एल० पोलकको ४८१ 


स्वरका अभ्यस्त बनाना चाहता हूँ तो में ऐसा एक अंग्रेजसे बात करके और उसको बात करते 
हुए सुनकर ही कर सकता हूँ। 
अब में समझता हूँ कि में आपको बहुत बड़ी खुराक दे चुका हूँ। मुझे आशा है, आप 
इसे पचा सकेंगे। बहुत सम्भव है कि आप भी, भारतके अपने विविध अनुभवोंके आधारपर, 
शायद स्वतंत्र रूपसे इसी निष्कर्षपर पहुँचे हों, क्योंकि आपकी कल्पनाशक्ति और व्यावहारिक 
ज्ञान जबरदस्त है। आखिर ये निष्कर्ष नये तो नहीं हैं; अभी तो इन्होंने निश्चित रूपमात्र 
लिया है और मुझे एकदम आक्रान्त कर लिया है। 
मुझे अभी-अभी जोहानिसबर्गसे निम्नलिखित तार मिला है: 
स्मदसने अखबारों [ के प्रतिनिधियों | से कहा है कि वे अपने प्रस्तावोंके बारेमें 
उपनिवेश्-मन्त्रीके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे हैे। लन्दनकी समिति फिलहाल काम 
जारी रख रही है। 
इस तारका अर्थ यह है कि जोहानिसबग्गर्में इस प्रश्नपर कुछ हलूचलछ मची हुई है और 
स्मदस' अनाक्रामक प्रतिरोधको कुचलनेके बारेमें आशान्वित नहीं हैं। इससे यह भी प्रकट होता 
है कि अगर छॉड्ड क्र पूरी शक्तिसे प्रयत्त करें तो वे समझौता करा सकते हैं। लेकिन 
[ तबतक | हमें तो लड़ाई जारी ही रखनी होगी। सो, लन्दनकी समिति अपना काम जारी 
रख रही है। इससे हालत बदलती नहीं, और रिचकी स्थिति सुधर जाती है। 
बेचारी श्रीमती रिचको एक और ऑपरेशन कराना होगा। सम्भव है, वे उससे न 
उबरें। अगर उनकी यह जिन्दा मौत असली मौत बन जाये तो उनको बड़ी राहत मिलेगी। 
बादमें --- इस पत्रका इससे पहला भाग समाप्त होनेपर यहाँ मिली आ गईं थीं। चूँकि 
मेरे खयालसे यह पत्र महत्त्वपूर्ण था, इसलिए मैंने उन्हें पढ़कर सुना दिया। इसके बाद 
उपयोगी विचार-विमर्श हुआ, जिसकी कल्पना आप खूद कर सकते हैं। 
श्री अली इमाम अब भी यहीं हैं। मेरा खयाल है कि वे सोमवारकों रवाना होंगे । 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१२७), हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकलर और “एम० के० गांधी एंड साउथ आफ़्रिकन प्रोब्लेम से। 


रा 


३०८. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१६] 


(अक्तूबर १५, १९०९] 


पिछल हफ्ता बूरा बीता है। पहले तो टाइम्स में इस आशयका तार देखनेमें आया कि 
समझोौतेकी बात बिल्कुल गरूत है। [तारमें आगे कहा गया है,| श्री स्मठसने ढछॉडड क से 
बातचीत की थी; किन्तु सरकारका विचार भारतीयोंकी माँग मंजूर करनेका नहीं है। 

एक दूसरी खानगी खबर भी तारसे आई है, जिसमें कहा गया है कि श्री स्मट्स 
लॉ्ड क्र के जवाबकी राह देख रहे है। 

लॉड क्र का जवाब आज (शुक्रवारको ) मिला है। वे उसमें लिखते हैं कि जनरलू स्मट्स 
जो-कुछ देना चाहते हैं, वह अपने पिछले विचारके अनुसार ही देना चाहते है, तथापि वे 
कानून रद कर देंगे और [ प्रवासी प्रतिबन्धक कानूनमें | ऐसा परिवर्तन करा देगे जिससे उनकी 
पसन्दके कुछ शिक्षित भारतीय [प्रति वर्ष | स्थायी रूपसे आ सकें। इसके अलावा हछॉड क्र 
लिखते है, यहाँ कोई खुला आन्दोलन किया जाये या नहीं, इस सम्बन्धमें हमें ही सोचना है। 
साथ ही इसपर भी विचार कर लेना है कि यहाँ किये गये आन्दोलनका जनरल स्मट्सपर 
क्या असर होगा ! 

यह यहाँकी स्थिति है। अब विचार करनेकी बात यह है कि क्या करना ठीक होगा। 
यदि श्री स्मट्स सचमुच हमारी माँगें मंजूर करना चाहते हों तो यहाँ खुली लड़ाई लड़नेसे 
उनकी स्थिति विषम होती है। यदि उनका विचार ऐसा न हो तो यहाँ खुला आन्दोलन 
करना ठीक ही होगा। 

बिल्कुल निश्चित सम्मति दे देता सरल नहीं है। सत्याग्रहकी नीतिके अनुसार [ परिणाम- 
के प्रति | उदासीन रहा जा सकता है। किन्तु जहाँ दुर्बड और सबलरः सभी तरहके छोग मौजूद 
हों, वहाँ विचार करना जरूरी है। अब यह देखना है कि छॉर्ड एंम्टहिल आदि महानुभाव 
क्या कहते हैं। यह पत्र छपनेसे पहले ही यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी। सवाल 
भारतका है। किन्तु मुझे तो लगता है कि लड़ाई जैसे-जैसे आगे बढ़ती जायेगी वैसे-वैसे 
सही रास्ता सूझता जायेगा। इस बीच सबको धीरज और साहसकी जरूरत होगी और 
भारी दुःख सहन करने पड़ेंगे। 

रूसके एक महापुरुष काउंट टॉल्स्टॉय हैं। उनको मैने इस लड़ाईके सम्बन्धमें और 
उससे सम्बन्धित अन्य विषयोंपर पत्र लिखा था।' उन्होंने उस पत्रका जो उत्तर दिया है, 
उसका एक अनुच्छेद नीचे दे रहा हैं : 

मुझें आपका अत्यन्त मनोरंजक पत्र मिला। उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। 
खुदा हमारे ट्रान्सवालवासी भाइयों और साथियोंकी मदद करे। नर्म दिलके लोगों और 


१, अवंतूबर १५, देखिए “पत्र: उपनिवेश उपभन्त्रीफो ”, पृष्ठ ४८६ । 
२. देखिए “ पत्र: वेंब्टॉयको , पृष्ठ ४४३०-४५ । 
३. थॉर्टॉयके दस्ताक्षरयुक्त मूल भंग्रेजी पक्के अनुवादके लिए देखिए परिशिष्ट २७ । 


पत्र : “साउथ भाफ़िका ? को ४८३ 


कड़े दिलके लछोगोंके बीच ऐसी लड़ाई -- जिसमें एक ओर गरीबी और आत्मबल हांते 
है और दूसरी ओर अभिमान और शरीर-बल -- यहाँ भी आये दिन जोरोंसे चलती 
रहती है। यह लड़ाई मुख्यतः: तब होती है जब यहाँके छोग फौजी वौकरी करनेसे 
इनकार करते है। यह लड़ाई खुदाई कानून और इनसानी कानूनके बीच है। रूसके 
लोग दिन-प्रतिदिन फौजी नौकरी करनेसे इनकार करते जाते है। 
में आपको अपना भाई मानता हूँ और आपसे सम्पर्क होनेपर मुझे बहुत 
प्रसन्नता है। 
इन महापुरुषकी आयु अभी अस्सी वर्ष है। यूरोपमें तो उनके समान पवित्र और 
धर्मात्मा पुरुष दूसरा दिखाई नहीं देता। वे फौजमें रहे हैं, उन्होंने छाखोंके ऊपर हुक्म 
चलाया है, लाखोंकी सम्पत्तिका उपभोग किया है और बहुत सुख देखा है। उन-जैसा लेखक 
आज यूरोपमे दूसरा नहीं है। फिर भी, वे इस समय स्वेच्छासे फकीरकी तरह रहते है । 
वे खूद रूसके अत्याचारी कानूनोंका पूर्ण विरोध करते हैं और दूसरोंको भी उनका विरोध 
करनेके लिए प्रेरित करते है। किन्तु वे दरीर-बलरूका प्रयोग कभी नहीं करते और दूसरोंको 
भी उसका प्रयोग करनेसे रोकते हैं। वे आत्मबलूपर पूरा भरोसा रखते हैं। उनकी कृतियाँ 
सारी दुनियामें चावसे पढ़ी जाती हैं। इस देशमें उन्तकी शिक्षाके अनुसार चलनेवाले बहुत-से 
लोग दिखाई देते है। उनका विश्वास बिलकुछ ईइवरके ही ऊपर है। इसलिए उनके शब्दोंसे 
मेरा उत्साह तो बहुत ही बढ़ा है। में आशा करता हूँ कि प्रत्येक भारतीय उनके शब्दोंका 
स्वागत करेगा और उनके अनुसार आचरण करेगा। ऐसा महापुरुष हमारा समर्थक है, यह 
बहुत ही खुशीकी बात है। उनके पत्रसे भली भाँति प्रकंड हो जाता है कि आत्मबलरू या 
सत्याग्रह हमारा एकमात्र अवलम्ब है। शिष्टमण्डल भेजना आदि प्रयत्न तो व्यर्थ हूँ। 


| गुजरातीसे | 
इंडियल ओपिनियन, १३-११-१९०९ 


३०९. पत्र: साउथ आफ़िका को" 


[ लन्दन 
अक्तूबर १६, १९०९के पूर्व | 
महोदय, 
आपके जोहानिसबर्गके संवाददाताने अपनी साप्ताहिक चिट॒ठीमें, जिसे आपने अपने 
अखवारके इसी अंकमें प्रकाशित किया है, नागप्पनके मामलेसे सम्बन्धित तथ्योंकों गछूत रूपमें 


पेश करके द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीय समाजके प्रति भारी अन्याय किया है। इसके अतिरिक्त 
उसने अपने पत्रमें यह नहीं कहा कि ब्रिटिश भारतीयोंके अतिरिक्त भी बहुत-से छोगोंने, जिन्होंने 


१, यह “साउथ आफ़िका: फिर भूल-सुधार ” शीषफले छपा था । इसके साथ वदढ खरीता भी छपा था, 
जिपका उत्तर गाँधीजीने दिया था; देखिए परिशिष्ट ३० । 


४ ८४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कमिश्मरके' सामने पेश किये गये प्रमाणोकों पढ़ा है, कमिश्तरकी जाँचके निष्कर्षोकों अस्वीकार 
किया है; और श्री बेन्सनने,' जिन्होंने जाँचमें ब्रिटिश भारतीयोका प्रतिनिधित्व किया था, 
द्रान्सवालके अखबारोंमें तीन कालमका एक पत्र छपवाकर जाँचके निष्कर्षोकी कमजोरी बताई 
है। उनके उस पत्रका उत्तर अभीतक नहीं दिया गया है। और आखिर मेजर डिक्सनके निष्कर्षे 
है क्या ? मृत व्यक्तिके पास दो कम्बल थे या नहीं, इस प्रश्नके सम्बन्धमें तो उन्होंने कोई 
निर्णय दिया ही नहीं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मृत व्यक्तिको चावल नहीं दिया जाता 
था । आपके संवाददाताने यह कहकर बड़ी उदारता प्रकट की है कि यदि चावल नहीं दिया 
जाता था तो पानी तो निश्चय ही दिया जाता था और वह भी काफी । लेकिन मेरे देशवासी यह 
मानते है कि पानी काफी दिया जानेपर भी वह चावलका स्थान नहीं ले सकता। कमिश्नरने 
यह निष्कर्ष भी नहीं निकाला है कि बेचारा नागप्पन, जैसा आपके संवाददाताने कहा है, 
जेलमें अधिक स्वस्थ था। कोई साधारण व्यक्ति भी, और मेरा तो खयाल है कि कोई 
चिकित्सक भी, यह मानेगा कि यदि कोई अन्य बात न हो तो आंशिक भुखमरी और अपर्याप्त 
बस्त्र ही द्वानस्सवालके इस ऊँचे पठारकी इस कड़ी सर्दीर्में निमोनियाकों जन्म देनेके लिए 
काफी है, जिससे यह बेचारा अनाक्रामक प्रतिरोधी जेलसे छुठनेपर छः: दिनके भीतर ही मर 
गया। डॉ० गॉडफ्रेका खयाल बेशक यही था। 

आपके संवाददाताके इस कथनके बावजूद ट्रान्सवालके और, वस्तुत: समस्त दक्षिण 
आफ़्रिकाके, भारतीयों और कितने ही अन्य निष्पक्ष यूरोपीयोंका यह खयाल बना ही रहेगा कि 
नागप्पत कर्तंव्यकी वेदीपर बलि हो गया, और उसकी मुत्युका खयारू उन लोगोंकी अच्त- 
रात्माकों साकलता रहेगा. जिनकी अधीनतामे वह अपनी कंदकी सजा काट रहा था। 


| अंग्रेजीसे | 
इंडियतल ओपिनियन, १६-१०-१९०९ 


१. मेजर एफ० जे० डिक्सन; इन्होंने १९ जुलाईको, यॉव्साई रिवर प्रिज्ञन्स केम्पके मामढेकी खुली जौँचवी 
थी । इस सिलसिलेमें जो गवादी दी गई थी उसकी रिपीट २४-७-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें छपी थी, 
ओर कमिश्षरके निष्कप १४-८-१९०९ के अंकमें । 

२, एलेवत एस० बेन्सन द्वारा भेजा गया मुकदमेका आँखों देखा हाल २४-७-१९०९ के हंडियन ओपिनियनमें 
छपा था । १४ अगस्तकों उन्होंने दान्सवारू छीडरको एक पत्र लिखा था, जिसमें जोहानिसबर्गके कुछ अखबारों 
द्वारा कमिक्षरके निर्णयक्रों जेसाका-तेसा स्वीकार करनेयी भालोचना की गई थी । यह पत्र भी २१-८-१९०९ के 
इंडियन ओपिनियनमें छापा गया था । 

३. डॉ० विलियम गॉडफ्र नागपनको अंतिम बीमारीके समय उसके चिकित्सक थे । उन्होंने बादमें यह 
प्रमाणपत्र सी दिया था कि सागप्पनकी सृत्यु निर्मोनियासे हुई और “अगर नो कुछ कहा गया है वह सत्य है 
तो जेल-अधिकारियोंका बरताव उसकी द्वात बिगाढ़नेके लिए उत्तरदायी है ।”” 

४. ऐसा करनेवालोंमें रेवरेंड जे० जे० डोक भर एडवर्ड डेलो भी थे । टान्सवालके भखबारोंकों लिखे गये 
उनके पत्र २१-८-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें भी उद्धुत किये गये थे । 


३१० पत्र: सगनलछाल गांधीकों 


[ लन्दन ] 
अक्तूबर १८, १९०९ 
प्रिय श्री मगनलाल, 


तुम्हारा गत मासकी' १५ तारीखका लिखा पोस्टकार्ड मिला। श्री बद्रीके सम्बन्धर्में, यदि 
तुम कागजात उनके डेनहाउजरके पतेपर तुरन्त भिजवा दो तो बहुत अच्छा हो। कागजात 


न 


रजिस्ट्रीसे भेजें जाने चाहिए। में श्री वद्रीकों भी लिख रहा हूँ।' 


शुभेच्छ, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१३२) से । 
३११. पत्र: बढ़ीको 
[ लन्दन |] 


अक्तूबर १८, १९०९ 
प्रिय महोदय, 


आपके इसी ८ तारीखके पत्रके सन्दर्भ निवेदन है कि मेरा खयाल था, आप बडबंनमें होंगे, 
इसलिए मैने जमाकी रसीद इसी १२ तारीखको श्री मगनलाल गांधीको भेज दी थी और 
उनसे अनुरोध किया था कि वे उसपर आपके हस्ताक्षर ले लें। अब मेने उन्हें लिख दिया है 
कि वे उसे आपको भेज दें। आपकी ठीक तरहसे भरी हुईं रसीद मिलते ही मैं आपके 

निवेदनके अनसार रकम फिर जमा कर दूँगा। 
आपका विश्वस्त, 


श्री बद्री 
मार्फत गृरदीन अहीर 
डेनहाउज़्र 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१३३) से । 


१. मूल अंग्रेजीमें जो शब्द है, उसका भर्थ होगा “इसी मासकी ” । यह गछत जान पढ़ता है। 
२. देखिए अगला शीर्षक । 


३१२. पन्न : उपनिवेश-उपसन्त्रीको 


| लन्दन | 
अक्तूबर १९, १९०९ 

महोदय, 

मुझे आपका इसी १५ तारीखका पत्र प्राप्त करनेका सौभाग्य मिला। 

इस पत्रने मुझे और मेरे साथीकों बड़ी अनिश्चित अवस्थामें डाल दिया है। पिछले 
महीनेंकी १६ तारीखको श्री हाजी हबीब और मेँ जब हछाड क्र से मिले थे तब उन्होंने 
कृपापूर्वक हमसे कहा था कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है, उसे वे उचित मानते हैं और मंजूरीके 
लिए स्मट्सके सामने पेश करेंगे। जिस' पत्रका यह उत्तर है, उसमें यह नहीं बताया गया है 
कि वह प्रस्ताव श्री स्मट्सके सामने रखा गया या नहीं और अगर रखा गया था तो 
उसके बारेमें उन्होंने क्या फैसला किया है। जहाँतक जनता [के सामने मामला रखने | का 
सम्बन्ध है, हमने बिल्कुछ कुछ नहीं किया है, और जबतक मेरे रखे प्रस्तावके आधारपर 
बातचीत चलती है, तबतक यह रुख बनाये रखना हम अपना कतेव्य समझेंगे ताकि बात- 
चीतको हानि न पहुँचे। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लॉड महोदय हमारे इस रुखको 
समझेंगे। ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय बहुत दिनोंसे जो भारी तकलीफें सह रहे हैं, उनका 
अन्त तभी हो सकता है जब मेरे प्रस्तावके अनुसार पढ़े-लिखे ब्रिटिश भारतीयोंका सैद्धान्तिक 
अधिकार सुरक्षित कर दिया जाये। क्या श्री स्मद्स ट्रान्सवालके मन्त्रियोंके सामने और 
ट्रान्सवाल-संसदममंं अपने उसी मूल प्रस्तावको रखना चाहते हैं जो उन्होंने यहाँसे दक्षिण 
आफ़्रिकाको रवाना होते वक्‍त रखा था? अगर ऐसी बात है तब तो हम सादर निवेदन 
करते हैं कि जहाँतक ब्रिटिश भारतीयोंका सम्बन्ध है, उन्हें निष्कियताकी नीतिसे कोई छाभ 
न होगा। मुझे विश्वास है, छॉर्ड महोदय इस' बातसे सहमत होंगे कि हमें बातचीतके सम्बन्धमें 
निश्चित स्थिति सालूस होनी चाहिए, ताकि हम उसको ध्यानमें रखकर अपना व्यवहार निश्चत 
करें और, जहाँतक यह हमारे वशकी बात है, इस बातचीतमें सहायक हों। इसलिए क्या मैं 
आपसे बातचीतके वारेमें जल्दी ही ज्यादा पूरी जानकारी देनेकी प्रार्थना कर सकता हें? 

मैं यह भी कह दूँ कि जोहानिसबर्गसे एक तार मिला है, जिसमें कहा गया है कि 
श्री स्मट्सने एक संवाददातासे कहा है, वे अर ऑफ़ क्र के उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे है, और 


१. यह गांधीजीके ८ अवतूबरके पत्रके उत्तर-स्वरूप था । श्समें लिखा था: 

“, , , इस विभागके श्सी ४ तारीखके पत्रमें टान्सवाल्के वरिटिश भारतीयोंके प्रश्नते सम्बन्धित कानूनके सम्भावित 
आधारके रूपमें जिन प्रस्तावोंका संकेत किया गया है, वे श्री स्मटसके प्रस्ताव हैं। ये प्रस्ताव उन्होंने यहाँसे रवाना 
' होनेसे पहले रखे थे । ये प्रस्ताव वे नहीं हैं जो आपने पिछछे महदीनेकी १६ तारीखकी मुठाकातमें रखे थे । 

“ मुझे यह भी कहना है कि इस विवादके सम्बन्धमें आपको क्या कदम उठाना है, यह प्रश्न तो आपके ही 
तग्र करनेका है । छेकिन, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आप जो रास्ता अपनाना चाहते हैं, उसका श्री स्मद्सके 
प्रस्तावेकि प्रति दुन्तवाल सरकार और टान्सवाल-संतदके रुखपर क्या असर पड़ेगा, इस बातका भाप खबाल रखेंगे । 
साथ द्वी आप यह भी सोच लेंगे कि आगे कार्रवाई करनेसे प्रहके इस मामलेमें सरकारकी नीतिकी घोषणा होने तक 
रुका रहना क्या ज्यादा अच्छा न होगा |” 


पत्र; लॉड पम्टहिलकों ४८७ 


यह उत्तर मिलनेपर ही वे इस प्रर्नपर अपने प्रस्तावोंके सम्बन्ध्में कोई सार्वजनिक वक्तव्य 
देंगे। जबतक हमें यह न मालूम हो कि छलॉ्ड महोदयने पिछले महीनेकी १६ तारीखकी 
मुलाकातके वक्‍त जो कारेवाई करनेकी बात कही थी उसका क्‍या हुआ, तबतक हमारे लिए 
यह तय करना कठिन हो जाता है कि हम अब क्‍या रास्ता अख्तियार करें। 


आपका, आदि, 
मो० क>»' गांधी 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्डस, २९१/१४२, और टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-तकल (एस० एन० ५१३६) से भी । 


३१३. पन्न: लॉड ऐस्टहिलको 


[ लन्दन | 
अक्तूबर १९, १९०५ 
लॉर्ड महोदय, 
आपके इसी १८ तारीखके पतन्नके लिए और आपकी बहुत ही कछृपापूर्ण और अच्छी 
सलाहके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।' 
अब मैंने एक पत्र लॉर्ड क्र को भेजा है। उसकी नकल इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। मेरा 
खयाल है कि इसमें आपके पतन्रके सारे मुद्दे आ गये है। आशा है, इसे आप पसन्द करेंगे। 


आपका, आदि, 
टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१३७) से। 


१, अपने १८ अक्तूबरके पत्रमें छोंडे एम्टहिलने लिखा था: “बेशक यह भाशा तो थी ही कि उपनिवेश 
कार्याक्य आपको चुप रखना चाहेगा, और यह तय करना मुश्किल है कि उसकी यह सलाह कद्ातक निष्यक्ष है 
या निष्पक्ष नहीं है । कार्याल्यका कहना है कि विचार जनरल स्मठसके अस्तावोपर किया जा रहा है; केकिन 
उसने आपको यद्द नहीं बताया कि लॉडे क्रू ने दरान्सवाल सरकारकों यह बतानेके लिए कोई कदम उठाया है या नहीं 
फि ये प्रस्ताव बिल्कुल अपर्याप्त हैं । अगर आपकी जगह में होता तो में कोई दूसरा काम करनेसे पहके पत्र लिख- 
कर या मिलकर उपनिवेश कार्याव्यका ध्यान शत भोर दिलाता । में कहता, यंथपि हम स्वभावतः उस बातचीतमें 
उलझन डालना नहीं चाहते, जो हमारी भोरसे चलाई जा रही है, फिर भी हमें यह विश्वास तो दिलावा जाना 
चाहिए कि आपकी ताज़ी लिखान्पढ़ीफी उपेक्षा तो नहीं फी जा रही है। में उन्हें बिल्कुल साफ-साफ, केफिन मुनासिव 
और सावधानीसे चुने हुए शब्दोंमें कहता, हम असन्तोषजनक “ समझौते ” की बातचीत नहीं होने दें सकते । 
हमें श्स बारेमें बातचीतसे अछग रखा जा रहा है । जब यह खत्म हो जायेगी और दम भापत्ति करनेके लिए 
मजबूर हो जायेगे तब हमें कहा जायेगा कि “भाप तो नये सवाल उठा रहे हैं |” में समझता हूँ कि उन्होंने 
आपको इस तरह अपनी बात रखनेका मौका दिया है। आपको अपनी बात एक चतुराई-भरे कूट्नीतिक तरीकेसे 
कैसे रखनी है, यद् अच्छी तरह माद्धम है । आपको इस तरह टाछा ओर प्रतीक्षा करनेपर मजबूर फिया 
जा रहा है, उप्ते आपको अवश्य ही हैरानी होती होगी । में आशा करता हूँ कि उपनिवेश-कार्याक्य सीधा 
तरीका बरत रहा होगा और आपने घीरण और आत्म-संव्मका जो। साफ सबूत दिया है, उसते भपना मतलूब 
नहीं गांठ रहा होगा।” 

२. देखिए पिछला शीरषफ । 


३१४, लब्दन 


[अक्तूबर २०, १९०९के पूर्व | 
नेटालका द्िष्टमणडल 
फिलहाल तो मुझे इस शिष्टमण्डलके लिए यहाँ कोई काम दिखाई नहीं देता। श्री 
आंगलिया और श्री हाजी हबीब कुछ समयके लिए पेरिस चले गये हैं। उनके एक-दो दिलों- 
में वापस आ जानेकी आशा है। 
अली इमाम 
श्री अली इमाम यहाँके सभी भारतीयोंसे बराबर मिलते-जुलते रहते हैं। उन्होंने, आज 
अपनी रवानगीसे पहले बहुत-से भारतीयोंको चायके लिए निमन्त्रित किया था। इसमें काफी 
भारतीय आये थे। श्री अछी इमाम २० तारीखको भारतको रवाना होंगे। उन्होंने वादा 
किया है कि वहाँ पहुँचकर हमारे काममें पूरी सहायता देंगे। उनको पठवामें सरकारी 
वकीलका पद दिया गया है। 


खियोंके मताधिकारके लिए आन्द्रोलन करनेवाली 
महिलाओोंकी वीरता 

मताधिकार माँगनेवाली स्त्रियों -- सफ्रेजेट्स --- के विरुद्ध मैं सख्तीसे लिख चुका हूँ, 
और सख्तीसे बोल चुका हूँ; क्‍योंकि वे शरीर-बलूका उपयोग कर रही हैं। लेकिन वे जो 
वीरता दिखाती है और जो कष्ट सहन करती हैं, उसके लिए तो हमें उत्तके सामने सिर 
झुकाना ही पड़ेगा। उनमें से कुछ बहुत सुकुमार स्त्रियाँ हाल ही में गिरफ्तार की गई थीं। 
उन्हें जेलकी सजा दी गई। उन्होंने वहाँ खाना खानेसे बिल्कुल इनकार कर दिया, इसलिए 
उनमें से जो कमजोर थीं उनको दो-चार दिन भूखा रखकर छोड़ दिया गया। बाकी अभी 
जेलमें हैं और खाना खानेसे इनकार कर रही हैं। इस कारण उन्तको गछेमें नली डालकर 
जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है। 

इन स्त्रियोंने ऐसा आतंक फैला दिया है कि मन्त्रिमण्डलका कोई भी सदस्य सभाओंमें 
शान्तिपृ्वक भाग नहीं के सकता। वे जहाँ भी जाते हैं, इन स्त्रियोंकी गुप्तवर उनके पीछे 
पहुँच जाती हैं और उनको हैरान करती हैं। उनपर पत्थरोंकी वर्षा तक करती हैं। इन मुट्ठी-भर 
स्त्रियोंने ऐसा आतंक फैला रखा है, मानों कोई बड़ी लड़ाई चल रही हो। 

श्री लॉयड जॉर्ज मन्त्रिमण्डलके सदस्य हैं। न्यू कैसिलमें उनकी एक सभा थी। लेकिन 
मताधिकारका आन्दोलन करनेवाली स्त्रियोंका इतना डर था कि उन्हें बहुत इन्तजाम करवाना 
पड़ा । इस सम्बन्धर्में टाइम्स ने लिखा है: 

श्री लॉयड जॉर्जकी सभामें लोहेकी मजबूत छड़ें, पुलिसके घुड़सवार सिपाही 

और लोगोंके दल दिखाई देते थे। कुछ ही दिन पहले स्थिति ऐसी थी कि इस 

तरहकी सभाओंमें लोग बिना ठिकट जा सकते थे। शान्ति-रक्षाके लिए पुलिसके एक 

या दो सिपाही होना काफी हो जाता था। किन्तु मताधिकार माँगनेवाली स्त्रियोंने 

यह सब स्थिति बदल दी है। जब मन्त्रिमण्डलके किसी सदस्यकों भाषण देना होता 


ल्न्द्ने ४८९ 


है तब स्थानीय पुलिस अधिकारियोंकों सब मुख्य मार्ग बन्द कर देने पड़ते है और 
आसपासके शहरोंसे पुलिसके बहुत-से पैदल और घुड़सवार सिपाही बुलाने पड़ते है । 
जो लोग सभामें जाना चाहते हैं, उन्हें सभाकी जगहसे एक-दो गली पहले ही अपने 
टिकट दिखाने पड़ते है। अच्तमें वे तंग गलियोंमें होकर ही सभामें पहुँचते हैं। वहाँ 
जानेवालोंमें अगर किसीपर शक हो जाये तो उसे अपना नाम-धाम भी बताना पड़ता 
है। इस सब इन्तजाममें बहुत पैसा खर्च होता है। 


ऐसा जोश ये स्त्रियाँ दिखा रही है। ये घड़ी-भर दम लेनेके लिए भी नहीं 
बैठतीं। उनका विरोध छाखों स्त्रियाँ करती हैं। वे उन्हें उनके विरोधका इतना ही उत्तर 
देती है, "आप अपना हित नहीं समझतीं। हम आपके लिए लड़ेंगी। आप मदद न करें 
तो हमें फिक्र नहीं है।” इसके अछावा, उन्होंने सरकारको इस आशयकी चिट॒ठी लिखी 
है कि अगर सरकार योग्य स्त्रियोंकों मताधिकार दे दे तो जो स्त्रियाँ जेलमे है, वे उपद्रव 
किये बिना अपनी सजाएँ भुगत लेगी। वे अपने लिए मताधिकार भी न माँगेंगी। ऐसी 
वीर स्त्रियाँ कभी नहीं हारेंगी। उनका स्वार्थ नही है, यह तो स्पष्ट है। मारपीट हो, धन 
जाये और छोग लज्जित करें--चाहे जो हो-- उससे वे डरती नहीं हैं। इस दुनियामें 
अधिकार प्राप्त करनेका सुगम मार्ग कहीं भी नहीं है। ये स्त्रियाँ स्वयं ही उपद्रव करके 
अपनी ऐसी अच्छी लड़ाईकों बदटा लगा रही है। उन्हे अन्तर्में अपती करनी पार उतरनी 
होगी। यहाँके लोग शरीर-बलसे डर जाते हैं और शरीर-बलकी पूजा करते है, इसलिए 
स्त्रियाँ मताधिकार तो ले लेंगी, किन्तु वे मताधिकार लेकर वही अन्याय स्वयं भी करेंगी, 
जिसका वे विरोध कर रही है। इसलिए लोगोंकी हालत जैसीकी-तैसी रहेगी। यदि ये 
केवल सत्याग्रहके हारा लड़ती तो सारे इंग्लैडकी हालतको बदल सकती थी। साथ ही उनका 
प्रभाव दुनिया-भर में पड़ा होता। वे शरीर-बछकों आजमाती है। इसमें - अन्तमें स्वार्थ आ 
खड़ा होगा। हमें उनसे शरीर-बलका आश्रय त्यागनेकी शिक्षा लेती है और उनकी कष्ट- 
सहनकी वीरताका अनुकरण करना है। इसके अछावा, हमें यह भी देखना है कि अंग्रेज 
लोग ऐसे हैं, जो अपनी स्त्रियोंकों भी कसोौटीपर कसे बिना अधिकार नहीं देते। 


चोटके बढ़ले चोट 
मैंने बम्बईके गुजराती” नामक पत्रमें दो अत्यन्त सुन्दर कविताएँ पढ़ी हैं; उनमें से 
एकमें कविने अनजाने ही सत्याग्रहकी तसवीर खींच दी है। वह कविता इस प्रकार हैं: 


जबतक दीपक नहीं जलता तुम्हारे और हमारे बीच शरीर 
तबतक पतंगा कहाँ गिरकर जलछेगा ! और जीवका सम्बन्ध है, 

हमें जलानेका प्रयत्त करनेसे तुम जबतक अपने ऊपर चोद न करोगे 
पहुले तुम्हें जलूना पड़ेगा! तबतक हमें चोट न छगेगी। 


१. मूल गुजराती कविता इस प्रकार है: 


बे दीवी न ज्यां सुधी सम्बन्ध शरीर-णीवनो ते 
पत॑ंगो कक्‍्यां पडी बब्शे? तमारा ने हमारामां, 
हमोने बाब्वा जाता न करशो घाव निजपर त्यां 


प्रथम बब्ठुं तुने पडशे । सुधी हमसे नहीं अब्शे । 


४९० सम्पूर्ण गांधी वाब्सय 


में तुम्हारा प्रेमी हो गया बीज न हो तो वृक्ष कहँसे होगा ! 
तबसे तुम मेरे प्रेमपात्र बन गये; तब फल किसपर फलेगा ? 

मेने तुम्हें जो यह नाम दिया है जबतक प्रजा है तबतक राजा है, 
वह मेरे साथ ही मिटेगा। प्रजा नहीं है तो राजा भी नहीं है। 
तुम आज यह मान करते हो वह प्रजाके बिना राज्य क्‍या जंगल 
और आँखें तरेरकर मुकरते हो; और प्त्थरपर करेगा ? 

परन्तु तुम्हारे ये तीर मुझे घायछ न करके. भेरे अस्तित्वमें तुम्हारा अस्तित्व 
वापस तुम्हारे ऊपर मुड़ जायेंगे। अजीब ढंगसे घुला है। 

यह निश्चय जान लो कि में हूँ मुझपर चोट करते हुए चोट 


तो तुम हो, में नहीं हँ तो तुम भी नहीं हो। तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगी। 
““दिवाना 


यह गजल बहुत दिलचस्प है। इसको एक भारतीय एक अंग्रेजको सम्बोधन करके 
सुनाता है। “तुम्हारे ये तीर मुझे घायल न करके वापस तुम्हारे ऊपर मुड़ जायेंगे। 
इस बाक्यमें सत्याग्रहका ईश्वरीय नियम आ जाता है। जबतक विरोधी प्रतिरोध नहीं करता 
तबतक मारनेवाले व्यक्तिको स्वयं ही चोठ छगती है। हवामें घूँसा मारें तो हाथ झटका 
खाकर रह जाता है। इसलिए यदि एक ओरसे बलका प्रयोग किया जाता है तो वह प्रति- 
रोधके अभावमें व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए सब घममोर्में बताया गया है कि अगर दुनियामें 
सभी लोग भले बन जायें तो दुनियामें जहरीढे जीव और हिंख पशु तक न रहें। यह 
नियम विज्ञान-सम्मत कहा जा सकता है। यदि यह नियम ठीक हो तो जिस हद तक मैं 
अपने विरुद्ध किये जानेवाले शरीर-बलका प्रतिरोध अपने शरीर-बलसे नहीं करता, उस हद 
तक तो मेरी जीत ही है। जो मुझे मारनेके लछिए आता है, अन्तर्में उसीको मरना पड़ेगा। 
उसी तरह वह - प्रजाके बिना राज्य क्या जंगल और पत्थरपर करेगा? ” इस वाक्यका 
अर्थ यह है कि यदि प्रजा राजाकी सत्ताकों स्वीकार न करे तो राजाकी सत्ता व्यर्थ है। 
प्रजा सत्याग्रहका आश्रय लेकर कहे, हम तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते; हमें जेलमें रखो या 
मारो। हमें इसकी परवाह नहीं। ” दुनियामें ऐसा राजा न तो कभी हुआ है ओर न कभी 
होगा, जो सारी प्रजाको जेलमें डालकर राज्य करे। यह ठोक है कि [ आज्ञा न माननेवाले 


हमे आशक थया तारा नहीं जो बीज क्यां थी वृक्ष? 
गणाई त्यार थी माशुक, फूछ कोना उपर फछ्शे: 
अमे भे नाम आप्यु छे, प्रजा छे त्यां सुधी राजा, 
अमारी साथ जे व्व्शे । प्रजा नहीं तो नहीं राजा; 
करो छो आज आ नखरां प्रजा विण राज्य शु जंगल 
फरो छो भांख खेचीने; अने पत्थर उपर करहशे? 
तमारां तीर ८ पाछ्ठां हमारी हस्तीमां हस्ती 

हमो विण तम उपर वस्ण्शे । रही तारी भजब रीते; 

अमे तो तू, हमे नहों तो --- अमोी पर घाव करता घाव 
नहीं तूं, जाणने निर्चे; आवी तम उपर पडढशे । 


“« दिवाना 


ल्न्द्न्‌ ४५९ 


लोग | थोडे होते है तो उनको कीदमे रखा जाता है; लेकिन उसमें भी राजा ही बाजी 
हारता है। जेल जानेवाले सत्याग्रहियोंकी आत्माएँ काम करती ही रहती है और अन्‍न्तमे 
दूसरे लोग भी वैसे ही विरोध करते है। उक्त कविताकी सभी पंक्तियाँ विचार करने 
लायक है । 
“ हमारी फकीरी ” 
“हमारी फकीरी ” शीर्षक दूसरी कविता भी मेने अखबारमें पढ़ी। यह भी दिलचस्प 
है, इसलिए इसको भी नीचे देता हूँ: 


हमने अपनी [ मातृ | भूमिके लिए 
यह फकीरी हछी है; 
हमने भारतके लिए यह 
प्रेमकी धूनी जलाई है। 
हमने मूर्तियोंकी पूजा छोड़ दी है 
और पुस्तकें राखमे डाल दी हैं। 
हम सबने अब भारतकी खातिर 
यह कीमती झोली ले ली है। 
हमने देवदूतों और धर्माचार्योकी 
सब वाणीको भुला दिया है। 
हमने. मधुर सुखोंकोीं त्यागकर 
यह कड़वा जहर पिया है। 
हमने वेदों, पुराणों और भ्रन्थोंकी 
पानीमें डाल दिया है; 


१, मूल गुजराती कविता इस प्रकार है: 
अमे लीवी फकीरी भा 
अमारी भूमिने काजे; 
जगावी इश्कनी धृणी 
अमारा हिन्दने फालें | 
बूतो-पूजा दीधी छोडी, 
फिताबोी राखमां रोढी; 
अमे सौ हिन्दने माटे 
लछीधी वरवी हवे झोव्गे । 
फिरस्ता मुशिदोना सौ 
वचनने दूर तो कीयां, 
अमृतसम सुख त्यागीने 
कठ्ठसम झेरने पीधां । 
फिताबो वेद पुराणीने 
दीधां पाणी भहीं सरवा; 


हमें ईश्वरकी परवाह नहीं है, 
हमें भारतकी परवाह है। 
हमारी नस-नसमें बहुत तेज 
नशा छा गया है। 
वैद्य, तुम उसको दूर करनेके लिए 
क्यों आते हो ? 
तुमको तो सुख और सुविधाओंकी 
आदत पड़ गयी है; 
किन्तु हमें वफादार 
रहनेकी बुरी आदत है। 
हम मस्तानोंके भस्‍स्तानें हैं, 
हमारी यह मस्ती दूसरी ही तरहकी है; 
हमारा यह जीवन 
भारतके निमित्त है। 
““बुजबुल 


खुदानी नातमां अमने 

अमीने द्विदनी परवा । 

अमोने सौ नसेनसमां 

बुरो नश्ी बचे व्याप्यी, 

तमी तेने दफा करवा 

हकीमी शीदने आवो 

तमोने छे पडी देवी 

मजेंदारी उडावानी; 

अमारी भे वुरी आदत 

बफादारी उठावानी । 

अमी मस्तानना मस्ताननी 

ओे और मस्ती छे; 

अमारी आ अमारा 

हिन्दने काजे ज हस्ती छे । 
“- घुलबुर 


४९२ तम्पूण गांधी वाडमय 


यह कविता उतनी अच्छी तो नहीं है, जितनी पहली कविता है, फिर भी इसमे विचार 
अच्छा है; शब्दोंकी रचना भी अच्छी है। इस कविताकी भावना सत्याग्रहीपर लागू होती 
है। इस भावना -- इस फकीरी --के बिना सत्याग्रही होना कठिन है। भारतकी सेवाके 
लिए अलूख धूनी रमानी है। तभी हम उस कर्जको चुका सकेंगे जो हमने भारतमें जन्म 
लेकर अपने ऊपर चढ़ा लिया है। जब यह गम्भीर आवाज हमारे हृदयसे निकलेगी कि हमारा 
जीवन भारतके लिए है, तभी ईव्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। वह हृदयको देखनेवाला है। वह 
शब्दोंस धोखा नहीं खा सकता। यह खेल तो सचाईका है। इसमें नटका काम नहीं है। 

भारतकी भाषाएँ 

ऊपरकी गुजराती कविताओंकों पढ़कर यह खयाल पैदा होता है कि ऐसे विचारोंको 
ऐसे माधूर्यके साथ अंग्रेजीमें प्रकट करना कठिन है, क्योंकि सत्याग्रह और फकीरी -- ये 
दोनों अंग्रेजोंके खूनमें नहीं हैं। जो भाषा इतनी सुन्दर है, उसका उपयोग हम क्‍यों न करें? 
जब हम भारतकी सभी भाषाओंमें देशभक्तिकी भावना भरेंगे, तभी भारतीय जागृत होंगे। 
श्री छॉयड जॉजे, जिनके विषयमें में लिख चुका हूँ, वेल्सके एक परगनेमें उत्पन्न हुए हैं। 
वेल्स इंग्लेंडका एक तालका है। वहाँ एक अलूग भाषा बोली जाती है। लॉयड जॉर्ज यह 
प्रयत्त कर रहे हैं कि वेल्सके बालक वेल्सकी भाषाकों न भूलें। वेल्सके लोगोंको अपनी 
भाषाकी रक्षा करनेकी जितनी आवश्यकता है, उसके मुकाबले भारतीयोंको भारतीय 
भाषाओंकी रक्षा करनेकी कितनी ज्यादा जरूरत और गरज होनी चाहिए ? 


| गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-११-१९०९ 


३१५. पत्र: एन० एम० कृपरकों 


[ लल्दन | 
अक्तूबर २१, १९०९ 
प्रिय श्री कूपर, 
क्या आप श्री डोककी पुस्तक इस प्रकार भेज देनेकी कृपा करेंगे : २४ प्रतियाँ डॉक्टर 
मेहता, १४ मृगल स्ट्रीट, रंगून, भारतको; २५० प्रतियाँ मेसर्ज़ नटेसव ऐंड कम्पनी, पुस्तक 
धिक्रेता, मद्रास, भारतकों। 
२५० प्रतियाँ मैनेजर, इच्टरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, डर्बन, नेटाल, वक्षिण आफ़्रिका 
(डाकका पता : बॉक्स १८२, डर्बन, नेंटाल) को। 
आपका विश्वस्त, 
भी एस० एम० कृपर, 
१५४, हाई रोड, 
इलफोर्ड 
इसेक्स 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१४०) से। 


३१६. पत्र: लॉड क्र के निजी सचिवकों 


[ लन्दन | 
अक्तूबर २२, १९०९ 
महोदय, 
नीचेका तार जोहानिसबर्गसे अभी-अभी मिला है: 


अस्वात सहित इक्कीस गिरफ्तार। थम्बी तीन मासके लिए जेल भेजे गये। सोराबजी, 
जोशी, मेढको निर्वासन-आज्ञा। 


श्री अस्वात मुसलमान और ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन )के 
उपाध्यक्ष हैं और अब तीसरी बार जेल गये हैं। श्री थम्बी तमिल समाजके नेता थम्बी 
नायडू है और अब पाँचवीं या छठी बार जेल गये है। जो तीन दूसरे व्यक्ति निर्वासित 
किये गये हैं, उनमें से एक पारसी और दो हिन्दू हैं। वे सब सुसंस्कृत और सुशिक्षित ब्रिटिश 
भारतीय है। उनमें से दोने जूछू-विद्रोहके' समय बनाये गये डोलीवाहक दलमे सार्जेटकी 
हैसियतसे काम किया था। 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स : २९१/१४२; और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकलरू (एस० एन० ५१४१) से। 


३१७. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन | 
अवतूबर रस १९०९ 
प्रिय हेनरी, 


इस हफ्ते में विस्तारके साथ नहीं लिखूँगा। आप विभिन्‍न पत्रोंकी प्रतिलिपियाँ देखेंगे, 
जिनसे प्रकट हो जाता है कि मुझे अब भी प्रतीक्षा करनी है। 

अगले हफ्ते श्रीमती रिचका दूसरा भारी ऑपरेशन होगा। रिच अब यहाँ रूगभग 
जम ही गये हैं, सम्भवतः सर्देवके लिए। 

श्री डोककी पुस्तक अब भी नहीं मिल सकती। बेचारे कूपर समझ नहीं पा रहे 
हैं कि क्या करें। उनके मुद्रक' जेलमें हैं, इसलिए उनकी पत्नी अपने वादेकों पूरा नहीं 
कर सकी है। मेरा खयाल है कि अगले हफ्तेमें पुस्तक जरूर मिल जायेगी। 


१. सन्‌ १९०६ में; देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३८०-८३ । 
२, देखिए “ हलन्दन ?”, पृष्ठ ३०९ । 


४९४ सम्पूण गांधी वाडमब 


मैं आपको टॉल्स्टॉयकी एक पुस्तिका भेज रहा हें। इसे आप पढ़ें। मेरा खयारू है, 
यह बहुत अच्छी हे। 

श्री अब्दुल कादिर करू दक्षिण आफ्रिकाको रवाना हो रहे है। इसलिए अब यहाँ 
केवल श्री आंगलिया और श्री हाजी हबीब रह जायेंगे। 

में इसके साथ श्री फेल्पका पत्र और श्री रुूज़वेल्टके नाम लिखा गया एक पत्रक 
(पैम्फलछेट) भेज रहा हूँ। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१४४) से। 


३१८. शिष्टसण्डलकी यात्रा [-१७] 


[अक्तूबर २२९, १९०९ | 


में तो थक गया हूँ। मुझे छूगता है कि पाठक भी अनिश्चित खबरोंसे थक गये 
होंगे। अभी छॉड क्र के पाससे निश्चित खबर नहीं मिली है, इसलिए पत्र-व्यवह्र जारी 
है। जबतक वे हमें साफ-साफ जवाब नहीं दे देते, तबतक लोगोंको कोई बात न बताना ही 
ठीक लगता है। छलॉर्ड एम्टहिलने भी यही सलाह दी है। 

अभी जोहानिसबर्गंसे तार मिला है कि वहाँ इक्कीस लोगोंपर मुकदमा चलाया गया 
था और उन सभीको तीन-तीन महीनेकी जेल दे दी गई है। इन छोगोंमें श्री अस्वात और 
थम्बी नायडू भी हैं। इसके अछावा श्री सोराबजी, श्री जोशी और श्री मेढको देशनिकाला 
दिया गया है। में इन सब भाइयोंको बधाई देता हूँ और ईइवरसे प्रार्थना करता हूँ कि 
बह उनको पूरा बल दे। मेरी नजरमें यही [ बल] सच्चा शिष्टमण्डल है। इसमें [ सफलताकी | 
चाबी है। जब मुझे श्री अस्वात और श्री सोराबजीकी सेहतका खयारू आता है तब मैं कुछ 
काँप भी जाता हूँ। फिर भी में जानता हूँ कि सेहत खराब हो या अच्छी, जेल जाना 
ही ठीक है; इसलिए मैं तुरन्त धीरज बाँध लेता हूँ। 

इस समय मेरी यही इच्छा हैं कि श्री दाउद मुृहम्मदको द्वास्सवालमें प्रवेश करते 
हुए देखूँ । तबीयत अच्छी हो या खराब, सैनिक उसके लिए ठहर नहीं सकता। मेरा विश्वास 7 
है कि तबीयत खराब हो तो भी देशकी खातिर जेल भोगना हमारा कर्तव्य है। मेरा खयारू 
है कि श्री दाउ़द मसुहम्मदपर बहुत-से भारतीय स्नेहबश तबीयत अच्छी हो जानेपर ही 
मैंदानमें आनेके लिए दबाव डाल रहे है। मेरी उनसे विनती है कि वे ऐसी सलाह न 
भानें। जो ऐसी सलाह देते हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वे कौमके भलेकी खातिर श्री 
दाउद मुहम्मदकी एक घड़ीके लिए भी न रोकें। यहाँ [मताधिकारके लिए | लड़नेवाली 
स्त्रियाँ बुरी सेहतकी परवाह न करके जेल जाती हैं। इतना ही नहीं, वे जेलमें जाकर 
बिल्कुल खाना नहीं खातीं। लड़ाईमें पड़ना तो सिर हथेलीपर रख लेना है। इसलिए 
सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि वे श्री दाउद मुहम्मदकों न रोकें; बल्कि जैसे पहले हजारों 


१. देखिए “पत्र: छॉंडे कू के निजी सचिवकों”, पृष्ठ ४९३ । 


पत्र ; मणिलाल गांधीकों ४९७५ 


लोग उनको विदाई देतेंके लिए निकले थे, वैसे ही विदाई देनेके लिए निकलें और उनको 
द्रान्सवाल भेज दें। 

[ गृजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २०-११-१९०९ 


३१९. पत्र: मणिलाल गांधीकों 


| लन्दन 
अक्तूबर २२, १९०९ | 

चि० मणिलालर, 

तुम्हारा पत्र मिला। में देखता हूँ कि तुम फिर अपनी पढ़ाईकी चिच्तामें पड़ गये हो। 
बात यही है न कि जब कोई पूछता है कि तुम किस दर्जमे हो, तो तुम जवाब नहीं दे 
सकते ” अब कहना, बापूके दर्जेमें हँ।” तुम्हें पढ़नेका खयाल क्‍यों आता रहता है? 
कमानेके खयालसे आता है तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर दाना-पानी तो सभीकों 
देता हैं। तुम मजदूरी करके भी पेट भर सकते हो। फिर हमे तो फीनिक्समें या और 
कहीं ऐसे ही काममें मरना है। तब कमानेकी बात ही क्‍या रही ? अगर तुम्हें देशकी 
खातिर पढ़ना हो तो वैसा तुम अब भी कर रहे हो। अगर तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करनेके 
लिए पढ़ना हो तो तुम्हें अच्छा बनना सीखना चाहिए। तुम अच्छे हो, यह तो सभी कहते 
हैं। अब रह गई ज्यादा काम करनेके खयालसे पढ़नेकी बात। उसके लिए उतावली करनेकी 
जरूरत नहीं है। फीनिक्समें जो हो सके वह करो। आगे फिर विचार कर छेंगे। अगर 
तुम्हें यह विश्वास हो कि मुझे तुम्हारी चिन्ता रहती है, तो तुम चिन्ता करना छोड़ देना । 

तुमने डॉ० नानजीको ठीक उत्तर दे दिया। 

ज्यादा क्‍या लिखूँ? 

यही चाहता हूँ कि तुम निर्भग होकर रहो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गृजराती' प्रति (सी० डब्ल्यू० ९१) से। 
सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी। 


3.२०. लच्दन 
[ अक्तूबर २३, १९०९के पूर्व | 


नेटालका झभिष्टमएडल 


श्री अब्दुछ कादिर उसी जहाजसे रवाना होनेवाले हैं! जिससे यह पत्र जायेगा। 
इसलिए अब केवल श्री आंगलिया रह गये हैं। वे श्री हाजी हबीबके साथ पेरिससे इंग्लैंड 
वापस आ गये हैं। 


अली इमाम 


श्री अछी इमामने रविवारकों भारतीय समाज संघ ( इंडियन सोशल यूनियन ) में भाषण 
दिया था। इसमें उन्होंने कहा कि हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता होनेकी आवश्यकता 
है। दोनों कौमोंमें फूट कतई नहीं होती चाहिए। मुसरकूमानों और हिन्दुओं, दोनोंकी 
मिट॒टी भारतमें ही मिलनी है। उन्हें चाहिए कि वे एक-दूसरेके प्रति उदारता बरतें और 
छोटी-मोटी बातोंका खयाल न करें। भारतकों स्वराज्य मिलना ही चाहिए। वह अंग्रेजों 
[ की संदभावना | से ही मिल सकता है। उनके भाषणका आशय यही था। बे बृधवारकों 
भारतके लिए रवाना हो गये। उनकी विदाईके वक्‍त श्री परीख, श्री बनर्जी, डॉक्टर 
अब्दुल मजीद और श्री बोस आदि लगभग पन्द्रह भारतीय मौजूद थे। श्री अली इमामने 
जाते-जाते भी कहा कि वे दक्षिण आफ़्रिकाके मामलेमें पूरा प्रयत्व करेंगे। स्टेशनपर 
श्री पोलककी बहन भी मौजूद थीं। श्री -अलीं इमामने श्री पोलकको पूरी सहायता देनेका 
वचन दिया। उनके साथ श्री अब्दुल अजीज पेशावरी भी गये हैं। 


। छोटालाल यारेख 


श्री छोटाछाल ईइवरलाल पारेख यहाँके प्रथम भारतीय बैंकके प्रथम मेनेजर हैं। इस 
बैंककी स्थापना स्वदेशी आन्दोलनके बाद की गईं थी। इसमें ज्यादातर पूँजी भारतीयोंकी ही 
लगी है। श्री पारेखने बैककी नींव मजबूत कर दी है। इस खयालसे और स्वदेशी आन्दोलनको 
उत्तेजन देनेंके खयालसे उनकी विदाईके समय एक समारोह किया गया था। श्री पारेख दो वर्ष- 
तक यहाँ काम करनेके बाद अब बम्बई जा रहे हैं। समारोहमें पचासके करीब लोग मौजूद 
थे। सर मंचरजी अध्यक्ष थे। चाय आदिसे सबका सत्कार करनेके बाद सर मंचरजीने भाषण 
दिया। उसमें उन्होंने बैंकका और श्री पारेखकी समझदारीका उल्लेख किया। इसके बाद 
उनको एक चाँदीका टी-सेट भेंट किया गया। श्री' पारेलने आभार मानते हुए कहा कि 
बकका व्यवसाय भारतमें नया नहीं है। उनको अपने अनुभवसे ऐसा लगता है कि यह बैंक 
भविष्यमें उन्नति करेगा। इंगलैंडमें उनके कार्यमें कोई कठिनाई नहीं आई। 

डॉक्टर अब्दुल मजीद और श्री गांधीने भी कुछ शब्द कहे। 


१. अक्तूबर २३ को; देखिए “पत्र : एच० एस० एल० पोलकफो ”, पृष्ठ ४९४ । 


ढ्न्द्न ४९७ 


श्रमिती रिच 


मुझे यह लिखते हुए दुःख होता है कि श्रीमती रिचका रोग अभीतक गया नहीं है। 
उनको फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इस बारका ऑपरेशन कुछ खतरनाक होगा। लेकिन 
श्रीमती रिचमें हिम्मत खूब है। श्री रिच तो खर्चके बोझसे पिस ही गये हैं। 


स्त्रियोंके मवाधिकारके लिए आन्द्रोल्न करनेवाली माहिलाएँ 


मताधिकार-आन्दोलन करनेवाली स्त्रियाँ पूरी दौड़-धूप कर रही हैं। यहाँके अखवारोंमें 
उनकी चर्चा रोज होती है। श्री चचिलने उन्हें सलाह दी थी कि वे छोगोंपर आक्रमण करना 
बन्द कर दें। इससे उनका विरोध बढ़ गया है। श्री चचिकछको एक सभामें भाषण देना था। 
स्त्रियोंने उस सभाको भंग करलेका प्रयत्न किया। वे खुल्लम-खुल्ला कहती है कि बगावत 
किये बिना उन्हें न्याय न मिलेगा। इसलिए उन्होंने आक्रमण जारी रखने, मन्त्रियोंकी सभाओंको 
भंग करने और उन्हें दूसरी तरहसे भी परेशान करनेका निश्चय किया है। उनका नेतृत्व करने- 
वाली स्त्रियाँ बहुत कष्ट उठा रही हैं। वे शारीरिक कष्टसे तनिक भी नहीं डरतीं । उनकी मुखिया 
श्रीमती पेंकहर्स्ट स्त्रियोंमें आन्दोलतकी भावना जागृत करनेके लिए अमेरिका गई हैँ। 


शरर-बलकी व्यर्थंता 


स्पेनमें फेरर नामका एक प्रख्यात व्यक्ति था। उसका काम लोगोंमें शिक्षा-प्रचार करना 
था। इसके अलावा वह रोमन कैथॉलिक धर्मावरम्बियोंका बहुत बड़ा विरोधी था। वह खुद 
नास्तिक था और राज्यसत्ताका शत्रु था। ऐसा मालूम होता है कि कुछ समय पूर्व स्पेनके एक 
भागमें जो विद्रोह हुआ था, उसको उसीने भड़काया था और उसमें उसका हाथ था। इससे उसके 
ऊपर फौजी अदालतमें मुकदमा चलछाया गया और उसको गोलछीसे उड़ा देनेकी आज्ञा दी गई। 
उसके बाद उस' आज्ञापर तुरन्त अमल किया गया। इस कारण यूरोपके बहुत-से गोरे उत्तेजित हो 
गये हैं। उनका कहना है कि फेररपर कानूनके मुताबिक मुकदमा नहीं चलाया गया और 
उसके साथ अन्याय किया गया। विद्रोहमें उसका हाथ था, यह सिद्ध नहीं हुआ। बहुत-से 
स्थानोंमें सभाएँ करके स्पेन-सरकारकी निन्‍दा की गई। पेरिसके कुछ लोग तो इतने उत्तेजित 
हो गये थे कि कोई भारी फसाद हो जानेकी आशंका उत्पन्त हो गई थी। एक सिपाहीकी 
तो जान भी चली गई। 

यहाँ भी रविवारकों एक खुले मैदानमें बहुत बड़ी सभा की गईं थी। छोगोंने स्पेनके 
दूतावासपर धावा बोल दिया था; लेकिन पुलिसका नियन्त्रण पर्याप्त था, इसलिए दूता- 
वासकी इमारत बच गई। 

कुछ यूरोपीयोंका कहना है कि यूरोपके दूसरे देशोंके छोगोंकों स्पेनके आन्तरिक मामलोंमें 
इस तरह दखल न देना चाहिए। उनको ऐसा करनेका हक नहीं है। 

मुझे तो इससे यह खयाल होता है कि अब फेररके भाई-बँद उसके गोछीसे उड़ा 
दिये जानेका बदला लेना चाहते है। इससे आपसी घृणा और बैर बढेगा। इस समय ऐसी 
अफवाह है कि लोग स्पेनके राजाका खून कर देगे। ऐसा हो तो भी क्‍या होगा ? इससे 
किसीका लाभ तो होता नहीं दीखता। इसमें तो शक नहीं कि फेरर खुद शरीर-बलूपर 
जोर देता था। उसने अपने प्राण गँवाये, इसलिए यूरोपके क्रान्तिकारी बिना सोचे-विचारे 
उत्तेजित हो गये हैं। इसमें न्‍्यायकी बात तो है ही नहीं। बस “मारो, मारो"-- यही 


पर 


४५८ सम्पूणे गांधी वाडुमय 


कहा जा रहा है। अगर यही परिस्थिति रही तो यूरोपमें किसीका भी जीवन सुरक्षित न 
रहेगा । बादशाह और बड़े अधिकारी तो आज भी सुरक्षित नहीं है। वे भी तो शरीर-बलके 
पुजारी हैं। इसलिए दिन-प्रति-दिन यह आँधी बढ़ेगी। कुछ भारतीय भारतमें भी यही साधन 
अपनाना चाहते हैं। मुझे रूगता है कि उन्हें फेररके उदाहरणसे शिक्षा लेनी चाहिए। 


| गुजरातीसे | 
इंडिघन ओपिनियन, २०-११-१९०९ 


२३९१. हलन्दस 
[ अक्तूबर २४, १९०९ के बाद | 


विजयादन मी 


इंग्लैडमें भारतीय जातियाँ अपने-अपने त्यौहार मनायें, यह कुछ आइचर्यकी बात है। ठीक 
देखें तो इसमे आइचये कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसी हीन अवस्थामें पहुँच गये है कि हमें 
इस देशमे अपने त्यौहारोंका भाव नहीं रहता। जबतक हमारीं यह स्थिति है तबतक यह कैसे 
कहा जा सकता है कि हम एक राष्ट्र होने योग्य है, अगर हम इस स्थितिके लिए शासकोंकी 
निन्‍दा करें तो वह भी उचित न होगा। इसमें तो स्पष्टत: हमारा ही दोष है। इसलिए यह 
अच्छी बात है कि अब इंग्लैंडमे विभिन्न | भारतीय ] जातियाँ अपने-अपने त्यौहार मनाने लगी हैं। 

इस दिशामें पहल तो पारसियोंने की है। वे पटेटीका त्यौहार कई बरससे मना रहे 
है। मुसलमान भी ईद मनाते है। दो बरससे हिन्दू अपने उत्सव मनाने छगे है। इत उत्सवोंमें 
सभी जाँतियाँ थोड़ा-बहुत हिस्सा छेती है। ऐसा ही होना चाहिए। हम सबको एक-दूसरेके 
व्यौहारोंकी जानकारी रखना जरूरी ही है। 

विजयादशमीके दिन यहाँ हिन्दुओंने एक भोज दिया था। उसमें सब टिकटसे आये थे। 
जो हिन्दू न थे उन्हें [अतिथि-रूपमें | निमन्त्रित किया गया था। बाकी लोगोंने ४ शिलिग 
प्रति ठिकट दिये थे। भोजन बनानेवाले सभी भारतीय चिकित्सा-शास्त्र या कानूनके विद्यार्थी 
थे और उन्होंने स्वेच्छासे खाना बनाया। उनमें एक भारतीय बहुत प्रतिभाशाली था। 
उसने बहुत कष्ट सहकर कानूनके अध्ययनका अवसर प्राप्त किया है। परोसनेवाले भी यही 
लोग थे। यह नहीं कहा जा सकता कि सब व्यवस्था ठीक थी। निश्चित समयसे कुछ विलम्ब 
हो गया था। परोसलनेंवालोंको भी परोसनेका काम ठीक-ठीक नहीं आता था। फिर भी नया 
काम था, इस खयालसे यही कहा जा सकता है कि सब काम ठीक तरह पूरा हो गया। 

इस समारोहमें श्री हुसेन दाउदने जेलकी कई कविताएँ गाकर सुनाई। श्री गांधीकों 
अध्यक्ष-पद दिया गया था। विजयादशमी राम-रावणके युद्धकी याद दिलाती है। श्री गांधीने 
अपने भाषणमें कहा कि ऐतिहासिक पुरुषके रूपमें रामचन्द्रजीको प्रत्येक भारतीय सम्मान दे 
सकता है। जिस देढामें श्री रामचन्द्र सरीखे पुरुष हो गये हैं उस देशपर हिन्दुओं, मुसलमानों 
और पारसियों --- सभीको गये करना चाहिए। श्री रामचन्द्रजी महान भारतीय हो गये हैं, इस 


१, अक्तूबर २४ को । 


पत्र : छोर्ड क्र के निजी सचिवकों ४९९ 


दृष्टिसे वे प्रत्येक भारतीयके लिए माननीय है। हिन्दुओके लिए तो वे देवता-रूप हैं। अगर, 
रामचन्द्रजी, सीताजी, लक्ष्मणजी और भरतजी-जैसे लोग भारतमे फिर पैदा हों तो भारत ही 
शीघ्र एक सुखी देश बन जाये। पहले तो यह याद रखना चाहिए कि रामचन्द्रजीने देश- 
सेवाके योग्य बननेसे पूषें १२ बरस वनवास भोगा। सीताजीने बहुत दुःख सहन किया 
और लक्ष्मणजीने इतने सालतक नींद त्यागी और ब्रह्मचर्यका पालत किया। जब भारतीय 
ऐसा जीवन बितायेगे तब वे स्वतन्त्र ही माने जायेगे। इससे भिन्न मार्ग अपनानेंसे भारत 
सुखी न होगा। 

श्री हाजी हबीबने भारतके लिए मंगल-कामना की। श्री चट्टोपाध्यायने उनका समर्थन 
किया। श्री सावरकरने रामायणकी महानतापर जोशीला भाषण दिया। उन्होंने सभी भारतीयोंसे 
इस बातपर विचार करनेका अनुरोध किया कि विजयादशमीसे पहले नवरात्रिके ब्रत (रोजे) 
आते है। इस समारोहमें लगभग सत्तर भारतीय उपस्थित थे। 


लालाजीका मुकढमा 

स्थानीय डलो एक्सप्रेस पत्रमें लाला छाजपतरायके विरुद्ध कुछ आरोप छापे गये थे। 
इसपर लालाजीने पत्रपर मानहानिका दावा दायर किया। इस मुकदमेंमें लालाजीकों ५० पौंड 
हर्जाना और खर्च दिलाया गया है। इस मामलेमें न्‍्यायाधीशने जो मत व्यक्त किया, उससे 
प्रकट होता है कि जब राजनीतिक मामलोंमे मुकदमा चलाया जाता है तब अदालतसे न्याय 
मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है। न्यायाधीशने तो यही मत व्यक्त किया कि हॉर्ड मॉल- 
जैसे व्यक्तिने जब लछालाजीको निर्वासित किया है तब कुछ तो कारण होगा ही। सच कहा 
जाये तो टीका यह बिल्कुल अनुचित थी। इसके अछावा न्यायाधीशके सामने इस सम्वन्धमें 
कोई प्रमाण भी नहीं थी। फिर भी न्यायाधीशने यह मत प्रकट किया, इसका उद्देश्य तो केवरू 
यही था कि जैसे-हो-वैसे छालाजीको पंचोंकी नजरोंमें गिराया जाये और उनके (ज्यूरीके) 
मनमें भ्रम उत्पन्न किया जाये। 

| गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, २७-११-१९०९ 


३२२. पत्र : लॉर्ड क् के निजी सचिवकों 


[ लन्दन | 
अक्तूबर २६, १९०९ 
महोदय, 
नीचेका तार जोहानिसबर्गसे अभी-अभी मिला है: 
प्रिटोरियाके भारतीयोंपर १८९९ के नगर-विनियमके खण्ड ३९ के अनुसार नगरमें 
रहुनेके आरोपमें सुकदमा। पहली पेशी एक नवम्बरकों। सोराबजी, मेढ वापस आये; 
छः महीनेकी सजा। 


१, यह छपाईकी भूल हो सकती है | वनवास १४ व्षेका था । 


७०० सम्पूणे गांधी वाडमय 


तारका पहला हिस्सा बताता है कि एक पुराना कानून, जो ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध 

कभी लागू नहीं किया गया, अब उन्हें प्रिटोरिया शहरसे एक पृथक बस्तीमें भेजनेकी दृष्टिसे 

पुनर्जीबित किया जा रहा है। पिछला हिस्सा बताता है कि श्री सोराबजी और मेढ, जिनके 

निर्वासित किये जानेकी सूचना मेने अपने इसी २२ तारीखके पत्रमें दी थी, छः महीनेके लिए 

जेल भेज दिये गये हैं। मेरा खयाल है, श्री सोराबजी अब पॉँचवीं बार और श्री मेढ 
चौथी बार जेल गये हे।' 

आपका, आदि, 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्डस : २९१/१४२; और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकल (एस० एन० ५१४५) से। 


३२३. पत्र: लॉर्ड ऋ के निजी सचिवकों 


[ लन्दन | 
अक्तूबर २६, १९०९ 
महोदय, 
नीचेका तार मद्राससे मिला है: 


सदुरा,  तिनेवेली, पालमकोट्टा, त्रिचनापल्‍ली, सेलस, मछलीपटूस, बेलारी, 
पेनकोंडार्मं शानदार सभाएँ। मद्रास सुस्लिम लीग, दर्जनसे ऊपर जिला कांग्रेस 
कमेटियोंकी भी सभाएँ, उनमें द्रान्सवालकी कार्रवाईकी निन्‍दा; तत्काल हस्तक्षेप, 
भर्ती बन्दीका अनुरोध। सब जगह भारी नाराजी। 


तारमें जिस भर्तीका जिक्र है वह नेटाछके लिए भारतीय मजदूरोंकी भर्ती है। 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्डस २९१/१४२; और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-वकल (एस० एन० ५१४७) से। 


१. देखिए “पत्र; छोंडे क्र के निजी सचिवकों”, पृष्ठ ४९३ । 

२, इसका जवाब ४ नवम्बरकोी देते हुए गांधीजीको उपनिवेश कार्याल्यसे लिखा गयां था कि इस विषयपर 
टान्सवाल घरकारके साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है। उपनिवेश कार्याल्यने शुन्सवाल सरकारसे गांधीनीके वक्‍्तव्योंकी 
सचाईके बारेमें जिशासा की थी । 


३२४. लच्दन' 


[अक्तूबर २६, १९०९ के बाद | 


सम्यता या बबेरता? 

इन दिनों यहाँके अखबारोंसें यहाँके खाद्य पदार्थोपर टीका-टिप्पणी निकलती रहती है। 
उसमें यह बताया जाता है कि प्रायः सभी तैयार खाद्य पदार्थोमें मिलावट की जाती है। 
बहुत-से खाद्य पदार्थोर्में तैंतीस प्रतिशत मिलावट होती है और कभी-कभी वह मिलावट 
नुकसानदेह होती है। जेली आवदिके बड़े-बड़े कारखानोंमें निपुण रासायनिकोंको रखा जाता है, 
ताकि [उनके रसायन-कौशलकी बदौलत] घटिया खाद्य-पदार्थ भी देखनेमें अच्छे माल-जैसे ही लगें। 
यह कार्य रसायत मिलाकर किया जाता है और इससे पैसोंका फायदा होता है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि खाद्य-निर्माताओंकी दृष्ठि केवछ अपने लछाभपर ही रहती है; उस लाभकों 
प्राप्त करनेमें लोगोंको क्‍या हानि पहुँचती है, वे इस बातका ध्यान रखते ही नहीं। ये ही 
लोग इस प्रकार अन्यायसे कमाये हुए पैसेमें से कुछ पैसा लोकोपयोगी कहलानेवाले कार्योंमें 
दे देते हैं और वाहवाही लूटठते हैं। उन्हें भला और नीतिवान माना जाता है। मतलब यह है 
कि इस सभ्यतामें अनीति नीति बन बैठी है। ज्यादातर तैयार माहमें चर्बी तो काममें राई 
ही जाती है। मिसालके तौरपर, विलायती चावलोंको साफ करने और चमकीला बनानेके 
लिए चर्बीका इस्तेमाल किया जाता है। यह बात भयंकर है, फिर भी सही है। इससे 
हिन्दुओं और मुसलमानों दोनोंका धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए उपाय तो यह है कि पद्चिमकी 
कोई भी चीज इस्तेमाल न की जाये। तैयार खाद्य तो काममें लाया ही न जाये। 

जापानका वीर योद्धा 

स्थानीय अखबारोंमें यह खबर छपी है कि जापानके बीर पुरुष माक्विस ईटो एक 
कोरियाईकी रिवाल्वरकी गोलीसे मारे गये, कोरिया जापानके निकटका देश है। जिस प्रकार अंग्रेज 
मिस्र और भारतमें शासन करते हैं उसी प्रकार जापानी कोरियामें करते हैं। अंग्रेजोंका जितना 
अधिकार भारत या मिस्रमें है, जापानका उतना ही अधिकार कोरियामें है। जापान कुछ कोरियाकी 
भलाईके लिए वहाँ नहीं गया है; बल्कि उसने इसलिए वहाँ हस्तक्षेप किया है कि कोरिया 
दुर्बं राष्ट्र माना गया है और यदि उसपर रूस या चीनका अधिकार हो तो जापानको हानि 
पहुँचेगी । यह कोरियाके लोगोंको कुछ पसन्द नहीं आया | कोरियाके लोग जापानकी ओर स्देव 
देषकी दृष्टिसे देखते आये हैं। ईटोपर इससे पहले भी दो बार वार किया गया था। किस्तु 
जापान, जिसने एक बार रूसका खून चख लिया है, कोरियासे जल्दी नहीं हटेगा। सत्ताका मद 


१, यह ८-१-१९१० के इंडियन ओपिचियनमें इस प्रस्तावनाके साथ अकाशित हुआ था कि गांधीणीने 
ये अनुच्छेद अपनी लन्दनकी विभिन्‍न चिद्ठियोंमें लिखे थे, छेकिन स्थानकी कममीके कारण उन्हें अबतक नहीं 
छापा गया था । 

२. प्रिंस हिरोबूमी ईंटो ( १८४१-१९०९ ); जापानी राजनीतिज्ञ भौर सुधारक; सन्‌ १८८६ से छेकर 
१९०१ तक चार बार प्रधान मन्त्री हुए। वे १९०ण७में कोरियामें रेजिडेन्ट जनरल नियुक्त किये गये भोर 
१९०९ में जापानकी प्रिबी कौंसिलके अध्यक्ष हुए । उक्त कोरियाईनें, जब थे हारबिनकी यात्रापर थे, उनकी 
हत्या कर दी । 


७०२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


ऐसा ही होता है। तलवारधारी प्रायः तलवारसे ही मरता है, जैसे तैराक प्राय: डूबकर मरता 
है। रिवाल्चर चलानेवालेनें साफ-साफ कहा कि कोरियामें जापानका शासन उससे सहन' नहीं 
हुआ, इसलिए उसने ईटोको मारा है। कहा जाता है कि जापानने कोरियापर अपनी सत्ता 
जमानेके लिए करीब १२,००० कोरियाइयोंका वध किया है। इतिहास बताता है कि सत्ता बुरी 
वस्तु है और दूसरे देशपर हाथ डालकर सुखसे बैठना सम्भव नहीं है। हमारे कुछ नवयुवक 
मानते हैं कि [ कुछ लोगोंका | खूब करके अंग्रेजोंको भारतसे निकाला जा सकता है। यह 
सम्भव हो, तो भी व्यर्थ है। जापानकी कुछ बातें प्रशंसनीय हैं; परन्तु जापानने जो पश्चिमी 
प्रथाओंको अपनाया है वह किसी भी प्रकार प्रशंसनीय नहीं माना जायेगा। 

तब ईटोको वीर क्‍यों माना ? यह बात अछग है। ईटोमें बचपनसे ही स्वदेशाभिमान 
था। उनका जन्म १८४१ में हुआ था। उन्होंने जबसे होश सेमाला तभीसे जापानके उत्थानका 
खयाल रखा। उसको अमलमें लानेके लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे। रूसके साथ जो युद्ध 
हुआ उसमें उन्होंने बहुत वीरता दिखाई। इस प्रकार युद्धमें, गणितमें, शिक्षण-कार्यमें और 
शासन-व्यवस्थामें -- अर्थात्‌ सभी बातोंमें वे पूर्ण दक्ष थे। इसलिए वे वीर तो माने ही 
जायेंगे। उन्होंने कोरियाकों जीतनेमें अपनी वीरताका दुरुपयोग किया। परन्तु जो लोग पश्चिमी 
सभ्यतापर मोहित होते हैं वे ऐसा किये बिना रह नहीं सकते। शस्त्रोंसे जापानका अस्तित्व 
रखना, उसकी रक्षा करना और उसको उन्नत बनाना हो तो उसके लिए अपने इदे-गिर्दके देशोंको 
अधीन करना अनिवार्य ही है। इससे सार यह निकला कि जो राष्ट्रका सच्चा हिताकाक्षी है 
वह तो उसे सत्याग्रहके रास्तेपर ही ले जायेगा। 

भारतकी जाग्रतिपर एक गोरेके विचार 

श्री जी० के० चेस्टरटन यहाँके महान्‌ लेखक हैं। वे उदार दिलके अंग्रेज है। उनके 
लेखोंको लाखों लोग चावसे पढ़ते हें। उनके लिखनेकी खूबी ही ऐसी है। १८ सितम्बरके 
* इलस्ट्रेटेड लन्दन न्यूज़ में उन्होंने भारतकी जागृतिके सम्बन्धमें एक लेख लिखा है। वह पढ़ने 
और समझने लायक है। मेरा खयाल है, उन्होंने बहुत उचित बात लिखी है, मैं लेखके 
ज्ञातव्य अंशोंका सार नीचे देता हूँ। 

भारतके लिए स्वराज्यकी बात करनेवाले भारतीय युवक जब यह बात करते हैं 

तब मुझे ऐसा भासित होता है कि वे जो कहते हैं उसे समझते नहीं हेँ। जो स्वराज्य 

माँगते हैं वे अच्छे छोग हैं, यह मैं स्वीकार करता हूँ। देशप्रेमसे प्रेरित प्रायः सभी लोग 

अच्छे होते हैं। हमारे अफसर प्रायः अज्ञानी और अत्याचारी होते हैं, इसमें मुझे सन्देह 

नहीं है। ऐसे अफसर प्रायः अज्ञानी और अत्याचारी होते ही हैं; परन्तु जब में स्वराज्य' 

माँगनेवालोंके अखबारोंकों और उनके विचारोंको देखता हूँ तब मैं ऊब जाता हैँ और 

मुझे उनके सम्बन्धर्में सन्देह होता है। भारतीय स्वराज्य माँगनेवाले जो-कुछ माँगते हैं 

वह न भारतीय है और न स्वराज्य ही है। वे ह॒बेर्ट स्पेंसरकी' और ऐसी ही दूसरी बातें 

करते हैं। यदि वे ह॒बंठ स्पेंसरके विचारोंसे नहीं बच सकते तो भारतीय स्वराज्य 

किसे कहा जाये ? बुद्धका तत्त्वज्ञान मुझे अधिक प्रिय नहीं है, परन्तु उनकी शिक्षाएँ 

स्पेंसरकी शिक्षाओंके समान खोखली नहीं हैं। बुद्धकी शिक्षाओंमें कुछ ऊँचे हेतु हैं। 


१. (१८९०-१९०३ ); अंग्रेज दाशनिक; असिपद्स ऑफ़ साईकॉलॉजी, सिथेटिक फिलासफ़ी 
ओर प्रिसिषस ऑफ़ सोशियॉलॉजीके ठेखक । 


ल्ब्द्न ७०३ 


यह बात स्पेंसरकी शिक्षाओंमें नहीं है। उनका एक अखबार “इंडियन सोशियॉलॉजिस्ट 
कहलाता है। क्‍या भारतीय युवक स्पेसरकी शिक्षाओंकों ग्रहण करके अपने प्राचीन 
गाँवों और अपने प्रेमपूरित घरोंमें विष फैलाना चाहते है? 

किसीके अपनी पुरानी जीवन-व्यवस्था माँगने और दूसरोंकी खोजी हुई नई वस्तु 
माँगनेमें बड़ा अन्तर है। विजित लोगोंके अपनी प्राचीन राज्य-व्यवस्था वापस माँगने और 
विजेताओंकी राज्य-व्यवस्था मॉगनेमें अन्तर है। मान लें कि एक भारतीय कहता है: 
भारत सदा गोरोंसे और उनके कामोंसे अलग रहता तो ठीक होता । हर चीजमें कुछ-न- 
कुछ कमी तो होती ही है सो हमें अपनी ही चीज पसन्द है। हमारी पुरानी राज्य-व्यवस्थामे 
रजवाड़ोंमें लड़ाइयाँ होतीं, परन्तु हमें अस्पतालोंमें मरनेसे लड़ाईमें मरना अधिक पसन्द 
है। पुरानी व्यवस्थामें अत्याचार होता है। किन्तु एक ही राजा, जिसे मैं शायद ही कभी 
देख सक, इन सेकड़ों राजाओंसे, जो मेरे बेटों और मेरी रोटीपर अधिकार रखना चाहते 
है, अच्छा है। हमारी व्यवस्थामें, सम्भव है, महामारी फैलती, किन्तु सदा मृत्युके भयसे 
मृतवत्‌ बने रहनेकी अपेक्षामें हमें महामारीसे एक ही झ्षपाठेमें मर जाना अधिक पसन्द 
है। हम लोग अपने धर्मके विरोधकों लेकर कभी-कभी आपसमें लड़ते, परल्तु धर्महीन 
शान्तिकी अपेक्षा धर्मकी रक्षा करते हुए अशान्ति भोगना हमें ज्यादा पसन्द है। 
जिन्दगी छोटी है, हर आदमीको किसी तरह जीना है, कही-न-कहीं मरना तो है ही। 
आपकी जीवन-पद्धतिके अनुसार आपके किसानोंकों जो शरीर-सुख प्राप्त है उससे हमारी 
जीवन-पद्धतिका सुख कम नहीं है। हमारी पद्धति आपको अच्छी न छगे तो हमारी आपसे 
कोई जबरदस्ती नहीं। आप चले जायें और हमारी चीज हमारे पास रहने दें। ' 


कोई भारतीय ऊपरके अनुसार कहे तो में उसे भारतके लिए स्वराज्य माँगनेवाला 
मानूंगा। ऐसा भारतीय सच्चा भारतीय माना जायेगा। और मुझे छुगता है कि उसके 
तकंका खण्डन करना कठिन होगा। किन्तु मैने भारतके लिए स्वराज्यके समर्थकोंके जो 
लेख पढ़े उनमें वे लोग यही लिखते रहते हैं: हमें बैलट बॉक्स (मतदान-पेटी) दो, 
हमें अधिकार दो, हमें जजकी टोपी दो। प्रधान मन्‍्त्री बनना हमारा स्वाभाविक अधिकार 
है। हमें बजट पेश करनेका हक है। यदि मुझे डेली मेल” अखबारका सम्पादकत्व 
प्राप्त नहीं होता तो मुझे बेचेनी होती है। इस आशयकी बातें भारतसें स्वराज्य मॉगने- 
वाले करते हैं। जो ऐसा कहते हैं, उनको उत्तर देना कठिन नहीं। जिसे बहुत सहानु- 
भूति है वह व्यवित भी कह सकता है: भले भारतीय, तुम बात तो ठीक कहते हो, 
किन्तु तुम जो चीज माँगते हो वह तो हमने बनाई है। यदि यह चीज उतनी अच्छी है 
जितनी तुम मानते हो, तो इसके सम्बन्धरमें तुमने सुना भी तो हमारी ही कृपासे है। 
यदि ये अधिकार स्वाभाविक हैं तो हमारे बताये बिना तुम्हें अपने ये अधिकार सुझते 
भी नहीं। मताधिकार ऐसी बड़ी बात हो (जिसके सम्बन्धमें स्वयं मुझे सन्देह है), तो हमें, 
जो उसको सिखानेवाले हैं, कुछ सत्ता होनी चाहिए।” जब भारतीय बड़े गवंसे मता- 
धिकार माँगते है तब मुझे उलटी बात याद आती है। यह तो ऐसी बात हुई जैसे में 
तिब्बतमें जाकर लामासे महात्मा बननेका परवाना माँगूँ। यदि में लामासे उक्त माँग कहूँ 
तो वह मुझसे कहेगा : हमारी पद्धति खरी या खोटी, ग्राह्म या अग्राह्म -- जैसी भी है, 
हमारी है। यदि आपका ज्ञान हमसे उच्च हैं तो हमारी पद्धतिसे आपको कोई काम नहीं । 


ण०४ सम्पूणे गांधी वाढमय 


यदि हमारी पद्धति अच्छी है, ऐसा आप मानते है तो याद रखे कि वह हमारी खोजी 
हुई है, हमने उसका अभ्यास किया है और कोई व्यक्ति महात्मा है या नहीं, यह हम 
जान सकते है। यदि आपको हमारे विशेष अधिकार चाहिए तो आपको हमारे विशेष 
नियमोका पालन करना होगा और हमने जो मानदण्ड निश्चत किया है, उसपर खरा 
उतरना होगा। तभी हम आपको वह चीज दे सकेगे जिसकी आप माँग कर रहे हें। 
मैं इस प्रकार लिखता हूँ इससे कोई ऐसा खयाल करेगा कि में भारतको स्वराज्य 
देनेके विरुद्ध हँ। परन्तु यह गलत माना जायेंगा। में तो केवल आसपासका विचार 
करता हूँ। और जब दो सम्पूर्ण सभ्यताओंके बीच संघर्ष उत्पन्न हो, तब आसपासका 
विचार करना आवश्यक है। फिर में यह भी स्वीकार करता हूँ कि स्वाभाविक अधिकार 
होते हैं। लोग अपने विचार प्रकट करें, अपनी पद्धतिके अनुसार आचरण करना चाहें, 
यह स्वाभाविक है। भारतवासियोंकों भारतीय बनने और रहनेका अधिकार है। परल्तु 
हबंटे स्पेसर कोई भारतीय नहीं है। उसकी शिक्षा भारतीय नही है। शिक्षा-शास्त्र 
आदिकी ढोंग-भरी बातें भारतीय नहीं है । में चाहता हूँ कि अंग्रेजोंमें ऐसा ढोंग न हो। 
परन्तु हमारी पहली कठिनाई यह है कि भारतके लिए स्वराज्य माँगनेवाला भारतीय 
ऐसा नहीं है जो भारतीय जातिके लिए शोभास्पद हो। 
श्री चेस्टरटनने ऊपर जो विचार व्यक्त किये हैं, उनको सम्मुख रखकर प्रत्येक भारतीयको 
सोचना है कि भारतको क्‍या माँगना उचित है। भारतकी जनता किस प्रकार सुखी होगी? 
हम भारतकी जनताके नामपर अपने स्वार्थंकी पूर्ति कराना तो नहीं चाहते ? भारतकी जनताने 
जिस वस्तुकी सहस्त्रों वर्षसे बड़े यत्मसे रक्षा की है, उसको हम एक क्षणमें उखाड़कर फेंक 
देना तो नहीं चाहते ? श्री चेस्टरटनके लेखोंको पढ़कर मेरे मनमें तो ये संब विचार उत्पन्न 
हुए हैं, इसलिए इसको इंडियन ओपिनियन के पाठकोंके सम्मुख रखता हूँ। 


| गूजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियन, ८-१-१९१० 


३२५. पत्र: छलॉर्ड एम्टहिलको 


[ लन्दन | 
अक्तूबर २८, १९०९ 
श्रीमान, 
मद्रास प्रेसीडेल्सीमें जगह-जगह जो सभाएँ हुई हैं, उनके बारेमें छॉर्ड क्र के निजी 
सचिवको एक पत्र भेजा गया है। उसकी एक नकलर मैं इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। 
में यह भी कह दूँ कि जोहानिसबर्गसे जो तार मिले हैं, उनमें कहा गया है कि 
ट्रान्सवालमें अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके विरुद्ध फिर सरगर्म कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। 
इक्कीस' व्यक्तियोंको गरिरफ्तारकर तीन-तीन' महीनेकी सजायें दे दी गई हैं। इनमें ब्रिटिश 
भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन) के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। तीन पढ़े-लिखे 


१, देखिए पिछछा शीषेक । 


पत्र; लोंडे एम्टिलफी ७०० 


भारतीय निर्वासित किये गये थे। इनमें से दो वापस आ गये। ये फिर गिरफ्तार कर लिये 
गये और छः-छ: महीनेके लिए जेल भेज दिये गये।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक् (एस० एन० ५१४८) से। 


३२६. पत्र: लॉड एंस्टहिलकों 


[ लन्दन ] 
अक्तूबर २९, १९०९ 
श्रीमन्‌, 
मुझे निम्नलिखित तार मिला है: 


समितिकी सलाह है कि यदि लन्दसका काम समाप्त हो गया हो तो प्रतिनिधिगण 
आफ्रिका लौठ आयें। 


यह (अपने जर्मन मित्र कंलेनबेकको, जो श्री डोकके साथ वहाँके संघर्षसे सम्बन्धित 
मामलोंको देखते हैं, गत ८ तारीखकों लिखे ) मेरे उस पत्रके' उत्तरमें है, जो नीचे लिखें 
अनुसार है: 
यह पत्र बृहस्पतिवारकों आपको मिलेगा। मेरा कार्यक्रम अब यह है कि हम इस 
मासकी ३० तारीखको यहाँसे चलेंगे। इस बातकी पूरी आशा है कि उस समय तक 
हम काम समाप्त कर छेंगे। यदि ऐसा हो जाये तो बादमें भारतके बारेमें सवारू 
उठेगा। रवानगीकी प्रस्तावित तारीखसे दो दिन पहले यह पत्र आपके हाथोंमें होगा। 
यदि में आपको इसके विपरीत कुछ सूचना न भेजूं तथा परिस्थिति और तरहसे 
बदल न जाये तो कृपापूर्वक मुझे तार द्वारा सूचित करें कि समितिका इरादा क्‍या 
है? शायद अगले सप्ताह खुद मुझे ही पूरी हिंदायतोंके लिए तार भेजना पड़े। परन्तु 
यदि में न भेजूँ तो इस पतन्रके पानेके बाद आपका भेज देना जरूरी होगा। भारतीय 
दौरेका अर्थ है दो महीनेका समय। एक महीना वहाँ जाते-आनेके लिए और एक 
महीना भारतमें बितानेके लिए। ज्यादा समय भी रूग सकता है। एक सत्याग्रहीके 
नाते मुझे लगता है कि भारतकी यात्रा इस यात्राके ही समान व्यर्थ है। परन्तु गेर- 
सत्याग्रहियोंके दृष्टिकोणसे सोचते हुए छूगता है कि जैसे कुछ महीने हरन्दनमें रंगा 


१, लोड एम्टहिलने १ नवम्बरकों इसकी पहुंच देते हुए लिखा था: “आपने सुझे जो खबर भेजी है 
उसके लिए में आपका बहुते आमारी हूँ । में देखता हूँ कि अखबारोंने हमारे मामकेका पूरा बहिष्कार कर रखा 
है, इसलिए आपकी खबर न मिलती तो में भारत और दक्षिण आाफ़िकाक्ी घथ्नाओोंके बारेमें अज्ञानमें ही रहता । 
मुझे यह जानकर हैरानी हो रही है कि टान्सवाल्में “मनाक्राभक अ्रतिरोधियों ! के विरुद्ध की जानेवाडी सरगमे 
कारवाश्योंमें कोई कमी नहीं हुई है ।*” 

२, पत्रकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं दे । 


५०६ सम्पूण गांधी वाइमय 


दिये गये हैं, वैसे ही भारतका काम समाप्त कर देनेके लिए भी दो महीने और 
लगा दिये जायें। उस दशामे पैसेका प्रइन भी उठेगा और पैसा मेरे पास तार द्वारा 


भेजना होगा। 

इसका कारण चाहे समिति द्वारा विशुद्ध सत्याग्रही दृष्टिकोण अपनाया जाना हो या 
धनाभाव हो, अथवा दोनों हों, लगता है कि परिस्थितिके देखते हुए हमें कमसे-कम वर्तमान 
समयमें भारत-यात्राका विचार छोड़ देना चाहिए। यह मामला श्री पोलकके तारसे और भी 
मुश्किल हो गया है। उन्होंने आज भारतसे नीचे लिखे अनुसार तार भेजा है: 


बहुत जोर देकर आपको आतनेकी सलल्‍ूह देता हूँ। 

परन्तु कुल मिलाकर मुझे यह छगता है कि संघर्ष किसी भी मंजिलूपर क्यों न हो, हम 
१३ नवम्बरकों निश्चित रूपसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना हो जायेंगे और द्वान्सवालकी 
सीमापर गिरफ्तारीके लिए ललकारेंगे । 

लॉर्ड क्र का उत्तर अभीतक नही मिला। मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। 
परन्तु यदि वह इतनी देरसे आया कि यहाँ रहते हम उसपर सार्वजनिक झूपसे कार्यवाही 
न कर सके तो मैं सोचता हूँ कि उस दक्षामें उसपर समितिकों कार्रवाई करनी चाहिए।' 
श्री रिच इस विचारसे सहमत है। 

आपका, आदि, 


घ् 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१५० ) से । 


३२७. पत्न : एल्मर मॉडको 


| लन्दन | 
अक्तूबर २९, १९०९ 


प्रिय महोदय, 

मैने पिछले हफ्ते आपके क्ृपापूर्ण पत्रके उत्तरमें आपको एक पत्र लिखा था। चूँकि 
में आपसे भेंटकी तारीख नियत की जानेकी प्रतीक्षा उत्सुकतासे कर रहा हूँ, इसलिए आपको 
फिर याद दिलाता हूँ। कहीं मेरा पत्र इधर-उधर तो नहीं चला गया? 

में आपसे अनाक्रामक प्रतिरोध-सम्बन्धी मामलोंपर बातचीत करना चाहता हूँ। इनमें से 
एक मामछा टॉल्स्टॉयके एक हिन्दूके नाम लिखे पत्र “' के प्रकाशनसे सम्बन्धित है। मेरा 
खयाल है, पिछले महीने जब आप रूस गये थे तब आपने वह पत्र टॉल्स्टॉयके यहाँ देखा 
होगा। मैं इस पत्रकों छापनेके लिए किसे भेजूँ, इस सम्बन्धमें आपकी सैलाहकी कदर करूँगा। 


१, इस पत्रकी आप्ि-यचना देते हुए छॉड एऐम्टद्विलने भी श्स विचारसे अपनी सहमति प्रकट की । 
२. यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 
३. देखिए “ पत्र: थॉब्स्टॉयको ?, पृष्ठ ४४३-४५ । 


७५०८ सम्पूण गांधी वाडमय 


लॉर्ड क्र का उत्तर अभीतक नहीं आया है, इस पत्रको लिखानेके वक्‍त (गुरुवारकी श्याम) 
तक । आपका पिछला पत्र (मेरा मतहूब उस लम्बे पत्रसे है जो, मालम होता है, आपने 
बोलकर लिखाया है) बड़ा मनोरंजक था। उसे आपके पूरे परिवारने पढ़ लिया है। सैली, 
मॉड और आपके परिवारके दूसरे लोगोंके बारेमें मिलनेपर बातें होंगी। मॉड मेरे पाससे 
चली गईं है, फिर भी करीब-करीब हर रोज मिलती है, और इसी तरह सेली भी। कुछ 
समयसे मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मैं दोपहरके वक्‍त होटलमें बैठनेके कमरेमें ही फलोंका 
भोजन करता हूँ, जैसा हम जोहानिसबग्गमें करते हैं। सैली भी वहीं आ जाती है। हफ्तेमें 
दो बार मिली भी हमारे पास आती है। सिमंडस भी वहीं होता है, और बहुत बार 
माइरत जें० फेल भी। वे अपना हिस्सा लानेकी जिद करते हैं। रिच भी आ जाते हैं। 
इसके आगेकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। पिछले इतवारकों मैने दशहरा-उत्सवकी 
भोज-सभाकी अध्यक्षता की थी।' इसका इन्तजाम करीब-करीब गर्मंदली कमेटीने ही किया 
था। रूगभग ७० भारतीय आये थे। मेने यह प्रस्ताव बिना झिझक स्वीकार कर लिया 
था, जिससे वहाँ इकद्ठे होनेवाले छोगोंसे सुधार करानेमें हिसाकी व्यर्थताके सम्बन्धरमें बात 
कर सकूं। ऐसा ही मैंने किया। मेरी झर्तें ये थीं कि कोई राजनीतिक विवाद न छेडा 
जायेगा। इनका पूरा पालन किया गया। रामायणकी जिस शिक्षाकी ओर मैं ध्यान दिलाना 
चाहता था उसको मैने उनके सामने रखा। दशहरेका उत्सव रावणपर रामकी -- अर्थात्‌, 
असत्यपर सत्यकी विजयका उत्सव है। में यहाँ अपना वक्‍त कंसे गृजारता हूँ, यह बात 
आप समझ सकें, इस खयालसे ही में आपको यह सब बातें लिख रहा हूँ। मैने यहाँ भरसक 
ज्यादासे-ज्यादा भारतीयोंसे मिलनेकी कोशिश की है। कार्यक्रम अब भी वही है। अगर हछॉर्ड कऋ 
उत्तरमें बेजा देर न कर दें या कोई ऐसा बहुत जरूरी काम न आ जाये जिससे हमारे 
रुकनेकी जरूरत हो, तो आशा करता हूँ कि मै १३ नवम्बरकों यहाँसे रवाना हो जाऊँगा। 
भारत जानेका इरादा तो बिलकुरू छोड़ ही दिया है। शनिवारकों मैं “इंडियन सोशल 
यूनियन ” की सभामें भाषण दूँगा। मंगलवारकों भारतीय विद्याथियोंकी एक दूसरी सभा है।* 
तीसरी सभा कैम्ब्रिजमें इंडियन मजलिसकी ओरसे इस इतवारके बादवाले इतवारकों होगी।* 

दनिवारकों श्रीमती रिचका ऑपरेशन होगा, जो कुछ खतरनाक है। कांग्रेसको सन्देश 
भेजनेकी माँग कुछ कठिन है। फिर भी, मैं कुछ लिखनेकी कोशिश करूँगा। आपको इसके 
साथ शायद मेरे पत्रकी' एक प्रतिलिपि मिलेगी । 

में देखता हूँ कि आप मद्गासमें खासा रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा किया हुआ 
रुपया कैसे वितरित किया जाता है, यह जावना जरूरी है। यह रुपया किसके हाथमें रहता 
है? चूंकि संघर्ष लम्बा चलेगा, इसलिए हमें निश्चय ही जेल जानेवाले छोगोंके परिवारोंका 
भरण-पोषण करता होगा। यह प्रइत उठ ही चुका है, इसलिए इस धनकों या इसके एक 
हिस्सेकी इन परिवारोंके भरण-पोषणके लिए भेजा जा सकता हो तो यह बड़े सन्‍्तोषकी 


१. जान पड़ता है, यह पत्र दूसरे दिन, यानी शुक्रवार, अवतूबर २९ की भेजा गया । 

२, देखिए “ लन्दन ?”, पृष्ठ ४९८-९९ । 

३. देखिए “ सावण : न्यू रिफॉर्म क्लबमें ””, पृष्ठ ५१७ और “ पत्र : एच० एस० एल० पीलकको ”, पृष्ठ ५१८ । 
४. देखिए “ भाषण : भारतीयोंकी समामें?, पृष्ठ ५१६ । 

७५, इस अवसरपर दिये गये माषणकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । 

६. देखिए “ पत्र: जी० ०० नेटेसनको ”“, पृष्ठ ७५१०-१२ । 


शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१८] ७०९ 


बात होगी। एक सज्जन . . . दूसरोंस भी इसी तरहका चन्दा प्राप्त करना . . .।' 
मुझे आशा है कि आपको वहाँ कठिनाई न होगी। जो लोग निर्वासित किये जाते हैं उनकी 
देखभालके लिए क्‍या कुछ लोगोंको खास तौरसे नियुक्त कर दिया गया है? अगर नियुक्त 
किया गया है तो क्‍या आपको उनमें से किन्हीके नाम मालूम है? ये सब बातें प्रकाशित 
की जानी चाहिए। जिन्हें सहायता मिलती है उनके पत्र भी भिजवाये जा सकते है। 

में इस वक्‍त इतना ही कह सकता हूँ कि अपना दौरा खत्म करनेके बाद आपको 
जबतक संघर्षका अन्त नहीं होता, वहीं रहना पड़ेगा। अगर बात ऐसी हो, तो मेरे खयालसे 
आपके लिए हिन्दी या गुजराती सीखना बहुत जरूरी है। चूँकि आप लगातार कमेटीका काम 
करेगे इसलिए आपके लिए कुछ वक्‍त निकालना शायद मुश्किल नहीं होगा। 

आपका वह ॒ तार मिला जिसमें आपने मुझे भारत आनेकी जोरदार सलाह दी है। 
मुझे जोहानिसबर्गसे एक और तार मिला है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ काम खत्म हो 
गया हो तो हम टद्रान्सवाल लौट जायें। इसलिए मेरा खयाल है कि मेरा ट्रान्सवाल जाना 
बहुत ही जरूरी है। मुझे लगता है कि में यहाँ बहुत ज्यादा ठहर गया हूँ। इसलिए आप 
इस स्थितिमें ज्यादासे-ज्यादा जो-कुछ कर सकें, वह करें। मैं जानता हूँ कि हमारे भारत 
आनेमें स्पष्ट लाभ है। लेकिन हमारा इस वक्‍त भारत न आना भी ज्ञायद उतना ही 
अच्छा है। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१५१) से 


३२९. शिष्टमण्डलूकी यात्रा [-१८ ] 


[अक्तूबर २९, १९०९ | 
श्षिष्टमण्डलके विषयों टिप्पणी 


अभी तक हछॉड क्र की ओरसे अन्तिम निर्णयकी चिट्ठी नहीं आईं। इस बीच जोहानिसवर्गसे 
तार मिला है कि यदि इंगलेडमें काम खत्म हो गया हो तो शिष्टमण्डल [दक्षिण आफ़रिका | 
वापस आ जाये। साथ ही मद्राससे भी तार मिला है कि हमारा भारत जाना नितानन्‍्त 
आवश्यक है। सर मंचरजीकी राय भी पूरी तरह हमारे भारत जानेके पक्षमें है। फिर भी 
मुझे विश्वास हो गया है कि भारत न जाना ही ठीक होगा। इसलिए हमने वर्तेमान योजनाके 
अनुसार यहाँसे रवानगीकी तारीख १३ नवम्बर मुकरंर की है। हमने यह सोचा है कि यदि 
लॉर्ड कु का अन्तिम उत्तर न आये तो भी हम सार्वजनिक रूपमें कोई काम किये बिना चल 
पड़े । सार्वजनिक काममें तो केवल ये तीन ही बातें है: अपना [अर्थात्‌ अपने मामलछेका] इतिहास 
प्रकाशित करना, रेवरेंड मायरकी मार्फत सब पादरियोंकी सभा बुलाना और यदि सम्भव हो 
तो लोकसभाके सदस्योंके सामने मामलेके तथ्य रखना। छगता है, इनमें से रेवरेंड मायरकी 
माफत जो काम किया जाता है उसे तो हम अभी कर लेंगे। इतिहास प्रकाशित करना 


१, भूलमें यदाँ एक पवित कटी हुई है । 
२. यह तार २९ अक्तूबरकों मिला था; देखिए “ पत्र: छॉर्ड एऐम्टह्िलकों ”, पृष्ठ ५०७५-०६ । 


७१० सम्पूणे गांधी वाडमय 


ठीक लगे तो हमारे जानेके बाद प्रकाशित किया जाये और सम्भव हो तो कॉमन्स सभाके 
सदस्योंकी बैठक भी तभी की जाये। 
भारतीयोंकी पूरी खबर देना आवश्यक है, इस खयालसे भारतीयोंकी एक सभा 
शनिवारकों होनेवाली है। इसमें मुझे भाषण देना है। दूसरी सभा मंगलवारकों होगी। इसमें 
भारतीयोंको क्या करना चाहिए, यह बताना है। तीसरी सभा कैम्ब्रिजमें होगी। फिलहाल 
तो यही कार्यक्रम है। 
किन्तु यह तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि जबतक हम पूरा बल नहीं लगायेंगे 
तबतक कुछ न होगा । मुझे बार-बार यह लिखनेकी जरूरत मालूम होती है कि इसके सिवा 
कोई दूसरा बल नही है। इसीलिए मुझे खुशी हुई है कि श्री सोराबजी और श्री मेढ फिर लौट 
गये। में उनको बधाई देता हूँ । सब छोगोंको इस वीर भारतीयोंका अनुकरण करना चाहिए। 
दूसरी लड़ाईकी नींव श्री सोराबजीने डाली थी। लगता है, उसका अन्त भी उन्हीके हाथों 
होगा। भविष्यमे जो भी हो, किन्तु भारतीयोंकों समझ लेना चाहिए कि जहाँ जुल्मी छोग 
राज्य करते हैं वहाँ अच्छे छोगोंका घर जेलमें ही होना चाहिए। 
सत्याग्रहियोंकी सहायता ह 
एक सज्जनने, जो अपना परिचय “ एक भारतीय सेवक ' के नामसे देना चाहते है, यह 
निरचय किया है कि जबतक यह लड़ाई जारी रहेगी तबतक वे गरीबोंकी सहायताके लिए 
प्रति मास ५० रुपये देते रहेगे। उन्होंने ३ पौंडका पहला चेक दे भी दिया है। अगर 
दूसरे भारतीय भी इसी तरह सहायता करें तो अच्छा होगा। मेरा खयाल है, वे अवश्य 
ही सहायता करेंगे। 
[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २७-११-१९०९ 


३३०. पत्र: जी० ए० नटठेसनकों' 


| लन्दन 
अक्तूबर २९, १९०९ के बाद | 


प्रिय महोदय, 

आपने मुझे तार दिया है कि कांग्रेसका जो अधिवेशन होनेवाला है उसके लिए मैं 
सन्देश भेजूँ। में कोई सन्देश भेजनेके योग्य भी हूँ, यह में नहीं जानता। छेकिन आपके 
तारके उत्तरमें कुछ कहें, यह सामान्य सौजन्यकी माँग है। फिलहाल मेरे दिमागमें उस 
संघर्षके अतिरिक्त, जो द्वान्सवालमें चल रहा है, कोई दूसरी बात नहीं आ सकती। इस 
वक्‍त यही काम मेरे सामने है। चूंकि यह संघर्ष भारतके सम्मानकी रक्षाके लिए आरम्भ 
किया गया है, इसलिए मुझे आशा है कि मेरे सब देशवासी उद्देश्यकी दृष्टिसे इसे राष्ट्रीय 


१. यह इंडियन रिव्यूके दिसम्बरके अंकमें छपा था | उसी समय गांधीजीने इसकी एक नकल स्पष्ट ही 
हँडियल ओपिनियनकों भी भेज दी थी जो, उसमें “ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकों सन्देश,” शीषके छपी थी; 
देखिए “ पत्र: एच० एस० एल० पीलककों ”, पृष्ठ ५०७ । 


पत्र ; जी० ए० नटेसनफो ७१३१ 


संघर्ष मानेगे। मुझे खुल्लमखुल्ला यह कहनेमें भी कोई झिझक नहीं हुईं है कि यह संघर्ष 
इस यूगका सबसे बड़ा आन्दोलन है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी शुद्ध है और इसके तरीके 
भी। हो सकता है, मेरा यह खयाल गलरूुत हो। हमारे जो देशवासी ट्रान्सवालमे रहते हैं 
वे इसलिए लड़ रहे हैं कि सुसंस्क्ृत भारतीयोको ट्रान्सवालमें आनेका वैसा ही अधिकार 
प्राप्त हो, जैसा यूरोपीयोंको प्राप्त है। इस संघर्षमे जो लोग लड़ रहे हैं उन्हें अपना कोई 
निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं करता है। जिस अधिकारका यहाँ उल्लेख है (और जो उपनिवेशीय 
कानूनमें पहली बार छीना गया है), उसके बहाल किये जानेके बाद किसीको कोई भौतिक 
लाभ भी नहीं होता है। भारतके जो सपूत ट्रान्सवालमें है, वे यह दिखा रहे है कि वे एक 
विशुद्ध आदर्शके लिए लड़ सकते है। राहत पानेके लिए उन्होंने जिन साधनोंकों अपनाया है, 
वे भी उतने ही शुद्ध है। इन भारतीयोंने हर तरहकी हिसा सर्वथा त्याग दी है। उनका 
विश्वास है कि कष्ट-सहन स्थायी सुधार प्राप्त करनेका एकमात्र सच्चा और प्रभावकारी 
साधन है। वे घृणाका सामना प्रेमसे करने और उसे प्रेमस ही जीतनेका प्रयत्व करते है। 
वे पशुबल या शरीर-बलका मुकाबला आत्मबलूसे करते है। वे मानते हैं कि लौकिक सत्ता 
या विधानके प्रति वफादारी ईश्वर और उसके विधानके प्रति वफादारीकी तुलवामें गौण हैं। 
यह सम्भव है कि उनकी अन्‍्तरात्मा ईइवरके विधानकी व्याख्या करनेमे भूल कर जाये। 
इसीलिए वे जिन मानवीय कानूनोंकों ईइ्वरके नित्य कानूनोंके विरुद्ध पाते हैं उनका मुकावला 
करते हैं या उनकी अवहेलना करते है। इसके लिए उन मानवीय कानूनोमें जो सजाएँ 
बताई गई है उन्हें वे चुपचाप सहन करते हैं। साथ ही उनका विश्वास यह है कि उनकी 
स्थिति समय पाकर मनुष्यकी सहज सत्प्रकृतिसि सुधर जायेगी। अगर वे गलती कर रहे हैं 
तो वे ही तकलीफ पाते हैं और प्रतिष्ठित व्यवस्था ज्योंकी-त्यों रह जाती है। इस काममें 
२,५०० से ज्यादा भारतीय ऐसी कैदकी सजा भुगत चुके हैं, जिसमें भयंकर कष्ट झेलने पड़ते 
हैं। यह संख्या यहाँकी इस वक्‍तकी भारतीय आबादीकी करीब आधी या थहाँकी सम्भावित 
भारतीय आबादीके पाँचवें भागके बराबर है। इनमें से कुछ लोग एकाधिक बार जेल गये 
हैं, कितने ही परिवार गरीब हो गये है। कुछ व्यापारियोंने पौरुषका त्याग करनेकी अपेक्षा 
कृष्ट सहना स्वीकार किया है। दक्षिण आफ्रिकामें संयोगसे हिन्दू-मुस्लिम समस्या हल हो गई 
है। हम यहाँ अनुभव करते हैं कि दोनों एक-दूसरेके बिना नहीं रह सकते। यहाँ मुसरूमान, 
पारसी और हिन्दू -- सूबोंके खयालसे कहें तो --बंगाली, भद्रासी, पंजाबी, अफगान और 
बम्बइये --- सब कन्धेसे-कन्धा मिलाकर खड़े हैं। 


में यह कहना चाहता हैँ कि यह संघर्ष ऐसा है जिसकी ओर कांग्रेस अगर पूरा ध्यान 
न दे सके तो उसे ज्यादासे-ज्यादा ध्यान तो देना ही चाहिए। अगर अशिष्टता न' समझी 
जाये तो में यह बताना चाहेगा कि इसमें और कांग्रेस-कार्यक्रमके दूसरे विषयोमें क्‍या 
अन्तर है। कांग्रेस-कार्यक्रमके दूसरे विषयोंमें कानूनों या नीतिका जो विरोध किया जाता 
है, उसमें कोई भौतिक हानि उठानेकी बात नहीं आती। कांग्रेसका काम किसी मामलेमें विचार 
प्रकट करने तक ही सीमित है, उसे कर्मका बल पहुँचाया जाता नहीं। द्वान्सवालके मामलेमें 
जो गलूत कानून और नीति है, हम उसकी अवज्ञा करते है, इसलिए अन्तरात्माकी आवाजपर 
और सोच-समझकर भौतिक और शारीरिक हानि उठाते है। हम अपने विचारके अनुसार 
कार्रवाई करते हैं। जो विचार यहाँ दिया गया है, अगर वह ठीक है तो मुझे यह कहनेकी 


५१२ सम्पूण गांधी वाडमय 


अनुमति दे कि मैंने ट्रात्सवालके मामलेको काग्रेसके कार्यक्रममें सबसे पहली जगह देनेकी 
माँग करके अनुचित नहीं किया है। क्‍या में यह भी कह सकता हूँ कि ऊपर जिस अनाक्रामक 
प्रतिरोधकी व्याख्या की गई है, उसपर विचार करने और ध्यान जमानेसे शायद हमें अनाक्रामक 
प्रतिरोधके रूपमें उन बहुत-सी बुराइयोंकी अचूक औषधि मिल जाये जिनसे हम भारतके 
लोग पीड़ित है। यह सावधानीसे विचार करनेके योग्य है। मुझे विश्वास है कि यह हमारे 
लोगोकी और हमारे *देशकी प्रकृंतिके अनुकूल एकमान्न शस्त्र सिद्ध होगा। हमारा देश 
प्राचीनतम धर्मोकी जन्म-भूमि है। उसे आधुनिक समभ्यतासे बहुत कम सीखना है, क्योंकि 
उसका आधार जघन्यतम हिसा है, जो मनुष्यके समस्त दिव्य गुणोंके विपरीत है। यह सभ्यता 
आत्मविनाशके पथपर आँख मूंदकर दौड़ रही है। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २७-११-१९०९ 


३३१. पत्र: लॉड्ड ऐंम्टहिलकों' 


| लन्दन 
अक्तूबर ३०, १९०९] 
लॉर्ड महोदय, 
पिछले कुछ दिनोंसे मेरी यह इच्छा रही है कि यहाँके थोड़े दिनोंके प्रवासमें मैंने 
अपने देशके लोगोंके राष्ट्रीय आन्दोलनका जो निरीक्षण किया है, उसके परिणामोंको आपके 
सामने रखूं। 
अगर आप इजाजत दें तो में कहना चाहता हूँ कि में आपकी निष्पक्षता, सचाई 
और ईमानदारीसे, जिनका आजकल हमारे बड़े-बड़े छोकसेवकोंमें इतना अभाव दिखाई देता 
है, बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैंने यह भी देखा है कि आप अपनी साम्राज्य-भावनाके कारण 
उन मामलछोंको देखनेसे इनकार नहीं करते, जिनके पक्षमें स्पष्ट न्याय होता है। साथ ही 
आपको भारतसे सच्चा और बहुत ज्यादा प्यार है। इसके अलावा मैं उन भारतीय मामलोंसे 
सम्बन्धित, जिनका ट्रान्सवालके संघर्षपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है, अपनी 
गतिविधियोंके बारेमें आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। इन सब बातोंके कारण मैंने 


१, यद्ञपि मप्तविदेमें पानेवालेका नाम नहों है, फिर भी विषयसे यह स्पष्ट है कि पत्र लोड ऐक्‍्टहिलकों लिखा 
गया था। इसको पहुंच देते हुए उन्होंने १ नवम्बरकों गांधीजीको लिखा था; ““, . , यद्यपि में अभी कुछ भी 
कददना नहीं चाहता, तथापि विचारोंकी अभिव्यक्तिके लिए मे आपको पन्यवाद देता हें और उनकी सचाई और 
भावनाकी सरादना करता हूँ किन्तु मुझे कहना पढ़ता दे कि आपके तके पूरी तरद मेरी समझमें नहीं आये 
और आपके निष्कर्षोके विषयमें भी में द्विधामें हूँ । में आपसे इस विषयमें बात करना चाहूँगा । ( चूँकि भव 
लन्दनमें हूँ), जेसे ही फुरसत पाऊंगा, आपको आकर मिलनेके लिए कहूँगा |” 

२. मूलमें कोई तारीख नहीं है; यह्द इस पत्रके उत्तरमें लिखी लॉड एम्टहिलकी चिढ्ीसे ही गई है । 


पत्र: लॉड एंम्थहिलको ७५१३ 


जो-कुछ देखा है उसे बताना यद्यपि आवश्यक नहीं है, फिर भी उसे बतानेकी में घृष्टता 
क्र रहा हूँ। 

मेते यहाँ सब विचारोंके भारतीयोंसे मिलनेका खास खयाल रखा है। चूँकि मैं सभी 
तरहकी हिसाके विरुद्ध हैँ, इसलिए मैने उन लछोगोसे खास तौरसे मिलनेकी कोशिश की है 
जो गर्मदली कहे जाते है लेकिन जिन्हें हिसाकारी दरूके लोग कहना ज्यादा ठीक होगा । ऐसा 
मेने इसलिए किया है कि अगर सम्भव हो तो उन्हें यह विश्वास दिका सके कि उनके 
तरीके गलत है । मेने यह देखा है कि इस दलके कुछ सदस्य सच्चे लोग हैं, जिनमें ऊँचे दर्जेकी 
नेतिकता है, भारी बोद्धिक क्षमता है, और उच्च कोटिका आत्मत्याग है। यहाँके भारतीय 
युवकोंपर उनका प्रभाव है, इस वारेमे कोई सन्देह नहीं। वे भी इन युवकोंकों अपने विश्वासोंसे 
प्रभावित करनेमें कोई कसर नहीं रखते। इनमें से एक सज्जन मेरे पास आये थे। वे मुझे 
यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि मेरा तरीका गलत है और उनके खयालके अनुसार हम 
जिन अन्यायोंसे पीड़ित है, उन्हें सिफे छपी या खुली अथवा दोनों तरहकी हिसाका प्रयोग 
करके ही दूर करना सम्भव है। 


इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय भावना जागृत हो चुकी है। लेकिन ज्यादातर 
लोगोंमें वह अपरिमाजितरूपमें मौजूद है। और उनमें तदनुरूप आत्मत्यागकी भावना नहीं है। 
मुझे हर जगह यह दिखाई दिया है कि लोग ब्रिटिश राजसे अधीर हो उठे है। कुछ छोगोको 
पूरी जातिसे बड़ी तीन घ॒णा है। अंग्रेज राजनयिकोंके प्रति अविश्वास तो लगभग सभीके मनमें 
स्पष्ट रूपसे व्याप्त है। माना यह जाता है कि वे निःस्वार्थ भावसे कुछ करते ही नहीं। जो 
हिसाके विरुद्ध है, वे भी सिर्फ वक्‍तके विचारसे वे उसे नापसन्द नहीं करते। छेकिस 
वे इतने कायर या स्वार्थी है कि अपनी रायकों खुलेआम मंजूर नहीं कर सकते। कुछ 
लोगोंका खयाल है कि अभी हिसाका समय नहीं आया है। मुझे लगभग ऐसा कोई व्यक्ति 
नहीं मिला जिसका यह विश्वास हो कि भारत हिसाके बिना कभी स्वतन्त्र हो सकता है। 

मेरे खयालसे दमन बेकार होगा। साथ ही मुझे लगता है कि अग्नेज शासक समयपर 
पर्याप्त अधिकार न देंगे। ऐसा रूगता है कि व्यावसायिक स्वार्थने ब्रिठिश छोगोंकों अन्धा बना 
रखा है। इसमें दोष आदमियोंका नहीं, पद्धतिका है। इस पद्धतिका प्रतीक वर्तमान सभ्यता 
है, जिसका यहाँके और भारतके छलोगोंपर विनाशकारी प्रभाव हुआ है। भारतका शोषण 
विदेशी पूँजी-पतियोंके स्वार्थके लिए किया जाता है, और केवल इसी कारण भारत अतिरिक्त कष्ट 
पाता है। मेरी नम्न सम्मतिर्में इसका सच्चा उपाय यह है कि इंग्लंड आधुनिक सम्यताका, 
जो स्वार्थ और भौतिकताकी भावनासे भरी होनेकी वजहसे उद्देश्यहीन और निरथक है 
और जो ईसाइयतके विरुद्ध है, परित्याग कर दे। केकिन यह एक दुराशा है। तब 
यह भी सम्भव हो सकता है कि भारतके ब्रिटिश शासक कमसे-कम भारतीयोंकी तरह 
व्यवहार करें और उनपर आधुनिक सभ्यताकों तो न थोपे। रेलें, मशीनें और उनके 
साथ बढ़ी हुई आरामतल॒बीकी आदतें यूरोपीयोंकी भाँति ही भारतीयोंके लिए -भी 
दासताके सच्चे चिह्न हैं। इसलिए शासकोंसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। हाँ उनके तरीकोंसे 
मेरा पूरा विरोध है। में पहले मानता था कि छॉड मेकॉलेने अपनी शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्ट 
लिखकर भारतका हित-साधन किया है, छेकिन अब नहीं मानता। मेरा खयाल यह भी है 
कि ब्रिदेनने अपने अधीनस्थ दवेशोंको जो शान्ति-सुव्यवस्था दी है, उसका बहुत ज्यादा 


०५१४ सम्पूण गांधी वाडमय 


ढिढोरा पीठा जाता है। मेरे खयालसे कलकता और बम्बई-जेसे शहरोंका बनना दुःखकी 
बात है, बधाई देनेकी नहीं। भारतको ग्राम-प्रथाकें आशिक उनन्‍्मूलनसे हानि हुई 
है। उनकी तरह मुझमें भी राष्ट्रीय भावना है; इसलिए गर्मदलियों या नर्मदलियोंके तरीकोंसे 
मेरा पूरा मतभेद है। इसका कारण यह है कि दोनों ही दल आखिरकार हिसामें विश्वास 
करते हैं। हिसात्मक तरीकोंका अर्थे है आधुनिक सभ्यताको, और इस तरह उसी विनाशकारी 
स्पर्धाको अंगीकार करना, जिसे हम यहाँ देखते है। इसका अथ्थ है अन्तमें सच्ची नैतिकताका 
ध्वस । कौन शासन करता है, इस बातमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। में तो चाहँगा कि शासक 
मेरी इच्छाके अनुसार शासन करे, अन्यथा मैं उन्हें अपने ऊपर शासन करनेमे सहायता न 
दूँगा। में उनके विरुद्ध अनाक्रामक प्रतिरोध करूँगा। अनाक्रामक प्रतिरोध शरीर-बलरूके विरुद्ध 
आत्मबलका प्रयोग है-- दूसरे शब्दोंमें, घृणापर विजय प्राप्त करनेवाला प्रेम का। 

में नहीं जानता कि में अपनी बात कहाँतक समझा सका हूँ, और में यह भी नहीं 
जानता कि में अपने इस विवेचनसे आपको कहाँतक सहमत कर सका हूँ। परन्तु मैने ऊपर 
बताये गये तरीकेसे अपने देशके लोगोंके सामने सारा मामला रखा है। मैते आपको यह पत्र 
दो उद्देश्योसे लिखा है। पहला उद्देश्य आपको यह बताना है कि जब-कभी समय मिलेगा, मैं 
राष्ट्रीय पुनरुत्थानमें अपना विनम्र योगदान करना चाहूँगा और दूसरा उद्देश्य यह है कि मैं 
जब-कभी बड़ा काम करू तब या तो उसमें आपका सहयोग ले सक या आपसे उसकी 
आलोचनाका अनुरोध कर सकू। 

मैंने आपको जो जानकारी दी है वह बिल्कुल गोपनीय है, उसका और कोई ऐसा 
प्रयोग नहीं किया जाये जिससे मेरे देशके छोगोंके हितकी हानि हो। मुझे लूगता है कि जब- 
तक सत्य भली भाँति मालूम नहीं हो जाता तबतक कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध न होगा। 

अगर आप कुछ और जानना चाहते हों तो आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें, मैं उसका 
उत्तर खुशीसे दूंगा। श्री रिचकों इस पत्रकी पूरी जानकारी है। अगर बातचीत आवश्यक समझ्षें 
तो मैं तैयार हूँ । 

अन्तमे आशा है, मैंने आपके सौजन्यका अनुचित और अवांछनीय लाभ नहीं उठाया है 
और आपका ध्यान इस ओर अकारण ही आकर्षित करनेकी धुप्टता नहीं की है । 

आपका, आदि, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदेकी फोटो नकलछ (एस० एन० ५१५२) से । 


३३२. भाषण : नये रिफॉर्म क्लबसें' 


[ लन्दन 
अक्तूबर ३०, १९०९ | 
(उन्होंने कहा,) यह लड़ाई अन्तरात्माकी स्वतन्त्रता, विचारोंकी स्वतन्त्रता और कर्मकी 
स्वतन्त्रताके लिए लड़ी जा रही है, मत देनके यान्त्रिक अधिकारके लिए नहीं। ब्रिटिश भारतीय 
सबसे पहले १८८३ में द्रान्सवाल आये थे, और तभीसे उन्त लोगोंने, जो यह व समझ सकते थे 
कि ऐसे देशमें रहना भारतीयोंके लिए कितना मुहिकल है, उनके गुणोंकों दोष भाव लिया था। 
हमने लॉर्ड लसडाउनसे सुतरा था कि [बोअर | युद्ध जितना ड्चेतर गोरोंके लिए 
लड़ा गया था उतना ही ब्रिठिश भारतीयोंके लिए भी। लेकिन लड़ाईके खत्म होनेयर ब्रिटिश 
भारतीयोंकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उनके लिए खास बस्तियाँ बना दी गई 
हुं; वे सिर्फ वहीं व्यापार कर सकते हैं या जमीनें ले सकते हे। उन्हें नागरिक अधिकार 
बिलकुल नहीं दिये गये हैं और उनको पैदल पटरीपर चलने तकका हक नहीं है। जब कानूनकी 
निगाहमें उनकी हालत इतनी गिरा दी गई है तब यह अनुमान किया जा सकता है कि 
दान्सवालके लोग उसके साथ कंसा बरताव करते होंगे। कई राजनयिक उन थोड़े-से आन्दोलन- 
कारियोंकी बातोंमें आ गये हैं, जो व्यापारमें ब्रिटिश भारतीयोंके प्रतिस्पर्धी है; और १९०६ के 
नये पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कानूनका उपयोग ब्रिटिश भारतीयोंपर अत्याचार करनेके लिए 
किया गया है। जिन छोगोंसें कुछ भी आत्म-सम्मानका भाव है, उनके लिए उस कानूनकों मानता 
असम्भव है। शिष्टभण्डलोंसे सिलमेसे इनकार कर दिया जाता है और अदालती जाँचकी 
प्रार्थना भी नहीं मानी जाती। ब्रिटिश भारतीय जेलोंमें टेंस दिये गये हैं, काले लोगोंके साथ 
वर्गीकृत किप गये हैं और वे उन्हींकी खूराक लेनके लिए मजबर किये गये हें। इसका नतीजा यह 
हुआ है कि उन्हें करीब-करीब भूखों मरना पड़ता है। वे अपने जातीय सम्मानकी रक्षाके लिए 
अनाक्रामक प्रतिरोधी बन गये हें। सम्भव है, उनकी सुनवाई होनेमें वर्षो रूम जायें; लेकिन 
इस बविलंबका कारण यही होगा कि अभी उन्होंने पर्याप्त कष्ठ नहीं सहे हैं। न्याय उनके पक्षमें 
है। हिन्दुओं, मुसलमानों और तसिलोंने इस उद्देशके लिए साथ-साथ काम करके एक बड़ी 
जातीय समस्या हल कर दी' है। 
अंग्रेजीसे| 
इंडिया, ५-११-१९०९ 


१, गांधीजीने इंडियन यूनियन सीसायटीके सदस्योंके सामने “दक्षिण आफ्रिकामें सह-नागरिकताके लिए 
संघ : उससे शिक्षाएँ? विषयपर यह भाषण दिया था । 


३३३. भाषण : भारतीयोंकी सभामें' 


| लन्दन 
नवम्बर २, १९०९ | 


श्री गांधीने कहा कि जहाँतक वक्षिण आफ्रिकाका सम्बन्ध है, ब्रिटिश भारतीयोंके दर्जेका 

फंसला द्वान्सवालसें होगा। भारतमें भी इसका दूरगामी अभाव हुआ है। निश्चय ही. सभी 
भारतीय इस कार्यों सहायता देनेका अधिकसे-अधिक प्रयत्न करेंगे, क्योंकि द्रान्सवालकी 
लड़ाई उनके राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षाकी लड़ाई है। मुझे लगता है कि अगर उलनन्‍्दनमें और उसके 
आसपासके क्षेत्रोंम प्रथार करनेके लिए कुछ भारतीय स्वयंसेवक आगे आये तो लोकमत तेयार 
करनेकी दिशामें बहुत-कुछ किया जा सकता है और इस लोकमतका प्रभाव तो आखिरकार 
द्नसवालपर पड़ेगा ही। स्वयंसेवकोंको अपने मामूली कामकाज करते हुए कुछ वक्‍त निकाल 
लेता चाहिए। इसमें वे घर-घर जाकर सत्याग्रहियों और उनके परिवारोंके कष्ठ दर करनके 
लिए बन्दा करे, जो कमसे-क्सा एक-एक फादिग हो। वे लोगोंसे एक प्रझेललडपर' दस्तखत 
भी करायें, जिसमें अनाक्रामक अतिरोधियोंके संघर्षके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाये और 
उन्हें प्रोत्साहन देते हुए यह विव्वास वक्‍त किया जाये कि अधिकारी उनके कष्ट दूर 
करेंगे ।' 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ४-१२-१९०९ 


१० यह सभा श्री डेल्याडो और लखन मुस्लिम लीगके एक भन्‍्त्री श्री आाजादने बुलाई थी । सभा दिनके 
३ बजे स्टडके एसेवस-मवनमें श्री पारेशकी अध्यक्षतामें हुई थी । इसमें हाजी हबीब और श्री एम० सी० आांगलियाने 
भी भाषण दिये । स्रभामें छगमग ४० भारतीय भावे थे । पूरे विंवरणके लिए देखिए “ शिष्ठमण्डलकी भाद्विरी 
चिट्टी ” पृू8 ५२५९ । 

२. देखिए “पत्र: टास्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकीं ?, पृष्ठ ५२७०-१६ । 

३. सभाकी रिपीटमें बताया गया है कि २० भारतीयों और छगमग झतने ही यूरोपीयोंने श्री एल० डब्स्यू० 
रिचके मागेदर्शनमें लब्दनमें प्रचारका काम करनेके लिए अपनी सेवाएँ दीं । यह तय किया गया कि बादमें एक 
साप्ताहिक बुढेट्नि निकाला जाये जिसमें संधर्षकी अग॒तिका ब्योरा दिया जाये और जिसका खच इस कार्यमें सहानुभूति 
रखनेवाके लन्दनके अंग्रेज उठाये । “पत्र; एच० एस० एल० पोलककों ”, पृष्ठ ५१८-१९ भी देखिए । 


३३४. पतन्र: उपनिवेश-उपमन्त्रीको 
[ लन्दन | 
नवम्बर ३, १९०९ 
महोदय, 
अगर अब हलॉड क्रू भेरे १९ अक्तूबरके पत्रका उत्तर देनेकी कृपा कर सके तो में 
आभारी होऊँगा। 


आपका, आदि, 
टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एनत० ५१५८) से। 
३३५. पत्र: लॉड एंस्टहिलको 
[ लन्दन | 


नवम्बर ४, १९०९ 

लॉर्ड महोदय, 
अब मुझे लॉ क्र का पत्र मिल गया है। इसकी एक प्रतिलिपि साथ भेज रहा हूँ। 
इससे साफ जाहिर हो जाता है कि हमारी स्थिति क्‍या है। अन्तिम अनुच्छेद मेरी समझमें 
बिल्कुल नहीं आया। लॉर्ड क्र को जो उत्तर देना चाहता हूँ उसका मसविदा' संरूग्न कर रहा 


हैं। जबतक श्रीमानकी सलाह नहीं मिल जाती तबतक इसे नहीं भेजूंगा।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१५९) से। 


१, देखिए परिशिष्ट ३१ । 

२, यह उसी पत्रका मसविदा था, जो ६ नवम्बरकों भेजा गया था ! देखिए “ पत्र: उपनिवैज्ञ-उपमंत्रीकों **, 
पृष्ठ ५०२४-२० | 

३. लॉड एंग्टद्िलके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ठ ३१ । 


३३६. पत्र; एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन | 
तवम्बर ५, १९०९ 
प्रिय हेनरी, 
यद्यपि मुझे बहुत-कुछ कहना है तथापि आज में आपको एक छोठा-सा पत्र ही लिख 
सकता हूँ। ढॉर्ड क्र के पत्र और मेरे उत्तरकी प्रतिल्षपषि आपको साथ मिलेगी। उत्तर अभी 
लॉर्ड क्र को दिया नहीं गया है, क्योंकि वह स्वीकृतिके लिए लॉर्ड एम्टहिलको भेजा गया है।' 
विवरण अब वितरित किया जा रहा है। में आपको टाइस्‍्स' के साहित्य-परिशिष्टके साथ 
पार्सलसे उसकी एक प्रति भेज रहा हूँ और आशा है कि विवरणके साथ जो पत्र भेजा जायेगा 
उसकी भी एक प्रति भेज सकगा। इससे अबतक का ब्योरा पूरा हो जाता है। हछॉर्ड क्र का पत्र 
समयपर आ गया है; इसलिए कांग्रेस अपने कतंव्यका पालन कर सकती है। हम आशा 
करें कि वह ऐसा करेगी। 
हम १३ नवम्बरकों रवाना होंगे। गत शनिवारको मैंने इंडियन यूनियन सोसायटीकी एक 
सभामें भाषण दिया।' अब प्रत्येक भारतीयकों स्थिति बतानेके लिए ये सब बातें आवश्यक 
हैं। इस सभाका विवरण शायद “इंडिया ' के स्तम्भोंमें छपे। जैसा कि संलरूग्त कार्डसे मालम 
होगा, मंगलवारकों यहाँ नौजवान भारतीयोंकी एक सभा यह विचार करनेके लिए हुई थी कि 
वे क्‍या कर सकते है। उसमें श्री आंगलिया, श्री हाजी हबीब और में बोला ।' मैंने उनके सामने 
यह विचार रखा कि विद्यार्थी और अन्य आवासी भारतीय प्रचार-कार्यके लिए नियमित रूपसे 
जितना समय दे सकें, उतना समय दें; वे यहाँके हजारों लोगोंसे एक स्मरणपत्रपर हस्ताक्षर 
करायें और संघर्षको चालू रखनेके लिए जितना वे देना चाहें, उनसे उतना चन्दा लें। मैं आपको 
स्मरणपत्रका मसविदा भेज रहा हूँ।' कार्यक्रम और स्मरणपत्रके मसविदेपर विचार करनेके 
लिए कल एक सभा होनेवाली है। यदि सम्भव हो तो एक साप्ताहिक बुलेटिन भी प्रकाशित 
करनेका विचार है, जिसमें भारत और दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिका सार दिया जाये। परन्तु 
इस पत्रिकाके सम्बन्धरमें स्पष्ट कठिनाइयाँ हैं। मेरी सम्मतिर्में इस पत्रिकाके लिए रुपया 
भारतसे नहीं लिया जा सकता। यह स्वावलूम्बी होती चाहिए और यदि कुछ घाटा हो तो 
उसे अंग्रेजोंको पूरा करना चाहिए, क्योंकि मेरी मान्यता है कि अनेक दृष्टियोंसे इस कामको 
हाथमें लेना उनका कतेंव्य है। परन्तु हमें एक ऐसा आदमी चाहिए, जो काफी योग्य हो 
और जो इस कार्यमें अपना पूरा ध्यान लूंगा सके। रिच इस समय यह काम नहीं कर सकते। 


१, देखिए पिछलका शीर्षक । 
२ यह १६ जुलाई, १९०९ का छपा हुआ वितरण था, जो अबतक वितरित नहीं किया गया था । यह 


एक परिचय पत्रके साथ प्रकाशित किया गया था । देखिए अगला शीर्षक । 
3, देखिए “ भाषण: न्यू रिफॉर्म क्‍लबमें ?, पृष्ठ ५१८ 
४. देखिए “ भाषण : भारतीयोंकी प्भामें ?, पृष्ठ ५१६ । 
५, देखिए “ पत्र; थन्सवालके ब्रिथिश भारतीयोंकीं ”, पृष्ठ ५०-२६ । 


इसलिए यह देखना है कि बुलेटिन निकल सकता है या नहीं। यदि छगनलाल यहाँ समयपर 
आ गया तो बृुछेटिन निकलनेकी सम्भावना है। समितिका काये जारी रहेगा। मेरा खयारू 
है, आप रिचके साथ नियमित रूपसे पत्रव्यवहार करते रहेंगे। 

में आपको इसके साथ लॉ एम्टहिलके नाम लिखे अपने पत्रकी एक प्रतिलिपि भेज रहा 
हँ। यह सर्वेथा गोपनीय है, परन्तु आपको पूरी स्थिति तो मालूम होनी ही चाहिए। में 
चाहता हूँ कि आप इस पत्रकों पढ़नेके बाद फाड़ डालें। मैं एक नकल डॉक्टर मेहताकों 
भेज रहा हूँ, और उनसे भी ऐसी ही प्रार्थना कर रहा हँ। इस पत्रकी भी नकर उनको भेज 
रहा हूँ, ताकि मुझे इसी बातके बारेमें फिर न लिखना पड़े। यदि स्वयंसेवक यहाँ अपना 
कतेव्य निभाये और भारतमें पर्याप्त प्रयत्न किया जाये तो इस कार्यके पूरा न होनेका 
कोई कारण नहीं है। हाँ, यह शर्त तो है ही कि हम ट्रान्सवालके लोग दढ़ रहें। यह एक 
विचित्र संयोग है कि छॉड क्रू के पत्रके साथ ही ट्रान्सवालसे समाचार मिला है कि हरिलाल 
सकुशल जेल पहुँच गया ! में भी उसके पास जा पहुचनेके लिए छटपटा रहा हूँ। 

आपका वह तार मिल गया, जिसमें आपने मेरे पिछले तारके अन्तिम शब्दकों दुहरानेके 
लिए कहा है। मैं इसे कल भेजूगा, शायद कुछ और भी लिख सकूगा। अन्तिम शब्द 
था “नियक्टिक'। इसका अथथे है १३ नवम्बर। यह ए० बी० सी० कोडके पाँचवें संस्करणमें 
आया है। 

में इतवारको कम्ब्निजमें इंडियन मजलिसकी एक सभामें भाषण दूंगा।' 

स्वयसेवकोंकी सूचीसे आपको माडम हो जायेगा कि सैली और मॉड दोनों सहायताके लिए 
तैयार हैं। माताजी और पिताजी भी करू आ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे क्‍या करेगे। 
निश्चय ही यदि चाहें तो वे भी सेवा-कार्य कर सकते हैं। परन्तु मुझे नहीं रूगता कि ऐसा 
हो सकेगा। कुमारी विंटरबॉटम उसमें तन-मनसे लग गई है। 

श्री डोककी पुस्तककी समालोचना 'एडिनबरा ईवनिंग न्यूज़ में करीब २० पंक्तियोंमें 
की गई है। टाइम्स ने केवल चार पंक्तियोंमें इसकी प्राप्ति स्वीकार की है। मेरे खयालसे 
अभी कहीं अन्यत्र इसकी समालोचना नहीं हुई है। श्री मायरने इसी १२ तारीख, शुक्रवारको, 
एक सभा हमें विदाई देने और स्थितिके सम्बन्धमें मेरे विचार सुननेके लिए बुलाई है। 
इसमें लगभग ६० व्यक्ति चायपर बुलाये गये हैं। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१६२) से। 


१, देखिए “पत्र: छोडे एम्टहिलकों ?, पृष्ठ ५१२-०१४ । 
२, इस भाषणकी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । 

३. देखिए “ शिष्टमण्डलको आखिरी चिट्ठी ”, पृष्ठ ५२९ । 
४. देखिए “ भाषण $ विदाईफी-समामें ?, पृष्ठ "४०-००० | 


३३७. पत्र: अखबारोंको 


लन्द्न 
नवम्बर ५, १९०९ 
महोदय, 
द्रान्‍्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंका शिष्टमण्डल गत १० जुलाईको लब्दनमें आया था। उस 
उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोंके मामछेका संलग्न विवरण इस शिष्टमण्डलके हलन्दनमें आते ही 
तैयार किया गया था। लेकिन तब शान्तिपूर्ण समझौता करनेकी दृष्टिसे नाजुक बातचीत चल 
रही थी; इसलिए इसे प्रकाशित नहीं किया। हमें अब मालम हुआ है कि यह बातचीत असफल 
हो गई है और स्थिति जैसी थी वैसी ही है। इसलिए हमारे लिए यहाँके छोगोंकोी यह बताना 
आवश्यक हो गया है कि स्थिति क्‍या है और द्वान्सवालमें भारतीयोंके संघर्षका मतरूब क्‍या है। 
ट्रान्सवालके भूतपूर्व उपनिवेश-सचिवनें गत फरवरी मासमें, जब यह उपनिवेश ताजके 
शासनाधीन था, एक दक्षिण आफ़िकी पत्रिकारोें एक छेख लिखा था। उसमें उन्होंने इस प्रश्नका 
सही-सही खुलासा इस प्रकार किया था: 
भारतीय नेताओंकी स्थिति यह है कि वे ऐसा कोई कानून सहन न करेंगे जिसमें, 
प्रवासके सम्बन्धर्म उनको यूरोपीयोंके समान अधिकार न दिये जायें। वे यह स्वीकार 
कर लेंगे कि एशियाइयोंकी संख्या प्रशासकीय कारबाईसे सीमित कर दी जाये. , ५। 
उनका आग्रह है कि कानून समानता होनी ही चाहिए। 
स्थिति अब भी वही है। 
ट्रान्सवालके वर्तमान उपनिवेश-सचिव श्री स्मट्सने उस पंजीयन-कानूनका', जिसे लेकर 
पिछले तीन सालसे आन्दोलन चल रहा है, रद करनेका ओर द्वान्सवालमें पहलेसे आबाद 
भारतीयोंके अछावा एक निश्चित संख्यामें ब्रिटिश भारतीयोंकोी स्थायी निवासके प्रमाणपत्र 
देनेका प्रस्ताव किया है। अगर ब्रिटिश भारतीयोंका उद्देश्य केवल यह होता कि उपनिवेशमें 
उनके कुछ भाई और आ जायें तो इस रियायतमे कुछ सार माना जाता । लेकिन इस कानतकों 
रद करानेके लिए वे जो आन्दोलन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है प्रवासके सम्बन्धर्में काननी या 
सैद्धान्तिक समानता प्राप्त करना। इसीलिए कानूनी निर्योग्यताको कायम रखनेके इस प्रस्तावसे 
उनके उद्देश्यकी पूतिकी दिशामों एक कदम प्रगति भी नहीं होती। द्वान्सवालके ब्रिटिश भार- 
तीयों द्वारा अनाक्रामक प्रतिरोध जारी रखनेके बावजूद वर्तेमान कानूनमें श्री स्मट्सके हारा सुझाया 
गया ऊपरका परिवतेन किया जायेगा या नहीं, यह हम नहीं जानते । लेकिन हम इतना अवश्य 
कह सकते हैं कि जो रियायतें देनेका प्रस्ताव किया गया है, उनसे अनाक्रामक प्रतिरोधियोंकों संतोष 
नहीं होगा। भारतीय समाजने यह संघर्ष इस उद्देश्यसे शुरू किया था कि उक्त कानूनसे समस्त 
भारतपर जो कलूंक लगता है, वह दूर किया जा सके। यह एक ऐसा कानून है जिससे 
उपनिवेशीय कानूनके इतिहासमें पहली बार किसी ब्रिटिश उपनिवेशके प्रवासी कानूनोंमें प्रजातीय 
और रंग-सम्बन्धी प्रतिबन्धका समावेश होता है। इससे यह सिद्धान्त स्थापित होता है कि ब्रिटिश 
भारतीय द्वान्सवालमें सिर्फ ब्रिटिश भारतीय होनेके' कारण नहीं आ सकते। यह परम्परागत 


१. देखिए “ टान्सवाल्ब'सी भारतीयोंके मामढेका विवरण ”, पृष्ठ २८७-३०० । 
*, रजिस्ट्रेशन लॉ । 


पत्र: अखबारोंकों ७५२१ 


तीतिका सम्पूर्ण परित्याग है, अ-ब्रिटिंग है और असह्य है। यदि इस सिद्धान्तपर ब्रिटिश 
भारतीय अपनी मौन स्वीकृति दे भी देगे तो हमारा खयाल है कि वे अपने-आपकों, अपनी 
जन्मभूमिको और जिस साम्राज्यमें वे रहते हैं उसको धोखा देगे। फिर, ऐसे मामलेमें सवाल 
सिर्फ ट्रान्‍्सवालके अनाक्रामक प्रतिरोधियोका ही नही है। ट्रान्सवालके इस कानूनसे जों अपमान 
होता है उसे तमाम भारत अनुभव कर रहा है। हमें रूगता है कि साम्राज्यके इस केन्द्रीय 
भागके लोगोपर भी साम्राज्यीय परम्पराओके विपरीत उठागे जानेवाले इस अभूतपूर्व कदमका 
असर हुए बिना न रहेगा। जनरल स्मट्सका प्रस्ताव इस मामलेकों बिल्कुल स्पप्ट रूपसे सामने 
लाता है। अगर हम एक सिद्धान्तके लिए नही, बल्कि छोटे-मोटे निजी स्वार्थोके लिए लड़ रहे 
होते तो जनरल स्मट्स फौरन उनको पूरा करनेके लिये तैयार हो जाते, और तिरस्कारपूर्वक 
उन थोड़े-से सुसंस्कृत ब्रिटिश भारतीयोंके लिए निवासके अनुमतिपत्र दे देते, जिनकी हमें 
जरूरत पड सकती है। लेकिन हमारा आग्रह तो यह है कि उपनिवेशके कानूनमें जो जातीय 
कलूंक निहित है, उसे निकाल दिया जाये, इसीलिए स्मट्स एक इंच भी पीछे हटनेके लिए तैयार 
नहीं है। वे हमें सार निकालकर छुछ देना चाहते है। वे हमारे गलेसे हीनताका पट्टा हटानेसे 
इनकार करते है; हाँ, मौजूदा भद्दे पटटेके बजाय एक सुन्दर चमकता हुआ पट्टा बॉघ देनेके लिए 
तेयार है। परन्तु ब्रिटिश भारतीय इस धोखेकी टटटीमें फेंसना नहीं चाहते। वे सब-कुछ दे 
सकते है, कोई भी स्थिति मंजूर कर सकते है; लेकिन पहले यह पट्टा हटाया जाना चाहिए। 
इसलिए हम विश्वास करते हैं कि जिन दिखावटी रियायतोंकों देनेका प्रस्ताव किया जा रहा 
है, उनसे यहाँके लोग गुमराह न होंगे। वे यह न मान हछेंगे कि ब्रिटिश भारतीय इन 
रियायतोंकों मंजूर नहीं करते, इसलिए उनकी माँगें बेजा हैँ वे जिद्दी हैं, और समझदार तथा 
व्यावहारिक लोगोंकी सहानुभूति और सहायताके पात्र नही है। हमें लॉर्ड क्र से जो अन्तिम 
उत्तर मिला है, उसमें यह रुख अख्तियार किया गया है: 


लॉर्ड महोदयन आपको बता दिया था कि भारतीयोंकों प्रवेशके अधिकार या दुसरी 

बातोंके सम्बन्धर्मं यूरोपीयोंकी बराबरीकी स्थितिसें रखा जाता चाहिए, आपकी इस 

साँगको श्री स्मद्स मंजूर करनेमें असमर्थ हेँ। 

यही मूल कठिनाई है। ब्रिटिश भारतीय प्रवेशके अधिकारके सम्बन्धर्में कानूनी समानता 
चाहते हैं, चाहे कभी एक भी व्यक्ति प्रविष्ठ न हो। वे इसीके लिए लड़ रहे हैं। हमें 
ट्रान्सवालसे जो खबरें मिली है, साम्राज्यकी विविध जातियोंकों एक ही प्रभुसत्ताके आधीन 
एक सूत्रमें बाँध रखनेका औचित्य सिर्फ बुनियादी समानता है। लेकित, उनमें कहा गया है 
कि इसके लिए कुछ लोग तो अपनी जान दे देंगे। ट्रान्सवालके कानूनसे इस सिद्धान्तकी 
जड़पर ही कुठराघात होता है, और इसीलिए ब्रिटिश भारतीयोंने इसका तीव्र विरोध किया है। 

कहा जा सकता है कि द्वान्सवाल स्वशासित उपनिवेश है और अब दक्षिण आफ्रिका 
संध-राज्य बन गया है, इसलिए इस मामलेमें कोई राहत नहीं दी जा सकती; लेकिन यह तके 
तथ्योंके विरुद्ध होगा। स्थितिकी विषमताका कारण साम्राज्यके केन्द्र की गई गलती है। 
साम्राज्यके संविधानके विरुद्ध जो अपराध किया गया है, उसके लिए साम्राज्य-सरकार जिम्मेदार 
है। उसने उक्त कानूनकों उस वक्‍त मंजूर किया जब उसे ऐसा करनेका जरूरत नहीं थी 
जब उसे नामंजूर करना उसका कतंव्य था। अब वह निःसन्देह इस दुःखदायी मामछेकों 
तथ करनेके लिए बहुत व्यग्न है। लॉड क्र ने सन्‍्तोषजनक परिणाम प्राप्त करनेका प्रयत्त किया 


७५२२ सम्पूण गांधी वाड्सय 


है; किन्तु यह उन्होंने बहुत देरसे किया है। श्री स्मट्सने छॉर्ड महोदयकों इस बातकी उचित 
याद दिलाई है कि उक्त कानूनपर सम्रादकी मंजूरी मिल चुकी है। ट्रान्सवालके भारतीयोंने 
उस कानूनकों भंग करना और उसको भंग करनेकी सजा भुगतना शुरू कर दिया है; केवल 
इसीलिए उन्हें अपना पग पीछे हटानेकी न कहना चाहिए, न कहा जा सकता है। “ दवेत 
दक्षिण आफ़्रिका ” में एक राजनीतिनज्न और उच्च पदके आकांक्षीके रूपमें उनकी स्थिति 
निविवाद है। किन्तु इससे न तो ब्रिटिश लोगोंका कोई सम्बन्ध है और न भारतीयोंका 
ही। फिर वे ब्रिटिश सरकारके इस अपराधके लिए जिम्मेदार भी नहीं है। 
हम यह भी कह दें कि पिछले चार महीनोंगें गिरफ्तारियों और सजाओंमें कोई कमी नहीं 
हुई है। समाजके नेताओंका जेल जाना जारी है। जेलके कायदोंकी सख्ती कायम है। जेलका 
खाना और भी खराब कर दिया गया है। जोहानिसबर्गके प्रमुख डॉक्टरोंने गवाही दी है कि 
भारतीय कंदियोंकी मौजूदा भोजन-तालिका अपर्याप्त है। अधिकारियोंनें मुसलमान केंदियोंकी 
धामिक माम्यताओंकी उपेक्षा की है और उन्हें, जिन पवित्र रोजोंको लाखों मुसलमान साल- 
दर-साल निष्ठासे रखते चले आये हैं, उनको रखनेकी सुविधाएँ देनेसे इनकार कर दिया है। 
ऐसा पिछले! साल नहीं किया गया था। अभी हालमें साठ अनाक्रामक प्रतिरोधी प्रिटोरिया 
जेलसे छूटे है; वे क्षीण और दुर्बल होकर आये है। उन्होंने हमें यह खबर भेजी है कि 
यद्यपि उन्हें भूखों रहना पड़ा, फिर भी सरकार उनको जब गिरफ्तार करना चाहे, वे उसके 
लिए तैयार है। ब्रिटिश भारतीय संघके कार्यवाहक अध्यक्ष अभी गिरफ्तार किये गये हैं 
और तीन मासकी सख्त कैदकी सजा देकर जेल भेजे गये है। यह उतकी तीसरी जेल-यात्रा 
है। वे मुसलमान हैं। एक वीर पारसी, जो एक सुशिक्षित व्यक्ति है, नेटालकों निर्वासित कर दिये 
गये थे। वे फिर आ गये और अब छः: महीनेकी कड़ी कैदकी सजा काट रहे है। वे पाँचवीं 
बार जेले गये हैं। उनके साथ एक दूसरा भारतीय युवक भी, जो कभी स्वयंसेवकोंका सार्जेट 
था, तीसरी बार जेल गया है। उसे भी वही सजा दी गईं है जो उक्त पारसीको दी गई है। 
जेल गये हुए ब्रिटिश भारतीयोंके स्त्री-बच्चे टोकरियोंमें फल भरकर इधर-उधर फेरी लगाते 
हैं और इस' तरह अपनी आजीविका कमाते हैं, या उनकी परवरिश चन्देसे की जाती है। 
श्री स्मट्सने दक्षिण आफ्रिकाके लिए जहाजमें सवार होते समय कहा था कि उनका छॉर्ड 
क्र से ऐसा समझौता हो गया है जिससे बहुसंख्यक ब्रिटिश भारतीयोंको, जो आन्दोलनसे अत्यन्त 
ऊब गये हैं, सन्‍्तोष हो जायेगा। लेकिन उसके बादकी घटनाओंसे उनत्तकी भविष्यवाणी 
बिल्कुल गरूत साबित हुई है। 
आपके, आदि, 
मो० क० गांधी 
हाजी हबीब 
| संखग्तपत्र | 
वकक्‍तव्यका सारांश 
ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय पिछले ढाई सालसे अकथनीय कष्ट भुगत रहे हैं। उनका 
उद्देश्य है: 
ट्रान्सवालके एशियाई पंजीयन अधिनियम (१९०७ के कानून २)को रद कराना। 
कामूनके निर्माता उसे उपनिवेशमें रहनेके अधिकारी ब्रिटिश भारतीयोंकी शिनाख्त 


पत्र : अखबारोंकों ७२३ 


करनेकी कारवाई मात्र बताते हैं; किन्तु ब्रिटिश भारतीय खुद उसे अत्यन्त आपत्ति- 
जनक मानते है। क्योंकि वास्तवमे ---- 


(१) इस कानूनसे उनकी धामिक भावनाओंकों चोट लगती है और कई 
तरहसे उनका अपमान होता है; और 

(२) बादकी तारीखके एक दूसरे कानूनके साथ (जो प्रवासी अधिनियम 
कहलाता है) मिलाकर पढ़नेसे यह भारतीयोंके प्रवासके मार्गमें, चाहे ये भारतीय 
कितने ही सुसंस्कृत क्‍यों न हों, उनकी जाति और रंगके कारण एक अलूध्य 


रुकावट पैदा करता है। 


वे जो राहत चाहते है, वह पंजीयन कानूनको रद करने और प्रवासी कानूनके छोटे-से 
संशोधनसे, उपनिवेशमें ब्रिटिश भारतीयोंकी बाढ़ रोकनेकी नीतिको खतरेमें डाले बिना, 
आसानीसे दी जा सकती है। कानूनको रद करते और संशोधतकी कार॑वाईका क्रियात्मक 
प्रभाव होगा जातीय अपमानका निराकरण और उससे शायद कुछ थोड़े-से नवागन्तुक 
भारतीय ही प्रवेश कर पायेंगे, जिनकी यहाँ आबाद भारतीय समाजकी आध्यात्मिक और 
बौद्धिक आवश्यकताएँ पूरी करनेके लिए जरूरत है। 

द्रान्सवालमें वास्तवमें इस समय जो भारतीय रहते हैं, उनकी संख्या लगभग ५,००० है। 

ट्रान्सवालमें अधिवास-प्राप्त भारतीय आबादी करीब १३,००० है। 

इस अन्तरका अर्थ यह है कि लगभग ८,००० भारतीय फिलहाल ट्रान्सवालसे भगा 
दिये गये हैं, क्योंकि वे इतने कमजोर हैं कि जेल जीवनके झारीरिक कष्टोंकोी सहन नहीं 
कर सकते। । 

२,५०० से ज्यादा ब्रिटिश भारतीय द्वान्सवालकी जेलकों सुशोभित कर आये हैं। इनमें से 
१५० के सिवा बाकी सबको सपरिश्रम कारावासकी सजाएँ दी गई हैं। ये सजाएँ चार दिनसे 
लेकर छः: मास तक की कड़ी कैदकी थीं। इस संघर्षमें सैकड़ो भारतीय बर्बाद हो चुके है। 
कितने ही परिवारोंका भरण-पोषण जनताके चन्देसे किया गया है, क्योंकि परिवारके कमाऊ 
लोग ट्रान्सवालकी जेलोंमें बन्द हैं। बूढ़े और जवान सभी भारतीयोंने कद भुगती है और अब 
भी भुगत रहे हैं। कितने ही नेता इस समय जेलोंमें हैं। इनमें ब्रिटिश भारतीय संघके मुस्लिम 
अध्यक्ष और एक पारसी सज्जन भी हैं, जो समस्त दक्षिण आफ़िकामें अपनी दानशीलताके 
लिए प्रसिद्ध है। बाप और बेटोंने साथ-साथ कद भोगी है। लगभग साठ भारतीय भारतको 
निर्वासित कर दिये गये हैं। वे जब वहाँ उतरे तब उनके पास न एक पैसा था और न 
कोई सित्र । 

द्रान्सवालके कुछ उदारमना यूरोपीयोंके एक दलने, जिसमें ट्रान्सवालके संसद-सदस्य 
श्री डब्ल्यू० हॉस्केल भी' हैं, न्‍्याय-प्राप्तिके लिए अपनी एक समिति बना छी है। 

हिन्दू और मुसलमान, पारसी और सिख कन्धेसे-कन्धा मिलाकर लड़ रहे है। आजका 
संघर्ष अपने तीस करोड़ देशवासियोंकी सम्मान-रक्षाके लिए जारी रखा जा रहा है और वह 
बिल्कुल विःस्वार्थ है। कष्ठ भुगतनेवाले लोगोंको अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करता है। 

भारतीयोंका कहना है कि ट्रान्सवालके उपनिवेश-सचिव जनरल स्मदस १९०७ के एशियाई 

पंजीयन कानूनको रद करनेके लिए वचनबद्ध हैं। यदि यह कानून वापस ले लिया जाता, 
तो शिक्षित-भारतीयोंका प्रदव अपने-आप हल हो जाता, क्योंकि इसके बिना ऊपर कहे हुए 


७२४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


प्रवासी कानूनसे उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंके प्रवेशमें कोई रुकावट नहीं होती। जनरल 
स्मट्सका कहना है कि उन्होंने श्री गांधीसे इस कानूनको रद करनेके सम्बन्धर्मं बातचीत 
की थी, लेकिन कोई निश्चित बचन देनेकी बात उनको याद नहीं आती। श्री गांधीने हलूफ- 
तामा दाखिल किया है कि ऐसा वचन दिया गया था और अपने कथनके समर्थन्में लिखित 
प्रमाण भी पेश किये हैं। जनरल स्मट्सका कहना है कि भारतीयोंकी माँगें क्रियात्मक रूपमें 
पूरी हो गई, क्योकि उनकी इच्छा पजीयन कानूनकों अमल-बाहर मानकर चलनेकी है; 
वे इसके लिए तैयार है कि शिक्षित भारतीय अनुमति छेकर और अस्थायी अनुमतिपत्रोंसे 
प्रवेश करे और इन अनुमतिपन्नोंकी अवधि समय-समयपर बढ़ाई जाती रहेगी। भारतीयोंकी 
मान्यता है कि उक्त कानूनकों रद करवाना उनका महत्त्वपूर्ण दायित्व है और यदि यह 
कानन अमलरू-बाहर है तो इससे सरकारकों कोई लाभ नहीं हो सकता । उनका यह भी कहता 
है कि शिक्षित भारतीयोंका अनुमति लेकर प्रवेश करना बेकार है, क्योंकि यह आन्दोलन कुछ 
व्यक्तियोंके प्रवेश प्राप्त करनेके लिए नहीं, बल्कि जातीय सम्मानकी रक्षाके लिए किया जा 
रहा है। इस अनावश्यक कानूनी जातीय विर्योग्यतासे स्थिति इतनी अपमानास्पद हो जाती है 
ओर यह समस्त भारतीय जातिके लिए कष्ठका स्थायी स्रोत बन जाती है। यह कानून 
'उपनिवेश्ञोंके इतिहासमें इस ढंगका पहला कानून है। किसी भी दूसरे स्वशासित उपनिवेशमें 
ऐसा कानून नहीं है जिसमें ऐसा जातीय अपमान हो, जिसे छॉर्ड मॉलेने “दुष्टतापूर्ण प्रतिबन्ध' 
कहा है। 

ब्रिटिश भारतीयोंकी इच्छा यह नहीं है कि उनके देशवासी द्रान्सवालमें अन्धाथुन्ध भर 
जायें। उनका निवेदन यह है कि प्रवासी कानूनके उचित अमलरूसे थोड़े-से भारतीयों -- 
उदाहरणार्थ प्रति वर्ष छः उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयों -- के अतिरिक्त सब उपनिवेश्ञमें प्रविष्ट 
होनेसे रोक दिये जायें। केप, आस्ट्रेलिया और दूसरे उपनिवेक्षोंने एशियाइयोंके प्रवासका 
प्रशत जातीय कानूनका सहारा लिये बिना ही तय कर लिया है। 


छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नकल (एस० एन० ५१८०) से । 


३३८० पत्र; उपनिवेद्-उपसन्त्रीकों 


| लत्दन | 
नवम्बर ६, १९०९ 
महोदय, 


मुझे आपका इसी ३ तारीखका पत्र, संख्या ३४५१९/१९०९, प्राप्त करनेका सौभाग्य 
मिला। यह अत्यन्त खेदजनक बात है कि अरे ऑफ़ क्र प्रवासके सम्बन्धमे उस सैद्धास्तिक 
समानताको मंजूर करानेकी आशा नहीं बँधा सकते जिसकी माँग ब्रिटिश भारतीय करते हैं। 
यह सैद्धान्तिक समानता अबतक सारे उपनिवेश्ञोंमें मान्य रही है और, सादर निवेदन है कि, 
एकमात्र इसके कारण ही एक प्रभुसत्ताके अधीन विश्वकी विभिन्न जातियोंके एकीकरणका 
ओऔचित्य सिद्ध हो सकता है। इस स्थितिको जनताके सामने रख देने और द्वान्सवाल लछौट 


१. देखिए परिशिष्ट ३१ | 


पत्र : टान्तवालके विटिश भारतीयोंकों ७५२७ 


जानेके सिवा मेरे और मेरे साथीके लिए अब कुछ करना शेष नहीं रहता। परन्तु यह प्रश्न 
साम्राज्यीय महत्त्वका प्रइन है, यह देखते हुए में और मेरे साथी सम्मानपूर्वक आशा 
करते हैँ कि श्रीमान्‌ अब भी ट्रान्सवालके प्रवासी कानूनोंमे मौजूद अपमानजनक रंग-सम्बन्धी 
प्रतिबन्धको दूर करानेके लिए अपने प्रभावकों काममे छायेंगे।' 

आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफिप्त रेकर्ड्स २९१/१४२ और टाइप की हुई दफ्तरी अग्नेजी प्रतिकी 
फोटोनकल (एस० एन० ५१६४); से भी । 


३३९, पत्र: दान्सवालके बिटिश भारतीयोंकों" 


| लन्दन 
नवम्बर ६, १९०९ | 


हमें, ब्रिटेत के लोगोंको, आपकी ओरसे यहाँ काम करनेवाले व्यक्तियोंस आपकी उन 
मुसीबतों और दिक्‍कतोका पता चला है, जिन्हें आप ब्रिटिश झण्डेके नीचे भोग रहे है। आप 
अपनी प्रजाति (रेस) और मातृभूमिकी मान-रक्षाके लिए लड़ रहे है, इसकी हम प्रशंसा करते 
हैं। हमारे खयाल्‍रूसे द्रान्सवाल सरकारकों उन ब्रिटिश प्रजाजनोंपर, जो उनसे भिन्न प्रजातिके 
और भिन्न रगके हों, रंग या प्रजातिके आधारपर उपनिवेशमें आनेकी रोक छगानेका कोई 
हक नहीं है। इसे हम उस साम्राज्यकी, जिसमें आप और हम रहते हैं, परम्पराओंके विपरीत 
मानते है। आपने जो नरम रुख अख्तियार किया है, हम उसकी सराहना करते हूँ, क्योंकि जहाँ 
आप स्वभावतः अपने जातीय सम्मानको नविष्क॑ंछक बनाये रखनेपर जोर देते हैं, वहाँ आप 
ट्ान्सवालके उपनिवेशियोंकी भारतीय प्रवासको नियन्त्रित और सीमित करनेकी इच्छाका विरोध 
तहीं करते | लेकिन आप चाहते हैं कि यह कारंवाई सामान्य और अप्रजातीय काचूनके अन्तर्गत 
और ऐसे आथिक आधारपर की जाये जो उपनिवेशियोंकों उचित प्रतीत हो। 

आपने अपती शिकायतें दूर करानेका जो तरीका अपनाया है वह धर्मको जीवनकी पथ- 
प्रदर्शक शक्ति माननेवाले हम छोगोंको अच्छा छगरा है। आपने अपनी स्थितिको मजबूत करने 


१. नवम्बर ९ को लिखे एक आलेखसे उपनिवेश-कार्याल्यपर हुई प्रतिक्रियाका पता चल जाता है। गांवीनीका 
पत्र पानेपर उपनिवेश कार्यालयने ट|न्सवाल सरकारकों एक तार भेजा था | देखिए परिशिष्ट ३३ । 

२. इसका मसविदा गांवीजीने तैयार किया था | यह ५ तारीख तक तैयार हो चुका था, क्योंकि 
अगछे दिन होनेवाली सभामें कार्यक्रम और मसविदा विचारार्थ प्रस्तुत किये जानेवाके थे । देखिए “पत्र : एच० एसु० 
एल० पोलकको ”, पृष्ठ ७५१८ । यह ब्रिटेनके जो छीग अनाक्रामक प्रतिरोध आन्दीरूनसे तहानुभूति रखते थे उनकी 
ओरसे “ दान्सवालके तिटिश भारतीय भाश्यों और बहनोंको ” लिखा गया था । श्सपर खर्य॑सेवकोके एक दल्ने 
उन लोगकि दस्तखत करवाये थे । 


७२६ सग्यूणे गांधी वाडमय 


और अधिकारियोंकों अपने उद्देश्यके न्‍्यायोचित होने और अपनी माँगकी सचाईका विश्वास 
दिलानेसे हिसा और शरीरबरूका सहारा नहीं लिया है, बल्कि उस कानूनको, जिसे आप 
उचित ही अपनी अन्‍्तरात्माके विरुद्ध समझते है, माननेसे बहादुरीके साथ इनकार करके स्वयं 
कष्ट सहा है और कानूनकी अवज्ञाके फलस्वरूप मिलनेवाले दण्डको स्वीकार करके आपमें से 
२,५०० लोग अबतक जेल जा चुके हैं। ये सजाएँ छः: महीने तक की और ज्यादातर सख्त 
कैदकी थीं। आपमें से कुछ लोग कंगाल हो गये है। स्त्रियोंने घैर्यपर्वके अपने पतियोंका 
वियोग सहा है और उनकी हालत करीब-करीब भूखों मरनेकी हो गईं है। आपके व्यापा- 
रियोंने अपना साल बिक जाने दिया है और अपने लेनदारोंको माल ले जाने दिया। इस 
तरहके कष्ट सहकर आप विश्वके विभिन्न धर्मोके महान आचायेकि सच्चे साहसका परिचय दे 
रहे है। हमें आपसे सहानुभूति है। कहनेका आशय यह है कि हमारा समस्त जीवन साक्षी 
रहेगा कि हम कितने सच्चे दिलसे चाहते है कि यह संघर्ष जारी रखनेके लिए आपको बल और 
साहस प्राप्त हो। आपके प्रति अपनी सहानुभूतिकों व्यक्त करनेके लिए हम इस पत्रपर अपने 
हस्ताक्षर कर रहे हैं। आपके कष्ट दूर करनेके लिए जितना घन देना हमें जरूरी लगता है 
उतना धन भी दे रहे है। हमें आशा है कि द्वान्सवालके अधिकारी और लन्दनके अधिकारी 
भी अपनी आँखें खोलेंगे और तुरन्त सहायता प्रदान करेगे। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिमसियन, ११-१२-१९०९ 


३४०. दशिष्टमण्डलकी आखिरी चिद॒ठी' 


[ नवम्बर ६, १९०९ के बाद | 
लछॉड क्र का उत्तर 
अब सब दिनके उजाले-जेसा साफ दिखाई देता है। छॉर्ड क्र ने स्पष्ट उत्तर दे दिया 
है। उन्होंने लिखा है: 

श्री स्मट्स दो बातें स्वीकार करते हूँ: १९०७ का कानून २ रद कर दिया 
जायेगा और हर सार छः शिक्षित एशियाइयोंको स्थायी निवासीके रूपमें यहाँ आने 
दिया जायेगा। आप स्वीकार करेंगे कि यह जो वे देना चाहते हैं, आगेकी ओर एक 
कदम मात्ता जायेगा; क्योंकि इससे कानूनकों बदछनेका जो असर होना चाहिए वह तो 
हो जायेगा। लेकिन आप जो भारतीयोंकों कानूनमें यूरोपीयोंके बराबर हक देनेकी 
माँग करते हैं, उस भाँगके मंजूर होनेकी आशा छॉड्ड क्र नहीं दिका सकते। १६ 
सितम्बरकी भेंटमें लॉर्ड क्र ने आपसे कहा था कि प्रवेश और अन्य बातोंके सम्बन्धमें 
भारतीयोंकोीं यूरोपीयोंके बराबर हक देनेकी माँग श्री स्मट्स मंजूर नहीं कर सकते। 


१. यह इंडियन ओपिनियलमें इन शीषकोंसे छपा था, “ इंग्लेंडमें किया गया काम : अखबारोंकों विस्तृत 
पत्र ; लद़ाईमें मदद प्राप्त करनेके लिए स्वयंसेवक |?” 
२. पूर्ण पाठके लिए देखिए परिशिष्ट ३११ । 


शिश्मण्डलकी आखिरी चिट्ठी ७२७ 
शिष्टमसण्डछका उत्तर 
इस पत्रका उत्तर शिष्टमण्डलने नीचे लिखे अनुसार दिया है: 
टिप्पणी 


अब सब भारतीयोंको समझ लेना चाहिए कि यह लड़ाई किस लिए लड़ी जा रही है 
और कितनी बड़ी है। हम सारे भारतका बोझ उठा रहे है। ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। 
अगर हम यह मंजूर कर ले कि यूरोपीय और हम बराबर नहीं है तो फिर स्मट्स, हम 
जो कुछ माँगे, देनेके लिए तैयार है। लेकिन वे कानूनमें यह बात जरूर रखना चाहते हैं 
कि हम गोरोंके बराबर नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश नीति और मानवीय सिद्धान्तोंकी जड़पर 
कुल्हाड़ी मारी है। हमने यह चोट अपने ऊपर झेल ली है, क्योंकि हम इन सिद्धान्तोंकी रक्षा 
करना चाहते हैं। अगर इस मूलपर कुल्हाड़ी लगती है तो ब्रिटिश राज्य व्यर्थ है और 
ट्रान्सवालमें या दक्षिण आफ़िकामें ब्रिटिश भारतीयोंका रहता गुलामी है। छेकिन हमें कोई 
भी हमारी मर्जीके बिना गुलाम नहीं बना सकता। अगर हम उसके सिद्धान्तोंकोी न मानें, 
उसकी आज्ञाका पालन न करें तो हम गृूलाम नहीं रहते। पहले जमानेमें लोग मार-मारकर 
गुलाम बनाये जाते थे; अब फुसलाकर गुलाम बनाये जाते हैं। पहला जमाना अच्छा था, 
वयोंकि उसमे सब सड़ाँध सतहपर तैर आती थी। इससे छोग देख सकते थे और उससे 
उन्हे घुणा हो जाती थी। गुलाम भी जब कष्ट सहन न होता तो भाग जाते थे या मर जाते 
थे। अब हमें लालच देकर गुलामीमे फेंसाया जाता है और हम इस गुलामीको मंजूर कर लेते 
है, और जानते भी नहीं कि यह गुलामी है। हम दक्षिण आफ़िकामोें ऐसी दकशामें रहना नहीं 
चाहते, इसलिए सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ रहे है। सरकार यह बात जानती है कि अगर हम 
उसके गुलाम बनानेके प्रयत्नोंकी असफल कर देंगे तो हमारे लिए दूसरी बातें आसान हो 
जायेंगी। अगर हम इस बातकों न जानते हों तो हमें इसे अब जानना चाहिए। हम सच्चे 
मताधिकारकी लड़ाई लड़ रहे है। हम यह दिखा रहे हैँ कि एक राष्ट्र बननेकी आकांक्षा 
रखनेवाले लोगोंमें जो संभावनाये और भावना होनी चाहिए, वह हममें है। 

इसके अतिरिक्त हम केवल ट्वान्सवाल [ सरकार ] से ही नहीं लड़ रहे है; बल्कि साम्राज्य 
सरकारसे भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उसीने यह कानून' मंजूर किया है। 'कानूनमें बराबरीके 
हककी माँग छोड़ो तो तुम्हें मुहमाँगा मिलेगा,” इसका अर्थ तो यह है कि “तुम गुलामीका 
पट्टा लिख दो तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा।” यह तो ऐसी ही बात हुई, 
मानो जर्मन अंग्रेजोंसे कहें: “तुम हमारे आधीन हो जाओ तो तुमसे अच्छा व्यवहार किया 
जायेगा ।” अंग्रेज इसका उत्तर यह देंगे: “ हमें तुम्हारे अच्छे व्यवहारकी जरूरत नहीं है। हमें 
अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेमें दुःख भी हो तो वह भी हमारे लिए सुख है। ऐसा ही 
उत्तर हम तीन बरससे दे रहे हैं और आशा है, सदा देते भी रहेगे। यह लड़ाई प्रवासके 
सम्बन्धमें कानूनमें बराबरीका हक छेनेके लिए लड़ी जा रही है। उस हकको लेनेके लिए 
फकीरी तो बहुत लोगोंने ली है और उसे लेनेफके लिए हम प्राण भी दे देंगे। में यह माने 
लेता हूँ कि जो शूर रणमें उतरे है वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। प्रत्येक भारतीयको स्वयं याद 


१, इसके प/ठ्के लिए देखिए “ पत्र: उपनिवेश उपमन्त्रीको ”, पृष्ठ ७२४-*%०ण । 
२. सन्‌ १९०७ का एशियाई पंजीयन अधिनियम, क्र० २ । 


सम्पूणे गांधी वाड मय 


रखना चाहिए कि इसका उपाय केवल हमारे हाथमें है, ब्रिटिश सरकार या ट्रान्सवाल 
सरकारके हाथमे नहीं। उनके सामने सब तथ्य विधिवत्‌ पेश करना और उनको समझाना 
हमारा काम है। लेकिन हमे यह न भूलना चाहिए कि अपने बलके सिवा दूसरा बल कभी 
काम न देगा। 
भावना 

एक ओर मुझे छॉड्ड क्र की चिट्ठी मिली और दूसरी ओर अखबारोंमें मेरे लड़के हरि- 
लालके जेल जानेका तार समाचारपत्रोंमें छपा। इससे मुझे निःसन्‍्देह प्रसन्नता हुई। मुझे यह 
जरा भी अच्छा नहीं छूग रहा था कि जब बहुत-से भारतीय गिरफ्तार हो गये हों तब मेरा 
बेटा और में जेलके बाहर रहें। तभी यह तार आ गया। कुमारी पोछक इस सम्बन्धमें मेरी 
भावनाकों समझती हैं; इसलिए उन्होंने मुझे यह खबर देते हुए बधाई दी। यद्यपि मैं जानता 
हूँ कि इससे उस बालककों कष्ट होगा; फिर भी में उस खबरका स्वागत करता हूँ । इसमें उसका 
हित है, मेरा भी हित है और जातिकी सेवा है। यह ईश्वरकी आज्ञा भी है। नागप्पन ! तुम 
भी तो बालक ही थे। तुमने अपने देशके लिए अपनी बलि दे दी। मैने इसमें तुम्हारे परि- 
वारका कल्याण माना। में यह मानता हूँ कि तुम मरकर अमर हो गये हो। अब मे अपने 
बेटेके जेल जानेपर क्‍यों घबरा जाऊं? उसके साथी फिर जेल चले गये है। इसमें उनका 
कोई स्वार्थ नहीं है। फिर भी वे जेलका दुःख भोग रहे हैं। में यह नहीं मानता कि इस' 
दुःखके बदले सुख न मिलेगा और हमारी प्रतिज्ञाके अनुसार कानून रद नहीं होगा। मुझे आशा 
है कि कोई भी भारतीय ऐसा मावनेकी कायरता नहीं दिखायेगा। 


इक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंसे 


मैं समस्त दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंसे कहता हूँ कि यह लड़ाई केवल ट्रान्सवालकी नहीं 
है। यह आप सवकी है। इसलिए आप सब लड़नेवालोंको पूरी हिम्मत बँधायें। श्री अव्दुल 
कादिर और श्री आमद भायात यहाँका रंगढंग देखकर गये हैं; मैं उनसे कहता हूँ कि लोगोंकों 
यथाशक्ति' उत्साहित करना उनका कतेंव्य है। इस छड़ाईमें सभी मदद कर सकते हैं; कोई 
अपने शब्दोंसे, कोई अपने धनसे और कोई जेल जाकर । मुझे आशा है कि सभी ऐसा करेंगे। 

हमारे रवाना होनेमें एक ही हफ्ता बाकी है। और इस बीच' बहुत सारे काम निबटाने 
हैं। छपघा विवरण तैयार है, उसे अभी सब जगह भेजना है। उसके साथ पत्र भी लिखा है। 
वह इस प्रकार है: 

आशा है, यह पत्र अखबारोंमें प्रकाशित किया जायेगा। 

इं/डियन यूनियन सोसाइटी 

इंडियन यूनियन सोसाइटीकी बैठक शनिवारकों हुईं। इसमें भारतीयों और यूरोपीयोंके 

सामने लड़ाईकी पूरी स्थिति रखी गई। इसका संक्षिप्त समाचार स्थानीय अखबारोंमें छपा है। 


१, शिष्टमण्डल इंग्लेंडसे १३ नवम्बरफों रवाना हुआ था । 
२, इसके पाय्के लिए देखिए “पत्र अखबारोंकीं ”, पृष्ठ ७५१०-२२ । 


शिष्टमण्डलकी आखीरी चिट्ठी ७५२९ 


लन्दनके भारतीयोंकी समा 
गत मंगलवारको यहाँ रहुनेवाले भारतीयोंकी सभा हुई थी। इस सभामें चालीस-पचास 
भारतीय आये होंगे। उनके सामने श्री हाजी हबीब, श्री आंगलिया और मैने भाषण दिये। 
मेने माँग की कि कुछ भारतीय स्वयंसेवक बनें और घर-घर जाकर एक सहानुभूति-पत्रपर' 
हस्ताक्षर करायें। लोग पत्रपर हस्ताक्षर करनेके साथ-साथ जितना चाहें उतना पैसा भी दें, जो 
कमसे-कम एक फादिग हो। ऐसे हजारों हस्ताक्षर प्राप्त हो सकते हैं। उनका असर ब्रिटिश 
सरकार और दूसरोंपर हुए विना न रहेगा। इस माँगकों स्वीकार करके लगभग २० भारतीयोंने 
तत्काल ही अपने नाम दिये। यह एक बड़ी बात है। इसकी जड़ें गहरी जा सकती हैं। और 
यदि सब स्वयंसेवक पूरी ईमानदारीसे काम करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऐसी 
हालतमें यदि एक ओर भारतमें और दूसरी ओर इंग्लैडमें जोरोंसे काम चले और हम 
ट्रान्सवालमें उत्साह बनाये रखें तो वहुत श्वीघत्र लड़ाईका अन्त हो सकता है। बादमें कुछ 
यूरोपीयोंके नाम भी मिके । कुल मिलाकर ये नाम मिले हैं: 
सर्वेश्री जी० सी० वर्मा, एस० पी० वर्मा, एफ० लछालन, जे० पी० पटेल, के० अमीद, 
एन० द्वारकादास, डी० सी० घोष, एच० एम० बोस, जी० एच० खान, अब्दुल हक, एस० मंगा, 
ए० हाफिजी, बी० सहाय, एच० आर० विलिमोरिया, डी० सिंह, बी० प्रसाद, हुसेन दाउद, 
ए० एच० गुल, आर० जी० मृसिफ, एम० के० आजाद, पी० बनर्जी, ए० मैन और एच० 
ई० चीजमेन। निम्न महिलाएँ भी हैं : कुमारी एफ० विंटरबॉटम, श्रीमती जी० नाग, श्रीमती 
पोलक, श्रीमती दुबे, कुमारी हुसेन और श्री पोलककी पुत्रियाँ। 


अखबार निकफालनेका सुझाव 


इसके अछावा ऐसा विचार भी है कि जबतक लड़ाई चलती है तबतक यहाँ एक 
छोटा-सा अखबार निकाला जायें। इस अखबारमें दक्षिण आफ्रिका और भारतसे प्राप्त समा- 
चारोंका सार छापा जाये और यह अखबार अनेक स्थानोंमें बेचा जाये। ऐसा निश्चय किया 
गया है कि यह तभी निकाला जाये जब इसका खर्च यहींके गोरे उठायें । इसको चलाना 
गोरोंका कर्तव्य है। और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। दिक्कत यह आती है कि श्री रिचको 
इतनी फुरसत नहीं है और इनकी तरह काम करनेवाला कोई दूसरा इस समय है नहीं । उनके 
मातहत काम करनेवाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जरूरत किसी ऐसे व्यक्तिकी है जो अपना सारा 
वक्‍त उसमें छगा दे। ऐसा व्यक्ति मिले, तभी अखबार निकल सकता है। 


मायरकी सहायता 


अन्तमें, प्रख्यात पादरी श्री मायरने, जो कुछ समयके लिए जोहानिसबर्ग आये थे, अपने 
खर्चसे एक चायपार्टीका आयोजन किया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग हम दोनोंसे मिल 
सकें। पार्टीमें उन्होंने लगभग ६० लोगोंको बुलाया है। उसमें सब मामरछा समझाया जायेंगा। 
समारोह शुक्रवार, १२ तारीखको होगा। अब चारों ओर ऐसा सब हो रहा है। किन्तु, इसका 
असर कितना होगा, यह हमारी हिम्मतपर निर्भर है। श्री मायरके अन्तिम शब्द ये थे : “ हम 


१, देखिए पिछला शीषक ! 
२. देखिए “ भाषण : विदाई समामें, ” पृष्ठ ए४ण-७० । 
३. गांधीजी २४ सितम्बरकों दोपहरंके भोजनपर रेवरेंड मायरसे मिले थे । 


शत 


५३० सम्पूण गांधी वाडमय 


(अग्रेज) आपकी बहुत सहायता नहीं कर सकते। आपको कष्ट सहने होंगे, आपको जेल जाना 
पड़ेगा । ऐसा करनेपर और जब भारत जगेगा तभी, इसका अन्त होगा। आप याद रखिए कि 
इसके बिना कुछ नहीं होगा। में तो, जो मुझसे हो सकेगा, करूँगा ही। यह कहना ठीक ही 
है। दूसरे लोग हमारे लिए कुछ कर देंगे, यह मान बैठना अमपूर्ण है। 

डॉ० कुमारी जोशी और श्री महस्करने लड़ाईके लिए तीन-तीन पौंड दिये हैं। 
श्री गोकुलभाई दलालनें १० शिकलिंगकी रकम भेजी है। डॉ० जोशीने [ इंडियत ओपिनियन के | 
सम्पादकको पत्र भी लिखा है। 

[ गृजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ४-१२-१९०९ 


3४१. लब्दन 
[नवम्बर ८, १९०९ के पूर्व 


ज्ियोंके मताधिकारके लिए आन्दोलन करनेवाली महिलकाएँ 


मुझे तो छगता है कि इस समय स्त्रियाँ मताधिकार लेनेके लिए जो लड़ाई चला रही 
हैं, वह हमारे लिए अधिकसे-अधिक उपयोगी है। उसका महत्त्व दक्षिण आफ्रिका और भारत, 
दोनोंके लिए है। हमें उनकी बहुत-सी बातोंका अनुकरण करना चाहिए, और बहुत-सी बातें 
छोड़ देती चाहिए। वे हमारी ही भांति मानती हैं कि उन्तके हक मारे जा रहे हैं। उनको 
[ पुरुषोंसे | हीन माना जाता है। उनकी लड़ाई हूम्बे असेसे चर रही है। उनमे भी दो पक्ष 
हैं --+ एक कमजोर और दूसरा ताकतवर। उनमें और हममें अन्तर यह है कि वे सत्याग्रही 
नहीं हैं, बल्कि शरीर-बलकी पूजा करनेवाली हैं। 

उनकी वीरता, उनकी एकता, उनकी धत्त-त्याग करनेकी वृत्ति और उनकी बुद्धिमत्ता, 
सभी तारीफ करने और अनुकरण करने छायक है। वे पत्थर फेंकती हैं, दूसरोंको कष्ट देती 
हैं और मर्यादाका अतिक्रमण करती है--ये सब छोड़ने लायक हैं। ऐसी तीन घटनाएँ! अभी 
हालमें हुई हैं। मंचेस्टर जुललमें एक स्त्रीकों जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था। इसलिए 
उसने ऐसी यूक्ति की जिससे [ कोठरीका | दरवाजा खोला ही न जा सके। इसपर अधि- 
कारियोंने उसके ऊपर बम्बेसे पानी छोड़ा; उसने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। इस स्त्रीकी 
बहादुरी सच्ची बहादुरी है; छेकिन उसने उसका अनुचित उपयोग किया। जो कष्ट सहन 
करनेके लिए बैठे हैं, उनसे ऐसा होगा ही नहीं। इसमें उसका उद्देश्य जेलसे छुटना था। 
वह पूरा हो गया लेकिन इससे स्त्रियोंको अधिकार तो नहीं मिला। जब बम्बेसे पानी छोड़नेकी 
बात फैली तब उस स्त्नीको रिहा करनेका हुक्म दे दिया गया। 

यहाँके एक हलकेमें कॉमन्स सभाके लिए सदस्यका चुनाव किया जा रहा था। दो स्त्रियाँ 
मतदानपत्रोंकी' खराब करनेके इरादेसे निकलीं। उन्होंने कागज जलानेका तेजाब अपने 


हे « ईनमें से पहली दो घटनाओंकी खबरें ६-११-१९०९ के इंडियन ओपिलियनके ग्युजराती स्तम्भोंमें 
छपी थीं । 


ल्न्द्न ७३१ 


साथ ले लिया था। वे किसी युक्तिसे मतदान-केन्द्रमें घुस गईं और वहाँ उन्होंने वह तेजाब 
उड़ेल दिया । उससे ज्यादा कागज तो खराब नहीं हुए; लेकिन उनमें से एक स्त्रीकी हरकतसे 
एक अधिकारीकी आँखकों बहुत नृकसान पहुँचा। यह बहुत ओछा काम है। उसकी 
निन्‍्दा सभी कर रहे हैं। फिर भी उनके संघने इसका दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। 
इन स्त्रियोंपर अब मुकदमा चलाया जा रहा है। 

एक जगह जो डॉक्टर जबरदस्ती खाना खिलाता था, उसके घरके किवाड़ोंके काँच 
तोड़ दिये गये। इसका उद्देश्य डॉक्टरकी सम्पत्तिको हानि पहुँचाना ही था। इसमें डॉक्टरका 
क्या कसूर था ? वह तो अधिकारी था; इसलिए उसने वह काम अपने जिम्मे छिया था। 
ये सब [ निस्सन्देह | हिम्मतके काम हैं; लेकिन सिर्फ हिम्मतसे कहीं अधिकार नहीं मिलते। 
हिम्मतका उपयोग अच्छा होना चाहिए। 

मुझे हालमें ही मालूम हुआ है कि मताधिकारका आन्दोलन करनेवाली स्त्रियोंके चार 
अखबार निकलते हैं --- तीन साप्ताहिक और एक मासिक | उनके संघकी एक शाखाने निश्चित 
अवधिसे पहले ही ५०,००० पॉंडकी निश्चित रकम इकट्ठी कर ली; इसलिए अब वे 
१,००,००० पौंड इकट्ठे करनेका विचार कर रही हैं। उनका अपना बैंड अरूग है और 
उनके पतन्नोंका अपना चित्रकार भी अहुग है। संघकी शाखाओंकी बेठकें सप्ताह-भर कहीं-न-कहीं 
होती ही रहती है। अभी मताधिकार मिलनेकी कोई आशा नहीं, लेकिन वे हार नहीं मान 
रहीं हैं, लड़ती ही जा रही हैं। उतका यह उत्साह मामूली नहीं है। 


बजद 


कॉमन्स सभामें बजटपर छ: महीने तक बहस चली। अब बजठका बिल मंजूर हो गया 
है, और सोमवारको छार्ड-सभामें जायेगा। उसपर बहुत विवाद होनेकी सम्भावना है। 
बहुत-से लोगोंका खयाल है कि लॉडे-सभा बजटको नामंजूर कर देगी। ऐसा हुआ तो जनवरीमें 
नये चुनाव होंगे। बहुत-से लोग यह मानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो भी उदार दल ही 
जीतेगा। इंग्लैंडके लोग फिलहाल तो इस, काममें व्यस्त है। उनको दूसरी बात सूझती 
ही नहीं, क्योंकि कॉमन्स सभा और लॉडे-सभामें बड़ा संघर्ष चल रहा है। सदस्य एक 
दूसरेकों गालियाँ देते हैं और एक-दूसरेकों झूठा मानते हैं। बस, इतनी ही कसर है कि 
मारपीट नहीं करते। मारपीट नहीं करते तो भरूसनसाहतके कारण नहीं, बल्कि इसलिए 
कि उस रास्तेसे दोनोंमें से किसीको भी फायदा नहीं। लेकिन यह बात तो बिल्कुल साफ 
है कि कोई भी दर अपना झगड़ा तय करानेके लिए किसी तीसरेकों न बुलायेंगा। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-१२-१९०९ 


३४२. भेंठ: रायटरके प्रतिनिधिको' 
| लन्दन 
नवम्बर ९, १९०९ | 


श्री गांधीने रायटर-एजेंसीके प्रतिनिधिके भेंट करनेपर श्री स्मटसके साथ बातचीत असफल 
होनेपर निराशा प्रकट की। लॉर्ड क्र से ट्रास्सवाल सरकारसे एशियाई प्रइनपर समझौता करानेके 
जो प्रयत्व किये, श्री गांधीने उनकी प्रश्मंसा की; लेकिन उन्होंने कहा कि जो रियायते दी गई 
है, वे कानूनी समानताके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तकों स्पर्श भी नहीं करतों। 

श्री गांधीने कहा, आशंका यह है कि श्री हाजी हबीब और में द्वान्सवालकी सरहदपर 
गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। लेकिन जिस आन्दोलनसे सेरा सम्बन्ध है बहु आन्दोलन भारतमें, 
ब्रिटेनमें और दक्षिण आफिकार्से जोर-शोरसे जारी रखा जायेगा। इस देश्ोंमे भारतीय और अंग्रेज 
स्वयंसेवकोंने सहायता और धन प्राप्त करनेके लिए घर-घर घूमनेका कार्यक्रम बनाया है। 


[ अंग्रेजीसे | ह 
इंडियन ओपिनियन, १३-११-१९०९ 


३४३. पत्र: एलसर सॉडको 


लन्दन, 
नवम्बर १०, १९०९ 
प्रिय श्री मॉड, 
में मैचेस्टर गारजियन को “एक हिन्दूके नाम टॉल्स्टॉयका पत्र ” प्रकाशित करनेके लिए 
राजी नहीं कर सका हूँ। में स्वयं ब्रिटिश म्यूजियम नहीं जा सका हूँ, परन्तु मैने एक 
मित्रसे कहा था कि वे बैलोजकी पुस्तकें देखें। उनकी पुस्तकें वहाँ हैं। 
क्या अब आप क्ृपापूर्वक मुझे बता सकते हैं कि आप “ अनाक्रामक प्रतिरोध विषयपर 
लिखाये गये निबन्धके सम्बन्धर्में डॉ० क्लिफडंके साथ सह-निर्णायकका कार्य कर सकेंगे ? 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलछ (सी० डब्ल्यू० 
४४३९) से। 
१, यह “ हन्दनकी खबर ” शीषकसे प्रकाशित किया गया था । 
२. ब्रिश्शि भ्यूज़ियमकी पुस्तक-सूचीमें हेनरी बेलोज्ञ (१७०७-१७८२)की केवल एक पुस्तकका उल्छेख है । 
उसका नाम है ए द्रीटाइज़ ऑफ़ हृक्विदी । इसका प्रथम प्रकाशन १७३७में हुआ था भर बिटिश म्यूज़ियममें 
१७०६ का संस्करण उपलब्ध है 


३४४. पत्र : लॉड एंम्टहिलकों 


[ लन्दन | 
नवम्बर १०, १९०९ 
लॉड महोदय, 
आपके आजके पत्रके लिए में बहुत आभारी हूँ। चूँकि आप लॉडे-सभाकी अगली 
बहसमें भेंटकी' जानकारीका उपयोग करना चाहते है, इसलिए में इस बातसे बिल्कुल सहमत 
हैँ कि उस भेटका विवरण छॉर्ड क्र के पास पुष्टिके लिए भेज दिया जाये या. . .।' 
यह जानकर हर्ष हुआ कि आपके पुत्रके स्वास्थ्यमें सुधार हो रहा है।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटोन्नकल (एस० एन० ५१७२) से। 


३४५. पन्न: लिओ टॉल्स्टॉयको 


लन्दन 
तवम्बर १०, १९०९ 
प्रिय महोदय, 

“एक हिन्दूके नाम पत्र ” के सम्बन्धर्में और अपने पत्रमें मैने जिन बातों की चर्चा की 
थी, उनके सम्बन्धर्में आपने जो रजिस्टर्ड पत्र भेजा है, उसके लिए मैं नम्नतापू्वक आपको 
धन्यवाद देता हूँ। 

आपके गिरते हुए स्वास्थ्यका समाचार सुन चुका था, इसलिए आपको कष्ट न देनेके 
खयालसे और यह भी जानते हुए कि धन्यवादकी लिखित अभिव्यक्ति केवल अनावश्यक औपचा- 
रिकता होगी, मैंने आपको इस पत्रकी प्राप्तिकी सूचना नहीं दी। किन्तु श्री एल्मर मॉडने, 
जिनसे मेरी भेंट अब हो पाई है, मुझे आइवस्त किया कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा 
है और पत्र-लेखनका कार्य तो आप प्रतिदिन सुबह निरपवाद रूपसे और नियमपूर्वक करते 
ही हैं। यह समाचार पाकर मैं बहुत प्रसन्‍न हुआ और उससे मुझे उन बातोंके विषयमें, जो 
मेरे खयालसे आपकी शिक्षाके अनुसार अत्यन्त महत््वकी हैं, आपके साथ और अधिक चर्चा 
करनेका प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। 


१, देखिए “लॉड क्र के साथ मेंटका सार”, पृष्ठ ४०८-११ ओर परिशिष्ट ३३ । 

२. यहाँ दफ्तरी प्रतिमें कुछ शब्द मिथ गये हैं । 

३. लॉडे एम्टहिलने ७ नवम्बरफों गांधीजीफकों खबर दी थी कि उनका एक बच्चा बीमार हो गया है, भोर 
इसलिए उन्होंने अगछे दिनके लिए गांधीजीके साथ निश्चित भेंट स्थगित कर दी थी । 

४. देखिए “ पत्र; छिओ अॉब्स्टॉयकी ”, पृष्ठ ४४३-४०७ । 


५३८ पम्पूणे गांधी वाब्मय 


इसके साथ में आपकी अपने जीवनके सम्बन्धरमें एक मित्र द्वारा लिखित पुस्तककी' 
एक प्रति भेज रहा हैं। यें मित्र अंग्रेज है और इस' समय दक्षिण आफ़िकामें रह रहे है। 
पुस्तक मेरे जीवनके उस पहलूपर है, जिसका वर्तमान संघर्षसे बहुत गहरा सम्बन्ध है -- उस 
सघर्षसे, जिसे मैने अपना जीवन समपित कर दिया है। चूँकि में उसमें आपकी सक्तिय रुचि 
और सहानुभूतिके लिए आतुर हूँ, मैंने ऐसा माना है कि आपको यह पुस्तक भेज देना 
अनुचित न होगा। 

मेरी रायमें द्वान्सवालमें भारतीयोंका यह संघर्ष आधुनिक युगका सबसे महान्‌ संघर्ष 
है। कारण, उसमें साध्य और उस साध्यकी प्राप्तिके लिए स्वीकृत साधन -- दोनोंको आदश 
बनानेका प्रयत्न किया गया है। में ऐसे किसी दूसरे संघर्षको नहीं जानता जिसमें संघ्षे- 
कारियोंको संघर्षके अन्तमे कोई वैयक्तिक छाभ न हो और जिसमें उससे प्रभावित व्यक्तियोंमें 
से ५० प्रतिशतने सिर्फ एक सिद्धान्कके लिए कठिन कष्ट और संकट झेले हों। इस 
लड़ाईको में जितनी प्रसिद्धि देना चाहता था उतनी नहीं दे पाया हँ। आज आपकी बात 
पढ़ने और सुननेवालोंकी संख्या दुनियामें कदाचित्‌ सबसे ज्यादा है। यदि आपको श्री डोककी 
पुस्तकें दिये गये तथ्योंसे सन्‍्तोष हो और आप यह समझते हों कि मैंने जो परिणाम 
निकाले हैं वे तथ्योंकी दृष्टिसे उचित ठहरते हैं, तो क्‍या में आपसे, जिस तरह भी आप 
ठीक समझें इस आन्दोलनको लोकप्रिय बतानेके लिए अपने प्रभावका उपयोग करनेका अनु- 
रोध कर सकता हूँ? यदि यह आन्दोलन सफल होता है तो वह न सिर्फ अधर्म, असत्य 
और विद्वेषपर धर्म, सत्य और प्रेमकी विजय होगी, बल्कि बहुत सम्भव है कि वह भारतके 
लाखों-करोड़ों निवासियों और दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें बसनेवाले पददलित लोगोंके लिए 
एक अनुकरणीय उदाहरण होगा और हिसाकी नीतिमें विश्वास करनेवाले दलोंका बल तोड़नेमें, 
कमससे-कम भारतमें, तो वह अवश्य ही बहुत सहायक सिद्ध होगा। यदि हम अपने प्रयत्नसें 
अन्ततक डटे रहते हैं, और मेरा खयाल है कि हम डटे रहेंगे, तो उसकी अन्तिम सफलताके 
विषयमें मुझे तनिक भी सन्‍्देह नहीं है। और आपने जो रास्ता सुझाया है, उसमें आपके 
प्रोत्साहनसे हमारे अपने निर्वचयकों और अधिक बल मिलेगा । 

प्रश्तके समाधानके लिए जो समझौता-वार्ता चल रही थी वह लगभग विफल हो गई 
है और में अपने साथीके साथ इसी सप्ताहमें दक्षिण आफ्रिका चला जाऊँगा; और वहाँ 
जेल जानेकी कोशिश करूँगा। में यह भी बता दूँ कि सौभाग्यसे मेरा लड़का भी इस 
संघर्षमें मेरा साथ दे रहा है; वह आजकल छः: माहकी सख्त कैदकी सजा भोग रहा है। 
इस संघर्षके दौरान यह उसकी चौथी जेल-्यात्रा है। 

यदि आप इस पतन्नका उत्तर देनेकी कृपा करें तो पत्र बॉक्स ६५/२२, जोहानिसबर्ग, 
बद० आ० के पतेपर भेजें। 

आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


महात्मा ', खण्ड १, में दिये गये मूल अंग्रेजी की और टाइप की हुई दफ्तरी 
अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१७३) से 


१. ढोक-लिखित गांधीजीकी जीवनी-एम० के० गांँधीः एन इंडियन पेद्रअट इस साउथ आफिका । 


३४६. पत्र: एच० जस्ठकों 


लन्दन 
नवम्बर १०, १९०९ 


प्रिय श्री जस्ट, 

सरकारी पत्र, संख्या ३४९२४/१९०९ की याद दिलाते हुए कया मैं आपको यह कष्ट दे 
सकता हूँ कि इस पत्रमें मेरे २४ अगस्तके जिस पत्रका उल्लेख है, उसकी एक नकरू आप 
मुझे भेंज दें? ऐसा लगता है कि मेरे मुहरिरसे उसकी कार्बन-नकलू कहीं गुम गई है। 


आपका, आदि, 

मो० क० गांधी 
श्री एच० जस्ट 
कलोनियल ऑफ़िस 
डाउनिग स्ट्रीट 
| लन्दन ] 

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स २९१/१४२ 
३४७. पत्र; उपनिवेश-उपभन्त्रीको 
लिन्दन| 


तवम्बर १०, १९०९ 


महोदय, 
में लॉर्ड क्र का ध्यान रंगूनसे मिले नीचेके तारकी ओर-सादर आकर्षित करता हूँ: 
कल भारी सार्वजनिक सभा हुईं। समाजके भारतीय, चीनी, बर्मी सभी वर्ग शामिल । 
द्वान्‍्सवाल एशियाई कानूनकी जोरदार निन्‍दा। जातीय अपमान दूर करने और वहाँ 
रहनेवाले एशियाइयोंके साथ भविष्यमें दुव्यंबहार बन्द करनेके लिए साम्राज्य-सरकारसे 
फौरन दखल देनेपर जोर। मोजूदा शिकायतें दूर होनेतक दक्षिण आफ्रिकाके लिए 
भारतीय मजदूरोंकी भर्ती बन्द करनेपर भी जोर। द्वान्सवालवासी एशियाइयोंके रुखकी 


१, दाटमेन जस्ट (१८०४-१९२१९ ); सहायक उपनिवेश-उपमन्त्री, १९०७-१६ । 
२, देखिए “पत्र: छोड क्र के निजी सचिवकों”, पृष्ठ ३६७ । 


५३६ सम्पूण गांधी वाडमय 
प्रशंसा करते हुए दूसरे भी प्रस्ताव पास । उनकी जरूरतें पुरी करनेके लिए चन्दा इकद्ठा 
करनेके लिए समिति बनाई जा रही है। बहुत रोष, उत्साह दिखाया गया। 
आपका, आदिं, 
मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्डस, २९१/१४२; और टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-वकल (एस० एन० ५१७४) से। 


३४८, भेंट: डेली एक्सप्रेस के प्रतिनिधिकों' 


| लन्दन 
नवम्बर १०, १९०९] 


आपत्तिजनक एशियाई कानूनकों रद कर देनेकी बात कहकर जनरल स्मट्स एक कदम 

आगे बढ़े थे। उन्होंने यह भी कहा था कि जहाँतत इस काननके अन्तर्गत शिक्षित 
भारतीयोंके दर्जका प्रदन है, वे एक सीमित संख्यामें भारतीयोंको स्थायी निवासके प्रमाणपत्र 
देतेकोी तैयार है। बात जहाँतक पहुँची है वहाँतक तो सन्‍्तोषजनक है; लेकिन हम जिस 
एकमात्र सिद्धान्तके लिए लड़ रहे है, उसे तो यह स्पर्श भी नहीं करता। वह सिद्धान्त है 
प्रवासके सम्बन्धर्में कानूनी समानताके अधिकारका। जनरल स्मट्स' जो-कुछ देनेके लिए तैयार 
हैं, वह हमारा सत्याग्रह रोकनेके लिए अपर्याप्त है। श्री हाजी हबीब और में फौरन ही 
जोहानिसबर्ग वापस जा रहे है। अगडा कदम शायद यह होगा कि हम दोनोंकों ट्रान्सवालकी 
सीमापर गिरफ्तार कर लिया जायेगा, लेकिन लड़ाई उसी उत्साहसे चलती रहेगी। अबतक 
हम लोगोंने भारतसे या दक्षिण आफ़्रिकाके बाहरके किसी स्थानसे चन्दा नहीं माँगा। लेकिन 
अब चन्दा माँगना आवद्यक हो गया है, क्योंकि अब हमारे साधन्ोंपर बहुत बोझ पड़ रहा 
है और उन बर्बाद परिवारोंकी संख्या बहुत बढ़ गई है, जिनका भरण-पोषण हमें करना 
पड़ता है। हमने भारतीय. और अंग्रेज स्वयंसेवकोंका एक दल तैयार किया है। यह दल 
हमारे इस देशसे जाते ही लन्दन और बाहरी प्रान्तोंमें घर-घर जाकर एक स्मरणपतन्रके लिए 
लोगोंसे हस्ताक्षर लेना शुरू कर देगा। यह स्मरणपत्र द्वान्सवाल और लर्दनके अधिकारियोंके 
नाम भेजा जायेंगा। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडिया, १२-११-१९०९ 


जक 


१. मेंटका यह विवरण १०-११-१९०९ के डेली एक्सप्रेसमें छपा था और बादमें इंडियामें उद्धुत 
किया गया था । 


३४५९. पत्र: गो० क््० गोखलंको 


लन्दन 
नवम्बर १२ १ १ ९५०९ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, 


यद्यपि श्री पोलकके द्वारा मुझे आपका यह कहृपापूर्ण सन्देश मिल गया था कि में 
आपको प्रोफेसर कहकर सम्बोधित न करूँ, तथापि में आपके प्रति श्रद्धाके कारण इससे 
ज्यादा अपनेपनकी भाषा न अपना सकगा। 

अपने पिछले पत्रमें श्री पोलकने मुझे लिखा है कि अधिक काम और चिन्तासे आपका 
स्वास्थ्य बिगड़ गया है और आपकी स्पष्टवादितासे आपकी जान जोखिममें पड़ गई है। 
मैं तो यह सुझाव दूँगा कि आप द्वान्सवाल आ जायें और हमारे साथ काम करें। मेरा 
दावा है कि ट्वरान्सवालका संघर्ष हर अथरमें राष्ट्रीय है। वह अधिकतम प्रोत्साहनके योग्य 
है। में उसे आधुनिक युगका महानतम संघर्ष मानता हूँ। मुझे इसमें रंचमात्र भी सन्देह 
नहीं है कि वह अन्तमें सफल होगा। परन्तु यदि यह जल्दी सफल हो जायेगा तो इससे 
भारतमें हिसात्मक आन्दोलन समाप्त हो जायेगा। 

में यहाँ अपने देशवासियोंसे बहुत खुलकर मिला-जुला हूँ और मुझे उनमें आपके प्रति 
तीत्र कटुता दिखाई देती है। ज्यादातर लोगोंका खयाल यह है कि कोई भी सुधार करवानेके 
लिए हिंसा एकमात्र उपाय है। हम द्वान्सवालमें यह दिखानेका प्रयत्न कर रहे हैं कि हिंसा 
व्यर्थ है और उचित उपाय है स्वयं कष्ट सहना, अर्थात्‌, अनाक्रामक प्रतिरोध। इसलिए यदि 
आप सार्वजनिक रूपसे यह घोषणा करके ट्वरान्सवाल आयें कि आप हमारे दुःखोंमें भाग 
लेना और इसलिए साम्राज्यके नागरिककी हैसियतसे टद्रास्सवालकी सीमाकोी पार करना चाहते 
हैं तो आपके इस कार्यसे आन्दोलनको विश्वव्यापी महत्त्व मिलेगा, संघर्ष जल्दी समाप्त हो 
जायेगा और आपके देशवासी आपको और अच्छी तरह जान जायेंगे। सम्भवतः यह पिछली 
बात आपकी दृष्टिमें महत्त्वपूर्ण न हो, परन्तु उन देशवासियोंकी दृष्टिसे में इसे महत्त्वपूर्ण 
मानता हूँ। यदि आप यहाँ आयें और आपको पकड़ा न जाये तथा मे स्वतन्त्र रहेँ तो 
मैं आपकी सेवा करना अपना बहुत बड़ा सम्मान समझूँगा। यदि आप गिरफ्तार कर लिये 
जायें और जेल भेज दिये जायें तो मुझे प्रसन्‍्तता होगी। यह मेरी भूल हो सकती है, किन्तु 
मुझे तो छूगता है कि यह एक ऐसा कदम है जो भारतकी खातिर उठाने लायक है। मैं 
इस वातको बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ, इसलिए मुझे. यह सुझाव देनेके लिए क्षमा किया 


१, पोलकने अपने १० सितम्बस्के पत्रमें गांधीनीकों सूचित किया था कि श्री गोखके इसे “बहुत ओपचारिक' 
मान्तें हैं, और वे और आप एक दूसरेको इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि इन औपचारिकताओंकी कोई जरूरत 
नहीं है |” 

२, पोलकने १४ अक्तूबरकों छिखा था; “आप देखेंगे कि बेचारे गोखकेकी कितनी तकलीफ सहनी पढ़ती 
है । उन्होंने मुझे (युप्त रूपते ) बताया है फि उन्हें गवर्नरने बुकाया ओर चेतावनी दी है कि उनकी जिन्दगी 
ख़तरेमें है |?” 


ण्श्रट सम्पूणे गांधी वाड्मय 


जाये कि ट्रान्सवालके प्रइनको कांग्रेसके मंचपर प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए, और आप 
इस संघर्षमें भाग लेनेकी घोषणा कर देगे तो इससे अधिक प्रभावशाली अन्य कोई बात 
नहीं हो सकती । 
मैंने यह पत्र विष्न-बाधाओंके बीच लिखा है। इसलिए जो में चाहता था वह सब 
यहाँ स्पष्ट नहीं कर सका हूँ। में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके प्रति श्रद्धाके 
कारण ही मुझे यह सुझाव देनेकी प्रेरणा मिली है। मैं आपको दक्षिण आफ्िकार्में अपने 
देशवासियोंके बीचमें पूर्णता प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूँ। यहाँ आपके सम्बन्धर्में कोई 
श्रम नहीं होगा और आपका इतना मान होगा जितना और कहीं नहीं हो सकता। 
क्या आप मुझे जोहानिसबर्ग, बॉक्स ६५२२ के पतैपर उत्तर देनेकी कृपा करेंगे 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२४) से। 
सौजन्य : सर्वेद्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी, पूना । 


३५०. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन | 
नवम्बर ११५, १९०९ 


प्रिय हेनरी, 

मैं आपको एक बहुत लूम्बा पत्र लिखना चाहता हूँ, परन्तु समझमें नहीं आता कि 
कैसे लिखँ। मुझे आपको बहुत-सी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातें बतानी हैं, परन्तु मेरे पास 
जो समय है उसमें मै वह सब अच्छी तरह नहीं कह सकता। फिर भी पहली बात जिसकी 
में चर्चा करना चाहता हूँ, मॉडकी स्थिति है। मैंने उससे केवछ एक बार, हँसीमें कहा 
था कि क्‍या वह दक्षिण आफ्रिका जाना चाहती है और वह हँसी हाजी हबीबकी एक 
बातपर की गई थी; परन्तु स्पष्टतः उसने इस सम्बन्धमें बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया 
है। करू शाम वह अपने-आपको रोक न सकी और उसने मुझे बताया कि वह दक्षिण 
आफ्रिका जाने और आन्दोलनके निमित्त कार्य करनेके लिए बहुत व्याकुल है। इससे मुझे 
आवचर्य नहीं हुआ। फिर भी यह बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा अचम्भा तो हुआ ही । 
कारण, मुझे कुछ ऐसा लगता रहा है कि वह जिस स्थानपर है वहाँ स्थायी रूपसे जमी है। 
यह नहीं कि वह स्थान मुझे जरा भी प्रिय है, किन्तु वर्तमान स्थितियोंमें वह मुझे सर्वोत्तम 
प्रतीत हुआ है। उसका स्वभाव बहुत मधुर है। मेरा खयाल है' कि उसमें महान आत्मत्यागकी 
क्षमता है और वह कार्य करनेके छिए इच्छुक है; परल्तु में नहीं जानता कि फीनिक्सका 
जीवन उसको कहाँतक अनुकूल पड़ेगा। मेरा खुदका यह खयाल है कि यदि वह केवल अपनी 
जीविका अजित करनेके लिए दक्षिण आफ़्रिका जाना चाहती है तो इसका कुछ लाभ नहीं 
होगा। परत्तु यदि वहु एक आदर्शेके लिए कार्य करना चाहती है तो उसमें इसके लिए 


पत्र: एच० एस० एल० पोलकको ७५३९ 


सामथ्ये और साहस होना चाहिए। मेने उसको स्थितिके सम्बन्धमें, जो मैं बता सकता था, वह 
सब बता दिया है। मैने उसको वहाँ प्रतिकूल पड़नेवाली सारी बातें , जितनी अच्छी तरह में बता 
सकता था, उतनी अच्छी तरह बता दी है। मैने उसको यह भी कह दिया है कि उस कार्यमें 
आ्थिक-लाभ नहीं है। इसके अतिरिक्त मैने उसे बताया कि स्वयं मिलीको फीनिक्सके जीवनसे 
मेल बैठानेमें कठिनाई होती है। में उसे जितनी जानकारी दे सकता था उतनी-उसकों मिल 
गई है। मैंने उसको यह भी बताया है कि में कोई निश्चित सम्मति देनेकी स्थितिमें नहीं 
है। उसे सबसे पहले पिताजी और माताजीकी अनुमति प्राप्त करती चाहिए और फिर 
सैलीकी। जब उसे इन तीनोंकी अनुमति मिल जाये तब उसे अपनी स्थिति आपके सामने 
रखनी चाहिए और अन्ततः उसे मिलीकी सलाहपर निर्भर करना चाहिए। मैने उससे यह 
भी कह दिया है कि मेरे दृष्टिकोणका वह कितना ही सम्मान करे और उसे कितना ही 
पसन्द करे, फिर भी में अपने-आपको एक स्त्रीकी समस्त भावनाओंकों समझनेके अयोग्य 
समझता हैं और जब उसको मिलीकी प्रेमपूर्ण सहायता, और सलाह मिल सकती है तब 
वह मिलीके निर्णयपर निर्भर रहनेसे अधिक अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। उससे मुझे 
कहा है कि वह घरको प्रति मास ४ पौंड भेजनेकी गृजाइश चाहती है। मैंने उसको कहा 
है कि यह असम्भव नहीं है; परन्तु मुख्य विचारणीय बात यह है कि वह फीनिक्सके 
जीवनको ठीक-ठीक समझ और पसन्द कर सकेगी या नहीं। मैंने उससे यह भी कहा है कि 
ऐसा कोई निश्चित कारये नहीं है जो उसे सौंपा जा सके। फीनिक्समें उन गृहकायोंसे लेकर, 
जिन्हें छोटेसे-छोटा समझा जाता है, बच्चोंकों पढ़ाने और उनके चरित्रका निर्माण करनेतक 
कुछ भी काम हो सकता है। अब मेरा खयारू है कि मैंने आपको सब-कुछ बता दिया 
है। वह आपको प्ूरी-पूरी बातें लछिखेगी। आप उसे मेरी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जानते 
हैं और उसके नेतिक कल्याणके लिए जो मार्ग सर्वोत्तम समझते है उसे उसको दिखा सकेंगे । 
कुछ अन्य घरेलू मामछोंके सम्बन्धमें में आपके साथ विचार-विमर्श करना चाहता हैं। अगर 
मदीरा पहुँचने तक अवकाश न मिला, तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परत्तु मेरी समुद्र- 
यात्राका कार्यक्रम इतना व्यस्त है कि उन घरेल मामलोंपर, जो तात्कालिक महत्त्वके नहीं 
हैं, सम्भवतः विचार न कर पाऊँगा। मॉड आपको बहुत विस्तारसे लिख रही है और 
उसने अपना पत्र मुझे दिखानेका बचन दिया है। और यदि उस पत्नको पढ़नेके बाद मुझे 
कुछ और सुझाव देले होंगे तो में फिर लिखूँगा। मिली वेस्टक्लिफसे यहाँ शुक्रवारकों आयेंगी 
और में इस सम्बन्धर्में उनसे और यदि माताजी और पिताजीसे' मिलनेका अवसर मिला तो 
उनसे भी भरी भाँति विचार-विमर्श करूँगा। मिली होठलमें सोयेंगी, इसलिए आशा करता हें 
कि में उसके साथ इतमीनानसे लम्बी बातचीत कर पाऊंगा। स्वभावतः अब हम जोहानिसबर्गकी 
अपेक्षा, जहाँ में उनसे अलग बहुत कम मिलता था, एक-दूसरेके बहुत करीब हैं; क्योंकि 
एक-दूसरेसे ज्यादा मिल पाये हैं। वाल्डो और ब्राउनी बहुत ही अच्छे दिखते है। मेरी 
अब भी यह राय है कि सुन्दरतामें वाल्डोकी बराबरी करना असम्भव नहीं, तो कठिन 
अवश्य है। वह दिनपर-दिन अधिकाधिक हठी होता जा रहा है। वह निश्चय ही बहुत 
मतमौजी है और आपको यह जान कर प्रसन्‍्तता होगी कि उसको सिमंड्सके साथमें पूरा आनंद 
मिलता है। सेली मेरे पास बैठी हुई है। उसने मुझे याद दिलाया है कि में आपको ब्राउनीके 
सम्बन्धर्में कुछ बताये बिना यह पत्र समाप्त न करूँ। उसकी ऊपरी कुरूपता मिट रही है 
और वह अब बोलने रूगा है, य समाचार तो पुराने हो गये हैं। परन्तु कदाचित्‌ आपको यह 


७५४० सम्पूणे गांधी वाडसय 


मालूम नहीं है कि पहला नाम, जिसे उसने बोलना सीखा, सैलीका था। सैली अपने कार्यालयमें 
शायद अच्छी कार्यकत्री होगी। वह एक आदरणीय महिला मताधिकार-आतन्दोलनकत्री होनेका 
दावा करती है और किसीसे सिर्फ इस बातसे हार नहीं खा सकती कि वह पुरुष है । 
में उसे निश्चय ही प्रमाणपत्र दे सकता हँ कि जब वह वाल्डो और ब्राउनीके साथ होती 
है तब उसके गुण ज्यादासे-ज्यादा खिल जाते हैं। जब भी कोई ऐसी स्त्री मिले जो बच्चोंके 
प्रति उत्तम व्यवहार करती है तब आप जानते ही हैं, उसके बारेमें मेरी सम्मति कितनी 
अच्छी होती है। 

इस पत्रको लिखानेके बाद मेरी सैलीसे भेंट हो गई है। कल्पना तो कीजिए, सैली 
कह रही है कि वह भी फीनिक्स जानेके लिए उत्सुक है और उसको वह जीवन बिल्कुल 
पसन्द है। में सोचता हूँ कि क्‍या सादगीकी छुत (?) सारे परिवारकों लगी हुई है और 
क्या उसको पूर्ण रूपसे प्रकट करनेके लिए ज़रा-से सहारेकी ही आवश्यकता है ? वह कहती 
है कि उसने ही मॉडको बाहर जानेकी बात सुझाई थी; परन्तु उसका यह भी कहना है 
कि वह अपने माँ-बापको छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए वह स्वीकार करती है कि उनमें से 
किसी-न-किसीको घर रहता चाहिए। में नहीं जानता कि इस सबसे क्‍या समझा जाये। 
मुझें लगता है कि उसके इस उत्साहका कारण बहुत-कुछ में ही हूँ। मैंने सादगीकी सुन्दरता 
आदिका बखान ऐसी भावपूर्ण भाषामें किया कि उसने फीनिक्सकी कल्पना स्वर्गके रूपमें 
कर ली है। सिमंड्सने मुझे सावधान किया कि में जल्दबाजीमें कोई सलाह न दूँ और न 
कोई कदम उठाऊँ। में उसकी चेतावनीके लिए बहुत आभारी हूँ, इसलिए इसकी चर्चा आपसे 
कर रहा हूँ। मेरा इरादा इन लड़कियोंकों एकदम कूद पड़नेकी सलाह देनेका नहीं है। 

जैसा कि मैने एक दूसरे पत्रमें लिखा था, में बहुत विस्तारसे लिखना चाहता था 
और फिर भी यह पत्र रातके १ बजेके बाद लिखवा रहा हूँ और झशनिवारसे पहले बहुत-से 
छोटे-मोटे काम निपटाने हैं । 


टाइप की हुईं दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१७५) से। 


३०१. पत्र: उपनिवेश-उपमन्त्रीको 


[ लन्दन | 
सकाबर ६९, १९०६ 


महोदय, 

मुझे आपका इसी ९ तारीखका पत्र पानेका सम्मान प्राप्त हुआ। पत्रके साथ आपने 
ब्रिटिश भारतीय कैदियोंके साथ किये जानेवाले व्यवहारके बारेमें ट्रान्सवालके गवर्नरके खरीतेकी 
नकल्‍रू और ट्रान्सवालके मन्त्रियोंकी रिपोर्ट भेजी है। ु 

में देखता हूँ, प्रधान मन्‍्त्रीके प्रिटोरिया-स्थित दफ्तरसे डिपुटी गवर्नरकों भेजी गई रिपोर्टमें 
कहा गया है कि जो भी शिकायतें की गई हैं वे बिल्कुल गलत हैं। लेकिन मैं लॉर्ड महोदयके 
सामने विचारके लिए यह तथ्य पेश करता हूँ कि मुझे जो शिकायतें मिली हैं और जो मैंने 


पत्र: उपनिवेश उपमन्त्रीको ७४१ 


उपनिवेश-कार्याठल्यको भेजी हैं, उनमें से अधिकांश, ट्रान्सवालकी विभिन्‍न जेलछोंमें मैंने स्वयं 
जो-कुछ देखा है, उसके आधारपर सच मालूम होती हैं। 

स्वर्गीय नागप्पनकी मृत्युके सम्बन्धरमें मजिस्ट्रेटके जाँचके परिणामपर भारतीय समाजने 
और श्री हॉस्केनकी अध्यक्षतामें नियुक्त यूरोपीय-समितिने आपत्ति की है। इस घटनाके 
सम्बन्धमें फिर जाँच करनेकी माँग की गई थी; लेकिन वह नामंजूर कर दी गई।' इसके 
अलावा, मैं लॉर्ड महोदयका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि मृत व्यक्तिको 
चावछक न दिया जानेका आरोप सही मान लिया गया है। उसके पास दो कम्बल थे 
या नहीं, मजिस्ट्रेटने इस प्रइनपर कोई निर्णय नहीं दिया है। मृत व्यक्ति जोहानिसबर्गसे 
कड़ी सर्दीमें कैम्प जेलसें ले जाया गया था और उससे कड़ा काम कराया गया था, ये बातें 
निविवाद हैं। 

खुराकके बारेमें लॉर्ड महोदयकों जोहानिसबर्गके स्वतन्त्र डॉक्टरोंकी विस्तृत रिपोर्ट 
मिल ही चुकी है जिससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान खुराक काफी नहीं हैं। 

कैदी मुहम्मद खाँके बारेमें मैं अपने १६ अगस्तके पत्रमें कह ही चुका हूँ कि उसमें 
कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है। लेकिन सम्बन्धित अधिकारी शिकायतोंकों सच नहीं मानते, 
यह कोई जवाब नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ, आप मुझे यह कहनेके लिए क्षमा करेंगे। 
सरकार चाहती तो मुहम्मद खाँसे कह सकती थी कि वह या तो अपनी बातकी सचाई 
साबित करे या अपनी शिकायतको वापस ले ले। वह ऐसा अब भी कर सकती है। 

इसके बाद दूसरी घटनाएँ हुई हैं। भारतीय कीदियोंको धारमिक सन्‍्तोष प्राप्त करनेकी 
और रमजानके पवित्र महीनेमें मुसछमानोंको रोजे रखनेकी सहुलियत देनेसे इतकार कर दिया 
गया है। इससे यह कथन तो सत्य सिद्ध नहीं होता कि भारतीय कैदियोंसे दयाका बरताव 
किया जाता है और जेल अधिकारी, अनाक्रामक प्रतिरोधी होनेके कारण ही, उनके साथ 
सख्ती बरतना नहीं चाहते। 


१, ब्रिटिश भारतीय संबके कार्यवाहक अध्यक्ष ई० आई० अस्वातने ६ अगस्तकों रेंड डेली मेऊकी एक पत्र 
छिखा था और उसमें कमिश्नरके निर्णेयपर आश्चय व्यक्त किया था । उन्होंने यह भी महसूस किया था कि कुछ 
लोगोंकी गवाद्दीकों मद्ृत्त नहीं दिया गया । उपन्विश-मन्त्रीकोी ३० सितम्बर १९०९ को प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश 
भारतीय पमितिका एक पत्र मिछा था जिसमें कहा गया था कि सरकारतसे इस मामछेमें फिरसे जाँच करनेका 
अनुरोध किया गया है । कलोनियल ऑफ़िसके अधिकारीने १ अक्‍्तूबरके कार्य-विवरणमें लिखा था: “ मुझे छगता 
है, यह बात बुरी है | नागप्पनकी मृत्युकी सरकारी जाँच बिव्कुक लीपापोती है, और इसलिए स्वभावत: मन्त्रियोंने 
उसे स्वीकार कर लिया है ।. . . लेकिन, यह साफ जाहिर है कि गवाहीसे आयोगके निष्कर्षा की पुष्टि नहीं 
होती, . « 

२. यूरोपीय समितिने टान्सवालके कायवाइक गवनेर छॉड मेथुएनसे अपील की थी। छेकिन उन्होंने अपने 
मन्त्रियोंकी सलाइसे दुबारा जाँच करनेकी आज्ञा देनेसे इनकार कर दिया । 

३. देखिए “पत्र: लॉर्ड ऋके तिजी सचिवकों”, पृष्ठ ३८७७ । 


डर सम्पूणे गांधी वाडम्मय 
भारतीय कैदी शायद अब हमेशा अलूग कोठरियोंमें बन्द किये जाते हों; लेकिन मैं 
यह जानता हूँ कि मई महीने तक वे वतनी कैदियोंकी कोठरियोंमें उनके साथ ही बन्द किये 


जाते थे। 
आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 
कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स २९१/१४२; और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकरू (एस० एन० ५१७७) से। 


३५२. पत्र: डेली टलीग्राफ को 


[ लन्दन | 
तवम्बर १९, १९०९ 
सम्पादक 
“डेली टेलीग्राफ 
प्रिय महोदय, 


आप मुझसे मिलनेके लिए थोड़ा-सा समय भी नहीं निकाल सके, इसका मुझे खेद 
है। मुझे यह सन्देश मिला है कि में अपनी बात आपको लिखकर भेज दू। ट्रान्सवालके 
ब्रिटिश भारतीयोंके प्रइनके सम्बन्धर्में अखबारोंको एक विवरण भेजा गया था। अबतककी 
पूरी स्थिति उस विवरणमें दी गई है। मुझे आशा है कि उसकी प्रति आपने देखी होगी। 
द्ान्‍्सवालके भारतीयोंका प्रश्न कितना गम्भीर है, यह मैं व्यक्तिगत रूपमें मिक्कर आपको 
बताना चाहता था। आप पूरक विवरणसे देखेंगे कि अब प्रइन द्रान्सवालको एशियाइयोंकी 
बाढ़से बचानेका नहीं है। अब साफ और सीधा प्रश्न यह रह गया है कि सुसंस्कृत ब्रिटिश 
भारतीय यूरोपीय प्रवासियोंके बराबर ट्रान्सवालमें प्रवेशका हक पा सकते हैं या नहीं। उस 
कानूनके बननेसे पहले, जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया गया है, उन्हें यूरोपीय प्रवासियोंके समान 
अधिकार था और दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशोंमें अब भी प्राप्त है। श्री चेम्बरलेनका कहना 
है कि भारतके करोड़ों छोगोंका यह / अपमान ” उपनिवेशीय कानूनके इतिहासमें पहली बार 
किया गया है। इसीलिए मेरा खयाल है कि हमें ब्रिटेनके अखबारोंसे समर्थनकी आशा 
करनेका हक है। मैं आशा करता हूँ कि आप, जैसे बने वैसे, हमारे आन्दोलनका उचित 
प्रचार करेंगे और उसका समर्थन करनेकी कृपा करेंगे। यह भी स्मरणीय है कि द्वान्स- 
वालके करीब-करीब पचास प्रतिशत भारतीय जेल जा चुके हैं। एक युवक भारतीय 
निमोनियासे मर भी चुका है। उसे जेलमें ही निमोनिया हुआ था, यह बात गवाहोंकी साक्षीसे 


सिद्ध हो चुकी है। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१७६) से।. 


१. देखिए “ टान्सवाल्वासी भारतीयोंकि मामछेका विवरण ”, शृष्ठ २८७-३०० और “पत्र: अखबारोंकों ”, 


पृष्ठ ५००-२+ 
२० सामी नागप्पन; देखिए “ द्वान्सवाल्वासी मारतीयोंके मामछेका विवरण ?”, पृष्ठ २९८ । 


३५३. पतन्न: उपनिवेदध -उपमन्त्रीको 


[ लन्दन | 
नेवस्बर १२, १९०९ 
महोदय, 
मुझे आपका इसी ९ तारीखका पत्र पानेका सम्मान प्राप्त हुआ। श्री पोलकके तारमें 
जो-कुछ बताया गया है, परिस्थितियोंकी उससे अधिक जानकारी मुझे नहीं है। परन्तु मुझे 
श्री चुन्नीलाल पानाचन्दके निर्वासनकी जानकारी है। वे अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए नेटाल 
तथा केप कालोनीमें प्रवेश करनेके अधिकारी हैं। साथ ही वे डेलागोआ-बेके अधिवासी भी हैँ। 
फिर भी वे निर्वासित करके भारतकों भेज दिये गये हैँ। उनका मामला काफी प्रसिद्ध है। 
मैंने स्वयं एक दूसरे मामलेमें पैरवी की थी। यह मामला श्री शेलतका था।' अगर 
उन्होंने मुझे खबर न दी होती और मैंने मामछा ठीक करानेके लिए मजिस्ट्रेटके सामने 
पैरवी न की होती तो वे भारतको निर्वासित कर दिये गये होते। इस तरहके बहुत-से 
मामले निश्चय ही पेश किये जा सकते हैं। कानूनके निर्वासन-सम्बन्धी खण्डसे बहुत कष्ट 
होता है, यह उस खण्डके अमलका मुझे जो अनुभव है उसके आधारपर भरली-भाँति सिद्ध 
किया जा सकता है। 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१७८) और कलोनियरूू 
ऑफ़िस रेकडंस; २९१/१४२ से। 


३०४. पत्र: भारतीय अखबारोंको'* 


| लन्दत 

नवम्बर १२, १९०९] 

महोदय, 
मेरे साथी श्री हाजी हबीबने और मैंने टद्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके संघर्षके बारेमें 
एक विवरण निकाला है। मुझे भरोसा है, आप उसका अधिकसे-अधिक प्रचार करेंगे। 
यह भीषण संघर्ष चल तो रहा है द्रान्सवालमें, लेकिन इस तथ्यको कोई भी बहुत आसानीसे 
देख सकता है कि यह मामला पूरे भारतके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। द्रान्सवालकी सरकारने 
यह बात बिलकुल साफ कर दी है, सो इस तरह कि उसने जोरदार शब्दोंमें यह घोषित 


१, देखिये “नायडू और अन्य छोगोंका मुकदमा, पृष्ठ २७०१-५२ और “जोहानिसबर्गकी चिट्ठी” पृष्ठ २६४ । 
२. यह “ट्टान्सवालमें मारतीयोंका संघ” शीषेकसे छपा था; देखिए “पत्र: अखबारोंकी ”, पृष्ठ ७५२०-२४ । 


७४४ सम्पूणे गांधी वारुमय 


कर दिया है कि हम जिस सिद्धान्तके लिए लड़ रहे हैं, सरकार उसके बारेमें हमारी माँग 
माननेके लिए तैयार नहीं है, यद्यपि उस सिद्धान्तकों मान लेनेपर मिलनेवाले हक वह हमें 
दे देगी। अत:, यह संघर्ष चलता रहेगा। हम जिस सिद्धान्तके लिए लड़ रहे हैं, उसकी उससे 
अधिक अच्छी और कोई व्याख्या नहीं हो सकती जो स्वयं ट्रास्सवाल सरकारने की है। 
लॉर्ड क्र ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलको भेजे गये अपने जवाबमें कहते हैं: 


लॉर्ड महोदयने आपको बता दिया था कि भारतीयोंकों प्रवेशके अधिकारके या दूसरी 
बातोंके सम्बन्धर्मं यूरोपीयोंकी बराबरी को स्थितिसें रखा जाना चाहिए - श्री स्मट्स 
आपकी इस माँगकों मंजूर करनेमें असमर्थ हें।' 


४० 


“या दूसरी बातोंके सम्बन्ध  -- इस वाक्यांशपर विचार करनेकी बात तो फिलहाल 
छोड़ी जा सकती है। हमने जो-कुछ माँगा है, वह इतना ही है कि हमें प्रवेशके मामलेमें 
कानूनी तौरपर यूरोपीयोंके बराबर हक दिया जाये। स्मरण रहे कि आज हम इस बराबरीके 
हककी बहालीके लिए लड़ रहे हैं। यह हक इस कानूनके पास होनेतक -- बोअरोंके शासनमें 
और. अंग्रेजोंका कब्जा होनेके बाद भी, अर्थात्‌, सन्‌ १९०६ के अन्ततक -- हमें हासिल 
था। जो सिद्धान्त ट्रान्सवाल-सरकारने स्थापित किया है और साम्राज्य-सरकारने जिसपर 
स्वीकृति दी है, उस सिद्धान्तसे साम्राज्यकी जड़पर ही कुठाराधात होता है। छॉड् एऐम्टहिल, 
जिन्होंने इस कार्यकों अपना कार्य बना लिया है, कहते हैं: 


यह मासला हमारे प्रजातीय सम्मानकों ठेस पहुँचानेवाला है, और सारे साम्राज्यकी 
एकताको प्रभावित करता है; इसलिए इसका सम्बन्ध साम्राज्यके हर हिस्सेसे है। इसके 
अलावा, यह निश्चित है कि अगर साम्राज्यके इस केन्द्र-स्थलूमें सिद्धान्तको छोड़कर 
चलनेकी किसी भी बातकों स्वीकार किया गया या उसकी उपेक्षाकी गई तो उससे 
बाहर भी ओर भोतर भो दूसरे स्थानोंके लिए एक बुरी मिसाल कायम होती है, और 
तब सारी व्यवस्थाकों कोई बड़ा आघात छगनेके बाद ही इस नेतिक पतनकों रोकना 
सम्भव होगा। 

 लॉर्ड महोदय आगे फिर -कहते हैं: 

किसी सिद्धान्तमें अमर करते वक्‍त देश और कालकी जरूरतके मुताबिक फेरफार 
किया जा सकता है; लेकिन अगर सिद्धान्तकों ही उठाकर ताकपर रख दें तो अमल- 
पर नियन्त्रण रखनेका कोई साधन नहीं रह जाता। 


हमारी जो स्थिति है, उसे में इससे अधिक स्पष्ट छब्दोंमें नहीं कह सकता। अगर 
ट्रान्सवाल सरकारका सिद्धान्त सही है तो भारतकी जनता साम्राज्यमें साझेदार नहीं रह 
जाती; और इसी खतरनाक, अनैतिक और घातक सिद्धान्तका विरोध करनेके लिए हम 
: द्वान्सवालमें लड़ रहे हैं। भारतीय, जिनमें आंग्ल-भारतीय भी शामिरू हैं, इस राष्ट्रीय संघर्ष- 
में कैसे मदद दे सकते हैं? स्मरण रहे कि हम इसके निराकरणके लिए सक्रिय कदम भी 
उठा चुके हैं; अर्थात्‌ हम जिस कानूनको अपनी अन्तरात्माके और, धर्म शब्दका उत्कृष्ट 


१. डोक-कृत गांधीजीकी जीवनीकी प्रस्ताकना छोड एम्टहिलने लिखी थी । ये अनुच्छेद उसीसे लिये गये 
हैं । देखिए परिशिष्ट १८ भी । 


५४६ सम्पूणे गांधी वाब्मय 


संघर्षमं हमने जो भी किया है, आप उस सबको अपनी स्वीकति दे दें; हम लो आपके पास 
इसलिए आये हैँ कि हम जिस संघर्ष लगे हुए, उसमें आपका ओत्साहन, सहानुभूति और 
प्रेरणा प्राप्त हो। में आपका ध्यान चल्द मिनदों तक जिस सवालपर एक्ाग्र करना चाहता 
हैं, वह सवाल, मेरी नम्र रायमें, न सिर्फ द्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए -- जो यह 
संघर्ष चला रहे हैं -- बल्कि सारे ब्रिठिश साम्राज्यके लिए गम्भीर महत्वका सवाल है। 
यह बात बिल्कुल सही है कि इस संधर्षके सम्बन्ध [| सरकारकी ओरसे] समझौतेका एक 
प्रस्ताव हमारे पास आया था और ओ सायरने यह कहकर स्थितिको आपके सामने बिल्कुल 
सही तौरपर रख दिय, है कि हमने उत अस्तावकों इसलिए नामंजर कर दिया कि उससें उस 
सिद्धान्तकों स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके लिए हम लड़ रहे है। दक्षिण आफिकासें 
लगभग १५०,००० ब्रिटिश भारतोय हें, जो वहाँ यदि ज्यादा भहीं तो रूगातार ४० वर्षोसे 
बसे हुए हें। | दक्षिण आक्रिकासे | ब्रिटिश भारतीयोंके प्रवेशका आरम्भ नेटदारूमें गिरमिटिया 
मजदूरोंकी प्रथासे हुआ। इसके बाद मुक्त ब्रिटिश भारतीय आये, जिन्होंने अपनी यात्राका 
खर्च खुद उठाया। इत मुक्त ब्रिटिश भारतीयोंके कारण ही व्यापारके क्षेत्रमें उनके प्रति- 
इंद्ियोके भनमें व्यापारिक ईर्ष्याका भाव जगा। दक्षिण आफ़िकासें ब्रिटिश भारतीयोंकी 
मोजूदा समस्याका मूछ यही है। उस देशमें उसकी स्थिति बहुत कठिन और चाजुक है। 
वह बहुत ही ज्यादा अनिश्चित भी है। नेटाल, केप, ऑरेंज फ्री स्टेट और द्वान्सवालमें ऐसे 
[ कितने ही | कानून हैं, जिनसे उनकी भावनाओंको, उनके आत्मसम्मानको चोट पहुँचती 
है ओर जिनसे ईमानदारीसे अपनी जीविका कमानेके उनके अनेक रास्ते बन्द हो जाते 
हैं। खासकर ट्वान्सवालमें तो परिस्थिति बहुत ही उम्र हो गई है। युद्धके पहले हालत यह 
थी कि वे भू-सम्पत्ति रख ही नहीं सकते थे। उन्हें नागरिकोंके अधिकार नहीं थे, यह 
कहनेकी तो आवश्यकता ही नहीं है। वे सिर्फ बस्तियों [ लोकेशन्स | में रह सकते थे। उन्हें 
पेदलछ पटरियोंपर चलने और ट्राम-गाड़ियोंसें बेठनेकी भनाही थी। बस्तियोंमें ही रहनकी 
कठिनाई तो अब दूर हो गई है, यद्यपि इसका कारण सरकारका सद्भाव नहीं, बल्कि 
यह है कि वहाँके तत्सम्बन्धी कानूनोंमें बादसें चरुटठि पाई गई। आप देख सकेंगे कि दूसरे 
सारे प्रतिबन्धोंसे द्वान्सवालमें और सारे दक्षिण आफ़िका्ोें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर 
कितना गहरा असर पड़ता है। अभी हालतक, यानी सत्‌ १९०६ तक, हम लोग इन सारे 
प्रतिबत्धोंको सहते रहे। हमें निबेधोंसे उत्पन्न ये सारी कठिनाइयाँ भोगनी पड़ती थीं। हमने 
सरकारको अरजियाँ भेजीं। हम ब्रिटिश एजेंटके पास पहुँचे। मेरे मिन्र और सहु-अतिलिधि 
श्री हाजी हबीब आपको बता सकते हें कि एक प्रतिष्ठित व्यापारीके रूपमें प्रिटोरियाके अपने 
निवासकालल्‍ूमे, युद्धके पहले, राहतके लिए, वे ब्रिटिश एजेंटके पास कितनी ही बार गये होंगे, 
लेकिन उन्हें लगभग कुछ नहीं मिला। फिर भी संकठके समय ब्रिटिश एजेंटका हमें सहारा 
था। वह हमसे सहानूभूति देता था और कभी-कभी कुछ अंझमें हमारी शिकायतें भी दूर कर 
देता था। [ ऐसी स्थिति थी, | किन्तु ब्रिटिश भारतीयोंकों तबतक ऐसा नहीं छलूगा था कि 
उन्हें वे जो-कुछ कर रहे हैं, उससे आगे बढ़कर कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन जब 
१९०६ में वह कानून पास हुआ है, जिसके सम्बन्धर्मं आपको बता रहा हूं, तब मुझे लगा 


भाषण : विदाईकी सभामे ७४७ 


कि हमें नीचा गिराने और दक्षिण आफरिकासे निर्वासित करनेके लिए जो प्रयत्न किये जा रहे 
है यह उनकी हद है। यह कानून, जैसा कि मेने अन्यत्र कहा है, अधिध्वासकी सन्‍्तान है, 
इसका जन्म गुनाहके बातातरणमें हुआ और पालत-पोजण अहंकार और उद्धतताके बाता- 
वरणमें । यह कानून जिस समय आया उस समय मेरे समाजपर तरह-तरहके आरोप लूगाये 
गये ये। थे सारे आरोव बाइमें तिराधार सिद्ध हुए। यह कानून हमारी अन्तरात्मापर किया 
गया प्रहार है और में तो कहूँगा क्रि धर्म दब्दके गर्तीरतम और उच्चतम अर्थमें वह हमारे 
धर्मपर किया गया अहार भी है, क्योंकि बहु हमसे हमारा सानत्रीय गौरव छीवता है। हमारा 
विश्यास है कि ऐसे कानतकों स्वीकार करना हमारे लिए अतम्भव हैं। हम अपनी फरियाद 
लेकर फिर सरकारके पास पहुँचे। यहाँ में यह भी कहता चाहुगा कि इस कानूवका संशा 
हमें सिफ्े नीचा गिराने और अपमानित करनेका ही नहीं है। जिन महोदयन यह कानून पेश 
किया था, उन्हींने एक दूसरे कानूनकी पृर्ब-सूचना भी दी है; इस भावी कानूनके साथ प्रस्तुत 
काननका उद्देश्य द्रान्सवालमें जिदिश भारतीयोंके प्रवेशपर रोक ऊूगाता भी है। यह कानून 
उपनिवेशीय काननोंके इतिहालमें पहुली बार जारी किया जा रहा है। मेरा समाज समझ 
गया है कि यह सब किसलिए किया जा रहा है। इस कानूनके द्वारा ट्रास्सवालकी सर- 
कार उपनिवेशकी कानूनकी किताबमोें इस सिद्धान्वकों दाखिल करनेका प्रयत्त कर रही है 
कि वह ब्रिटिश भारतीयोंका, ब्रिटिश भारतीयोंके नाते, ट्रान्सवालमें आनेका अधिकार खत्म 
करना चाहती है। हमें यह बात बहुत खली। हमें लगा कि इस कानूनकों स्वीकार कर 
लेसा और उपनिवेशसें बने रहना और ऐसे गम्भीर सवालपर सरकारको सिर्फ अजियाँ और 
प्रार्थनापन्न भेजकर ही सस्तुष्ठ हो जाना हमारी राष्ट्रीय भावता ओर हमारे इन्सानी गौरवके 
लिए अपमानजनक है। और यही कारण है कि जब न्याय प्राप्त करने और इस अशुभ 
प्रतिबन्धकों दूर करानेके हमारे सब प्रयत्न विफल हो गये तो मेरे सित्र और सहकारी श्री 
हाजी हबीबने जोहानिसबर्गके एक थियेटरमें ब्रिटिश भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभा उन्हें 
इस बातकी शपथ दिलाई कि वे इस कुटिल कानूनके आगे कभी झुकेंगे नहीं। इस सभामें 
करीब दो हजार आदसी उपस्थित थे और इस सभाने एक स्वरसे शपथपूर्वक यह घोषणा 
की कि थदि उक्त कानून साम्राज्य-सरकार द्वारा मंजूर कर दिया गया तो वे उसे स्वीकार 
नहीं करेंगे, बल्कि उसे तोड़नेके कारण उन्हें जो भी दण्ड दिया जायेगा सो सह छेंगे। 
आप लोग देख सकते हैं कि इससें वेयक्तिक स्वार्थ सिद्ध करनेकी बात नहीं हे। जबतक 
सवाल बेयक्तिक था, जबतक उससे हमें केवल आश्िक हानि ही होती थी तबतक हम इन 
निर्योग्यताओंकों सहते रहे; लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय सम्भानपर चोट होने लगी, जब सवालका 
रूप यह हो गया कि प्रवेशके मामलेमें भी हमें यूरोपीयोंके बराबर नहीं साना जायेगा, और 
जब हमने देखा कि द्वान्सवाल उपनिवेश उस नींवकों ही खोद डालता है जिसपर ब्रिटिश 
संविधान खड़ा है तब हमने महसूस किया कि हमारे अधिक साहसपूर्ण कदम उठानेका 
समय आ पहुँचा है। हमारे सामने दो रास्ते थे। एक तो यह था कि हिंसाका जवाब 


१. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ७५२०-३४ ओर '४ण४ । 


ण्ड८ सम्पूण गांधी वाढमय 


हिंसासे दिया जाये। हमने इस सिद्धान्वको अमान्य किया। और दूसरा रास्ता क्या था!? 
समाजके नेताओंने यह निदचय किया कि वे कोई हिसात्मक तरीका न अपनायेंगे, लेकिन 
वे इस कानूनको स्वीकार ने करेंगे। इसके बदले वे जो दण्ड मिलेगा, सहन करेंगे। इस तरीकेकों 
एक बेहतर नाम न सिलनेके कारण “पेसिव रेज़िस्टेंस को संज्ञा दी गई। हे नहीं जानता 
कि इस मामके जो अर्थ में लगाता चाहता हूँ, उसकी व्याख्या किस प्रकार करूँ। मुझे इस 
बातकी चिन्ता रही है कि में अपने श्रोताओंके सम्मुख अपने लोगोंका रवेथा किस प्रकार 
स्पष्ट करूँ । मुझे 'बाइबिल की एक घटना स्मरण जाती है --- डेनियलके जीवनकी एक घटना -+- 
और में कहूँगा कि द्वान्सवालसें ब्रिठिश भारतीय वही करते रहे हें जो डेनियलने उस समय 
किया था जब उससे भीडों और फारसियोंके कानून स्वीकार करनेको कहा गया था। सुझे 
यह कहते खेद होता है कि साम्राज्यीय सरकार इस अपराधमे भागीदार है। उसके | साम्राज्यीय 
सरकारके | लिए यह कानून स्वीकार करना जरूरी नहीं था। उसे यह मालूम होना चाहिए 
था कि इस कानूनसे ब्रिटिश भारतीयोंकी भाववाकों गहरी ठेस पहुँचेगी, और उनके लिए 
गत्मसम्भानपूर्वक उसे स्वीकार करना असम्भव हो जायेगा। साम्राज्यीय सरकारको द्वान्स- 
वाल सरकारपर रोक लगानी चाहिए थी। और कुछ नहीं, तो ऐसे कानूनको स्वीकृति देनेसे पहले 
बह कुछ झिलझ्चक सकती थी। लेकिन दलगत राजनीतिके दबावके आगे वह झुक गई। 
में यह नहीं कह सकता कि किन मतलबोंसे उसने ऐसे कानूनकों मंजूर किया होगा। भार- 
तीयोंने अनुभव किया कि उसे स्वीकार करना असम्भव है, अतः थे सत्याग्रही बन गये। 
वस्तुतः, उन्होंने द्रान्सवाल सरकारसे कहा: “हम छोग आपकी जेलें भर देंगे, और आप जो 
दण्ड देंगे, हम सहन करेंगे, लेकिन यह कानून स्वीकार करना हमारे लिए असम्भव है। 
में क्षणभर रुककर मनमें विचार करना चाहता हूँ कि ब्रिटिश संविधानके क्‍या अर्थ हें। 
क्या वहु संविधानमें बिहित साम्राज्यके विभिन्न सदस्योंकों समानताका अधिकार नहीं देता ? 
में यह बात समझ सकता हूँ। में इस सिद्धान्वपपर आधारित साम्राज्यको प्रजा बने रहनेकों 
सहमत हो सकता हूँ, किन्तु अपने अनुभवके बलूपर में कहना चाहूँगा कि सेरे लिए एक 
ऐसे साम्राज्यके प्रति निष्ठावान रहना नितान्त असम्भव है, जिसमें मेरे साथ साम्राज्यके किसी 
सदस्यकी ही भाँति समानताका व्यवहार न किया जाये, चाहे वह मात्र सिद्धान्त रूपमें ही 
हो। यदि मेरे साथ एक हीनतर व्यक्ति-जेसा व्यवह।र किया जाना है तो में बराबरीके 
दर्जजी कभी कामना नहीं करूँगा। में एक ऐसे साम्राज्यका सदस्य होकर सनन्‍्तुष्ठ रहूँगा 
जिसकी | गतिविधियोंमें | मेरा भी कुछ हिस्सा होगा, चाहे वह केवल एक प्रतिशत ही हो। 
किन्तु यदि मुझे गुलाम ही रहना है तो साम्राज्यका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। बसी 
दक्षामें  ब्रिठिदा प्रजा ” की संज्ञा मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती। उस कानूनके इसी 
प्रभावकों में इस सभाके सामने स्पष्ठ कर देना चाहता हूँ, इसे जिसे हम पिछले तीन बरसोंसे 
महसूस करते रहे है। ट्रान्सवाल उपनिवेशका यह कानून ब्रिटिश साम्राज्यकी जड़ोंकों काटता रहा 
है, और इस प्रकारके कानूनमें निहित सिद्धान्तका प्रतिरोध करके हम न केवल ब्रिटिश भारतकी 
बल्कि [| सस्पूर्ण | ब्रिटिश साम्राज्यकी सेवा करते रहे हें। मुझे विश्वास है कि यह सभा 
असन्दिश्ध रूपमे मुझे इस बातका भरोसा देगी कि ऐसा करके हम ठीक ही करते रहे हें 


भाषण : बिदाईकी समभामें ७४९ 


(“वाह, वाह और हर्षध्वनि)। हम अनुभव करते हें कि यदि इतना भी नहीं करते तो हम 
साम्राज्यके सदस्य होने योग्य न रह जाते -- हम साम्राज्यमें साझीशर होनेके योग्य न रह 
जाते, और अगर लाझीदारी नहीं हो तो साम्राज्यका अस्तित्व ही नहीं रह जाता इसीलिए मेंने 
यह कहनेमे तलिक भी संकोच नहीं किया है कि यह संघर्ष वर्तमान युगके महानतम संघर्षो्मे 
से एक है; और ऐसा इसलिए कि एक महान सिद्धान्त दाँवपर छगा हुआ है, हम एक 
पचित्न आदशेके लिए लड़ रहे हैं, और इसलिए भी कि हमने उस आवदश्ंकी प्राप्तिके प्रयत्नोंमें 
शुद्ध तरीके अपनाये हें। और अब वह प्रस्ताव क्‍या है जो [ हमसे | किया गया है? बह 
यह है कि थह कानून तो रद हो जाना चाहिए, लेकिन प्रस्तावके जरिए जो शर्त थोपनेकी 
कोशिश है वह यह है कि भविष्यमें ब्रिटिश भारतीय कानूनकी दृष्टिशें यूरोपीयोंके साथ 
बरावरीका दर्जा लेकर ट्रान्सवालमें प्रवेश न करें। ट्रान्सवाल सरकार कानूनमें इस परिव्तेनके 
कारण होनेवाले परिणामका राभ ब्रिटिश भारतीयोंकों देनेके लिए राजी थी, अर्थात्‌ चन्द 
भारतोय द्वान्सवालमें प्रवेश कर सकेंगे। ब्रिठिश भारतीय इतनेसे सब्तुष्ठ नहीं हें। उदाहुरणके 
लिए आप मान लें कि एक स्वामी अपने दाससे कहता है: “तुम मेरे साथ मेजपर 
बेठ सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो, तुम ये तमाम सुविधाएँ भोग सकते हो, किन्तु इस 
शर्तपर कि दास और स्वामीका यह रिव्ता हमारे बीच सरदेव बना रहेगा। क्या आप सोच 
सकते हे क्वि दास इससे सन्तुष्ट हो जायेगा? जबतक दासताका कलंक रूगा हुआ है तबतक 
चाहे उसे मेजपर सर्वोच्च पद ही मिले, क्‍या वह दास सल्तुष्ठ हो सकेगा? क्‍या यह साफ 
नहीं है कि समर्पणकी भावना तबतक असम्भव है जबतक वह भेद कायम है, जबतक दासताका 
कलंक रूगा हुआ है? उपनिवेश सरकार अब जो-कुछ देनेको कहती है उसे पर्याप्त मानकर 
स्वीकार नहीं कर सकते; और इसलिए हम अपने संघर्षसें ब्रिटिश जनतासे उसकी सहानु- 
भूति और समर्थन माँगनेके लिए यहाँ आये हेँ। में समझता हूँ कि साम्राज्यीय सरकारके लिए 
दस्त्र-बलसे ट्रान्सवाल सरकारको कुछ करतेके लिए विवश करना असम्भव है। हम स्वयं भी 
किसी बलका प्रयोग नहीं करते। हम किसीसे नहीं कहते कि हमारी ओरसे बलका प्रयोग 
करे; लेकिन हम यह जरूर सोचते हैं कि ब्रिटिश जनताकों मालूम हो कि उस संघर्षका मतलूब 
क्या है, वह जाने कि [ द्वान्सवालके | अधिवासी [| भारतीय | समाजमें से ५० प्रतिशत पहले ही 
जेल हो आये हैं; उसे मालूम हो कि जेलमें निमोनिया हो जानेके कारण एक नोजवानकी 
मृत्यु हो चुकी है; वह जाने कि पिता और पुत्र साथ-साथ जेल गये हैं; वह जान सके कि 
माताओंने टोकरियाँ ले ली हैं और सड़कोंपर फल बेचती हैं, ताकि जबतक उनके पति 
जेलमें हैं, वे अपनी और अपने बच्चोंकी परवरिश कर सकें; उसे माल्म हो कि बहुत-से 
परिवार दरिद्र हो गये हैँ और चन्देकी रकमसे उनका गुजारा होता है। यदि आजकी सभामे 
उपस्थित आप सभीको रूगे कि जिन आदशोतने सत्याग्रहियोंको खुशी-खुशी ये कष्ट झेलनेके 
लिए प्रेरित किया है, वे आपकी दृष्टिमें सही हैं, तो आप सत्याग्रहियोंके उस छोटे-से समुदायकों 
अपने प्रोत्साहन, सहानुभूति और उमंग पेदा करनेवाले कुछ शब्द भेजें । आप साम्राज्य-सरकारको 
कमसे-कम यह दिखा दें कि साम्राज्यीय अन्तरात्माके विरुद्ध इस पापमें आप भागीदार बननेकों 


५०० सम्पूणे गांधी वाडमय 


तैयार नहीं हैँ। ट्रान्सवालसें रहतेवाले हम लोग जानते हैं कि हमें इंग्लेंडकी सहानुभतिपर 
नहीं, बल्कि अपनी दक्तिपर निर्भर करना है, और में अनुभव करता हूँ कि हममें वह शक्ति 
है। में मानता हैँ कि जबतक एक भी सत्याग्रही जीवित रहेगा, वह संघर्ष जारी रखेगा। 
मुझे जोहानिसबर्गसे अभी-अभी एक तार मिला है, जिसमें कहा गया है कि [ वहाँके | लोग 
संघर्षको अन्ततक जारी रखनेके लिए कटिबद्ध हें। यह सन्देश ब्रिटिश भारतीय संघ हारा ही 
नहीं भेजा गया है, इसमें यूरोपीय कार्यकर्ताओंका वह छोटा-सा दल भी शामिल है जिससे 
विधानसभाके एक सदस्य, श्री जिलियम हॉस्केनकी अध्यक्षता्ोें एक समितिक्ी स्थायना की 
है। में अपने सुननेवालोंसे कहँगा कि वे उस यूरोपीय समितिका अनुकरण करें और उन्हें 
जितना अधिक सम्भव हो, उत्साह प्रदान करें तथा इस प्रकार हमारे कण्ठोंका यथाशीघ्र अन्त 
करायें।' 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियत, ११--१२-१९०९ 


१. गांधीजीके बाद सर रेमंड वेस्ट और सर फ्रेडरिक छेली बोढे । सभाकी समाप्तिपर निम्नलिखित प्रस्ताव 
सृेसम्मतिसे पास क्रिया गया: “ यह सभा ट्रुन्सवालके बिश्शि मारतीयों द्ारा अपने नागरिक अधिकारोंके लिए 
किये जानेवक्े शान्तिपूणं और निस्तवार्थ संबषेके श्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करती है, और इस संधषमें 
सच्चे मनसे प्रोत्ताइन प्रदान करती है ।” 


परिशिष्ठ 


परिशिष्द १ 
एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम (१९०८) 
सम्पूर्ण पाठ 


हम नीचे टन्सवालकी संप्तद द्वारा हाल ही में पारित उस अधिनियमका पूरा पाठ दे रहे हैँ “जिसका 
उद्दंश्य उत एशियाइ्योंकि, जो सन्‌ १९०७ के अधिनियम संख्या २ के उपबन्धोंका पालन नहीं कर पाये, स्वेच्छया 
पंजीयनकों वेध करना है और एशियाइयेंके पंजीयनकी अतिरिक्त व्यवस्था करना है |” 

टून्सवालकी विधान-परिपद ओर विधान-सभाकी सलाह और सम्मतिसे हमारे परमश्रेष्ठ मद्यामहिंम महाराज 

निम्नलिखितकों कानूनके रूपमें मान्य करें: 

१. इस अधिनियममें, बशतें कि वह संदमेसे असंगत न हो, 

४ बालिग ? का अर्थ होगा सोलह साल या उससे ज्यादाकी उम्रवाला; 

“ पृंजीयन-आथनापत्र “का अथ होगा एशियाश्योंके रजिस्टरमें दाखिल की जानेवाली ऐसी भर्जी जो [ तत्सम्बन्धी ] 
विनियमके द्वारा निर्धारित रीति और नमूनेके अनुस्तार लिखी ओर भेजी गई हो और जिसके साथ 
विनियमकी माँगके अनुसार अपना विवरण ओर शिनाख्तके उपाय भी बताये गये हों; 

“ एशियाई ?” का अर्थ होगा एशिया महाद्वीपमें रहनेवाली प्रजतियोंका कोई भी पुरुष-व्यक्ति; उसमें कुली, 
अरब और मलायी शामिल होंगे किन्तु निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे -- 


(क) ऐसा मलायी जिसका जन्म दक्षिण आफ़िकाके किप्ती ब्रिटिश उपनिवेशमें या त्रिथ्शि अधिकृत 
प्रदेशमें हुआ हो ओर जो वहाँ निवास करता हो; या 

(व) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस उपनिविशमें १९०४ के “ अम-आयात अध्यादेश ” ( छेबर झम्पोट्शन 
ऑडिनेन्स ) के अधीन छाया गया हो; या 

(ग) किसी विदेशी दूतावासमें काम करनेवाला अधिकारी; 

“ पंजीयन प्रमाणपत्र ” का अथथ होगा सन्‌ १९०७के अधिनियम संख्या २ के अन्तर्गत दिया गया प्रमाणपत्र, 
अथवा इस अधिनियमके अन्तगत इसीकी अनुयलीमें बताये गये नमूनेके अनुसार या विनियम द्वारा 
निर्धारित विधिके अनुसार दिया गया प्रमाणपत्र; 

“ इस अधिनियमका आरम्म” -- इस शब्द-समुच्चयका अथे होगा वह तारीख जिससे कि यह अधिनियम 
अमलमें आया; 

८ गबनेर ? का अर्थ होगा वह अधिकारी जो किप्ती समय इस डपनिवेशकी सरकारका, कार्यकारी परिषदकी 
सलाह और सम्मतिके अनुसार, संचालन कर रहा हो; 

“संरक्षक” का अथ होगा किसी नाबालिग एशियाईका पिता या भाता या कोई भी दूसरा आदसी जिसके 
संरक्षणमें वह नाबालिग व्यक्ति उत्त समय रह रहा हो और ऐसे किसी आदमीके अभावमें उस 
नाबालिगका मालिक । 

“वैध घारक-” (लॉफुल होल्डर ) का अर्थ, पंजीयन प्रमाणपत्रके सिलसिलेमें होगा ( प्रमाणपत्रके उब्लिखित 
नावालिगसे मिन्‍न ) वह व्यक्ति जिसका पंजीयन उप्त प्रमाणपत्रसे प्रमाणित होता है; 


जुजुने 


करने 


सम्पूण गांधी वाढमय 


« ज्ञाबालिंग ”का अथे होगा सोलह सालसे कम उम्रवाला; 
«“ एशियाश्योॉका रजिस्टर ” शब्दोंका मतलब होगा इस अधिनियमके प्रयोजनोंकों तिद्धिके लिए, विनियममें 


निर्धारित विधिके अनुसार रखा जानेवाढला रजिस्टर; 
“ पंजीयक ” का अथे होगा गवनेर द्वारा एशियाइयोंका रजिस्टर रखमेके लिए नियुक्त किया गया अधिकारी 
या कोई दूसरा व्यक्ति जो उस पदपर बे रीतिसे काम कर रहा हो; 
“८ विनियम ” का मतलब होगा इस अधिनियमके खण्ड १७ के अन्तगेत बनाया गया कोई भी विनियम; 
“ अपंजीक्षत एशियाई ?” का अथ होगा ऐसा बालिग एशियाई जो पंजीयन प्रमाणपत्रका धारक नहीं है । 


भाग ९ 
स्वेच्छया पंजीयनका वेधीकरण 


२. (१) प्रत्येक व्यक्ति --- 

(क) जो सन्‌ १९०७के अधिनियम छंरुया २ में दी गई परिभाषाके अनुसार एशियाई है; ओर 

(व) जिप्तके द्वारा या जिसके विषयमें सन्‌ १९०८ की १० फरवरीकों या उसके बाद सन्‌ १९०८ की 

१० मई तक क्रिसी भी दिन पंजीयक या अन्य किसी समुचित अधिकार श्राप्त अमलदारके नाम 

पंजीयनके लिए अर्जी दी गई दो; ओर 

(ग) जिसे या जिप्तके विषयमें पं॑जीयकके द्वारा इस अधिनियमकी अनुसूचीमें दिये गये नमूनेके अनुसार 

प्रमाणपत्र दिया गया हो; 
इस प्रमाणपत्रकों प्राप्त कर छेनेपर ऐसे प्रमाणपत्रका वेष धारक माना जायेगा जिससे उसे उपनिवेशमें प्रवेश 
ओर रहनेका अधिकार मिलता है । 

(२) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी जो सन्‌ १९०७ के अधिनियम संख्या २ के अन्तगत पंजीयनके प्रमाणपत्रका 
वध घारक था और इसलिए जिसे उस प्रमाणपत्रके बदलेमें इस अधिनियमकी अनुयचीमें दिये गये नमूनेके 
अनुसार [ नया ) प्रमाणपत्र केनेकी अनुमति दे दी गई है, उस प्रमाणपत्रका वेध धारक माना जायेगा जिससे 
उपन्विशमें अंवेश करने भौर रहनेका अधिकार मिलता है। 

(३) पत्येक्ष एशियाई, जिसके पास इस खण्डमें उब्लिखित कोई प्रमाणपत्र है, हर तरहसे, सन्‌ १९०७ के 
अधिनियम संख्या २ के उपबन्धोंके नहीं, बल्कि इस अधिनियमके उपबन्धोंक अधीन होगा । 

भाग २ 
इस अधिनियमके आरम्भ होनेके बाद एशियाइयोंका पंजीयन 
३. कोई भी एशियाई इस अधिनियमक्र अन्तगेत अपना पंजीयन करानेक्रा अधिकारी होगा, यदि --- 
(क) वह खण्ड ४ के उपद्ण्ड (२) या (३) में वणित शर्तोंकों पूरा करता हो, चाहे वह इस अधिनियमके 
आरम्भ होते समय इस उपनिवेश्षमें रहा हो या न रहा हो; या 
(व) सन्‌ १९०७ के अधिनियम संख्या २ के अन्तगत दिये गये पंजीयन प्रमाणपत्रका वैध धारक होनेके 
नाते वह उस प्रमाणपत्रकक बदकछेमें इस अधिनिय्रमके अन्तर्गत दिया जानेवाला पंजीयन प्रमाणपत्र छेना 
चाहता हो; या 
(ग) इस अधिनियमका आरम्म होनेके समय वह इस उपनिवेशका नाबालिग अधिवासी था और इसलिए 
उप्तने उपनिवेशमें पहली बार ऐसे बालिग एशियाईके साथ प्रवेश किया था थो उप्तका अभिभावक था 
और जो सन्‌ १८८७ के कानून संह्या ३ के अन्तगैत या उसके किसी संशोपनके अन्तर्गत पंजीयित था 
या श्ख अधिनियमके अन्तर्गत पंजीयित है या पंजीयनका अधिकारी है; या 
(व) उत्का जन्म दक्षिण आफ्रिकाके किसी ऐसे हिस्सेमें हुआ था जो उसके जन्मकी तारीखके समय 
दृन्सवालकी सीमाओंके अन्दर था । 


प्रिशिष्ट ७५५३ 


४. (१) इस अधिनियमका आरम्भ होनेके समय इस उपनिवेशमें निवास करनेवाला अत्येक अपंजीबित- वालिय 
एशियाई ऐसी तारीख या तारीखोंके पहले और उस स्थान या स्थानोमें ओर उस व्यक्ति या व्यव्तियोंको, जिन्हे 
उपनिवेश-सचिव उपनिवेशके विशिष्ट इलाकोंके लिए “ गज्जठ ? में सूचना देकर नियत करे, पंजीयनके लिए अर्जी देगा 
और पंजीयक श्स बातका इतमीनान कर छेनेके वाद कि वह एशियाई पंजीयनका अधिकारी है, उसे पंजीयन 
प्रमाणपत्र दे देगा । 

(२) इस अधिनियमका आरम्भ दोनेके समय उपनिवेशके बाहर निवास करनेवाला प्रत्येक अपंजीक्षत वालिग 
एशियाई । 

(क) यदि वह सन्‌ १८९९ के अक्तूबर मदहदीनेकी ११ तारीखके पहले ट्ान्सवालमें तीन सा तक निवास 

कर चुका हो; ओर 

(व) इस अधिनियमके आरम्भ होनेके बाद एक सालके अन्दर इस उपनिवेशके बाहर किन्तु दक्षिण आक्रिकाके 

भीतर अब स्थित किसी जगहसे पंजीयनके लिए अर्जी ओर 

(ग) पंजीयकको इस उप-खण्डमें उह्लिखित तथ्योंका विश्वास करा दे; तो वह 
पंजीयन-प्रमाणपत्र पानेका अधिकारी होगा । 

(३) ऐसा प्रत्येक अपंजीयित बालिग एशियाई जो इस मधिनियमके आरम्म होनेके समय इस उपनिवेशके 
बाहर निवास कर रहा था किन्तु जो 

(क) सन्‌ १९०र२के क्षतिपूर्ति तथा शान्ति रक्षा अध्यादेश (इंडेम्न्टी ऐंड पीस प्रिज़वेशन ऑडिनिन्स) के 

अन्तर्गत या उसके किसी संशोषनके अन्तगत अथवा सन्‌ १९०० के सितम्बरकी पहली तारीख और उक्त 

अध्यदेशके पास होनेकी तारीखके बीचमें किसी समय दिये अनुमतिपत्रके बलपर (बशर्तें कि यह अनुमतिपत्र 

छल्ते न प्राप्त किया गया हो) इस उपनिवेशमें प्रवेश करने ओर रहनेका समझ्नुचित अधिकार रखता था; था 

(व) मई, १९०१ककी ३१ तारीखफो इस उपनिवेशका अधिवासी था ओर यहाँ सचमुच हाजिर था; 
पंजीयकको इस उपखण्डके अनुच्छेद (क) और (रख) में उस्लिखित तथ्यका विश्वास करा देनेपर और उपन्विशके 
बाहर किन्तु दक्षिण आकफ्रिकाके अन्दर अवस्थित किसी जगहसे पंजीयनके लिए अज्ी देनेपर, पंजीयनका प्रमाणपत्र 
प्राप्त करनेका अधिकार होगा । 


नाबालिग एशियाई 


७५, जिपका जन्म इस उपनिवेशमें हुआ है और जो इत उपनिवेशमें सन्‌ १९०४ के छेबर इम्पोर्टशन 
ऑडिनेन्सके अन्तगैत छाये गये क्रिती मजदूरकी सन्तान नहीं है, ऐसे अत्येक अप॑जीकृत (गेर-रजिस्ट्ड ) नाबालिग 
एशियाईके विषयमें निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे; 


(१) यदि उसका संरक्षक एशियाई है तो उस नाबालिगका नाम, उप्तकी उम्र, उसका निवास ओर संरक्षकसे 
उसका रिइ्ता उसके संरक्षकके पंजीयन प्रमाणपत्रमें दर्ज किया जायेगा । 

(२) यह नाबालिग सोलह वषकी उम्रका हो जानेपर, एक माहके अन्दर पंजीयकको पंजीयन प्रमाणपत्रके 
छिए. अर्जी देगा; किन्तु यदि वह उस उम्रको पहुचनेपर या उसके एक माह बाद उपनिवेशमें हाजिर न हो 
तो वह दक्षिण आकफ्रिकके अन्दर, कछेकिन उपनिवेशसे बाहर अवस्थित किसी जगहसे पंजीयकको पंजीयनके 
लिए अर्जो दे सकता है ओर पंजीयकको इस बातका इतमीनान करा देनेपर कि वह पंजीयनका अधिकारी 
है, पंजीयक उसे पंजीयनका प्रमाणपत्र दे देगा और तब नाबालिगके रूपमें दे उसका नाम एशियाश्योकि 
रजिस्टरसे काट दिया जायेगा और फिर वह उसके संरक्षकके पंजीयनके प्रमाणपत्रमें शामिक न 
भाना जायेगा । 


जण४ सम्पूणे गांधी वाडसय 


६. (१) जब भी पंजीयककों यह इतमीनान हो जाये कि कोई एशियाई, जो खण्ड ३ के अधिकारका 
दावा करता हो [सचमुच ] उत्तका अधिकारी नहीं है, वह उसे पंजीयनका प्रमाणपत्र देनेसे इनकार कर 
देगा और इतकी सूचना उस्त एशियाईको उसके अर्जापत्रमें दिये पतेपर डाकसे भेज दी जायेगी । 

(२) पंजीयक द्वारा पंजीयनका प्रमाणपत्र देनेसे इनकार करनेके दरणक मामलेमें, इनकारीकी सचनाकी 
तारीखते चौदह दिनके अन्दर उपनिवेश-सचिवके नाम लिखित पत्रके द्वारा अपील की जा सकती है 
ओर यह अपील ऐसी अपीलें सुननेके लिए गवनेर द्वारा खास तोरपर नियुक्त मणिस्टेट द्वारा सुनी जायेगी 
और यह अपील सुनते समय उक्त मजिस्देंटको, सत्‌ १९०२ के पड़मिनिस्टेशन ऑफ़ जरिट्स प्रोक्लेमेशनके 
खण्ड उन्नीसके अन्तर्गत, निम्न कोटिकी अदालत माना जायेगा । 

(३) ऐसे एशियाईके मामलेमें जो दक्षिण आफ्रिकामें तो है किन्तु इस उपनिवेशके बाहर है, ज्यों ही 
ऐसी अपीछकी सुनवाईकी तारीख निश्चित होगी त्यों ही प्रवास विभागका कार्यकारी अधिकारी अपील- 
कर्ताको उसकी पंजीयन-अर्जीमें दिये गये पत्तेपर डाकके जरिए एक अस्थायी अनुमतिपत्र भेज देगा जिससे उसे 
उपनिवेशमें प्रवेश करने ओर तबतक रहनेका अधिक्रार मिल जायेगा जबतक कि अपीलक़ा फेसला नहीं 
हो जाता । यदि अपोल खारिज हो जाती है तो वह मजिस्टेट लिखित रूपमें एक आदेश जारी करेगा 
कि उस अपीलकर्ताको उपनिवेशते निकाल दिया जाये ओऔर ऐसा हरएक आदेश सन्‌ १९०७ के प्रवासी- 
प्रतिबन्धक अधिनियमके खण्ड & या उसके किसी संशोधनके अन्तर्गत दिया गया आदिश माना जायेगा । 

(४) इस उपन्विशमें स्थित ऐसे बालिगि एशियाईके मामलेमें जिसने इस खण्डके उपखण्ड २ द्वारा 
निर्धारित अवधिके अन्दर अपील न की हो या की तो दो किन्तु उसपर भागे कारवाई न की गई हो 
या जिलकी अपील खारिज कर दी गहे हो, उपरोक्त मजिस्टेट लिखित भादिश जारी करेगा कि उस एशियाईको 
उपनिवेशसे बाहर निकला दिया जाये और ऐसा प्रत्येक्ष आदेश सन्‌ १९०७ के प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमके 
खण्ड & या उप्के किसी संशोधनके अन्तर्गत दिया गया आदिश माना जायेगा । 


उपनिवेशसे निष्कासन 


७. जो बालिग एशियाई उस तारीख या तारीखोंके बाद, जो उपन्विश-सचिव द्वारा “ गज्नट में अधिसूचित 
की जायें, उपनिवेशके अन्दर पाया जायेगा और खण्ड ९ में उब्लिखित माँगके किये जानेपर पंजीयनके ऐसे प्रमाण- 
पत्रको जिसका वद्द बेघ घारक है पेश न कर सकेगा, उसे बिना वारंथ्के गिरफ्तार किया जा सकता है और 
अधिवासी मजिस्टेट ( रेजिडेंट मजिस्ट्रेट) या सहायक अधिवासी मजिस्ट्रेट ( असिस्टट रेज़िडेंट मजिस्टेट ) के सामने 
पेश किया जा सकता है और यदि वह उक्त मजिस्टेटको इस बातका यथेष्ट प्रमाण न दे सके कि वह पंजीयन 
प्रभाणपत्रका वेध धारक है, अथवा जिस अवधिके अन्दर उसे इस प्रमाणपत्रके लिए अ्जों दे देनी चाहिए, वह अभी 
समाप्त नहीं हुई है तो मजिस्ट्रेट, अगके खण्डमें उश्लिखित परिस्थितिकों छोड़कर, लिखित रूपमें यह आदेश जारी 
करेगा कि उसे इस उपनिवेशसे बाहर निकाल दिया जाये और ऐसा प्रत्येक आदेश सन्‌ १९०७ के अवासी-प्रतिबन्धक 
अधिनियमके खण्ड ६ या उसके किसी संशोधनके अन्तर्गत किया गया आदेश माना जायेगा । 

८. जो बालिंग एशियाई खण्ड ४ के उपखण्ड (१) के उपबन्धोंके अनुसार पंजीयनके लिए अर्जी नहीं दे 
सका है, यदि वह उस मजिस्टेटकी जिसके सामने वह पेश किया जाये इस बातका इतमीनान करा देगा कि उसकी 
इस बुठिका कोई उपयुक्त और पर्याप्त कारण था तो वह मकिस्टेट पूर्वोक्त आदेश जारी करनेके बजाय उस एशि- 
याईकी भाठ दिनके अन्दर पंजीयनके लिए अर्जी देनेका निर्देश दे सकता है और यदि वह एशियाई इस निर्देशका 
पालन करेगा तो उसकी अजीपर ठोक उसी तरद् विचार किया जायेगा मानों वह पूर्वोकत उपखण्डके उपबन्धोंके 
अनुसार द्वी दी गई हो और इस अधिनियमके सारे उपबन्ध, जो कि उस ह्वालतमें छागू होते, यहाँ भी लागू 
होंगे । किन्तु यदि वह इस निर्देशका पालन न कर सकेगा तो मजिस्टेट उसे पहके कहे अनुसार [ उपन्विशसे ) 
बाहर निकाल देनेका अदिश करेगा और ऐसा आदिश सन्‌ १९०७ के अवासी-प्रतिबन्वक अधिनियमके खण्ड ६ 
था उसके किसी संशोधनके अन्तगेत किया गया अआदिश माना जायेगा । 


परिशिष्ट प्प्जुण 
भाग ३ 
सामान्य और रुफुट बातें 


९, जो भी एशियाई इस उपनिविश्चमें प्रवेश करे या यहाँ रह रहा हो उसे यहाँ विधिवत्‌ स्थापित पुलिस-दल्के 
किती यूरोपीय सदस्व, या उपनिवेश-सचिव द्वारा अभिकार-प्राप्त क्रिप्ती अन्य यूरोपीय व्यक्तितकी माँगपर पं जीयनका 
अपना प्रमाणपत्र, जिसका वह बेब बारक है, पेश करना होगा और माँग की जानेपर विनियम ( रेस्युकेशन ) 
द्वारा निर्वारित अन्य ब्योरा और अपनी शिनाख्तके साथन भी पेश करने पड़ेंगे । वेव रूपसे माँग किये जानेपर 
जो एशियाई ऐसा अम्राणपत्र पेश न कर सकेगा उत्तर, यदि वह पंजीवनके प्रमाणपत्रका वेध घारक न हो तो, 
खण्ड ८ में उश्लिखित रीतिके अनुसार कारवाई की जा सकेगी । 

१०, (१) यदि क्रिसी समय कोई पंजीयन-प्रमाणपत्र खो जाये या नष्ट हो जाये तो जिस व्यक्तिके नाम 

वह दिया गया था वह फौरन पंजीयककों नया प्रमाणपत्र देनेके लिए अर्जी देगा और जब बह व्यक्ति विनियमर्मे 

निर्धारित विधि पूरी कर देगा और पाँच शिलिंगकी फीस जमा कर देंगा तब पंजीयक उसे नया प्रमाणपत्र दे 
देगा । यह फीस नये प्रमाणपत्रकी अर्जीपर छूगाये गये रेवेन्यू स्टेम्पोंके रूपमें चुकाई जायेगी और पंजीयक उन्हें 
काट देगा । 

(२) ऐसा प्रमाणपत्र जिपत व्यक्तिको मिले, बशरतें कि पानेवाला वही ने हो जिसके नाम वह जारी 
किया गया था, वह उसे यथाशीघ्र एशियाश्योके पंजीयककों सोंप देगा या भेज देगा । 

११. प्रत्येक पंजीयन प्रमाणपत्र सब जगह इस बातका निश्चयात्मक प्रमाण माना जायेगा कि उसके बेध 
वारककी इस उपनिवेशमें प्रवेश करने ओर रहनेका अधिकार है; किन्तु यह खण्ड उत व्यक्तियोंपर लागू नहीं 
होगा जो सन्‌ १९०७ के प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमके खण्ड ५ या ६ के अथवा उसके किसी तंशोवनके अन्तगेत 
उपनिवेशसे निकाल दिये गये हैं । 

१२, इस अधिनियमके अन्तगेत चलाये गये किसी सुकद्मेमें या किसी दूसरी कारवाईमें जब भी किसी 
एशियाईकी उम्रके सम्बन्धमें सन्देहर होगा तब पंजीयक अपनी रायके अनुसार उप्तकी जो भी उम्र समझक्रर अमराण- 
पत्रमें भर देगा वही उप्तक्की उम्र मानी जायेगी बशतें कि वह एशियाई उप्तसे भिन्न उम्र प्रमाणित न कर दे । 

१३. पंजीयनके लिए अर्जी करनेवाले किसतो व्यक्तिको विनियमके निर्देशंके अनुसार जो हरूफनामा देना 
होगा या शपथयूवंक जो घोषणा करनी होगी वह रथ्म्प-शुर्कसे मुक्त होगी। 


व्यापारिक परवाने 


१४. (१) पतन १९०० के राजस्व परवाना अध्यादेश या उसके किसी संशोथनंके अन्तर्गत या स्थानिक 
संस्थाके अधिकार-्षेत्रमें जारी क्रिप्ती उपनियम या विनियमके अन्तगत कोई एशियाई तबतक क्षोई व्यापारिक 
परवाना न पा सकेगा जबतक वह परवाना प्रदान करनेके लिए नियुक्त व्यक्तिके समक्ष पंजीयनका वह प्रमाणपत्र 
जिसका वह वेध घारक है प्रस्तुत न करे और जबतक या तो अंग्रेजीमें अपनी सही न दे दे अथवा ऐसी 
दूसरी या अतिरिक्त जानकारी न दे अथवा अपनी शिनाख्तके ऐसे कान न जुय दे जो उपनिवेश-सचिव 
द्वारा सामान्यतया या कुछ खास मामरोंके लिए निर्धारित किये गये हों । 

(२५) इस अधिनियमके खण्ड २ के उपखण्ड (१) (ख) में निर्धारित रूपमें अर्जी देनेवाढे कित्ती एशियाईको 
पूर्वोक्त अध्यादेश या पूर्वोक्त उपनियम या विनियमके अन्तगंत, १० फरवरी १९०८ और आरम्स होनेके 
बीचमें जो भी थरवाने दिये गये होंगे, वे सन्‌ १९०७ के अधिनियम संख्या २ के खण्ड श्स अधिनियमके 
१३ के उपबन्धोंके बावजूद, वेध रीतिसे दिये गये माने जायेंगे । 

(३) सन्‌ १९०७ के “अधिनियम संख्या २ का खण्ड १३ रद कर दिया जायेगा ओर इसके द्वारा 
रद किया जाता है । 


जज सम्पूणे गांधी वाड्मय 
टद्ण्ड 
१७, जो भी व्यक्ति 
(क) पंजीयनकी अर्जीके हेतुसे या उसके सिलसिलेमें या पंजीयनका प्रमाणपत्र पामेके लिए किसी 
भी तरहका छल्पू्ण कार्य करेगा या झूठा बयान देंगा या झूठा बहाना बचायेगा; 
(ख) श्स अधिनियमकों अनुसूचीमें बताये हुए नमूनेके अनुसार कोई जाली दस्तावेज बनायेगा या 
इस अधिनियमके आरम्भ होनेसे पहछे ऐसे जाही दस्तावेजजी रचना कर चुका है या जाली 
पंजीयन प्रमाणपत्र बनायेगा या यह जानते हुए भी कि अभसुक दस्तावेज या प्रमाणपत्र जाली हैं 
उनका उल्लेख करेगा; 
(ग) ऐेसे किसी जाली दस्तावेज या ऐसे किसी प्रमाणपत्रका जिसका वह वेध धारक नहीं है पंजीयनके 
प्रमाणपत्रके रूपमें उपयोग करेगा या उपयोग करनेकी कोशिश करेगा; 
वह अपराधका दोषी होगा और उसपर पाँच सौ पोंड तक का जुर्माना किया जा सकेगा, ओर जुर्माना न देनेपर 
उसे दो साल तक की सख्त या सादी कैदकी सजा दी जा सकेगी या जुर्माना और केदकी सजा दोनों एक साथ 
दी जा सकेगी; और जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तिकों ऐसा अपराध करनेको उकसायेगा, या उसमें मदद 
करेगा, या हिमायत करेगा वह [मी] समान दण्डका भागी होगा । 


अस्थायी अनुमतिपत्र 


१६. सन्‌ १९०७ के प्रवासी-प्रतिबन्धकर्में या इस अधिनियममें जो भी कद्दा गया है उसके बावजूद गवबनेर 
ऐसा अनुमतिपत्र देनेकी अनुमति दे सकता है, जो विनिमय द्वारा निर्धारित नमूनेके अनुरूप हो। उससे किसी भी 
एशियाईकी उपनिवेशमें प्रवेश करने और अनुमतिपत्रमें उदिलख्ित अवधितक रहनेका अधिकार मिल जायेगा; उस 
अवधिके बीत घजानेपर वह व्यक्ति जिसके नाम वह अनुमतिपत्र दिया गया था ऐसा व्यक्ति माना जायेगा 
जिसे इस उपनिवेशमें रहनेका समुचित अधिकार नहीं हैं; यदि वह [ उक्त अवधिके बाद यहाँ] पाया गया 
तो उसे बिना वारंटके गिरफ्तार किया जा सकेगा; और प्रवासी प्रतिबन्धक्क अधिनियमके खण्ड ६ या उ्सके 
किसी संशोवनके उपबन्ध उप्तपर इसी तरह छायू ढोंगे मानो वह उसके अनुच्छेद (ग) में उब्लिखित व्यक्ति है । 


गवरनेरके अधिकार 


१७, गवनर समय-समयपर निम्नलिखित उद्देश्योंमें से फिसी भी उद्देश्यके रिए विनियम ( रेस्युलेशन्स ) बना 
सकता है, बदल सकता हे या रद कर सकता है 

(१) इस अधिनियमके उद्देश्योंके लिए रखे जानेवाके रजिस्टरका रूप निर्धारित करना । 

(२) पंजीयनकी अर्जी देनेकी रीति ओर उसका रूप, और इस अर्जीके सिल्सिलेमें या उसके उद्देश्यसे 
अजेदारकों जिन बातोंका ब्योरा देना होगा या शिनाख्तके जो साधन प्रस्तुत करने होंगे -- उन्हें निर्धारित 
करना । 

(३) पंजीयन प्रमाणपत्रका रूप निर्धारित करना । 

(४) (क) खण्ड ९ में उब्लिखित माँग की जाये तब किसी एशियाईको; [और ] 

(ख) पंजीयन प्रमाणपत्र खो जाने या नष्ट दो जानेपर नयेके लिए अर्जी देनेवाले किसी एशियाईको 
जिन बातोंका ब्योरा देना होगा या शिनाख्तके जो साधन प्रस्तुत करने होंगे, उन्हें निर्धारित करना। 

(०) खण्ड ६ में उल्छिखित मजिस्टरेटकों की गई अपीछोंके सम्बन्धमें पालन की जानेवाली कार्यविधि 
निर्धारित करना । 

(६) खण्ड १६ के अन्तगेत दिये जानेवाके अनुमतिपत्रका रूप निर्धारित करना | 

(७) सामान्य तौरपर हस अधिनियमके लक्ष्यों और उद्देश्योंका ज्यादा अच्छा सम्पादन करनेके लिए । 


प्रिशिष्ट ज्‌णछ 


१८, जो एशियाई या किसी एशियाईका संरक्षक इस अधिनियमके या विनियमोंके किसी तकाजेका पालन 
नहीं करेगा, वह स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट परिस्थितियोंक्रो छोड़कर, दोषी ठदराये जानेपर, एक तो पौंड तक के जुमनिका 
भागी होगा । जुर्माना अदा न करनेपर उसे तीन महीने तक की सहत्त या सादी कंदकी सजा दी जा सकेगी 

१९, १२ अगस्त, सब १८८६ के फोक्सराड रिजोल्यशन आश्किल १४१९६ द्वारा संशोषित पनू १८८५० के 
कानून संख्या ३ के उपखण्ड (ख) में इसके प्रतिकूल जो-कुछ भी हो, उसके बावजूद प्रिटोरियाकी चच स्ट्रीअ्मे 
३७३ नम्बरकी जमीनका वह हिस्सा जो मरहूम अबूबकर अमोदके नामसे रजिस्टर था ओर जो इस अधिनियमके 
आरम्म दोनेके समय देनरी सॉछोमन लछिओत परोछकके नामते रजिस्टर था, पूर्वोक्त अवूबकरके उत्तराधिकारियोंक 
नामपर बदला जा सकता है । 

२०, इध अधिनियमका उस्छेख हर मामलेमें एशियाटिक्स रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट ऐक्ट १९०८ (सन्‌ १९०८ का 
एशियाई पंजीवन संशोधन अधिनियम ) के नामते किया जा सकता है और यह तबतक लागू न होगा जबतक 
कि गवनर “गज्ञठ” में प्रकाशित विज्ञप्तिके द्वारा यह घोषित न कर देगा कि महामहिम महाराजने उस्ते मंजूर 
करनेकी कृपा की है और उसके बाद वह उत्त तारीखसे छागू होगा जिसे गवनेर ऐसी ही एक विश्ञप्तिके द्वारा 
घोषित करेगा । 


अनुसूची 
दान्तवाल्का एशियाई पंजीयन प्रमाणपत्र 
पूरा लाम ९990७ 5 # 44% 9049 ७9% ५ ० +क ७0% 8०9३ 6 ९१ ४ ०+ ० ७ १०0 ३७०५७ + ३७ हक ०9% 0 ०%१०क ० २१९४ ७+७०३१७%४७०१प५ ३०% ७१०4 209%%े ६ 6 रू कु # केक केते कक कक के फ्तक्षक 0 फ कक 
५३ | जाति है 0 # + $+ 9 ३ के # 4 # # $# थ के $ # थी $ # # ७ # 9 ७ # 9 + # 0 #७ के क् उ्स्नृ के के # के $ के $क के सी ७ मी ह 6७ # के + के € ३७ क# ७ $# + के के # से ऊँचाई 49% ७9 ४ + # $ ७५ € कै $ हक $ $ # ७ ३ # के $ # # ७ कस 
इुलिया ६ ७0०0३क१क कक 09४6७ % क# ते # 0 क के ३ 8 के 9 $ ५५ से 0क३क ३9०७ क ४9०9 क 09% 0७०४४ ४०४ ७९१ ७ ५ ४ ४५३४ ३७२ ३ $% ६ # १७२७ ७७४०७ ७३ ७ /क# ० करे एक्केतेक तक कक नर कक से 
| क्र 
| कि 
न्‍ । लूट #४+००१%+%७१०५४०+७४७०७४+ #%६७७०००१०३४४७८ककर ४०३७७ क कक # के कै की ३ + ४ ५ ७ करके से 
|“ * 
हर एशियाश्योंका पंजीयक 
है (२8 ६ < अं अब को दिया गया 
छा धारककी सद्दी हब 4७७ ०४ कक व ज ५ ४०४०० ४७४७-८४ > बढ 99 2095 # बे 
। 
फट 
का 
अनिल म किक 
पत्नीका नाम के के & प्र के $ के कै $ # से 4 ५ # 9 90797 2%5900%9$७8%+4 8७0७७ ७+१०+५०७३७ ०५ ०७+% लिव सनस्थान जी, 00,099. 49. 4 8 4 कक] क 0१ 098४३ महल 6 9७% 9 कही 


१६ साल्से कम उम्रके पुत्र ओर अन्य पुरुष संरक्षित 


नन्‍मलकमणाभ+, भी नी िनिनभी नली ननिरननननलनतनीन-नप+ न बन नमन. ट-कपन नल अन्न कननननननका+ लेक» न पना. 23 ++-नकमन “न नमालंभा+ कमान +++क ना १ क्‍ह सके ५५>--न_ाआ+५५७७)५+.भ++१५० 
००8 /पाथ-शान्‍म/ततीकत कमाना स्‍क.स्‍अकन५५३3५33३७५४भ७3/नगम० नाकाम कक ७). .2५+४५४५५३ | //ललिनकन रत ४ कं >मत»«ा%433+ नमन अननन मनन लत ५. 3-० नल “रन कलतग... 8 अनन अलमवकाधा जन अली कन०नन-न्‍जज 20 मक 


| | । हु 
नाम | निवास-स्थान संरक्षकसे रिश्ता 


,लनजनमननबल५-+प कक .....क्‍-433- लानत के अपन रन सीजनीननननननननानननयनन “3 पन्ने नमक कबनकत 3. 2329७) +- नल अली फनिनानननीनतीगगयतन अनी भा जक थक 3 जनम सजनन 5 टन का जब... अननन-«--3. वननीतणन. पान बला 


] कक न न ० अब ओ तानीजभ अत अल 3. कर अल 


, ० सन++4क+-म-न न. जनता कलनीनिनीनन जीनत का तननननिनिनननन तन न नि. नण 2. ननन- अऑशाओ मा शािनाणओ%... अननननन्‍न्‍नओ ऊन ++ “४० 





एशियाइय कि पंजीयकके सिवा इस प्रमाणपत्रके ऊपरी पृष्ठपर किसी अन्य अ्यक्तिकों न तो कोई प्रिवतेन करना 
चाहिए, न ठिप्पणी छिखनी चाहिए । 

[ अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


परश्िष्द २ 
घन १९०७ के प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनिवयमके खण्ड ६ के अच्तर्गद 
किसी व्यक्तिके निष्कासलक्रे लिए वारंट 


नाक 7०: है 6. 5: ४ को सन्‌ १९०७ के अधिनियम २, खण्ड ८, उपखण्ड ३ के अन्तगैत दान्सवाल छोड़कर 
चके जानेका अदिश दिया गया था और उसने इस अदिशका पालन नहीं किया है, तुम्हें महामहिम महाराजा 
साहिबके नामपर हुक्म दिया जाता है कि तुम पू्वोक्‍त को तुरन्त गिरफ्तार कर छो और उसे उपनिवेशसे 
बाहर निकार दो और उसे दान्सवाल-नेदालकी सीमापर उस जगह छोड़ दो जहाँ फोक्सरस्ट और चाल्सेटाउनको 
जोइनेवाली रेलवे छाश्न पू्वोक्त सीमाकों काठती है । 
(ह०) जें० सी० स्मट्स 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


प्रिशिष्ट ३ 


रंगके प्रदनपर श्री पी० डंकनका भाषण 


श्री पेटिक डंकन सी० एम० जी० ने महिला-संघ ( लीग ऑफ वीमेन ) की रोज बेंक शाखके आमन्त्रणपर 
उप्तकी साहाना बठकमें रंग-भेदके प्रश्पर भाषण दिया । उनका भाषण इसी ७ तारीखके “ स्टार ? में दिया गया 
है । हम उसके मह्खपूर्ण अंश नीचे उद्धत करते हैं 

जिस देशके बारेमें यह माना जाता है कि वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता है, उप्तमें आबादीके सबसे बड़े हिस्सेके 
राजनीतिक अधिक्कार बिल्कुल छीन केना बहुत कठिन मामछा है । यद्द तो गुलामीकी-सी हालत हुईं । और, 
गुलामीकी-सी हाल्तमें पड़ी किस्ती दीन जातिके बल्पर जीनेवाली कोई जाति कभी दीघैकाल्तक जीवित नहीं रह 
सकी । यह स्थिति उन्नत और दीन दोनों जातियोंके लिए बुरी है। जहाँ आबादीका एक छोटा उन्नत भाग 
अपनेसे बड़े हीन भागके कामपर जीवित रहता है और उसको राजनीतिक अधिकार नहीं देता वहाँ हम देखेंगे 
कि इस तरहकी हालत ज्यादा दिनतक नहीं टिक्तती । श्स समय समाज सम्यताकी जिस अवस्थामें है उसमें हमारे 
लिए यह कहना सम्भव नहीं है कि अगर किसी आदमीकी चमड़ी उत्तम गोरे रंगकी नहीं है तो वह राजनीतिक 
अधिकारोंसे वंचित कर दिया जायेगा---- फिर चाहे वद कितना ही पढ़ा-छिखा क्यों न हो और सम्यतामें हर 
तरहसे कितनी ही प्रगति भी क्‍यों न कर चुका हो । अगर हम राजनीतिक अधिकारोंके लिए रंगको कसौटी 
बनायेगे तो इसमें कोई सीमा-रेखा निश्चित करना बहुत कठिन होगा । हम देखेंगे कि ऐसा करनेसे ऐसे बहुत-से 
लोगोंको हम बहुत कष्ट पहुँचा रहे हैं, जो हमारी ही तरह सर्वया सभ्य, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक है । 
अत: बहुत-से लोगेकि प्रति बहुत गम्भीर अन्याय किये बिना और उन्हें बहुत भारी हानि पहुँचाये बिना मता- 
विक्ारके लिए प्रतिबन्धके रूपमें रंग-भेदको कायम रखना मुश्किल है । 

इस अबनका एक सामाजिक पहल भी है। हमें हर आदमीके साथ कानूनकी निगाहमें बराबर न्याय 
करना चाहिए, फिर उसका रंग चाहे जो हो । हमें उसे अपनी हारूत सुधारनेका मौका देना चाहिए । वद जिन 
तरीकोंसे अपनी दवाकूत सुधारता है वे कितने ही अजीब या अट्पंटे क्यों न हों; हमें उन्हें तिरस्कारकी दि 
नहीं देखना चाहिए । यह नहीं हो सकता कि इम उसकी मेहनतसे राम उठायें और उसे अपना सामाजिक स्तर 


परिशिष्ट ७५०९ 


ऊँचा करनेका अवसर देनेसे इनकार करें । इस देशमें रंगके कारण छोगोंके विरुद्ध बेहद हेंष-भाव है । गोरे 
इस देशमें प्रमुख हिस्तेदार होने चाहिए, इस सिद्धांतकों लागू करनेमें उन्हें रंगदार छोगोंकी भी उनके अधिकारकि 
अनुसार रहने देना चाहिए । हमें उन्हें उनकी क्षमताके अनुसार पूरा विकास करने देना चाहिए और यद्द अपेक्षा 
न करनी चाहिए कि वे बोझा ढोनेवाके पशु ही बने रहे और उनकी कोई दूसरी स्थिति हो ही नहीं । 

हमें उन्हें ज्यादा साफ तरीकेसे और ज्यादा अच्छी तरह रहनेका हरण्क मौका देना चाहिए । दक्षिण 
आफ्रिकरामें शहरोंके बाहर बनी हुई कई जगहों, जो बस्तियाँ (लोकेशन ) कही जाती हैं, सम्यताकों कलंक 
लगानेवाली हैं । अगर हम बतनी लोगोंकों ऐसी गन्दी जगदह्ोंमें रहनेके लिए मजबूर कर तो उनसे शिष्ट नागरिक 
बननेकी अपेक्षा नहीं रख सकते | हम जब यह शिकायत करते हें कि वे समाजके लिए खतरनाक हैं तब इसमें 
यद याद रखना चाहिए कि अगर दम किसी आदमीसे जानवरकी तरह रहनेकी अपेक्षा करते हैं तो वह जानवर 
ही हो जायेगा | केकिन अगर हम यह चाहते हैं कि वह आदमी बने तो हमें उससे ठोक तरहका वरताव करना 
चाहिए । हम वतनियोकों बबरतापूणें दण्ड देकर ही अपराध करनेसे नहीं रोक सकेंगे । हम उन्हें अपनी जगह 
सामाजिक जीवनमें उठ्नेकी प्रेरणा दे । उसी जगह उनका आदसमीके रूपमें सम्मान करे । अश्ष कठिन है। 
कुछ छोग उन्हें अलग रखनेकी वात करते हैं । यह असम्भव है । दोनों जातियोंकों धाथ-साथ रहना है; और शत 
देशमें जो गोरे छोग हैं वे दोनों जातियोंके भविष्यके टस्टी हैं । इसलिए उन्हें यह सोचना है कि दोनों 
जातियाँ कित तरह साथ-साथ रहें जिससे दोनोंका हित हो । 


[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०८ 


परिशिष्ट ४ 
पंजीयन कानूनकी संसुखीके बारेसें हलूफनामे 


(१) एच० एस० एल० पोऊकका हलफनामा 


में जोदानिस्बगवासी हेनरी सॉलोमन लियोन पोछक संजीदगी और सचाईसे इसके द्वारा निम्न घोषणा 
करता हू: । 

में एक जिटिश नागरिक हूँ । मेरा जन्म इंग्लेंडमें हुआ था और मैं टान्सवालमें बस गया हूँ। में इस 
उपनिवेशकी संसदका रजिस्टड मतदाता हूं; दन्सवाल्के सवोच्च-न्यायाल्यका अट्नी हूँ भर दान्सवाल्के त्रिव्शि भारतीय 
संघ (ब्रिटिश इंडियन अस्तोसिएशन ) का अवेतनिक सहायक मन्त्री भी हूँ। एशियाई जातियेके स्वेच्छया पंजीयन 
( रजिटेशन ) के, जो समझोता होनेके तुरन्त बाद पिछढी १० फरवरीक्षों शुरू हुआ था, आरम्मिक काल्में मुझे 
संबके सदायक मज्जीकी दैसियतसे स्थितिके सम्बन्धमें एशियाई रजिस्टार श्री चेमनेसे विचारविमश करनेका बहुत 
बार मोका मिला था। श्री चेमनेने मुझसे रजिस्ट्रेशन दफ्तरमें दी कहा था कि कानून बेशक संसदका अधिवेशन 
आरम्भ होते ही रद कर दिया जायेगा, ढेकिन शर्ते यह है कि स्ेच्छया पंजीयल सन्तोषजनक रूपसे पूरा हो जाये। 
मेंने उत्त वक्त यह बात खास तोरसे नोट तो नहीं की, छेकिन मुझे अच्छी तरहसे याद है कि मैंने श्री चेमनेको 
उन दिनों अलग-अछूग अवप्तरोंपर रजिस्ट्रेशन दफ्तरमें कई लोगोंसे ऐसी दी बात कहते सुना था 


हेनरी एस० एरूू० पोलक 
मेरे सामने, 


जोद्ानिप्तबर्ग में चास एच० स्मिथ 
आज ९ सितम्बर १९०८ को घोषित जरिटस ऑफ़ द पीस 


(872 (3 हम्पूणे गांची वाड्मय॑ 
(२) पी० के० नायड्ुका हछफनामा 


में जोहानितबगवासी पी० के० नायडू संजीदगी और सवाईसे इसके द्वारा निम्न घोषणा करता हूँ: 
जिस दिन श्री गांधीपर समझौतेके सम्बन्धमें हमछा किया गया था उच्च दिन उस्त घटनाके कुछ घंटे बाद में 
रजिस्टारके दफ्तरमें ग्रा था । एशियाई कानून संशोवन अधिनियमके अन्तगेत स्वेच्छया पंजीयन आार्थनापत्रोंकी 
रसीदके जो फार्म जारी किये गये थे, उनके विरुद्ध ही में दफ्तरमें आपत्ति करने गया था । मेंने रजिस्ट्रारसे कहा 
था कि भारतीय अधिनियमकों ने मानेंगे । चूँकि हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि स्वेच्छया पंजीयन करा 
लेतेपर यह कानून रद कर दिया जायेगा, इसलिए हो हम स्वेच्छया पंजीयन करा रहे हैं। उस वक्त श्री नादिरशा 
काम्ता मौजूद थे । श्री चेमनेने हमें जोरोंसे विश्वात दिलाया कि स्वेच्छया पंजीयन पूरा होनेपर कानून निश्चय 
ही रद कर दिया जायेगा । उन्होंने कह्य कि एशियाई कानूत संशोधन विधेवकके अन्तगैत फाम गछतीसे जारी 
फ़िये गये हें | हमपर अधिक प्रभाव डालनेके लिए उन्होंने दूधरे फामे टाश्प कराये । उनमें एशियाई कानून 
संशोवन विषेयकका कोई उर्छेख न था । 
पी० के० नायड 


मेरे सामने, 
जीहा निसबयेमें जे० रिल 
आज ५ सितम्बर १९०८ को घोषित जरिप्स ऑफ़ द पीस 


(४) एन० कामाका हछफनामा 


में जोद्निबगेवासी. नादिरशा कामा संजीदगी ओर सचाईसे इसके द्वारा निम्न घोषणा करता हूं: 
मेंने श्री पी० के० नायडूका आजकत्री तारीखका इलफनामा पढ़ लिया है। में उसमें कही गई बातोंकी 


पुष्टि करता हूँ । छोगोंको समझोता मंजूर करनेके लिए राजी करनेमें मेरा बड़ा दाथ था और में श्री चेमनेसे 
श्री नायडूकी मोजूदगीमें मिलनेके अछावा भी कई बार मिल चुका था । श्री चेमनेने बहुत बार यह आश्वासन 
दिया था कि कानून रद कर दिया जायेगा । इस तरह वे मेरे हाथ मजबूत करना भोर छोगोंको शान्त करना 


चाहते थे । 


नादिर कामा 
मेरे सामने, 
जोहा निसबर्ग में जे० रिल 
आज ५ सितम्बर १९०८ को घोषित जस्टिस ऑ द पीस 


(४) एु० एम० एन्डुजका हकफनामा 
छ्‌ 
में जोहानिसबगवासी ए० एम० एन्डुज संजीदगी और सचाईसे इसके द्वारा निम्न घोषणा करता हूं : 


वॉन बंडिस खवेयरमें स्वेच्छया पजीयनका दफ्तर खुलनेके बाद दूसरे या तीसरे दिन में अपना प्रार्थनापत्र 
देनेके लिए दफ्तरमें घुसा । श्रो चेमनेने मुझे अपने अंगूठोंके निशान देनेके लिए कहा । मेने इससे इनकार 
कर दिया । मेंने कहा कि शिक्षा सम्बन्धी योग्यताके आधारपर मुझे इससे मुक्त किया जाना चाहिए । एक 
कारण यह भी था कि मुझे कुछ शक था, क्योंकि उप्तसे पहले दिन मैंने स्वेच्छया पंजीयनकी अर्जीकी रसीदें 
देखी थीं णो एशियाई कानूनके अन्तगेत बनाये गये फार्मो पर दी गई थीं । तब श्री चेमनेने गुझे समझाया । 
उन्होंने कहा कि सुझे अंगूठे निशान दे देंने चाहिए, जिससे सरकारको शिनाख्तका कोई साधन मिल सके । 
उन्दोनि मुझे बताया कि नेताओंने अंग्रुल्योकि निशान दे दिये हैं, और अँगुल्यिंके निशान देना भारतीयोंकी 


परिशिष्ट ७६१ 


भोरते केवल एक सद॒भावनात्मक काम है, जिसका कानूनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंन यह भी कहा कि कानूनके 


अन्तगत छप फार्मोपर रसीदें क्हक्रकी गलतीते जारी की गई हैं । और जब स्वेच्छया पंजीयन पूरा हो जायेगा तव 
वह कानून विवान-संहितामें से निकाछ दिया जायेगा । उत्त वक्त थम्बी नावडू भी कहाँ मौजूद थे । 


ए० एम० एन्ड्रज 


मेरे सामने, 
जोहानिसबगमें एल० उजॉयनेल गोल्डस्मिड 
आज ५९ सितम्बर १५६०८ को घोषित जस्टिस ऑफ द पीस 


(७) थम्बी नायहका हलऊुफनामा 

म॑ जोहानिसबर्ग-निवार्सी अम्बी नायडू संजीदगी ओर सचाईसे इसके द्वारा निम्न घोषणा करता हैं 

जोहानिसवर्ग जेल्से पिछली २९ जनवरीको एशियाई पंजीयन कानुनके बारेमें द्ान्सवालके उपनिवेश सचिवकों 
जो पत्र! भेजा गया था, उसपर मेने भी हस्ताक्षर किये थे । मेंने जब वह पत्र भेजा था तब मुझे बह पूरा 
विश्वास था कि एशियाई सवेच्छया पंजीयन करा लेंगे ते कानून रद कर दिया जायेगा। पत्रमें श्सका कोई निश्चित 
उल्केख नहीं था, जिससे सरकारकी स्थिति यथासम्भव निर्विन्न हो सके । लेकिन यह बात कह दी गई थी कि 
यह कानून उन लोगोंपर लागू न क्रिया जाये जो सखेच्छासे पंजीयन करा लें और यह धारा उनपर लागू हो णो 
तमझौतेकी तारीखकों ट्रान्सवाल्में रहनेवाके एशियाइ्योंके स्वेच्छवा पंजीय्नके लिए दी गई तीन महीनेकी मीयाद 
बीतनेपर भविष्यमें कमी उपनिवश्में आय । इससे अभिप्राय यही था कि जब एद्ियाई अपने दायित्वकों ईमान- 
दारीसे पूरा कर देंगे तब १९०७ का कानून २ सरकारके लिए किसी कामका नहीं हो सकता, श्सल्ए वह 
स्वभावत: रद कर दिया जायेगा । परन्तु कानूनकी रद करनेका वादा ठींक-ठीक क्या हो, इस विषयकों उपनिवेश 
सचिव तथा उक्त पत्रके प्रथम हस्ताक्षरकर्तों श्री गांधीके वीच मुलाकातमें बहसके लिए रख छोड़ा था । उक्त पत्र 
उपनिवेश-सचिवके पास भेजा जानेके दो दिन बाद ही भरी गांधी प्रिटोरिया बुलाये गये । उनके ग्रिटोरियासे लौट्नेके 
बाद सब केदी छोड़ दिये गये ओर उसी दिन अर्थात्‌ शुक्रवार ३१ जनवरीको', दोपहरके बाद जिव्शि भारतीयोंकी 
एक सभा की गई, जिसमें श्री गांधीने भाषण दिया। इस सभामें श्री गांधीने घोषणा की कि जनररू स्मटसने 
कानून रद करनेका वादा किया है; केकिन शर्ते यह है कि एशियाई समझोतेका अपना भाग पूरा कर दें, अर्थात्‌ 
संेच्छया पंजीयनके लिए प्रा्थनापत्र दे दे । 

इसके बाद, जब समझौता अमलमें आ गया और जब श्री गांधी और ईसप मियापर हमछा किया गया 
उतठ्त समय श्री गांधीकों ओर अधिक चोट आनेसे बचानेके प्रयासमें मुझे भी मार खानी पड़ी। में पट्टियाँ बेंबवा कर ही 
पंजीयन दफ्तरमें गया और वहाँ मेंसे अधिकारियोंकों सहायता दी । झ्समें कोई शक नहीं कि हमलेका कारण 
उन्देह था । हमला करनेवाले छोगोंकों यह सन्देह था कि श्री गांधीने ठीक काम नहीं किया है। अगर सरकारने 
कानूनको रद करनेका वादा किया भी है तो वह उत्तकों पूरा न करेगी । हमलेका दूसरा कारण यह था कि 
नेताओंने दस भेंगुल्यिंकि निशान देकर पंजीयन करानेका सिद्धान्त मान लिया था । इससे पठान और कुछ दूसरे 
लोग बेहद नाराज हुए । झुझपर और मेरे साथियोंपर यह जिम्मेदारी आ गई थी कि हम छोगोंकों स्वेच्छया 
पंजीयन करानेके लिए तैयार करें । घम्झौता उचित हुआ है और कानून रद कर दिया जायेगा, छोगोंको इसका 
विश्वास भी हमें ही दिलाना था । 

इस सम्बन्धमें मैंने एशियाई रजिस्टार श्री चेमनेसे कई बार स्थितिपर बातचीत की । श्री चेमनेने मुझसे 
निश्चित रूपसे कहा था कि स्वेच्छया पंजीयन करानेपर कानून रद कर दिया जायेगा। मुझे मालम है कि 


१, देखिए, खण्ड ८, पृष्ठ ४१ । 
२, वेंही, पृष्ठ ४५ । 


९-३६ 


५६२ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


श्री चेमने श्री गांवीके पास एक नोटिसिका मसविदा सी छे गये थे, जो कानूनकी मंयसूल्लीके बारेमें “गज्जर में 
छपाया जानेको था । सुझे जो आश्वालन दिया गया था, उसे मेने अपने देशवासियोंकों बता दिया । मुझे निश्चय 
है कि अगर यह आश्वासन न दिया गया होता तो भारतीय समाजने समझोता मंजूर न किया होता । 


सी० के० थम्बी नायड 


मेरे सामने, 
जोहानिसवगेमें ए० एस० सी० बारद्रॉप 
आज ५७ सितम्बर १९०८ को धोषित । जस्टिस ऑफ द पीछ 
[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकड्रंस: २९१/१२८ । 
प्रिशिष्ट प्‌ 
प्रस्ताव : सार्वजनिक सभासें 
[ जोहय निसबगे 


सितम्बर १०, १९०८ ] 

“ ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सार्वजनिक सभा उन ब्रिथ्शि भारतीयोंकों भारी सजाएँ दी जानेपर 
खेद प्रकट करती है, जिनपर मंगलवार, ८ सितम्बरकोी फोक्सरस्टकी अभदाल्तमें मुकदमे चलाये गये थे । 
उनमें से कुछ व्यक्ति दक्षिण आक्रिकाके अत्यन्त प्रमुख भारतीय हैं ओर टान्सवाल्में आनेके हकका दावा उन 
सभीका है। सरकार जिदिश भारतीयोंकी जो कष्ट देती है, उसके बावजूद ब्रिटिश भारतीय झस प्रस्ताव 
द्वारा निश्चय करते हैं कि वे तबतक कष्ट सहते रहेंगे जबतक उन्हें उनकी शिकायतोंके सम्बन्धमें वह 

दीं ्ै 33 
समाधान प्रदान नहीं किया जाता, जिसके वे अधिकारी हैं । 
यद्द प्रस्ताव सोराबजी शापुरजीने पेश किया। श्री चेट्टियार (अध्यक्ष, तमिल बेनिफिट सोसाइटी ) ने 
उत्तका अनुमोदन और सर्वेश्री अब्दुछ गनी, इमाम अब्दुल कादिर वावजीर ( अध्यक्ष, हमीदिया इस्लामिया अंजुमन ), 
खुरहेदनी देसाई ओर पी० रुच्छीरामने उप्तका समर्थन किया । 

“ यह समा महामहिम सम्नाटकी सरकारसे प्रार्थना करती है कि वह हस्तक्षेप करके अनिश्चितता, 
चिन्ता और इस अलन्त क्ष्टमय स्थितिकों समाप्त कर दें, थो टान्सवाल्के त्रिटिश भारतीय सह रहे हैं । 
इस प्रस्तावकों श्री इराह्यीम कुबाड़ियाने पेश किया और श्री नादिरिशाह कामाने इसका अनुमोदन और सर्वश्री 

उमरजी साछे और पी० के० नायडूने समर्थन किया । 

“ यह सभा इस श्रस्ताव द्वारा अध्यक्षकों अधिकार देती है कि ये अस्ताव प्म्बन्धित अधिकारियोंको 
भेज दे ।7 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-९-१९०८ 


परिशिष्ट ६ 


गांधीजीको लिखा पादरी जें० जें० डोकका पत्र 


११ सदरलेंड पवेन्यू 
जोहानिसवंग 
सितम्बर ३०, १९०९ 
प्रिय बन्धु, 
आपकी “साँग सेकेस्टियल ' * की सुन्दर भेंट मुझे बहुत पसन्द आई है । यह हर दृश्सि मेरे पातकी बहुमूल्य 
वस्तुओंमें से एक है -- रूपमें रुचिर, विषयवस्तुकी दृश्सि मनमोहक, अत्यन्त मूल्यवान ओर मिन्रताका स्वृति- 
चिह्न । इसे में ऋतझ्ञतापूवेंक सदा याद रखंगा--हाँ सदा, अगर आपकी हादिक कामना पूरी हो जाये ओर 
में उसके लिए जेल चला जाऊं तो भी । 
इस सिरुसिलमें में स्वीकार करता हूँ कि द्वालमें में पूरे मनोयोगसे जेल-सुधारके सम्बन्धमें विचार कर 
रहा हूँ; ओर, आशा है, इस आधारपर आप मेरे ऊपर किसी स्वायंमय हेतुका आरोप न करेंगे । फिर भी कौन 
जानता है कि क्या हो जाये? इस क्ृपाके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । में “मगबंदगीता 'को गहरी दिलचस्पीसे 
पढ़ रहा हूँ, यथपि में नहीं कह सकता कि में इस सिद्धान्तसे पूरी तरह सहमत हूँ: “जो यह कहता है, मैंने 
मनुष्यकों मारा है और जो यह समझता है, में मारा गया हूँ, वे दोनों ही भज्ञानी हैं; आत्मा न मारता है 
ओर न मरता है ।” क्ेकिन यह तो बहुत तकौका विषय है । काव्य और उस्तमें प्रथित बहुत-सी शिक्षा सुन्दर 
है। में आज प्रातः क्विनसे मिलनेकी आशासे दफ्तर गया था; छेकिन वे मिके नहीं। मुझे भय है कि 
वे बेचारे बहुत मुस्तीबतमें हैं । मूखतापूं मुकदमे पहकेकी तरह ही चढछ रहे हैं -- श्नमें एक, जो दूसरेले ज्यादा 
स्पष्ट है, अभी पक क्षणके लिए -- केवल एक क्षणके लिए -- जनताके ध्यानमें आया है, वह कल विस्पृत हो 
जायेगा । ऐसे ही हम सब भी विस्मृत हो जायेंगे और अन्तमें एशियाई प्रकश्ष भी तय हो जायेगा | हिम्मत 
रखिए, मेर मित्र, अब भी सब अच्छा हो होगा । 
आप कोशिश कीमिए और अगर हो सके तो अमी जेल जाने, निर्वासित होने या इस तरहकी अन्य बातोंसे 
बचिए । सुझे हजारों अश्न पूछने हैं । उत्में से दरण्क्पर, बेशक, साम्राज्यका कल्याण निर्भर है। में जानना 
चाहता हूँ कि मारतीयोंने तार भेजकर आपको भारतसे क्यों बुढाया ?* में यह जानना चाहता हूँ कि कया डबनके 
लोगेनि भारतीय डोली-वाहकींको कॉलेजी ओर स्पिभन कॉप जाते समय अच्छी तरह विदाई दी थी१९ और आपने 
लड़ाईके मैदानमें जो काम क्रिया, क्या उससे छोगोंका आपके प्रति मेत्रीभाव बढ़ा था? तबसे जो-कुछ हुआ है, में 
वह सब जानता हूँ । और में आपको ओैविनेट साइज़की एक अच्छी तसवीर खास तौरसे चाहता हूँ । उसमें 
आप अपनी दोपी ने लगाये हों । तो, आप अभी गिरफ्तार न हों । हम सब श्रीमती गांधीको और आपको 
प्रेमपृवेक याद करते हैं । 
आपका विश्वस्त, 
जोज़ेफ जे० डोक 
[ पुनरचः | 
४३५ मुझे बताया है कि आपका जन्म-दिन निकट है। आप चिरजीवी हों भौर ईश्वर आपको 
सुखी रखे । 


हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४८८३) की फोटो-नकल्से । 


१, भगवदगीताका णएडविन ऑनॉड्ड कृत पद्मानुवाद । 
२. सन्‌ १९०२ में; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३८४ । 
३. वही, पृष्ठ १३६८-३९ और पृष्ठ १८७७-०८ । 


परिशिष्ठ ७ 
जेलमें बरताब : सख्त मेहनत 
(१) ब्रिटिश भारतीय संघ, जोहानिसबर्ग ह्वारा अक्तूबर १५, १९०८ को दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश 
भारतीय समिति, लन्दनको भेजें गये तारका अंश 

«, , गांधी आज पब्लिक स्ववेयर, फोक्सररस्टमें मशक्कत कर रहे दे . . 
[ अंग्रेजीसे ] 

कलोनियन ऑफिस रेकड्रेंसः १७९/२०१ 
(२) नेटारू इंडियन कांग्रस, डब्नंन द्वारा एक० डब्ब्यू० र्चि, लन्दनको भेजे गये तारका अंश 

“ , , गांधी तथा अन्य मार्केट खवेयरमें मशक्कत कर रहे हैं: ऐसे बरतावपर क्षोम अ्रकट किया 

होती है 5 डा 

[ अंग्रेजीसे ] 

कलोनियल ऑफिस रेकडसः १७९/२०१ 
(३) उपनिवेश कार्याकय, रन्दनकों छिखे एक० डब्ब्यू० रिचके दिसम्बर १, १९०८के पत्नका पाठ 


मेरी समितिका ध्यान कनेल सीलीके उत्तरक्ी ओर आकषित किया गया है। कल डॉक्टर रदरफोडे द्वारा 
कॉमन्स सभामें पूछे गये सवाकके जवाबमें उन्होंने यह कहा था कि टान्सवाल्के गवरनेरसे प्राप्त एक तारसे ज्ञात होता 
है कि श्री गांधीनी कमी भी आम सड़कोंपर मशक्कत नहीं की है । 

मुझे मन्त्री मदोदयकी यद्द सूचित करनेका निर्देश मिला है कि मेरी समितिको आज सुबह एक तार 
मिला है, जो इस प्रकार है: 

“ करने सीलोकों गांधीजीके प्रति बरताबके बारेमें बिल्कुक गलत सूचना मिली है । हरूफनामे भेज रहे हैं। ”” 

मुझे यह बता देनेका भी निर्देश है कि अवतूबर १७ को रायररके फोक्सरस्ट-स्थित संवाददाताने जोद्ानिसबगेके 
समाचारपत्रोंकों इस प्रकारका तार दिया था: 

“ड्री गांवी-सहित जिन भारतीयोंकों कछ सजा सुनाई गई थी वे आज यहाँके मार्केट सखबपरमें सड़क 
बनानेका काम कर रहे थे । ” 

इसके अलावा, पादरी जे० जे० डोकने २१ अक्तूबरकों पादरी एफ० बी० मायरकों एक पत्र लिखा था । 
उसमें केखक कहते हे : 

« श्री गांधीकों पिछके बुधवारकों + महीनेकी सख्त केदकी सजा हुई और वे अब केदियोंकी पोशाकरमें 
काफिरोंके झुंडके साथ फोक्सरस्टमें मार्केट प्लेसमें हाथमें गंती लिये सड़क बनाते हुए देखे जा सकते हैं ।” 


[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकड्रेंस: २९१/१३२ 
(४) 'रेंड डेली मेर” को लिखे रॉबट सदरलेंडके पतन्रका अंश 
« « » यदि राष्ट्रपति ऋगरने श्री गांधी तथा अन्य उच्च ब्गेके शिक्षित ब्रिशिशि भारतीयोंको, केवछ इस कारणसे 


कि उन्हें सजा मिली है, जेल्की पोशाकरमें भूतपूर्व गणतंत्रकी आम सड़कोंपर पत्थर तोड़नेके लिए भेजा होता; 
यदि उन्होंने भारतीय सर्थियों तथा बच्चोंके प्रति अमानवीय बरताव किया होता, जेसा कि एक चश्मदीद गवाह 


हरे 


१. रिचने इन तारोंकी नकले १७ अक्तूबरकों कलोनियल ऑफ़िस, लन्दनकों भेज दी थीं । 


परिशिष्ट ण६० 


हमारे सीमान्त शहरमें हुआ बताता है, और झुसल्मान राजनीतिक बन्दियोंकी चर्बों खाने या भूखे रहसेपर 
मजबूर किया द्वोता; यदि उन्होंने भारतकी समतरू भूमिमें जन्मे और पढे छोगोंकों शीतकालकी किसी सुबह -- 
और सो भी ऐसी से इवाके दिनोंमें, नो उनके लिए बहुत सख्त हो-- वर्फ-जैसे ठंढे पानीमें पूरे एक्क घंटे 
तक बिल्कुल नंगा खड़ा रखा होता तो त्रिविश सरकारने चौबीस घंटेके अन्दर यह सब बन्द कर देनेके लिए 
अन्तिम चेतावनी दे दी होती । तथापि यह ब्रिटिश उरनिवेश, जिसकी स्थापना मात्र अद्भारह महीने पूर्वे हुई थी 
ओर अभी-अभी जो राजनीतिक अतिबन्धोंसे मुक्त ही हुआ है, यह सब निःशंक्र होकर कर रहा है | . . . 
श्री गांवीका अपराध वस्तुतः यही है कि वे इन बृणित काबूनोंका विरोध करते हैं; ओर उन्हें तीरके चोड़े चिह्से 
अलंकृत कपड़े पहने हुए, फोक्सरर्टकी सड़कोंपर गिट्टी फोड़कर इस अपराधका फल मभोगना पड़ रहा है। भारतमें 
ऐसे सम्माननीय व्यक्ति हैं, जो दर्जमें नेपाल्के प्रधान-मन्त्रीते, जो दालमें ही इंग्लेंडके सम्मानित अतिथि रहे हैं 
हों ऊँचे हैं और कई ऐसे हैं जो सेन्ट जेम्सके दरवारमें श्स देशके किसी व्यक्तिसे पहछे स्थान पाते हें । छेकिन 
ऐसे ऊचेते-ऊचे दर्जेके व्यक्तिके लिए भी दान्तवालके कानूनमें उसी अपमानका विधान हैं । 
श्री गांधी, जिन्हें शत देशके कानूनोंके अनुसार सजा दी गई है, उसी बगेके व्यक्ति हैं, जिसके नेपालके 
प्रधानमन्त्री हैं । उनके पिता अपनी मृत्युके समय पश्चिमी भारतकी एक रियासतके प्रधानमन्त्री थे और उनका 
भी बही दर्जा था। श्री गांधी खयं भी उच्च शैक्षणिक योग्यताओंवा्े व्यक्ति हैं । वे इन्स ऑफ़ कोटके वैरिस्टर 
हैं। उनका चरित्र बड़ा ऊँचा है और वे आदश जीवन विताते हैं | वे जन्मसे हिन्दू हैं; परन्तु उन्होंने अपने 
मार्गेदशेनके लिए सभी घमके सर्वोत्तम तत्त स्वीकार कर लिये हैं । उनमें ईसाई बर्म भी शामिल है, जिसका सार 
उन्होंने अधिकतर नामधारी ईसाइ्योंकी अपेक्षा कहीं अधिक सख्तीसे आचरणमें उत्तारा है । 
बताया जाता है कि न्यायाधीशने सजा सुनाते समय कहा था कि मुझे एक ऐसे व्यक्तिको, जो इस देशके 
न्यावाल्योंक्रा वकील है, इस दशामें देखकर दुःख होता है, ओर यदि में न्यायावीशकी कुर्सीपर न होकर अपने निजी 
धरमें होता तो इतने ही औचित्यके साथ यह भी कह सकता कि सुझे एक ऐसे कानूनको अमरमें लानेमें शर्म 
- महसूस होती है, जिसने एक उच्च विचारोंवाढे देशभकतको अपने देशके सम्मान तथा देशभाशयोंकी खातिर 
अपनेको बलिदान करनेपर मजबूर किया हैं । 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७-११-१९०८ 
(७) “द्रान्सवारू संघषपर टिप्पणी ” का अंश 
शनिवारकों भारतीय बन्दियोंको २० से २० तक की कमानोंमें म्यूनिसिपल्टीके वॉटर वर्कूसपर काम करने 
तथा श्मशान साफ करने व सेनिकोंकी कन्नोंकी मरम्मत करनेकों भेजा गया था। श्री गांधी भी उनमें शामिल थे। 
बोभर युद्धमें बीमार तथा घायल व्यक्तियोंकी सेबा करने और द्वालके नेटाल विद्रोहमें डोली-वाहक दल (स्ट्रेचर 
बेयरर कोर ) का नेतृत्व करनेके बाद उन्हें अपना यह आजका काम सोचकर अजीब हछ्गा होगा --- समय बदलता है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २१-११-१९०८ 
(६) आर० एम० सोढाका हछफनामा' 
में, नेटलका रतनशी मूलजी सोढा, जो अभी जोहानिसबयेमें हूँ, गम्भीरतापूवंक और ईमानदारीसे यह 
घोषित करता हूँ: 


अक्तूबर १४ को श्री गांवीको, कुछ अन्य भारतीयोंकों और मुझे फोक्सरस्टमें सख्त केदकी सजाएं सुनाई 
गई थीं। १५ तारीबकी सुबह श्री गांवीको, छुझे तथा १३ अन्य छोगोंको, करीब १७ वततनियोंके साथ, उस 


१, इसकी तथा तीन और हल्फनामोंकी नकल रिचने उपनिवेश कार्याल्यकों भेज दी थीं । 


७५६६ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


बाड़के समीप कृषि-प्रदशनी स्थरूपर काम करने के जाया गया, जो उस जमीनको आम संड़कसे अल्य करता 
है। वहाँ हमारा काम पत्थरोंकों खोदना व हटाना था | हम उस जमीनकों आम सड़कसे अलग करनेवाली 
बाड़के बिलकुल नजदीक थे । हम सड़कसे भी बिल्कुल करीब थे, और वहाँसे गुजरनेवाला कोई भी व्यक्ति हमें 
आसानीसे देख सक्रता था और साफ छुन सकता था कि वहाँ क्‍या बातें हो रही हैं। बहुत-से यूरोपीय तथा वतनी 
उत्त तरफसे गुजरे भी । वह जमीन फोक्सरस्टकी भ्युनिसिषरेलिटीकी हृदमें है और उस्त सड़कपर काफी छोग 
चलते हैं । भारतीय केदियोंके पहरेपर नियुक्त यूरोपीय संतरी श्री गांधीसे बार-बार और भेहनतसे काम करनेकों 
कहता रहा, हालाँकि श्री गांधी अपनी शक्तिभर ज्यादासे-ज्यादा मेहनत कर रहे थे । उधरसे शुणरनेवालोंको 
यह सब साफ-साफ सुनाई दिया होगा । वह सनन्‍्तरी जिन शब्दोंका प्रयोग कर रहा था वे ठीक-ठीक ये थे 

“ मेहनत करो, गांधी; मेहनत करो । ”' ओ गांधीने जवाब दिया कि में अपनी शक्तिमर अधिकसे-अधिक 
काम कर रहां हूँ और ज्यादा भी करनेकी कोशिश कर रहा हूँ । जब श्री गांधी अपनी दथेल्योंपर, जो 
छालेंकि छिल जानेसे गीली हो रही थीं, मिट्टी मल्नेंके लिए जमीनसे मिट्टी उठानेकों झुके थे तब यह देखकर 
भी सन्तरी उसी तरह पीछे पड़ा रहा । जब करीब ९ घंटेके लगातार अमके बाद, जिसमें १९ और १ बजेके 
बीच सिर्फ एक घंटेका विराम था, श्री गांधी जेलकों छोटे तो वे ददे और थकानसे इतने जकड़ गये थे कि 
कठिनाईसे चल पाते थे । उसी दिन १२९ बजे एक भारतीय केदी अधिक मेहनत और गर्माके मारे तथा पानीके 
अभावमें, क्योंकि वाडेरने उसे पानी पीने नहीं जाने दिया, बेहोश हो गया था और उसे एक कूड़ा-गाढ़ीमें जेल छे 
जाया गया था। श्री गांधी उस गाढ़ीमें उसके साथ गये | उस्त दिन तीसरे पहर हम एक बतनी सन्तरीकी 
निगरानीमें थे। वह भी श्री गांवीसे काम करते रहनेकी बराबर कहता रहा, यथपि वे अपनी शक्ति-भर क्र 
रहे थे । जो शब्द इस्तेमाल किये गये थे वे ये थे: “ मेहनत करो, गांधी; मेहनत करो |” उचरसे गुणरनेवाके 
आसानीसे यह सुन व देख सकते थे । अगछे दिन हमें सड़कके किनारेकी एक जमीन पर छे जाया गया । यह 
जमीन सुलेमान अहमद काजीके स्टोरके करीब-करीब सामने थी । श्री काजी स्टोरके सामने खड़े थे । वे, 
जो-कुछ हो रहा था, सब आसानीसे देख व सुन सकते थे। यह तो खेर, सड़कके उस पारसे होता था; परन्तु राहगीर 
हमारे बिर्कुक करीब आ सकते थे । हम पेड़ोंके छिए गढ़े खोद रहेल्‍थे ओर पहले दिनकी ही तरह उस दिन 
भी हमने नो धंटे काम किया । 


(हस्ताक्षर) आर० एम० सोढ़ा 


मेरे सामने, 
जोद। निसबगर्मे (हस्ताक्षर) ए० एल० सी० बारट्रॉप 
आज ३० नवम्बर १९०८को घोषित । जस्टिस ऑफ़ द पीस 
[ अंग्रेजीसे ] 
कीनियल ऑफिस रेकड्रेंस: २९१/१३२ । 
(७) द्ान्सवालके प्रधावमन्श्रीकी टिप्पणी 
[ प्रियोरिया 


जनवरी ३०, १९०९ ] 

मन्त्रियोंकी परमश्रेष्ठ गवनैरकी पिछके दिसम्बर ३१ की टिप्पणी, संख्या १७/१/०८, और परमश्रेष्ठ डिप्टी 

गवनेरकी १४ तारीखकी ट्प्पिणी, संख्या १५/१/०९, क्षी प्राप्ति खवीकार करनेका सौभाग्य प्राप्त है । इनके साथ 

क्रमशः माननीय उपनिवेश-मन्त्रीके खरीते, संख्या ४२४ और ४०१, भी हैं । ये सब श्री गांघीके साथ, जब वे 
जेलकी सजा भ्रुगत रहे थे, किये गये बरतावके विषयमें हैं । 


१. “ कम ऑन, गांवी; कम ऑन गांधी ।”! 


परिशिष्ट ५६७ 


२. जाहिर है कि दो बातोके सम्बन्धमें जानकारी माँगी गई है । और वे हैं: फोक्सरर्ूटमें ओर 
जोहा निसबे रेलवे स्टेशनसे जेल तक की यात्रामें श्री गाँधीके साथ बरताब । 

३. पहली बातके सम्बन्धमें, माननीय उपनिवेश-मन्त्रीकी नवम्बर ३ को भेजे गये तारकी मन्त्रिगण पुष्टि 
करते हैं । उस तारमें यह कहां गया था कि श्री गांधी, जो हमेशा भारतीय केदियोंकी कमानमें काम करते हैं, 
ढाई दिन फोक्सरस्टमें कृषिके प्रदर्शन-स्थलूमें कामपर लगाये गये । वहाँ वे पेड़ोके लिए गढ़े खोदते थे । उसके 

द्‌ उनसे म्यूनिसिपेलिटीके तथा जेलके बगीचोंमें काम लिया गया । उन्होंने कभी भी आम सड़कोंपर कठिन 
मेहनतका काम नहीं किया था। आगे जाँच करनेपर भी यह जाहिर होता है कि भारतीय केदियोंके साथ जेल्के 
नियमोंका पान करते हुए हर तरहकी मुरोवतसे काम लिया जाता था । वे बिल्कुल हल्के ढंगका काम करते थे, 
और पानीकी तो जब भी जरूरत हुई, कभी मनाही ही नहीं की गई। एक केदी बेहद गर्मासे बेहोश हो गया था 
और उसे कूड़ा-गाढ़ीमें नहीं, जेसा कि आरोप है, बल्कि एक साधारण गाड़ीमें जेल वापस भेज दिया गया था। 

४. दूसरी बातके सम्बन्धमें, मन्त्रिणका यह निवेदन है कि श्री गांधी फोक्सरस्टसे जोहानिसव्गे-जेल्को 
जेलके नियमोंके अनुप्तार जेलके ही कपड़ोंमें भेजे गये थे । जोहानिसवर्ग स्टेशनपर फोक्सरस्ट्से यात्राके दरम्यान 
साथके सनन्‍्तरीने श्री गांवीसे कहा था कि वह उनके लिए एक गाड़ी छा देनेको तेयार है। स्टेशन पहुँचनेपर 
उसने फिर वह प्रस्ताव दुद्राया | फिर भी श्री गांवीने जेल तक पेदक जाना पसन्द किया और नियमोंके अनुसार 
वे अपना सामान खुद उठाकर छे गये । जेल पहुँचनेपर उन्हें मुख्य सन्तरीने दाखिल किया । श्री गांवीने उससे 
कहा हा कोई शिकायत नहीं करनी है । अगके दिन जेलके गवनेर उनसे मिले । उनसे भी उन्होंने वही 
बात कही । 


[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफ़िस रेकडे: २९१/१३६ 


परिशिष्द ८ 


जेलमें दुव्यबहार : (क) केदियोंकी पोशाकर्मे पेंदल ले जाये गये 

(१) प्माचारपतन्नींकी एच० एस० एछ० पोछकके २६ अक्तूबर, १९०८ के पन्रका एक अंश 

श्री गांधीफो शिनाख्तके लिए बिदकुल अनावश्यक अंगुल्यिंकी छाप न देनेके कारण दो महीनेकी सख्त 
केदकी सजा हुई है । उनसे फोक्सरस्टकी आम सड़कोंपर काम कराया जा रहा है । इसके छिए किखीको शिकायत 
नहीं है | यह तो उत्त दण्डका हिस्सा है, जिसे उन लोगोंकों सहन करना है, जिन्हें जनरल स्मट्स अन्तरात्मागत 
आपत्ति करनेवाले €कॉन्सेंशस ऑब्जेक्टस ) कहते हैं । किन्तु क्या श्री गांधीको केदियोंके वस्योंमें फोक्सररटसे 
जोहानिसबगे छानेका, जेसा कि कल हुआ, और उन्हें पाके स्टेशनते फोट तक सरेआम पेदल के जानेका भी 
कोई औचित्य है? निस्सन्देह यह सब कार्यदे-कानूनका ही हिस्सा था। मेरा विश्वास है कि जब स्पेनकी ईसाई 
अदाल्तें' स्पेनिश इनक्विजीशन ) अपराधियोंको, जिनमें शायद मेरे पूवेंज भी रहे होंगे, जलीरू करना चाइती 
थीं तब वे उन्हें प्रचलित रीतिसे जिन्दा जला देनेसे! पहले झोलानुमा पीछे वस्र पहनाकर बसी तरह सद़कोंपर 


१, रोमन क्रेयॉलिक घमके विरुद्ध अपराध करनेवालोंकों दण्डित करनेके लिए १३ वीं शताब्दीमें यूरोपके 
विभिन्न देशोंमिं घामिक अद्ाल्तें नियुक्त हुई थीं। ये अदाल्तें धर्मके नामपर अत्याचार करनेके लिए कुख्यात थीं। 
अप्राधियोंकोी सामान्यतः जीवित जला दिया जाता था, या अन्य यातनाएँ दी जाती थीं । स्पेनमें ऐसी ईसाई 
अदाल्तें सबते अधिक समय, सन्‌ ११३७ से १८२० ई० तक, रहीं । 

२, अपराधियोंकों जीवित जला दिये जानेका दण्ड मिलता था, क्योंकि रोमन केथॉलिक चवेके नियमानुसार 


रक्त बद्दानेका निषेष है । 


५६८ सम्पूर्ण गांची वाबमय 


धघूमाती थीं। ऐसा नहीं छगता कि हम दान्सवालके अंग्रेज, अपने अपराधियोंक्रा दिमाग दुरुस्त करनेको अपनी 
इच्छामें उन मध्ययुगीन यन्त्रणाओंके तरीकोंसे कुछ आगे बढ़े हैं । क्या इसमें कुछ आश्चयकी बात है कि भारतीय 
समाज उत्तरोत्तर कढु और अधीर होता जा रहा है; और क्या आप इसकी सराहना नहों करेंगे कि उन आधघातों 
और अपमानोंके बावजूद उत्त समाजके छोग केवल सत्याग्रही बने रहनेमें सन्तुष्ट हैं ओर उपनिवेशके अपने यूरोपीय 
सह-निवासियोंकोी कष्ट देनेके बजाय स्वयं कष्ट सहन कर रहे हैं? इन गेर-ईसाई छोगेंके ईसाइ्यों-जेसे उदाहरणकी 
तुलूमा उनके ईसाई शासक्रोंकी बबर क्ररताओंते कीजिए । इस सबके विचार-मात्रसे छब्जा आती है । 


[ अंग्रेजी से ] 
इंडियन ओपिनियन, ३१-१०-१९०८ 


(२) “एक दिल दहलानेवाऊा दृश्य 

पिछछे रविवारकों श्री गांवी फोक्सरर्ट जेलसे जोह्ानिसबर्गक्की फोट जेल के जाये गये । उन्हें डाह्यालालाके 
कदमेमें सरकारी गवाहके तौरपर अदालतमें उपस्थित होनेका अदिश दिया गया था। डाह्यमालालापर जाली पंजीयन 
प्रमाणपत्र रखनेका अभिष्रोग था और अब उनका सुकदमा फौजदारीक्षी अदाल्तमें भेजा जा रहा है । श्री गांधीको 
दियोंकी वर्दीमें एक्र वाडेरक्षी देखरेखमें जोद्ानिसबंगे के जाया गया। [ त्रिटिश भारतीय ] संघको समितिके कुछ 
घद॒स्पोंकों उनके तबादकेकी खबर लग गई थी, और शामको छः 'बजे गाड़ी जब पाके स्टेशन पहुंची तब वे कहाँ 
मौजूद थे । श्री गांधी केद्दियोंकी वर्दामें थे । वे अपने कपड़ोंका बंडल एक्क बड़े थेलेमें लिये थे, जिसपर तीरका 
वोड़ा निशान बना था। वे एक टोकरी भी लिये थे, जिसमें कितावें थीं। उन्हें हिरासतमें ही पाक स्टेशनसे 
फोटेतक पैदल के जाया गया। उस समय उजाला हो चुका था और सड़कें तमाशबीनोंसे भरी हुई थीं, जिनमें से 
कुछते श्री गांवीके भद्दे वल्लोंके बावजूद उन्हें पहचान लिया । श्री गांधी आसानीसे पहचानमें आ जायें, ऐसी 
रंगदार केदियोंकी वर्दों पहने हुए थे । निस्सन्देह यह सब कायदोंके मुताबिक हुआ, लेकिन यह बात सरकारकी 
एशियाई-विरोधी नीतिका ही दृष्टान्त है कि श्री गांवीका तबादला साधारण कपड़ोंमें ही और उन्हें फोट तक 
बग्धीमें के जाया जाये, इस आशयके कोई निर्देश नहीं जारी किये जाये । जबतक सुसंस्कृत भारतीय सत्याग्रहियों 
और अन्तरात्मागत आपत्ति करनेबालोंके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता रहेगा, जेसे वे कोई जघन्य अपराव करनेवाले 

असभ्य वतनी हों, तबतक यह संधष जारी रहेगा। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३१-१०-१९०८ 


(३) एच० एस० एलू० पोछकका हलूफनाम! 
में, जोदानिसवर्गका हेनरी सॉडोमन लिभोन पोलक, गम्मीरतापूवेक और सच्चे मनसे निम्नलिखित घोषणा 
करता हूँ: 
में एक्क ब्रिटिश प्रजा हूँ, मेरा जन्म इस्लेंडर्में हुआ था, और में दान्सवालके सुप्रीम कोटेका अब्नों हूँ । 
ब्रिटिश मारतीय संघक्ा सहायक अवेतनिक मन्त्री हूँ। में गत २७ अवतूबर रविवारकों तीसरे पहर उस 
समय मौजूद था जब श्री गांधी नेदलवाली गाड़ीसे फोक्सररूसे [यहाँ] पहुंचे । वे दिरासतमें थे और केदियोंकी 
वर्दी पहने थे । वे एक बड़ा बंडल और किताबोंकी एक टोकरी लिये थे । भाड़ी निवत समयपर शामकों 
& बजे आई । उस समय दिलका पूरा उजाछा था| सूरज उसके काफी देर बाद डूबा । श्री गांधीकों स्टेशनसे 
जोहानिसबगं जेल तक आम सड़कोंसे पंदल के जाया गया । इसमें कोई बारह मिनव छगे होंगे | श्स सारे 


१. यह साप्ताहिक स्तम्भ “ टान्सवाल्के संघर्षपर टिप्पणियाँ: हमारे संवाददाता की भोस्से ” के अन्तगत छापा 
गया था | 


प्रिशिष्ट ७६९ 


समय काफी उजाला रहा होगा। में श्री गांवीके बगरूमें चछता हुआ जेलकी ओर कुछ दर तक गया। 
जेलले आवे रास्तेपर में श्री गांवीसे अलग हो गया । इसके बाद अपनी दाम पकड़नेके लिए में वापस कोई 
दस मिनदतक चछा और फिर घर चला गया | जब में वर पहुँचा, उत्त समय भी दिनकी थुवली रोशनी 
थी । जब श्री गांधी सड़कोंसे गुजर रहे थे तब हरण्क राहगीर उन्हें साफ देख सकता था और कई छोगगोंने 
उन्हें पहचान लिया । उप्त संध्याकों सूर्यासतका समय ६ वजकर १७ मिनट था। में यद्द बयान इसलिए दे 
रहा हूँ कि, कहा गया है, श्री गांवीकों सूर्यास्तके वाद सड़कोंसे के जाया गया था । यह बात सच नहीं है। 
जितने समय में श्री गांधीके साथ रहा, दिनका पूरा उजाछा था ।* 

(हस्ताक्षर) एच० एस० एल० पोलक 


भरे सामने, 
जोद्ानितबगम्में [ हस्ताक्षर ) ए०७ एल० सी० वारट्रॉप 
आज ३० नवम्बरकों धोषित जस्टिस ऑफ़ द पीस 


[ अंग्रेलीसे 
कछोनियल ऑफिस रेकईसः २९१/१३२ 


(ख) हथकड़ियाँ पहुनाकर पेदल चलाया गया 
(१) “रंड डेली प्रेर” को पादरी जे० जे० डोकका पत्र 


[ जोह्ानिसबय 
मा ११, १९०९] 
सेवामें 
धम्पादक 
“रंड ढेली मेल? 
महोदय, रे 


जा कि आपके अधिकतर पाठक जानते हैं, श्री गांधी अपनी शिनाख्तके साधन प्रस्तुत न करनेके अपराधमें 

तीन महीनेक्की कड़ी केदकी सजा भोग रहे है । 
अब फोक्सरस्ट से इटाकर प्रिटोरियाकी सेंटछ जेलमें तनहाईमें रखा गया हैं । 

करू उनका किसी सुकदमेके सिलूसिलेमें मजिस्टरेट्की अदालतमें उपस्थित होना जरूरी हो गया था । मुझे 
पता चला है कि उन्हें साधारण काड़ोंमें, छेकिन हथकड़ी लगाकर जेलकौ कोठरीसे वहाँ छाया गया। 

निःलन्‍्देह हममें कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें वह जानकर खुशी होगी कि इस महान भारतीय नेताकों 
बराबर अपमानका शिकार बनाया जा रहा है; लेकिन में यह आशा करनेका साइस करता हूँ कि हमारे अधिकांश 
उपन्विश श्स बातपर छज्जित और क्रोधित द्वोंगे कि श्री गांधी-जेसे चरित्र और प्रतिष्ठावारे ब्यक्तिको अकारण 
ही इस प्रकार अपमानित किया जा रहा है। 


खिल न जोक अनिल लभिन न जल कल तनाभ “ालीण।एणशिश न तानण जािणणी लि फल लय नित ++ 


१. ऐसा हो एक दलफनामा थम्बी नायडूने भी दिया था । ये उन इलफनामोंमें शामिल थे, जिनकी नकल 
एल० डब्दयू० रिचने २१ दिसम्बरकों उपनिवेश कार्यात्यकों भेजी थीं । 

२. यह पत्र और इसके बादवाढा पत्र, दोनों ही २०-३-१९०९ के इंडियल ओपिनियनमें पुनः 
प्रकाशित किये गये थे । इसके अतिरिक्त २७-३-१९०९के इंडियन ओपिनियनमें “ हेंडकफ्ड ” ( हथकड़ी 


पदनाई गई ) शीषेकर्से एक सम्पादकीय भी छपा था । 


७७० सम्पूणे गांधी वाडमय 


श्री गांधी अपनी इच्छासे नेटालसे यहाँ गिरफ्तार होनेके लिए आये थे। उन्होंने अधिकारियोंकि साथ अपने 
व्यवद्दारमें सदेव ज्यादासे-ज्यादा उदारताका परिचय दिया है। तब भरा उनका ऐसा लणज्जास्पद अपमान क्‍यों 
किया गया १ 

निःसन्देह्र कुछ लोग बहेंगे, “यह तो मद्दन जेलके कार्यदेको बात है |” मुझे यह बतानेको अनुमति दें 
कि श्री गांधी जिस वरंके केदी हैं उत्त वर्गके केदीके लिए कोई कायदा नहीं है; क्योंकि वह वर्ग अपराधियोंका 
नहीं है, बल्कि जेसा कि श्री स्मटसने कहा, “ अन्तरात्मागत आपत्ति करनेवालों ” का है । फोक्सरर्थसे प्रियोरिया 
तक हथकड़्ियोंक्री जरूरत नहीं समझी गई थी, और न उनका उपयोग जोहानिसबर्गमें ही किया गया । निश्चय 
ही, प्रिटोरियामें इस अनावश्यक अपमानकों टालना चाहिए था । 

बताया गया है कि परमश्रे४ठ उच्चायुक्त महोदयने गत सप्ताह केप ठाउनमें वतनियोके सवाल्पर अपने बहुत 
ही अच्छे भाषणमें “तंग करनेकी नीति?” भौर उसके “समग्र रुपसे होनेवाके प्रभाव” के बारेमें जोरदार 
शब्दोंमें अपने विचार व्यक्त किये । 

यही “तंग करनेकी” नीति है, जिसे एशियाश्योंके विरुद्ध, किन्हीं गेरजिम्मेदार छोगों द्वारा नहीं, बरिकि 
सरकारके अधिकारियों द्वारा छागू किया जा रद्दा है। इससे भारतमें जनताकी झुँशलाहट बढ़ती है और, साथ 
ही, इससे श्त कठिन समस्याका निदान करना भी लगभग असम्भव हो जाता है । 


आपका, आदि, 
जीजेफ जे० डोक 


अंग्रेजीसे ] 
हैंड डेली मेल, १२-३-१९०९ 


(२) *दान्लवाल लीडर 'को सिखा एमिक मेथनका पत्र 


[ जोद्दानिसबर्ग 
माचे १९५, १९०९] 


श्री गांधी एक बड़े कामके सिलसिलेमें, जिसे उन्होंने सही हो या गलत, अपना लिया है, तीन माहकी 
कैद भोग रहे हैं । कुछ दिन हुए ऐसी खबर उड़ी थी कि जब वे प्रिटोरियाकी एक भदालतमें बयान दे 
रहे थे उस समय उनके हाथोंमें हथकड़ियाँ पड़ी थीं। श्स खबरको सच मानना कठिन था, छेकिन आपके 
आज सुबहके अंकमें पादरी डोकने इस खबरकी ओर फिर ध्यान आक्ृष्ट किया है । 
मुझे नहीं माद्स कि जेलके कायदोंके अनुसार किसी केदीकी अदाल्तमें गवाही देते समय सब परिस्थितियोंमें 
हथकड़ी पहनाना जरूरी है यां नहीं । यदि यह सच है कि श्री गांवीको-- जो निह्ाायत शान्त और सरल, 
उच्च शिक्षा-प्राप्त और अत्यन्त शिष्ट व्यक्ति हैं --- हृथकड़ियाँ पहनाकर अनावश्यक अपमानका भागी बनाया 
गया था तो मुझे यह बात बहुत ही बबर, अत्यन्त लज्जास्पद और शमनाक लगती है । 
मुझे विश्वास है कि श्सकी जाँच की जायेगी, भोर यदि खबर सच्ची तथा [हथकड़ी पहनानेकी ) कार्रवाई 
नाजायज हो तो [श्री गांधीके श्रति किये गये) अन्याय और अपमानका प्रतिकार किया जायेगा और गलती 
करनेवालेकी पर्याप्त दण्ड दिया जायेगा । 
आपका, आदि, 
एमिल नैथन' 
[अंग्रेजीसे ] 
दान्सवार छीडर, १७५-३-१९०९ 


परिशिष्ट ७५७१ 


(३) “ खेद-प्रकाशन ? ' 


विषयकी चर्चाके दौरान ही हम इस बातपर खेद प्रकट करना चाहेंगे, और हमारा विश्वात्त है कि यह 

खेद-प्रकाश नेटालकी सामान्य जनताकी भोरसे है, कि ट्रान्सवाल्के कुछ अधिक्कारियोंने अभी उस दिन 
श्री गांधीकों पुलिस अदाहतमें गवाही देनेके लिए पेदुछ के जाते समय दृथक्ड़ियाँ पहनाकर उन्हें अपमानित करना 
आवश्यक समझा । हमारा विश्वास है कि कायदोंके अन्तर्गत ऐसी ही व्यवस्था है । छेकिन श्री गांधी और कुछ 
नहीं तो एक राजनीतिक केदी हैं, और इस दृष्टिते उन्हें नीची हालतमें गिरे हुए अपराधियोंकी अपेक्षा बेहतर 
व्यवहार पानेक्रा हक हें । जो काबंदा किसी आदमीको, उसपर कोई मी अभियोग क्‍यों न हो, ऐसे व्यवहारका 
भागी बनाता है, अमालुषिक है; और इश्स खास मामलेमें तो उसका उपयोग और सी नहीं करना चाहिए था, 
क्योंकि श्ससे एशियाइ्योंके प्रति दान्तवाल [ सरकार ] के खेयेके विरोधियोंकीं एक नया कारण मिलेगा । 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २७-३-१९०९ 


(४) कामन्स सभामें प्रश्न 
श्री ओग्रेडीनि पूछा कि क्या उपन्विश उपमन्त्रीकों ज्ञात दे कि टान्सवालके भारतीय नेता श्री गांवीकों, 
जो पंजीयन कानूनोंके अन्तर्गत तीन महीनेकी कढ़ी केदकी सजा भोग रहे हैं, १० माचेकों प्रिशोरिया जेल्से 
मनिस्टेटकी अदालत तक, जहाँ कि उनकी उपस्थिति गवाहके रूपमें आवश्यक थी, इथकंड़ी पदनाक्षर के जाया 
गया; कया वे इस बातकी जाँच करेंगे कि अधिकारियोंने श्री गांधीकों जानबूझकर इस प्रकार अपमानित किया 
था अथवा ऐसा गलतीसे हुआ; और क्या टान्सवाल सरकारसे प्रार्थना की जायेगी कि वह ब्रिटिश भारतीयोंके 
साथ, णो अपनी अन्तरात्माके अर्थ जेल जा रहे हैं, नेतिक अपराधोंके लिए दण्डित केदियोंकी अपेक्षा कम कठोर 
व्यवहार क्षरे १ 
कूनेल सीली: ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि श्री गांधीको कोई विशेष असुविधा सहनी पड़ी है । श्री गांधीके 
साथ हर दृष्टिसे वेसा ही व्यवह्दार किया गया जेसा कि किसी दूसरे केदीके साथ होता, और पहले एक मंकि- 
पर श्री गांधीने स्वग्नं कहा था कि में दूसरी तरहका व्यवहार नहीं चाहता. . . मुझे अपने इस कथनके ठोक होनेमें 
विश्वास है कि श्री गांधीके साथ किसी विशेष प्रकारका अपमानननक व्यवहार नहीं किया गया है . . . भेरे 
सामने जो प्रमाण आये हैं उनसे में सन्तुष्ट हैँ कि श्री गांधीको उत अपमानसे तनिक भी ज्यादा नहीं सहन 
करना पढ़ा है जो वेसे किसी मामछेमें किसी भी रंगके किसी भी व्यक्तिकों सहना पढ़ता । 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १२-६-१९०९ 


(०) दृन्सवाऊके प्रथानमन्त्रीकी कार्यवाही 
प्रधानमन्त्रीका कार्यावय 
प्रियोरिया 
मई २१, १९०९ 
कार्यवाही नं० २२३ 
मन्त्रियोंकोी परमश्रेष्ठ डिप्टी गवनेरके इस माहकी १३ तारीखकी कार्यवाही, संख्या १५/१/०९ (२), की 
प्राप्ति स्वीकार करनेका सम्मान प्राप्त है। इस कायवाह्के साथ संलूग्त परममाननीय उपन्विश-मन्त्री द्वारा 
प्रेषित २४ अप्रैलका पत्र, संख्या १४६, भी प्राप्त हुआ, जो श्री मो० क० गांधीके साथ जेलमें हुण व्यवद्ाारके 
विषयमें दे । 


१. यह अंश “टीअन्ट ऑफ़ मि० गांधी” (ओ गांधीके साथ व्यवहार ) शीषेक रिपोट्से लिया गया है। 


सम्पूणे गांधी वाडसय 


मु 
न 
हो 


२. उत्तरमें मन्त्री सम्मानपूर्वक परमश्रेष्ठको यह सूचित करते हैं कि यह कथन सही दे कि मो० कृ० 
गांवीकी हृथकड़ी पहनाकर प्रिदोरिया जेल्से प्रिटोरियाके मजिस्टेटकी अद।छत तक पेदल के जाया गया। क्ैदियोंकों 
पेदछ के जाते समय हथकढ़ी पहनाना एक सामान्य निमम है, और जब जेलकी गाड़ी उपलब्ध न हो तब उन्हें 
पेदक के जाया जाता है, जेखा कि विचाराधीन मामलेमें हुआ । यह नियम सजा याफता यूरोपीय क्ेदियोंपर भी 
समानरूपसे छागरू होता है और इसीलिए एक भारतीयकों उससे बरी करनेका कोई कारण ने था । श्री गांधीकों 
अपनी बाद्दोंते हृथकड़ी छिपा केने ओर हाथमें एक किताब लिए रहनेकी अनुमति दे दी गई थी, जिससे उनके 
हथकड़ी पहने होनेको बात छिप गई थी । 

[ अंग्रेजीसे ] लुई बोध 


कलोनियक ऑफ़िस रेकर्डस २९१/१३७ 


परिशिष्दठ ९ 
“₹ंड डेली मेल ' की टिप्पणी 


इस महीनेकी २१ तारीखके “रेंड डेली मेल” ने निम्नलिखित सम्पादकीय टिप्पणी लिखी है: 


टान्सवाल्के एशियाश्योंकी अपनी दूकानें बन्द कर देनेकी योजना निःसन्देह चतुराईसे भरी हुई है, किन्तु 

इससे इस देशमें उनका पक्ष छोक्षश्रिय तो होनेसे रहा । इसका अर्थ केवल यही है कि कथित सत्याग्रह जोर- 
जबर्‌दस्तीपर उतर आया है । इसमें सन्देह नहीं है कि बहुत-से मारतीयोंकों उनके जाति-भाश्यनि डराया-पमकाया 
है और वे व्यापारिक परवाने छेनेमें डर रहे हैं; अब योजना यहाँतक बढ़ी है कि यूरोपीय व्यापारियों और 
ट्रान्लवाल्को सरकारकों भी आतंक्रित किया जाये । आशा है कि श्री दॉस्केन, “ टून्सवाल लीडर ” ओर इस 
उपनिवेशमें जानबूझकर कानून तोड़नेके अन्य दिमायती इस तोर-तरीकेकी ठीक मानते होंगे । किन्तु जहाँतक 
अधिकांश जनताका सवाल है हमें निश्चय ही लगता है, कि इस तरदका रवेया एशियाइ्योंके पक्षके प्रति रही-सददी 
सद्ानुभूतिको भी खत्म कर देगा । कुछ भी दो, हमें यक्षीन है कि ट्रान्सवाल सरकार ऐसे तरीकोंसे डरकर 
झुकेगी नहीं । हम यह आशा भी करते हैं कि सम्बन्धित थोक व्यापारी कानून भंग करनेवाके भारतीयोंके हाथका 
खिलौना नहीं बनेंगे | हम नहीं समझते कि श्री गांधीकी छ्षुद्र योजनाके जालूमें ज्यादा एशियाई फेसेंगे ओर जब 
सत्याग्रह ऐसा अजीब नया रूप ग्रहण कर छेगा तो उसे बढ़ानेके लिए अपना सवेनाश कर लेंगे। हमारा विश्वास 
है कि सख्त रुख अपनानेसे यह घडयन्त्र तुरन्त विफल हो जायेगा । इसी बीच पसरकारकों धरना देनेके उस ढंगपर 
थोड़ा और ध्यान देना चाहिए जिसके डरके मारे कानूनके अनुप्तार चलतेवाके बहुत-से भारतीय कानूनका यथाथ 
पालन नहीं कर पाते । 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


परिशिष्द १० 


काफिरका मामला 


का 


(१) “र₹ंढड इली मेर ” के ७०१०-०१५०९ के अंकर्मे * साम्राज्यकी एक दांरुण विपत्ति ” (*ए दुज़्डी 
ऑफ़ एम्पायर ?) पर श्री एच० एस० एछ० पोरुककी जो आलोचना छपी थी, उसका अंश: 


“४ , , » कहा जाता है कि जब श्री गांधी जेलमें थे, उन्हें "एक काफिरने पकड़ लिया, ऊपर उठाया 
ओर जोरसे जमीनपर पटक दिया था । अगर श्री गांवीने गिरते-गिरते दरवाजेकी चोखट न पकड़ ली होती तो 
जरूर ही उनका सिर फट गया होता ।? ?? 

(२) “पादरी जे० जे० डोक द्वारा ७ अक्तूबरकोी “श्ड डेली मेल ” में लिखे पत्रका अंश: 

“ इस विषयपर आपके मंगलवारके अंकमें एक सम्पादकीय टिप्पणी छपी है । में देखता हूँ कि उसमें आपने 
श्री पोलकके इस कथनकों सच माननेमें झिझक दिखाई है कि जब श्री गांधी जोहानिसबर्ग जेलमें थे तब उनपर 
एक काफिरने क्रूरतापूणे हमलछा किया था । आपने लिखा है, “श्री गांधीने जेल-अधिकारियोंसे शिकायत करके उस 
काफिरको सजा दिलाई थी या नहीं, यह नहीं बताया गया है |? . . . और आप भागे लिखते हैं, * कुछ भी 
हो, हमें हमछा ऐसा नहीं मादूम होता जिसके लिए टान्सवाल सरकार जिम्मेदार ठहराई जा सके ।”” 

सयोगसे जो जानकारी नहीं दी गई है वह मे दे सकता हूँ । जब मुझे इस लज्जाजनक हमकेकी बात 
मालूम हुई, जिसका ब्योरा ज॑सा स्वाभाविक ही है, आपने नहीं छापा, तब भने स्वयं इसके बारेमें श्री रूज़से 
बातचीत की । श्री रूज़ने इसपर खेद प्रकट किया और बताया कि श्री गांवी उन्हें यह बात बता चुके हें । मेरा 
खयाल है, काफिरको सजा नहीं दी गई थी, क्योंकि श्री गांधीने अपनी अन्तरात्मताके भनुरोधपर उस व्यक्तिकी 
शिनाख्त न करनेका निश्चय कर लिया था, जिसने उनको चोट पहुंचाई थी । इसी प्रकार उन्होंने उस पृठानपर 
मुकदमा चलानेसे भी इनकार कर दिया था जिसने उनपर हमला किया था । 

रही सरकारकी जिम्मेदारीकी बात -- इस वारेमें में आपकी रायसे सहमत नहीं हो सकता । यह बिल्कुल 
सही है कि हमकेसे सरकारका कोई सीवा सम्बन्ध नहीं था । इसपर निजी तोरपर बहुत खेद भी प्रक८ किया 
गया और झ्समें मुझे सन्देह नहीं कि इस धव्नाके होनेपर खेद अनुभव भी किया गया; छेक्िन फिर भी जिस 
प्रणालीके अन्तगेत यह घटना सम्भव हुई उसकी जिम्मेदार सरकार हैं। सच बात यह है कि अनाक्रामक 
प्रतिरोवी भारतीय वतनियों और अपराधियोंके व्गेमें रखे गये हैं और जहाँतक में जानता हूँ, इस स्थितिकों 
बदलवानेक्ी सब कोशिशें बेकार गई हैं । श्री गांधी “वतनी” के रूपमें एक्क बार वतनियोंके साथ एक ही 
कोग्रीमें रखे गये थे । वहाँ उन्हें सारी रात घोर यातना सहनी पढ़ी, जिसका वर्णन श्री पोलकने किया है | 
“ बतनी ? के रुपमें उन्हें वतनियोके साथ रहना पड़ा और उस मजबूरीकी ह्ाल्तमें उनपर यह हमला किया 
गया । अब जहाँतक हो सकता है वहाँतक भारतीयोंकों ही साथ-साथ रखनेका प्रवत्न किया जा रहा है ओर 
मेरा खयाल है, वह सफल भी हुआ है । केकिन जबतक भारतीय अपराधियोंके रूपमें वतनियक्कि बर्गेमें ओर 
बतनी वाडेरोंको निगरानीमें रखे जाते हैं तबतक किसी भी क्षण वेसी घटना हो सकती है जेसी श्री गांधीके साथ 
फोटमें, नागप्पनके साथ बोकरकाई रिवर केम्प जेलमें और दूसरे लोगोंके साथ विभिन्न जेलमें हुई है। ? 


[ अंग्रेजोसे | 
टंडियन ओपिनियन, १६-१०-१९०९ 


प्रिद्धिष्द ११९ 


टाइम्स ' को यरोपीयोंका पत्र 


सेवामें 
सम्पादक 
€ टाइम्स 
ल्न्द्न 
महोदय, 

इस पत्रपर जिन छोगोंके हस्ताक्षर हैं उनमें से ज्यादातर दक्षिण आक्रिकार्मे बहुत साल्से रहनेबाले उपनिवेशी 
हैं । इनमें से एक टान्सवाल विधानतभाके सदस्य हैं, कुछ विभिन्न ईसाई सम्प्रदायोंके पादरी हैं और कुछ किसी- 
न-किसी ऊँचे पन्चेमें ऊूगे हैं या कोई व्यापार-व्यवसाय करते हैं । हम आपको यह पत्र लिख रहे हैं, श्सका 
कारण जिस प्रक्षकीं टान्सवालका पशियाई मश्न कहा जाता है उसकी मोजूदा द्वाल्तके बारेमें हमारी चिन्ताकी 
भावना है | हम इस स्थितिकों साफसाफ मंजूर करते हैं कि इस उपनिवेशमें एशियाइ्योंका और अधिक आगमन 
ज्यादासे-ज्यादा फड़ाईसे सीमित रखा जायेगा और यह स्थिति स्॒य॑ एशियाश्योंने सार्वजनिक रूपसे मंजूर कर 
ली है। 

लेकिन हालकी घटनाओंसे हमने यह देख लिया है कि अगर मौजूदा हालत जरदी खत्म न की जा 
सकी तो साम्राज्यकी सुख-समृद्धि, जिसे हम हृदयसे चाहते हैं, खतरेमें पड़ जायेगी | जो भारतीय दान्सवालके 
अधिवासी हो चुके हैं वे आज भारत रहनेपर साम्राज्यके लिए गम्भीर खतरेका मूल बन सकते हैं । इसका कारण 
यह है कि वे इस उपनिवेशसे अपने हृदयोंमें ताजके अधीनस्थ अपने यूरोपीय सहगप्रजाजनोंकि कठोर व्यवहारक्ी 
स्मृति लेकर जायेंगे, ओर उसे अपनी मातुभूमिमें हमदर्द लोगोंके बीच प्रकाशित करनेमें वे देर न करेंगे । 


यह बात शायद -बहुत आसानीसे मान की गई है कि टान्लवाल्की गोरी आाबादीकी राय संयुक्त रूपसे 
एशियाश्योंकी माँगेके विरुद्ध है । छेकिन हमारा विश्वास है कि समाजके यूरोपीय वर्गमें एक खासी बढ़ी संख्या 
ऐसे छोगोंकी भी है जिनकी सहानुभूति एशियाश्योंके साथ है और जिन्हें एशियाश्योंके प्रति किसी प्रत्यक्ष कामदायक 
उद्देश्यके बिना ऐसा व्यवहार किया जानेपर दुःख होता है और चोट लगती है, यद्यपि ऐसे यूरोपीय हमदर्दोकी 
संख्या ज्यादा नहीं है, जो अपने विचार खुल्कमखुद्छा प्रकट कर सके | एशियाई जी माँगें करते हैं हमने उनकी 
जाँच सावधानीसे कर छी है ओर हमें यह इतमीनान करनेके मौके मिले हैं कि ये माँगें उचित हैं और इतनी 
सामान्य हैं कि उनको मंजूर कर छेनेसे उपनिविशकों कोई खतरा नहीं है, इसलिए वे मंजूर की जा सकती हैं। 
अमली तौरपर ये माँगें केवल दो हैं । पहली माँग यह है कि संसदके अगढे अधिवेशनमें इणित एशियाई कानून- 
संशोधन अधिनियमकी, जिसे उपनिवेश-सचिवने अनुपयोगी धोषित कर दिया है, रद करनेके लिए सरकार एक 
कानून पेश करे । यह कानून संसदने एशियाई नेताओंसे सलाह किये बिना सर्वसम्मतिसे स्वीकृत किया था। 
सब छोगोंका खयाऊ यह था कि थून्सवाल्में एशियाई बड़ी संख्यामें गैरकानूनी तौरपर आ रहे है। केकिन जहाँतक 
अमली उद्देझ्योंकी पूर्तिका सम्बन्ध है, इसकी जगह नया वेधीकरण अधिनियम (वैलिडेशन ऐक्ट ) बन गया है, 
जिसे आम तौरते एशियाई मंजूर करते हैं । उससे वह कलंकका टीका भी मि० जाता है, जो उन्हें लगता हैं, 


१. यह इंडियन ओपिनियनमें ६-२-१९०९ को उद्धृत किया गया था और इसपर “ जोहामिंसबगै, 
नवस्वर, १९०८ “की तारीख पढ़ी हुई थी । द 


परिशिष्ट ७७० 


तबतक उनके माथेपर छगा हुआ है, जबतक कानूनकी किताबमें पुराना कानून मौजूद है | रिपोट्के अनुसार, पिछली ५ 
फरवरीको रिचमंड, जोहानिसबर्गमें भाषण देते हुए जनरल स्मटसने यह कहां था: 

“बह कानून इस तरहका है कि वह एक बार लागू किया जाये, एक बार असर करे और इमेशाके लिए 
असर करे | वह कानून बहुत जोखिम-भरा है, क्योंकि अगर एशियाई इस अवधिमें पंजीयन कराने न भायें तो 
पंजीयन असम्भव हो जायेगा ओर कानून बेकार हो जायेगा । हुआ क्या है? हम पूर्ण गतिरोषकी स्थितिमें हैं । 
अब हम इसी स्थितिमें पहुंच गये हैं। इस गतिरोधके लिए सरकार या कोई दर दोधी नहीं है; बल्कि इसका 
कारण यह है कि एक कानून पास किया जा चुका है जिसमें भारतीयका सहयोग श्राप्त करना आवश्यक है ॥ 
भारतीयोने यह सहयोग नहीं दिया । वे बिल्कुक अरूग खड़े हो गये हैं |” 

इस तरह पुराने एशियाई कानूनकों उपनिवेश-सचिवने अनुपयीगी तो घोषित कर ही दिया है; इसके अलावा 
वह एक हालके बने कानूनसे, जो आम तोरपर भपत्ति-रहित है, रद भी हो गया है, इसलिए अब किसीके 
लिए उस पुराने कानूनका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। एशियाइयोंने उस आारोपपर हमेशा नाराजी जाहिर 
की है जिसपर पुराने कानूनकी नीति आधारित है। इसीलिए वे यह भी अनुभव करते हैं कि जबतक वह कानून 
है तबतक उनकी हाहूत खतरनाक ही है । हमारी रायमें श्समें कोइ सन्देह नहीं है कि उन्होंने कानून रद किया 
जानेका विश्वास होनेपर ही स्वेच्छया पंजीयन कराया था । इसलिए वे यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने अपने 
स्वेच्छागत दाबित्को निभा कर जो ईमानदारीका काम किया है उसकी एवजमें सरकारकी भोरसे बेसी कोई 
कारवाई नहीं हुई है। 

दूसरा मुद्दा यह है कि एशियाई सामान्य प्रवासी कानूनके अन्तगेत उपनिवेशमें शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशके 
अधिकारको मान्य कराना चाइते हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि अकेले प्रवासी कानूनसे उपनिवेशमें शिक्षित एशिया३- 
योकि अवेशपर रोक नहीं छूगती । एशियाई स्वयं इस बातके लिए तेथार हैं कि सरकार एशियाई प्रवासियोंकी शिक्षा- 
परीक्षा ऐसी कर दे कि प्रशासनिक तरीकोंसे प्रवास सीमित हो जाये और उपनिवेशमें ऊंचे भन्धोंके छोगों या 
विश्वविद्याल्योंके स्नातकोंके सिवा दूसरे छोगोंका आना असम्मव हो जाये । इसके सिवा उन्होंने सावेजनिक रूपसे 
यह बात भी मान ली है कि सरकार अपनी व्यवस्थासे ऐसे आनेवाछके छोगोंकी संख्या सालमें छः तक सीमित 
रखे । उनका कहना यह है कि समय-समयपर नये किये जानेवाके अस्थायी परमि्ेंकी व्यवस्था अंग्रेजोंकि लिए 
अशोभनीय है ओर उससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं । इसका कारण यह है कि ये परमिठ जिन 
छोगोंकों दिये जायेंगे उनका उपनिवेशमें प्रवेश रियायती होगा, अधिकारके रूपमें नहीं । वे ऐसे निषिद्ध प्रवासी 
होंगे जिनकी सजाएँ स्थगित कर दी गई हों; फलस्वरूप वे अपने पनन्‍्षे ठोक तरहसे न चला सकेंगे । हम उनकी 
इस बातसे सहमत हैं | हम अनुभव करते हैं कि स्रथं एशियाइयोंकी सुख-सुविधाके लिए इन थोढ़े-से पढ़े-लिखे 
एशियाइयोंकों निर्बाष आने देना आवश्यक है । यह यूरोपीय आबादीके लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 

एक समाजके रूप विकासके साथनोंके अभावमें एशियाई लोग, कुछ समयमें, गोरे उपनिवेशियोंकि लिए 
खतरा बन जायेंगे क्योंकि अपने स्वाभाविक नेताओंके न मिलनेपर उनकी दशा इतनी अवनत हो जावगी कि 
' जिसकी कव्पना मात्रसे भय होता है । 

दूसरी सब बाते सिर्फ तफ्सीलकी हैं और आसानीसे तय की जा सकती हैं । इसलिए इन दो मुद्दोंको 
मंजूर करानेके लिए ही एशियाई अनाक्रामक अतिरोधकी दृढ़ नीतिपर चल रहे हैं । अपने कामोंसे सबसे ज्यादा 
द्वानि उन्होंने ही उठाई है । चूंकि धारासमार्में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है ओर वे ऐसे अव्पसंख्यक हैं, जिनकी 
दूसरी तरह भी कोई सुनवाई नहीं होती और पारातभाने करीब-करीब हर मौकेपर उनके विचारोंकी उपेक्षा की 
है, इसलिए उन्होंने अपनी शिकायतें दूर करानेके लिए जो रास्ता अस्तियार किया है उसके सिवा कोई दूसरा 

रास्ता ढूंढ़ना मुश्किल है । 

यह कहा गया है कि एशियाइयोंने मौजूदा संघर्षके जिन कश्टोंपर इतनी जोरदार आपत्ति की है, थे बहुत-कुछ 
झूठे हैं । हम इस रायका समर्थन करनेमें अत्मर्थ हैं। हमारे खबारूमें एशियाश्योंकी शिकायतें कुक मिलाकर ठीक 
हैं । इस दुर्भाग्यूण गलतफदमीके कारण उन्हें बहुत कठिनाओाँ हुई हैं और कष्ट उठाने पढ़े हैं | जिन छोगोंको 


ण्छ्द सम्पूण गांधी वाडमय 


स्वयं जनरल स्मट्सने “ अन्तरात्मायत आपत्ति करनेवाके ?” कहा है उनमें से करीब ९०० लोगोंकों आन्दोलनका 
नथा दौर शुरू दोनेसे अबतक चार महीनोंमें कड़ी केदकी सजाएँ दी गई हैं । जेलमें उनके साथ आदिवासी 
बतनी वदमाशोंके समान बरताव किया गया दै; ओर जेलका खाना उनकी जातीय आदतोंके विर्कुल अनुकूल नहीं 
है । असल्में कुछ जेलोंते वार्मिक दृष्टि से ““अपवित्र ” भोजन दिया गया है । इसके कारण बहुत-से एशियाई 
कैदी अव-पेट रहे हैं। इसमें भी कोई सन्देह नहीं हो पकता कि जबसे यह आन्दोलन आरम्म हुआ है. तबसे 
पिछले दो सालले ज्यादा अरसेसे एशियाई जातियोंकों भारी आथिक हानि उठानी पड़ी है । इसमें उनका वास्तविक 
खर्च भी ज्यादा हुआ है और उन्हें व्यापारपर अ्तिबन्ध होनेसे व्यापारिक हानि भी हुई है । वतेमान अस्थिरताके 
कारण एशियाध्योंकों बहुत मानसिक चिन्ता भी रही है और इसकी श्रतिक्रया आवादीके सभी वर्गोपर हुई है । 
जहाँतक हमारी बात है, हमने अपनी निजी जाँच-पड़तालसे यह इतमीनान कर लिया है कि एशियाई लोग 
जिस बातकों अपना वास्तविक अधिकार समझते हैं उसकी प्राप्तिका संबर्ष सचाई और दृढ़तासे चला रहे हैं। उन्होंने 
अपने कतैव्येकि पालनमें काफी साहस, आत्मत्याग और सच्चा इरादा दिखाया है, जिसकी प्रशंसा सभीने की है। 
उनके कई नेता, जो आज अपने देशवासियोंकी खातिर जेलूमें हैं, पढ़े-लिखे आदमी है और उनसे किसी भी 
समाजका सम्मान बढ़ेगा । उनमें ऊंचे पन्धोंके छोग, धनी व्यवसायी, पंडित-मौलवी और प्रसिद्ध व्यापारी हैं। जो 
लोग आज जेलमें हैं उनमें एशियाई जातियोंके फेरीवालोसे छेकर थोक व्यवसायी तक और बलार्क॑से लेकर उँये 
धन्धोंके लोगों तक, सभी वर्गेकि प्रतिनिधि हैं। उनमें सभी धर्मों और णातियोंके लोग शामिल है । एशियाइयोंने 
ऐसी एकता दिखाई है जो प्रशंसाके योग्य और आशातीत है । हम यह अनुभव करते हैं कि इस आन्दोलनके 
जारी रहनेसे इस' देशके वाणिज्य-व्यवसायपर बहुत हानिकर प्रभाव पड़ेगा और इसको एक राष्टका रुपदेनेमें जो 
बहुत-सी कठिनाइ्याँ हैं उनमें अनावश्यक वृद्धि होगी । 
ऐसी स्थितिर्में हम विश्वात करते हैं कि दन्सवारू सरकार ऊपर बताये गये आधारपर समझौता करनेका 
प्रयत्न करेगी । हमारी रायमें एशियाई छोंगींकी माँगें ऐसी नहीं हैं जो मानी न जा सकें। जो संघर्ष इस 
समय चल रहा है उसके सच्चे स्वरूपके बारेमें त्रिटेनकी जनताके गुमराह होनेका खतरा है | हमें ऐसा रूगता 
है कि अगर भविष्यमें प्रतिनिधित्व-द्वीन वर्गके सम्बन्धमें उनके नेताओंसे सलाह किये बिना कोई कानून न बनाया 
जाये यद्द बुद्धिमत्ता और दूरदशित्ताकी बात होगी। सरकार यूरोपीयों और एशियाइ्योंकी होड़में सब्तुलन रखनेके जो 
प्रयत्न कर रही है उन सबसे हमारी पूरी सहानुभूति है । हम चाहते हैं कि यह बात समझ ली जाये । लेकित 
इस उद्देश्यकों पूरा करनेके लिए बुद्धिमता इसमें होगी कि नगरपालिकाके, सफाईके और दूसरे मौजूदा मानदण्डोंको 
केवल कड़ाईसे लागू ही न किया जाये, बल्कि उनके स्तरको और भी ऊँचा किया जाये । छेकिन हम सादर निवे- 
दन करते हैं कि एशियाइ्योंकों विकासके अवसरोंते बंचित करने और इस तरह उनकी आवश्यकताओंकों बढ़ानेके 
बजाय कम करनेकी यूरोपीय प्रजातिपर जो हानिकर प्रतिक्रिया होगी उससे ज्यादा हानिकर प्रतिक्रिया किसी दूसरी 
चीजकी न होगी । 
आपके, भादि, 
डब्यू० एम० हॉस्केन, एम० एल० ए७० 

एच ० कैलेनबैक 

जोजेफ जे० डोक 

और २४ अन्य 

[ अंग्रेजीसे 
टाइम्स, ६-१-१९०९ 


प्रिशिष्ठ १२ 


गांधीजीके नाम लॉड कज्मका पत्र 


पट शूर 
रंडेबॉरख 
फरवरी २, १९५०९ 
प्रिय महोदय, 
मुझ्ने अलन्त खेद है कि अस्वस्थताके कारण अपने कायक्रममें परिवततन हो जानेले में जोहानिसवगमें बहुत 
थोड़े समय रुका और आपकी समितितते व्यक्तिगत रूपसे मिलकर मामछेपर बातचीत करनेमें असमर्थ रहा । 
तथापि, मेंने निजी जाँचन्यड्तारू करके और आप तथा अन्य छोगोंके सौजन्यसे उपलब्ध कागमातकी मददसे 
मामकेके दोनों पहलुओंकोी जान छेनेका प्रयत्न किया । 
मेरे यहाँ आनेपर परमश्रेष्ठ छॉडे सेल्बोनेने जनरकू बोथा और श्री स्मठ्ससे मेरी मुलाकातका प्रबन्ध किया 
था । हम छोगेनि मामलेपर रूम्बी और मैत्रीपूणे चर्चा की, और उसके हर पहलूपर विचार किया गया । 
आपकी ओरसे बोलनेका अधिकार सुझे नहीं था । किन्तु भारतके साथ और मामलेके पूर्व इतिहाससे मेरा 
जो सम्बन्ध रहा है, उसे देखते हुए में कुछ राय दे सकनेकी स्थितिमें था । 
बातचीत आरम्भ करते समय मेरा खाल था कि वर्तमान कठिनाईका एक ऐसा हल निक्राल सकना असम्भव 
नहीं है जो समी पत्चोंके लिए समान रूपसे संम्मानजनक हो। मुझे जनररू बोवा और श्री स्मठसने वारबार आश्वासन 
दिया कि वे टान्सवालके त्रिश्शि भारतीयोंके साथ उदारता और न्यायक्रा बरताव करनेकों उत्सुक हैं । 
अब यह अनुमान लगाना तो व्यर्थ ही होगा कि यदि में उपनिवेशमें और अधिक समयतक रुकता और सब 
मुख्य पश्चोंसे व्यक्तिगत सम्पके स्थापित कर पाता तो कोई समझौता हो जाता या नहीं । 
उस समय समझोतेके रास्तेमें जो मुख्य बाधा माद्म पड़ती थी, वह यह थी कि यहि र मम्पूण दक्षिण 
आक्रिकामें एक ही प्रकार स्थापित होनेकी आशा फरलित हुई --- जता कि हम सबको विश्वास है, होगी --- 
तो शीघ्र ही प्तारे मामछेपर एक ऐसी सत्ता द्वारा पुनविचार किया जायेगा 'जो किसी भी एक राज्यकी भपेक्षा 
कहीं अधिक शक्तिशाली होगी । और तब समस्थाका हछ भी केवल टान्सवाल्के भारतीयोंकी स्थितिको प्रभावित 
करनेवाले मुद्दोंकरों दृष्टिमं रखकर नहीं, वल्कि एक अधिक व्यापक स्तरपर किया जायेगा । 
जेसे ही इस देशमें संघ बनेगा बसे ही दक्षिण आफ्रिकाडी संयुक्त सरकार ओर ताम्राज्य-सरकारके बीच इस 
सवालपर और अन्य दूसरे मसलोंपर बातचीत चलेगी । मैं व्यक्तिगत तौरपर यह भाशा करता हूँ कि इस 
बातचीतके मौकेपर, जिसमें अब बहुत विलम्ब होनेकी सम्भावना नहीं है, इस जटिल समस्थाका अन्तिम और 
संतोषजनक फेसलछा हो जाना चाहिए । 
यदि उस्त अवप्तरपर या अन्य किसी भी समग्र में दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजकी कोई सेवा कर 
सकू तो मुझे बहुत असन्नता द्वोगी । 
आपका विश्वस्त, 
कजन 
सैवामें 
अवेतनिक मन्त्री, त्रि० भा० संध 
जोहानिसबय 


टश्प की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९२०) से । 


परिशिष्ट १३ 


बठककी कार्यवाही जून १३, १९०९ को हुई 

ब्रिटिश भारतीयोंकी एक्क विशेष समितिकी स्थापना की गई है, जो ४ग्लेंड जानेवाके शिष्ट्मण्डल्के 
खदस्पोंका चुनाव करेगी । 

निम्नलिखित व्यक्ति समितिके सदस्य हैं: 

१, हा० व० अली, २, मो० क० गांधी, ३. हाजी हबीब, ४. अ० मझु० काछलिया, ५, टी० नायडू, 
६० पएन० ए० कामा, ७. शहाबुद्दीन, ८. उमरजी साछे, ९, कमीसा, १०, दादाभमाई, और ११, जी० बी० 
गॉडफ्रे । 

श्री गांधी प्रस्ताव करते हैं कि काछलिया और स्वय॑ थे [गांधीजी] श्री वी० ५० चेट्टी भौर हाजी 
हबीबके साथ -- श्री हाजी हबीबके साथ इसलिए कि अब वे भा अपनेको सत्याग्रदी घोषित करते हैं -- इंग्लैंड जायें | 

श्री अछी अस्तावका इस आधारपर विरोध करते हैं कि (१) यह घोषणा हृदयसे नहीं की गई है, (२) 
क्योंकि आदिश एकीकरणपर नहीं है, और (३) क्योंकि वी० ए० चेट्टी योग्य नहीं हैं । 

श्री कमीता श्री अलीसे सहमत हैं । श्री कामा चुने जाये तो उन्हें बेहतर समझा जायेगा । 

श्री जी० वी० गॉडफ्रे अस्तावपर इसलिए आपत्ति करते हैं कि: (१) शिष्ट्मण्डलके कुछ सदस्य तो अयोग्य 
होनेके कारण इंग्लेंडमें किसी कामके नहीं होंगे, और (२) थान्सवालके अधिकांश भारतीय इस एकतरफा 
प्रस्तावसे सहमत नहीं होंगे । 

श्री दादाभाई दूसरा प्रस्ताव करते हैं कि श्री कामा, श्री गांधी और श्री हवीबफों जाना चाहिए । 

श्री कामा श्री गांधीके मूल प्रस्तावका समर्थन करते हैं । 

श्री नायडू समझाते हैं कि सभाको श्री चेट्टीकी गोग्यताओंके बारेमें गलतफहमी है। वे अंग्रेज श्रोता्भोके 
सम्मुख भाषण करनेमें समर्थ हैं | श्री नायडू सुधारकर कहते हैं कि श्री चेट्टी अपनी बात उतनी ही स्पश्तासे 
कह सकते हैं जितनी कि श्री हबीब या श्री काछलिया । और अब श्री शहाबुद्दीन प्रस्ताव करते हैं कि 
“ सत्याग्रह न करनेवार्लोकी जाना चाहिए, सत्याग्रहियोंकी नहीं ।? 

इस प्रस्तावपर मत लिया जाता है और निम्नलिखित सज्जन इसके पक्षमें मत देते हें: श्री अली, गॉडफ्रे, 
शहाबुद्दीन, कमीसा और हाजी हबीब । विरोधमें मत देनेवाके ये हैं: कामा, गांधी, नायडू, दादामाई, फाछलिया 
और उमरजी साले । 

श्री गांधी अपना मूल प्रस्ताव पेश करते हैं । इसपर मत लिये जानेपर वह ३ मतोंके विरुद्ध ६ म्तोंसि 
स्वीकार किया जाता है । पक्षमें मत देनेवाके ये हैं: श्री गांधी ( प्रस्तावक ), श्री उमरजी साछे €अनुमोदक ), 
नायडू, कामा, दादाभाई और काछलिया । विरोध करनेवाले ये हैं: श्री अली, गॉडफ्रे और शहाबुद्दीन । श्री 
कमीसा मतदानसे इनकार करते हैं । 

श्री गॉडफ्रे श्री गांवीके प्रस्तावपर फिरसे आपत्ति करते हैं । श्री अली भी आपत्ति करते हैं । 

श्री हाजी हबीब इस अवसरपर अपनेको सत्याग्रही घोषित करते हैं, ओर इसी शत्तैपर वे शिष्टमण्डल्में 
जायगे । 

लगभग ३०० भारतीय समामें उपस्थित हैं । 


टाइप किये हुए मूल अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९३८) से । 


परिशिष्द १४ 


गांधीजीको छॉड्ड ऐंम्टहिलका पत्र 
गोपनीय 


मिल्टन अर्नेस्ट हॉल 
बेडफोड 
अगस्त ३, १९०९ 
प्रिय श्री गांधी, 
हाउस ऑफ़ लॉडसका कामकाज कुछ देरके लिए बन्द है ओर में इस अवकाशका उपयोग करके आपको। 
चन्द्‌ पंवितयाँ लिख रहा हूँ । पहले तो में आपकी आपके २९ जुलाईके पत्रके लिए और आपके “ संक्षिप्त विवरण ” की 
नकलूके लिए -- जिसे आपने मेरे पास इतनी तत्यरतासे तत्काल भेज दिया -- धन्यवाद देता हूँ । प्रस्तुत भवसरपर 
आप भेरे मार्गेदशेनके अनुसार चलता चाहेंगे, इत बातकी सूचना देते हुए आपने मुझे जो अनेक तार भेजें, 
उनके लिए भी में आपका बहुत कृतश्ञ हूँ । मुझे भय है कि आपको ऐसा लगता होगा कि में वेकार समय गँवा रहा 
हैँ, किन्तु असलमें ऐसा नहीं है। अधिकारी लोग दक्षिण आकफ्रिका विषेषक और साम्राज्यकी सैनिक सुरक्षा 
( इम्पीरियल डिफेन्स ) के सवारुकों लेकर व्यस्त हैं ही; इसके सिवा दलके राजनीतिक कायका बोझ भी है; अतः 
मुझे उनकी सुविधाकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इस बीचमें, जब भी मुझे मोका मिलता है, में पत्र लिखकर या 
बातचीतके द्वारा परिस्थितिकों प्रभावित करनेकी कोशिश कर रहा हूँ | अब आपके तारीख २९ के पत्रके बारेमें: 
इसमें बाकी तो सब बिल्कुल स्पष्ट है; एक ही मुद्दा ऐसा है जिसे आप थोड़ा और स्पष्ट करें तो सुझे खुशी 
होगी । आपने मुझे यह तो साफ-साफ कहां है कि आपको भारतके राजद्रोहात्मक आनन्‍्दोलनकारियोंसे कोई आर्थिक 
सहायता नहीं मिलती, किन्तु आपने मेरे इस प्रश्नका ( मेरा खबाल है, मेंने यह अ्श्ष किया था ) जवाब नहीं दिया 
कि क्या वे आपको किसी भी तरहकी सहायता आदि दे रहे हैं। में चाहता हूं कि में इस आरोपका --- जिसमें 
में स्वयं विश्वात्त नहीं करता-- बल्पूवेक खण्डन कर सकूँ और यह कह सके कि आपके अनाक्रामक प्रतिरोधके 
न्दोलनके चलते रहनेका, भारतमें जो भी कहा जा रहा है या किया जा रहा है, उससे कतई कोई सम्बन्ध 
नहीं है । आपके खिलाफ इससे उल्टी बात कही जा रही है और स्वाभाविक है कि में इस आरोपका खण्डन 
वेयक्तिक विश्वाससे नहीं, बल्कि ज्यादा प्रभावपृ्ण अ्रमाणोंके बलपर करना चाहता हूँ । 
आपने उक्त “विवरण ” पर ठ्प्पिणी लिखी है कि वह “ असंशोधित प्रूफ ” है, अतः में चन्द्र सुझाव देनेका 
साहस करता हू । 
पैरा १७: पहले दो वाक्योंके सिलसिकेमें में यह सुझाना चाहता हूँ कि आप परिशिष्टके रूपमें युद्धसे पूवेकी 
ओर युद्धके बादकी स्थितिपर श्री रिचके द्वारा तैयार किया गया तुलनात्मक विवरण दें। सन्‌ १८८७ के 
कानून ३ के प्रभावके सम्बन्धमें कुछ संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए । 
पैरा १७: अन्तिम, वाक्यसे पहलेके एक वाक्यमें जो-कुछ कहा जा रहा है, उसे थोड़ा बढ़ाकर स्पष्ट कर देना 
चाहिए । यह स्पष्ट कर देना ठीक होगा कि शिनाख्तकी पाँच अंगुल्योंकी छापवाली पद्धति, जो भारतमें 
अपराधियोंकी शिनाख्त तक ही सीमित है, जान-बूझकर अपनाई गई थी, यद्यपि सर ६० हेनरीने अपनी रिपोटमें 
यह कहा था कि केवल अंगूठोंकी छाप काफी है । 
पैरा २०: मुझे छूगता है कि इस बातकों स्पष्ट कर देना अच्छा होगा कि एशियाई कानून और ग्रवासी 
[ प्रतिबन्धक ] कानून, दोनोंकों मिला देनेसे सम्पूण प्रवेश-निषेषकी स्थिति कैसे पेदा हो गईं है । 


७८० तम्पूण गांधी वाड्मय 


पेरा २१: “ सन्‌ -१९०८ का अधिनिप्रम २? की जगह तो “सन्‌ १९०७ का अधिनियम २? होना चाहिए । 
पैरा २२: समझौते की शर्तोंका उल्लेख करना जरूरी है । 

इस परेके वाद कुछ सम्बन्ध जोड़नेवाके विवरणकी कर्मी जान पड़ती है । आप यह बताना चाहते हें 
कि भारतीयोंने ईमानदारीके साथ समझौतेके विषयमें जेसी करपना कर रखी थी वेसी वह नहीं है, यह उन्होंने 
कैसे समझा । 
पैरा २५: इसकी शब्द-र्वना इस प्रकार बदली जाये कि यह स्पष्ट हो जाये कि [ एशियाई कानूनकों ] रद 
करनेकी बात पूरी नहीं की गई, इसमें दोष भारतीयोंका नहीं है । यह स्पष्ट कर देना भी अच्छा होगा कि 
जनरल स्मटस समझौतेकी लिखित और सुस्पष्ट शर्तोंसे भी कहाँ और केसे सुकर गये । 
पैरा २६: भारतीयोंने अपने प्रमाणपत्र क्यों जला दिये, इस बातका पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं हुआ है | यह याद 
रखना चाहिए .कि यदि इस विवरणका कोई उपयोग किया गया तो वह उन लोगोंकी जानकारीके लिए किया 
जायेगा जो इस सवालके बारेम कुछ भी नहीं जानते । 
पेरा २९: भेरा सुझाव है कि उब्लिखित अर्जी परिशिष्टी तरह छापी जानी चाहिए । 
पेरा ३० (१) क्या यहाँ फिर “१९०८०, “१९०७” की जगह भूल्से नहीं छप गया है? 

इतना कहकर बाकीके विषयमें में यह जरूर कहूँगा कि इस ७म्बी कहानीको संक्षेप करने और उसके सारभूत 
मुद्दोंकीं सुस्पष्ट करनेमें आपको आश्चयेजनक सफलता मिली है । मुझे उम्मीद है कि मेरा ये थीड़े-से सुझाव देना 
आपको खट्केगा नहीं । आप सारी स्थितिसे पूरी तरह परिचित हैं, फिर भी मुझे छगता है कि इस देशके छोगोंको 
कैसी ओर कितनी जानकारी देनेकी आवश्यकता है, यह में निश्चय ही आपसे ज्यादा अच्छी तरह समझ 
घकता हूँ। 

आपका, विश्वस्त, 
एम्टहिल 


हस्तलिख्वित मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९७५) से । 


परिशिष्ठ १५ 


टद्रान्‍्सवालके भारतीयोंके प्रार्थनापत्र 
(९) साम्राज्ञीकों प्रार्थनापत्र' 


महामहिम सप्राशी 
ल्न्द्न 
अन्तरात्माके हेतु पिछले दो वर्बोंसे ट्ान्सवालकी जेलोंमें सजा भोगनेवाले दान्सवालके 
ब्रिटिश भारतीयोंकी पत्नियों, माताओं या पृत्रियोंका प्रार्थ नापत्र 
निवेदन है कि, 
हम उन ब्रिटिश भारतीयोंकी पत्नियाँ, माताएँ, था पुत्रियाँ हैं णो टान्सवाल्में दुर्भाग्यले चल रहे एशियाई 
संवषके सिलसिकेमें जेल भोग चुके हैं था अब भी भोग रहे हैं । 








१, इस बातके कोई प्रमाण नहीं हैं कि इन प्रार्थनापत्रोंका मसविदा गांधीजी द्वारा तेयार किया गया था। 
तथापि ऐसी सम्भावना है कि प्रार्थनापत्र देनेका सुझाव उन्होंने ही दिया हो । उनके लन्दन रवाना होनेसे पहले 
ये प्रार्थनापत्र दस्ताक्षर श्राप्त करनेके उद्देश्यसे घुमाये जानेके लिए तेयार कर लिये गये थे । इंडियन ओपि* 
- लियनमें ये इस टिप्पणीके साथ प्रकाशित छुए थे कि द्वान्सवालमें बहुत-से छोग इनपर इस्ताक्षर कर रहे हैं । 


परिशिष्ट ७८१ 


हमारी मान्यता है कि ब्रिटिश भारतीयोंका यह संघर्ष न्‍्यायसंगत दे ओर उनके जातीय सम्मानकी रक्षाके 
लिए है । 

हम लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि लगातार जेल जानेवाले भारतीय श्ापथबद्ध हैं कि जिन 
शिकायतोंके कारण ऐसी शपथ छेनी पढ़ी है वे जबतक दूर नहीं होतीं तबतक वे टान्सवाल्की संसद द्वारा बनाये 
गये एशियाई अधिनियमकों स्वीकार नहीं करेंगे । 

हमें लगता है कि अपने बेठों, पतियों या पिताओँकों उनके दायित्-निर्वादमें प्रोत्साहित करना हमारा 
कर्तव्य है । 

उपयुक्त कारणेसे इसमें से आपकी अनेकोंकों न केवछक विछोहका दुःख, बल्कि अन्न-वस्क्रा संकट भी पहना 
पड़ा है | संधर्षके दोरान अनेक भारतीय परिवार कंगाल बन गये है |. 

हम छोगोंकोी माद्म है कि ब्रिश्शि संविधानके अन्तर्गत आप कृष्ट उठानेवालोंके पक्षमें सीबे हस्तक्षेप 
नहीं कर सकतीं । किन्तु आपकी प्राथिकाएँ अपना मामछा आदरपूर्वक आपके सामने इस आशासे रख रही हें 
कि शायद आप एक माता या पत्नी होनेके नाते [हम ] माताओं या पत्नियोंके प्रति करुणाकी भावनासे गेर- 
सरकारी तौरपर अपने प्रभावका उपयोग और एक अत्यन्त दुःखद परिस्थितिका अन्त करनेमें सहायता कर सकें। 

कष्ट भोगनेवार्लोकी माँग यह है कि वह कानून रद कर दिया जाये जिसकी जरूरत अब सरकारको नहीं 
है; ओर उपनिवेशके प्रवासी कानूनमें जो जाति-सम्बन्धी प्रतिबन्ध है वह हटा दिया जाये, ताकि उच्चतम शिक्षा- 
प्राप्त भारतीयोंकि लिए बेसी ही शर्तोंपर उपनिवेशमें प्रवेश करना सम्भव हो सके जैसी अन्य प्रवासियोके 
लिए हैं । 

हम आदरपूर्वक आशा करती हैं कि हमारी नम्न प्राथंनापर आप विचार करनेकी कृपा करेंगी। 

और आपके इस न्याय तथा दयाके कार्यके छिए आपकी पआ्रारथिकाएँ संदेव दुआ करेंगी, आदि । 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-७-१९०९ 


(२) प्रार्थलापन्र : दादाभाई नौरोजीको 


सेवामें 
माननीय दादाभाई नौरोजी 


मद्दोदय, 

शान्सवालमें रहनेवाले हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले ब्रिटिश भारतीय आपको भावी भारतीय राष्ट्का पिता मानकर 
आपकी सेवामें इस उपनिविेशमें चलनेवाले अपने महान संवर्षके सम्बन्धमें यह निवेदन कर रहे हैं। हमारी यह अपील 
आपके द्वारा सम्पूर्ण भारतसे है। 

हम इस संघरषका इतिहास न बताकर केवल वतेमान स्थितिका ही उल्लेख करेंगे । 

टान्सवालवासी भारतीयोंने १९०७ के एशियाई पंजीयन अधिनियम ( एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐव्ट ) को रद 
करनेकी माँग की है, ताकि शेक्षणिक योग्यता-प्राप्त मारतीय, उनकी संख्या कितनी ही कम क्‍यों न हो, चाहे 
प्रतिवर्ष छः ही हो, उन्हीं शर्तोपर दान्सवाल्में प्रवेश कर सर्वो जो अन्य प्रवासियोंके लिए हों। आजकी स्थितिके 
अनुसार पंजीयन अधिनियम और उपनिवेशके प्रवासी अधिनियमके अन्तगेत जबतक कोई भारतीय इस उपनिवेशका 
पूव-अधिवासी न हो, यहाँ नहीं भा सकता । झस प्रकार उपनिवेशके ये कानून रंग-सेदमूलक प्रतिबन्ध रूगानेवाके 
हैं। किसी अन्य ब्रिटिश उपन्विशमें ऐसे कानूल नहीं हैं । अत: भारतीयोंने उपनिवेशके पंजीयन कानूनोंकों 
स्वीमार न करने और जबतक जातीय करलंक मिट न जाये तबतक केद तथा अन्य कष्ट बरद्गश्त करनेका सावे- 
जनिक रूपसे गम्भीर निश्चय किया है । 


७८२ सम्पूणे गांधी वाडसय 


उक्त निर्णयक्रे आधीन पिछले ढाई वर्षामें २,७०० मारतीयोंने केदकी सजा भोगी है । सजा अधिकांशतः 
सख्त रही है। कई बर उजड़ गये हें, कई परिवार संधषमें बबाद हो गये हैं। रोती हई पत्नियों और माताओंकों 
अपने पीछे छोड़कर पिता और पुत्र साथ-साथ जेल गये हैं ! कई परिवारोंका भरण-पाषण हमारे जमा किये हुए 
चन्देवी रकमसे किया जा रहा है | इस समय करीब दो सो भारतीय अन्तरात्माके हेतु जेल भोग रहे हैं । 

कठिनाइयाँ इतनी प्रबल हैं कि बहुतोंने तो थक कर घुय्ने टेक दिये हैं । दूसरोंने उपनिवेश छोड़ दिया है, 
और आज शायद भूखों मर रहे हैं। तीन प्तौसे अधिक कृतसंकरप लोगोंका एक दक सक्रिय संघष जारी रख 
रहा है | कुछ तो पॉाँच-पाँच बार दान्सवालकी जेलोंसे हो आये हैं । 

निश्चय करनेवाले लोगोंमें भारतीय समाजके सभी वर्गोके छोग हैं । हिन्दू, मुप्तत्मान, पारसी, सिख और 
ईपाई, सभी भारतकी ओरसे लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे व्यापारी जिन्होंने कभी शारीरिक परिश्रम नहीं किया है 
और जो सुख-बेभवकी -गोदमें पछे हैं, [ आज ] पत्थर तोड़ रहे हैं, या मंगीका काम कर रहे हैं अथवा कूड़ा 
ढोनेवाली गाड़ीपर मिट्टी ढो रहे हैं, और साधारण मकईका दलछ्षिया और उबके आदरू अथवा चावल भोर घी 
खाकर रह रहे हैं । 

हम भारतसे सहायताके लिए आगे आनेका अनुरोव करते हैं और भारत सरकारते इस कल्ूफरूप 
रंगभेदको हृटनेकी माँग करते हैं । जबतक टान्सवालके कानूनोंसे रंगभेदका करलूंक हटाया नहीं जाता तबतक 
उपयुक्त भारतीयोंका दल मृत्युपयन्त कष्ट सहन करेगा । हम राहतकी प्रार्थना करते हैं । 

[ अंग्रेजीसे 


इंडियन ओपिनियन, ३-७-१९०९ 


(३) प्राथनापत्न : बंगारू चेम्बर ऑफ़ कॉमसेको 


सेवामें 

अध्यक्ष, 

बंगाल चेम्बर ऑफ़ कॉमसें, 
कलकत्ता 

महोदय, 


हम निम्न-दस्ताक्षरकर्ता दान्सवाल्वाती ब्रिटिश भारतीय भारतके गोरे समाजके नेताकी हैसियतसे आपके 
सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं । हमारा यह निवेदन एशियाई संधर्षके विषयमें हे, जो श्स 
उपनिवेशमें पिछले ढाई वर्षोसि चल रहा है । 


इस संधर्षका पूरा इतिहास बताकर आपको परेशान करनेकी हमारी इच्छा नहीं है। स्थानीय सरकार 
ओर ब्रिटिश भारतीयेंके बीच विवादका मुद्दा यह है कि जहाँतक प्रवातका सम्बन्ध है, उपनिवेशके कानूनोंमें 
जाति-विषयक निर्योग्यता हो अथवा नहीं । स्थानीय संसदने दो कानून बनाये । एक कानून १९०७ का 
एशियाई पंजीयन अधिनियम कहलाता है और दूसरा उसी वर्षका प्रवासी अधिनियम । इन कानूनोंके अन्तर्गत 
कोई भी जिट्शि भारतीय, उसकी शेक्षणिक योग्यता चाहे कुछ भी हो, यदि वह पहलेसे यहाँका अधिवासी 
नहीं है तो, केवछ जन्मसे भारतीय होने अथवा भारतीय माता-पिताकी सन्‍्तान होनेके कारण इस उपनिवेशमें 
प्रवेश करते ही निषिद्ध प्रवासी हो जाता है। यह कानून बिधिशि उपन्विशोंमें कही नहीं है । अतः हम 
लोगेंनि, अपने अन्य प्रयत्न विफल होनेके बाद, सार्वजनिक रूपसे गम्मीरतापूवेक शपथ ली है कि हम उपयुन्त 
पंजीयन कानून ( रजिस्ट्रेशन छों) तथा संघर्षके दोरान १९०८ में बनाया गया दूसरा कानून तबतक स्वीकार 
नहीं करेंगे जबतक १९०७ का पंजीयन कानून रद नहीं कर दिया जाता और जातिगत कंक मिठ नहीं जाता। 


७८४ सम्पूणे गांधी वाबमय 


यदि आप पहला चुनते हैं, तो आपको सारे मामछेका संचालन-भार ठीक उसी प्रकार मेरे ऊपर छोड़ 
देना चाहिए, जेसे मम्जिमण्डलने कूटनीति-विषयक बातें सर एडवर्ड सीलीपर छोड़ दी हैं ! कूट्नीति केवल वेयक्तिक 
तावन और गोपनीय कार्योके जरिये सम्भव है । 

किन्तु यदि आप राजनयिक तरीका ही पतनद करें तब में एक तरफ हृअ जाऊंगा, ताकि सर मंचरणी 
स्वतन्त्रतापूवंक काम कर सकें । मैं ऐसे किसी भी कार्यमें भाग नहीं छूंगा जो मुझे वर्तमान स्थितिमें अनुचित 
और गलत लगता है । 

पिछले दस दिनेंके कामके फलस्वरूप में एक ओोर छॉर्ड क्र , छॉर्ड मॉलें, लॉडे लूसडाउन और छोड क्जेन, 
तथा दूसरी भोर छोर्ड सेल्बोन, जनरल स्मट्स और सर जॉज फेरारके सम्प्कर्म हूँ । में अगले सप्ताह, शायद 
बुधवारको, जनरल स्मट्ससे बातचीत करूँगा । जिन लोगोंके नाम मैंने गिनाये हैं, वे सभी समझौतेके इच्छुक हैं । 

इस बातकों मद्देनजर रखते हुए क्रि में इस मामलेम कितनी दूरतक जा खुका हूँ, मेरी आपको सलाह है 
कि आप फिलहाल सारी बातें मुझपर छोड़ दें, और यदि समझौता-वार्ता विफल हो जाये तो आप सर मंचरणी 
द्वारा सुझाये गये तरीकेकी आजमायें । 

कृपया यथाज्ञीत्र मुझे सूचित करें कि आपका क्‍या निर्णय है । 


आपका अत्यन्त विश्वस्त, 
एम्टहिल 


हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रतिक्ी फोटो-नक्रक (एस० एन० ४९६७) से । 


परिशिष्ठ १७ 


गांधीजीके नाम हछॉर्ड एम्टहिलका पत्र 


गोपनीय 
जुलाई २८, १९०९ 

प्रिय श्री गांधी, 

में घरले दृर हूँ और मुझे आपका पत्र अमी-अभी मिछा है । रात आधीसे भी ज्यादा बीत चुकी है 
ओर में दिन-भरके सख्त कामके कारण थक्का हुआ भी हूँ, इसलिए इसका जबाब जबुदीम दे रहा हूँ । 
में कल फिर जल्दी ही निकल जाऊंगा; अगर आज ही जवाब न दूं तो बहुत देर हो जायेगी । 
आपको पिंछली बार लिखनेके बादसे में चुप नहीं बेठा हूँ । छोंडे सेल्बोन, लॉर्ड क्र और सर जॉन फेरारसे मेरी 
लम्बी बातचीत हुई है, और में लॉडे मॉल, जनरल स्मटस तथा दूसरे छोगोंसे भी मिला हूँ । छॉड कर्जन मेरे 
साथ-साथ काममें लगे हैं । 

उहिलिखित व्यक्तियोंमें से किसीको भी समझोतेके खिलाफ कोई जिद नहीं है, किन्तु उनपर अनुचित दबाव 
डालने यथा जनमत उमारनेसे कोई बात नहीं बनेगी । व्यक्तिगत बातचीत और पत्र-व्यवहार ही ठीक उपाय होगा। 


आपके प्रश्नके उत्तरमें, आप कृपया पहले अपना वक्तव्य मुझे दिखा द; तभी में ज्यादा ठीक ढंगसे सुझा 
सकूगा कि आप उसे सम्बन्धमें क्या करें | किन्तु में आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे बताये बिना न 
कोई चीज प्रकाशित करें भौर न छोगोंके पास भेजें । अगर जिम्मेदार राजनीतिशोंमें से किसीको बुरा लग गया या 
इस अवसरपर उनमें से कोई नाराज हो गया तो खेल बिगढ़ जायेगा । शायद यह मेरी अति आशावादिता है 
तथापि सुझे सचमुच आशा है कि यदि उन्होींपर छोड़ दिया जाये तो वे किसी समझोतेके लिए राजी हो जायगे । 
अब आप नीचेके प्रश्नका उत्तर भेजनेक्ी कझपा करें । 


परिशिष्ट ५८७ 


यदि १९०७ का अधिनियम रद कर दिया जाये ओर यदि यह वचन दे दिया जाये कि द्वान्सवाल्में प्रति 
वषे & व्यक्तियोंक्रों आपके प्रस्तावके अनुप्तार प्रवेश दिया जायेगा तो क्या आप संतुष्ट हो जायेंगे? क्‍या 
दान्सवालमें भारतीय समाज अन्याय और अपमानक्ी जिस भावनासे पीड़ित है, वह उसके वाद उसके मनसे 
बिल्कुल हृट जायेगी? 

यह जोर देकर ऋदा जाता है कि भारतीय कभी सन्तुष्ट नहीं होंगे और रियावतें देते ही नई माँगे पेश 
की्‌ जाने छंगेंगी । कृपया साफ-साफ कहिए कि ऐसी आपत्ति उठनेपर में क्‍या कहें । मुझे इसका जवाब देना 
पड़ेगा । 

उच्च अविकारियोंका विश्वाप्त है क्रि दास्सवालू सत्याग्रदक्ों मारतका राजद्रोढी दक, जो नहीं चाहता कि 
इस मसलेका कोई हल निकल सके, उत्तेजित करता है और आधिक सहायता देता दे । इसके कारण उनके 
मनमें उत्तके लिए प्रतिकूल सावना है | कृपया मुझे बताइए कि में इसके खण्डनम क्या कह । 

निःसन्देह आप यह पत्र अपने सहयोगीकों दिखा सकते हैं ओर यदि आप इसे श्री रिचकों भी दिखा 
देँ तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मेरे पास्त उन्हें अछगसे यह सब लिखनेका समय नहीं है । किन्तु कपया किसी 
दूसरेकी न दिलायें । 


आपका विश्वस्त, 
ए्म्टहिल 


दस्तलिख्वित मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्ूक (एस० एन० ४९६०) से । 


परिशिष्ट १८ 


एस० के० गांधी : एन इंडियन पेद्रिअट इन साउथ आफ़िका 
की 
लॉर्ड ऐम्टहिल द्वारा लिखित भूमिका 


इस पुस्तकके छेखकसे मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है । परन्तु जिस उद्देश्यकी हिमायत उन्हंने श्तने साहस 
और इश्तनी नि8ासे की है उसके सम्बन्ध उनकी तथा मेरी भावनाएँ एकजैसी हैं, और हम समान सहानुभूतिके 
बन्धनसे बंधे हुए हैं । 

जो लीग मेरे इस मन्तव्यकों स्वीकार करनेके लिए तेयार हों कि यह पुस्तक पढ़ने छायक है, उनसे में 
इसे पढ़नेकी सिफारिश करता हूँ । मैं सादर सुझाव देता हूँ कि दूसरे लोग भी, जो मेरी रायकों कोई महत्त्व 
नहीं देते, इस पुस्तकें दी गई जानकारीसे लाभ उठा सकते हैं । यह जानकारी एक ऐसे प्रश्षके सम्बन्धमें है 
जिससे दुर्भाग्यवश इस देशमें बहुत क्रम छोग परिचित हैं । केकिन फिर भी वह अत्यत्त महच्यक्रा साम्राज्य- 
सम्बन्धी प्रश्न है ! 

श्री डोकका दावा यह नहीं है कि उन्होंने इस पुस्तकमें टान्सवालके भारतीय समाजके नेता श्री मोहनदास 
करमचन्द गांधीकी संक्षिप्त जीवनी और चरिज्रके परिचयसे कुछ ज्यादा दिया है। लेकिन पुस्तकका महत्व इन 
तथ्योंके कारण है कि सब मानवीय कार्यो्म व्यक्ति और मामके गुँथे होते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा 
सकता; दूसरे, खास तौरते राजनीतिक मामलोंकों ठीक तरहसे तभी समझा जा सकता है जब उन मामलोंको 
संचालकोंके चरित्र और हेतु जान लिये जाय । 

में मीमांसा करनेकी स्थितिमें नहीं हूँ, फिर भी इसमें मुझे कोई सन्‍्देद नहीं कि इन परष्ठोंमें दिये गये तथ्य 
पदी हैं; और मेरे पास यह विश्वास करनेका भी पर्याप्त आधार है कि सराहना संतुल्ति है । 


७८६ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


चरित्र-नायक, श्री गांधीकी इस देशके उत्तरदायी लोगों तक ने मामूली दर्जेका आन्दोलनकारी कहकर निनन्‍्दा 
की है, उनके कार्योकों भद्दे ढंगका कानून भंग कहकर गलत रूपमें पेश क्रिया गया है, और यह कहनेवाके मी 
कम नहीं हैं कि उनका हेतु स्वाथ-सिद्धि ओर अर्थ-छाभ है । 

अगर किसी निष्पक्ष व्यक्तिकों ऐसा अ्म हो गया हो तो इस पुस्तककों पढ़नेसे उसके दिमाग से ऐसे खाल 
निकल जायेंगे । व्यक्तिको अच्छीतरह समझ लेनेका अर्थ घटना क्रमकों ठोक-डीक समझ लेना है । 


टान्सवाल्का भारतीय समाज एक अधिकारकी रक्षा करने और एक अपमानकों दूर करानेके लिए लड़ रहा 
है | क्‍या हम अंग्रेजोंकी हैसियतसे उन्हें इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं? उन्हें न तो मत देनेका अधिकार 
प्राप्त है और न प्रतिनिधित्व ) ऐसे लछोगोंके लिए हिंसा और भराजकताके अतिरिक्त विरोधका जो एक ही तरीका 
बच जाता है वह अनाक्रामक प्रतिरोध ही है । क्या हम उसके लिए उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं? वे स्वा-भावसे 
करोंका विरोध या चालाकीसे नये राजनीतिक अधिकार लछेनेका उद्योग नहीं कर रहे हैं । जो चीज उनसे 
छीन ली गई है, अर्थात्‌ उनका जातीय सम्मान, उसीफो वे फिरसे प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। जो व्यक्ति 
उन्हें दोषी ठहराता है वही बताये कि अगर वह ऐसी स्थितिमें होता तो क्या करता। क्या हममें कोई भी ऐसा व्यक्ति 
है जो कानूनकी मर्यादा रखनेके लिए अपने अधिकारोंके अपहरणकों और राष्ट्रीय अपमानकों विरोध किये बिना ._ 
चुपचाप स्वीकार कर छेता? 


उपनिवेशकी सरकार इन शिकायतोंकी दूर कर सकती है । इसमें उसे सिद्धान्त या सम्मानका तनिक भी 
त्याग नहीं करना पढ़ता । क्‍या वह इस मोकेपर, जब एकीकरणका प्रयत्न किया जा रहा है, संघ बन रहा 
है और भविष्यक्े सम्बन्ध नई आशा उत्पन्न हो रही है, साम्राज्ययी खातिर इन शिकाबतोंकों दूर करेगी । 
यही प्रक्ष है जिसके उत्तरकी हम इस समय उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे हैं । [ दूसरे शब्दोंम ] प्रश्न यह है कि 
जिन भारतीयोंके घर टान्सवालमें हैं, जिन्होंने दक्षिण आकफ़्रिकाके विकासमें एक वर्गके रुपमें सहायता दी है 
और जो त़िटिश नागरिक हैं और महामहिम सम्राटके प्रजाजन हैं, उन्हें दक्षिण आफ्रिकी संघ बननेकी आम 
खुशीम खुश होने दिया जायेगा या नहीं । 


उपन्विशकी सरकारकों केवल एक ऐसे कामूनको रद करना है, जिसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, जो 
अब बेकार और अमलल्‍के अयोग्य है और जिसे सरकार स्वयं मुर्दा कानून बता चुकी है। इसके सिवा, उसे एक 
दूसरे कानूनमें थोढ़ा-सा सुधार करना है जिससे इन कानूनोंमें जो स्पष्ट जातीय भेदभाव है वह दूर हो जाये; 
ओर जहाँतक .अमऊका छम्बन्ध है, हकके पुराने सिद्धान्तके आधारपर उपनिवेशमें हर साल ज्यादासे-ज्यादा छः 
भारतीय आ सकें । बस, इसीसे प्रश्ष हल हो जायेगा। तब भारतीयोंके लिए इस संबषकों, जिसका भर्थ है 
उनके लिए यन्त्रणाएँ और बर्बादी तथा उपनिवेशके लिए छोकापवाद और कहलंक, जारी रखनेका दूसरा कोई 
कारण न रह जायेगा | इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी ओर कोई शिकायतें रहती ही नहीं । उनपर पिछले 
दान्सवाल गणतल्रकी लगाई निर्योग्यताए तो रहेंगी ही, जिनके कारण उन्हें मताधिकार नहीं दिया जा सकता, 
वे जमीने नहीं रख सकते हैं और बस्तियोंमें अलग बसाये जा सकते हैं । 


इस देशके छोग यह अनुमव नहीं करते कि मारतीयोंसे दरान्सवालमें पिछले तीन वर्षों महामद्दिम 
सम्रावके सभ्य प्रजाणनों-जेसी शर्तोंपर प्रवासका कानूनी अधिकार पहली बार छीना गया है। उन्हें यह 
अधिकार सिद्धान्त रूपमें ही सही, पहले प्राप्त था और साम्राज्यके दूसरे भागोंम अब भी प्राप्त है । यह सीधा- 
घादा, केकिन चोंकादेनेवाला तथ्य है, जिसे छोगोंकों समझना चाहिए । अगर यह तथ्य समझ लिया जाता तो 
संसदके दोनों सदनोंमें सभी दरकोके छोग इसका विरोध करते, क्योंकि उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके नये संविधानमें 
रंग-सम्बन्धी भेदभाव रखनेपर अपनी गहरी नापसन्दगी जाहिर की है ओर उसपर खेद प्रकट किया है । झसमें 
शक नहीं है कि एक उदार दलकी शासन-व्यवस्थामें रंगके कारण छोगोंके मताधिकारोंका यह अपहरण, प्जातीय 
कारणोंसे त्रिटिश नागरिकताके आरम्मिक अधिकारोंसे छोगोंका इस प्रकार वंचित किया जाना सम्राटके शासनमें एक 
प्रतिगामी कदम है, जिसकी शायद ही दूसरी मिसाल मिके । जिन पिद्धान्तोंकि आधारपर साम्राज्यका निर्माण विद्या 


प्रिशिष्ट ७८७ 


गया है और जिनके आधारपर हम उसके अस्तित्वका औचित्य सिद्ध किया करते है और जो उस सच्चे उदार- 
वादके सिद्धान्त हैं, जिसे अबतक सब दलोंके अंग्रेज़ मानते आये हैं, उनकी इतनी वर्डी अवहलना शावद इसके पहले 
कभी नहीं की गईं थी । छेकिन हमारी जातिका राजनीतिक आचार-पम्म लितना नये दक्षिण आक्रिकाके विधानमें 
भंग हुआ है उससे ज्यादा हुआ है टान्सवाल द्वारा स्थापित “ रंग-प्रतिबन्ध ”के मामलेर्म । अगर यह बात संसद 
ओर अखबारोंकों दिखाई नहीं देती और अगर वे ऐसी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाकोीं सी ध्यान देने योग्य नहीं समझते, 
तो ऐसा लगता है कि साम्राञ्यके शाप्तनक्री हमारी प्रतिमाका हास आरम्म हो गया है | 

अगर अन्तमें यह सिद्ध हो जाये कि हम ब्रिटिश झंडेके नीचे ब्रिटिश भारतीयोंकी रक्षा नहीं कर सकते 
ओर अपने वादशाह और राजनीतिश्ञेक्रि बचनोंकों भी पूरा नहीं कर सकते तो इसका नतीजा मारतमें क्या होगा! 
जी छोग भारतको जानते हैं उन्हें इसके परिणामोंके बारेमें कोई शक नहीं होगा । अगर भारत चिढ़कर, परेशान 
होकर और अपमानित होकर इस महान साम्राज्य-संस्थामें शामिल न रहना चाहे और विगड़ उठे तब हम क्‍या 
करेंगे ? निश्चय ही इससे साम्राज्यका खात्मा शुरू हो जायेगा । 

संक्षेपमं ये ही कारण हैं “जिनसे टान्सवालके ब्रिशथ्शि भारतीयोंका” यह प्रश्न साम्राज्यका एक बढ़ा प्रश्न झहरता 
है, न कि एक ऐसे स्वशासित उपनिवेशका आन्तरिक प्रश्न-मात्र, जिसमें मातृदेशकों हस्तक्षेपषकता अधिकार या कोरण 
नेही। 

यह मामरा हमारे प्रजातीय सम्मानकों ठेस पहुँचानेवाला है, ओर सारे साम्राज्यकी एकताकों प्रभावित 
करता है; इसलिए इसका सम्बन्ध साम्राज्यके हर हिसस्‍्सेसे है। इसके अलावा, यह निश्चित है कि अगर 
साम्राज्यके इस केन्द्र-स्थल्में सिद्धान्तकों छोड़कर किसी भी बातको स्वीकार किया गया यथा -उसकी उपेक्षा की 
गई तो उससे दूसरे स्थानोंके लिए बाहर भी और भीतर भी एक बुरी मिसाल कायम होती है, और तब सारी 
व्यवस्थाको कोई बड़ा आधात नेतिक पतनकों रोकना सम्भव लगे बिना नहीं होगा । 

इत॒लिए इस मामकेसे उन सभी लोगोंका सम्बन्ध है जो “सातम्राज्यकी दृष्टिसि” सोचते हैं, और इसपर 
पहलेसे ज्यादा साफ-साफ सोचनेकी जरूरत है । 

इस प्रश्नों तात्कालिकि छामकी दृष्ण्सि तय नहीं करना चाहिए; इसमें तो अमर मुख्य बन जाता है ओर 
सिद्धांतकी उपेक्षा कर दी जाती है इसे तो हमारी प्रजातिकी नेतिकताके मूलभूत सिद्धान्तोंके आधारपर तय किया 
जाना चाहिए। किसी सिद्धान्तमें, अमल करते वक्‍त देश भौर कालकी जरूरतके मुताबिक फेरफार किया जा सकता 
है; छेकिन अगर सिद्धान्तकों ही उठाकर ताकपर रख दें तो अमलपर नियंत्रण रखनेका कोई साधन नहीं रह जाता। 

अब भी उम्मीद है कि खतरेकी तमझा जायेगा और उसे ठाढा जायेगा; क्योंकि यह लिखते वक्त भी 
मुझे ज्ञात हुआ है कि टन्सवालके ब्रिटिश भारतीय अश्नको हल करनेके लिए बातचीत अब भी चल रही है । 
मेरी हार्दिक कामना है कि श्री गांवी तथा उनके साथी देशभाई अपने उस उद्देश्यकी पृतिमें, जिसके लिए 
उन्होंने इतनी बद्वादुरीसे संघष किया है और इतना त्याग किया है, इस पुस्तकके प्रकाशनसे पूवे सफलता 
प्राप्त करें । 


ऐम्टहिल 
मिल्टन अर्नेस्ट हॉल, 
बेडफोड, 
२६ अगस्त, १९०९ 


[ अंग्रेजीसे ] 
“एम० के० गांवी: ऐन इंडियन पेट्िआठ इन साउथ आक्रिका! 


प्रिशिष्द १९ 
वबक्‍तव्य $ नेंदठाल हदिष्टभण्डलकी तरफसे 


अगस्त १२९, २९०९ 


में और मेरे साथी प्रतिनिधि श्रीमानकी धन्यवाद देते हैं कि श्रीमानने आज यहाँ हमें मेंटका अवसर दिया । 
जिस कारणसे हम लोग यहाँ आये हैँ वह यह है कि हम उन कुछ गम्भीर कष्टोकी आपके सामने रखें जिन्हें 
हम नेटाल उपनिवेशमें भोग रहे हैं । 

इस वक्‍तव्यमें जिन मामलोंका उल्लेख किया गया है, उनमें से तीन सवोधिक महत्वके मामलोंकी संक्षेपमें 
चर्चा आपकी पहले भेजे गये एक वकक्‍तव्यमें कर दी गईं है ! 

नेटाऊकी ब्रिटिश भारतीय आबादी बहुत ही बढ़ी है । वह बाकी उपनिवेशोंकी कुछ त्रिथ्शि भारतीय 
आबादीसे भी ज्यादा है । उसके निहित अधिकार ओर स्वार्थ भी बहुत बढ़े हैं । जहाँतक १८९७ के परवाना 
कानूनसे हुईं तकलीफोंका सम्बन्ध है, जिस ढंगसे परवाना अधिकारी त्रिथ्शि भारतीयोंको परवाना देनेसे इनकार 
करनेमें अपने विवेकका उपयोग करते रहे हैं, उससे हमारे व्यापारी समाजमें बहुत ही भय उत्पन्न हो गया है । 
इसलिए यह हमारे लिए जीवन-मरणका प्रश्न है, क्योंकि हम नहीं जानते कि इसके बाद किस अभागे व्यापारीको -- चाहे 
वह कितने ही हुम्बे अरसेसे व्यापार क्यों न कर रहा हो -- परवानेसे वंचित किया जायेगा । इसका अर्थ हुआ 
लगभग विनाश, जिसके कुछ ज्वलून्त उदाहरण उक्त वक्तव्यमें दिये गये हैं । 

श्री चेम्बर्ठलेनकों, जो उस समय उपनिवेश मन्त्री थे, इसके नितान्त एक्रतरफा प्रयोगके विरुद्ध जोरदार आवाज 
उठानी पड़ी थी । शस विरोधका भी उबत वक्तव्यमें थोढ़ा हवाला दिया गया है। उपनिविश कार्याल्‍यमें उनके 
बादके सभी भन्त्रियोंका यही रुख रहा है । परवाना अधिकारियोंने कुछ विटिश भारतीयोंकोीं परवाने देनेसे इनकार 
करनेके कारण ये बताये: (१) “ छोगोंकी भावनाकों सन्तुष्ट करना,” अर्थात्‌, प्रतिस्पर्धी यूरोपीय व्यापारियोंकी 
भावनाकी (जिनके लिए हमारे चिर-उपाजित हितोंका बलिदान किया जाता है); और (२) उम्र पूर्वाग्नइके कारण, 
जो स्वाभाविक न्यायकी अदालतों (कोट ऑफ इविविटी ) में ठीक नहीं माना जायेगा । 

कुछ यूरोपीय व्यापारियोंकी हमसे यह शिकायत है कि व्यापारमें हम बेईमानीसे होड़ करते रहते हैं । यह 
शिकायत केवल गलत ही नहीं है, वरन्‌ सभी सुसस्य देशोंमें अतिस्पर्वाकों बहुत ही स्वस्थ माना जाता है । 
हम किस प्रकार रूते व खाते-पीते हैं, इस प्रश्षपर काफी गलतफहमी है । हमारे व्यापारके स्थानोंका निरीक्षण 
किया जा सकता है। वे थूरोपीय व्यापारिक स्थानोंसे अच्छे ही उतरते हैं । 

हम ऐसे प्रतिबन्धक कानूनोंके बोझसे दबे हैं कि हमारा भाग्य करीब-करीब अधरमें छट्का हुआ है--- खासकर 
उनका जिनके उपनिवेशमें निहित स्वार्थ हैं । 

ब्रिश्श भारतीय व्यापारी जमीन खरीदते हैं, उनपर व्यापारके लिए दूकानें बनाते हैं, कर देते हैं, चुंगी 
आदि अदा करते हैं, आदि । छोटे सौदागर अपना माल स्थानीय यूरोपीय व्यापारियोंसे खरीदते हैं । 

ब्रिटिश भारतीयोंके परवानोंकी उसी स्थितिके अब्य छोगोंकी हस्तान्तरित करनेसे इनकार करना बहुत ही 
अन्यायपू्ण है । परवाना अधिकारी इतने ही से सल्तुष्ट नहीं होते, वे और आगे बढ़कर रिस्तेदारोंके बीच तथा 
पुत्रोंकी या साझेदारोंको भी परवाना हस्तान्तरित करनेसे श्नकार करते हैं । 

नेटाबको हमने अपना देश बना लिया है और हममें से कईके बच्चोंने भारत देखा भी नहीं है । हमें उनके 
भविध्यकी बड़ी ही चिन्ता है; क्‍योंकि यहाँतों हमारा ही भविष्य सुरक्षित नहीं है, हालाँकि गुणरे वकक्‍तमें हमने उप- 
निवेशका व्यापार आगे बढ़ानेमें बड़ी मदद की है । 


किक 


में यह कद दू कि हम राजनीतिक मताधिकारपर बहुत जोर नहीं दे रहे हें, दालंकि मारतमें हमें यह 
अधिकार एक भिन्न तरीकेसे मिला हुआ है । उदाहरणके लिए आपका विनम्र निवेदनकर्ता भारतमें स्यूनिस्िपल 
कौंसिलर था, स्थानीय बो्डेका सदस्य था, स्कूल बोडेका अध्यक्ष था ओर नगरपालिका ओरसे बम्बईकी विधानसभकि 
एक सदस्यके निर्वाचनके लिए चुनावमें मतदाता चुना गया था । 

आम जनताके हितोंमें हमरी दिलचस्पी अनगिनत अवसरोंपर प्रकट हो चुकी दे । बोअर युद्धमें और हवाल्के 
वतनी विद्रोहके समय हमने डोछीवाहक दल मुह्देया किया । इसके अछावा, जब जरूरत हुई, हम हमशा जनसेवामें 
आर्थिक या अन्य सदायताके लिए तैयार रहे । पिछले बोभर युद्धके दौरान अनेक नगरपालिका्भोने राहत कोप शुरू 
किये थे, जिससे बहुत बड़ी संख्यामें गोरोंने और ऐसे छोगोंने भी फायदा उठाया था जो ब्रिटिश प्रजा नहीं थे । 
सभी भारतीय शरणाथियोंकों हमारे समाजने ही आश्रय दिया था । मेरित्सबगमें हमारे एक साथी प्रतिनिधि भरी आमोद 
भायातने तथा कुछ अन्य छोगोंने उनका भरण-पोषण किया था तथा अन्य छोगोंकी भी मदद की थी। डब्बनमें 
हमने सहायता-कोष से कोई भी मदद कमी नहीं माँगी, और डबेनके तत्कालीन मेयर श्री निकोल, सी० एम० 
जी० ने सार्वजनिक रूपसे इसकी प्रशंसा की थी । 

उपनिवेश कार्यालय द्वारा किये गये तमाम विरोबों और न्यावपूर्ण बर्ताव करनेकी हमारी फरिवादोंके बावजूद 
कोई भी राहत असी तक नहीं दी गई है । 

आन्दोलन करना हमारा धन्‍्धा नहीं है, क्योंकि हम पेदाइश से आयपारी हैं, और हम जो माँगते हैं वह है 
केवल न्याय । यदि यह न्याव हमें अब भी नहीं दिया गया तो हमारे लिए यह कठिन होगा कि अपने लोगोंसे 
कुछ कह सकना कठिन होगा । | 

हम माने हुए राजभकत और कानून माननेवाके छोग हैं, और हमारी आकांक्षा है कि १८९७के विक्रेता 
प्रवाना कानून (डीलूसे लाइसेंस ऐक्ट) नं० १८ में एक संशोधन कर दिया जाये । इसके लिए हमारा समाज छोड 
महीदयका आमभारी होगा । 

१८९७० के गिरमिट्यि! प्रवासी कानूनके संदर्भमें निवेदन है कि भारतीय मजदूरंकि आागमनसे पूर्व नेशलकी 
दशा दिवालियेकी-सी थी, परन्तु उनके आनेके बाद समृद्धि होने छगी ओर देशकी आर्थिक नींव मजबूत हो गई । 
उपनिवेशके मुख्य और छूंगभग सभी उद्योग अपने अस्तित्वके लिए इस तरहके मजदूरोंपर निर्भर हैं | इसका उल्लेख 
भी वक्तव्यमें क्रिया गया है | गिरमिट्की समाप्तिक बाद, और अपने जीवनका सबसे अच्छा समय उपनिवेशके हितमें 
लगा देनेके बाद उम्र तथा छिंगका विचार किये बिना उन्हें सालाना ३ पोंडका कर अदा करके वहाँ बसनेकी 
अनुमति दी जाती है । बालकों तथा बाल्किओंके लिए उम्रकी सीमा १४ साछ है। कुछ छोगोंके साथ 
जो बरताव किया जाता है वह भयानक होता है। आमिटेजका मामछा इसका उदाहरण है, उसने अपने भारतीय 
मजदूरके कान ही काठ दिया था और भदालतमें खुल्लमख़ुलछा मंजूर किया था कि हा, मेंने ऐसा किया है। 

इस सम्बन्धमें हम क्या करवाना चाहते हैं, उसका उर्केख वक्‍तव्यमें किया गया है । 

हालमें नेटल सरकारने भारतीय बच्चोंकी शिक्षापर एक हास्पास्पद रोक लगा दी है । अब ऐसा कोई बच्चा, 
जिसने १३ वे पूरे कर लिये हैं, सरकारी स्कूलमें नहीं पढ़ सकता । यह एक जानबूझकर अख्तियार किया गया तरीका 
है, जिससे शिक्षामें, जो देश तथा समाज दोनोंकी ही भलाईके लिए नितान्त आवश्यक है, रुकावट पड़ रही है । 
अतएव॒ यह इमारा फर्े है कि शिक्षाके इस तरह सीमित किये जानेका विरोध करें । 

प्रवासी प्रतिबन्धक्त कानून भी एक अन्याय है । ऐसा कोई भी पिता, माता, भाई, या बहन, जो जन्मसे 
भारतीय हो, यहाँ बसे हुए किसी आदर्मीके साथ नहीं रह सकता, और एक निश्चित वयके ऊपर वाले बच्चे भी 
अपने उन माता-पिताके साथ आकर नहीं रह सकते जो उनके पालन कर्ता हैं । उन बच्चोंकी मोजूदगीसे तो 
कोई द्वानि हो ही नहीं सकती । 

और भी अनेक अन्याय हैं । परन्तु हमने कुछ बहुत ही हृदय-विदारक मामछोंकों ही गिनाया है । में तथा 
मेरे साथी प्रतिनिधि फिर एकबार छॉडे महीदयकों पन्यवाद देंते हैं कि आपने घीएनके साथ हमसे मुछाकात की ओर 
हमारी बात सुनी । 


७.९० सम्पूणे गांधी वाब्मय 


निःसन्देह आप उन कठिन परिस्थितियों से परिचित हैं, जिनका हम नेटालमें सामना कर रहे हैं । हम नम्नता- 
पूवेक आशा करते हैं कि आप हमें अपने छोगेकि छिए कोई सन्देश देनेकी कुपा करेंगे । 
इस प्रस्तावनाके बाद श्री अब्दुल कादिरने नेटलके प्रतिनिधियोंकी तरफ से छोड महोदयकों मेहरबानी करके 
मुलाकात देनेके लिए धन्यवाद दिया । 
नेटालमें हुई एक आमसमा से प्राप्त एक तार भी छोर्ड महोदयकों पढ़कर सुनाया गया । उस तारमें शिष्ट- 
मण्डलका समर्थन किया गया था । 
मुलाकातके अन्तमें श्री अब्दुल कादिरने बताया कि में नेठाल्के लोगोकि बीच २७ वषेसे भी अधिक समय से रह 
रहा हूँ, और सुझे अन्देशा है कि संब-सरकारसे नेटालके त्रिथिश भारतीयोंकीं कोई न्याय नहीं मिक सकेगा । 
एम० सी० आंगलिया 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडिया ऑफिस रेकड्रेंसः १७९/०९ 


परिशिष्टठ २० 
एस्टहिल, क्र और स्मद्सके बीच पत्र-व्यवहार 


|॒ (१) जनरल स्मट्सके नाम छॉड ऐम्टहिलका पत्र 
अगस्त १०, १९०९ 

प्रिय जनरल स्मथ्स, 

में कल दोपहर बाद श्री गांधीसे मिलने गया था । मेंने उनसे आपके सुझावोके अनुसार बात की; 
लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि वे सुझाव आपके हैं। मेने पाया कि अपने विचारोंकी दृष्टिसे वे उतने ही 
स्पष्ट कायछ करनेवांडे और हृढ़ हैं जितने आप अपनी दृष्टिसि हैं । हमारी बातचीत दो घंटेतक चली उसमें 
हमने व्यावहारिक, राजनीतिक, कानूनी और नेतिक--अल्येक दृष्टिकोणसे प्रश्षपर विचार किया । आखिर में समझोते- 
के बारेमें निराश होकर आ गया । 

श्री गांधी ऐसे सिद्धान्तके लिए लड़ रहे हैं, जिसे वे सारभूत मानते हैं और जहाँतक में समझ सकता हूँ, 
जैसे हम अपने जिन्दगी-भरके राजनीतिक था धामिक सिद्धान्तोंको नहीं छोड़ सकते बेसे ही वे भी उस कार्यका 
त्याग नहीं कर सकते, जिसे वे सारभूत और न्यायोचित मानते हैं | दरअसल तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके 
ऐसा करनेकी सम्भावना और मी कम है; क्योंकि हममें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो केवछ किसी अप्राप्य पेद्धान्तिक 
और, निरथंक अधिकार प्राप्त करनेके लिए स्वेस्वका बलिदान कर हें । इस मनुष्यकी प्रशंसा किये बिना रहना असम्भव 
है; क्योंकि स्पष्ट है, वह अपने अन्तरात्माके अलावा अपील्की कोई दूसरी अदालत मानता ही नहीं । 

अब अगर में आपको एक सुझाव दूँ तो आशा है, आप उसे मेरी अनधिकार चेष्टा न मानेंगे । आप जो- 
कुछ करनेके लिए तेयार हैं, उसे अनाक्रामक प्रतिरोधियोंते कोई सौदेबानी किये बिना क्यों न कर दें १ अगर 
आप उन्हें साररूपमें ही सही, वह चीज दे दें जिसकी वे माँग कर रहे हैं--अर्थात्‌ १९०७के कानून २ का 
रद किया जाना और हर साल ज्यादासे-ज्यादा छः भारतीयोंका स्थायी निवासियोंके रूपमें कानूनन प्रवेश --- तो क्या 
आप उन्हें निसह्न न कर देंगे? अगर ऐसा करना उचित हो तो किसी भी हाल्तमें---अर्थातू, चाहे अनाक्रामक 
प्रतिरोधी सन्तुष्ट हों या न हों--आप कर क्‍यों न डाले १ इस तरहसे आप बाहरके लोगोंकी आलोचनाको बन्द 
कर देंगे और आपके इस कार्मसे साम्राज्य-सरकारकोी भारतमें की जानेवाली शिकायतोंका कारगर जवाब भी 
मिल जायेगा । 

क्या में एक कदम आगे बढ़कर आपको ऐसा उपाय सुझा सकता हूँ जिससे “ रंग-सम्बन्धी प्रतिबन्ध ” रखे 
बिना कानूनमें छः भारतीयोंके अवेशकी सीमित व्यवस्था हो सके? 


परिशिष्ट ७९१ 


इसके साथ प्रवासी अतिबन्धक कानूनके उस संशोधनकी नकल भेज रहा हूँ जो कुछ दिन पहले आपको 
श्री गांधीने सुझाया था । मैंने इसके अन्तरमें एक धारा जोड़ दी है, जिससे मुझे छगता है, यह जरूरत पूरी 
हो जाती है। में आपसे इसपर विचार करनेकी श्रार्थना करता हूँ । आप देखेंगे कि इससे एशियाइ्यों और 
दूसरे प्रवासिधोमें ईप्याजनक भेदभाव नहीं होता और अ्कारान्तरते आपको वह सता मिल जाती है जो शायद 
भावी स्थितियोंमें उपयोगी हो सकती है। जहाँतक में समझता हूँ, श्ससे आपका उद्देश्य बिलकु् पूरा हो 
जाता है । 

साम्राज्यके दृष्टिकोणसे जो चीज मुझे परेशान ओर चिन्तित करती है, यह है: अबतक ब्िश्शि भारतीमोंकों 
साम्राज्यके किसी भी भागमें जानेका सैद्धान्तिक हक प्राप्त रहा है । यह सैद्धान्तिक हक पिछले कुछ सालोंसे 
टान्सवालमें ही छीना और अमलमें सीमित किया गया है । झुझे ऐसा छूगता है कि इस निर्योग्यताके स्थायी 
बनाये जानेसे और इसके फेलावकी सम्भावनासे मारतमें अंग्रेजोंका असर और नाम मारी खतरेमें पढ़ जायेगा । 
इसी कारण मैंने इस मामकेमें इतना आग्रह किया है ! 

हृदयसे आपका, 


कलोनियक ऑफिस रेकड्रेस: २९१/१४१ 


(२) छॉड क्र के नाम छॉड एम्टहिकुका पत्र 
अगस्त ११, १९०९ 


श्रिय छोड क्र, 

में जो-कुछ लिख रहा हूँ वह अगर आपको बेजा हस्तक्षेप लगे तो मुझे क्षमा करेंगे । पत्रकी टाश्प करवा 
कर भेजनेके लिए भी क्षमा-प्रार्थी हूँ । गर्मी इतनी है कि शान्तिसे लिखा नहीं जाता । 

मेंने कल जनरल स्मठस और श्री गांधी से लम्बी बातचीत की । मुझे यह देखकर बहुत निराशा हुई कि 
“ अधिकार ” के भावात्मक प्रश्नपर दोनेोंकि विचारोंमे कोई मेल सम्भव नहीं है । आप दोनों पक्षोंकि विचारोंकी इतनी 
अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे ज्यादा स्पष्ट करनेकी जरूरत नहीं हे । लेकिन आपको यह बतानेके उद्देश्यले कि 
में क्या कर रहा हूँ, इसके साथ एक पत्रको नकल भेज रहा हूँ। यह पत्र मैंने अभी-अभी जनरल स्मठसकों लिखा 
है । मेंने इसमें जो सुझाव दिये हैं वे मेरे अपने हैं, अर्थात्‌ वे श्री गांधी और जनरल स्मठ्सके बीच मध्यस्थता 
करनेके तोरपर नहीं दिये गये हैं, क्योंकि ऐसी मध्यस्थता करना तो आपका ही काम है । | 

अब चूंकि आप अपनी बातचीतकों जोरोंसे चला रहे हैं, इसलिए में आशा करता हूँ कि शायद मेरे सुझाव 
विचारके अयोग्य न जान पढ़ेंगे । 

में बहुत चिन्तित हूँ कि यह कठिन अदन तथ किया जाना चाहिए। अपने विचार आपके सामने रखनेकी पष्टताकी 


मेरे पास यही आड़ है । 
में चाहता हूँ कि लोकसमभामें दक्षिण आक्रिका विषेयकके तीसरे वाचनंके अवृसरपर “ उपसंहार ” के रुपमें जो 
बात कही जाये वह यह हो कि कनेछ सीछी आपकी भोरसे यह घोषणा करें कि टान्सवाल-सरकारने सहज सावसे 
एक जदारता दिखानेका निश्चय किया है, ताकि भारतीय दक्षिण आफ्रिका संघ बननेकी खुशी मनानेमें हिस्सा के सकें। 
यह एक लांछन होगा कि एक उदार दलीय सरकारके रहते टान्सवालके भारतीय उस अधिकार से वंचित कर 
दिये गये, जो उन्हें त्रिश्शि साम्राज्यके दूसरे सब सागोमें, सिद्धान्त रूपमें ही सही, प्राप्त हैं | क्या इस लांछनसे बचना 
आपकी सरकारके लिए बहुत बढ़ी नेकनामीकी बात न होगी और क्या यह कार्य करने योग्य न होगा? 


७९२ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


अगर आप यह कार्य करा सक्कें तो में स्वयं इस मामलेमें एक शब्द भी कहना या बीचमें पड़ना बिल्कुल 
नहीं चाहता । 
हृदयते आपका, 
एम्टहिल 


कलोनियल ऑफ़िस रेकडंसः २९१/१४१ 


(३) छॉड एम्टडिलके नाम लॉड क्र का पत्र 


गोपनीय 
उपनिवेश कार्यालय 
अगस्त ११, २१९०९ 


प्रिय एम्टहिल, | 

में भी जनररू स्मठ्स और श्री गांधीसे मिला हूँ | मुझे छगता है कि आपने जिस सैद्धान्तिक मतभेदका 
उल्लेख किया है, वह निश्चय ही मौजूद है, यथ्यपि यह कठिनाई, सम्भव है, दुरनिवार न हो । 

अगर हम यह मान लें और यह मानना ठीक हो सकता है कि जो भी समझौता होगा उसमें १००७ के 
कानून * की मंसूल्ी तो रहेगी ही, तो विवादकी बात सिर्फ यह रह जाती है कि जिस तरीकेसे ठीक तरहके 
छ: योग्य आदमियोंकों लाना है वह तरीका क्‍या हो । फिर अगर हम यह मान लें कि समझौता करनेके लिए 
उनकी ऐसे लाइसेंसके अन्तगत छाना चाहिए जो वापस न लिया जा सके तो ऐसा छगता है कि इस उद्देश्यको 
पूरा करनेके लिए कानून बनानेकी जरूरत होगी। उस कानूनमें सीमित संख्यामें लोगोंकी आने देनेकी साफ 
व्यवस्था रहे, या जेसा आपने सुझाया है, शिक्षा परीक्षासे ऐसी व्यवस्था कर छी जाये, चाहे मोजूदा कानूनमें 
कोई विरोधी विधान ही क्यों न हो । छेकिन जेसा मैंने श्री गांधीसे कहा था, मुझे लगता है कि शिक्षा-परीक्षाके 
अन्तर्गत प्रवेशके सिद्धान्तका समर्थन करना और फिर यह कहना (जैसा आपकी अन्तिम धारामें कहा गया है) 
कि परीक्षामें पास होने पर भी सरकार किसी आदमीको आने देनेसे इनकार कर सकती है, तकेसम्मत नहीं है । 
और में मानता हूँ, मुझे यह भरोसा नहीं हो पाया है कि भारतीय समाज इस हलको मान छेगा और आपकी 
धार॒के अन्तर्गत दी गई आम व्यापक अनुमतिका उपयोग नई माँगे करनेमें न करेगा । 


में कद नहीं सकता कि जनर॒ूू स्मट्स इस बातपर या इससे मिलती-जुलती किसी अन्य बातपर राजी किये 
जा सकते हैं या नहीं में उनके पत्रकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। 
हृदयसे आपका, 
क्र 
कलोनिंगवल ऑफिस रेकड्रंसः २९१/१४१ 


4 


श्ट ८ 
(9) छॉड क्रूके नाम छॉड एग्टहिलका पत्र 
गोपनीय 


अगस्त ३१२, २९०९ 
प्रिय छॉर्ड क्र , 


मैंने दो दिन पहल आपको एक पत्र लिखा था, जिसका उत्तर आपने बहुत द्षपापूर्वक जल्दी और अपन हाथसे 
लिखकर दिया है, अत: आपको धन्यवादस्वरूप दो शब्द । 

में निश्चयपूर्वंक यह नहीं कह सकता कि जो हल मेंने सुझाया है उसे भारतीय इस हृद तक मान लेंगे कि 
आगे और माँग न करनेका वचन द दें । चूँकि में अधिकृत मध्यस्थकी स्थितिमें नहीं हूँ, इसलिए में इस प्रशनको 
श्री गांधीके सामने न रखूंगा। लेकिन मेरा खयाल यह है कि भारतीय समाज समग्रतः इस वेकारके संघर्षकी ससम्मान 
त्यागनेका एक साधन मानकर मेरे हलको असन्‍्नतासे स्वीकार कर छेगा । छेकिन श्री गांधी जेसे छोग तो उस बातके 
लिए आखिरी दमतक लड़ते रहेंगे, जिसे वे न्याय और अधिकार मानते हैं । 

तथापि, मेरे खयालसे, यदि थोढ़े-से तीर-बाँकुरोंकी टुकड़ीकों सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता, इस कारण आपका 
बहुसंख्यक लोगोंकी सनन्‍्तोष दनेते हाथ खींच छेना आवश्यक नहीं है। अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके नेता जाने- 
पहचाने हैं । दान्सवाल सरकार उनपर मुकदमे चलाना बन्द करके अनाक्रामक अतिरोधकी भद़चनोंका अन्त किसी 
भी क्षण कर सकती है । इसलिए मेरा खयाऊ है कि अगर आप मेरा सुझाया हुआ समझौता श्री गांधीसे बातचीत 
किये बिना अपनी मर्जीसे छागरू करें तो ऐसी स्थिति पेदा हो जायेगी जिसमें श्री गांधी अपने सिद्धान्तोंकों छोड़े 
बिना सक्रिय संबर्षेसे हाथ खींच सकेंगे ! ऐसी स्थिति वे स्वीकार कर छेंगे । में उनसे ऐसा करनेका आग्रह निश्चय 
ही करूँगा ओर आगे कोई [ माँग ] करनेमें उनको सहायता न दूँगा । दरअसल में उनसे कह भी चुका हूँ कि 
उनका तबतक आगे माँग करना बिल्कुल बेकार हैं, जबतक ऐसा समय नहीं आ जाता और ऐसी स्थितियाँ पढा 
नहीं हो जातीं कि दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशी इस ओर पूरा ध्यान दे सके ! 

हुृदयले आपका, 
एँम्टहिल 

[ अंग्रेजीसे ] 


कलोनियबल आफिस रेकडूँस, २९१/१४१ 


९-३८ 


परिश्षचिष्ट २१ 


नेंटालके प्रतिनिधियोंकी ओरसे वाइसरॉयको पत्र 


वेस्टमिन्स्टर पेलेस होटक 
४, विक्टोरिया स्ट्रीट 
हलन्दन, एस० डब्द्यू० 
अगस्त २१७, १९०५९ 


सेवामें 
परमश्रेष्ठ वाइसरॉय, महोदय भारत 
लॉडे महोदय, 

हमने पिछली डाकसे आपके निजी-सचिवककी मार्फत अपने नेटालवासी देशभाश्योंकी शिकायतोंके विवरणकी एक 
प्रारम्भिक नकल भेजनेकी धृष्टता की थी । अब यह विवरण उपनिवेश-मन्त्री और भारत-मन्त्रीकों जिस रूपमें दिया 
गया है और उपनिविश-मर्त्रेके समक्ष जिस रूपमें पढ़ा गया है, उसकी १० नकले सेवामें भेज रहे हैं । 

हम आपसे अज अरते हैं कि आप इसपर अपनी समितिके साथ सहानुभूतिपूवेक विचार करें और यह 
मामला जिस अविल्म्ब कारवाईकी अपेक्षा रखता है बेसी कारंवाई करें । 

बिटिश भारतीयोंकी आबादी नेदालकी आबादीका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्ता है; इस उपनिवेशमें उनको 
बढ़ी-बढ़ी जायदादें और अन्य हित हैं और वे भारतके सभी प्रदेशोंसे आये हुए हैं । उनकी संख्या १००,०००से 
ज्यादा है, जिनमें से ६०, ००० वे गिरमिट्या मजदूर हैं. जिन्हें नेशल सरकार यहाँ छाई है । और यह एक 
मानी हुई हकीकत दे कि नेटालकी समृद्धि यदि पूरी तरह नहीं तो अधिकांशमें इन्हीं मजदूरोंपर, जिन्हें नेटाल 
भारतसे प्राप्त करता है, आधारित है । 

जैसा कि इस विवरणसे प्रकट होगा, नेंटालूमें हमारी हस्तीकों तीन प्रकारसे नष्ट करनेब्री कोशिश की जा 
रही है । परवाना-कानूनके अन्यायपूणे और निरंकुश अमलके द्वारा धीरे-पीरे हमसे हमारा व्यापार छीना जा रहा 
है । इस कानूनने परवाना अधिकारीको ओर उसके नियोक्‍ताओंको, जो खुद ही हमारे व्यापारिक प्रतिस्पर्धी हैं 
पुराने था नये व्यापारिक परवाने देने या न देनेंके सम्बन्धमें अमर्यादित सत्ता दे रखी है और उसपर उपनिवेशके 
न्यायाल्योंका कोई नियन्त्रण नहीं है । भारतीय मजदूरोंसे नेटल्के भोतिक छामके लिए ग्रुलामोंकी तरह काम लिया 
जाता ओर शुछामोकी ही तरह व्यवहार किया जाता है। छेकिन ज्यों ही वे नेटलके बागान-मालिकों या खानेकि 
स्वामियोंकि साथ, जिन्हें वे सौंप दिये जाते थे, अपनी नोकरीकी अवधि पूरी कर चुकते हैं त्यों ही उनपर, उनकी 
पत्नियोपर और उनके बच्चोंपर एक बहुत भारी कर थोप दिया जाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें उपनिवेशमें आजाद 
व्यकितियोंकी तरह बसने और ईमानदारीसे अपनी जीविका कमानेसे रोकना है। और, हमारे किशोरों और युवकोंकी 
सघ्ुचित शिक्षाके लिए आवश्यक सामान्य सुविधाओंकों छीनकर हमारी भावी अगतिका रास्ता छूगभग पूरी तरहसे 
बन्द कर दिया गया है । 

इसलिए हमारे रक्षकों और अभिमावकोंके रूपमें यदि भारत-सरकार हमारे मामल्ेको अपने हाथमें नहीं 
केती और इस बातका आग्जह नहीं करती कि नेटालके सत्ताधारी हमारे साथ मात्र न्याय करें तो फिर यह 
निश्चित है कि आगे-पीछे हमें घीरे-चीरे भूखों मारकर उपन्विश छोड़नेके लिए छाचार कर दिया जायेगा । [इस 
अन्यायको दूर करानेके लिए] भारत-सरकारके हाथमें एक सीधा उपाय है; ओर वह है: अगर उपन्विश भारतीय 
व्यापारियों और भारतीय मजदूरोंके साथ न्यायका व्यवहार करनेके लिए राजी न हो तो गिरमिश्या मजदूरोंका जो प्रवाह 
प्रतिवष उमड़ कर यहाँ आ जाता है, उसे रोक दिया जाये । यह कोई नया उपाय नहीं है। कुछ वर्ष हुए, हमने 


शा £५ 
पृ शशि ट्ट #क / (क 


लोड कज्नैनले यही अस्ताव किया था ओर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था; इतने, ही नहीं, उन्होंने नटाल्क 
मन्जियोंकी एक खरीता भी भेजा था, जिसमें उन्हें यह सूचना दी गई थी कि यदि [ भारतायाकी ] शिकावताती 
दूर नहीं किया गया तो [उचित ] कारबाई की जावेगी। हमें पता नहीं कि इस सारे विचार-वेमशेका वया नतीज। 
निक्रठा । शिकायतें दूर करनेका तो कोई आश्वासन हर्मे नहीं दिया गया; उलट हमारी स्थिति तबस ओर ज्यादा 
विपन्न हो गई है । कारण, पूर्वोक्त कार्रवाश्यों और सख्त कर दी गई हैं और उनपर लगभग निर्दबतास भमल 
किया जा रहा है। हमारी जीविकाके साधनोंमं बरावर कमी की जा रही है और ब्रिटिश नागरिकताके बिल्कुल 
थमिक अविकारोंक उपभोगकी दृष्टठिसे मी इस उ्पन्विशमें हमारी हस्ती ही खतरेंम पड़ भई है । 

इसलिए हम प्रार्थता करते हैं कि आप सपरिषद्र ऐसी कारोबाई करनेकी कृपा करें जिससे हमें नेशाल्क 


किक 4 


सत्ताधारियोंके अत्याचारपूणे और अन्यायपू्ण व्यवदरसे राहत मिंछे | जरूरत हो तो इस उद्देश्यत्नी सिद्धिके लिए 
आप साम्राज्य-सरकारके हस्तक्षेप भी माँग करें । 
परमश्रंछके अज्ञाकारी मेवक, 
[ अंग्रेजीले ] 
इंडिया ऑफिस रेकड्रेंस: १७५/२०४ 


परिक्षिष्ट २२ 
क्र और गांधीजीके नाम लॉड ऐंम्टहिलके पत्र 


(१) गांधीजीके नाम लॉड एम्टहिलका पत्र 


निल्ली ओर गोपनीय 
अगस्त ३१, १९०९ 

प्रिय श्री गांधी, 

मुझे आपका कलूका पत्र मिल गया है और, मुझे हर हाल्तमें आपकी भाज सुबह पत्र छिख देता था । 

आपने रायट्यको दिये गये जिस वबतव्यका जिक्र किया है, वह मेंने नहीं दखा दें । लेकिन में अखबररोंमें 
देखूँगा और जरूरत होगी तो इस पत्रसें एक्र पंक्ति जोड़ दूँगा | तबतक में आपको वह बात तो लिख हू जी 
मुझे हर दाल्तमें आज सुबह ल्खि देनी थी । 

कछ सुबह मुझे जनरल स्मठसका एक पत्र मिछ था, जो उन्होंने अपनी रवानर्गीसे पढ़के जलूदीमें लिखा 
था । उन्होंने मुझसे फिर न मिल सकनेपर खेद प्रकट किया हैं और बुत संक्षेपर्म सूचित किया हैं कि उन्होंने 
लॉर्ड क्र के सामने कुछ अस्ताव रखे हैं । मुझे माद्स हुआ है, प्रस्ताव ये हैं कि १९०७ का कानून २ मंसूख 
कर दिया जाये और हर साल एक सीमित संख्यामें शिक्षित भारतीय प्रवासियोंकों स्थायी निवासके सं्फिकेट 
जारी किये जायें। लेकिन जो-कुछ उन्होंने कहा है उससे मुझे भय है कि वे “अधिकार ” के अइनपर हमारी 
बात न मानेंगे । कर में रन्दन गया था और मैंने लाढे समभामें छॉर्ड क्रू से तुस्त मेंदका समय माँग लिया। 
मैने उनसे कहा कि वह वक्‍त भा गया है जब में उनसे वक्तव्य देनेके लिए कह सकता हूँ। छोड कर ने अभी 
वह पत्र नहीं पढ़ा था, जो उन्हें जनरल स्मद्सने लिखा है | इसलिए उन्होंने संसदर्मे वक्तव्य देनेमें आपत्ति की । 
उन्होंने इसका कारण यह बताया (और मेरा खयाल है, यह विल्कुक ठीक ही है.) कि जनरकू सम ट्सकी शायद 
दक्षिण आकफ्रिका पहुंचकर जो धोषणा करनी पढड़ेंगी उसपर पहलेसे क्‍यों करना ठीक न होगा । मेंने मान लिया 
कि यह बिह्कुक उचित है, केकिन यह बताया कि आप उत्तरको अतीक्षा कर रहे हैं; आपका समय कीमती है 
और आपको इस देशमें प्रतीक्षामें रोक रखता ठीक नहीं होगा । तब छोड क्र ने कहा कि वे भापकों सूचित 


ज९द सम्पूणे गांवी वाड्मय 


करेंगे कि आप खुद उनसे वा उनकी ओरसे उनके विभागके किसी सदस्यसे मिल ले । मैंने इस बातसे सहमति प्रकट 
की कि इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता । तब हमने पूरे प्रश्षपर विचार किया और मैंने “अधिकार ”के 
क्षपर चर्चा की । छॉड्ड क्र भेरे इस कथनसे प्रभावित हुए जान पड़े कि भारतीयोंकों साम्राज्यके किसी भी भागमें 
जानेका अधिकार कमसे-कम सिद्धांत-रूपमें सदा ही प्राप्त रहा है ओर वह पहली बार दान्सवालमें ही छीना गया 
है । आपको सन्तुष्ट करनेंके लिए वे बहुत चिन्तित हैं और उनका साधारण रुख पहलेले ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण 
था । इसलिए अगर आप उनसे स्वयं मिलें तो आपके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनेका बहुत अच्छा अवसर है । 
यह तय करना आपका काम है कि आप सेद्धान्तिक अधिकारके लिए अनाक्रामक प्रतिरोधको जारी रखनेके लिए 
बँधे हें या नहीं । लेकिन में तो यह आशा करता हूँ कि आप इसके लिए बंधे हैं, ऐसा आपको न लगेगा; 
क्योंकि आपकी कोमकी खातिर में इस संघषेकी समाप्तिके लिए चिन्तित हूँ । इसका दूसरा कारण यह भी है कि 
आप सम्मानकी खातिर अबतक काफी कर चुके हैं। १९०७के कानून २ की मंसख़ीसे आपको एक काफ़ी ठोस 
चीज़ मिल जायेगी । आप यह बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं कि यद्रपि आपको इ्स अव्यावहारिक संघषको त्यागना 
उचित मादुम होता है, छेकिन फिर भी अधिकारके प्रश्षपर आपकी राय ज्यों-की-त्यों हे 
में इस समथ आपको इतनी ही सलाह दे सकता हूँ | लेकिन छॉडे क्र या “उनके प्रतिनिधिसि आपके मिल 
लेनेके बाद हमें फिर सलाह करनी हो 
आशा है, आपने मेरी लिखी डोककी किताबकी भूमिका देख ली होगी । मेरा खयाल है कि उसमें यह बात 
लेख-रूपमें आ जाती है कि में “अधिकार ” के प्रशक्षपर आपसे बिल्कुल सहमत हूँ । 
पका विश्वस्त, 
एम्टहिल 
[ अंग्रेजीसे ] 
टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नकल ( एस० एन० ५०३६) से । 


(२) छॉड क्रके नाम डॉर्ड एमग्टहिकुका पत्र ४ 
अगस्त ३०, १९०९ 

प्रिय लॉड कऋ | 

मुझे अभी-अभी जनरल स्मठ्सका एक रुक्‍का मिला है, जो उन्होंने अपनी रवानगीसे पहले जब्दीमें लिखा 
है । उसमें उन्होंने मुझे सूचित किया है कि उनका आपसे ब्रिट्शि भारतीयोंके प्रश्षपर समझौता हो गया है। उन्होंने 
ठीक-ठीक यह नहीं बताया है कि क्‍या समझौता हुआ है; छेकिन मुझे पता चला है कि वह मेरे सुझाये हुए 
समझौतेसे बहुत कम पड़ता है । 

क्या बुधवारकों छाडे समामें वक्तव्य देना आपके लिए सुविधाजनक रहेगा? 

अगर ऐसी बात हो तो क्या में बुधवारकों ४-३० बजेसे पहले आपसे एक छोटा-सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? 
इसका अथ यह है कि वह “निनी सूचनासे” तथा भापण दिये बिना पूछा जाये । 

अगर सावेजनिक वक्तव्य देनेमें अभी असुविधा हो तो में आपपर दबाव डालना नहीं चाहता, लेकिन श्री 
गांधीकी जितनी जरुदी हो सके उतनी जब्दी जाने देना अच्छा होगा । में समझता हूँ कि वे बातचीतका परिणाम 


जाननेंके लिए ही रुके हुए हैं । 
हृदयसे आपका, 


एँम्टहिल 
१. छोड एम्टहिल्की भूमिकाके लिए, जिसमें इस अश्षपर उनका रुख विस्तारसे दिया गया है, देखिए 
परिशिष्ट १८ । 


नल 


परिशिष्ट ७९७ 
[ लॉड कऋ्रू की व्प्पिणी ] 
में छॉंड एटढिलते पम्रिल्ठ चुका हूँ और मैंने उन्हें बता दिया है कि इस समय प्रश्न क्यों नहीं पूछना चाहिए । 
[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियक ऑफ़िस रेकइंस: २९१/१४१ 


परिशिष्द २३ 


गांधीजीके वाम लॉर्ड एंम्टहिलका पत्र 


निजी 
सितम्बर ११, १९०९ 
प्रिय श्री गांधी, 
मुझे भय है, आप यह पर्याप्त रूपसे स्पष्ट नहीं कर सके कि छोडे मॉलिसे आप फिर क्यों मिलना चाहते 
है, नहीं तो आपको ऐसा अनुत्साहित करनेवाछा उत्तर नहीं मिल सकता था । - 
स्पष्ट ही, आपने यह कहा कि आप अपनी स्थिति फिर बताना चाहते हैं । अगर ऐसी बात 
है तो छोड मॉलेको ज्यादा वक्‍त देनेके लिए राजी करनेका यह तरीका नहीं था | मेरा खयाल है, भापको 
“अधिकार” के प्रशनकों नई घटनाओं ओर भारतके आन्दोलनके प्रकाशमें स्पष्ट करना था, जिससे लॉड मॉल्ले यह 
देख सकते कि आपको कोई नई बात कहनी है और आप स्थितिपर नया प्रकाश डाल सकते हें | मेरा खयाल 
है कि आप अब मी उन्हें एक्र पत्र लिखेंगे तो ठीक होगा | आप इस पत्रमें उन्हें बतायें कि आपने जनरल 
स्मठसके प्रस्तावोंक्रो क्रिन कारणोंसे नहीं माना है | इससे आपके ये कारण पहलेसे ही लिखित रूपमें आ जायेंगे, 
अन्यथा आपपर यह दोष फिर लगाया जायेगा कि आप एक रियायत मिलनेपर नई माँग रख देते हैं । 
लॉर्ड मॉर्ले इस प्रशनक्रों नहीं समझते। इसलिए आपको लिखित रूपमें एक साफ और सीधा-सादा स्पष्टीकरण देनेकी 
वातकी उपेक्षा न करनी चाहिए | आप बादमें इसका उल्लेख कर सकेंगे ओर इसे अपने मामल्के निश्चित 
विवरणके रूपमें बता सकेंगे। क्या आप ऐसे पत्रका मसबिंदा बनाकर भेजनेंसे पहिले ही मुझे दिखा सकते हैं १ 
अवश्य ही छॉडे क्रू लन्दनले बाहर गये होंगे, अन्यथा आपके पत्रका उत्तर निश्चय ही मिल गया होता। 
आशा है, इस पत्रके मिलनेके पहले वह आपको मिल जायेगा । 
आपका विश्वस्त, 
एम्टहिल 


श्री मो० क० गांधी 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ७०६५०) से । 


परिशिष्ठ २४ 


लॉड ऋकी टिप्पणी 
[ लन्दन, ] 


श्री गांधी और श्री हबीब आज मुझसे मिलने आये। मेंने उन्हें श्री स्मटससे छुई अपनी बातचीतका परिणाम 
बताया । मेंने उन्हें बताया कि वे दो सिबायतें देना चाहते हैं: (क) १९०७के कानून २की मंसूली और (ख) 
हर साल्‍छ छः पंढे-लिखे एशियाइयोंका स्थायी निवासीके रूपमें प्रवेश । श्री गांधीने माना क्रि इन परिवरतेनोंका अर्थ 
वास्तवमें एक कदम जागे बढ़ आना है, और उन्होंने कहा कि जहाँतक उनके व्यावहारिक प्रभावका सम्बन्ध है, वे 
उन्हें मंजूर करनेके लिए तैयार हैं । छेकिन उन्होंने और उनके साथीने जो रुख अपनाया है और जिसके लिए भारी 
कष्ट सहे जा चुके हैं उसको त्यागता सम्भव नहीं है-- वह रुख है, कानूनकी निगाहमें समानताका, फिर चाहे वह 
समानता सैद्धान्तिक ही क्‍यों न हो । इसलिए वे उन रियायतोंके मिलनेपर भी इस समानताका आन्दोलन बन्द 
न करेंगे । उन्होंने यह भी कहा कि श्री स्मठसकों भेजें गये लॉडे एम्टहिलके १० अगस्त, १९०९ के पत्रमें 
और उसके सहपत्रमें जो योजना दी गईं-है वह मंजूर कर ली जायेगी, यत्पिं उसे कुछ छोगेने, जेसे श्री गोखलेने, 
अनिच्छापूर्वक ही स्वीकार किया है । मैंने कहा कि अस्तावित प्रवेशके स्वरूपकी अवास्तविकताकों नापसन्द करनेके 
अलावा टान्सवालके मन्त्री इस प्रस्तावकी जिस एक कारणसे नामंजूर भी कर सकते हैं वह है यह सम्भावना कि 
अगर प्रवेश-निषेध केवल अमली कारवाईका विषय रहा तो छ: की संख्यामें वृद्धिक लिए सदा आन्दोलन किया जाता 
रहेगा । श्री गांधीने कहा कि इस संख्यामें वृद्धि कर पाना कठिन बना दिया जाये, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं, 
केवल सिद्धान्तमें समानता कायम रहनी चाहिए । असलमें अगर छः भारतीयोंकों आने दिया जाये तो भारतीय 
ययथपि दूसरे मामलोंमें सुधार करानेके लिए हलचल करेंगे, केकिन प्रश्नका यह पक्ष अन्तिम रूपसे तय माना जयेगा। 
इसपर मेंने पूछा कि मान लीजिए टान्सवालके मन्त्रियोने जो-कुछ देनेके लिए कहा है, वे उससे आगे नहीं बढ़ते 
तो भारतीय इस प्रश्नकों संत्र बननेंतक स्थगित करना पसन्द करेंगे या नहीं । श्री गांधीने कहा, कानूनकों जेसा 
मैंने समझा है, उसमें एशियाइ्यॉंका थान्सवालुमें प्रवेश सामान्य प्रवासी कानूनसे निपिद्ध किया गया है, भेदभावकारी 
व्यवह्ारसे नहीं, इसलिए वे इस मामलेमें संघके अन्तगत नहीं आते । मेंने बताया कि संघ द्वारा कोई ऐसा सामान्य 
प्रबातती कानून बनानेके मार्ममें कोई रुकावट नहीं है, जिसके अन्तर्गत वस्तुतः अवेश निषिद्ध हो, छेकिन राजनयिकोंका 
र्मान हो तो सैडान्तिक समानता भी कायम रहे । श्री गांधीने कहा कि इश्स बीच आन्दोलन महीनों 
चलता रहेगा । 

श्री गांधीने बातचीत खत्म करते हुए कहा कि में टान्तवालकी सरकारकों तार दे दूँ कि वे श्री स्मट्सके 
सुझाबोंमिं निहित व्यावहारिक प्रगतिकों मंजूर करते हैं, छेकिन सेद्धान्तिक समानताका अब वे भी आग्रह रखेंगे । 

मेरे मनपर यह प्रभाव पडा है कि इसके बावजूद टान्सबाल सरकार दोनों रियायतें दे देगी तो ठीक 
होगा, क्योंकि इसते सब व्यावहारिक कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी और जनताके खासे बड़े हिस्सेकी राय सरकारके 
सम्बन्ध ठीक हो जायेगी । 

इसके भनुस्तार एक तारका मजमून लिख लिया जाये, जिसमें श्री गांधीके वक्‍तव्यका सार हो । उसमें इसके 
ऊपरके अन्तिम अनुच्छेदका सार भी जोड़ दिया जाये । 

क्र 


_[ अंग्रेजीसे ] १६ सितम्बर 
कलोनियल ऑफिस रेकडेंसः २९१/४१ 


परिशिष्द २ प्‌ 
गांधीजीके नाम लॉर्ड एंस्टहिलका पत्र 


सितम्बर १७, १९०९ 
प्रिय श्री गांधी, 
आपके कल्के पत्रते, जो मुझे अभी-अभी मिला है, मुझमें नह आशा और नये उत्साहका संचार हुआ 
है । सरकारका सारा ध्यान इस समय अपने दलके नाजुक मविम्यर्म लगा हुआ था, जिसस हमारा मामला खटाईम॑ 
पड़ गया था ओर में उसके विषयर्में निराश हो चछा था । यह सचछुच बढ़े संतोषकी वात हे कि छोड क्र ने 
जनरल स्मटसको, हमारा संशोवन मंजूर करनेका आग्रह करते हुए, तार करनेका वादा कर दिया। में सर जॉ्जे 
फेरारसे पत्र-व्यवहार करता रहा हूँ और मेंने स्कॉटलेंडसे लौटतेपर उनसे भेंट करनेकी व्यवस्था कर ली हे । इससे 
आप समझ सकेंगे कि मेंने विरोधका मुकाबठा करनेकी जरूरतकों नजर॒अन्दाज नहीं किया है ! अब यदि .इस 
समय आप लोंडे मॉलिसे भेंट कर सक्नें ओर छोड क्र की तरह यदि आप उनकी सहानुभूति भी प्राप्त कर रकें 
तो में मानता हूँ कि आप सारे सम्भव प्रयत्न कर चुकेंगे ओर इस देश से विंदा होते हुए यह खयाल लेकर 
जा सकेंगे कि आपने ऐसा कोई उपाय बाकी नहीं छोड़ा है, जिससे किसी छामकी उम्मीद की जा सकती 
थी । यदि आप जरुदी ही चढे जानेवाले हें तो मुझे डर है कि में आपसे दुबारा मिल्नेका मोका न पा सकूँगा। 
मुझे इस बातका बड़ा अफसोस है । छेक्रिन काफी समयके बाद अब अन्तमें मुझे कामसे एक अव्पकालिक छुट्टी 
लेनी पड़ रही है -- यह छुटटी इसी समय सम्भव है -- और में कल एक पखवारेंके लिए स्कॉग्लेंड जा 
रहा हूँ। वहाँ में एक तरहसे पहुंचके बाहर हो जाऊंगा, इसलिए यदि आपके पत्रोंका जवाब देनेमें देरी हो तो 
आपको आइचये न होना चाहिए । 
में आपको ओर श्री द्वाजी हबीबकोी अपनी सम्पूर्ण शुभकामनाओंके साथ विदाईका नमस्कार करता हूं 
और आशा करता हूँ कि हमारा अगछा मिलन एक सम्मानजनक और उल्लेखनीय सफलतापर आनन्द मनानेके लिए 
ही होगा । 
आपका विश्वस्त 
ऐंम्टहिल 


श्री मो० क० गांधी 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०८१) से । 


प्रिशिष्ठ २६ 


उपनिवेश-उपमन्त्रीके नाम एम० सी० आंगलियाका पत्र 


वेस्टमिन्स्टर पेलेस होटल 
४, विवटोरिया स्टी2 
[ ल्न्द्नं ] एस० डब्द्यू ० 
सितम्बर २०, १९०९ 
सेवामें 
उपन्विश --- उपमन्त्ी 
कलोनियल ऑफ़िस [ लन्दन, ] 
एस० ड्ब्ह्यू ० 
महोदय, 
आपके इसी महीनेकी १३ तारीखके पत्रकी प्राप्ति सपन्यवाद स्वीकार करनेका मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ है । 
जो आपने नेटाल्के उस भारतीय शिष्टमण्डल्के जवाबमें लिखा है जो द्वाल ही में लोंडे क्रू और बादमें कर्नल 
सीलीसे मिला था । 
अपने साथियोंकी तथा अपनी ओोरसे में इस जवाबके आशयके प्रति खेद तथा निराशा व्यक्त करता हूँ । छोड 
क्र ने जो सहानुभूति व्यक्त की है, उसका हम पूरी तरह सम्मान करते हैं और उसके लिए आमारी हैं । परन्तु 
लॉड महोदयकी तरफले किसी भी ऐसे आश्वासनका न मिलना हमें खट्कता है कि मौजूदा तकलीफोंके बारेमें सीधे 
उपनिवेश सरकारसे भागे भी सद्भावनापूर्ण एवं हंढ़ शब्दोंमें अनुरोध किया जायेगा । कया हम फिर एक बार याद 
दिला दें कि ये तकढीफ़ें फिलहाल समाजपर बहुत बुरा असर डाल रही हैं ओर वे ऐसी नहीं हैं कि उनको दूर 
करनेमें देर करनेकी गुंजाइश हो । व्यापारी समाज डरता और काँपता हुआ अगके वर्षकी प्रतीक्षा कर रहा है, 
क्योंकि वही समय है जब कि परवाना अधिकारी (लाइसेसिंग ऑफ़िसर्स) भारतीय परवानोंपर जोर-शोरसे 
कतरनी चलायेंगे । ऐसा मव उन भारतीयोंकोीं भी है जिन्हों अपने लिए, अपनी पत्नियों तथा बालिग बच्चेकि 
लिए ३ पॉडका सालाना कर चुकाना होगा, जब कि भारतीय बच्चाँकी शिक्षाकी बुरी तरहसे उपेक्षा हो रही है । 
शायद यह नहीं महसूस किया गया कि परवाना कानून (लाइसेन्सिंग लों) सबपर लागू होता है, इसलिए 
वह साउथ आक्रिका बिलमें कराये गये उस संशोधनके दायरेमें नहीं आता जो महामहिमकी सरकारकी इच्छासे 
हुआ था और जिसके द्वारा एशियाश्योंपर खास तोरसे तथा भेदमावकारी प्रभाव डालनेवाले मामलोंका नियन्त्रण 
तथा प्रशासन संघ-सरकारकों सौंप द्विया गया है । परवाना कानून जातिका विचार किये बगेर सबपर लागू होता 
है । शिष्टमण्डलकी रायमें वर्तैमान नेदाल संसद इसमें संशोधन कर सकती है और जब नेशलरू संसद एक प्रान्तीय 
विधानसभामें परिवर्तित हो जायेगी, तब बसा होगा भी । 
शिश्मण्डलने सविनय निवेदन किया था कि यदि नेठालके भारतीयोंकी गम्भीर तकलीफ दूर नहीं ऋर दी 
जातीं, तो गिरमिट्िया मजदूरोंका नेटालमें आना बन्द कर दिया जाये । शिष्ट्मण्डल खेदके साथ देखता है कि 
इस नम्न न्विदनका उसे कोई जवाब नहीं मिला । 
अतणव, शिष्टमण्डऊ नेटाल्के भारतीयोकि मामढेक्वी निराश्षापूण अवस्थाकी तरफ छोड क्रू का ध्यान सादर 
आकर्षित करनेका साहस कर रहा है ओर छोड महोद्यते प्रार्थना करता है कि वे नेटल सरकारपर राहत 
देनेकी जरूरीके बारेमें जोर डालें । 
[ अंग्रेजीसे आपका अल्वन्त भाज्ञाकारी सेवक, 
एम० सी० आंगलिया 


कछीनियल ऑफिस रेकड्रेस : १६९/२०५ । 


परिशिष्ठ २७ 


गांधीजीके नाम टॉल्स्टॉयका पच्र 


बास्नाया पोल्यिना 
अक्तूबर ७, १९०९ 
मो० क० गांधी 
दान्सवाल 


मुझे अमी-अमी आपका अत्यन्त दिलचस्प पत्र मिला । उससे मुग्रे बहुत प्रसन्‍तता हुई । भगवान हमारे 
टान्सवाल्के भाश्यों तथा सहयोगियोंकी मदद करें । 

कड्रेरतासे कोमलताका, दप तथा हिसाले विनम्रता व प्रेमका ठीक वहीं संवर्ष यहाँ हमारे बीच भी प्रतिवधे 
अधिकाधिक जोर पकड़ता जा रहा है । यह जोर धामिक आदिश और दुनियवी कानूनोंमें चलनेवाके एक तीत्रतम 
विरोषके रूपमें, अर्थात्‌ सैनिक सेवासे इनकार करनेके रूपमें, खास तौरसे दिखलाई पड़ता है। सेनिक सवासे इनकार 
करनेकी घथ्नाओंकी संख्या रोज बढ़ती जा रही है । 

“एक हिन्द्के नाम पत्र” मंने लिखा था, और उसका अनुवाद बहुत ही मुन्दर है। कृष्ण-सम्बन्धी पुस्तकका 
नाम आपको मास्कोसे भेज दिया जायेगा । जहाँतक “ पुनजेन्म ” शब्दकी बात है, में खुद उसे छोड़ना नहीं 
चाहूगा; क्योंकि, मेरी रागमें, पुनजन्ममें विश्वाल कमी भी उतना दृढ़ नहीं हो सकता जितना कि आत्मार्की अमरता 
तथा ईश्वरके न्याय व प्रेम । फिर भी आप उस शब्दकों छोड़नेंके बारेमें जेसा चाह कर लें । यदि में आपके 
प्रकाशन-कार्यमें मदद कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी । मेरे पत्रके हिन्दू माषामं अनुबाद तथा प्रचारमे 
मुझे प्रसन्‍नता ही होगी । 

मेरा खयाल है, कोई प्रतियोगिता, अर्थात्‌ एक धामिक विषयके सम्बन्धर्म किसी प्रकारका आथिक प्रोभन देना, 
उचित नहीं होगा । 

में आ्रातृ-मावसे आपका अभिननन्‍दन करता हूँ और आपके साथ पत्र-व्यवहार होनेकी मुझे खुशी है । 
लिओ टॉल्स्टॉय 


टॉल्स्टॉयके हस्ताक्षरयुक्त दृस्तलिखित मूल अंग्रेजी अतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ८५१०० “बी०?) मे । 


परिश्िष्ठ २८ 


गांधीजीक नाम लाडे एस्टहिलका पत्र 


अक्तूबर ४, ९५०५ 
प्रिय श्री गांधी, 
आपके क्रमशः २१ तथा २९ सितम्बरके दोनों पत्नेकि लिए धन्यवाद । वे सुझे ठोक समयपर, जब में 
स्कॉटलेंडके पर्वृतोंकों पेदुल पार कर रहा था, मिल गये थे । पहले पत्रम आपने लोड मॉलेंसे प्राप्त जवाबकी 
नकल भेजनेकी इझृपाकी है । में मानता हूँ कि यह बात बहुत सन्तोषजनक है कि आपके छोड मॉलिंसे यह कह- 
लवा लिया कि तातलिक तथा सामान्य कारणोंते उनकी सहानुभूति आपके साथ है । यह कथन ऐसा है जो आपके 
लिए आगे मूल्यवान साबित होगा और भेरी सलाह है कि इसका विशेष ध्यान रखें । 
दूसरे पत्रमें आपने उस प्रश्नका उल्लेख किया है जो मेंने छा समाके सूचना-पत्रमें दजे करा रखा है । यह 
कोई नया भ्रन नहीं; यह वही प्रदन है जिसकी सूचना मैंने आपके इस देशमें आते ही दे दी थी और जिसे किसी भी आप- 
त्कालीन स्थितिके लिए तेयार रहने तथा सरकारकों यह याद दिलानेके लिए कि उक्त सवार किसी मी समय उठाया जा 
सकता है, मेंने उक्त सूचना-पत्रपर रख छोड़ा है । आप जानते ही हैं, में कई बार छोड क्रू से पूछ चुका हूँ कि 
वे अमी इसका उत्तर देनेकी स्थितिमें हैं या नहीं । 
अब में उत्सुकतासे यह जाननेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आपके पास मेरे लिए कुछ नई खबर है या नहीं.। 
.. आपका विंख्वस्त, 


ऐम्टहिल 
श्री भो० क० गांधी 


टाइप की हुईं मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नकल (एस० एन० ०१०९) से । 


परिशिष्ठ २९ 


लन्दनमें गुजरातियोंकी सभा 


“इंडियन ओपिनियन ? में प्रकाशित रिपोर्टका अंश 


काठियाबाड़के राजकोट शहरमें होनेवाली तीसरी गुजराती साहित्य-परिषदके छिंए प्रीत्ताहनकी माँग करते हुए परिषदके 
मन्‍्त्री श्री बल्वन्तराब ठाकुरकी ओरतसे बैरिस्टर श्री जेठालाल परीख तथा दूसरे ग्रुजरातियोंके नाम पत्र आया था। 
तदनुसार वेस्टमिन्स्टर पेलेस होटलमें सर मंचरजी भावनगरीकी अध्यक्षतामें अक्तूबर ५ को गुजरातियोंकी एक सभा हुई। 

अध्यक्षका आसन ग्रहण करनेके लिए अपना नाम सूचित किया जानेपर सर मंचरजी भावनगरीने अपने भाषणममें 
कहा: “, . . मैं जब छोटी उम्रकु था तब मुझे गुजराती भाषाका शोक था । मैंने महारानी विक्टोसियाके यात्रा- 
वृत्तान्तका गुजरातीमें भाषान्तर किया था ।. . .यह इस बातका प्रमाण है कि मुझे थोीड़ी-बहुत गुजराती जाती है। 
इसलिए मेने अध्यक्षका स्थान ग्रहण करना स्वीकार किया |” 

कुछ व हुए, गुजराती साहित्य परिषद्‌ नामकी संस्था कायम हुई थी और वह तबसे काम करती भा रही 
है । हर साल उसकी बेग्क होती है । इस संस्थाके काममें राजनीतिकों कोई स्थान नहीं है । उसका शुख्य उद्देश्य 


परिशिष्ट 


हि 


है| 
डे 


गुजराती भाषाकी रक्षा और उसका विकास है । यदि कोई पूछे कि ऐसा करनेका कारण क्या है तो उसका उत्तर 
यह है कि भारतकी मापाएं कुछ विपत्तिमें पड गई हैं -- सो इसलिए नहीं कि उनपर दुश्मनने आक्रमण किया है; उसका 
कारण यह है कि आजकल अपनी भाषाओं ओर दसरी देशी वस्तुअंकि प्रति उम्ल्ाका भाव देखा जाता है। सब छोग अंग्रेजी 
पढ़ने लगे हैं | यह तो डीक है। जिस भाषामें शासनका कार्य चलता है, जिस भापामें व्यापार चलता है उसे 
सीखनेका छोगोंमें उत्साह होता है ऑर होना चाहिए । किन्तु इसीलिए कोई अपनी साषा छोड़ 5, बह टीक नहीं है। 
हम छोगेंम से ऋई फ्रेंच, जमेन आदि सीखते हैं। तब हम अपनी कुदरती मापा कस छोड़ ककते हें! उस भाषाकी 
हंसी करना करेंसी भी तरह उच्चित नहीं कहा जा सकता । फिर भी कोई दस बातस इनकार नहीं कर सकता 
कि भारतमें [ अपनी मापाओंकी ] ऐसी उपेक्षा हो रही है । झुझे याद है कि जब में बालक था उस समय कुछ 
युवक अपने घरोंमें भी शुजराती भाषा नहीं बोल्ते थे । में उनमें से कुछक नाम 4 सकता हूँ। कुछ तो अंग्रेजोंकी 
नकल इस हद तक करते थे कि आयाएँ मी उत्तर भारतकी रखते थे जिसस बच्चे जरूरत पड़नपर [ कोई भारतीय 
भाषा बोले भी तो] अंग्रेजोंकी तरह केवक हिन्दुस्तानी ही बोलें | यह सब अवूरी शिक्षा कारण दीता था | अब 
ऐसे उदाहरण क्रम दखनेमें आते हें । में कई वर्षोले यहीं (टंग्लैंडम॑) रह रहा हूँ । फिर भी अपनी भाषा बोह्लेका 
अभ्यास मैंने छोड़ा नहीं है । मुझे कोई गजरातीर्म पत्र लिखे तो उसका उत्तर में शुजरातामें ही बता हू ।. . « 
< स्सिणान कमिटी! शब्दका प्रयोग करते हुए मेरे मनमें यह विचार आया कि उसके लिए हमारे पास गुजराती 
शब्द होता चाहिए । किन्तु परिषदके विधानक्रा जो मसबिदा हमारे पास आया है उसमें उन्होंने भी अंग्रेजी शब्दका 
प्रयोग किया है, इसलिए में भी उसीका उपयोग कर रहा हूँ। ब्ससे प्रकट होता है कि अपनी साथापर हमारा 
अधिकार नहीं रह गया है ।?” 


पहला अस्ताव 


श्री मोहनदास करमचन्द गांधीने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया १ 

प्रस्तावका समर्थन करते हुए श्री नसरवानजीने कहा: 

«४ प्रस्तावका में सहषे समर्थन करता हूँ । पहला गुजराती पत्र निकाल्नेवाला पारसी था । “शझानपरकाश 
पत्र एक पारसीने ही निकाला था । 'ख्री-बोध का आरम्म करनेवाके श्री काबराजी पारसी थे। एक्र पारसी 
लेखकने ही हास्यरसंके लेख लिखना शुरू किया था । “कॉतुक-संगह” भी एक पारसीने ही निकाला था | अनेक 
अंग्रेजी पुस्तकोंका अनुवाद मी पारसियोने किया है। गुजराती व्याकरणके सविता श्री मंचरशा पारसी थे। पहला 
शब्दकोश भी एक पारसीने तैयार किया । गुजराती नाटक भी पारसियोंने शुरू किये । इस तरह हमारी माषाकों 
पारसियोंकी ओरसे बहुत अच्छा उत्तेजन भिंला है, किन्तु खेदकी बात है कि आजकल वे उसके लिए उतना प्रयत्न 
नहीं करते । ” 


दूसरा अस्ताव 


श्री ईंदुलनी खोरीने दूसरा प्रस्ताव पेश किया: 


८ भारतकी विविंव भाषाओंकी प्रगतिके लिए जो प्रवत्त किये जा रहे हैं, यह सभा उनका अभिनर्दन करती 
है और विश्वास करती है कि समस्त मारतका कल्याण ऐसे अ्रयत्नोपर ही आधारित है।” 

प्रस्तावका विवेचन करते हुए श्री खोरीने, जो अपनी युवावस्थासे ही झुजराती छेखकके रूपमें प्रख्यात हैं 
कहा: “सच पूछो तो पारसियोंकी भाषा गुजराती है। . . - गाँवोंमें रहनेवाडे पारसी शहरके पारसियोंकी 
भेक्षा ज्यादा अच्छी गुजराती बोलते हैं। पारसियोंका रेखन रसपूणे है, किन्तु वे हिन्दुओंकी तरह शुद्ध भाषा नहीं लिखते । 
, . . झससे में इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि हम गुजराती माषाका विकास कर सकते हैं । माणेकबाई पारसी हैं, 
फिर भी अपनी जो रचना उन्होंने पढ़कर सुनाई वह बहुत श्रॉजल थी . . .।” 


१. प्रस्तावके पा5 और गांधीजीके भाषणंके लिए, जो इसके बाद आते हैं, देखिए पृष्ठ ४५६-५५ । 


६०४ सम्पू्ण गांधी वाड्मय 
इस प्रस्तावपर भावनगरके श्री जोरावरसिहजी, नागपुरके श्री खापरडे, दक्षिण आकफ़्रिकाके श्री हाजी हबीब 
और श्री आगलिया भी बोले । 
श्री द्वाजी हबीबने कहां: “ हमारी मातृभाषाकी रक्षाके ये अयत्न स्वागतन्योग्य हैं | , - 
श्री आंगलियाने कहा; “ मुझे इस बातका अभिमान है कि मेरा जन्म ग़ुजरातमें हुआ | « « « 


जैर 


हरी 


तीसरा प्रस्ताव 
डॉ० घडियालीने तीसरा अस्ताव पेश किया: 
“ यदि गुजराती भाषाके विकासके लिए ऐसी संस्था स्थापित की जाये जिसका हरणक काम शुणरातीमें 
चूके तो यहाँ उपस्थित गुजराती उसमें खुशीसे शामिल होंगे ।” तीन व्यक्तियोंने श्स प्रस्तावका विरोध किया 


इसलिए वह बहुमतसे पास हुआ । 
अन्तमें श्री परीखने अध्यक्षका आभार माना, जिसके बाद ६-३८ बजे समा समाप्त हुई । 


[ गुज्रातीसे 
इंडियन ओपिनियन, ६-११-१९०९ और १३-११-१९०९ 


प्रिशिष्द ३० 
साउथ आफ़रिका' में प्रकाशित समाचार 


भारतीयोंकी एक और मनगढ़न्त कहानीका भेद ख़ुल गया । कुछ सप्ताह पहले दक्षिण आफ्रिकाके श्स भागसे 
तार देदेकर रब्दनंके छोगेंकि गछे यह बात उतारी जा रही थीं कि एक गरीब भारतीय युवक उपनिवेशके सामान्य 
कानूनको जान-बूझकर तोडनेके जुर्ममें थोड़े दिनवी केदकी सजा भोगता हुआ दुव्थ॑वहारके कारण मारा गया 
है | ब्रिटिश जनताके भोले-भाले वर्गपर इस कहानीका कुछ भी अस्तर हुआ हो, ऐसे वक्‍तत्योंके सम्बन्ध सरकारी 
जाँच हुए बिता नहीं रह सकती थी । नागप्पन जेल्से छूटनेके थोड़े दिन बाद मर गया । उसके प्रति व्यवहारके 
सम्बन्धमें परिस्थितियोंकी जाँचके लिए मजिस्ट्रेट मेजर डिक्सन नियुक्त किये गये थे । उन्होंने अपनी रिपोटमें कहा 
है कि नागप्पनको एक चिकित्सा-अधिकारीने स्वस्थ बताया था | यह साफ नहीं माद्म हो सका है कि जेलमें 
उक्त मृत व्यक्तिके पास दो कम्बल थे था नहीं । भोर यह राय किसी भी बातसे ठीक सिद्ध नहीं होती 
कि टाट-पशट्टियोंपर सोनेका हानिकारक प्रभाव हुआ होगा । य्पिं चावरू नहीं दिया जाता था, फिर मी 
पानी काफ्ती दिया जाता था। मेजर डिंक्सनने अभियुक्तपर हमरा किया जानेका, और चूँकि वह शिविर-जेलसे 
स्पष्ठत: स्वस्थ निकका था श्सलिए वहाँ उसके बीमार होनेका आरोप भी बेबुनियाद पाया है। वे मानते हैं कि भार- 
तीय गवाहोंकि आरोपोंका पूरी तरह खण्डन हो गया है । उक्त व्यक्तिको शेष सजाके भनुपातमें जुर्माना दकर किसी 
भी वक्‍त जेलले चके जानेका अधिकार था । जेलकी स्थितियोंत्री जाँच कमिश्नरने की है । उन्होंने दो-तीन छोटे- 
छोटे सुधार सुझाये हैं । लेकिन उनका इस मामलछेते कोई सम्बन्ध नहीं है । एशियाइ्योंके इस शोरभुरू और इस 
मनगढ़न्त कहानीकी जाँचके नतीजेसे यह सिंद्ध हुआ है कि उनका साथी अपना पुराने दररेंका जीकन आरम्भ करने- 
के समयकी अपेक्षा जेलमें और जेल्से छूटनेपर ज्यादा स्वस्थ था । 


(अंग्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, १६-१०--१९०९ 


प्रिशिष्द ३१ 


उयनिवेश कार्यालय और एम्टडहिलकी ओरसे पत्र 


(१) गांघीजीके नाम उपनिषेश कार्योलुयका पत्र 


डाउनिंग स्ट्रीट 
नवम्बर ३, १९०६ 
महोदय, 
लॉर्ड क्र के निर्देशानुसार में आपके पिंछछे माहकी तारीख १९५ के पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करता हूँ । आपका 
यह पत्र उन प्रस्तावोके बारेमें ढे जिनका उल्केख इस विभागंके पिछके माहकी तारीख ४ के पत्रम टान्सवालमें 
ब्रिरिश भारतीयकि सवाल्पर चल रहे विवादसे सम्बन्धित क्ानूनंके सम्भाव्य आधारके रूपमें हुआ था। 
मुझे आपकी यह सूचित करनेके लिए कहा गया है कि ये प्रस्ताव वहीं हैं जो लोड महोदयने आपके 
सामने १६ सितम्बरकों यह जताकर रखे थे कि वे श्री स्मटसकी भोरस आये हैं । अस्ताव ये थे: सन्‌ १९०७ 
का अधिनियम २ रद कर दिया जायेगा; ओर प्रतिवर्ष ६ शिक्षित भारतीयोंकों निवासके स्थायी अधिकारके प्रमाण- 
पत्रके आधारपर उपन्विशमें प्रवेश दिया जायेगा | आपकी मी राय थह थी कि ये प्रस्ताव प्रगतिकी दिशामें 
उठाये गये ठोस कदम हैं और व्यावहारिक परिणामोंक्री हृष्टिस वे मौजूदा कठिनाईका हल पेश कर सकेंगे । इन 
प्रस्तावोंका आपके द्वारा पेश किये गये प्रस्तावोंस कोई सम्बन्ध नहीं है; यह उनसे भिन्‍न हें । आपके अस्तावर्मि 
प्रवेशके पैद्धान्तिक अधिकारका दावा अन्तनिदित है; उसे स्वीकार करा सकनेके आश्वासन देनेमें लोंड महोदय असमर्थ 
हैं । १६ सितम्बरकी मेंटमें लॉडे महोंदयने आपको समझावा ही था कि श्री स्मठल यह दावा स्वीकार नहीं कर 
सकते क्लि एशियाइ्योंकों प्रवेशाधिकारके सम्बन्धमें या अन्यथा यूरोपीयोके साथ समात दर्जा दिया जाये । इसलिए 
छोंडे महोदय आपकी इस बातकों नहीं मान सकते कि उक्त भेंटमें उन्होंने शी स्मठसकी स्वीकृतिके लिए उनके 
सामने आपका प्रस्ताव रखनेका वादा किया था । छोड महोँदवने आपकी बातचीतसे इतना ही समझा था कि आपकी 
इच्छा है कि वे टान्सवालकी सरकारको तार द्वारा यह सूचित कर दें कि यथ्पि आप यह स्वीकार करते हें कि 
श्री स्मठ्सके ये सुझाव [ अभीष्ट दिश्ञामें व्यावहारिक] प्रगतिके झचक हैं तथापि आप सेद्धान्तिक समानताकी अपनी 
माँग छोड़नेके लिए तेयार नहीं हैं । लॉडे महोंदयने उक्त आशयका तार कर दिया है । 
आपका आश्ञाकारी सेवक, 
फ्रांसिस जी० एस० हॉपवूड 


टाश्प की हुई मूल अंग्रेजी अतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१०७) से । 


६०६ सम्पूर्ण गांधी वाढुमब 
(२) गांधीजीके नाम छॉड ऐॉटहिकका पत्र 
गोपनीय 


४१, फेंटन स्ववेयर, एस० डब्द्यू० 
नवम्बर ५, १९०९ 


प्रिय श्री गांधी, । 
आपके इसी ४ तरीखके पत्रमें लिखी बातोंसे मुझे बहुत सदमा पहुँचा है | उपन्विश कार्याल्यके पत्रसे प्रकट 
होता है कि आपने छॉड्ड क्रू के साथ अपनी भेंट्से जो खयाल बनाया वह बिल्कुल गलत था, या छोड क्र ने आपसे 
जो-कुछ कहा उसके बारेमें उनकी याददाश्त कपूरवार है । 
अगर पढदली बात ठीक ही तो बहुत-सा वक्‍त फिजूल बरबाद हो गया है; अगर दूसरी बात हो तो उसका 
कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल आपकी बातके मुकाबले छोंडे क्र की बातका है । इन स्थितियोंमें 
आप जो जवाब देना चाहते हैं उसे भेजनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती । वह शोमास्पद और संयत तो 
है ही । अगर आपकी स्थितिर्म में होता और अपनी बातका मुझे निश्चय होता तो में खुद श्ससे ज्यादा कहता । 
अगर हो सकेगा तो हम सीमवारकी इस मामकेमें बातचीत करेंगे । 
आपका विश्वस्त, 
एम्टहिल 


हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक (एस० एन० ५१६३) से । 


प्रिश्िष्ठ ३२ 


उपनिवेश कार्थालू्यकी (टिप्पणी 


[लन्द्न 
नवम्बर १० १६, १९०५९| 


इसमें नई बात कम, या कुछ भी नहीं है। यह साररूपमें वही है जिसे श्री गांधी हर जगह ( जेसे, १३ नवम्बरकों 
वेस्टमिस्टर पेलेस होट्लकी बेठकमें ) कहते आा रहे हैं और जो संक्षेपमें उनके इस कथन आ गई है कि तिटिश भारतीय 
प्रवेशके मामलेमें समानता चाहते हैं, भरे ही कमी एक भी आदमी प्रवेश न करे । (सी० एफ० ३६६३१ ) 
यह एक जोरदार मामका हे और मलीमाँति पेश किया गया है | इसलिए जब संघ सरकारका संगठन अच्छी तरह हो 
जायेगा तब, मेरा खयाल है, हमें नेट और आरस्ट्रेल्यिके कानूनके आधारपर एक प्रवासी कानून बनवानेका प्रयत्न 
करना होगा । समय आलनेसे पहले गवनैर जनरलकों इसके अनुसार निर्देश दे दिया जाना चाहिए। छेकिन फिलहाल 
हमें 2न्सवाक सरकार जो रियायते देती है, उन्हें के लेता चाहिए। € ३६६३१ के तारका उत्तर अमी नहीं मिला है )। 
झोंडे क्र क दोपहरसे पहले इसे देख के । 
है० एच्रा० एल० 


परिशिष्ट ६०७ 


हमें टान्सवाल सरकारका उत्तर अमीतक नहीं मिला है, लेकिन कलकी बहससे पहले आ जानेकी आशा है 
मुझे मालूम हुआ है कि छोड ऐम्टहिल केवल बातचीतके प्रश्नकों उठाना चाहते हैं । 


ह 0 
[ अंग्रेजीसे | 
कलोनियल ऑफ़िस रेकड्रेस: २९१/१४१ 


परिशिव्द ३३ 
उपनिवेश कार्यालयकी टिप्पणी 


[लब्दन, 
नवम्बर ९, १९०९] 


देखि: आजका “इम्स', पृष्ठ ५, शीर्षक “वार्ता विफल”? -..- हमें टान्सवाल्से मालूम करना चाहिए कि 
उनका क्या करनेका श्रादा है। में मसविंदा विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ । 
यह सचमुच हो बहुत सख्त पत्र है। यदि श्री गांधीका आशय वही है जो वे कहते हैं-- अर्थात यह कि 
भारतमें होमरूलका कोई ओचित्य नहीं है- तो वे ठीक इन्हीं शब्दोंमें तो नहीं, पर घुमाकर लगभग यही बात 
कहते हैं । कानूनके सम्मुख समानता श्राप्त करनेमें उनके दावेके ओचित्यसे हम इनकार नहीं कर सकते । बस्तुत: 
यह तो एक बुनियादी सिद्धान्त है। जिसके विषयमें हमें कोई शंका नहीं है, ऐसे उस सिद्धान्तकों मान्य करानेके 
लिए बस्त जोर डालनेसे. हम इनकार करते हैं, क्योंकि शत समस्याका हल जिन लोगोंके हाथमें है उनपर अपनी 
राब थोपनेका हमें कोई अधिकार नहीं है । जब किसी उपनिवेशको उत्तरदायी शासन सौंपा जाता है, तब ऐसे 
प्रनोकि निगैयका अधिकार भी अनिवायेतः उपन्विशकी सरकार और संसदके दार्थोमें चछा जाता है, और यदि 
टरान्सवाल सरकारने तफसील्के मामलेमें हमारी बात स्वीकार करनेकी तलपरता प्रकट की है, तथापि सिंद्धान्तके प्श्मपर 
उन्होंने जेता आग्रह दिखाया है (जिसका कारण निस्सन्देह गोरों और रंगदार छोगोंमें समानताके प्रति ड्च लोगोंकी 
प्रसिद्ध घुणके कारण है) वह ठीक भारतीयोंके आग्रह-जितना दी है । यदि वे हमारा सिद्धान्त स्वीकार नहीं करते, 
तो साम्राज्यकी वरततैमान मर्यादाओंकों ध्यानमें रखते हुए हम उन्हें विवश नहीं कर सकते । 
सम्भवत: कुछ श्सी प्रकारका एक उत्तर प्रकाशित करना वांछनीय होगा । 
ह० एच० एल० 
“ रंगमेद-मूलक प्रतिबन्ध ” शब्दोंका प्रयोग करनेमें श्री गांधीका लक्ष्य दक्षिण आफ्रिका विधेयकपर संसदमें होने- 
बाली बहस है, और महामहिम [सम्राट] की सरकारकी स्थिति दोनों मामछोंमें एक ही है, अर्थात्‌ वह स्थानीय 
दृष्टिकोणको, जो बहुत दुढ़ है, स्वीकार करनेकों विंवश हो गई है । 
श्री पोलकके नाम श्री गांधीके तारमें जो बात कही गई है (और जिसे “टाइम्स 'ने स्थितिका संक्षिप्त 
विवरण प्रकाशित करते हुए उद्धुत किया है) वह निःसन्देह लोड क्रू के साथ [उनकी] भेंट और हमारे ३ नवम्बरके 
पत्रपर आधारित है । 
पत्रका उत्तर देनेसे पहले हमें तारका जवाब आनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिए । 
ह० एच० डब्ल्यू० जे 


१. टाइम्स में मूल अंग्रेजी शीषेक था “फेल्योर ऑफ़ द नेगोसिण्शन्स” । 


६०८ सम्पूण गांधी वाडमय 

तार फौरन जाना चाहिए -- भ्राप्त होनेवाले उत्तरर्म शायद हमें पत्रकी बातका कोई जवाब मिर जाये । किसी 
भी दरशामें सही जवाब तो साम्राज्यीय सरकारकी सहानुभूतिपूर्ण कारवाईकों विस्तारपूवंक बताने, और साथ ही 
रेतिहासिक्न दृष्टिसि -- देंप-भावक साथ नहीं, दक्षिण आक्रिकाककी वरततेमान नीतिका उल्केखके साथ अनुबंधित करनेपर 


ही मिल सकता है । 
(ह०) 


(तार] 
गांवने अख़बारमें वक्तव्य प्रकाशित क्रिया है जिसमें कहा हे कि टान्सवाल परकारने १९०७ का अधिनियम रद 
करना मंजूर कर लिया हे लेकिन वह प्रवासी कानून (इमिग्रेशन लो ) में प्रतिवर्ष आनेवाले एशियाश्योंका संख्या 
सीमित करनेवाली एक थारा जोड़ना चाहती हे । अगके सप्ताह ला समामें मुझसे एक अरइन पूछा जायेगा । 
अत: कृपया मन्त्रियोंसे कहेँ कि मेरे १० अक्तूबरके तार, संख्या १, का उत्तर भेज दें । 


[ अंग्रेजीसे | 


कलोनियल ऑफिस रेकर््रस। २९१/१४२ 


सामग्रीके साधन सूत्र 


' बापूना बाने पत्रों ': १९४८ में फीनिक्सके इन्टरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस द्वारा प्रकाशित । 

'केप टाइम्स : केपसे प्रकाशित दैनिक पत्र। 

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स : उपनिवेश कार्यालय, लन्दनके पुस्तकालयमें सुरक्षित काग- 
जात; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

'इजिप्टनो उद्धारक अथवा मस्तफा कामेल पाशान जीवनचरित्र तथा वीजा लेखों : 
गांधी साहित्य मंदिर, सूरत द्वारा १९२२ में प्रकाशित। 

गांधी स्मारक, नई दिल्‍ली : गांधीजी-सम्बन्धी साहित्य और कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय 
तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

'गांधीजीना पत्रो : डाह्माभाई पटेल द्वारा सम्पादित; सेवक कार्यालय, अहमदाबाद, 
१९२१। 

'गांधीजीनी साधना ” : रावजीभाई पटेल, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, १९३९। 

गवर्नेंस फाइल: प्रिटोरिया आकाइिव्ज, प्रिटोरियार्में दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारके 
कागजात । 

' गुजराती ': बम्बईसे गुजराती और अंग्रेजीमें प्रकाशित साप्ताहिक पत्र । 

'इंडिया' (१८९०-१९२१) : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समिति, लन्दन द्वारा 
हर शुक्रवारकों प्रकाशित पत्र; देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१०। 

इंडिया ऑफ़िस रेकर्डस : भूतपूर्व इंडिया ऑफ़िसके पुस्तकालयमें सुरक्षित भारतीय मामलोंसे 
सम्बन्धित कागजात और प्रलेख, जिनका सम्बन्ध भारत-मन्त्रीसे था। 

इंडियन ओपिनियन (१९०३-६१) : हर शनिवारको प्रकाशित होनेवाला साप्ताहिक 
पत्र, जिसका प्रकाशन डर्बेनमें आरम्भ किया गया, किन्तु जो बादमें फीनिक्स ले जाया गया 
था। इसके पहले चार विभाग थे-अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी और तमिल; बादमें हिन्दी और 
तमिल्‍रू विभाग बन्द कर दिये गये थे। 

' जीवननुं परोढ : प्रभुदास गांधी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, १९४८। 

' महात्मा ': मोहनदास करमचन्द गांधीका जीवन चरित्र, डी० वी० तेंडलकर; शझवेरी 
ओर तेंडलकर, बम्बई, १९५१-५४; आठ खण्ड। 

एम० के० गांधी : ऐन इंडियन पेट्रिअट इन साउथ आफ्रिका, (मो० क० गांधी : दक्षिण 
आफ्रिकामें एक भारतीय देशभक्त ) : जे० जे० डोक; अखिल भारत सब सेवा संघ, वाराणसी, 
१९५६। ह 

“एम० के० गांधी ऐंड साउथ आफ्रिकन इंडियन प्रॉब्लम ' (मो० क० गांधी और दक्षिण 
आफ्रिकाकी भारतीय समस्या) : डॉ० प्रा० जी० मेहता, वेसन ऐंड कम्पनी, मद्रास । 

नेटार् मक्युरी' (१८५२) : डबबंनका देनिक पत्र। 

प्रिटोरिया आकइव्ज़ : प्रिटोरियामें दक्षिण आफ्रिकी सरकारके कागजात। इसमें प्रधान- 
मन्‍्त्री और ट्रान्सवाल-गवर्नरके अभिलेख-संग्रह भी हैं। 


९-३९ 


६१० सम्पूण गांवी वाडसय 


“₹ंड डेली मेल: जोहानिसबर्गका दैनिक पत्र। 

साबरमती संग्रहालय : पुस्तकारय और संग्रहालय, जिसमें गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी 
काल और १९३३ तक के भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित हैं। देखिए खण्ड १, 
पृष्ठ ३६० ॥। 

'स्टार ': जोहानिसबर्गसे प्रकाशित सान्ध्य देनिक पत्र। 

' हॉल्स्टॉय ऐंड गांधी ' : डॉ० कालिदास नाग, पुस्तक भण्डार, पटना। 

'द्ान्सवाल लीडर ': जोहानिसब्गंसे प्रकाशित दैनिक पत्र। 


तारीखवार जीवन-वत्तान्त 
( सितम्बर १९०८ - सम्म्बर १९०९ ) 


सितम्बर २: एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम (एशियाटिक्स रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट ऐक्ट) 
सरकारी “गज़ट में प्रकाशित। 

सितम्बर ५: गांधीजीने इंडियत ओपिनियन ' में कर्नल सीलीके जुलाई ३१ को संसदमें दिये 
गये इस वकक्‍तव्यकी प्रशंसा की कि जिन्हें उपनिवेश्ञोंमें रहनेका हक है उन्हें गोरोंके 
बराबर अधिकार दिये जाने चाहिए और पूर्ण नागरिक माना जाना चाहिए। 
थम्बी नायडू, नादिरशा कामा और अन्य व्याक्तियोंने हछठफिया बयान देकर कहा कि 
ट्रान्सवालके अधिकारियोंने इस बातका वचन दिया था कि यदि भारतीय व्यापारी 
स्वेच्छापृवंक पंजीयन कराना स्वीकार कर छेंगे, तो एशियाई पंजीयन अधिनियम रद 
कर दिया जायेगा। 

सितम्बर ७: गांधीजीने वकालत बन्द कर दी थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश भारतीय संघ 
(ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन) की एक सभामें पोलकके खच्े, ब्रि० भा० संघ-कार्याल्यके 
किराये और “इंडियन ओपिनियन ' का घाटा पूरा करनेके लिए आथिक सहायताकी 
माँग की। 
गांधीजी चन्दा करनेके लिए प्रिटोरिया रवाना हुए। 

सितम्बर ९: दक्षिण आफ़रिका ब्रिटिश भारतीय समिति (साउथ आकफ़्िका ब्रिटिश इंडियन 
कमिटी) को तार द्वारा यह सूचना दी कि अबतक १७५ भारतीय जेल जा चुके हैं। 
उसमें यह आशा व्यक्त की गई है कि लॉर्ड एम्टहिल और अन्य सज्जन राहत दिलानेका 
प्रयत्न करेंगे। 
'स्टार के प्रतिनिधिसे भेंटमें कहा कि भारतीय अपने ही घरोंमें अजनवी बने हुए हूँ। 
उन्हें कानूती समानता दी जानी चाहिए। 
ब्रिटिश भारतीय संघने उपनिवेश-मन्त्रीकों १९०७ के कानून २ के रद किये जाने और 
शिक्षित भारतीयोंको उचित दर्जा दिये जानेके लिए अर्जी दी। 
एच० एस» एल० पोलक और ए० एम० ऐंड्रज ने हलफिया बयान देकर कहा कि 
अधिकारियोंने पंजीयन अधिनियम (रजिस्ट्रेशन कानून) रद करनेका वचन दिया था। 
ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ) ने गांधीजीकी आशिक जिम्मेदारियाँ 
अपने ऊपर ले ढीं। उनका अपना खर्च तो कैलेनबेक सम्भाले हुए ही थे। 

सितम्बर १०: गांधीजीने जोहानिसब्गंकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। 
काछलिया ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष हुए। 

सितम्बर १२के पूर्व: गांधीजीने जोहानिसबर्गंकी अदालतमें राँदेरीकी पैरवी की। 

सितम्बर १३: कोंकणी और कानमिया समुदायके मतभेदोंको दूर करानेके लिए बुराई गई 
सभाकी अध्यक्षता की। 


& १२ सम्पूणे गांधी वाबमव 


सितम्बर १४: द्वान्सवालके पठानों और पंजाबियोंकी ओरसे उपनिवेश-मन्त्रीकों भेजनेके लिए 
एक प्रार्थनापत्रका मसविदा तैयार किया जिसमें एशियाई कानूनकों रद करनेकी माँग की । 
भूतपूर्व भारतीय सिपाहियोंने उपनिवेश-मन्त्रीसे प्रार्थना की कि एशियाई कानून रद 
किया जाये। 

सितम्बर १५: वली बगस और उन अन्य व्यक्तियोंकी प्रिटोरिया अदालतमें पैरवी की जिनपर 
बिना पंसारी परवानों (गप्रॉसर्स लाइसेन्स) के व्यापार करनेका आरोप छगाया गया था। 


सितम्बर १६: रायटरके प्रतिनिधिसे भेंटमें भारतीयोंके लिए कानूनी समानतापर जोर दिया। 
जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स) ने ब्रिटिश भारतीय संघको सूचित किया कि 
स्वास्थ्य अधिकारीकी रायमें कैदियोंकों दिया जानेवाला भोजन पूरी तरह स्वास्थ्यप्रद 
है और सिर्फ रोगियोंके लिए ही उसे बदला जा सकता है। 

सितम्बर १७: ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ) ने जेल-निदेशकको सूचित 
किया कि यदि भोजनमें सुधार नहीं किया गया, तो उसका यह अर्थ माना जायेगा 
कि भारतीय समाजको भूखों मारकर कानूनके आगे झुकनेके लिए बाध्य किया जा 
रहा है। 
हरिलाल गांधीको ट्रान्सवालसे देश-निकाला दिया गया। 
दैक्षणिक जाँचके सम्बन्धर्मों स्पष्टीकरण देते हुए गांधीजीने स्टार” को लिखा और 
उसमें स्मट्सपर पंजीयन अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऐक्ट ) के रद करनेके वचनका भंग करनेके 
सम्बन्धर्मं आरोप लगाया। 

सितम्बर १८: इस आशयके समाचार मिले कि नये एशियाई कानूतको शाही मंजूरी 
मिल गई है, और दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति (साउथ आफ़िका ब्रिटिश 
इंडियन कमिटी ) ने लॉड एम्टहिलको ट्रान्सवालके भारतीयोंकी शिकायतोंको साम्राज्यीय 
सरकारके सामने पेश करनेका अधिकार देनेका निर्णय किया है। 
ब्रिटिश भारतीय संघ ( ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ) ने भारतीय कैदियोंके भोजनमें 
जानवरोंकी चरबी दी जानेका विरोध किया और माँग की कि उन्हें फिरसे घी देना 
शुरू किया जाये। 

सितम्बर १९: भारतीय और चीनी नेताओंके साथ गांधीजी हॉस्केनसे मिले और उन्हें समझौतेकी 
दरतंसे अवगत कराया। 
गांधीजीने इंडियन ओपिनियन ' में लिखकर नेटालके भारतीयोंसे आग्रह किया कि वे 
नेटाल सरकारके उस विधेयक (बिल) का विरोध करें जिसका मन्शा नगरपालिकाओं 
द्वारा कतिपय परवाने (लाइसेंस) दिये जानेपर प्रतिबन्ध गाना था। 
ब्रिटिश भारतीय संघने जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स) का ध्यान बॉक्सबर्ग 
जेलमें सैयद अलछीके ऊपर किये गये अत्याचारोंकी ओर आकर्षित किया और जाँचकी 
माँग की । 
लॉर्ड ऐम्टहिलने टाइम्स' में लिखा कि वैधीकरण कानून (वैलिडेशन ऐक्ट) से समझौता 
भंग हो गया है और भारतीयोंपर पंजीयन कानूनके अपमान फिरसे छाद दिये गये हैं। 
ब्रिटिश भारतीय संघकी कलकत्ता स्थित शाखाने उपनिवेश मन्त्रीको तार दिया कि 
साम्राज्य सरकार ट्रान्सवालके भारतीयोंकी रक्षा करे। 


'तारीखार जीवन-वृत्तान्त ६१३ 


सितम्बर २१: ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन) ने उपनिवेश-सचिवसे 
सेयद अलीके मामलेसें राहतकी माँग की और कैदियोंके मोजनमें सुधार करनेको कहा। 
हरिछाल गांधी और अन्य व्यक्तियोंके खिलाफ दायर किये गये मुकदमे उठा लिये गये 
ओर फोक्सरस्ट जेलसे रिहा कर दिया गया। 
नया एशियाई कानून अमलमें आ गया। 

सितम्बर २२: नेटालके सर्वोच्च न्‍्यायाऊूयने फैसछा दिया कि प्रवासियोंके बच्चोंको प्रवासी 
अतिबन्धक अधिनियम, १९०७ (इमिप्नेंन्ट्स रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट, १९०७) के अन्तर्गत सजा 
दी जा सकती है 
हरिलाल गांधी जोहानिसवर्ग पहुँचे। 

सितम्बर २३: स्मट्सने समझौतेके लिए भारतीयों द्वारा रखी गईं शर्तोंको अस्वीकार कर 
दिया । 
जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स) ने सैयद अलीके प्रति दुर्व्यवहार किये जानेकी 
बात गलत बताई। 

सितम्बर २४: ब्रिटिश भारतीय संघने सैयद अलीका हलूफिया बयान जेल-निदेशककों भेजा। 
उपनिवेश-सचिवने द्वान्सवालकी जेलोंमें भोजन-सम्बन्धी विनियमोंके बारेमें हस्तक्षेप 
करनेमें असमर्थता प्रकट की। 

सितम्बर २५: ब्रिठिश भारतीय संघने जेल-निदेशकको लिखा कि सभी भारतीय कैदियोंको 
एक ही तरहका भोजन दिया जाना चाहिए और चरबीकी जगह उन्हें घी मिलना 
चाहिए। 

सितम्बर २६: गांधीजीने डर्बन पहुँचकर नेटालके चेताओंको सलाह दी कि वे भारतीयोंको 
अँगूठोंकी छाप देकर नेटालमें आनेसे रोकें; उन्होंने ट्रान्सवालके संघर्षमें नेटालने जो हिस्सा 
लिया, उसकी प्रशंसा की। 

सितम्बर २८: ब्रिटिश भारतीय संघने उपनिवेश-सचिवसे भारतीय कैदियोंकी भोजन-तालिकाके 
बारेमें जानकारी माँगी। 
पोलकने “ प्रिटोरिया न्यूज हारा भारतीयोंपर रूगाये गये इस आरोपका खण्डन किया 
कि उन्होंने समझौतेसे सम्बन्धित अपना काम पूरा नहीं किया। 

सितम्बर ३० : डर्बनमें नेटाल मर्क्यूरी' के प्रतिनिधिकों एक हरूम्बी भेंटके दौरान गांधीजीने 
इस बातपर जोर दिया कि भारतीय निर्बाध प्रवेश अथवा व्यापारकी इच्छा नहीं करते; 
वे कानूनकी दुष्टिमें भेदभाव रखा जानेपर अवश्य आपत्ति करते हैं। 
ब्रिटिश भारतीय संघने दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समितिको पुराने काननके 
अन्तर्गत भारतीयोंकी गिरफ्तारी और सजाके विरोधमें तार दिया और काननके रद 
किये जानेकी माँग की। 

अक्तूबर २: जोहानिसबर्गके पादरियोंकी ओरसे भारतीयोंके प्रति किये जानेवाले दुर्व्यवहारके 
विषयमें एक ज्ञापनका मसविदा तैयार किया। 
नेटठाल भारतीय कांग्रेसने उपनिवेश-सचिवकों तार देकर सूचित किया कि प्रवासी अधि- 
कारीने भारतीय यात्रियोंकों डर्बनमें उत्तरने नहीं दिया है। दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश 
भारतीय समितिको भी कोमाटीपूटेसें भारतीयोंके गिरफ्तार होनेका समाचार तारसे दिया 


६१४ सम्पूणे गांधी वाइसय 


अक्तूबर ३: गांधीजीने नेटालके भारतीयोंसे अनुरोध किया कि वे गिरमिटिया पद्धतिको खत्म 
करानेके लिए आन्दोलन करें। 

अक्तूबर ५: दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समितिको कोमाटीएूटेमें 2८० भारतीयोंकोी एक 
छोटे और गन्दे कमरेमें ठस दिया जानेका समाचार तारसे दिया। 

अक्तूबर ६: डबनसे ट्रान्सवाल रवाना हुए। 

अक्तूबर ७: बिना पंजीयन प्रमाणपत्रों (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) के ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेके 
अपराधमें अन्य १५ भारतीयोंके साथ फोक्सरस्टमें गिरफ्तार किये गये। 

अक्तूबर ८: उक्त १५ व्यक्तियोंके साथ मजिस्ट्रेटके सामने पेश किये गये। जमानतपर छूटनेसे 
इनकार किया; एक हफ्तेके लिए ह॒वालातमें भेज दिये गये। 

अक्तूबर ९: ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ) ने उपनिवेश-सचिव, प्रिटो- 
रिया, को लिखा कि डेलागोआ-बेसे लौटनेवाके भारतीयोंके साथ किये गये कथित 
दुब्यंबहारकी सार्वजनिक जाँच की जाये । 

अक्तूबर ११: फोक्सरस्ट जेलमें अपर्याप्त भोजन दिया जानेके बारेमें आवासी (रेजिडेन्ट) 
मजिस्ट्रेकके नाम प्रार्थनापत्रका मसविदा बनाया। 

अक्तूबर १२: बारबटंनसे भारतीयोंके एक दलको, जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल थे, 
देशसे बाहर पुतंगाली क्षेत्रमें भेजा गया। 
डर्बनमें राष्ट्रीय परिषदकी सभा हुई। 

अक्तूबर १३: गांधीजीने, भारतीयोंको हवालातसे सन्देश भेजा कि वे मातृभूमिके लिए जेल 
जाना स्वीकार करें। 

अक्तूबर १४: दावजी आमद और अन्य व्यक्तियोंकी ओरसे सहायक मजिस्ट्रेट डी विलियसेके 
सामने पैरवी की। मुकदमेसे पहले भारतीय तरुणोंके नाम सन्देश भेजा। 
दो महीनेकी सख्त सजा मिली । 
जेल जाते समय भारतीयोंके नाम संदेश दिया कि वे अन्ततक दुढ़ रहें । 
डब्बनमें हुई नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें प्रस्ताव पास किया गया कि सरकारसे 
शैक्षणिक जाँच सम्बन्धी आज्ञाको वापस लेनेकी माँग की जाये। 

अक्तूबर १५: गांधीजीसे मार्कट स्क्‍्वेयरमें सड़क बनानेका काम लिया गया। 
रायटरके फोक्सरस्ट-स्थित संवाददाताने लिखा: “ गांधीजीने अपने-आपको द्वान्नवालका 
सबसे सुखी आदमी कहा। 

अक्तूबर १६: ब्रिटिश भारतीय संघ और नेटठाल भारतीय संघने रिचकों तार देकर इस 
बातपर क्षोभ प्रकट किया कि गांधीजीसे सड़क बनानेका काम लिया गया। 
लन्दनमें सर मंचरजी भावनगरीकी अध्यक्षतामें सभा हुईं जिसमें छाछा लाजपतराय 
और विपिनचन्द्र पाल भी बोले। सभामें गांधीजीके कारावास-दण्डका विरोध किया गया। 
गांधीजीको सजा दी जानेपर जिन छोगोंने सहानुभूति प्रदर्शित की थी और बधाई दी 
थी, कस्त्रबाने उन्हें धन्यवाद दिया। 

अक्तूबर १७ के पूर्व: फीरोजशाह मेहताने छॉड्ड एम्टहिलकों तार दिया कि दक्षिण आकफ़्िकामें 

 भारतीयोंके प्रति होनेवाले दुव्येबहारके कारण भारतीय जन-मानस बहुत क्षुब्ध हुआ है। 

उन्होंने इस प्रकारके अत्याचारोंसे भारतीयोंको बचानेके लिए ब्रिटिश सरकारसे हस्तक्षेप 
करनेका आग्रह किया | 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६१५७ 


अक्तूबर १७: रिचने उपनिवेश कार्याठयकों ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन एसोसि- 
एशन) और नेठाल भारतीय कांग्रेसके तारोंकी प्रतियाँ भेजीं। 

अक्तूबर १८: फोर्डसबर्गकी हमीदिया मस्जिद्सें सावेजनिक सभा हुई। 

अक्तूबर २१: हाउस ऑफ डॉर्ड्समें एम्टहिलके प्रदनका जवाब देते हुए अर ऑफ के ने कहा 
कि उन्होंने गांधीजीकी गिरफ्तारीके बारेमें तथ्य जाननेके विचारसे ट्रान्सवारू सरकारकों 
तार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि गांधीजी सत्याग्रह संघर्षमें भाग ले रहे हैं 
और यह वाजिब ही है कि उन्हें उसकी सजा मिले। 

अक्तूबर २२: भारतके वाइसरॉयने भारत-कार्यालयको द्रान्सवालमें सत्याग्रहियोंके प्रति किये 
जानेवाले व्यवहारपर भारतीयोंके क्षोभसे अवगत कराया और सिफारिश की कि उनके 
प्रति उदारताका बरताव किया जाना चाहिए और प्रतिवर्ष छः शिक्षित भारतीयोंके 
प्रवेशकी माँग स्वीकार की जानी चाहिए। 

अक्तूबर २५: गांधीजीको फोक्सरस्ट जेलसे कैदीकी पोशाकमें डाह्या छालाके मुकदमेमें गवाही 
देनेके लिए जोहानिसबर्ग काया गया; उन्होंने गाड़ीमें बैठनेसे इनकार कर दिया और 
पार्क स्टेशनसे फोर्ट तक कैदियोंका थैला छूटकाये हुए वे पैदल ही गये। 

अक्तूबर २७: जोहानिसबर्ग जेलसे उच्च-न्यायारूय ले जाया गया। 

अक्तूबर ३१: उपनिवेश-मन्त्रीने ट्रान्सवालके गवर्नरकों तार देकर अनुरोध किया कि सीमित 
संख्यामें शिक्षित व्यक्तियोंका द्रान्सवालमें प्रवेश करनेका अधिकार अस्थायी तौरपर 
मान लिया जाये। 

नवम्बर ३: ट्रान्सवाल सरकारने उपनिवेश कार्यालयकों तार दिया कि गांधीजीसे फोक्सरस्टमें 
होनेवाली क्ृषि-प्रदर्शनीके मैदानमें ढ़ाई दिन गड़ढे खोदनेका काम और बादमें नगर- 
पालिकाके खेतों और जेलके बगीचोंमें भी काम लिया गया। 

नवम्बर ४: गांधीजीको कैदियोंके कपड़ोंमें फोक्सरस्ट जेल ले जाया गया। 
हमीदिया मस्जिदमें ट्रान्‍्सवालकी स्थितिपर विचार करनेके लिए सार्वजनिक सभा हुई, 
जिसमें यूरोपीयोंने भी भाषण दिये। सभामें छः: शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशके अधिकारकी 
माँग की गई। 

तवम्बर ५: ट्रान्‍्सवालकी सरकारने उपनिवेश कार्याछ्यके अक्तृवर १३ के तारके जवाबमें 
कहा कि शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशके बारेमें की गई भारतीय माँग अस्वीकृत की गई 
है। यह भी कहा कि वर्तमान कानूनमें इसकी व्यवस्था है किन्तु भारतीय आन्दोलन 

; करनेके विचारसे कानूनकी अवज्ञा कर रहे हैं। 

नवम्बर ९: गांधीजीने वेस्टको पत्रमें लिखा कि सत्याग्रह एक धर्म-युद्ध है। यद्यपि, कस्तूरबा 
बहुत अधिक बीमार थीं, फिर भी उन्होंने जुर्माना देकर जेलसे छुटकारा पाना स्वीकार 
नहीं किया; कस्तूरबाको पत्र लिखा। 

नवम्बर १४: अन्य कैदियोंके साथ गांधीजीकों नगरपालिकाके जलप्रदायों (वॉटर वक्‍्स) पर 
काम कराया गया, कब्रिस्तान और फौजियोंकी कब्नें साफ कराई गईं। 

नवम्बर १९: सर्वोच्च न्यायालयके इस फैसलेपर कि उपनिवेशमें लौटकर आनेवाले अधिवासी 
भारतीयोंको पंजीयन करानेकी अनुमति मिलनी चाहिए, अपील दायर करनेवाले बार- 
बर्टन और फोक्सरस्टके ५० कैदियोंकों छोड़ा गया। 


६१६ सम्पूर्ण गांवी वाडमय 


नवम्बर २२: कलकत्तामें सार्वजनिक सभा हुई जिसमें १९०७ के कानून २ को रद न 
करनेके लिए ट्रान्सवाल सरकारकी निन्‍दा की गई। सुरेन्द्रगाथ बनर्जीने इस बातपर 
क्षोभ प्रकट किया कि गांधीजी जैसे व्यक्तिके साथ जोहानिसबर्गकी सड़कोंमें अपमानजनक 
व्यवहार किया गया है। 

नवम्बर २४: पोलकने अदालतके सामने गांधीजी और अन्य केदियोंके छुठकारेकी पैरवी की। 
जोहानिसबर्ग व्यापार संघ (चैम्बर ऑफ कॉमसे) ने प्रस्ताव पास किया कि सरकार 
भारतीय समाजके दबावमें आकर कानून छामू करनेसे पीछे नहीं हटेगी। 

नवम्बर २५: शाही उपनिवेशोंमें प्रवास-सम्बन्धी जाँचके लिए लॉ सैंडर्सव-कमीशनकी नियुक्ति। 

नवम्बर २७: महात्यायवादी (अटर्नी जनरल) ने गांबवीजी और अन्य कैदियोंको फोक्सरस्ट 
जेलसे छोड़ना नामंजूर कर दिया। 

नवम्बर २८: जनरल बोथाके इस वकक्‍तव्यका मुसलमानोंने तार भेजकर खण्डन किया कि 
“ अभीतक ज्यादातर मुसलमानोंने सत्याग्रह संघर्षमें माग लेनेसे इनकार कर दिया है।” 
ब्रिटिश भारतीय संघ ( ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ) ने महान्यायवादी, प्रिटोरियाको 
लिखा कि जोहानिसबर्ग जेलमें भारतीय कैदियोंके साथ दुव्यंबहार किया जा रहा है। 

नवम्बर २९: ब्रिटिश भारतीय संघने एक सभा करके सरकारसे भारतीयोंकी माँगको पूरा 
करनेके लिए कहा और यह भी कहा कि यदि ऐसा न किया गया, तो सत्याग्रह जारी 
रखा जायेगा। 
गांधीजीने फोक्सरस्ट जेलसे सन्देश भेजा कि भारतीयोंको अपनी प्रतिज्ञापर अठर रहना 
चाहिए। सन्देश जोहानिसबर्गकी सार्वजनिक सभामें पढ़ा गया। 

नवम्बर ३०: हरून्दनके न्यू रिफार्म क्लब में भाषण' देते हुए श्री गोखलेने दक्षिण आफ्िकामं 
भारतीयोंकी होनेवाले कष्टोंका उल्लेख किया और कहा कि ब्रिठिश राज्यके प्रति 
अविश्वास फैलनेके कारणोंमें यह भी एक है। 
कनेल सीलीने कॉमन्स सभामें कहा कि जहाँतक उन्हें मालूम है, गांधीजीसे आम 
सड़कोंपर कभी कोई सख्त काम नहीं लिया गया। 

दिसम्बर १: ब्रिटिश भारतीय संघने दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समितिको तार किया 
कि “ गांधीजीके साथ किये गये व्यवहारके सम्बन्धमें कर्म सीलीकी जानकारी बिल्कुल 
गलत है। हलफनामें भेजे जा रहे हैं। 
फोक्सरस्ट मजिस्ट्रेटने पोलक द्वारा की गई भारतीय पैरवीको ठीक मानकर उस भार- 
तीयको छोड़ दिया जिसने शिनाख्त करानेसे इनकार कर दिया था। 
गांधीजी और उनके सहयोगियोंकों एनी बेसेंटने शुभ-कामनाओंका सन्देश भेजा। 

दिसम्बर १०: छॉड सेल्बोनेने जनरल बोथाकों शाही सरकारके इस विचारसे अवगत कराया 
कि ट्रास्सवाल सरकारकों उन भारतीयोंके साथ उदार व्यवहार करना चाहिए जिल्हें 
युद्धसे पहले अधिकार मिल चुके हैं; निश्चित संख्यामें शिक्षित भारतीयोंको प्रवेश दिया 
जाना चाहिए; १९०७ के कानून २, और १९०८ के कानून २६, को रद किया जाना 
चाहिए और कुछ समयके बाद प्रवासके सम्बन्ध्में कोई सख्त कानून बना देना चाहिए। 

दिसम्बर १२: गांधीजी फोक्सरस्ट जेलसे छूटे । जोहानिसबर्ग जाते हुए फोक्सरस्टमें संवाद- 
दाताओंको जेलमें किये जानेवाले दुर्व्यवहारके विषयमें बताया। 
जोहानिसबर्गमें स्वागत सभामें भाषण दिया। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ६१७ 


दिसम्बर १३: हमीदिया इस्लामिया अंजुमनने गांधीजी और इमाम अब्दुल कादिर बावजीरके 
सम्मानमें सभा की। 

दिसम्बर १४: तमिल समाजमें बोले। उसके बाद तमिल कल्याण सभा [ तमिल वेनिफिट 
सोसाइटी | द्वारा दिये गये भोजमें शामिल हुए। 

दिसम्बर १५: जनरल बोथाने छॉर्ड सेल्बोनेंकी सूचित किया कि सरकार अपनी नीति 
बदलनेमें असमर्थ है। 
ट्रान्सवालके उपनिवेश-सचिवने ट्रान्सवालके गवर्नेरके पत्रका जवाब देते हुए कहा कि १९०७ 
के कानून २को रद करनेका वचन कभी नहीं दिया गया था। 

दिसम्बर १८: गांधीजीने जोहानिसबर्गमें नायडू और अन्य धरनेंदारोंकी पैरवी की। 
ट्रान्सवालके प्रमुख यूरोपीयोंकी सभामें बोले। 

दिसम्बर २१: रिचने उपनिवेश-कार्याछयकों वे हकूफिया बयान भेजे जिनमें कहा गया था 
कि गांधीजीसे जेलमें सख्त शारीरिक काम लिया गया। 

दिसम्बर २३ : फोक्सरस्ट जेलके अधिकारी नेल्सनको गांधीजीने टॉल्स्टॉयकी पुस्तक ' किगडम 
ऑफ गॉड इज विदिन यू  भेंठ की। 

दिसम्बर २४: प्रिटोरियाकी अदालतमें ट्रान्‍्सवालके एशियाइयोंके परीक्षात्मक मुकदमेकी अपील 
खारिज कर दी गई। 

दिसम्बर २६: गांधीजी डर्बन पहुँचे; भव्य स्वागत किया गया; रोग-शय्यापर पड़ी कस्त्रबासे 
मिलनेके लिए फीनिक्स रवाना हुए। 

दिसम्बर २८: मगनलाल गांधीको पत्र लिखा, जिसमें आध्यात्मिक विकासपर जोर देते हुए 
कहा कि यह देश और धर्मकी उन्नतिमें सहायक है। 

दिसम्बर ३०: हरिलाल गांधी और राँदेरी निषिद्ध प्रवासी होनेके अपराधर्में जोहानिसबर्ग्ें 
गिरफ्तार करके जनवरी ५ तक के लिए हिरासतमें रखे गये। 
' प्रिटोरिया न्‍यूज ने गांधीजी और उनके देशभाइयोंके अध्यवसाय और उत्तम स्वभाव 
तथा उद्देश्यकी प्रशंसा करते हुए सरकारसे आग्रह किया कि भारतीयोंकी माँगें मंजूर 
की जायें। 
द्ान्सवालमें प्रवेश करनेके अपराधमें ८ मद्रासियोंकों निर्वासित किया गया। 
थम्बी नायडू और अन्य व्यक्तियोंको ५० पौंड जुर्माने अथवा ३ महीनेकी सझ्त कैदकी 
सजा दी गई। बचाव पक्षके वकील पोलकने अपील दायर की। 
नेंटाल सरकारने १४ सालसे अधिक उम्रके भारतीय बालकोंकी उच्च शिक्षापर प्रतिबन्ध 
लगानेवाली अपनी विज्ञप्ति फिरसे जारी की। कॉमन्स सभामें इसपर प्रइन किया गया। 

दिसम्बर ३१ के पूर्व: पाँच और व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और १९०८ के कानून ३६ के 
अन्तर्गत उनपर कारवाई की गई। आमद मियाँ और उनके भाईपर बिना परवानोंके 
व्यापार करनेके अपराधमें रस्टेनबर्गमें २५ पौंड जुर्माना किया गया। 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने दक्षिण आफ्रिकासे सम्बन्धित प्रस्ताव पास किया और उसमें 
ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति किये गये अपमानजनक और क्रूर व्यवहारको साम्राज्यके लिए 
हानिकर बताया। 


६१८ सम्पूण गांधी वाड्सय 
१९०९ 


जनवरी १, १९०९: नेटाल भारतीय कांग्रेसके संयुक्त मन्त्री दादा उस्मानके घर प्रीति-भोजमें 
गांधीजीका स्वागत किया गया। गांधीजी सभामें बोले। 

जनवरी २ के पहले : अँगूठेकी छाप न देनेके कारण प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (इमिग्रेशन 
रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट) के अन्तर्गत दादा उस्मान, पारसी रुस्तमजी और एम० सी० आंगलिया 
नजरबन्द किये गये। 

जनवरी २ : गांधीजीने “इंडियन ओपिनियन में अपने नव-वर्षके सन्देशमें देशवासियोंसे स्वदेशीका 
व्रत लेनेकी प्रार्थता की। 
“इंडियन ओपिनियन ' में गांधीजीकी दूसरी जेल-यात्राके अनुभव प्रकाशित हुए, जिसमें 
उन्होंने कहा कि जेल जाना राजनीतिक निर्योग्यताओंके विरुद्ध लड़नेका सबसे कारगर 
उपाय है। 
१८९४ के कानून ६, खण्ड ३ के अन्‍्तर्गत प्रिटोरियामें धरना देनेवालोंकी गिरफ्तारी। 
जनवरी ४: प्रिटोरियाके धरनादारोंको सूचित किया गया कि उनपर नये कानूनके खण्ड ७ के 
अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है और उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। 
जनवरी ५: गांधीजीने 'नेठाल मर्क्यरी ' को भेंट देते हुए कहा कि भारतीय विशुद्धतम तरीकेसे 
संघर्ष कर रहे हैं। 
फोक्सरस्टमें हरिलाल गांधी और दूसरे लोग हवालातमें। 
रूडीपूर्टमें तीन भारतीयोंपर पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) पेश न करनेका 
आरोप छरूगाया गया। 

जनवरी ६: हमीदिया मस्जिदके मौलवी अहमद मुख्तियारने फिरसे अनुमतिपत्र नया कराना 
मंजूर नहीं किया। उन्हें ट्रान्सवाल छोड़नेका आदेश दिया गया। वे केप रवाना हो गये । 
दाउद मुहम्मद और ३१ अन्य व्यक्तियोंपर पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) 
पेश न कर सकनेका आरोप छगाया गया। 

जनवरी ७: स्टार ने गांधीजीपर यह आरोप लगाया कि पहले ही एशियाई कानूनके 
उल्लंघनके जो मामछे हुए हैं और जिन्हें अब कानूनी मान्यता दे दी गई है, उन्हीं 
मासलोंकों वे उक्त कानूनको रद करनेकी दल्लीलके रूपमें पेश कर रहे हैं। 
बॉक्सबर्गके भारतीय व्यापारियोंकों बस्तीकी दुकानदारीके अछावा और किसी तरह॒के 
व्यापारिक परवाने देनेसे इनकार किया गया। 

जनवरी ९ के पहले : बहुत-से भारतीयोंपर, जिनमें कुछ उपनिवेशमों जन्मे हुए भारतीय भी 
शामिल थे और जिन्हें ट्रान्सवालसे नेटालकों निर्वासित कर दिया गया था, कानून ३६ 
के विनियमोंके अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और उन्हें नेटालमें प्रवेशके लिए बरायनाम 
सजा दी गई। 

जनवरी ९: गांधीजीने डबंनके भारतीय व्यापार संघ (इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स) की 
सभामें भाग लिया और उसके नियमोंके बारेमें कुछ सुझाव दिये। 
रिचने उपनिवेश कार्यालछयको नेटाल सरकारकी इस विज्ञप्तिके विरुद्ध छिखा कि जनवरी 
२३ से १४ सालसे ऊपरके भारतीय विद्यार्थी उच्च शालाओंमें भर्ती नहीं किये जायेंगे। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६१९ 


जनवरी १०: डॉ० नानजीने डर्बनमें कस्त्रदाका ऑपरेशन किया। गांधीजी, जो उन्हें देखने 
वहाँ गये थे, जोहानिसबर्ग रवाना हुए। 

जनवरी १५: उन तीन भारतीयोंको, जिनपर १९०८ के अधिनियम ३६ के खण्ड ७ का 
उल्लंघन करनेका आरोप रूगाया गया था, आठ दिनके अन्दर पंजीयन करानेकी आज्ञा 
दी गई। 

जनवरी १६: गांधीजी पंजीयन प्रमाणपत्र पेश न करनेके अपराधमें जोहानिसबर्ग जाते हुए 
फोक्सरस्टमें गिरफ्तार। निर्वासन दण्ड देकर उन्हें सीमाके बाहर छोड़ दिया गया। 
लेकिन, वे फिर छौठे, और फिर गिरफ्तार। अपनी जमानत आप देकर छूटे और 
जोहानिसबर्ग गये। 
सर्वोच्च-त्यायालूयनें पंजीकृत नागरिकोंके निर्वासनकों गैरकानूनी करार दिया। 

जनवरी २०: गांधीजीने समाचारपत्रोंकी लिखा कि भारतीयोंका संघर्ष तीसरी और अन्तिम 
अवस्थामें पहुँच गया है। 
जोहानिसबर्ग नगर-परिषदने सरकारसे आग्रह किया कि एशियाई प्रइनपर सख्ती बरती 
जाये और पंजीयन कानून (रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) लागू किया जाये। 


जनवरी २१: गांधीजीने नेटाल मर्क्यूरी' को भेंट दी, जिसके दौरान कहा कि यह बताना 
मुदिकल है कि भारतीय व्यापारी अपनी सारी सम्पत्ति साहुकारोंके सुपुर्द करनेमें छिपी 
जोखिम उठानेकों तैयार हो जायेंगे। 
“इंडियन ओपिनियन ' के जोहानिसबर्ग-स्थित संवाददाताने खबर दी कि ३० व्यापारी 
काछ लियाके पदचित्नोंपर चलनेके लिए तैयार हैं। 
“रैंड डेली मेल ने काछलियाके साहुकारोंकी सभापर टिप्पणी लिखते हुए कहा कि 
तथाकथित सत्याग्रह संघर्षने जोर-जबरदस्तीका रूप धारण कर लिया है। सरकारसे 
धरना देनेपर पाबन्दी रूगानेका अनुरोध किया। 
“नेटाल मर्क्युरी' में एक तार प्रकाशित किया गया, जिसमें जोहानिसबर्ग व्यापार-संघ 
(चैम्बर ऑफ कॉमर्स) ने भारतीयोंपर सरकारकों छाचार करनेके प्रयत्नका आरोप 
लगाते हुए उनकी इस कार्रवाईके प्रति क्षोभ व्यक्त किया था। उम्रवादियोंने व्यापारियोंकी 
सम्पत्ति जब्त करने और पेढ़ियोंपर धरना देनेकी कार्रवाईको बन्द करनेके लिए उठाये 
गये कदमका समर्थन किया। 


जनवरी २२: गांधीजीने काछलियाके यूरोपीय साहुकारोंकी सभामें हिसाब पेश किया। 
“हैंड डेली मेल” के इस कथनकी आलोचना की कि सत्याग्रहमें जोर-जबरदस्ती की 
जा रही है। 
सर्वोच्च न्‍्यायालयने एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम (एशियाटिक रजिस्ट्रेशन 
अमेंडमेंट ऐक्ट) के अन्तर्गत दी गई सजाके विरोधमोें नायडूकी अपील खारिज की। 
जोहानिसबर्ग व्यापार-संघ ( चैम्बर ऑफ कॉमर्स) के वस्त्रादि विभागने सरकार द्वारा 
एशियाई पंजीयन कानून लागू किये जानेके समर्थनमें प्रस्ताव पास किया। 
बुलावायों नगर-परिषदने भारतीयोंको नये व्यापारिक परवाने देनेसे इनकार कर दिया। 
जनवरी २३: सर्वोच्च न्‍्यायारूय द्वारा नायड़की अपीलक खारिज करनेका स्टार ने स्वागत 
किया और कहा कि कुछ पागल व्यापारियोंकों छोड़कर कोई भी श्री गांधी और 


६२० सम्पूर्ण गांवी वाह्मय 


श्री काछलियाकी बात मानकर अपने व्यापारकों दाँवपपर लगाना पसन्द नहीं करेगा । 
ई० आई० अस्वात और अन्य भारतीय व्यापारियोंने काछलियाका अनुसरण किया। 

जनवरी २५: गांधीजीने “रैंड डेली मेल” को भेंट दी, जिसमें कहा कि जबतक एशियाई 
व्यापारियोंकों दक्षिण आफ्रिकामें उनका अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, मैं सन्तुष्ठ नहीं 
होऊँगा। | 
'रैंड डेली मेल” ने लिखा कि यदि सत्याग्रहियोंके तरीके दक्षिण आफ्रिकाकी रंगदार 
ओर वतनी आबादीमें भी फैल गये, तो अराजकताकी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। 

जनवरी २६: गांधीजीने तमिल समाजकी सभामें भाषण दिया। 
डॉ० क्राउज़को लिखा कि काछलियाने जो कदम उठाया है उसके विरुद्ध लगाया गया 
आरोप ठीक नहीं। 
साहुकारोंने काछलियाकों सूचित किया कि उनका इरादा काछलियाकी सम्पति अस्थायी 
तौरपर जब्त करनेका है। 
अनेक भारतीयोंको निर्वासित करके डेलागोआ-बे भेज देनेकी आज्ञा दी गई। इनमें १४ 
साल पुराने अधिवासी भारतीय भी शामिल थे। 

जनवरी २७: गांधीजीने छॉड्ड कर्जनको भारतीय स्थितिके सम्बन्ध्में अपना वक्तव्य भेजा और 
आशा व्यक्त की कि यदि वे हस्तक्षेप करें, तो संघर्षका मंगलमय अन्त हो सकता है। 
काछलिया और अन्य ३० व्यक्ति खण्ड ९ के अन्तर्गत गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेटके सामने 
पेश किये गये। 
खोलवाड़में भारतीयोंकी सभा हुई, जिसमें निर्णय किया गया कि न परवाने छिये जायें 
ओर न फिरसे पंजीयन प्रमाणपत्रको नया कराया जाये। 

जनवरी २८: जोहानिसबर्गके भारतीय व्यापारियोंने बिना परवाना व्यापार करके जेल जानेका 
निरचय किया। 

जनवरी २९. गांधीजीको कस्तूरवाका स्वास्थ्य सुधरनेकी सूचना मिली, और वे डरबन रवाना 
हुए 
काछलिया, नायडू और अन्य व्यक्तियोंको तीन महीनेकी कैद या ५० पौंड जुर्मानेकी 
सजा दी गई; शेछतको २ महीनेकी सजा दी गई। 
ट्रान्सवाल सरकारने उपनिवेश-मन्त्रीको सूचित किया कि गांधीजीसे आम रास्तोंपर काम 
लिये जानेकी खबर झूठी है, भारतीय कैदियोंके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है 
और न ही उनकी धा्िक भावनाकों ठेस पहुँचाई गई है। 

फरवरी १: काछलियाकी कारावास अवधिमें ई० आई० अस्वात सर्वेसम्मतिसे ब्रिटिश भारतीय 
संघके अध्यक्ष चुने गये। 

फरवरी २: छॉरड्ड कर्जनने गांधीजीको सूचित किया कि बोथा और स्मट्ससे उनकी बातचीत 
हुई है और वे भारतीयोंके साथ उदारता और न्यायका बरताव करनेके लिए उत्सुक हैं। 

फरवरी ३: निर्वासनके हुक्मकी अवज्ञा करनेके अपराधमें पारसी रुस्तमजी और अन्य व्यक्ति 
गिरफ्तार किय गये । 

फरवरी ४: गांधीजी कस्तूरबाको ऑपरेशनके बाद स्वस्थ होनेपर फीनिक्स ले गये। 

फरवरी ५: ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्‍्यायारूयने राँदेरियाकी अपील खारिज कर दी। हरिलाल 
गांधी, दाउद मुहम्भद और अन्य प्रमुख भारतीयोंकों निर्वासनका हुक्म दिया गया। 


१8 
हि 
हे 


मार्च 


मा 


माचे 


मार्च 


मार्च 


मारे 


मार्च 


मार्च 


सम्पूर्ण गांधी वाड-मय 


बिल्कुल अलग कर देनेके लिए उठाया गया है। निकट भविष्यमें समझौता होनेकी खबर 
ब्रिटिश भारतीय संघकी कार्यकारिणी बिल्कुल गलत बताती है।” 
पोलकने सजायाफ्ता सत्याग्रहियोंकी पत्नियों और रिश्तेदारोंकी सभाका उद्घाटन किया। 
ई० आई० अस्वात और छिअंग क्विनकों तीन-तीन महीनेकी सजा दी गई। 
४: गांधीजीकों जेलके दरवाजे और फर्श साफ करनेका काम दिया गया। 
मुख्य धरनेदार के० के० सामीको, जो तमिल कल्याण समिति (तमिल बेनिफिट सोसाइटी ) 
के मन्त्री भी थे, तीन महीनेकी सजा दी गई। 
दो महीनेकी सजा पूरी हो जानेपर राँदेरिया मुक्त किये गये। 
५: राँदेरिया फिर गिरफ्तार। 
केपके रंगदार लोगोंकी सभामें संघीकरण कानूनके मसविदेपर चर्चा हुई और संघकी 
संसदमें प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक अधिकारोंकी माँग की गई। 
श्री काछलिया और अस्वातके कैदमें होनेके कारण ई० एस० कुवाड़िया ब्रिटिश भारतीय 
संघके कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त । 
६: गोरोंते बारबर्टन, बॉक्सब्ग, क्रूगर्सडॉर्प आदि स्थानोंमें बस्तियाँ स्थापित करानेके लिए 
आन्दोलन शुरू किया। 
७: हमीदिया इस्लामिया अंजुमनमें ब्रिटिश भारतीयोंकी सभा हुई, जिसमें अन्य छोगोंके 
अतिरिक्त कुवाड़िया, कैलेनबेक और पोलक भी बोले। 
८ : गांधीजीके कारावाससे सम्बन्धित अपने वक्‍तव्यमें कर्नल सीलीने कहा कि श्री गांधीको 
सजा इसलिए दी गई है कि उन्होंने द्रान्सवाल कानूनका पालन करनेसे इनकार किया, 
और शाही सरकार ट्रान्सवाल सरकारको पंजीयन प्रमाणपत्रसे सम्बन्धित कानूनको लागू 
करनेसे नहीं रोक सकती। 
१० : गांधीजीको हथकड़ी डालकर अदालतमें गवाही देनेके लिए पेश किया गया। 
सत्याग्रहियोंने कस्तूरबाकों गांधीजीकी तीसरी जेलू-यात्रापर बधाई दी। 
चीनी सत्याग्रहियोंने गांधीजी और लिअंग क्विनके जेल जानेपर बधाई दी और निर्णय 
किया कि न्याय और आत्माभिमानके लिए संघर्ष जारी रखा जायेगा। 
भारतीय सत्याग्रहियोंको निर्वासितकर डेलागोआ-बेके रास्ते भारत भेजना आरम्भ। 
ब्रिटिश भारतीय संघने, ट्रानस्सवाल और पुरतंगालकी सरकारोंने भारतीयोंके निर्बासनके 
लिए आपसमें जो प्रबन्ध किया था, उसका विरोध करते हुए द्वान्सवाल गवर्नरको लिखा। 


११: जोहानिसबर्गमें भारतीय महिलाओंने सभा की। कस्तूरबाने पत्र भेजा कि यदि मुझे 
पंख होते, तो में उड़कर सभामें आ जाती। 

कस्तुरवा और अन्य चार महिलाओंके हस्ताक्षरसे ट्रान्सवालके अखबारोंके नाम पत्र भेजा 
गया । 

डोकने जोहानिसबग्गके अखबारोंके नाम पन्न छिखा, जिसमें गांधीजीको हथकड़ी डालनेकी 
बातका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि श्री गांधी-जैसे आदमीके इस अनावश्यक 
अपमानसे उपनिवेशके अधिकांश व्यक्ति लज्जाका अनुभव करते हैं। 

१२: इंडियन ओपिनियन के विशेष संवाददाताने तार द्वारा खबर दी कि गांधीजी 
दुबले और बीमार दिखाई पड़ते हैं। 


मार्च 


मार्च 


मार्च 


मा 


मार्च 


भार्च 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६२३ 


न्यासालेंडके भारतीयोंकी सभामें ट्रान्सवालके भारतीयोंके प्रति किये जानेवाले दुरव्यंबहार 
और साम्राज्यीय सरकारकी कमजोरियोंकी निन्‍दा की गई। 

किम्बलंकी अश्वेत जातियोंकी सभामें इस बातपर चिन्ता प्रकट की गई कि प्रस्तावित 
संविधानमें उनके हितोंकी रक्षाकी समुचित व्यवस्था नहीं है। 

१३: इंडियन ओपिनियन ने गांधीजीके फोक्सरस्टसे प्रिटोरिया सेंट्रल जेल भेज दिये 
जानेके सम्बन्धमें इस सरकारी वक्‍तव्यकी आलोचना की कि ऐसा केवल प्रशासनिक 
सुविधाके खयालसे किया गया है; और लिखा कि इसका मन्शा केवल यह है कि 
श्री गांधीको अन्य छोगोंसे बिल्कुल अछकूग रखा जाये, ताकि उनके देश-भाइयोंको उनसे 
किसी तरहकी प्रेरणा और प्रोत्साहन न मिल सके। 

ब्रिटिश भारतीय संघने हाई कमिह्नरसे प्रार्थना की कि वे निर्वासन नीतिके सम्बन्धमें 
एक शिष्टमण्डलसे मिलनेकी कृपा करें। 

१४ : डबेनमें आयोजित नेटारू भारतीय कांग्रेसकी सभाने टद्वान्सवालके सत्याग्रहियोंका 
समर्थत किया और ट्रान्सवाल तथा डेलागोआ-बेके अधिकारियोंके बीच हुईं निर्वासन- 
सम्बन्धी व्यवस्थाकी निन्‍दा की। 

जोहानिसबर्गमें आयोजित ब्रिटिश भारतीय संघकी सभामें निश्चय किया गया कि 
जबतक सरकार भारतीयोंकी माँगोंको स्वीकार नहीं करती, तबतक पूरी शक्तिके साथ 
सत्याग्रह जारी रखा जायेगा। 

१५ : दक्षिण आफ्रिका अधिनियम (साउथ आफ़िका ऐक्ट) का ससविदा दक्षिण आफ्रिकी 
संसदके सामने पेश किया गया; इस सम्बन्धमें कॉमन्स सभामें प्रदत उठाया गया। 
हाई कमिद्नरने निर्वासनके प्रशनकों लेकर मिलनेवाले ब्रिटिश भारतीय संघके शिष्टमण्डलको 
मुलाकात देनेसे इनकार कर दिया। 

१६ : डेलागोआ-बेमें भारतीयोंकी सभा; द्वान्सवालकी स्थिति और निर्वासनके प्रबन्धके 
बारेमें अब्दुल्ला हाजी आदम और पोलक बोले; पुरतंगाली गवर्नर-जनरलके पास शिष्ट- 
मण्डल भेजनेका निश्चय किया गया। 

१७: किम्बलंके भारतीयोंकी सभामें द्रान्सवालमें भारतीयोंके साथ होनेवाले अन्यायपूर्णे 
व्यवहारके प्रति विरोध प्रकट किया। 

ट्रान्सवालके गवर्नरने उपनिवेश-कार्याछ्यको तार दिया कि ऐसा कोई भी भारतीय देशसे 
निर्वासित नहीं किया गया जिसने अपना पंजीयन प्रमाणपत्र दे दिया हो। केवल 
वे ही एशियाई देशके बाहर निकाले गये हैं जिन्हें अधिवासका अधिकार नहीं था और 
जिन्हें मजिस्ट्रेटने निर्वासनका हुक्म दिया था। 

ब्रिटिश भारतीय संघकी पोर्ट एलिजाबेथ शाखाने तार देकर वाइसरायसे आग्रह किया 
कि वे टद्वरान्सवालके भारतीयोंके पक्षमें हस्तक्षेप करें। 

१९ : द्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालूयने फेैसछा दिया कि खनिज क्षेत्रोंमें व्यापारिक परवाने 
प्राप्त करनेके सम्बन्धर्में मारतीयोंपर कोई बन्दिश नहीं है। 


मार्च २२: नेठारू नगर-पालिका संघने नगरपालिका कानून एकीकरण विधेयक (सम्यूनिसिपल 


लॉ कंसॉलिडेशन बिल) में विवेक-सम्बन्धी धाराओंको अस्वीकृत करनेके लिए साम्राज्य 
सरकारकी आलोचना की। 


६१४ 


माच 


माचे 


माचे 


मार्च 


माचें 


मार्च 


सम्पूणे गांधी वाडममय 


२४: ईस्ट लंदनके ब्रिटिश भारतीय संघकी सभाने द्वान्सवाल सरकारकी निर्वासन- 
नीतिकी निन्‍दा की। 

२५ : हमीदिया अंजुमनके हालमें भारतीय महिलाओंकी सभा हुई जिसमें श्रीमती थम्बी 
नायडू, श्रीमती पोलक और कुमारी इलेसिनने भाषण दिये तथा भारतीय महिला समाजकी 
स्थापना की गई। 

ईस्ट लन्दनके ब्रिटिश भारतीय संघने हाई कमिश्नर, उपनिवेश कार्याक्य और भारतके 
वाइसरॉयके पास भारतीयोंके साथ किये जानेवाले दुव्यवहारके प्रति विरोध पत्र भेजे। 
लॉर्ड सभामें लॉर्ड एम्टहिलके प्रश्नका उत्तर देते हुए छॉर्ड क् ने ट्रान्सवालकी निर्वासन 
-नीतिका समर्थन किया। 

सूरती मसजिदके मौलवी अहमद खाँसे श्री जॉर्डनकी अदालतमें जिरह की गईं। सूचना 
मिली कि प्रिटठोरियामें पंजीयनका काम ठप है। 

२६: केप टाउनमें भाषण देते हुए श्राइनरने रंग-भेदको संघके विधानका कलूंक कहा। 
पोर्ट एलिजाबेथके ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा १७ माचकों भेजे गये तारके जवाबसमें 
भारत सरकारने आश्वासन दिया कि वह ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंके ग्रति होनेवाले 
व्यवहारको सुधारलेके प्रयत्न करती रहेगी; साथ ही यह भी कहा कि कानूनका उल्लंघन 
करनेकी सजामें हस्तक्षेप करता उसके वशकी बात नहीं है। 

२७ : जोहानिसबर्ग, वेरीनिगिंग और फोक्सरस्टमें और अधिक लोगोंके गिरफ्तार किये जाने, 
सजा दिये जाने और निर्वासित किये जानेका समाचार मिला। 

खबर मिली कि ६५ कैदियोंको खानोंमें काम करनेके लिए फोक्सरस्टसे हाइडेलबर्ग ले 
जाया गया। 

२८ : ब्रिटिश भारतीय संघकी सभामें छॉर्ड क्र के उस अ्रामक वकक्‍तव्यके प्रति विरोध 
प्रकट किया गया, जो उन्होंने भारतीयोंको डेलागोआ-बेके रास्ते द्वान्सवालसे निर्वासित 
करनेके सम्बन्धरमें संसदर्में दिया था। 

दिलदारखाँ ब्रिटिश भारतीय संघके कार्यकारी अध्यक्ष चुनें गये। 

सत्याग्रहियोंके साथ ट्रान्सवाल सरकारके दुव्यंवहारके प्रति हमीदिया इस्लामिया अंजुमन 
द्वारा विरोध प्रकट करनेका निरचय। 

२९: तीन महीने बाद जेलसे छुटनेपर थम्बी नायडू तथा अन्य छोगोंका ब्रिटिश भारतीय 
संघ द्वारा अभिनन्दन १५० से अधिक भारतीयोंके अभीतक जेलमें होनेकी खबर। 
शेलत और १३ अन्य सत्याग्रही बारबटेनमें रिहा किये गये, लेकिन निर्वासनके लिए 
पुतंगालियोंके साथ प्रबन्ध होने तक उन्हें रोक रखा गया। 

ट्रान्‍्सवाल गवर्नरने उपनिवेश-मन्त्रीको सूचित किया कि पुतंगाली अधिका रियोंने भारतीयोंको 
अपने सामान्य प्रवासी विनियमोंके अधीन निर्वासित किया। 

ब्रिटिश भारतीय संघने ९ सितम्बर, १९०८ को जो प्रार्थनापत्र दिया था, उसके उत्तरमें 
ट्रान्सवालके गवर्नरने उपनिवेश-मन्त्रीका जवाब संघको भेजा। कहा गया कि द्वान्सवाल 
सरकार पंजीयन अधिनियम रद नहीं करना चाहती और साम्राज्यीय सरकार उसे रद 
करवानेके लिए दबाव डालनेकी स्थितिमें नहीं है। प्रतिवर्ष ६ शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशके 
सवालपर दोनों पक्षोंमें मतभेद केवल प्रवेशके तरीके और नियमको लेकर है। 


अप्रेल 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ६२७ 


१: काछलियाके साहकारोंकी तीसरी बैठकों देवदारीका पूरा-पुरा भुगतान किया गया। 


अप्रैठ ३: जमिस्टनकी महिलाओंने अपना संघ स्थापित किया । 


अप्रैल 


अप्रैल 


अप्रैल 


अप्रैल 


अप्रैल 


अप्रैल 


इंडियल ओपिनियन ' के संवाददाताने सूचना दी कि वे सत्याग्रही, जो नेटाढके अधिवासी 
हैं और जिनको निर्वाचतका आदेश हुआ है, सिर्फ फोक्सरस्टकी सीमाके पार छोड़ दिये 
जायेंगे। 

बारबर्टनकी सभामें निर्वासतकी नीतिका विरोध किया गया और गांधीजीने कष्टों और 
अपमानोंको जिस साहसके साथ सहत किया, उसकी सराहना की गई। 

५ के पहले : ब्रिटिश भारतीय संघ और ह० ३० अंजुमनने गांधीजी तथा अन्य छोगोंको 
धर्म और देशभाइयोंके लिए जेल जानेपर बधाई दी और संघर्ष जारी रखनेका निर्णय 
किया । 

६: ब्रिटिश भारतीय संघने हाई कमिह्नरको पत्र लिखा, जिसमें उसने संघके निवेदन- 
पत्रको तार द्वारा उपनिवेश मन्त्राल्यके पास न भेजनेके छिए उसकी निन्‍्दा की। 
ट्रानस्सवालके चार भारतीय निर्वासित किये गये तथा बारवर्टनमें १० अन्य निर्वासित 
किये जानेकी प्रतीक्षामें । 

७: पोलकने हमीदिया अंजुमनके हालमें जोहानिसबर्गके हिन्दुओंकी एक सभामें डीप- 
क्लफ और हाइडेलबर्गकी जेलोंमें वन्द सत्याग्रहियोंकी स्थितिके बारेमें बताया। ब्रिटिश 
भारतीय संघने कार्यवाहक जेरू-निरेशककों पत्र लिखकर बन्दियोंके साथ होनेवाले 
दुरव्यवहारकी शिकायत की। 

नेटालके प्रधान मंत्रीने संसदर्मे इस बातको गलत बताया कि गिरमसिटिया एशियाई 
मजदूरोंका प्रवास जारी रखनेके लिए नेटारू सरकारने अन्य उपनिवेश्ञोंसे समझौता 
किया है। ह 

११: जोहानिसबामें भारतीयोंकी आम सभा हुई, जिसमें बोथा द्वारा छॉर्ड क्र के समक्ष 
दिये गये इस वकक्‍्तव्यका खण्डन किया गया कि बहुत-से एशियाई अपनी वर्तमान स्थितिसे 
सन्तुष्ट हैं। सभाने साम्राज्यीय सरकारसे अनुरोध किया कि वह हस्तक्षेप करके संघर्षको 
समाप्त करवाये। 

१२: गांधीजीको हथकड़ी पहनाकर पैदल ले जानेके बारेमें ब्रिटेनकी लोकसभामें प्रशइन 
उठाया गया । 

२९ चीनी सत्याग्रहियोंकी, जिनपर अँगूठोंकी छाप देनेसे या हस्ताश्षर करनेसे इनकार 
करनेका आरोप था, बरी कर दिया गया। 

१४: डॉ० अब्दुर्रहमानने केप ठाउनमें आफ्रिकी राजनीतिक संगठतके सातवें वाषिक 
सम्मेलनका उद्घाटन किया। 

१६ भारतीयोंकोी, जो जोहानिसबगगके पुराने निवासी थे, डेछागोआ-बेके रास्ते निर्वासित 
करके भारत भेज दिया गया। 

१७: इंडियन ओपिनियन के संवाददाताने ख़बर दी कि गांधीजी प्रिटोरिया सेंदल 
जेलमें जेल विनियमोंके अन्तर्गत भारतीयोंके साथ बतनियों-जैसा व्यवहार किये जानेके 
विशोध-स्वरूप पूरा भोजन नहीं ले रहे हैं, और उन्होंने तबतक घी लेनेसे इनकार कर 
दिया है, जबतक कि सभी भारतीय केदियोंकों घी नहीं दिया जाता। 


९०-४७ 


६९६ सम्पूणे गांधी वाइसय 


अप्रैल २२: छॉर्ड सभामें लॉर्ड क्र ने गिरमिटिया मजदूरों और शाही उपनिवेशोर्म भारतीयोंके 
प्रवासके बारेमें एक लम्बा वक्तव्य दिया। 

अप्रैल २४: चीनी सत्याग्रहियोंके संगठनने चीनियों द्वारा अँगुलियोंकी छाप देनेसे इनकार 
करनेकी सराहना को। 

अप्रैठ २६: पोलकने 'रैंड डेली मेल को पत्र लिखकर उसके सम्पादकीयमें संघषके बारेमें 
कही गई गरूत बातोंका जोरदार खण्डन किया। 

अप्रैठ २७: सरकारी गज़ट में १८९४ के अधिनियम ५ के खण्ड ९ के अन्तर्गत बनाये गये जो 
तये विनियम प्रकाशित हुए उनके द्वारा यूरोपीय स्कूलोंमें वतनी, भारतीय या रंगदार 
बच्चोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। 

अप्रैल २९: तीन माहकी कैदकी सजा पूरी होनेपर काछलिया और १८ अन्य भारतीय रिहा 
किये गये। 

अप्रैल ३० : मुहम्मद मकदाके मामलेमें सर्वोच्च न्‍्यायारुयने फैसछा किया कि पंजीयन करनेसे 
इनकार करनेपर एशियाई पंजीयकके विरुद्ध अपीरू नहीं की जा सकती। 

मई १: बोथाके इस कथनके सम्बन्धमें कि ट्रास्सवालके ९७ प्रतिशत एशियाई पहले ही पंजीयन 
करा चुके हैं, इंडियन ओपिनियन “ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि इन एशियाइयोंने 
सत्याग्रह आन्दोलनके नेताओंके प्रयत्नोंके फलस्वरूप ही स्वेच्छया पंजीयनके अन्तर्गत 
पंजीयन कराया था। 

मई ४: ट्रान्सवालकी जेलोंमें कैद, भारतीय सत्याग्रहियोंकों भोजनमें घी मिलना शुरू। 
पी० के० नायड्को वेरीनिगिगमें बिना परवाने व्यापार करनेपर ३ महीनेकी सजा दी गई। 

मई १०: पंजीयकने जिन ९२ एशियाइयोंका पंजीयन करनेसे इनकार कर दिया था, उन्हें 
जोहानिसबर्गकी अदालरूतने निर्वासित करनेका आदेश दिया। 

मई १५: नेठाल भारतीय कांग्रेसने १८९४ के अधिनियम ५ के खण्ड ९ के अन्तर्गत बनाये गये 
विनियमोंकोी भारतीय छात्रोंके प्रति भेदभाव करनेवाला वताकर उनके विरुद्ध उपनिवेश 
सचिवको लिखा। 

मई १९: द्वान्तवालके सर्वोच्च न्यायालयने निर्णय दिया कि सरकारको १९०८ के नोटिसके 
अन्तर्गत पृथक बस्तियोंके निर्धारणकों रद करनेका कोई अधिकार नहीं है। 

मई २४: प्रातः साढ़े सात बजे गांधीजीको प्रिटोरिया सेंट्रल जेलसे रिहा किया गया; मुस्लिम 
मस्जिदके हॉलमें आयोजित सभामें भाषण दिया। 
“प्रिटोरिया न्‍यूज” के प्रतिनिधिको बताया कि १६ वर्षीय बालूकको निर्वासित करके 
भारत भेजना निन्‍दनीय है। इस तरह भारतीयोंकी हिम्मत नहीं तोड़ी जा सकती। 
पार्क-स्टेशन पहुँचनेपर उनका शानदार स्वागत किया गया। मस्जिदके अहातेमें आयोजित 
सभामें बोलते हुए उन्होंने भारतीयोंसे अन्यायी कानूनोंका मुकावछा करनेकी कहा। 
“प्रिटोरिया न्यूज ने साम्राज्य दिवसपर गांधीजीकी रिहाईका स्वागत करते हुए अपने 
सम्पादकीयमें गांधीजीके ध्येयोंकी सराहना की। 

मई २६: अपने जेलके अनुभवोंके बारेमें जोहानिसबर्गके समाचारपत्रोंमें लिखा। 

मई २९: इंडियन ओपिनियन में लिखे गये लेखमें सत्याग्रहके अर्थ और उसके परिणामों- 
पर विस्तारपूर्वक विचार व्यक्त किये। जेलके अनुभवोंके ऊपर एक लेख-माला शुरू की। 
गैर-सत्याग्रहियों द्वारा द्रान्‍्सवाल ब्रिटिश भारतीय समझौता समिति स्थापित । 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६२७ 


मई ३१: मद्रास नगरके भारतीयोंने ब्रिटिश संसदको एक प्रार्थनापत्र भेजकर १९०७ के 
अधिनियम २को रद करने और ६ शिक्षित भारतीयोंको प्रवेश करनेका अधिकार देनेकी 
प्राथंता की। 

जून २: वेस्ट एण्ड हॉलमें आयोजित स्वागत-समारोहमें, और बादमें अस्वात और क्विनकी 
रिहाईपर आयोजित एक चाय-पार्टीमें गांधीजी बोले। 

जून ३: प्रिटोरियाकी नगर-परिषदने रंगदार छोगों द्वारा नगरपालिकाके धुलाई-घरों ( वास 
हाउसेज़ ) का उपयोग करनेपर लगाये अपने प्रतिबन्ध उठा लिये। 

जून ६: गांधीजी ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय समझौता समितिकी बैठकर्में बोले। समितिने 
उपनिवेश-सचिवको प्रार्थतापत्र भेजनेका निर्णय किया। 

जून ७: जमिस्टनकी साहित्यिक और वादविवाद समितिमें “सत्याग्रहकी आचार-नीति ” 
विषयपर बोले। 

जूत ८: ट्रान्सवार विधानसभामें उपनिवेश-सचिवने जी० सी० मनिक, संसद सदस्यकी माँगपर 
सन्‌ १९०९ के दोरान द्वान्सवालमें एशियाइयोंके प्रवेशका ब्योरा प्रस्तुत किया। 
प्रचार-कार्यके लिए पोलक केप कालोनी रवाना। 

जून ८ के बाद: ट्रान्सवाल लीडर में पत्र लिखकर गांधीजीने माँग की कि मनिकने एशियाइयों- 
पर अवैध रुपसे द्वान्सवालमें प्रवेश करनेका जो आरोप लगाया है, उसे वापस लें। 

जून १३: ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिने इंग्लैंड और भारत जानेवाले शिष्टमण्डलोंके 
सदस्योंका चुनाव किया। 

जून १४: उपनिवेश-सचिवने नेटारू भारतीय कांग्रेसकी यह प्रार्थना अस्वीकृत कर दी कि 
१९०९ की सरकारी विज्ञप्ति संख्या २०१ के अन्तर्गत भारतीय शिक्षापर जो प्रतिबन्ध 
लगाया गया है उसे वापस ले लिया जाये। 

जून १५: इमाम अब्दुल कादिर बावजीर रिहा किये गये। थम्बी नायडू, जी० पी० व्यास, एन० 
ए० कामा और यू० एम० शेलूत जोहानिसबर्गंमें गिरफ्तार कर लिये गये। 
प्रिदोरियामें कुछ और तमिल भारतीय गिरफ्तार। 

जून १६: गांधीजीने थम्बी नायडू तथा अन्य छोगोंकी पैरवी की। 
इंग्लैंड और भारत जानेवाले शिष्टमण्डलोंके सदस्योंका चुनाव करनेके लिए आयोजित 
जोहानिसबर्गकी आम सभामें भाषण दिया। सभाने अ० मु० काछलिया, हाजी हबीब, 
बी० ए० चेद्धियार और गांधीजीको इंग्लैंडके छिए तथा एन० ए० कामा, एन० जी० नायडू, 
ई० एस० कुवाड़िया और एच० एस० एल० पोलकको भारतके लिए प्रतिनिधि चुना। 
अ० मु० काछलिया, वी० ए० चेट्टियार और ई० एस० कुवाड़िया गिरफ्तार कर लिये गये। 
काछलिया और चेट्ठियारकों ३ महीनेकी कैद या ५० पौंड जुर्मानेंकी सजा दी गई। 
ब्रि० भा० सं० के अध्यक्षने उपनिवेश-सचिवकों तार देकर प्रार्थना की कि शिष्टमण्डलके 
सदस्योंकी सजा मुल्तवी कर दी जाये। 

जून १७: गोपाल नायडू और भारत जानेवाले तमिलोंके अन्य प्रतिनिधि गिरफ्तार। 
केप टाउनकी हबीबिया मुस्लिम अंजुमनने ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय मुसलमानोंके 
साथ होनेवाले दुव्यंवहारके विरोधमें प्रस्ताव पास किया। 


६२८ 


जे 


जून 


जि 


कक 


सम्पूणे गांवी वाड्सव 


१८ : उपनिवेश-सचिवने ज्रि० भा० सघ की यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी कि मनोनीत 


प्रतिनिधियोंकी सजा मुल्तवी कर दी जाये। ये लोग शिष्टमण्डलके सदस्य होकर स्वदेश 
जानेवाले थे, इसकी जानकारीसे उन्होंने इनकार किया। 

गांधीजीने स्टार में एक पत्र लिखकर उपनिवेश-सचिवके इस दावेका खण्डन किया। 
बहरामपुरमें आयोजित मद्रास प्रान्तीय सम्मेलनर्में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें 
दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंके साथ होनेवाले अन्यायपूर्ण व्यवहारकी निन्‍दा की गई। 


१९: गांधीजीने इंडियसल ओपिनियन में लेख लिखकर शिष्टमण्डल बाहर भेजना 


उचित बताया। यह सुझाव भी दिया कि आन्दोलनके बारेमें सही जानकारी देकर 
संघर्षको शीघ्र समाप्त करनेके उद्देश्यसे जानेवाऊे शिष्टमण्डलोंको समर्थन प्रदान करनेके 


लिए दक्षिण आफ्रिका-भरमें सभाएं की जायें। 
ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय समझौता समितिके प्रतिनिधिमण्डलने स्मट्ससे भेंट की। 


२१ के पहले: द्वास्सवालके भारतीयोंक नाम एक अपीलमें गांधीजीने जेल-यात्राको 


४ रामबाण ” बताया। 
हबीब मोटनको पत्र लिखते हुए गांधीजीने वाइसरॉयकी परिषद मुसलमानकी नियक्तिको 


उचित बताया और हिन्दू तथा मुसलमानोंके बीच सगे भादयों-जैसा सम्बन्ध होनेकी 
आवश्यकतापर जोर दिया। 


ने 


२१ : इंग्लैंड जानेके लिए गांधीजी और हाजी हबीब केप टाउनकों रवाना। 


सत्याग्रही सामी नागप्पनको १० दिनकी सख्त कदकी सजा दी गई। 


२३ : गांधीजीने केप टाइम्स” और 'केप आगर्मेस के प्रतिनिधियोंकों भेंट देते हुए इस 


बातकी आशंका प्रकट की कि यदि साम्राज्यीय सरकारने कुछ संरक्षण सुलभ न करवाये 
तो दक्षिण आकफ्रिका संघ बननेपर एशियाई तबाह हो जायेंगे। 

इंग्लैंडके लिए जहाजपर सवार हुए। 

स्मट्सने ट्वान्सवाल ब्रिटिश भारतीय समझौता समितिके प्रार्थनापत्रकों अस्वीकृत कर 


दिया। 
कुवाड़िया और सोराबजीकों तीन-तीन महीनेकी सजा। 


जून २५: ट्रात्सवाल ब्रिटिश भारतीय समझौता समितिने स्मट्सको एक पत्र लिखकर इस- 


जून 


पर खेद ,प्रकट किया कि उन्होंने प्रतिनिधिमण्डलको जो आश्वासन दिया था वे उससे 
मुकर गये हैं। 
भारत जानेके लिए पोलक नेटाल रवाना। 


२६: “इंडियन ओपिनियन ' में खबर छपी कि ब्रि० भा० सं० की समितिने अपनी 


बैठकर्में केलेलबैककों संधघका अवेतनिक मन्‍्त्री नियुक्त किया है। 

पोर्ट एलिजाबेथके ब्रि० भा० संघने भारत सरकारकों इस आशयका प्रार्थनापत्र लिखा कि 
उन कानूनोंको रद कर दिया जाना चाहिए जो सम्पूर्ण भारतके लिए अपमानजनक, 
साम्राज्यमें निरन्तर कदुताके कारण और दक्षिण आफ़्रिकाके अन्य भागोंमें रहनेवाले 


भारतीयोंके लिए खतरनाक हैं। 


जूत ३०; नागप्पनकों / मरणासन्न अवस्था “ में जोहानिसबर्ग जेलसे रिहा कर दिया गया। 
जुलाई २: हरून्दनमें मदनलाल धींगरा नामक यूवकने सर कर्जन वाइलीकी हत्या कर दी। 


डॉ० लालकाका भी मारे गये। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ६२९ 


जुलाई ३: हलन्दनमें भारतीय छात्रोंकी सभाने सुरेच््रनाथ बनर्जीके सभापतित्वमें वाइलीकी 
हत्याकी भत्सेना की। 
इंडियन ओपिनियन ' में छप्त कि कानूनमें रंगभेद और जातीयताके कलंकको दूर कराने 
तथा एशियाई अधिनियमकों रद करानेके लिए ट्रान्सवालके भारतीयोंकी ओरसे साम्राज्ञी, 
दादाभाई नौरोजी और बंगाल व्यापार संघ (चैम्बर ऑफ कॉमर्स) को जो प्रार्थनापत्र 
भेजे जानेवाले हैं, उनपर लोगोंके हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं। 

जूलाई ४: प्रिटोरियाकी भारतीय बस्तीमें भारतीय महिल्यओंकी एक सभामें प्रिटोरियाके ७० 
भारतीयोंकी गिरफ्तारीपर क्षोभ व्यक्त किया गया। 

जुलाई ६: नागप्पनकी मृत्यु । 

जुलाई ७: भारतीय समाजकी ओरसे नागप्पनका सम्मानपूर्वक दाह संस्कार। 

जुलाई ८: सरकारने एक वकक्‍तव्यमें कहा कि नागप्पनकी मुत्युके लिए जेल-अधिकारी दोषी 
नहीं हैं। 

जुलाई ९ के पूर्व: जहाजपर नेठालके मन्त्रिमण्डलके सदस्यों और रंगदार लोगोंके शिष्टमण्डलके 
सदस्योंसे भेंट । 

जुलाई ९: बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके आगामी अधिवेशनके 
सभापति-पदके लिए गांधीजीका नाम भी ब्रस्तावित किया। 

जुलाई १०: गांधीजी और हाजी हबीब साउदैम्पटन पहुँचे। रायटरके प्रतिनिधिकों भेंट दी। 
प्रातः साढ़े १० बजे रन्दन पहुँचे। 
साउथ आफ़िका असोशिएटड प्रेस एजेंसीके प्रतिनिधिकों भेंट दी। 
रिंच और अब्दुल कादिरसे मिले। सर मंचरजी भावनगरीसे मिलने गये। छॉडे एम्टहिलको 
पत्र लिखकर मुछाकातका समय माँगा। 
६ भारतीय द्वान्सवालसे निर्वासित। 
ब्रि० भा० संघने जेल-निदेशकको पत्र लिखकर भारतीय बन्दियोंकों भोजनमें फिरसे घी 
दिये जानेकी माँग की। । 
नेटाछके भारतीयोंने उपनिवेश-मन्त्रीकों गिरमिठ मताधिकार तथा व्यापार-सम्बन्धी 
शिकायतोंके बारेमें प्रार्थनापत्र भेजा और संघीकरण कानूनके मसविदेमें संशोधनकी माँग 
की। 

जुलाई ११: हबीबिया मुस्लिम अंजुमन द्वारा आयोजित आम सभामें ट्रान्‍्सवाल और नेठालके 
शिष्टमण्डलोंके साथ सहानुभूति प्रकट की गई। केप टाउनकी ब्रिटिश भारतीय लीगने 
प्रस्ताव पास किया जिसमें साम्राज्यीय सरकारसे ट्रान्सवालके शिष्टमण्डलकी बातोंको 
सहानुभूतिके साथ सुननेका आग्रह किया। 
जोहानिसबर्गमें हमीदिया मस्जिदके मैंदानमें भारतीयोंकी आम सभा; जिसमें साम्राज्यीय 
सरकारसे ट्रान्सवालके शिष्टमण्डलके निवेदनपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और 
नागप्पतकी मृत्युके कारणोंकी जाँच करवानेकी माँगके प्रस्ताव पास। 

जुछाई १२: ब्रि० भा० संबने गांधीजीको तारसे नागप्पनकी मृत्यू और अस्वस्थताके कारण 
दाउद मुहम्मदके रिहा किये जानेकी खबर दी। 
विलियम हॉस्केन तथा १५ अन्य प्रमुख यूरोपीयोंने द्वान्‍्सवालके महान्यायवादी अदठर्नी 


६३० सम्पूर्ण गावी वाडमय 


जनरलको प्रार्थनापत्र दिया कि नागप्पन तथा गिबन नामक गोरे कैदीकी मृत्युके कारणोंकी 
खुली जाँच कराई जाये। 

जुलाई १४ के पूर्व: गांधीजीने न्यायमूर्ति अमीर अलछी। 

जुलाई १४: “इंडिया ' के सम्पादक एच० ई० कॉटन, सर रिचर्ड और हछाॉ्ड एम्टहिलसे भेंट की। 
साम्राज्ञीके नाम ट्रान्‍्सवालकी भारतीय महिलाओंका प्रार्थनापत्र प्रेषित । 

जुलाई १६: सर विलियम छी-वार्नर गांधीजीसे मिलने आये। 
१४ भारतीयोंको ट्रान्सवालसे निर्वासितकर भारत भेज दिया गया। 

जुलाई १८: प्रिटोरियाकी आम सभामें साम्राज्यीय सरकारसे अनुरोध किया गया कि वह 
शिष्टमण्डलके निवेदनोंपर सहानुभूतिपूर्वेक विचार करे। 

जुलाई १९: मेजर डिक्सनकी अध्यक्षतामें नागप्पनकी मृत्युके कारणोंकी खुली जाँच की 
कार्रवाई शुरू । 

जुलाई २०: गांधीजीने छॉर्ड क्र को पत्र लिखकर निजी तौरपर मुलाकातका समय माँगा। 

जुलाई २१: गांधीजीने न्यायमूर्ति अमीर अछी, सर विलियम ली-वानर और थियोडोर 
मॉरिसनसे भेंट की। 

जुलाई २२: साउथ आफ़िका ' में पत्र छिखलकर उस समाचारपत्रके इस आरोपका खण्डन किया 
कि छलॉड एम्टहिल और दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति भारतके उमग्रवादी 
आन्दोलनसे सम्बन्धित है। 
डॉ० अब्दुरहमान और श्राइनरके नेतृत्वमें रंगदार लोगों और वतनियोंके शिष्टमण्डलने 
लॉर्ड क्र से भेंट की। 

जलाई २३: गांधीजीने गोखलेको पत्र लिखकर अनुरोध किया कि पोलक जिस कामसे भारत 
गये हैं उसमें वे उनकी मदद करें। क्‍ 

जुलाई २६: गांधीजी और हाजी हबीब निजी तौरपर छॉर्ड मॉलेसे मिले। 
गांधीजीने छॉर्ड मॉलेको पत्र लिखकर १९०७ के अधिनियम २ और शिक्षित भारतीयोंके 
प्रवासपर प्रतिबन्धसे सम्बन्धित शिकायतोंके अलावा भू-स्वामित्व और ट्रामगाड़ीमें यात्रा 
करनेपर छगे प्रतिबन्धोंके विरुद्ध शिकायत की। 

जुलाई २७: छोड सभामें दक्षिण आफ्रिका संघ विधेयकका द्वितीय वाचन। 

जुलाई २८: कॉमन्स सभामें कर्नेल सीलीने बताया कि द्वान्तवालके भारतीयोंके बारेमें जनरल 
बोथाको निश्चित सुझाव भेजे गये थे, और वे सचमुच समस्याका कोई हल निकालनेकों 
उत्सुक हैं। 

जुलाई २९: गांधीजीने छॉड् एंम्टहिलको पत्र लिखकर इस बातसे इनकार किया कि ट्वान्स- 
वालके सत्याग्रह आन्दोलन और भारतके “ राजद्रोही दर ” के बीच किसी प्रकारका 
कोई सम्बन्ध है। 
प्रवासी कानूनमें संशोधन करनेका सुझाव दिया ताकि प्रवासी अधिकारीकों केवछ ६ 
भारतीयोंकी उपनिवेशमें प्रवेश देनेका अधिकार मिल सके। 
लॉर्ड एम्टहिलको “ ट्रान्सवालके भारतीयोंके मामलेका विवरण ” के प्रूफ भेजे । 
जेम्स हॉलमें गांघीजीने मताधिकार आन्दोलन चलानेवाली महिलाओंकी सभापमें भाग लिया। 
श्रीमती पैंकहस्टंसे भेंट की। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६३१ 


रंगदार लोगों और वतनियोंके शिष्टमण्डलतने श्राइनरके नेतृत्वमें कॉमन्स सभाके उदार- 
दलीय और मजदूरदलढीय सदस्योंसे भेंट की और संघ विधेयकर्में संशोधन पेश करनेका 
अनुरोध किया। 

जुलाई ३१: नेटालका शिष्टमण्डल लन्दन पहुँचा। गांधीजी और दूसरे छोगोंने अग॒वानी की । 
पोलक बम्बई पहुँचे। 

अगस्त २: प्रिटोरियाकी महिलाओंने भारतीय महिला संघकी स्थापना की । 

अगस्त ३: इंग्लिशमैन को पत्र लिखकर गांधीजीने पंजीयन अधिनियम, गिरमिट प्रथा आदिके 
बारेमें छपी ञआ्रामक बातोंका जवाब दिया, और कहा कि ब्रिटिश भारतीय १५ वर्षोसे 
गिरमिट प्रथा बन्द करानेके लिए आन्दोलन कर रहे हैं। 

अगस्त ४: लॉड एम्टहिलकों एक पत्र लिखकर इस आरोपका पूरी तरह खण्डन किया कि 
ट्रान्सवालके सत्याग्रह आन्दोलनकों भारतसे सहायता या उत्तेजन मिलता है, और कहा 
कि सत्याग्रह आन्दोलनका भारतकी हिसावादी पार्टसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
मेजर डिक्सनने नागप्पनकी मृत्युकी जाँचकी रिपोर्ट प्रकाशित की। 
यूरोपीय समितिके अध्यक्ष विलियम हॉस्केनने जेलोंकी खुराकमें सुधारकी माँगका समर्थन 
करते हुए जेल-निदेशकसे पत्र-व्यवहार शुरू किया। 

अगस्त ६: छॉर्ड एम्टहिल द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों आदिको शामिल करनेके बाद गांधीजीने 
अपने “वक्तव्य ” की प्रतियाँ उन्हें भेजीं। 

अगस्त ९: गांधीजी और छलॉड एम्टहिलने स्मट्सके सुझावोंपर विचार-विमर्श किया। गांधीजीने 
स्मट्सको प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमके सम्बन्धर्में संशोधन भेजा, जिसके अनुसार 
गवर्नरकोी यह अधिकार दिया जाता कि वह किसी भी जातिके प्रवासियोंकी संख्या 
सीमित कर सकता है। 
डोक-लिखित (स्वयं गांधीजीकी) जीवनीके प्रूफ लॉ्ड एम्टहिलको भेजे। 
नेटालके भारतीय शिष्टमण्डलने छॉड्ड क्र के पास प्रार्थनापन्र भेजा। 
हरिलाल गांधी तथा अन्य लोग हाइडेलबर्ग्में रिहा किये गये, और सोराबजी श्ापुरजी 
डीपक्लूफ जेलसे छोड़े गये। 

अगस्त १०: गांधीजी और हाजी ह॒बीबने लॉ क्र से भेंट की। गांधीजीने प्रवासी अधिनियममें 
अपने सुझाये संशोधनके बारेमें ब्रि० भा० संघ और पोलकको तार दिया। 
श्राइनरके नेतृत्वमें रंगदार लोगों और वतनियोंके शिष्टमण्डलने कॉमन्स सभाके मजदूर- 
दलके सदस्योंकी बैठकर्में भाग लिया। दलने संघ विधेयकर्में संशोधनका समर्थन करनेका 
आश्वासन दिया। 
लॉर्ड एम्टहिलने स्मट्स और गांधीजीसे बातचीत की। 
बादमें स्मट्सको प्रवासी अधिनियममें संशोधनका मसविदा भेजते हुए अधिनियमकों रद 
करने और प्रतिवर्ष छः शिक्षित भारतीयोंको प्रवेशकी अनुमति देनेका अनुरोध किया। 

अगस्त ११: गांधीजीने छॉर्ड क्र से अनुरोध किया कि वे हस्तक्षेप करके १०० ब्रिटिश भारतीयोंका 
आसन्न निर्वासन रोकें। 
लॉर्ड एम्टहिलकों पत्र लिखा कि प्रवासी अधिनियममें प्रस्तावित संशोधनसे “किसी 
महत्त्वपृर्ण सिद्धान्तका हनन ” नहीं होता। 


६३२ सम्पूर्ण गांधी वाड्सय 


लॉर्ड ऐम्टहिलने लॉर्ड क्र को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा कि वे गांधीजी द्वारा जनरल 
स्मटसको सझाये गये फार्मठेके आधारपर समझौता करानेंमे मदद करें। 
पारसी रुस्तमजीकों ६ महीनेकी कंदकी और सजा दी गई 
हानिसबर्गमें भारतीयोंकी आम सभामें सोरावजी शापरजी, हरिलाल गांधी और अन्य 

लोगोंका स्वागत किया गया। शिष्टमण्डल भेजनेके विदारका समर्थन किया गया 
साम्राज्यीय सरकारसे हस्तक्षेप करनेका अनुरोध किया गया और नाग्रप्पनकी मृत्युके 
बारेमें जाँच आयोगके निष्कर्षोपर असन्तोष व्यक्त किया गया। 

अगस्त १२: हछॉड्ड क ने नेटालके भारतीय शिष्टमण्डलकों सूचित किया क्रि वर्तमान कानूनोंको 
रद नहीं किया जा सकता, और संघकी स्थापनाके वाद हालतमें सुबार होगा। 

अगस्त १३ : नेटालके शिष्टभण्डलने भारतके वाइसरॉयको अपनी शिकायतोंका विवरण प्रेषित 
करते हुए उन्हें एक पत्र लिखा। 

अगस्त १६: गांधीजीने जेलमें महम्मद खाँके साथ किये गये दुव्य॑वहारक्रे सम्बन्धें उसका 
शिकायतपत्र छॉ्ड क्र को प्रेषित करते हुए उन्हें चिट॒ुठी लिखी। 
लॉर्ड ऐएम्टहिलको पत्र लिखा कि नागप्पनकी मृत्युके सिलसिलेसें लगाये गये आरोप 
जाँचसे काफी हृदतक सिद्ध हो गये हैं। 

अगस्त १७: मदनकछाल धींगराकों फाँसी दे दी गई। 

अगस्त १८: डर्बनमें हुई नेठाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें इंग्लेंड जानेवाले शिष्टमण्डलका 
समर्थन किया गया और टान्सवालके भारतीयोंके प्रति होनेवाले दृत्यबहारकी आलोचना 
की गई। 

अगस्त १९: गांधीजीने फीनिक्सके पुस्तकालयके लिए पुस्तकें खरीदों। 

अगस्त २०: (इंडियन ओपिनियन को भेजे गये अपने साप्ताहिक संबादपत्रसें इस बातपर 
जोर दिया कि सत्याग्रह हीं नेटालके भारतीयोंकी मुक्तिका एकमात्र मार्ग है। 

अगस्त २१: गांधीजी श्राइनरसे मिल्ले। 
विटवॉटसेरैंड चर्च कौंसिलने एक प्रस्ताव पास करके वतनियोंक्रे लिए प्रतिनिधित्वकी 
माँग की। 

अगस्त २२: गांधीजी वब्हाइटवेका ग्रामीण क्षेत्र देखने गये। 

अगस्त २५: पोलकको सत्याग्रह आन्दोलनके सहायतार्थ पैसा-चन्दा शुरू करमेका सुझाव देते 
हुए पत्र लिखा। 

अगस्त २९: रायटरके प्रतिनिधिकों भेंट देते हुए स्मट्सने कहा: “अपने कुछ अतिवादी 
प्रतिनिधियों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलनसे दान्सवालके अधिकांश भारतीयोंका जी पक 
चुका है. 

अगस्त ३०: गांधीजीने स्वामी शंकरानन्द द्वारा की गई इस्छामकी आलोचनाकी निनन्‍्दा करते 
हुए उन्हें पत्र लिखा। 
स्मट्सने छॉर्ड एम्टहिलको उन सुझावोंके बारेमें छिखा जो उन्होंने (एम्टहिलने) १९०७ के 
अधिनियम २ को रद करने और एक सीमित संख्यामें शिक्षित भारतीय पअ्वासियोंको 
स्थायी निवासके प्रमाणपत्र देनेके बारेमें छॉर्ड क्र को भेजे थे। 
लाोड एम्टहिलने लॉ्ड क्र से संसदमें टान्सवालकी समस्याके वारे में वक्तव्य देनेका अनरोध 
किया; बादमें उनसे मिले भी और “अधिकार ” के प्रश्नपर विचार किया। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त &३३ 


सितस्बर १: गांधीजीने छांड एप्टहिलको सूचित किया कि स्मद्सके सुझावोंसे तो जातीय 
अपमान और भी गम्भीर हो जाता है; उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि “अधिकार 
के प्रशनपर वे अपने मौजूदा रवेयेसें कोई परिवर्तत नहीं कर सकते। 

सितम्बर २: गांधीजीने पोलकको स्मट्सके सुझावके बारेसें तार भेजा, और सछाह दी कि 
बम्बईमें शेरिफके सहयोगके बिना, स्वतन्त्र रूपसे, आम सभा आयोजित की जाये। 
स्मट्सने रायटरकी मुलाकात देते हुए समझौतेका जो उल्केख किया था, गांधीजीने लॉ 
क्र से उसके बारेमें सही जानकारी देनेका अनुरोध किया। 
गांधीजीने लॉर्ड एम्टहिलकों एक पत्र लिखा जिसमें भारतीयों और चीनियोंकी गिरफ्तारी 
फिरसे शुरू करके टद्रान्‍्सवाल सरकारने जो जेहाद बोला था, उसका स्वागत किया | 

सितम्बर ६: उपनिवेश कार्याठ्यको पत्र लिखकर इस बातपर जोर दिया कि मैंने “समझौता 
वार्तापर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस खयालसे सार्वजनिक गतिविधियोंसे अपनेकों 
बिल्कुल अरूग कर रखा है 
अमीर अछीको पत्र छिखा कि मेरे जीवनका उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि हिन्दू-मुस्लिम 
सहयोग भारतकी मुक्तिकी अनिवार्य छत है। 

सितम्बर ७: खुशालचन्द गांधीकों लिखा कि फीनिक्समें होनेवाले सभी काम धाभिक हैं। 

सितम्बर ९: ब्रि० भा० संब्रने जोहानिसवर्गके जेल-निदेशकसे अनुरोध किया कि रमजानके 
महीनेमें मुसछ॒मान कैदियोंको विशेष सुविधाएँ दी जायें। 

सितम्बर १०: गांधीजीने उपनिवेश कार्याठयको पत्र लिखकर स्मट्स द्वारा रायटरको दिये 
गये इस वकक्‍तव्यका खण्डन क्रिया कि अधिकांश भारतीयोंने पंजीयन अधिनियम स्वीकार 
कर लिया है; और इस बातका दावा किया कि अधिनियमके खिलाफ भारतीयोंका 
विरोध अब भी पहले-जैसा ही प्रबरू है। 
इंग्लेडमें मताधिकारकी माँग करनेवाली महिलाओंकी हिसात्मक कारवाइयोंकी निन्‍्दा 
करते हुए कहा कि भारतीयोंकी  सत्याग्रहकी तलवार कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ' 
ब्रि० भा० संघने स्टार में एक पत्र लिखकर सुपरिल्टेन्डेन्ट वरनॉन द्वारा अदालतमें 
दिये गये इस वक्‍तव्यके प्रति विरोध प्रकट किया कि एशियाइयोंको देशसे निकाल 
बाहर करना चाहिए। 
“टाइम्स'में प्रकाशित नेटाल शिष्ठमण्डलके पत्रमें नेटालके भारतीयोंकी तिहरी निर्योग्य- 
ताओंकी ओर ध्यान आकषित किया गया और साम्राज्यीय सरकारसे अनुरोध किया गया 
कि यदि ये शिकायतें द्वर नहीं की जातीं तो भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंकों छाना 
बन्द कर दिया जाये। 

सितम्बर ११: टाइम्स ऑफ नेठाल ” में समाचार प्रकाशित हुआ कि नेटारू विधान सभाने 
भारतीयोंकी उच्चशिक्षाके अनुदानोंमें कटोती कर दी है। 

सितम्बर १३: गांधीजी लन्दनमें आयोजित पटेटी-उत्सवर्में सम्मिलित हुए; प्रमुख पारसी सत्या- 
ग्रहियोंका अभिनन्दन किया। 

सितम्बर १४: बम्बईमें आयोजित सार्वजनिक प्रभामें शाही सरकारसे दक्षिण आफ़िकामें 
भारतीयोंके प्रति किये जानेवाले अन्यायकों रोकनेकी अपीक और नेटालमें गिरमिटिया 
प्रथाके बन्द किये जानेकी माँग। 


६३४ सम्पूणे गांधी वाडमय 

सितम्बर १५: काछलिया, चेट्टियार और थम्बी नायडूके जेलसे छुटनेपर जोहानिसबर्गमें उनके 
अभिननन्‍्दनके लिए सार्वजनिक सभा आयोजित; डोक, हॉवर्ड और अन्य यूरोपीयोंके भाषण । 
८० चीनी सत्याग्रही गिरफ्तार । घ 

सितम्बर १६: गांधीजी और हाजी हबीब छलॉर्ड क्रूसे मिले और कहा कि यदि प्रवेशका सैद्धा- 
स्तिक अधिकार स्वीकार कर लिया जाये तो वे भविष्यमें आन्दोलन न चलानेका वचन 
देनेकीो तैयार हैं। 
६७ चीनियोंपर जोहानिसबर्गमें पंजीयन प्रमाणपत्र पेश न करनेका आरोप लगाया गया। 
जेल-निदेशकने रमजानमें मुसलमान कैदियोंकों कुछ विशेष सुविधाएँ देनेके बारेमें ब्रि० 
भा० संघकी प्रार्थनाको अस्वीकार कर दिया। 
सूरत सावेजनिक सभामें पोलकका भाषण । 

सितम्बर १७: गांधीजीने शरीरकों आत्मासे अधिक महत्त्व न देतेकी सीख देते हुए मणिलालू 
गांधीकों पत्र लिखा, जिसमें यह विचार भी व्यक्त किया कि कस्त्रबाके इनकार करनेपर 
वे उन्हें कदापि गोमांसका सूप नहीं देते, भले ही इसके बिना उनकी मृत्यू हो जाती। 

सितम्बर १८: से पहले : नेटालके शिष्टमण्डलने अखिल भारतीय मुस्लिम छीगके अली इमामसे 
भेंट की। 

सितम्बर १८: छॉड्ड मॉलेसे निवेदन किया कि मुसहूमान कैदियोंको रमजानमें सुविधाएँ न 
देना धर्मपर आघात होगा। 
लॉड एम्टहिलको पत्र लिखा, जिसमें स्मट्ससे प्रतिकूल उत्तर न मिले इस दृष्टिसे सर 
जॉर्ज फेरारकी सहानुभूति प्राप्त करनेका अनुरोध किया, और स्मट्ससे प्रतिकूल उत्तर 
मिलनेकी दशामें शिष्टमण्डलके द्वारा सावंजतिक कारंवाईको आवश्यक बताया। 

सितम्बर २२: जोहानिसबर्गरमें चीनी सत्याग्रहियोंने अपनी बैठकमें सत्याग्रह संग्रामको समर्थन देते 
रहनेका प्रण किया और विदेश भेजे गये शिष्टमण्डलके प्रयत्नोंके प्रति हमदर्दी जाहिर की । 
ई० एस० कुवाड़िया और उमरजी साले डीपक्लफ जेलसे छूटे । 

सितम्बर २३: गांधीजीने उपनिवेश कार्यालयसे पुछा कि उनके संशोधनके सम्बन्धमें लछॉर्ड क्र जो 
तार भेजनेवाले थे उसका स्मट्सकी ओरसे कोई जवाब आया है या नहीं। 
पोलकको भारतमें सत्याग्रह-संघर्षपर एक निबन्ध प्रतियोगिताका आयोजन करनेका सुझाव 
दिया । 

सितम्बर २४: दोपहरका भोजन रेवरेंड एफ० वी० मसायरके साथ किया। 

सितम्बर २७: पूनाकी सार्वजनिक सभामें पोलक और गोखलेने भाषण दिये। 

सितम्बर २८: गांधीजीने 'ऐंडवोकेट ऑफ इंडिया ' द्वारा पोलकपर छगाये गये आरोपोंका 
खण्डन करते हुए उक्त समाचार पत्रको एक चिट्ठी लिखी'। 

सितम्बर २९: स्मट्सने अपने एक कार्य-विवरणमें इस वातसे इनकार किया कि ऑरसरेंज 
रिवर कालोनीमें अधिकृत रूपसे बसे किसी भी एशियाईको द्वान्सवालसे निर्वासित कर 
भारत भेजा गया है। 
पोलकने पुतामें महिलाओंकी सभामें भाषण दिया; सभाकी अध्यक्षता रमाबाई रानडेने की । 

सितस्बर ३०: ट्रान्सवाल सरकारने एक कार्य-विवरणमें भारतीय कैदियोंके साथ दुव्यंवहारकी 
शिकायतका खण्डन करते हुए अपनेको नाग्रप्पनकी मृत्युके लिए जिम्मेदार माननेसे 
इतलकार किया। द 


तारीखवार जीवन-दृत्तान्त ६३७ 


अक्तूबर १: गांधीजीने टॉल्स्टॉयकों सत्याग्रह आन्दोलन और उनके द्वारा लिखे “ एक हिन्दुके 
नाम पत्र ” के बारेमें लिखा। 
अली इमामके सम्मानमें दिये गये भोजमें भाषण दिया । 
अक्तूबर ४: उपनिवेश कार्यालयने गांधीजीको सूचित किया कि स्मट्सके सुझावोंके अनुसार 
नया कानून बनाने-त-बतानेके बारेमें पहल करना उपनिवेश सरकारका काम है। 
अक्तूबर ५: गांधीजीने प्रभावशाली व्यक्तियोंकों ट्रान्‍्सवालकी स्थितिसि अवगत करानेके लिए 
सार्वजनिक कारंवाई प्रारम्भ करनेकी इच्छा व्यक्त करते हुए छलॉर्ड एम्टहिलको पत्र 
लिखा ! 
लन्दनमें गुृजरातियोंकी सभामें भाषण दिया और उन्हें अपनी मातृभाषाके प्रति अनुराग 
वृत्तिका विकास करनतेकी सलाह दी। 
अक्तूबर ६: पोलकके नाम एक पत्रमें इस बातपर जोर दिया कि भारतकों चाहिए कि बह 
ट्रान्सवालके संघर्षको अपनी स्वतन्त्रताके आन्दोलनका ही एक हिस्सा समझे और उसमें 
मदद करे। 
लॉर्ड एम्टहिलसे आगामी कार्यक्रमके बारेमें विचार-विमश किया। 
द० आ० ब्रि० भा० संघने नेटालके शिष्टमण्डलके स्वागतका आयोजन किया। 
अक्तूबर ७: गांधीजी महिला मताधिकारके सिलूसिलेमें आयोजित सभामें गये। 
डोकने 'रैंड डेली मेल ' को जेलमें काफिरों द्वारा गांधीजीपर किये गये हमलेके बारेमें 
लिखा । 
टॉल्स्टॉयने गांधीजीके अक्तूबर १ के पत्रका उत्तर दिया। 
अक्तूबर ८: गांधीजीने गुजराती पंच” को भेजे सन्देशमें कहा कि वे ट्रान्सवालमें चल रहे 
“जीवन मरणके संघर्ष ” में प्री तरह रत हैं। 
उपनिवेश कार्यालयसे स्मट्सके बारेमें ठीक-ठीक रवैयेकी जानकारी माँगी : ट्रान्सवालके 
भारतीयोंके मामछेका विवरण ” नामकी पुस्तिकाकी २००० प्रतियाँ मुद्रित करनेका 
आड्डेर दिया। 
इमसेन क्लबकी सभामें कष्ट-सहनका गुण-गान किया। 
जिन ६७ चीनियोंपर एशियाई अध्यादेशके अन्तर्गत आरोप रगाया गया था, वे बरी 
कर दिये गये। 
सैंडर्सत समितिकी भारतीय प्रवास सम्बन्धी जाँच पूरी होनेकी खबर; समितिके मतमें 
भारतसे मजदूर लाना बन्द करना गोरोंके लिए बहुत हानिकर। 
अक्तूबर ११: मद्गासमें तुर्की वाणिज्यदूतकी अध्यक्षतामें सावंजनिक सभा; पोलकने भाषण दिया। 
अक्तूबर १२: मणिलाल गांधीकों लिखे गये पत्रमें गांधीजीनें कहा कि सुन्दर जीवन बिताना 
सीखना ही सच्ची शिक्षा है। 
निर्वासित भारतीयोंकी मददके लिए कोष स्थापित। 
अक्तूबर १३: गांधीजीने हैम्पस्टेडकी शान्ति और पंच फैसला समिति [ पीस ऐंड आबिट्रेशन 
सोसाइटी | में पूर्व और परदिचम पर भाषण दिया। 
अक्तूबर १४: छाॉ्ड एम्टहिलके नाम पत्रमें छिखा कि यदि अधिकार सिद्धान्तरूपसें स्वीकार 
.... नहीं किया जाता तो सत्याग्रह बन्द नहीं होगा। 


सम्पूणे गांधी वाढसय 


हि. 
न्‍्घ्छ 
रा 


पोलकके नाम पत्रमें आधुनिक सम्यतापर अपने वे विचार व्यक्त किये, जिन्हें आगे चलकर 
“हिन्द स्वराज्य में विस्तारसे लिखा। 

अक्तूबर १५: उपनिवेश कार्यालयने गांधीजीको सूचित किया कि जिन प्रस्तावोंको ट्रान्सवालके 
कानूनका सम्भाव्य आधार कहा गया था वे स्मट्स द्वारा प्रस्तुत सुझाव थे, न कि गांधीजी 
द्वारा प्रस्तुत । 

अक्तूबर १७: भारतीय एकता समिति [इंडियन यूनियन सोसाइटी | की बैठकमें भाषण 
देते हुए अछी इमामने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यपर जोर दिया। 
थम्बी नायडू और अन्य व्यक्ति जोहानिसबर्गमें गिरफ्तार; ३-३ महीनेकी सजा। 

अक्तूबर १९: गांधीजीने उपनिवेश कार्याल्यको स्थितिकी सही-सही जानकारी देनेकी छिखा। 
और भी भारतीय गिरफ्तार; ३-३ महीनेकी सजा। सोराबजी श्ापुरजी तथा एस० 
बी० मेढ़ निर्वासित। 

अक्तूबर २०: ब्रि० भा० संघके कार्यवाहक अध्यक्ष ई० आई० अस्वातकों तीन महीनेकी सजा। 
सोराबजी शापुरजी और एस० बी० मेढ ट्रान्सवाल लोटते हुए फोक्सरस्टकी सीमापर 
गिरफ्तार । 

अक्तूबर २४: गांधीजीने लन्दनमें विजयादशमी समारोहकी अध्यक्षता की और उक्त अवसर- 
पर भाषण दिया। 

अक्तूबर २५: नेटाल विधान सभामें भारतीय प्रवासी कानून संशोधन विधेयकका तीसरा वाचन । 
सोराबजी शापुरजी और एस० बी० मेढकों निषिद्ध प्रवासी होनेके अपराधमें ६-६ 
महीनेकी सजा। 

अक्तूबर २६: पोलक द्वारा पूरे मद्रास अहातेमें सफल सभाओंकी सूचना। 

अक्तूबर २९: गांधीजीने छॉर्ड एम्टहिलको दक्षिण आफ्रिका हछौटनेके निर्णयकी सूचना दी और 
ट्रान्सवालकी सीमापर गिरफ्तार होनेका इरादा भी बताया। 
ऐल्मर मॉडसे सत्याग्रहके बारेमें विचार-विमर्श करनेके लिए भुछाकातका समय माँगा, और 
टॉल्स्टॉय द्वारा लिखे “एक हिन्दूके नाम पत्र ” के प्रकाशनके सम्बन्धर्में सलाह देनेको कहा । 
गांधीजीको पोलकका तार मिला कि भारतकी यात्रा करें। 
वापस लौट आनेके लिए दक्षिण आफ़िकासे तार। 

अक्तूबर २९ के बाद: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकों सन्देश भेजा। 

अक्तूबर ३०: भारतीय एकता समिति [ इंडियन यूनियन सोसाइटी | की सभामें भाषण दिया। 
लॉर्ड एम्टहिलके नाम पत्रमें भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलब और आधुनिक सम्यतापर 
अपने विचार व्यक्त किये। 

नवम्बर १: हरिलाल गांधी फोक्सरस्टमें गिरफ्तार; फिर ६ महीनेकी कंदकी सजा दी गई। 

नवम्बर २: गांधीजीने लन्दतकी एक सभामें भाषण किया; कई भारतीयों और कुछ अंग्रेजोंने 
स्वयंसेवकोंकी सूचीमें अपने नाम लिखवाये। 

नवम्बर ३: उपनिवेश कार्यालयनें गांधीजीको सूचित किया कि छॉर्ड क्र प्रवासके मामलेमें 
सैद्धान्तिक समानताकों मान्यता दिलानेका कोई आश्वासन नहीं दे सकते। 

नवम्बर ५: गांधीजीने  ट्रान्सवालके भारतीयोंके मामलेका विवरण ” और अखबारोंके लिए 
तैयार किया गया उसका सार-संक्षेपर्में प्रकाशनार्थ भेज दिया। 


'रीखवार जीवन-बृत्तान्त ६३७ 


नवम्बर ६: द्वान्सवालके भारतीयोंसे सहानुभूति रखनेवाले अंग्रेजोंकी एक सभामें गये। 
विदा छेते हुए उपनिवेश कार्यालयको पत्र लिखकर आशा व्यक्त की कि ट्वान्सवालके 
प्रवासी कानूनोंसे रंगभेदपर आधारित प्रतिबन्धोंको हटवानेके लिए छॉर्ड क्र अब भी 
अपने प्रभावका उपयोग करेंगे। 

नवम्बर ७: टोंगाटमें आयोजित भारतीयोंकी एक सभामें निर्णय हुआ कि गिरमिटिया मजदूरोंका 
नेटाल भेजना झरुकवानेके लिए एक शिष्टमण्डल भारत भेजा जाये। 

तवम्वर ९: गांधीजीने रायटरके प्रतिनिधिकों भेंट दी। 'टाइस्स ने छिखा कि ट्रान्सवालके 
एशियाई कानूनोंसे सम्वन्धित वार्ता विफल हो गई है। 
उपनिवेश कार्यालषयने एक कार्ये-विवरणमें लिखा: “हम कानूनकी दृष्टिमें समानताके 
उनके [गांधीजीके | दावेके ओचित्यसे इनकार नहीं कर सकते। यह एक' बुनियादी 
सिद्धान्त है। 

नतम्बर १०: डेली एक्सप्रेस के प्रतिनिधिकों भेंट देते हुए गांधीजीने कहा कि सत्याग्रह 
आन्दोलन पूरे जोरसे ” जारी रहेगा। 
टॉल्स्टॉयके पत्रकी प्राप्ति सूचित करते हुए उन्हें -एक चिट्ठी लिखी; डोक-लिखित 
अपनी जीवनीकी एक प्रति भी भेजी। 
पोलकसे प्राप्त वह तार लॉ क्र को भेजा, जिसमें ट्रान्सवालके भारतीयोंकी सहानुभूतिमें 
होनेवाली सभाका संक्षिप्त विवरण दिया गया था। 

तवम्बर ११: डेली टेलीग्राफ' को एक पत्र लिखकर ब्रिटेनके समाचारपत्नोंसे अनुरोध किया 
कि वे द्वान्सवालके संघर्षका समर्थन करें। 
गोखलेको पत्र लिखकर दक्षिण आफ्रिका आने और संघर्षमें भाग केनेका निमन्त्रण दिया। 
उपनिवेश कार्याल्यकों पत्र लिखा कि ट्वान्सवालकी जेलोंकी दशाके खिलाफ की गई 
शिकायतें बहुत हद तक सच हैं। 

नवम्बर १२: अपना “ वक्‍तव्य ” भारतीय समाचारपत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेजा । 
रेवरेंड मायर द्वारा आयोजित विदाई-सभामें भाषण दिया। सभामें अन्य लोगोंके अछावा 
डॉ० रदरफोडे, सर रेमंड वेस्ट, सर फ्रेड़िक छेली, सर मंचरजी भावनगरी, मोतीलाल नेहरू 
और रिच भी उपस्थित थे। 

तवम्बर १३: 'एस० एस० किल्डोनान कैसिल ” नामक जहाजसे गांधीजी और हाजी हबीब 
इंग्लैंडसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना। 
“इंडियन ओपिनियन ' में समाचार छपा कि ट्रान्सवालसे निर्वासित करके भारत भेजे 
जानेवाले प्रवासी भारतीयोंकी सहायताके लिए भारतमें चन्दा करनेके लिए एक प्रभाव- 
शाली समिति बनाई गई है जिसके सदस्योंमें सर फोरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण 
गोखले, मुहम्मद अछी जिन्ना, और जें० बी० पेटिट भी हैं । 


पाश्मिषिए दगब्दावबली 


अखिल इस्छामी संघ «पेन इस्लामिक सोसाश्टी 

अधिवासी प्रमाणपत्र “रेजिडेंशियलः सग्पिकेट्स 

अधिवासी एशियाई «“ रेज्ििडें एशियाध्विस 

अधीक्षक - सुपरिटेडेंट 

अध्यादेश » ऑडिनेंस 

अनाक्रामक प्रतिरोध -पेसिव रेज्िस्टस 

अनुमतिपत्र «परमिट 

अन्तिम चेतावनी - अट्ट्मिव्म 

अपंजीकृत - अनरजिरटर्ड 

अस्थायी अनुमतिपश्न »टेम्परेरी परमिट 

आंग्छ भारती « ऐंग्लो-इंडियन 

आफिकी शजनीतिक संघ « आफक्रिकन पोलिट्किल 
अऑरगनाइज्ेशन 

आहार ताछिका - डाइ्टरी 

उच्चतर भारतीय विद्यालय -हायर ग्रेड इंडियन स्कूल 

उपनिवेश मस्त्री- सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉलोनीज़् 

उपनिवेश सचिव «“ कलोनियल सेक्रेटरी 

एशियाई अधिनियम « एशियाट्कि ऐवट 

एशियाई कानून संशोधन अधिनिय्रम - एशियारिक 
लो अमेंडमेंट ऐक्ट 

एशियाई पंजीयन अधिनियम -“ एशियाटिक रजिस्ट्रेशन 
ऐक्ट 

एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम » एशियाटिक 
रजिस्ट्रेशन एमेंडमेंट ऐव्ट 

एशियाई पंजीयन संशोधन विघेयक - एशियाश्िकि 
रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 

एशियाई पंजीयक - रजिस्टार ऑफ़ पशियाश्क्सि 

कानूनकी किताब, विधि पुस्तक-स्टेब्यूट बुक 

कानूनी सझाहकार “ लीगल ऐडवाइज़र 

कार्यकारिणी परिषद्‌» विज्ञक्यूटिंव कोंसिल 

काऊ कोठरी » सॉल्टिरी सेल 

कुके अमीन «» मे सेंजर 

खण्ड « सेक्शन 

खरीत - डिस्पेच 

गिरमिट-अथा « सिस्टम ऑफ़ इन्डेचर 

गिरमिटिये - इन्डेंचड लेबरसे 


गिरमिटिया प्रवासी कासून » इन्‍्डेचडे इमिग्रेशन रो 

गिरमिदिया अवासी कानून संशोधन अधिनियम - 
इन्डचडे इमिग्रेशन लो अमेंडमेंट ऐक्ट 

गुजरात भारतीय संघ « गुजरात इंडियन एसोसिएशन 

जेलकी भोजन-ताकछिका « भिज्नन डाश्टरी 

जेलनिदेशक - डइरेक्टर ऑफ़ प्रिज्ञन्स 

डचेतर गोरे - यूट लेंडर्स 

डोलीयाहक दुछ « स्टरेचर बियरर कोर है 

दक्षिग आफिका ब्रिथिश भारतीय समिति «“ साउथ 
आफ्रिका बत्रिश्शि इंडियन कमिटी 

दक्षिय आक्रिकी अधिनियमका मसचिदा « साउथ 
आफ्रिकन ड[पट ऐक्ट 

दुस्तावेज « डाक्युमेंट 

नगरपालिका निगम अधिनियम « म्थुनिसिपछ कॉर- 
पोरेशन ऐक्ट 

नथा वेधीकरण कानून «न्यू वेजिडेशन पऐक्ट 

लिस्सन विधेयक - रिपीलिग बिल 

निर्देशिकाएँ - डायरेवटरीज्न 

नीली पुस्तिका « ब्छू बुक 

नेतिकता समिति - एथिकल सोसाइटी 

नतिकता समिति संघ « यूनियन ऑफ एथिकल सोसाइ्टीज् 

न्यासी « टस्टो 

न्‍्यूयसी मण्डरू (विकाय) -“ ट्रस्ट बोर्ड 

पंजीयन « रजिस्टेशन 

पंजीयन अधिनियम - रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 

पंजीयन कार्यारुय « रजिस्टेशन ऑॉफिस 

पंजीयन प्रमाणपत्र - रजिस्टेशन सर्टिफिकेट 

पंसारी परवाना «ग्रोसते लश्सेंस 

प्रवाना “ लाइसेंस 

परवाना अधिकारी - लःश्सेंसिग ऑफिसर 

परवान कार्यालय, परवाना दफ्तर « लाइसेंसिंग ऑफिस 

पृरयवकरणकी नीति - पॉल्सिी भॉफ़ एक्सवदूजन 

पेढ़ी « फर्म 

प्रगतिवादी दल, अगतिशीरू दुछ « प्रोग्रे सिव पार्टी 

प्रगतिवादी नेता » प्रोमेसिव लीडस 

प्रजातीय प्रतिबन्ध - रेशियलछ बार 


पारिमाषिक श्चब्दावली 


प्रमाणपत्र » सरथ्फिकेट 

प्रवासी अधिकारी « इमिग्रेशन ऑफिसर 

प्रवासी आयोग « इमिग्रेशन कमिशन 

प्रवासी कानून «इमिग्रेशन लो 

प्रवाली न्यास « इसिग्रेशन टस्ट 

बसी अतिबम्जक अधिलिप्रम « इमिग्रेशन शन 
ऐक्ट 

प्रशाधनिक जेद भाव “ णडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस 

ज्िथ्शि भारतीय समझोता समिति « ब्रिटिश इंडियन 
कॉन्लिलिएशन कमिटी 

ब्रिथ्शि भारतीय समिति « जिटिश इंडियन कमिटी 

विश्शि भारतीय संघकी समिति «“ब्रिश्शि 
एसोसिएशन कमिटी 

बिटिश छोकसभा, कामन्स सभा “ हॉउस ऑफ कॉमन्स 

ब्रिटिश लंथिधान “ ब्रिटिश कांस्टिट्यूशन 

भारतीय प्रवासी ग्रतिबन्धक अधिकारी “इंडियन 
इमिग्रेशन रिस्टिक्शन ऑफिसर 

भारतीय समाज संघ “इंडियन सोशल यूनियन 

भारतीय स्वयंसेवक आहत सहायक दुछ “इंडियन 
बॉलंट्यिर एम्बुलेंस कोर 

भेदजनक काजून “ डिस्क्रिमिनेट्री ठेजिस्लेशन 

मकईका दक्षिया «पूपू 

मजदूर दुर “ लेवर पार्टी 

मताधिकार - फ्रेंचाइज 

मसविद्ा झप अध्यादेश “डाफ्ट आडिनेंस 

मसविदा झूप एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेश 
“डाफ्ट एशियाश्कि छो भर्मेडमेंट ऑडिनेंस 

महाद्वीपी पारपतन्र -कांटिनेंट्क पासपोट 

महामहिम - हिज़ मेजेस्टी 

महाधिभव - हिज्ञ हाइनेस 

मधिरछा संघ « लीग ऑफ़ विमन 

मुक्षित सेना « सास्वेशन आममों 

मुद्दा « प्वाइंट 

मूछ निवासी संरक्षण संघ -“ ए्बारिजिन्स प्रटिशन 
सोसाइटी 

रपायन उद्योग समिति - सोसाइटी ऑफ़ केमिकल इंडस्ट्री 

राष्दीय भारतीय संघ - नेशनल इंडियन एसोसिएशन 

लोकिक शिक्षा - सेकुलर एजुकेश 

वतनी - नेटिव 


इंडियन 


६३३ 


व।स्तुकार - आकियिक्ट 

विक्रेता परवान अधिनियम - डील्से लाइसेंसेज्ञ ऐक्ट 

विधान परिषद्‌ « लेजिस्केटिव कोंसिल 

विधेयक « बिल 

विधेयकका मसबिदा-डाफ्ट बिल 

विनियम - रेगुलेशन 

विश्वकीष « इ्नसाश्क्लोपीडिया 

व्यक्षितन्कर - पोल 2क्‍्स 

व्यापार संघ « चेम्बर ऑफ़ कामसे 

व्यापारिक परवान >टेड छाइसेंस 

व्यापारी न्यास « मर्चेन्द्स टर्ट 

शराब परवाना कानूल » ल्किर लाइससिंग लेजिस्लेशन 

शराब सम्बन्धी बार « लिकर वर्लॉज़ 

शाकाहारी भोजवबाछय « वेजिटेरियन रेस्टॉं 

शान्ति और पंच फेसछा समिति «पीस ऐंड ऑबिटेशन 
सोसाइटी 

शान्ति रक्षा अध्यादेश अनुमतिपन्न ०» पीस प्रिजरवेशन 

.. ऑडिनेंस परमिट 

शेक्षणिक कसीटी « एजूकेशन टेस्ट 

शैक्षणिक योग्यता - पजूकेशनछ क्वालिफिकेशन 

संघ अधिनियमका मसविदा - डाप्ट ऐक्ट ऑफ़ यूनियन 

संरक्षक « प्रीटेक्टर 

संविधान « कांस्टिथ्यूशन 

संसद - पालियामेंट 

सर्वोच्च न्यायारुय « सुप्रीम कोट 

सहायक आवासी मजिस्ट्रेट -असिरट2 रेज़िडेंट मजिस्ट्रेट 

सामान्य विक्रेता परवान] « जनरल डील्से लाइसेंस 

सामश्राज्यन्सरकार « झपीरियल गवमेमेंट 

साहित्य और वाद-विधाद समित्ति - लि्टिरिरी ऐंड 
डिबेटिंग सोसाइटी 

स्थानीय सरकार «लोकल गवर्नमेंट 

स्थायी अधिवास प्रमाणपत्र «परमानेंट रेज्िडशियक 
सशव्फिकेट्स 

स्वशासन « सेल्फ गवर्नमेंट 

स्वेच्छया पंजीयन - वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन 

हमीदिया इस्कामिया अंजुमन - हमीदिया इस्लामिक 
सोसाइटी 

हरी पुस्तिका - ग्रीन पेम्फलेट 

हलफिया बयान, हरूफनपमा « एफिडेविट 


शीषक-्साकेतिका 


अंग्रेजी हवा, १७८०७५९ 

अदालतको सलाम करें, ३६ 

इंसप भियाँ और उनके उत्तराधिकारी, जण-ण६ 

उच्चतर विद्याल्य, १४९ 

एम० ए० की परीक्षा, २०० 

श्री काछलियाका आत्मत्याग, १७७ 

श्री काछलियाका विशेष आत्मत्याग, १८७ 

काछलियाके छेनदारोंकी बेठकमें पेरवी, १७८ 

कुछ भारतीयोंकी, १०१ 

कुछ विचार, २४७ 

क्रेपके भारतीय, २४६ 

केदियोंकी स्थिति, ९४०९६ 

क्या भारतीय झुक जायेगे! १५४०९ 

जेल कौन जा सकता है? २३६०३७ 

जेल्से सन्देश, १०५९ 

जोदानिसबर्गकी चिट्ठी, ९९८, ११९१६, ४०५४८, ६२६९, 
८७०८९, २४७६०७५०, १६००६४ 

दान्सवालकी लड़ाई, १८३०८४ 

टान्सवाल्से बाहरके मारतीयोंका कत्तेव्य, १९९ 

दान्सवालवासी भारतीयोंकि मामलेका विवरण, २८७०३०० 

डंकनके विचार, १८८०८५९ 

तार, -उपन्विश-सचिवको, ८९, १०७; -एच० एस० एल० 
पोलककी, ३०७०, ३७७, ३६६५ ३७९; -दक्षिण 
आफ्रिका ब्रिश्शि भारतीय समितिकी, २८०२५, ७६५ 
८२, ८९, ९०, २०९०१०॥ -जिंटिश भारतीय संवको, 
३७००, ४४३२ 

तुर्कीका उदाहरण, १७५९ 

तुल्सीक्षत “ रामायण ' का सार, ५९०९१०० 

(श्री) दाउद झुहृम्मदकी देश-सेवा, १९० 

दादामाईकी जबन्ती, ९००१९ 

दावजी आमोद ओर दूसरोंका झुकदमा, १०३०७ 

दूकानदार बनाम फेरीवाले, १३२०३४ 

नया वर्ष, १२९ 

नायडू और अन्य छोगोंका मुकदमा, २णएण२ 

नायडू-सज्जनों और दूसरोंका मुकदमा, ११९४-१६ 

नेटारक आनेवाले भारतीय यात्री, १२२ 


नेटालू केले सहायता कर सकता है? ७२०७३ 

नेटालका मामछा, ७६ 

नेटालकी समाएँं, ३४०३७ 

नेटाल्के कुछ अश्च, ९३ 

नेटाल्के गिरमिट्यि, ८३०८४ 

नेटाल्क शेष नेता, १३५ 

नेटालमें भारतीयोंकी शिक्षा, १४६ 

नेटालसे सहायता, २०९ 

नेटालवासी मारतीयोकि कष्टोंका विवरण, ३४३०४९ 

नेल्सनकों पुस्तक भेंट: दो शब्द, ११८ 

पत्र, -अखबारोंको, ७७, १०७४-०६, १९६७-६८, २२९१-२४, 
७२००-२४; -अमीर अलीकों, ३३९०४०, ३७४०७, 
३९०, ४३२०६३३$ -“इंग्छिशसेनकों, ३२६-२७; 
इंडियन ओपिलियनको, ७७,१०"२०७४३ -उपनिवेश- 
उपमन्त्रीकों, ३३३, ४६७०६८, ४८ ६०८७, ५१७, ५२ ४-० 
२७, ७३७०-३६, ५४००४२९, ५४३; -उपनिवेश-उप- 
संचिवकी, ४२४०२५; -उप-उपन्विश-मन्त्रीकों, ३९० 
११९३ -उपनिवेश-सचिवकों, ६९, ७३३ -ए० एच० 
वेस्टकी, १०८, २०२०३४$ -एच० एस० एल० पोलकको, 
२९२०१४, २८२०८७, ३०७६, ३२१९०२३, ३३०३७, 
३७०, ३६९०-६२, ३६७०६८, ३८९०-८२, ३८३०८४ 
३९३०९६, ४१२१६, ४२९६-३०, ४३६३८, ४३९० 
४३५ ४७७८१, ४९३०९४, ४६९०६०७, ७०७०५, 
५१८०१९, ७५३८०४०; -हच० जरअटकों, ५३७५३ -एन० 
एम० कूपरको, ४९२; -एल्मर मॉडिकी, ७०६०७, 
जु३२; ऐडवोकेट ऑफ़ इंडियाको, ४३४-३५॥ 
-( श्रीमती ) कस्तूरवा गांधीकी, १०९३ -(€ श्रीमती ) 
काशी गांवीकों, ३०३, ३९३६ -खुशालचन्द गांधीको, 
४०३; -खुशालमाई गांधीको, ३५१३ - गुजराती 
पंच ? को, ४६९३-गोपालक्षष्ण गोखलेको, ३०७, "३७० 
३८६ -( श्रीमती ) चंचलबेन गांधीकों, १७५९-०२, 
१७७०-७६, १९९; -जी० ए० नटेसनकों, ५१०-१२६ 
“जे० जे० डोककी, ९१, १०२; -जेल निदिशककों, 
3९०७०, ७३५ ५७०७९, ७०; ७९, ७४; ट्ान्सवाल 
लीडरको, २४४; -दान्सवाल्के ब्रिश्शि मारतीयोंकों, 
जुरण२६३ -टथरन्सवाल्के भारतीयोंको, रण९०६०३ 


शीपकन्साकितिका ६४१ 


“डब्ल्यू० हॉस्केनकों, ७९-६९; -डॉ० अब्दुरेहमानको, 
३६४०-६५; -डी० ६० वाछाको, २६६३ -डेली 
देलीग्राफक्नों, ५३२३ -नारणदात गांवीको, ३९२, 
४९८, ४५२००३$ “-बद्रीकों, ४८५३ -भारतीय 
अखब रोकी, ५४३०४०३ -मगनछाल गांधीकोी, १२०, 
१७६, २७८०७९, ४८७; -मणिलाल गांधीकी, २०४० 
९, र६ण०, ३५९०७०२, ३७७, ३७८०७९, ३९७९ 
९८, 8४९७-१८, ४३३, ४७४, ४९०६३ -रामदास 
गांधीको, २७७; -रेंड ढेली मेलको, १४४०४, 
१०९०६०; लॉड एम्टहिलकों, ३०३०७, ३९३०१४ 
३९७, ३१९८-२०, ३२०, ३२७०२९, ३२५९-३३ 
३३४७, ३४९०४२, ३४९, ३५३, ३५७, ३६०, ३६६, 
३७७, ३७७०७८, ३८००८१९, ३९७, ३९९०४००; 
४०४०७, ४०७५ ४९९, ४९३०२४, ४५४०५०, ४०५९७ 
६०, ४६८, ४७६, ४८७, ७०४००, ७५०७-०६, 
ज१२०१४, ५१७, ५३३३ -लोड कर्जनकी, १७९०७४॥ 
“लोड क्रके निजी सचिवकों, ३०२०३, १५२, ३५८- 
६०५ ३६७०, ३८०, ३८९०९०, ३९८०९०९, ४०५७, 
४२९०९२, ४२६, ४३६५ ४९३, ४९९००००; ५००३ 
-लॉड मार्लेके निजी सचिवकी, ३९० ३९९, ४०६०७, 
४२३५ ४३८, ४६८६ -लिओ स्‍ॉल्स्टॉयकोी, 8४३०४७, 
७३३-३४॥ -लेनदारोंकी, १५६०५७; -लेनदारोंकि नाम, 
१६६०-६७; -( श्रीमती ) वॉगलकी, ३०८३ - सर 
चाढ्स बूसको, १७०३ “साउथ आफ्रिकाको, ३०४-५, 
४८३०८४॥ -स्टारकोीं ज०"ण२, ज४-ज०, २णुणु-ण६६ 
-स्वामी शंकरानन्दकों, ३७६३ -हबीब मोटनकी, २६४० 
६७; -हरिकाल गांधीको, १७४ 

पादरियोंके लिए मसबिदा, ८३ 

पारसियोंकी बहादुरी, १५३०९४ 

( श्री) पोलक और उनका कार्य, २७३०७४ 

प्रवासी-भायोग, १४६ 

प्रस्ताव, -सावेजनिक समामें, ३२, २०४७ 

प्राथनापत्र, -उपन्विश मन्जीकों, ९७०२८, ३७०३९; -रेजिडेंट 
मजिस्टेटकी, ९७-९८ 

फीनिक्सकी पाठशाला, १२९९, १३७०४९ 

फोक्सरस्म मुकदमा, १०००६, ९१९६०५७ 

भारतके राष्टरपितामहका जन्मदिन, १० 

भारतीय और शराब, २१९०-११ 

भारतीय मुस्छिम छीगकी लन्दन शाखाकों लिखे पत्रका 
_ मसविदा, ४९५ 


हा 


भारी संघर्ष, ११६०१८ 

भाषण, -अख्वात और क्विनकी स्वागतसभामें, २३४; इमसैन 

वलबमें, ४७०; -गुजरातियोंकी समभामें, ४०६-०९३ 

“चाय-पार्टमें, २३५; -जमिस्टनमें, २४२०४४; जोहा- 

निसबगेकोी समामें, २९८०१९, २२००२१; -जोहानिस- 

बगके स्वागत-समारोहमें, ११०-११३ -तमिल स्वागत- 

सभामें, ११४;-न्यू रिफाम क्लबमें, ५१७; -प्रिटोरियाकी 

समामें, २९१४७१८३ -ग्रिंटोरियामें, २१६३ -मभारतीयोंकी 

समभामें, ५१६; -विदाई-समभामें, ५४५००; सावेजनिक 

सभामें, ३९, २५२००३ ;-हमी दिया इस्छामिया भंजुमनकी 

स्वागत-सभामें, ११९०१३; -हैम्पस्टेडमें, 8७४०-७६ 

-कैप टाइग्सको, २६६०६८३ -जमिस्टन स्टेशनपर, 

१९०३ “डेली एक्सप्रेसके अ्तिनिधिकों, ५३६३ 

- नेटाक सक्युरीके प्रतिनिषिको, १७७-०८३ -नेटाल 

मक्‍्युरीको, ७६०८१, १२७-३२३ -प्रिटोरिया न्यूज़के 

प्रतिनिधिकों, २१७; >्रेस एर्जेंसीके प्रतिनिधिको, 

२८०३ -रायटरके प्रतिनिधिकी, २७९, ५३२३ -रावटरको, 

४८$ -शैंड डेली मेलके प्रतिनिधिको, १६९; -स्टारके 

प्रतिनिधिकोी, २९०३०३ -स्टारको, ५२ 

मसविंदा : जेल्के गवनैरकों लिखे प्रार्थनापत्रका, २०३०४ 

मेरा जेलका दूसरा अनुमव [१], १२३-२६; [२], १४२०४३३ 
[३], १४७००१३ [9], १६२-६६३ [५], ९१८००८३ 

मेरा जेलका तीसरा अनुमव [१], २९२७-३३; [२], २३८०४२ 

(श्री) रॉदिरियाकी अपील, १८८ 

रॉदिरीका मुकदमा, ३२०३३ 

स्विकी स्थिति, ९ 

रोड्रेशियाकी जीत, १९१ 

लड़ाईका अथ क्या है? १६००६९ 

लन्दत, ३०००२, ३०८*९०, ३२३०२०, ३३७०३८, ३५४, 
३६३, ३६९०७३, ३<८८०८९, ४०००२, ४२०२१, 
४३००३९, ४४६०७२, ४७२०७३, ४८८०९२, '४९६०* 
९८, ४९८०९९, ७०९०४, '५३०५३९ 

लॉर्ड क्रके साथ मेंटका सार, ४०८-११ 

व० मु० बगस तथा अन्य छोगोंका मुकदमा, ३९०४० 

वर्षका छेखा-जीखा, ११८९९ 

बेकूवरके भारतीय, १३६०३७ 

शिष्टमण्डल, २ण७न्‍प्ष्ट्‌ 

शिष्टमण्डलकी आखिरी चिट्ठी, ५२६०३० 

शिष्टमण्डलक्ी यात्रा [१], २६८००३॥ -[*२], २७०७७८३ 
“३, २८००८२३ -"४) ३९१९०१२३-[७), ३१६३ 


&४ 


“"६] ३३९३ ०») ३५६; -<॥ ३६३*६४; 
-९], ३६९; -["१०|, ३८७०८०; -*११॥, ४०३; 
“-१२), ४१६९७; -[“९३॥ ४३९३ -*१३४) 
४६९; “७), ४७०००२३ -१६॥ ४८१९-८३ 
१७), ४९४५९०; [१८], ७०५९०९० 

संघष, १०९, ९५९२ 

संविधान, १९२१०९४३ 

सच्ची शिक्षा, <७ 

सत्यामहसे सबक, १२२ 

सत्याग्रही कौन हो सकता है? २२०२७ 

सन्देश, -तमिल भाश्योंकी, १९८; -दक्षिण आकफ़रिकके 
भारतीयोंको, १९७०९८; -भारतीय तश्णोंके नाम, 


सम्पूण गांधी वाडमव 


१०२०३; -भारतीयोंकी, १०७; -सत्याग्रहियों और 
दूसरे भारतीयोंकी, ९८०९९ 
सम्मेलन, ९८००८७ 
साम्राज्य-सरकारके विचार, ९ 
सेठ शीघ्र क्यों नहीं छूट्ते! ९२ 
स्वर्गीय श्रीमती गुलबाई, २६० 
हँसी था रोदन, ३५ 
हमारा काम, <६०८७ 
हमारा झूठ, ३६ 
हवा चली, १५६ 
हारे हुए लोगोंके लिए, १८७ 
हिन्दू-मुस्लिम दंगा, १३६ 


सांकेतिका 


ञँ 

अ्रंगल्यिं; -और अँगू्ोकी छाप,न देनेका गांधीजी ओर डाह्या 
नरसीपर आरोप, १०५; -की छाप, ३, १८, २०, १२६, 
४७८; -की छाप देकर पंजीयन करानेके सिद्धान्तपर 
कुछ भारतीयोंकों रोष, १८, ३८, १७२; -की छाप 
देनेकी बातपर कमी भी मूल आपत्ति नहीं, १९८, १७३; 
-की छाप देनेसे गांधीजी द्वारा इनकार, १२५३; -की 
छाप न देने और प्रमाणपत्र पेश न करनेके अपराधमें 
भारतीयोंकोीं ३ मासकी कड़ी केदकी सजा, १९६ 

अंगूठे,-का निशान, ३-७; -का निशान न देनेकी गांधीनीकी 
सलाह, ४५, ७२; -का निशान देनेके लिए अब्दुलगनीका 
पश्चात्ताप, ४३; -का निशान न देनेके कारण पीठ 
रिटीफके भारतीयकों सजा, २३; -की छाप देनेसे 
भारतीयों द्वारा इनकार, ४६; भंगूठों, -के निशान न 
देनेके कारण, १४; -के निशान न देनेवालोंपर मुकदमा, ३ 

अंजुमन इस्लाम, ३८६; -द्वारा पोंडकके भाषणकों अंग्रेजी 
और उद्ूँमें प्रचारित करनेका वचन, ३८७ 

अंजुमन इस्लामिया, २८९, ३०२; -के मकानपर सभा, ३ 

अकाल सहायता कोष, ३७० 

अखिल इस्लामी संघ, ३२७ 

अखिल भारतीय झुरस्लिम लीग, २६४, ३९७, ४१३, ४४२, 
४००, ४५२, ४७७; -की लन्‍्द्रन शाखाकों लिखि 
पत्रका मसविंदा, ४१९; -की लब्दन शाखा द्वारा 
भारतकी केन्द्रीय लीगको तार, ४२६ 

अटनी जनरल, देखिए महान्यायवादी 

अधिकार-पत्र, ३३ 

अधिनियम : टाुन्सवाल एशियाई कानून संशोधन अधिनियम, 
देखिए थान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम, दान्सवाल 
एशियाई पंजीयन अधिनियम, १, १४, १७, २०, 
२४, २८, ३७, ७५३, ५०-७६, ८५, ८९, १४४, 
१०५६, १६०, २१६०-६२, ३२८९-९०, २९३-९६, ३००, 
३०२, ३१०, ३१०, ३९१, ३३२-३३, २३९४, ४०४, 
४१९; -उपनिवेशी-दृष्टिकोणते भी व्यर्थ, १२९; 
-एशियाइ्यों द्वारा स्वीकार्य नहीं, ५१; -ओर 
महाद्वीपी पारपत्र, ३९६; -गांधीजीके मतमें रद करना 


आवश्यक, ३१८; -जनरल स्मठ्स रद कर देनेकों 
तैयार, ३८५, -बरकरार रखनेसे जाल्साजीका मांगे 
खुला, २३; -रद कर डेनेकी बात कहकर जनरल 
स्मठ्स एक कदम आगे, ७३६; -रद करने और 
एक निश्चित संख्यामें भारतीयोंकी स्थायी निवासके 
प्रमाणपत्र देनेके सम्बन्धर्म जनरल स्मट्सका अस्ताव, 
७५२०; -रद करने और संशोधनकी कारंवाईक। क्रियात्मक 
परिणाम, ५२३; “रद करनेका जनरल स्मट्स तथा 
प्रगतिवादी दकू द्वारा वचन देना जरूरी, ७९; - रद 
करनेकी माँग, ३९; -रद करनेकी माँग महत्वपूण, ११६; 
-रद करनेंके बारेमें अस्पष्टता १२८; -रद होनेकी 
सम्मावना, २; -स्वीकार न करनेकी काछलियाको 
प्रतिशा, ४१; -का उपयोग अिश्शि भारतीयोंपर 
अत्याचार करनेके लिए, ५१७; -का नियन्त्रण गवनेर 
जनरल तथा परिषदक हाथमें, ३०७५; -का पालन न 
करनेपर भारतीयोंकी गिरफ्तारियाँ, २८८; -का प्रभाव 
अन्य कानूनसे समाप्त नहीं, २९; -का भारतीयों 
द्वारा कर्तव्यक्ी पुकारपर विरोध, ६१;--की भावनापर 
आपत्ति, १७३; -की रंगूनकी सावेजनिक स्मामें 
निन्‍दा, ५३५; -की सम्पूणे भावना अपमानजनक, 
३८; -के अन्तर्गत अर्जी देनेपर शिक्षित भारतीयोंकि 
प्रवेशपर कोई आपत्ति नहीं, १४०; -के अन्तर्गत 
एशियाश्येंका प्रवास नियन्त्रित नहीं, २६; -के अन्तर्गत 
केवल अधिवासी भारतीयोंके पंजीयनकां व्यवस्था, ५१; 
-के अन्तगत कैद झुगतकर शिक्षित भारतीय रिहा, 
७६; -के अन्तगत धोखेसे मारतीयोंकि अधिकारोंका 
अपहरण, ५१; -के अन्तगत पी2रिंटीफके एक भारतीय- 
पर मुकदमा, २३; -के अन्तर्गत पुनः पंजीयन अनिवार्थ, 
२९८; -के अन्तगैत प्रमाणपत्र न होनेपर २,५०० 
भारतीय गिरफ्तार, ३९६; -के अन्तगत सरकार द्वारा 
जुर्माना वसूल करनेके लिए भारतीय व्यापारियोकि माल्की 
बिक्री, २८९; -के खिलाफ भारतीरयोकी आपत्तियाँ, 
५२३; -के रद हो जानेपर शिक्षित मारतीयोंका प्रवेशा- 
विकार स्वथंमेव स्थापित, ३३१; -को कानूनको 
किताबसे हटाये बिना शिक्षित एशियाश्योंकी स्थिति 


४४ सम्पूर्ण गांधी वाड्संय 


स्पष्ट नहीं, १८, २३; -को कानूनकी क्रिताबसे दृटा लेनेपर 
भारतीयोंकी अन्य अजाजनोंके समान दर्जा देनेमें कोई 
बावा नहीं, २४; -को पूरी तरह रद कर देनेसे 
ही विपम स्थितिका प्रतिकार सम्भव, २७; -को रद 
कर देनेपर प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम उच्च शिक्षा 
प्राप्त भारतीयेकि प्रवेशमं बंधक नहीं, ६०; -को रद 
करनेका गांधीजीका आग्रह, १३०; -को रद करनेका 
जनरल स्मट्सका विचार, १८८; -को रद करनेकी 
मारतीयोंकी माँग, ७६, १७२; -को रद करनेके लिए 
जनरल स्मव्स तैयार, ५२६; -को रद करनेके लिए 
जनरल स्मय्स वचनबद्ध, ७9, ५२३; -को रद करनेके 
विषयमें प्रार्थना, १८-१९, ३११; -को रद कराना 
भारतीयोंका उद्देश्य, ५२२; -को रद करानेके लिए 
भारतीयोंका संघर्ष, २८; -को लेकर सरकार और 
भारतीयोंके बच कुछ मतभेद, १०७; -में केवल अस्थायी 
अनुमतिपतन्रोंका उद्केख, १४०; -से एशियाई पंजीयन 
संशोवन अधिनियम अच्छा, १७ 

गान्तवाल एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम, १, 
१७, १०३, १०६, १०९ पा० ०, ११४, १४४, 
२४९, २६१-६२, २९८, ३२६, ३३३, ४०४-७; 
-एशियाई कानूनसे अच्छा, १७; -न माननेके कारण 
भारतीयोंकों अधिकारियों द्वारा निकासी पास देनेसे इनकार 
८२; -दोनों सदनोमें पास, १७; -दोफषपूण, १८; -महा- 
महिमकी सरकारके विचाराधीन, २३; -छागू, ६६, ७६; 
-के अन्तगैत अर्जी दिये बिना आनेपर नये कानूनके साथ 
प्रवासी कानून भी छागू, ८९; -के अन्तर्गत गांधीजीपर 
मुकदमा, १००; -के अन्तगत डाह्या नरसीपर अंगुल्यिंकी 
छाप न देनेका आरोप, १०७; -के अन्तर्गत विनियम 
प्रकाशित, ६८; -के खण्ड १६ में शिक्षित भारतीयोंकों 
राहत देतेकी व्यवस्था उपरब्ध, २०; -के लाभ 
भारतीय शिकायत दूर होने तक उठानेकों तेयार नहीं, 
१७३; -पर गांधीजी, ६६; -में एक था दी खामियाँ, 
६०; -में तुर्ककि झुसछमान पंजीयनकी परेशान-भरी 
पद्ढतिसे मुक्त, २ 

टान्सवाल प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम, ३०, ३३, ४८, 
७० पा० 2ि०, ६०, २९१, २१९४-९५, ३३२०, ३३३, 
३४२; ४८२, ५२३-२४ -आमोद दावजीपर लागू 
नहीं, १०४; -हशियाई कानूनके रद कर देनेपर 
उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयेकि प्रवेशमें बावक्र नहीं, 
६०; -गांधीजीकी रायमें ताजके अधीन उपनिवेशके 


उपयुक्त कानून नहीं, ४०८; -साम्राज्य-सरकार द्वारा 
शिक्षित भारतीयोंक अश्चके कारण ही मंजूर, १८९; 
-की जनरल स्मट्स द्वारा की गई व्याख्यासे शिक्षित 
भारतीय निषिद्ध प्रवासी, १७३; -के अन्तर्गत शिक्षित 
भारतीयोंकीं निषिद्ध प्रवासी मानना एशियाई कानून 
रद करनेकी शर्ते, १२९; -के अन्तगत स्वोच्च 
न्यावाल्यके फेसलेके अनुसार शिक्षित भारतीय निपिद्धू 
प्रवासी नहीं, १९८; -के सम्बन्धमें साम्राज्य-सरकारकी 
भूल, १३०; -द्वारा शान्ति-रक्षा अध्यदिशका स्थान 
ग्रहण, २६, ५१; -में जनरल स्मठस सुधार करानेके 
लिए तेयार नहीं, ४०९; -में संशोधनके लिए 
जनरल स्मटस द्वारा एक मसविदा प्रचारित, २९३; 
-में सामान्य शिक्षण कसौटीका विधान, २४, ५१; 
-से रंगके कारण कोई रोक नहीं, २४ 

दक्षिण आफ्रीकी संघ अधिनियम, --- रूगभग स्वीइत, 
३०९; -का मसविदा, १९१, ३०९; -पर गांधीजी, 
२६७ 

नेटाल गिरमिट्िया प्रवासी कानून संशोधन अधिनियम, 
३४७ 

नेटाल विक्रेता परवाना अधिनियम, ३४ पा० टि०, ७५६ 
पा० दि०$ -बरिश्शि भारतीय समाजक अनुभवमें 
अन्यायपूर्ण, ३४४; -रद करना नेटाल्के किए अभी 
शेष, ७२; -के सम्बन्धर्म ब्रिटिश सरकार द्वारा नेटाल 
सरकारसे लिंखा-पढ़ी, ४२०; -द्वारा दी गई सत्ताका 
शुरूसे ही दुरुपयोग, ३४४ 


अधिवास प्रमाणपत्र, २३ 
अध्यादेश, १, १९०३, १०० पा० टि०; -३, १९००, 


जद पृ[० दि०; “८, १८०३, ३९ 

टून्सवाल एशियाई कानून संशोवन अध्यादेश; -से 
एशियाश्योकि विरुद्ध पूर्वग्रहकी पराकाष्ठा, ४४३ 
मसविदा रूप एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेश, २६ 
शान्ति रक्षा अध्यादेश, १९८, २५०; -उपनिवशकी 
शान्ति और व्यवस्थाके लिए १९०० में पास, २१९१; -का 
प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम द्वारा स्थान ग्रहण, २६, 
०१; -की रूसे गवनरकी अनुमतिपत्र जारी करनेके 
सम्बन्धमें पूणे विवेकाधिकार ५४; -के अन्तर्गत शान्ति 
स्थापनाके बाद सामन्यतः प्रवास निवनल्त्रित, २६; -के 
अन्तगत शिक्षित एशियाई थ्ान्सवाल्में प्रवेश करनेमें 
सम, ५१; -के अन्तगत सन्धि होनेके बाद भारतीयोंका 
प्रवास नियंत्रित, ७१ 


सकितिका 


अनाक्रामक प्रतिरोध, -करनेका चीनियोंका संकल्प और दृढ़, 
४१४, ४२१; -दी शिकायतेंकि कारण, ३१८; -बन्द 
करनेका सौदा किये बिना कुछ मी दिये जानेकी 
सम्भावना नहीं, ३९३; -बतनियों द्वारा अपनानेपर 
दक्षिण आक्रिकाक्नों छाम, ११९; -शारीरिक प्रतिरोधक 
मुकाबले अच्छा, १०३; -संघषेका नाम रखनेका कारण, 
२७; -ही उचित उपाय, ५३७; -का दक्षिण आकफ्रि- 
काके उपन्विशियोके लिए स्वागत करना उचित, 
१३०; -का तरीका टान्सवाल-संबर्धके लिए अपनाना 
उचित, १०३; -का प्रयोग फवल दो वातोंक लिए, 
३९०; -का मतलब बतानेके लिए ठॉंडे ऐम्टहिलकों 
अखबारोंकी कतरनें प्रेषित, ३९८; -की आग प्रज्वल्ित 
रखनेमें दाउद सुहम्मदका कारगर योगदान, ३५५६३ -की 
कव्पनाका जन्म दक्षिण आफ्रिकामें, ३१९; -की कसोटी 
३१९; -को जन्मभूमि ३९७; -के दबावसे जनरल 
स्मटस द्वारा“चार शर्तामें से तीन शंत वापस, ५१; 
-के दौरान वरनॉन द्वारा मारतीयोंको असीम कष्ट 
प्रदान, ३९९; -के भारतमें सावेजनिक आन्दोलनोंपर 
पड़नेवाले प्रभावोंपर गंवेषणा, ४२९; -को कुचलनेके 
बारेमें जनरल स्मठस आशान्वित, ४८१; -पर गांधीजी, 
१२५७, २४२-४३; -पर निबन्ध, ४१०, ४२८, ५३२; 
-में विश्वास रखनेके कारण कुछ भारतीयों द्वारा गांधीजी- 
पर तीव्र आक्षेप, ३९०; -पे आक्रामक अतिरोधकी 
ओर जाना सम्भव, १४३ 


अनाक्रामक अंतिरोधी, -प्रिटोरियाकी जेलसे मुक्त, ५२२; 
-की जेलसे छूटनेपर छः दिनके मीतर मृत्यु, ४८४; 
अनाक्रामक प्रतिरोधियों, -तथा सरकारके लिए अनाक्रामक 
प्रतिरोधकी शक्तिकों मापनेका अवसर, ३८०; -की 
पत्नियों एवं पृत्रियोकि कष्ट-मोचनके लिए गांवीजीकी 
अंग्रेज खियोंकों चन्दा देनेकी सलाह, ४२८; -के पक्षमें 
दुर्भायसे स्वाभार्विक वर्गीकरण नहीं, ३५८; -के 
लेरिसी माविवर्सके जरिये भारतकों निर्वासित करनेकी 
सम्भावना, ३५२; -के विरुद्ध फिरसे सरगम कारवाइ्याँ, 
७०४; -के संघर्षके प्रति सहानुभूति प्रकट करनेके 
लिए दस्तख्वतत एकत्र, ५१६; -को प्रस्तावित रियायतोसे 
सन्तोष नहीं, ५२०; -पर अन्तःकरणंके अतिरिक्त और 
किसीकी मर्जी नहीं, ३०७; -पर द्न्सवारू छीडर, 
११४; -में जनरकू स्मठुसके मतमें अब लड़नेका दम 
नहीं, ४७६ 

अनी, २०७, २११३, ३७२९ 


& ४८५ 


अनुमतिपत्र, ८८, १०३; -गोरे शिट्शि प्रजाजनोंकों माँगले- 
भरसे उपलब्ध, ७४; -बत्रिटिंश मारतीयोंको अल्न्त 
कठिनाईसे उपलब्ध, ०४; -के बिना उपन्विशरमे प्रवेश 
करनेक अपराधर्म अली ईसपर्जी गिरफ्तार, १४ 

अपूरन, ४५०, ४०२ 

अपुडु, बेकटसामी, & 

अफेदी, नसीम मजलि्याँ, ३०९ 

अफेंदी, फजल भरीफ, ३०९ 

अफेदी, सासून, ३०९ 

अब्दुरहमान, डॉ० २७१-७२, ३६३, ३८८, ४२०; -्यूण 
शक्ितिक साथ कार्यरत, ३८५; -क्ी रॉ क्रू से मेंठ, 
३१०; -को शिष्टमण्डलकी सफलतापर बधाई, ३६४ 

अमीद, के०,. ७५३९ 

अमृत बाजार पत्रिका, ४७० पा० दि० 

अमोद, दावजी, -पुन: गिरफ्तार, १०३; -का झुकदमा 
डी० विल्यिसेक्री अदाल्तमे॑ पेश, १०३; -की भोरसे 
गांधीजी द्वारा पेरवी, १०३-४; -को मजिस्ट्रेट द्वारा 
१ मासकी कठोर केदकी सजा, १०४; -पर निविद्ध 
प्रवासी होनेका आरोप, १०३; “पर प्रवासी कानून 
लागू नहीं, १०४ 

अय्यूब, ५ 

अर्नेस्ट, डेविड, -तथा व्यासकी जेलसे रिहाई, २१९ 

अलमदीना हेजाज रेलवे, ७ 

अली, अमीर, २८१, २८४, ३०९; -वापतस रून्दनमें, ४२०; 
-का गिरमिथ्योंका आना बन्द करनेपर बल, ४३०; 
-का सर स््विंडंसे व्यक्तिगत परिचिय, २८४; -सर 
रिंचडेसे मुलाकात, ३०७५; -को गांधीजीका सर चाढसे 

* स्विडेकों व्यक्तिगत पत्र छिखनेका सुझाव, ३४०; -द्वारा 

सर. रिंचडे सॉलोमनसे मिलनेका जिम्मा, २८६; -से 
नेटाली शिष्टमण्डलकी मेंट, ४३० 

अली, नूरद, ३५ 

अली, सेयद, -का ब्रिटिश भारतीय संघको पत्र, ५७-५८; -का 
हलफ्यि। बयान, ७०; -के कष्ठोसे भारतीय घबरानेके 
बजाय जेल जानेके लिए आतुर, ६३; -के मामलेकी 
आगे जाँचसे इनकारी, ७५; -के साथ जेल्के नियमोके 
अनुसार व्यवहार, ७७; -के साथ जेल्में हुए व्यवहरकी 
जेलेकि गवनेर द्वारा जाँच, ७०; -को जुराब माँगनेपर 
जेलर द्वारा गाल्याँ, ०८; -को जेलम असीम यातना, 
७८, ६२; -को ७ दिनकी सख्त केदकी सजा, ५८; 
«द्वारा की गई अपनी शिकायतोंकी खुली भदाल्ती 
जानकी प्रार्थना अस्वीक्षत, ७५ 


&४६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


अली, हाजी बजीर, २६०, २९०: -का समिति बनानेके 
सम्बन्धमें प्रस्ताव, २०० 

अस्थायी अनुमतिपत्र, ४, १९९, १४५, २६१; -तीन मासके 
लिए रदेरीक्रो उपलब्ध, ३३; अस्थायी अनुमतिपत्रों, 
-- से उनके मालिक निषिद्व प्रवासी, १४५; “से 
उनके मालिक सरकारकी दयापर निर्मर, १४८ 

अस्वात, ई० आई० (एम० ) ४४, १३३, १६७, १८४, 
१६०, २०४, २१३४-२३७, २६५९, २७७, ७४१ 
पा० ४०; “भर उनके साथियोंकों तीन-तीन महीनेकी 
केदकी सजा, ४९४; -और विंवन पर गांधीजी, 
२३४; -की ओरसे सर्वोच्च न्यावाल्यमें चलाये गये 
मामकेमें चीनी संघक्की सहायता, ६८; -क्री दूकानसे 
रोज एक भारतीयका बलिदान, २४८; -के पास 
लेनदारोंका पावना चुकानेके लिए काफी मालियत, 
१६८; -के साथ २१ भारतीय गिरफ्तार, ४९३; -द्वारा 
काछलियाकी वीरताका अनुकरण, १७७; -द्वारा जेलमें 
अत्यधिक कष्ट सहन, २४७ 

अस्वात, ए० ई०, ३९ पा० टिं० 

अहमद, ३४० 

अहमद, दावजी, ९४ 

अहमद, उस्मान, -का स्मरणीय तार, ५ 


ञा 


आँगल्यिा, मुहम्मद कासिम, ३, ८, १९, २८, ३५७, 
७२ पा० टि०, ९६, ९८, १५४, १४९, २६९, 
३२२, ३३७, ३४३, ३४९, १५४, ३९०, ४०१, 
४२४-२०, ४३२-३३, ४६७०, ४७२, ४८८, ४९४, 
४९६, ०१६, ५१८, ५२९; -के पत्रका सार, ३७१; 
“द्वारा मंचरजीकों धन्यवाद, ४२१, 

आइ्कॉट, -बिना परवाना काम करनेपर गिरफ्तार, ४८ 

आइज़क, गेत्रियछ, २, ७; -डेलागीआ-बेमें, २४७ 

आगाखों, २८४, ३९७, ३७२, 3९०; -के समापतित्वमें 
बम्बईमें एक सभा, ८०; -से नेटाली शिक्ष्मण्डलका 
पत्र व्यवहार, ३७८ 

आजम, १०१; -का देश-निष्कासन, ९६ 

आजाजील, २१७८ 

आज़ाद, २८१, ५१६ पा० टि०, ५२९ 

ऑटोमन, -का समारोह, ३०९ 

ऑटोमन संलदीय शिष्टमण्डल, ३०६ 

आडिया, इस्माइल ईसपजी, ३९, ४६; -क्रो जेलकी सजा, 
४०; -पर एक पॉंडका जुर्माना,..४७ 


आडिया, मूसा ईसप, -का माल प्रिटोरियामें जब्त, ८ 
आत्मकथा, ४१८ पा० टि० 

आनब्दलालमाई, २०८, २१४ 

आक्रिकन क्रॉनिकरके, १९८ पा० थि० 

आक्रिकी बेकिंग कॉर्पोरेशन, ३६१ 

आक्रिकी राजनीतिक संगठन, २७२ पा० टि० 
आब्जवेर, ४३० पा० टि० 

आदम, अब्दुल्ला हाजी, ३४३ 

आमद, उमर हाजी, २८७ 

आमद्‌, हाजी इस्माइछ, २४९-५० 

आवाजाही पास, ४२४-२८ 

ऑरेंज रिवर काछोनी, -में एशियाई केवल पघरेदू नौकरके 

रूपमें, ७८; -में भारतीय नहींके बराबर, ११९ 

आमेस्टांग, ३८४ 

आल्मखाँ, मीर, ३९; -का सच्चा सत्याग्रह, २००८ 
ऑँसली, अले ऑफ, ३०९ * 
आहिक प्रकाश, २४१ 


ट्ट 


इंग्लिशमेन, ३९६, ३२८ 

इंटरनेशनल प्रिट्िगप्रेस, ४२९ पा० टि०, ४९२ 

इंडिया, २१९ पा० टि०, २६३ पा० दि०, २८१ 
प० टि०, २८६, ३८३, ४३०, ५१८ 

इंडियन ओपिनियन, १ पा० टि०, ७५ पा० टि०, 
१०, १७ पा० टि०, ३९ पा० टि०, ५० पा० टि०, 
ज४ पा० टि०, जछ पा० टि०, ७० पा० टि०, ७४ 
पृवृ० टि०, ९८, ९९ प० टि०, १०३ पा० टि०, १०७ 
पा० दि, १०८ पा० टि०, ११४ पा० दि०, १७० 
पा० दि०, १०९ पा० टि०, १६४ पा० दि०, १९८ 
पा० टि०, २१० पा० टि०, २१६ पा० टि०, २२१ 
पा० टि०, २४२ पा७9 दि०, २४४ प० टि०, ५००, 
२७०१ पा० टि०, २७५० पा० टि०, २६६, प(० टि०, 
२६७ पा० टि०, २८० पा० दि०, २८४, ३०६ 
पा० छदिं०, ३०८, ३११ पा० टि०, ३१४, 
३१९, ३२१२ पा० टि०, ३९०, ३३९, ३६०, 
३९२, ३९४ पा० टि०, ४२७, ४२८ पा० टि०, 
४२९ पा० टि०, ४४० पा० टि०, ४४१-४२, 
४४४ पा० टि०, ४०७०, ४०६ पृ० टि०, ४६३, 
४७० पा० टि०, ४८४ पा० टि०, ७०१ पा० टि०५ 
७०४, ५१०, ५३०, ५४० पृ।० टिं०; 


सांकेतिका 


इंडियन क्रॉनिकछ, ४६ पा० दि० 

इंडियन मजलिस, ५०८; -में गांधीनीका भाषण, ५१९ 

इंडियन यूनियन सोसाइटी, ५१५ पा० दि०, ५१८, ५२८ 

इंडियन रिव्यू , ४६२, ४७० पा० टि०, ५१० पा० टि० 

इंडियन सोशियॉटॉजिस्ट, ५०३; -का मूल मुद्रक जेलमें, 
३७२; -के अंग्रेज मुद्रकको चार मासकी सजा, ३३८; 
-पर धींगराके मुकदमेसे सरकारकी निगाह, ३०९; 
“में सर कर्जन वाइलीकी हत्याकी खुली प्रशंसा, ४०२ 

इकोल द कॉमसे, २७३ 

इन्द्रजीत, १२० 

इब्राहीम, ५, २०६ 

इब्राहीम, कासिम, -को फेरी छगानेके अपराधमें ६ सप्ताहकी 
सजा, १४ 

इब्राह्ीम, मुहम्मद, १३५, १६०; -भौर खरखानीकी फोक्सरस्ट 
जेलमें दाउद मुहम्मदसे मुलाकात, १३० 

इमसेन, २० ३-८, २४० 

इमसेन क्लब, ४४२, ४६२; ४७०, ४७२; -में गांधीजी 
भाषणके लिए आमन्त्रित, ४६६ 

इप्ताम, सेयद अली, ४१३, ४४२, ४७५०-५१, ४८१, ४८८; 
-के सम्मानमें समारोह, ४६३; -द्वारा अपने भाषणमें 
दक्षिण आक्रिकी प्रश्षका उल्लेख नहीं, ४६३; -दवरा 
नेटाली शिष्टमण्डलकों मदद देनेका वादा, ४००, ४४६; 
“ढारा पीलकको पूरी सहायता दनेका वंचन, ४९६; 
-से नेटाली शिश्मण्डलकी मुलाकात, ४२० 

इलस्ट्रेटेड लन्दन न्यूज, ५०२ 

इमाइल, इ्त्ाहीम, २७२; -के अधिकांश मालका विक्रव, ४२ 

न 

ईटो, प्रिन्स हिरोबूमी, ७५०१ पा० टि०; -की एक कोरियाई 
द्वारा रिंवास्वरसे हत्या, ७०१; -पर गांबीजी, ५०२ 

ईद, ४९८ 

ईवान्स, -द्वारा गिरमिट प्रथाके विरुद्ध जिहाद, ८१ 

ईश्वरका साज्राब्य आपके अन्तरमें है (किगडम ऑफ़ 
गॉड इज़ विदिन यू), ११८ पा० दि० 

ईसपजी, अली, -बिना अनुमतिपत्रके गिरफ्तार, १४; -को 
७ दिनमें देश छोड़नेकी हिदायत, ४३; -पर 
मुकदमा, ४३ 

ईसप, इस्माइठ, ९४ 

ईसा, ३४,' २३६ 'पा० टि०, २४३; -का बुराईका प्रतिवाद 
बुराईसे*न करनेका' कानून, १३० 


६४७ 


ईसाकजी, मृत्ता, ११२, १२४ 
ईस्ट इंडियन टंडिंग कम्पनी, २६० 


डे 


उगी, झीणासाई वद्लभमाई, ९४ 

उगी, भीखाभाई कल्याणजी, ९४ 

उच्च शिक्षा प्राप्त मारतीय, २९०; -नये विभवक्रके अन्तर्गत 
अस्थायी अनुमतिपत्र लेनेंके अधिकारी, २९४; -की ब्रिटिश 
भारतीयोंकों अपना नेतिक स्तर ऊँचा करनेके लिए 
जरूरत, २९०; -के प्रवेशपर पुनः प्रतिबन्ध, २८; 
-के लिए टान्सवालके द्वार खुले रखनेमें स्टारकों कोई 
एतराज नहों, ५४ 

उत्तरी भुव, ३८८; -की खोजके बारेमें दो अमे(रिक्िय्ोमें 
बहस, ४०१ 

उपलिषद्‌, २४१; उपनिषदों, -के वाचनसे गांवीजीको 
शान्ति उपलब्ध, २४१ 

उम्र, ३८२-८३, ४२९, ४४१ 

उमर खेयाम, ३६२ 

उरमान, इब्राहीम, ४४, ४८; -द्वारा जुर्मानेकी अपेक्षा 
कैद भोगना मंजूर, ४, २३ 

उस्मान, उमर, ९४, १२४, १४९ 

उस्मान, दादा “२६५ 


छु 

एक हिन्दूके नाम पन्न, ५०६, ५३२९-३३ 

एु ढीटाइज ऑफ इक्विटी, ७३९ पा० टि० 

ए देजेडी ऑफ एमग्पायर, द दीटमेंट ऑफ ज़िटिश 
इंडियन्स इन द दान्सवाऊ, ३६१ पा० टि०५ 
४२४ प[० टि० 

एडवडे, सप्तम, १०७ पी० टि० 

एडवोकेट आफ इंडिया, -का आश्षेप बिल्कुल मूखतापृणे, 
४२७; -का प्रभाव पीलकपर, ४४०; “की दृष्टिमें 
पोलक वेतनभीगी एजेंट, ४३४; -के लेख बहुत 
कीमती, ४३९ 

एडिनबरा इचनिग न्यूज, 
समा - छोचना, ५१९ 

एलजी, हरमसजी, ८७ 

एन्थनी, गेजियल, २६० 

एन्थनी, डेविड, २६०२ 

एन्थनी, पीटर, २६% 


के 


-में डोकवी पुस्तककी 


६४८ 


एन्थनी, मोज़ेज़, २६० 

एस० के० गांधी, एन इंडियन पेट्अआट इन साडथ 
आफिका, ३४२, ५३४ पा० दि० 

एम० के० गांधी ऐंड दु साउथ आफ्रिकन इंडियन 
प्रोब्लेस, ४७७ पा० (2० 

एमी, ३९१२-२३, ४१३ 

ऐ्टहिल, लॉडे, २९, १३१, २६७, २८१, २८४, २९२ 
प[० टि०, २९३ पर० टदि०, २९७ पृ[० टदि०, 
३०४, ३१४, पा० टि०, ३३० प० दटि०, ३३७५-३६, 
२३९, ३६१, श६६ पा० दि०, ३६९, ३८१ 
पा० टी०, ३८३-८४, ३८९, ४०६ पा० टि०, 
४०८, ४२६ पा० टि०, ४६४, ४७२, ४८२, 
४९४, ५०६ पृ० ८०, ५१९; -और उनकी समितिकी 
सलाहपर बहुत हृद तक शिष्टमण्डलकी गतिविधि निमेर, 
२७९; -टानन्‍्सवालफे भारतीयोंके मामक्तेपर, ५४४; 
“का संशोधन अपने लोगोंसे मंजूर करानेमें, जनरल 
स्मदणको कठिनाई होता सम्भव, ४०९; -को सलाह 
से छोड क्रू तथा लॉ मोलिसि मेंटके समयकी माँग, 
२१२; -के संशोधनको जनरल स्मठस मंजूर करनेके 
लिए अनिच्छुक, ४०८; -के साथ हुए पत्र-व्यवेहारके 
अनुसार समझौतेकी सम्भावना नहीं, ३८३; -कों 
अनाक्रामक प्रतिरोधका मतलब स्पष्ट करनेके लिए कतरने 
प्रेषित, ३९८; -को गांधीजीके पत्र लिखनेके दो उद्देश्य, 
७१४; -को गांधीजी द्वारा छॉडे क्रूको भेजे जानेवाले 
उत्तरका मसविदा प्रेषित, ४५४; -को गांधीजी द्वारा 
सर फ्रांसिस हॉपबुडकों लिखे पत्रका मसविदा प्रेषित, 
४७०९-६०; -को गांधीजी द्वारा सुझाई धारासे सन्तोष, 
३०३; -को गांधीजी व हाजी हृबीब द्वारा धन्यवाद, 
४२३; “को भेजे गये पत्रमें लॉड क्र से हुई भेंटका 
परिणाम, ४१४; -द्वारा गांधीजीकी अस्तावित भारत 
यात्रा पर जोर, ४६४; -द्वारा दरान्सवाल्के भारतीयोके 
कृष्टोंमें गहरी दिलचस्पी, ४०४; -द्वार। बहुत अच्छा काय, 
३२१; -द्वारा भारतीयोंके मामलेके लिए भत्यपिक क्षष्ट 
सहन, ३१८; -द्वारा शिष्टमण्डलके लिए सख्त मेहनत, 
३१६; -दारा समझौतेकी दिशामें बहुत भच्छा काम, 
३७०; -से गांधीजीका अनाक्रामक प्रतितिधियोंके साथ 
सोदाबाजी न करनेका अनुरोध, ३४१; -से गांधीजीका 
जनरल स्मठ्सके वक्‍तव्यपर ध्यान देनेका निविदन, ३७४; 
>से शिक्ष्मण्डलक्षी लम्बी झुछाकात, २८६, ३०६ 

एस्पायर रिव्यू , १७० पा० टि० 


सम्पूण गांँवी वाह्मय 


एलंगिन, लॉड, ३७; -से इंग्लेंडमें भारतीय शिष्ट्मण्डलकी 
मुलाकात, २९२ 

एलेन, जॉर्ज, ३६८ 

एट्फ्रेंड, गाई, -को १२ महीनेकी सजा, ४०२ 

एललरी, मूनमासी, ९४; -को पएक्र मासकी कड़ी क्रेदकी 
सजा, १०८ 

एशियाई, -ऑरेज रिवर काछोनीमें केवल घरेलू नोकरके 
रूपमें, ७८; -भारी संधर्षम॑ रत, ५५; -को शोक्षणिक 
कसोर्टीम खरे उतरनेपर ही प्रवेशका अधिकार, २४; 
-एशियश्यों, -ओर भारतीयोंकी दृष्टिम जनररू स्मठ्स 
बेईमार्नके आरोपके अपराधी, ५१; -और वतनियोंकों 
लगभग दासताकी स्थितिर्म पहुंचाना संघीकरण योजनाका 
अर्थ, ७८; -की जेल्के मोजनक्री कुछ चीजोके 
सम्बन्ध्म धामिक आपत्तियाँ, ८३; -की दृष्टिमें वरनॉनका 
वक्तव्य सरकारकी नीतिका ब्योतक, ४२११-२०; -के 
प्रवासपर युद्धले पहले कोई रोक नहीं, २६; -के 
विरुद्ध शान्सवालमें सख्त पूर्वग्रह, ४४३; -के सामने 
कानूनके विरुद्ध अपनी भावना प्रकट करनेके लिए सजाको 
स्वीकार करते चलना ही णक मांगे, १०६; -के खिच्छा 
पंजीयन कराने पर एशियाई कानूनकों कानूनकी किताब्मे 
रहनेका कोई कारण नहीं, १९; -को निकाल बाहर करना 
प्रत्येक यूरोपीयका कत्तैव्य, ४०३, ४२२; -हद्वारा 
अंगुल्थिंकि निशानके विरोधमें तीत्र आन्दोलन, १८; 
“द्वारा अपना इकरार पूरा कर देनेपर उपनिवेश सचिवका 
अधिनियम रद करनेका वादा २०; -द्वारा समझतेके 
अन्तगत अपने कत्तव्यका मलीभाँति पालन, १९ 

एशियाई पंजीवक, ११७, २६२; -की उपस्थितिमें उपनिवेश 
सचिव द्वारा दिया गया कानून रद करनेका वचन, २०; 
-के चर्चा करनेपर एशियाई कानूनके रद डिय्रे जानेंके 
बारेमें सन्देह उत्पन्न, २०; -के निर्णयके विरोधमें 
अपीलका अधिकार, ७६;- द्वारा उपनिविश-सचिवके 
हलफिया बयानका समर्थन, २१; -द्वारा गांधीजीसे 
सूचना प्रकाशित करनेके बारेमे प्रश्न, ११: -द्वारा दिये 
गये आश्वासनोंका वांछित परिभाम, २१; -द्वारा ब्रिविश 
भारतीयोंकी कानून रद करतेका आश्वासन, ३०-२१; 
-द्वारा रौदेरीकी ३ मासका अस्थायी अनुमतिपत्र 
प्रदान, ३३ 

एशियाटिक डेंजर इन द कालोनीज (उपनिषैशमें 
एशियाई खतरा), ३९४ पा० थि० 

एस्कम्ब, हेनरी, ७०, १३० 

एखिवथ, १७९, ३०२ 


सांकितिका 


ओ 


ओ'ग्रडी, ३८३ 
ओोल्डफील्ड, डा० जोशिया, २८० पा० दि०, ३८०८ 


क्र 


कंदासामी, & 

कजिन्स, -का भारतीयोंपर आरोप, २४६ 

कर्निंवम, १३७ 

कमिश्षर, -की जाँचके निष्कर्ष बहुतसे छोगों द्वारा अस्वीक्षत, 
ड८ट४ 

करोड़िया, ४६ 

करज्जेन, लॉड, २८६, ३०९, ३९१, ३७०; -बनाम किचनर, 
४३१; -क्री दान्सवालू-संधर्षमें हस्तक्षेपकी सम्भावना, 
१७४; -क्री सेवामें भेजनेके लिए भारतीयोंकी माँगें, 
१७२; -को टान्सवालवासी मारतीयोंके मामकेमें दिल- 
चस्पी छेनेके लिए धन्यवाद, १७१; -से काछलिया द्वारा 
भारतीय शिष्टमण्डलक्की भेंट दनेकी प्रार्थना, १७१ 

कश्सि, २१२ 

कल्याण, भीखा, -को देश निकालेकी सज्ञा, ९६ 

कब्याणदास, ३६२, ४१३, ४२७ 

कसन, मीखा, २६२ 

कंसस्सुझ अग्बिया, -का अध्ययन गांधीजी द्वारा हाजी 
हबीबकी सहायतासे, २७८ 

काठलिया, अहमद सुहम्मद, १२, १५, ४३-४४, ५०, ७५९, 
६१, ६९, ८७, १३३, १५६, १०९, १६६-६७, 
१८४, २१८, २३४, २०७०-७१, २७०३-७४, २७६- 
५७, २६९-७०, २७७, २८८, ३०२ पा० ठि०; 
“अपने लेतदारों या अपने आपको जोखिमसे बाहर रख 
कर व्यापार चलानेमें असमर्थ, १५६; -और चेट्टियारको 
पॉचि-पॉँच मापका सपरिश्रम कारावास, २८८; 
-जोहानिसबगेकी जेलूमें, १०३; -भारतीय दल्के तपे 
हुए सेनिक, ५६; -का अपना व्यापार बन्द करनेका 
निश्चय, १५०; -का आत्मत्याग, १६७, १७७, 
१८०, -का तार शिष्ष्मण्डलकों चेतावनी तथा स्फूर्ति 
देनेबाछा, २६९; -का महान उत्तरदायित्व, १५; -की 
आधिक स्थिति बहुत अच्छी, १७७; -की ब्रिटिश 
भारतीय संघके अध्यक्ष पदपर नियुक्ति, ३९; -की 
दिवाल्यि। होनेसे इज्जत जानेके बजाय बढ़ी, १७७; 
-की भारतीयोंको फिलहाल व्यापार करना छोडनेकी 
सलाह, १००; -की लॉडे कज्ञेनसे भारतीय शिष्टमण्डलको 


६४६९ 


मेंट देनेकी प्राथना, १७१; -की छेनदारोंकी बेठकमें 
गांधीजी द्वारा पेरवी, १५८; -की वीरताका अस्वात 
द्वारा अनुकर, १७७; -के मतर्म निजी हितसे 
सावेजनिकर हित ज्यादा जरूरी, १५७; -को गांधीजीको 
आत्मत्यागके लिए बधाई, १७७; -को जमिस्टन जेलकी 
भोजन-तालिकाके बारेम वासन रणछोड द्वारा सूचना, 
७४; -क्रों जेल-न्दिशककी ओरसे मिले कुछ सन्देश, 
७७; -को छेनदारों द्वारा दिवाल्या घोषित करा देनेकी 
परवाह नहीं, १७७; -द्वारा किये गये का्यपर सारे 
भारतीय समाजकों गबं, १८७; -द्वारा खूनी कानून 
स्वीकार न करनेकी प्रतिज्ञा, ४१; -द्वारा जेल-निदेशकसे 
भोजन तालिकाकी प्रति भेजनेकी प्रार्थना, ५३; -द्वारा 
जेलमें तीन मासकी कड़ी केदका उपभीग १८७; -द्वारा 
पुलिस तथा हिरासतमें लेनेवाले अधिकार्रीकि कोर बरताव 
करनेके बारेम शिकायत, २०१; -द्वारा भारतीयोंकि 
मामलेकी लगातार वकालत करने वालोंको धन्यवाद, 
१७०; -द्वारा लेनदारोकि सामने अपने हिसाबका चिद्ठा 
पेश, १५९; -द्वारा शिकायतकी जाँचके लिए जेल- 
न्दिेशकको धन्यवाद, ७०; -द्वारा समाजके लिए 
मानभरी गरीबी स्वीकार, १७७, १८७; -पर गांधीजी, 
४९, "६ 

काछलिया, ईसप, २७० 

काजी, ९४; -का मुकदमा, ४२; -से गांधीजीकी प्रिटोरिया 
जेल जाते समय मुलाकात, १६०, २२५९; -से गांधीजी 
द्वारा १० शिलिंग ग्रहण, १७० 

काजी, इब्राहीम, -जेलमें, १३३ 

काजी, इस्माइछ, १६ 

काजी, ईसप, १२४ 

काजी, झुहम्मद, २४९ 

कॉटन, एच० ई० ए०, २८१, २८६ 

कॉटन, सर हेनरी, ३८१ पा० टि०; ३८३, ४३०, ४००; 
-का भाषण, ४०१ 

कार्दिर, अब्दुल, २८०, २८७५, ३१६, ३२९२-२३, ३३७, 
३३९,- ३४३, ३४९, ३५४, ३७०, ४०१, ४७२, 
४९४, ४९६, ५२८; -नेटालके प्रतिनिधि, ३४० 

कानमवाला, ईलप आमद, -द्वारा जुर्माना देनेसे इनकार, 
४२; -पर हाइडेलबगैमे जुर्माना, ४२ 

कानमिया, ईसपजी, -को सात दिनके अन्दर उपनिविश 
छोड़नेका नोश्सि, &४; -पंजीयन प्रमाणपत्र न छेनेका 
आरोप, ६४ 


६५० 


कानून -अगिटिश एशियाई विरोधी कानून, २९१ 
कानून ९, १९०७, देखिए टान्सवाल एशियाई पंजीयन 
कानून 
कानून ३, १८८७, २२९, १९१-९०, २९८; -कानून 
२१८, ९१८९७, ७५६ 
कानून ३६, १९०८, दर्खिए टान्सवाल एशियाई पंजीयन 
संशोवनत अधिनियम 
केप प्रवासी कानून, ११९ 
केप व्यापारिक कानून, ११९ 
टान्सवाल व्यापारिक परवाना कानून, -और बत्िटेनके शराब 
परवाना कानूनमें कोई समता नहीं, ८०; -की अवहेलना 
करनेवाले व्यापारियोंके साथ टान्तवाल धरकारकों हर 
तरहकी कड़ाई करनेका अधिकार, १६८ 
दक्षिण आकफ्रिकी कानून, ४१० 
नेटाल गिरमिटिया प्रवासी कानून, ३३४ 
नेटालू नगरपालिका कानून, ३४३ 
नेटाल विक्रेता परवाना कानून, २९६, ३४३-४४, 
२४७; -के अन्‍्तगत एस्टकरोटके भारतीय व्यापारियोंके 
मुकदमे, ३४५; -के अन्तर्गत परवाना अधिकारीकों 
निरंकुश जत्ता प्राप्त, ३४४; -के अन्तगेत परवाना 
निकायकी मनमानी सत्ता ३४०; -के अन्तगत भारतीय 
व्यापारियेकि परवानोंकों नया करनेसे इनकार, ३४५०-४८ 
बोभर कानून, -के विरुद्ध भारतीयोंकी आपत्तिको 
साम्राज्य सरकारका समर्थन, २९९ 
शराब परवाना कानून (ब्रिटेन), -और व्यापारिक 
परवाना कानूनमे॑ कोई समानता नहीं, ८० 
काफिर कौदी,- का गांवीनीपर अत्य।चार, १६२:-कार्किर 
वीरदियों, -की क्र प्रकृति, १८०; -के साथ भारतीय 
अर्दियोंकी रखना अनुचित, १६०; -से भी बदतर 
भारतीय कंदियोंके साथ बरताब, २०९ 

काबाभाई, २१०७, ३०१ 

कॉमन्स सभा, देखिए ब्रिथ्शि छोकसभा 

कामा, आर्देसीर, -गिरफ्तार, १९३ 

कामा, ए०, २८८ 

कामा, ए० एन०, २०४ 

कामा, एन० ए०, २०१, २०३ 

कामा, नादिरशा, ७, १९, १६, ८७, ११३, २०६, २८८, 
४२१, ४६४; “गिरफ्तार, १९३; -सरकार द्वारा 
बरखास्त, ५; -की कीमती सेवा्भोति भारतीय समाज 
अनजान नहीं, २८०; -को गांबीजीकी बधाई, ५ 


सम्पूणे गांधी वाबसय 


कामा, नदिशीर, २५३ 

कारपेंटर, एडव्ड ३९६ 

काठराइट, अद्बट, ५९, ६९, ३३०-३१, ३७७, ४०९; 
-के हस्तक्षेप्ते समझोता, २९२ 

काडिज्ञ, ८६, १४०, १९९, प० दिं०, २*०७, २१३, 
३६९, ३९७, 

कार्परेशन बंक, ३७१ 

कार्लाइल, २४०; -की फ्रांसीसी क्रार्नितपर लिखी रचना 
अत्यन्त प्रभावोत्यादक, २४१ 

काला कानून, देखिए टान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम 

कालीदास, नरोत्तम, -की रिहाई, २४७ 

कासमत, सुलेमान, २४९ 

कासिम, हाजी, ३, १९, २१७५, २४९ 

किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू ( ईशवरका साम्राज्य 
तुम्हारे ही भीतर ),२०८ 

किचनर, छोड, -बनाम छॉर्ड करन, ४३१; -द्वारा जनरल 
बोथाकी स्वशासन देनेका वचन, ०७४२ 

किचिन, २१३ 

किपलिंग, -की कविताकी दो पंक्तियोंका गांधीजी द्वारा 
उरलेख, ४७० 

किम्सन, ६१, ६९ 

कीलावाला, मोहनलाल; परमानन्ददास, ४, ९४ 

कुक, जे० एम० एस०, रद२ 

कुक, डा०, ३८८-८९, ४०१; -के मतर्मं डा० पेरीकी बात 
गलत, ४०१ 


कुनके, शज 
कुबेर प्रभु, २४६ 
कुबाडिया, शवाहीम साढेजी, १३-१४, ३२ पा० टि०, 


४६, १०४, २४९, २०२ पा० थि०, २०३, २०६, 
२७०, २८८, २८९ 
कुबाडिया, एम० एछु०, २१८७ 
कूपर, नलरवानजी एम०, ४६३, 

कृष्ण, ४४५ 

केनेडी, २६५९ 

केप, -और नेटालमें गीरोंकी परीक्षा नहीं, ६७; -और 
नेशलम भारतीयोंकी परीक्षा कठिनत कठिनतर, ६७; 
“का प्रवास्थिंसे सम्बन्धित विवरण प्रत्येक भारतीयके 
पढ़ने ओर विचार करने योग्य, २४६; -के अ्रतिनिषिलमें 
अभिवृद्धि, १९३; -के प्रवासी अभिनियमपर गांधीजीकी 
जेगरसे बातचीत, २७७; -के अवासी कानून और 


४७७, ४९३ 


संकितिका 


व्यापारी कानून बहुत हानिकर; ११९; -के ब्रिश्शि 
भारतीयोंमें दो विरोधी दल, ११९; -के भारतीयोंकों 
केपसे बाहर जानेके लिए मिवादी अनुमतिपत्र लेना 
जरूरी, २७७; -के भारतीयोंपर गांधीजी, २४६; 
-में काले लोगोंसे मताधिकार छीन लेनेकी रिपोटमें 
सिफारिश, १८६ 

केप आगेस, २६६, पा० टि० 

केप टाइस्स, २६६ पृ!० टि०, २२६६-६७ 

केशवराम, भट्ट, -ढ्वारा गांधीजीकों उपनिषद भेंट, २०६ 

क्रेमेरॉन, कारपोरछ, १०३-४ 

बदन; ७, १३2, २०६, रेह हे, इक; रेटेके उप, 
३७९, ३९७, ४१३; -द्वारा मणिलाल गांधीकी सेवाकी 
बढ़ी प्रशंता, ४१२; -पर गांधीजीके सारे खचेकी 
जिम्मेदारी, ४६ 

कोंकणी, -जेल्से छुक्त, ४; कोंकणियों, -और कानभियोंके 
बीच समझोता, ४२ 

कोठारी, मावजी करसनजी, ९४, १०४, १२३-२४ 

कोडी, जेम्स, -का राँदेरीके मुकदमेमें बयान, ३३ 

कोलम्बस, -के खलातियों द्वारा विद्रोह, ४१ 

क्यू, ३२२ 

क्राउन, पी० आर०, ७ 

क्रॉंल, -की अदालतमें अहमद ईसप दाउदका पुकदमा, ४६; 
“द्वारा मुहम्मद दाउदका झुकदमा खारिज, ४६ 

क्रिकल बुड, ३२२ 

क्र, लोड, २१४५, २१७७-०८, २९७, ३०३-४, ३१३-१४, 
२१७ पा० दि०, ३२१, ३३४-३७, ३३९, ३४३ 
पा० टि०, ३५३, ३६०-६१, ३२६३, ३६६ प"० टि०, 
३७०-७१, ३७४ पा० थि०, ३७५, ३७८, ३८१, 
३८७, २३९९-४००, ४०३, ४१९२, ४१७०, ४२२, 
४गे४-२०, ४२७, ४३०, ४३८, ४४२, ४४६, 
४णण०-०६, ४०५९ पृ० टि०,, ४६०-६१, ४६४-६८, 
४७२-७२, ४७७६-७७, ४८६, ७५०६, ५०८-९, ५१७- 
१९, ७३३, ७३०, ४४०-४१; -और. छोड मार्लेसे 
नेठाली प्रतिनिधियोंकी मुलाकातकी प्रार्थना, ३१२, ३४०; 
-और छोड मारलेसे शिष्टमण्डलकी बातचीत, ३९७: 
-गांवीजीके विचारोंसे बहुत हृद तक सहमत, ४०९; 
-ज्यादा जानकारी देनेमें असमर्थ ४७०; -प्रवासंके 
सम्बन्धमें सेद्धांतिक समानताकों मंजूर करानेकेकी आशा 
बंधानेमें असमर्थ, ५२४, ५२६;--का उत्तर गांधीजीकी 

: शाग्रमें सनन्‍्तोषजनक भी और असंतोषजनक भी, ४८४; 


६५३९ 


-का उत्तर गांधीजीके मतमें निराशापूणे, ४२०; -का 
उत्तर सन्तोषजनक होनेपर प्रभावशाली व्यक्तियोंकी एक 
सभा बुलानेका आयोजन, ४४२; -का गांधीजीकों उत्तर, 
४२०, ४८२, ५२१, ५२६; -की जनरल स्मठसपर 
गांधीजीका संशोवन माननेके लिए जोर डालनेका वादा, 
२४९; -टान्सवाल्के प्रश्षपर जनरल स्मय्ससे बातचीत 
करनेका आश्वासन, ४२१; -की जनरल स्मठस द्वारा 
माँग स्रीकार न करनेपर मारतीयोंकों संघ-संसदर्की राह 
देखनेकी सलाह, ४१७; -की रायमें जनरल स्मठ्सकों 
संघर्षका लम्बा होना नापसंद, ४११; -की रायमें जनरल 
स्मटसको छॉड एऐम्टहिल्का संशोषन मंजूर करानेमें 
कठिनाई होना सम्भव, ४०९; -की रायमें संघ सुसदके 
अधीन स्थितिमें सुधार होनेकी सम्भावना, ३५४; -के 
उतरकी स्मटस द्वारा प्रतीक्षा, ४८६; -के दान्सवाल 
सरकारके साथ समझौता करानेके प्रयत्नोंकी गांधीजी 
द्वारा सराहना, ५३१; -के पाससे कोई निर्श्चित खबर 
नहीं ४९४; -के प्रति गांधीजी व हाजी दबीब द्वारा 
कृतशता प्रकाशन, ४७५०; -के बुलावेकी अतीक्षामें 
गांधीजी, ३८४; -के मतमें बत्रिथ्शि सरकार द्वारा 
नेटाल सरकारसे केवल सिफारिश करना सम्भव, ४२०; 
-को जनरल स्मठससे जरूरतसे ज्यादा डर, ४५४; -को 
टान्सवाली मारतीयोंकी माँग्के ओचित्यका तीवतासे 
अनुभव, ४१०; -को नेटल शिष्टमण्डलक्का कडा पत्र, 
४४६; -को भेजा जानेवाले उत्तरका मसविदा गांधीजी 
द्वारा लॉड एम्टहिल्को प्रेषित, ४५४; -द्वारा गांवीनीको 
भेंटका समय प्रदान, ४०४; -ह्वारा जनरल स्मठसके साथ 
बातचीत करना स्वीकार, ३०६; -द्वारा जनरल स्मथ्सको 
र देना स्वीकार, ४१६; -दढ्वरा द्ान्सवाल्के भारतीय 
प्रशनकों साम्राज्यक प्रश्नके रूपमें जनरल स्मठसके सामने 
पेश, ४१०; -द्वारा पूर्ण शक्तित लगानेपर समझौता 
सम्भव, ४८१; -द्वारा बातचीतकी सारी बातें जनरल 
स्मथ्सको बतानेका गांधीजीकों आश्वासन, ४१०; -द्वारा 
भारतीय समस्याके हल करनेके लिए जनरल स्मट्सकों 
तार, ४२६; -ढ्वारा भारतीयोंकी दोनों माँगें स्वीकार 
करनेकी सिफारिश, २४०; -द्वारा शिक्षमण्डलसे मुला- 
कात करनेसे इनकार करनेकी सम्मावना, २०५; -द्वारा 
शिक्ष्मण्डलसे भेंट करना स्वीकार, ३३३; “द्वारा 
सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त करनेका प्रयत्न, ५७५२१; -से 
असन्तोषजनक उत्तर आनेकी सम्भावना, ४३१; -से 
जनरक स्मटसकी बातचीत, ४८९; -से ढॉ० 


६७० 


अब्दुरहमानकी भेंट, ३१०; -से मेंटकी कोई तारीख 
निश्चित नहीं, ३९४; -से शिष्षमण्डलकी प्लुलाकात, 
३४९, ३७०४, ३७६, ४०७-८, ४१६; >से हुई 
भेंटका परिणाम लोड एऐमटहिलकों लिखे गये पत्रमें, 
४१४; -से हुई शिष्ष्मण्डलकी सेंटका सार, ४०८-११; 
>से हुईं शिष्टमण्डल्की मुलाकातपर गांधीजी, ४११ 

ब्लाक, ३७१ 

वलीफरड, डॉ०, ४२९, ४६६; -और मायरसे गांधीजीकी 
मुठाकात, ४४२; निर्णायकके रूपमें, नहीं, ४४२; -को 
सहनिर्णायकका पद, ५३२ 

क्विन, लिअंग, ६१, ६९, २३५, २६१, २१९३, ३००-३ 
३३१; -और अस्वातपर गांधीजी २३४; -गांधीजीके 
मतमें सत्याग्रहके स्तम्म, २३०; -द्वारा लन्दनकी 
समितिकों ७५० पौंड प्रदान, ६८ 


+<] 


खंडेरिया, २७० 

खमीसा, २४९, २६० 

खरसानी, १३५, १६५; -औओर मुहम्मद इब्राहीमकी फोक्सरस्ट 
जेलमें दाउद मुहम्मदसे मुलाकात, १३० 

खरे, ७४० पृ]० टि० 

खान, जी० एच०, ५२९ 

खापरडे, ४७० 

खीमचन्द, २४७ 

खुसतानी, सुलेमान, ३०९ 

खूनी कानून, देखिए एशियाई कानून संशोधन अधिनियम 

खोलवाड़, ४३६ 


रा 
गणदेवी, खत्री दामोदर दुल्म, ९४ 
गनी, अब्दुल, ४२, ४३, २४९, २००, २६०; -का 
अंगूठेका निशान देनेके लिए पश्चात्ताप, ४३; -का 
किस्सा, ४३; -का संपर्षमें चुस्त रहनेके लिए वचन, 
( अके “आरा अंगूठेका निशान देना खेदननक, १६ 
गवनेर ( टान्सवाल ), -को अनुमतिपत्र जारी करनेके सम्बन्धमें 


पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त, ५४; -द्वारा अध्यदेश छायू 


करनेकी गरणसे एक नया विभाग स्थापित, ५४ 

गवर्नर ( जेल ), -को छिखे प्राथनापत्रका मसविंदा, २०३-४; 
“द्वारा बड़ी जेलमें भारतीयाँके लिए नया पाखाना 
खोलतेका भांदिेश, १०६; -से गांवीजीकी बातचीत, 
१६३ ह 


सम्पूणै गांधी वाडमय 


“ गवर्नर ” जहाज, -भारतीयोंकोी लेकर डर्बेन आनेवाला, ८७; 
-से आनेवाले मारतीयोंसे मिलना गांधीजीका डबंन 
आनेका उद्देश्य, ७६; -से कुछ भारतीयोंका आगमन, ८१ 

गांधी, ( श्रीमती ) कस्तूरबा, १०९, १५१ पा० दि०, १५२, 
१७७०, १८०, १९९, २०२०, २००, २१३, २६५, 
४१८; -की बीमारीमें गांधीजी आनेमें असम, १०९; 
-के अच्छा होनेका समाचार जेलमें गांधीजीको 
उपलब्ध, २०८ 

गांवी, ( श्रीमती ) काशी, ३७३, ३९३ 

गांधी, खुशाल्चरू, ४१८, ४५०२; -से गांधीजीकी नारण- 
दासको उन्हें सोप देनेकी माँग, ४०३; -से छगनकाल 
गांधीकी नारणदासको फीनिक्समें होम देनेकी माँग, 
४०३ 

गांबी, (श्रीमती ) चंचल बेन, १७४, २०२, २०७०, २०८, 
२१३ 

गांधी, छगनलाल खुशाल्वन्द, २५०६, २११५-१४, २६६, 
२१८७, ३८९, ३६९२-९२, ४९०, ४१८, ४३८०-३९ 
४७५२-०३, ४६०, ५१९; -और मणिलाल गांधी 
द्वारा वेस्ट्की बढ़े प्रेमसे सार-सँभाल, ४१२; -के 
सहयोगसे गांधीनीकी पीलककी बम्बश्में एजेंसी 
खुलवानेकी सलाह, ३९२; -को गांधीजीका पढ़ानेका 
निश्चय, ४३७; -द्वारा अपने पितासे नारणदास 
गांधीकों फीनिक्समें होम देनेकी माँग, ४७३ 

गांधी, देवदास (देवा), १७२, २०८, २०९ 

गांधी, नारणदास, ३९१, ४०३; -के भारतीयोंके कश्षेमें 
भाग लेनेके विचारते गांधीजी प्रसन्‍न, ३९२; -को 
गांधीजीकी दक्षिण आफ्रिका जानेकी सलाह, ४०२ 

गांधी, मगनलारू २०८, २१३, २४१, प० टि०, ३९१ 
पा० दि० 

गांधी, मणिछाल, १०८, १७०१-०२, १७०, १९९, 
२०२-३, ३८२, ४१२; -और छगनकाल गांधी 
द्वारा वेस्टकी बड़े प्रेमले सार-सेंभाल, ४१२; -गांधीजीकी 
रायमें अपने अध्ययनसे असन्तुष्ट, २१३; -के कत्तैव्य 
पर गांधीजी, ४३३; -की गांधीजीकी पढाईकी खिन्त! 
छोडनेकी सराह, ४९७; -को गांधीजी द्वारा पत्रकी 
नकल पोलक, कोलेनबेक व स्वामीजीकों भेजनेका आदेश, 
२०९; -पर. बीमारीमें वेस्टकी सेवा करनेके कारण 
गांधीजीकों गये, ४१७ 

गांधी, मोहनदास करमचन्द, ३, ७, १९, १५, १७, २८- 
२९, ३९, ४४, ४७-४८, ५१ पा० दि०, ५०, ६१, 
&९%, ९६४, ९८, ९९, १०९, ११६, १९२०, १४७, 


सांकतिका 


२७२२-०४, १६०, १६९, १७६, १९६, १९८-९९, 
२४९, २०४, ३२६०-६१, २६३, २६७ पा० टि०, 
३९३६०: २६९३, 366. ४9७, ३१९, ३२९, ३३६, 
३३७, ३७९, ३९०, ४१०, ४१८, ४२१, ४४४ 
पा० दि०५ ४४७५, ४डजरे, "४८१, ४९६, ५२७ 
पा० टि०; -अंग्रेजीके मोहमें पड़ हुए भारतीयोंपर, 
४७०७; -अनाक्रामक प्रतिरोध आन्दोलनपर, १५७, १४२- 
४३; -अनुचित आन्दोलन होनेपर अपने देशवासियंके 
विरूद्ध सत्याग्रह करनेकों तेयार, ४१०; -अपनी 
गिरफ्तारीपर, १२३; -अपने इंग्लंड जानेके उद्देश्यपर, 
२६६, २८०; -अपने डबेन आनेके उद्देश्यपर, ७६; 
“अपने प्रिटोरिया जेलके अनुभवपर, २२५२; -अहमद 
मुहम्मद काछल्यापर, ४१; -इंग्लेडमें की जानेवाली 
खाद्य पदार्थोकी मिलछावटपर, ५०१; -इंग्लेंडमें मता- 
घिकारके लिए आन्दोलन करनेवाली महिलाओंपर, 
३०५, ३२३-२४; -ईटोपर, ५०१-२; -ईसप मियाँपर, 
७५, ४०, ७०-०६; -एक रात काफिर और चीनी 
कैदियोंके बीच, १००; -एक ही भररोपमें दूसरी बार 
अदालतमें पेश, १९६; -और उनके साथीके लिए 
जनरल स्मठसका रुख जानना अत्यन्त महत्त्वपूणे, ४६०, 
४६७; -ओर कनैर सीलीकी जनरल स्मठससे कई बार 
भेंट, ४०८;-ओर हाजी हृबीबकी रिविसे मुलाकात, २८०; 
-और हाजी हृबीबकी सर रिंचर्ड सालोमनसे बातचीत, 
२८६; -और हाजी हबीबकों दान्सवाल्की सरहदपर 
गिरफ्तार किये जानेकी सम्मावना, ५३२; -और हाजी 
हबीवकी नागप्पनके बलिदानसे बड़ा दुःख, २८०२; 
-और हाजी हबीब द्वारा लॉड एम्टहिलकों धन्यवाद, 
४२३; -कठिन शेक्षणिक कस्ौटीकी शर्तेपर, ३०; 
-कड़ीसे कंडी शेक्षणिक कसोटीकों माननेके लिए तेयार, 
७५०; -कर्नेठ सीलीके भाषणपर, ११६; -कल्कत्तेके 
हिन्दू-मुस्तिम दंगेपर, १३६; -काउन्ड अॉस्स्टॉयके 
सत्याग्रहपर, ४४७; -काउंट टॉल्स्टॉयपर, ४८३; 
काछलियापर, ५६, १८७; -केपके भारतीयोंपर, २४६; 
-केदियोंकि रहनेकी व्यवस्थापर, २३४; -गुजराती मापा- 
पर, ४५८॥$ -(औीमती) गशुलबाईकी मृत्युपर; २६०; 
“चुपचाप कष्ट सहनपर, ४००; -चेस्टरटन द्वारा अभिव्यवत 
किये गये विचारोंपर, ५०४; -छोटालाल पारेखपर, ४९६; 
“जंजीबारके भारतीय कि कष्टोपर, ४३०; -जनरल स्मट्सके 
साथ हुए समझौतेपर, १२८; -जेल्की खूराकपर, २३१; 
-जैल्की तनहाईमें, १५५, २३०; -जेलकी व्यवस्थापर, 


६५३ 


१२४-२०; >जेलकी सफाईपर, १६७; -जेलकी 
स्थितिपर, १२४; -जेल्के अनुमवपर, ११९३-२६, 
१४७०-५२ , २१८०-८३, १६०२-६६, औब २३३५ 
२१३८-४२; -जेलके कपडोंपर, १२६; -जेलके कष्टों- 
पर, ६२; -जेलके सख्त कामपर, १४२; -जेंल जानेके 
अयोग्य व्यक्तियोंपर, १८२; -जेर जानेके सम्बन्धमें 
मनमें उठनेवाले दो विचारोंपर, १८२-८३; -जेल 
जनेवाले नेटाल्के ११ व्यवितयोंपर, ७; -जेल जानेसे 
ओर भी अधिक बलवान, २२८; -जेल्के जीवनपर, 
२१४; >जेलमें घीके बिना भात खानेमें असमर्थ, 
२०३; जजेलर्म बीमारीपर, १८०-८१; -जेलमें 
ब्रिटिश भारतीयोंके कामपर, १४७-४८; -जेल्से 
छूटनेके बाद जमिस्टन स्टेशनपर, ११०; -जेल्से 
रिहा होनेमें प्रसन्‍न नहीं, २१८; -जेोहानिसबर्ग जेल्में 
प्रेषित, १४९; -जोहानिसबर्गंसे वापस फोक्सररस्टवमें, 
१६४; -टान्सवालकी स्थितिपर, १३०-३ १; -दान्सवालू- 
की हल्चलका भारतमें पड़नेवाढे अस्रपर, ८०; 
-टन्सवालके मताधिकार प्रतिबन्धपर, २४७; -टान्सवालमें 
भारतीय नेताओंकी जेल भेज देनेंके सम्बन्धमें भारतीयों- 
की भावनापर ७९; -टान्सवाल्में भारतीयोंकी स्थितिपर, 
७६-७७; -अन्सवारूमें शिक्षित मारतीयोंके आनेके 
अबाध अधिकार स्थापित करनेके इच्छुक, १३०; 
-टान्सवाल्से बाहरके भारतीयोके कर्तेव्यपर, १९१; 
-थन्सवाल-सरकार द्वारा भारतीयोंकों दी जनेवाली 
सजाओंपर, २९; -डकनके भाषणपर, ११; -डर्बेन 
जानेके अपने उद्देश्यपर, १९३; -तमिलोंकी बहादुरीपर, 
२१९; -तीन यरमोंपर, २००; -तुल्सीकृत रामायणपर, 
९९--१००; -थीडी-बहुत अंग्रेजी पढ़-ल्खिकर अपनी 
भाषाकों मूल्नेवाले भारतीय नवयुवरकोंपर, १७८; -दक्षिण 
आकफ़रिकी संघके अश्नपर, २७१; -दाउद मुहम्मदकी 
देश सेवापर, १९०; -दाउद झुहम्मदपर, ३२८१-८२; 
-नई हवावाके भारतीय युवकोंपर, ४४९; -नये कानून- 
पर, ६६; -नये वर्षपर, १६१; -नारणदासंके भारतीयकि 
कष्ठों मे भाग छेनेसे प्रसन्‍न, ३९२; -निर्वासनकी नीति- 
पर, २१७; -नेटक आनेवाके भारतीय यात्रियोंकी 
असुविधाओंपर, १९९; -नेदाल्के कर्तेव्योॉपर, ७२; 
-मेटालमें मारतीयोंकी शिक्षापर, १४६; -नेशल 
शिष्टमण्डलपर, ३५४, ४४६, ४८८, ४९६; -पिछले 
१७ वर्षोसे दक्षिण आक्रिकांक निवासी, ३१०; -पोलकके 
जीवनपर, २१७३-७४, ४३५, ४४९; -प्रिटोरिया जेल्की 


जिडं 


सफाईपर, २३०; -प्रिटोरिया जेलमें, २९९; -अ्री० 
गोखलेको दक्षिण आक्रिकामें पूर्णता प्राप्त करते हुए 
देखनेके इच्छुक, ५३८; -भी० गोखलेपर, ४४९; 
-फीनिक्सकी पाठशालापर, १३७--४१; -फीनिक्समें 
रहनेवाले लोगेंकि कत्तेव्यपर, ८६; -फीफ्सररू जेलमें 
कैदियोंकी स्थितिंपर, २११; -फोक्सरस्ट जेल्से स्टेशन 
तक पेंदल, १४९; -जअल्लचयेपर, २००; -भारतकी 
भाषाओंपर, ४९२; -ब्रिथ्शि भारतीयोंकी -कानूनेंकि 
खिलाफ शिकायतोंपर, १३१; -भारतीयोंकी प्रतिश्ञा- 
पर, २९६; -मारतीयोंको प्रभावित करनेवाले स्थानीय 
प्रश्नोपर, ८०; -मारतीयोंसे सम्बन्धित विषेयकोंपर, ८०; 
-मणिछाल गांधीके कर्तव्यपर, ४३३; -मताधिकारके 


लिए आन्दीलून करनेवाली महिलाओंपर, ३३८, ३५४, 


२३७२-७३, ४०२, ४३०-३९, ४४६, ४७३, ४८८- 
८९, ४९७, ५३०-३१; -मंथ-निषेष सम्बन्धी कानून- 
पर, २११; -अक्युरीकी सम्पादकीय टिप्पणियापर, 
१२५७; -मुक्त हुए भारतीय वन्दियोंपर, ७९; -रिचकी 
स्थितिपर, ९; -(श्रीमती) रिचकी बीमारीपर, ३३७-३८; 
“रुस्तमजीपर, ३५६; -लन्दनंके भारतीयोंकी सभापर, 
७५२९; -डो्ड क्रूसे हुई शिष्टमण्डलकी सुलाकातपर, 
४११; -लोंड मेकॉलेके भारतकी शिक्षासे सम्बद्ध 
विचारोकि मोहमें, ४५६; -लालाजीके मुकदमेपर, ४९९; 
“विजयादशमीपर, ४९८; -शरीर-बलकी व्यर्थतापर, 
४९७; -शिक्षा सम्बन्धी प्रश्षपर, ७७-७८; -शिक्षित 
भारतीयोंका प्रश्ष नया होनेके आरोपपर, ३३०-३१; 
“शिक्ष्मण्डलकी यात्रापर, २१६८-७३, २१७०-७८; २१८०- 
<२, २९६, ३३९, ३७६, ३६३, ३६५, ३८०, ४०३; 
-संघ अधिनियमपर, २६ ७; -संधषेपर, ४२; -संघीकरणके 
प्रभावपर, ७८; -सच्ची शिक्षापर, ८७; -सत्याग्रहपर, 
८७५, ३८६; -सत्याग्रह्िियोंके कष्टपपर, २३६; -सब्यताके 
उन्मादपर, ३८८-८९; -समझोतेकी खबर देनेमें असमथ, 
३८०; “सर कर्जेन वाइलीकी हृत्यापर, ३००-२; 
“सार्वजनिक सभामें पास किये गये दूसरे अ्स्ताव- 
पर, ११३; -सोराबजी शापुरजीपर, ११५; -दटारमें 
प्रकाशित पठानोंके पत्रपर, १७०२-७३; -स्थलॉडके 
विचारपर, ११; “हाजी हृबीबपर, २७६, २८९; 
-का इंग्लेंड जाना यूरोपीय मित्रोंकी रायमें आवश्यक, 
२०९; -का उपन्विशियोंकी न्याव-भावनापर काफी 
विश्वास, १६९; -का एच० एस० एल० पोलकको अपनी 
शक्ति टान्सवाल्के प्रक्षपर केन्द्रित करनेका निर्देश, 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


३३६; “का एच० एस० एल० पोलकको पेटिट तथा अन्य 
लोगोंकी शिष्टमण्डलोंका व्यय देनेंके लिए राजी करनेका 
परामश, ३९४; -का एशियाई कानून रद करनेका 
आग्रह, १३०; -का केवल छः शिक्षित मारतीयोंको 
सालमें प्रवेशकी अनुमति देनेका सुझाव, ३१८; -का 
गर्म-दलियों ओर नमे-दल्थिंकि तरीकोंसे मतभेद, 
७५१४; -का छगनलालकों पढ़ानेका निश्चय, ४३७; 
“का बीवन भारतीयोंकी अतिज्ञा पूरी करानेके लिए 
मृत्युपपन्त जूझसेमें संलूम्तन, ४६९; -का जोहानिसबर्ग 
जेलमें दुःखद अनुभव, १६२; -का टान्सवालके प्रश्नकों 
कांग्रेस मंचपर रखनेका सुझाव, ५३८; -का डॉ० 
नानजीकों फीनिक्सका ध्यान रखनेके लिए धन्यवाद, २१४; 
-का १३ नवम्बरकों दक्षिण आफ्रिका वापस जानेका 
निश्वय, ५०६; -का दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको 
सन्देश, १०७, १०९, १९७-९८; -नेदाछ मक्‍यरीके 
प्रतिनिधिको उत्तर, ७७; -का प्रो० गोखलेकी ट2न्सवाल 
आनेका निमन्त्रण, ५३७; -का बत्रिथ्शि भारतीय 
तरुणोंके नाम सन्देश, १०२-३; -का भारतीयोसे 
निवेदन, २००; -का भारतीय केदियोंको अलूग रखने- 
पर ओर, २२१५४; -का मजिस्टेट्के सामने बयान, 
१९६-९७; -का मत पुस्तकोंके अध्यवनसे सत्याग्रहके 
बारेमें अधिक दुढ़, १८९; “का मॉडको मिलीकी प्रेम- 
पूणे सहायता और सलाह लेनेका सुझाव, ५३९; -का 
मुकदमा ७ दिन तक मुल्तवी, १२६; “का 
बतनियोंकी सत्याग्रहकों उपयोगमें छानेका सुझाव, 


२४३; -का विश्वास कि पठानोंसे पत्र लिखवानेमें एक 


प्रसिद्ध भारतीयका हाथ, १७३; -का छोड ऐम्टहिल्से 
अनाक्रामक प्रतिरीधियोंके साथ कोई सौदाबाजी न करनेका 
अनुरोध, ३४१; -का लोड ऐम्टहिलसे जनरल स्मट्सके 
वत्तव्यपर ध्यान देनेका निवेदन, ३७४; -का लॉडे 
क्र के सामने जनरल स्मट्सकों तार देनेका सुझाव, ४११; 
-का लन्दनमें अखबार निकालनेका सुझाव, ५२९; “का 
शिष्टमण्डलके समथनमें दक्षिण आकफ्रिकाके हर स्थान- 
पर समाएं करनेका सुझाव, २०८; -का शुभ कामना- 
अंकि लिए डोकको धन्यवाद, १०२; -का संशोधन, 
३४१; -का सह्माग्रह्ियों और दूसरे भारतीयोंको सन्देश, 
९८-९९; -का सन्तरीकी अनुमतिके बिना जेलकी 
खूराकके सिवा कोई खूराक न छेनेका निश्चय, १५०; 
“का सर चाल्स रिचडैकों व्यक्तिगत पत्र ब्खिनेका 
अमीर अछीकों सुझाव, ३४०; -का सांड्स॑से व्यक्तिगत 


सांकितिका 


सम्बन्ध, ३९८; -का सुधार जनरल स्मट्स द्वारा 
नामंजूर, ३९०; -क्ा स्टारकों भारतीयोंकी मगिका 
न्यायवूणे होनेके बारेमें विश्वास दिलानेका अयत्न, ५४; 
-की हृबीब मोटनकों जवाब, २६४-६७; -का हमीदिया 
इस्लामिया अंजुमनकों माला पहनानेके लिए धन्यवाद, 
११३; -की अँगूठे या अंग्रुल्योंकी छाप न देनेके 
बारेमें सफाई, १००-६; -की अंग्रेज नारियोंकों अना- 
क्रामक प्रतिरोधियोंक्री पत्नियों एवं पुत्रियोकि लिए 
चन्दा देनेकी सलाह, ४२८; -की ई० एम० पंटेलको 
बधाई, ६; -क्षी उपनिविेश सचिवसे बातचीत, २०; 
-की काछलियाको आत्मत्यागके लिए बधाई, १७७; 
-की काजीसे थ्रियोरिया जेल जाते समय मुलाकात, २२९; 
-की काफिर केदीसे बातचीत, २३०; -की कामाको 
बधाई, ५; -की खुशालूचन्द गांधीसे नारणदास गांधीकों 
उन्हें सौंप देनेकी माँग, ४०३; की गिरफ्तार किये 
गये मारतीयोंकों बधाई, १९०; -की छातीमें जेलमें 
तकलीफ होनेके कारण, २३२; -की जहाजमें जेगर, 
मेरीमेन तथा सॉबरसे मेंट, २१७७; -की जेलकी तकलीफ 
न सह सकनेवाके भारतीयोंको अन्य प्रकारसे मदद करनेकी 
सलाह, २१६; -की जेल जानेकी प्रबल इच्छा नेटालके 
बहादुर नेताओोंके जेल जानेपर पूर्ण, १२९३; -को जेल्में 
चिकित्सा अधिकारीसे झ्ुझाकात, २०३, २२२; -की 
जेलमें दिनचर्या, २३८; -की जेल्में प्रायः सभी माँग 
पूरी, २३९; -की जेलमें प्रार्थना, २१०; -की जेल- 
निदेशकको भर्जी, २३२; -की जेल-निदेशकसे मुलाकात, 
२३८; -की जेगरसे केपके प्रवासी अधिनियमपर बातचीत, 
२७७; -की जोहानिसबगंके भारतीयोंको नागप्पनके 
नामपर छात्रवृत्ति प्रारम्भ करनेकी सछाह, ४६२-६३; 
-क्री टआन्सवाल भेजे जानेवाके 'लोगोंको अँगूठेका 
निशान न देनेकी हिदायत, ७२; -की डिपुटी गवर्नर 
(जेल) के सामने तीन माँगे, २३०; -की दावजी 
आमोदकी ओोरसे पेरवी, १०३-४; -की दूकानदारोंको 
संधर्षमें पे सेकी मदद करनेकी सलाह, ३; -की दृशिमिं 
पडवोकेद आफ इंडियाके लेख बहुत कीमती, 
४३९; -की दंष्टिमें जेल-व्यवस्थादी शिकायत करना 
अनुचित, २९४; -की दृश्टिमं दान्सवालमें चलनेवाले 
संघर्षके लिए अनाक्रामक प्रतिरोध प्रत्येक विचारसे 
उचित, १०३; -की दृष्टि भारतीयोंकी स्वतन्त्रता 
निश्चित कर देनेपर संघीय संविधानमें कोई दोष नहीं, 
२६७: “की दृष्टिमं देश-प्रेम धर्मका एक हिस्सा, 


दर छ्‌ प्‌ 


१८०; “की दृष्टिमें निर्वासनक्री नीति बहुत ही 
मू्खतापूणे, २१७; -की दृश्में फ्रांसीसी क्रान्तिसे 
जनताकों विशेष छाम नहीं, २४१; -की दृश्मिं ब्रिटेन 
और भारतकी जनताक सम्बन्धोंकों तोड़ना अनिश्कारी, 
१०३; -की दृष्टिमें लोग त्रिटिश राजसे अपीर, ५१३; 
“की नारणदास गांवीकों दक्षिण आफ्रिका जानेकी 
सलाह, ४५२; -की नेटलके भारतीयोंकी परवानेके 
बिना व्यापार करनेकी सलाह, ३४, ५६; -की नेटालके 
भारतीयोंकों सत्याग्रहकी शपथ छेनेकी सलाह, ३५; -की 
पत्र-लेखकोंकी संघर्ष न त्यागनेकी सलाह, १३४; -की 
पारसी समाजको बवाई, १९३; -की (श्रीमती ) पिल्‍्लेके 
मामकेमें गवाही, २३९; -की पोलककों डॉ० भेहतासे 
पत्र-व्यवद्ार करनेकी सलाह, ४२९, ४४२; -क्ी 
पीलककी प्रो० गोखलेसे बातचीत करनेकी सलाह, 


' ३२२, -की पोलककों भारतीय सुसंस्क्ृत महिलाओंसे 


चंढा एकत्र करनेकी सछाह, ४२८; -की पोल्कको 
शेरिफके बिना सावेजनिक सभा करनेकी सलाह ३७९; 
-की प्रिटोरियाके भारतीय केंदियोंकों बवाई, ६९; -की 
प्रिदोरिया जेलके डॉ० से घी देनेकी माँग, ३२१; 
-की प्री० गोखलेसे पोलककी सहायता करनेकी अपील, 
३०७; -की फीनिक्सकोी ऋण सुकत करनेके लिए 
कानूनी पुस्तकें व विश्वकोष बेचनेका आदिश, २१२; 
-की फेरीवालोंकी परवानोंके बिना व्यापार करनेकी 
सलाह, ६३; -की फोक्सररस्ट जेलमें गिरफ्तारी, १२३; 
-की फोक्सरस्ट जेलमें सत्याग्रही योडाओंसे मुलाकात, 
२०२८; -की भाईजीकों केद जानेपर बधाई, ८८; 
-की भारतीयोंकों अदाल्तमें प्रवेश करते हुए सलामकी 
प्रथाकों निमानेकी सलाह, ३६; -की भारतीयोंको कष्ट 
उठाते रहनेकी सलाह, ४१७; -की भारतीयोंकीं एशियाई 
कानून रद करने और शिक्षित भारतीयोंकी प्रवेशा- 
धिकार देने तक पंजीयन प्रमाणपत्रका उपयोग न करनेका 
सुझाव, २१८; -की भारतीयोंको झूठ न बोलनेकी सलाह, 
३६; -की भारतीयोंकों दूकाने गोरोंकों बेच देनेकी 
सलाह, २; -की मारतीयोंकी मानापमानकों ताकपर, 
रख देनेकी सलाह, ४५; -की भारतीयोंकों मुहम्मद 
दाउदकी जेल जाने से न रोकनेकी सलाह, ४९४; 
-की भारतीयोंकों स्विके लिए सहानुभूतिका पत्र भेजनेकी 
घलाह, ३३८; -की भारतीयोंकी विलायतमें रहकर 
अपनी भाषा न भूलनेकी सलाह, ४५९; -की भारतीय 
दूकानदारोंकों हिम्मत न ह्वारने और फेरी लगाकर जेल 


हि 


ज््र 
जानेकी सलाह, १८४; -की भारतीय फेरीवालोंको 
बिना परवाने फेरी लगाकर गिरफ्तार होनेकी सलाह, 
३; -की भारतीय व्यापारियोंक्रों अपना माल्मता पूरी 
तरह हं।म दनेकी सलाह, १०४; -क्ी मणिलाल गांषीकी 
पढ़ाईकी चिन्ता छोड़नेकी सलाह ४९०; -को माँगकों 
जनरल स्मठस मंजूर करनेमें असमर्थ, ५२१, ५४४; 
-की मान्यताके अनुसार जहाजके पहले दर्जोंकी अपेक्षा 
तीसरेंमें ज्यादा सुख, २७०; -की माबर और डॉ० 
क्लीफर्डले मुलाकात, ४४२; -क्ी मायरक साथ 
जोद्ानिसबर्गमें जान पहिचान, ४६६; -की झुख्य वार्डरसे 
थी न मिलनेकी शिकायत, २०३; -की रायमें उनके 
पुत्रकों निर्वासित करके अधिकारियों द्वारा उनके साथ 
कठोर बरताव, ५२; -क्ी राबमें कानूनन्‌ मद-निषेध 
जारी रझूना आवश्यक, २११; -की राबम कार्फिर 
कैदियोंकि साथ भारतीय केदियोंकी रखना अनुचित, १६२; 
-की रायमें गिरमिय्के द्वारा छोगोंकी मजदूरीसे लाभ 
उठानेका रास्ता कानूननू बन्द करना आवश्यक, ८४; -की 
रायमें गुजराती अन्य भारतीय भाषाओंकी तुलनामें 
बहुत दरिद्र, १७८-७९; -की रायमें चेमने अपने पदके 
लिए बिलकुल अयोग्य, ८८;-की रायमें जनरल स्मट्स द्वारा 
सीमित संख्यामें स्थायी अनुमतिपत्र देना सम्भव,, ३७९; 
-की रायमें जनरल स्मठ्स लुगेरोंकि दलके सरदार, ६; 
-की रायमें टान्सवाल्म भारतीयोंका संघर्ष आधुनिक 
युगका सबसे महान्‌ संघर्ष, ७३४, ५३७; -की रायमें 
धींगराका जवाब सिफ बचपनभरा, ३०९; -की राषखमें 
धींगराकी सफाई निकम्मी, ३०१; -की रायमें दक्षिण 
आफ्रिकासे बाहर चन्दा एकत्र करना आवश्यक, ७३६; 
-की रायमें नेटालमें सत्याग्रह चलानेसे स्वार्थ और 
परमार्थ-दोनों अर्था्की सिद्धि, ३४; -की रायमें प्रवासी 
कानून ताज़के अपीन उपनिवेशके उपयुक्त कानून नहीं, 
४०८; -की रायमें भारतीय केदीको भादयरके ब रेमें 
शिकायत करनेका पूरा अधिकार, २२४; -की रायमें 
मणिलाल गांधी अपने अध्ययनसे कुछ असन्तुष्ट, २१३; 
-की राबमें राजनीतिक मामके बहुत विकट, ३९१; 
-की रायमें छॉंडे क्र का उत्तर सन्तोषजनक भी और 
अस॒ुन्तोपजनक सी, ४५४; -की रायमें शिष्टमण्डरूपर 
आशा लगाना व्यथ, २१०९; -की रायमें सत्याग्रहियोंको 
शिष्टमण्डलकी ओर तनिक भी नजर रखनेको आवश्यकता 


, नहीं, २६०; -की रायमें दृत्याओंकोी भारतके लिए 


लामप्रद माननेवाले लोग नासमझ, ३०१; -की रिचकी 


सम्पूर्ण गांधी वाड-मंय 


सहायताके लिए अपील, ९; -की हरून्दनके भारतीयोंको 
स्वयंसेवक बनाने तथा घर-घर जाकर एक सहानुभूति- 
पत्रपर हस्ताक्षर एकत्र करानेकी सलाह, ७५२९; 
-की छोड क्रू से बातचीतके दमियान टान्सवालू-सरकार 
द्वारा भारतीयोंका निर्वासन करनेमें हस्तक्षेपर्की प्रार्थना, 
३०२; -की वेस्टकों (श्रीमती ) गांधीकी बीमारीपर 
रोज बुलेटिन निकालनेकी हिदायत, १०८; -की 
व्यापारियोंकी अपना कत्तेव्य पालन करनेकी सलाह, 
१३४; -की शरीर बलका साथन अपनानेवाले मारतीयों- 
को फेरारके उदाहरणसे शिक्षा छेनेकी सलाह, ४९७; 
-की शिकायत जेलके नियमोके विरुद्ध, ११०; -की 
शिष्टमण्डलप्र॒ आशा कम लगानेकी सलाह, ३१२; 
-की सत्याग्रहीकी बधाई, ८९; -की समस्त दक्षिण 
आक्रिकी भारतीयोंसे अपील, ५२८; -की समस्त 
भारतीयोकि लिए सदबुद्धिकी प्रार्थना, १०४; -की 
सुझाई हुई पारास लॉड एम्टहिलकों सन्‍्तीष, ३०३; -की 
हाउटपुटके भारतीय के दियोंसे मुलाकात, २४६; -की सर 
फ्रांसिस हापबुडसे अनोपचारिक भेठकी प्रार्थना,४६०; -के 
प्रति जेल निदेशककी सोजन्यता, २१३; -के भारतीय 
समाजके प्रति दो शब्द, १५०२-०३; -के भाषणका 
सार, ४७३; -के मतमें अंगुल्यिकि निश्ञान देना 
स्वतः आपत्तिजनक नहीं, १९८; -के मतमें अधिक 
संगठित संघकी योजनाकी भनिश्चित कार तक गाल 
देना ही उचित, १९३; -के मतमें अमीर होनेसे 
गरीब होना ज्यादा बड़ी नियामत, २०५; “के मतमें 
आधुनिक सम्यतासे मारतकी कोई भलाई नहीं, ४७८; 


' -के मतमें उनके जेलके अनुमबोसे अन्य भारतीयोंकों 


लाभ, १५३; -के मत कनेल सीलीका भारतीयोंको 
इज्जतके साथ रखनेका विचार बिलकुछ ढोंग, ११६; 
“के मतमें काम चोरी भारतीयोंके लिये कलूंकर्की बात, 
१४७; -के मतमें क्विन सत्याग्रहके स्तम्भ, २३८; 
-के मतमें गुजरात स्वदेशीके उत्साहमें भी सबसे पीछे, 
१७९; -के मतमें जनरल स्मद्सका निगैय दुर्भाग्यपूर्ण, 
३७७; -के मतमें जनरकू स्मठ्स द्वारा की गई दगा 
भारतीयोंके सत्याग्रही होनेके कारण फायदेभन्द, ११९; 
-के मतमें जातीय भावकी रक्षाके लिये अपनी भाषाके 
प्रति श्रेम और ममत्व होना आवश्यक, १७८; -के 
मतमें जातीय भेद-भार्वक्रे कारण भारतीय स्वराज्यके 
अयोग्य, १८१; -के मतर्म जेलका जीवन सर्वंथा 
असह्य, २९६; -के मतमें जेलके रसको रस मानकर 


सतंकितिका 


चखनेवालोंका पीछे हटना असम्मव, २१०; -के मत 
जेलमें कष्ट नहीं, ९८; -के मतमें जेलम तबीयत 
खराब होनेका कारण सत्याग्रहमें कमी, २३३; -के 
मतमें जेलमें रहनेवालोंकी अपेक्षा बाहर रहनेवालोंकी 
जिम्मेदारियाँ अधिक, ९८; -के मतमें टान्सवालके 
भारतीयोंपर समस्त भारतीयोंका भार, ११७; -क 
मतमें टान्सवालमें राजनीतिक अपराध जेसी कोई चीज 
नहीं, २९६; -के मतमें टान्सवाल संघर्षसे भारतीयोंकी 
प्रतिष्ठामें अभिवृद्धि, ११९; -के मतमें दान्सवाल 
सरकार सम्मानपूर्ण समझोतेकी अनिच्छुक, ३४१; -के 
मतमें मतमें धींगरा निर्दोष, ३०१; -क मतमें दक्षिण 
आफ्रिकाके उपन्विशियोंको अनाक्रामक प्रतिरोधका स्वागत 
करना उचित, १३०; -के मतम .दाउद सुहम्मदका 
टान्सवाल्का मामला समाप्त होनेपर भारत जाना 
सम्भव, ३५०, -के मतमें दुःखोंके निवारणके 
लिए सत्याग्रहक अलावा और कोई सच्चा इलाज 
नहीं, ९९; -के मतर्म देश-पर्मक लिए जेल जानेमें 
ही सुख, १८३; -के मतमें पोलक द्वारा की गई मारती- 
योंकी सेवाका मूल्यांकन करना असम्भव, १०४; -के 
मतमें पोलकपर की गईं चोठ सभी भारतीयोंकों लजाने- 
बाली, १५४; -के मतमें फीनिक्सके इन्तजाममें कुछ 
गड़बड़ी, ४१२; -के मतभें बाहरवाले लोगोंकी जेल- 
बाके लोगोंसे ज्यादा जिम्मेदारियाँ, ११०; -के मतमें 
भारतमें भारतीयकि कष्टका इलाज भीतरी प्रयत्नोंसि 
सम्भव, ३१८; -के मतमें मारतीयोंका पंजीयन एक 
शिनाख्ती कारवाई, ३२६; -के मतमें भारतीयोंकी 
व्कर बलीसे, ११७; -के मतमें मारतीयोंकि कष्ट 
दूर करनेका उपाय उनके अपने हाथमें, ४७१; -के 
मतमें भारतीयोंकि रुखमें कोई विद्रोह नहीं, ७७; 
-के मतमें मारतीयीकि लिए कानूनकी किताबसे प्रजाति 
सम्बन्धी धब्बेकी मिद्ानेके लिए जोर देनेका बडा 
कारण, ४०९; -के मतमें भारतीयोंकी अपनी पाठ्शालाएँ 
खोलना आवश्यक, १४१; -के मतमें भारतीय केदियोंकि 
साथ व्यवहारके बारेमें भेजी गई शिकायतें सच, ५४१; 
-के मतमें भारतीय कैदियोंकी काफिरोकि साथ गिने- 
जाने तक स्थिति खतरनाक, १८०; -के मतमें भारतीय 
दूकानदारोंके भिखारी बननेमें जातिका हित, १६१; 
-के मतमें भारतीय राष्टका निर्माण दक्षिण आफ़िकामें, 
४०१: -के मतमें भारतीय समाजकोी शिष्टमण्डलप्र 
बहुत अधिक निर्मर रहनेकी आवश्यकता नहीं, २*०८; 


०5४३ 


&४+५० 


-के मतर्मं मनिक्र द्वारा समस्त भारतीय समाजपर 
किया गया दोषारोपण निराधार, २४४; -के मतमें 
यूरोपीय साम्राज्यक लाड़छे बच्चे ओर भारतीय उपक्षित 
बेट, २७१; -के मतमें राजनीतिक दुःखोंको ठलनेका 
मुख्य उपाय, जेल जाना, १९३; -के मतमें रावट्रका 
विवरण अ्रामक होना सम्मव, ३८०; -के मतमें लॉडे 
क्रुका उत्तर निराशापूरंण; ४२०; -के मतमे लॉडे 
मालें संसार भरमें त्रिथ्शि उदारवादक प्रतीक, ४०६;- के 
मतमें लोड मेऋाले द्वारा लिखित शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्टसे 
भारतका हित नहीं, ५१३; -के मतर्भ शिक्षित एशियाइ- 
योंका अरन किसी भी अर्थ नया प्रश्न नहीं, १२८; 
-के मतमें शिक्षित भारतीयोंक सम्बन्धमें व्यक्तियोंका 
लिहाज करना अनुचित, ५१; -के मतमें शिक्षित 
भारतीय प्रवासियोंका निवास स्थायी बना देनेस कोई 
लाभ नहीं, ३७७; -के मतमें शिष्टमण्डलका केवल 
खानगी तोरसे काम करना काफी नहीं, ४७१; -के 
मतमें शिष्रमण्डलके सदस्योंकों गिरफ्तार करना जनरल 
स्मटसकी एक बढ़ी भूल, २६३; -के मतमें शिष्ट- 
मण्डलको मदद देनेके लिए स्थान-स्थानपर सभाएँ करना 
जरूरी, २०९; -के मतमें संबपे सच्चा होनेके कारण 
लड़ना आवश्यक, २; -के मतमें सच्चे सत्याग्रहकी 
कसौटी अपना बलिदान, ३०७; -के मतमें सत्याग्रहकों 
हमेशा ईश्वरीय सहायता उपलब्ध, २४०; -के मतमें 
सत्याग्रहसे विजय पाना ज्यादा ठीक रास्ता, ९९; 
-के मतमें सत्याग्रह सरक भी है और किन भी, 
९८; -के मतमें सत्याग्रहीका पेसा परमेश्वर नहीं, २२६; 
-के मतमें समझोतेकी सम्भावना कम, ३७८; -के 
मतमें सर कजैन वाइलीकी हत्यासे शिष्टमण्डल्के 
कायकों धक्का, ३०१; -के मतमें स्वामी शंकरानन्दके 
शिक्षा सम्बन्धी विचार हिन्दू-मुसल्मानोंमें विरोव पेदा 
करनेवाले, ३७६; -के मतमें हिन्दू धमंका रहस्य जानना 
हिन्दुओंका ही नहीं सारे भारतीयोंका कतेव्य, ९९, 
-के मतानुसार शिक्षित मारतीयोंका प्रश्न नया नहीं, 
३३१; -के मत्ये जेल्की बनिरबत बाहर बहुत ज्यादा 
सख्त काम, ११०; -के छॉडे ऐम्टहिल्कों पत्र ल्खिनेके 
दो उद्देश्य, ५१४; -के विचारमें नये कानूनके छा्मोंको 
स्वीकार करना एक बहुत बड़ा त्याग, ७७; -के विचारोंसे 
छोंडे क्रू बहुत हुद॒ तक सहमत, ४०९; -के साथ 
जेलमें अच्छा व्यवहार, ११०; -के साथ जेल्में हुए क्र्र्‌ 
व्यवहरकी जाँच, २३९; -के सारे ख्वेकी जिम्मेवारी 


६७५८ 


कौकेनबेकपर, ४६; -के सिरकी नर्तोर्म जेलम जोरोंका 
दूं, २०३; -के हाथोंम हथकडियाँ, २३९; -को 
उपन्विश-साचिवरा मिलनेके लिए तररोें सब्देश, २० 
>वी कम सजा मिलनपर ढु:ख, १९७; -को कुछ 
भारतीय कैदियोंक कफेरोंके साथ उनकी कोथ्रीमें 
सोनम खुश होनेपर दुःख, १५१: ५००; “को 
भिरफ्तूर करते अधिकारियोंकी मय, ४ंडंट; >नकों 
जनरल स्मट्सवी ओरसे जेलूमें दो घामिक पुस्तकों 
उपलब्ध, २३८; -को जनरक स्मठसके तरीकोंकी 
जानकारी, ३४१; -को जनरल स्मठसके साथ बातचीत 
असफल हो जानंपर निराशा, ७३२; -को जानवझकर 
गलत रूपमें पश करनेके आरोपका स्टार द्वारा जोरसे 
खण्डन, ५४; -को जेलमें न अनेक सलाह देना मुख्य 
बार्रके मतभें निरर्थक, २१०; -की जेलम टोपी सीनेका 
काम अपित, १६२; “को जेल्में रुस्तमर्जी सेठ द्वारा 
एक पुस्तक प्रेषित, ११३; -को जेलूमें भी भेदभावका 
अनुभव, १८१; -को जेल्से बाहर आनेमें जरा भी 
खुशी नहीं, २९०; -को तीन बारमें पांच मास और 
तीन सप्ताहकी जेलवी सजा, २१७; -को तीसरी बारकी 
जेलमें सत्याग्रहके अनेक जीवन्त उदाहरण उपलब्ध 
२०५७; -को दाउद झुहम्मदकी कोग्रीमें स्थान, १६०; 
-को दादलानी द्वारा दावत, ४२; -को नेटालके सज्जनों 
द्वारा लड़ाईके अन्त तक साथ देनेका वचन, ११२; 
-को पोलक द्वार। अधिनियमकों रद कर दनेके प्रस्तावसे 
सम्बन्धित तारकी प्रकाशित कर देनेसे आश्चर्य, ३८३; 
“की पोलक द्वारा भो० गीखलेका सन्देश, ५३७; 
-को पोछक द्वारा भेजी गई कतरनें मनोरंजक, ३६७; 
-को थिटोरिया जेल््म किवाड़ोंकों पालिश करतेका 
काम उपलब्ध, २२२; “को शभिटोरिया जेल्में 
किसी भारतीयका सेह देखना मुश्किल, २३०; -को 
प्रिशोरिया जेल्में के जानेकी भाशा, २९२, २२८; -को 
प्रो० गोखलेके स्वास्थ्य-समाचारसे बडा दुःख, ३९०; 
-को फीनिक्सके आथिक प्रश्नते चिन्ता, २१२; -को 
फोक्सरस्ट्के स्टेशन मास्टर द्वारा जेल्से छुथ्नेपर 
मुबारकबादी, ११०; -को फोससररूमें तीन महीने कड़ी 
केदकी सजा, २२१; -को फोक्सरर्ट जेलसे अलग 
करनेके कारण, २२९८-२९; “को (श्रीमती ) फ्रीय 
द्वारा अपने घर आनेका निमन्त्रण, ३७८; -की भट्ट 
केशवराम द्वारा उपनिषद्‌ भेंट, २०६; -को भेजे गये 
मुहम्मदर्खों के पत्रका अंश, २३०८-७९; -को भेद- 


हे धी 
सम्पूण गांधी वाह्मब 


जनक कानूनकी समस्त कव्पना ही अस्वीकार, ५० 
प० टि०; -को मजिस्ट्रेट द्वारा दो मासका सपरिश्रम 
कारावासका दण्ड, १०६; -को झुख्य वार्डर द्वारा 
बेंच प्रेषित, २३८; -को मेरीमेन द्वारा टान्सवाल्क 
मामकेमें पूरी सहायता देनेका वचन, २७७; -को 
लॉर्ड ऋ का उत्तर ४८२, ५२१, ५२६; -को टॉडे 
क्र ढारा द्रान्सवाल्के प्श्नपर जनरल स्मट्ससे बात- 
चीत करनेका आइवासन, ४११; -को छोड क्र द्वारा 
बातचीतकी सारी बातें जनरल स्मठ्सकों बतानेका 
आश्वासन, ४१०; -को वेस्टकी बीमारीमें सेवा करनेके 
कारण मणिलालपर गवे, ४१७; -को संधर्षकी मावनामें 
विश्वास, १३२; -को सत्याग्रद्ियोंकी कम संख्यापर 
चिन्ता नहीं, २३४; -को सावर द्वारा यथात्म्भव 
सहायता देनेका वचन, २७७; -को स्वामी दयानन्द 
द्वारा सुझाई गई वेदोंके माध्यकी क्रान्तिकारी पद्धति 
तुरन्त स्वीकार करनेमें हिचक, २०६; -को हमीदिया 
इस्लामिया अंजुमनकोी भोरसे माछा, ११३; -द्वारा 
अंगुल्योंकी छाप देनेसे इनकार, १२३; -द्वारा अपने 
लिए विशेष रियायत लेनेसे इनकार, २२२; द्वारा अपने 
पुत्रकों फिरसे टन्सवाल्में अवश करनेके लिए सूचना 
७२; -द्वारा अभियुक्तोंकी टान्सवाल्में प्रवेश करनेके 
छिए प्रेरित करनेका आरोप स्वीकार, १०४; -द्वारा 
एक विभेयकका मशविदा जनरल स्मट्सकों प्रेषित, २१, 
२९३; “द्वारा कंकड़ी तोड़नेंक कामकी अपने लिए 
माँग, १६३; “द्वारा काछल्यिकी छेनदारोंकी बेठकर्म 
पेरवी, १०८; -द्वारा काछल्याके साथ किये गये 
कठोर बरतावका जोरदार विरोध, २५१, -द्वारा काजीसे 
१० शिलिंग ग्रहण, १५०; -द्वारा किपर्लिंगकी 
कविताकी दो पंक्तियोंका उल्लेख ४७०; -द्वारा खानेके 
लिए गो मांस छेनेसे इनकार, १६४; -द्वारा गिरफ्तार 
भारतीयोंकी पेरवी, ११५-१६; -द्वारा घीके अमावकी 
प्रिदोरिया जेलके मुख्य वार्डरसे शिकायत, २२२ 

-द्वारा चीनी संघके तारकी भोर छॉड क्र का ध्यान 
आकर्षित, ३८०; -द्वारा जे० नटेसनकों पुस्तक मेंट 

११८; “द्वारा जेलमें अपने पहुँचेका मिटटी द्वारा 
उपचार, १४७; -द्वारा जेलमें टॉल्स्टॉय, शमसैन और 
कालाइ्लकी पुस्तकोंका अध्ययन, २४०; -द्वारा जेल 
निदेशकका ध्यान एक बार फिर तथ्यकी भोर आकर्षित, 
२२३; -द्वारा थान्सवालमें च्रीनियों और भारतीयोंके 
विरुद्ध किये गये जिहादका व्यक्तिगत रूपसे स्वागत, 


६६० 

गिरमिट प्रथा, -जारी रखनेसे भारतीय आबादीमें अवश्यमेव 
वृद्धि, ८०-८१; -बन्द करनेके पक्षमें भारतीयोंकी गवाही, 
१४६; बन्द करनेसे नेटालके उद्योगोंकी प्रारम्भमं कुछ 
क्षति, ८१; -के कारण उत्यन्न भारतीयोंकी स्थितिमें और 
दासताकी स्थितिमें बहुत कम अन्तर, ८३;-के खिलाफ 
भारतीयों द्वारा आन्दोलन, ३२६-२७; -के विरुद्ध 
ईवान्सका जिहाद, ८१ 

गिरमिश्यि,, ३४८, ४००; गिरमिट्यि, “और उसकी पत्नी- 
व बच्चोंपर तीन पोंडका असह्य व्यक्ति कर, ३४७; 
-नेटालकों समृद्ध बनानेके लिए ग्ुलामोंकी तरह 
मजदूरी करनेपर मणबूर, ३७०; -के भाग्यमें केवल 
केदखाना, ८४; गिरमित्यों, -का प्रवास रोक देनेपर 
भारतीयोंकी समस्या स्वतः ही हल, ८०; -क्ा लाना 
जितनी जरदी हो सके बन्द करना आवश्यक, ८१; 
-का सुख बहुत हद तक डाकटरोंपर निर्भर, ८३; -की 
भर्ती बन्द करनेके लिए गेरसरकारी तौरपर भी 
कोशिशें करना आवश्यक, ४६७५; “की स्थितिमें 
वास्तविक सुधारका उपाय केवल गिरमिट्की प्रथा बन्द 
करना, ८४; -की हालत संसारमें कहीं भी अच्छी 
नहीं ८४; -के कष्टोपर नेटार पेडवर्टाइज़र, 
८३; “के कारोबारका संचालक प्रवासी न्यास, ८३; 
-के माल्कि अधिकतर संरक्षक न्यासी मण्डलके सदस्य, 
८४; -के मालिकोंके अंकुशसे डाव्टरोंकी बाहर रखनेको 
नेटाऊ ऐडवटाईज़रकी सिफारिश, ८४; -के अम- 
पर ही नेठाक॒की समृद्धि निर्मेर, ३४७, ३७०; -के 
सम्बन्धमें कानून बनानेमें भारतीय व्यापारी समाजका 
कोई हाथ नहीं, ३२६; -को प्रलोमन देकर बुलानेकी 
प्रणाली जारी रखने तक नेंठालमें शान्ति नहीं, ८०; 
>को लाने, न लानेपर विचार करनेके लिए कमीशन 
नियुक्त, ११८; -पर गिरमिट खतम होते ही भारी 
कर, ९३, ४०१; -पर माल्किंका जुल्म, ९३ 

गुजरात भारतीय संघ, २८ पृए० थि० 

गुजराती, ३०० पा० टि०, ४३९; -में प्रकाशित दो 
कविताएँ, ४८९-९० 

गुणरातियों, -की सभा, ४५२; -की समामें गांधीजीका 
भाषण, ४५६-७९ 

गुजराती पंच, -को गांधीजीका पत्र, ४६९ 

गुजराती साहित्य सम्मेलन, ४५६ पृ० टि० 

अप्त, ३९९, ३३७, इ७छे 

गुरुनाथन, -को सात दिनोंकी केदकी समा, ६० 


सम्पूर्ण गांधी वाढसय 


शुल, आदम मुहम्मद, ६७ 

गुल, ए० एच०, ३९०, ५२९ 

गुरू, नक॒ब, ३९ 

गुसेफ, ४४८; -की गिरफ्तारीपर टॉल्स्टॉय, ४४८-४९ 

गेरिबाल्डी, १८२ 

गोकुलभाई, ५३० 

गोखले, एन० वी०, ४३९ 

गोखले, प्रोफिसर गोपालक्षष्ण, २८३, ३०६, ३२८, ३३६ 
पा० टि०; ३६१ पा० दि०, ३६७ पा० टि०, ४२९, 
४४१, ४६१, ४७७ पा० दटि०, और सर फीरोजुशाह 
मेहताका बम्बईसे शिष्टमण्डलको तार, ४०९; -का 
जीवन उनकी स्पष्टवादिताके कारण खतरेमें, ५३७; -के 
स्वास्थ्य-समाचारसे गांधीजीकों बड़ा दुःख, ३९०; -को 
गाधीजीका दान्सवाल आनेका निमन्त्र०ण, ५३७; -को 
गांधीजी दक्षिण आकफ्रिकामें अपने देशवासियोंके बीच 
पूणैता आ्राप्त करते हुए देखनेके इच्छुक, ७३८; -पर 
गांधीजी, ४४९ 

गोगा, एम० ए०, ३४४; “की परवाना निकायमें अपील, 
३४४; “को परवाना अधिकारी द्वारा अन्य व्यापारीका 
परवाना अपने नाम बदलवानेसे इनकार, ३४४ 

गोपाल, एन०, २६४ 

गीरा, इस्माइल, २०६, २१४ 

गोशल्या, मोहनलाल नरभेराम, ९४; -का तार ११ 

ग्रामर स्कूल, ३६२ 

ग्रीन, कनेछ २७२; -की दृष्टिमं भारतीय व्यापारियोंकी 
छंख्या बढ़ाना वांछित नहीं, ३४६; -के मतमें 
व्यक्ति कर अन्यायपू्ण, १५२; -को न्यायाधीश द्वारा 
केदकी सजा, १९२; -द्वारा व्यक्ति कर देनेसे इनकार, 
० 


घं 


घनिष्ठतर ऐक्य संघ, ७८ 

घेला, ४३६ 

घेलानी, मनजी नाथुमाई, २३५, २१४६-४७, ४१३ 
घोष, डी० सी०, ५२९ 

घोषणा, १८८८, २८ 


चर 


चट्टीपाध्याय, ४९९ 
चचचिल, -की समाको मताधिकारके लिए लड़नेवाली महिलाओं 
द्वारा भंग करनेका प्रयत्न, ४९७ 


सांकेतिका 


चिकित्सा अधिकारी, -से जेलमें गांधीजीकी मुलाकात, २०३ 

चीज़मेन, एच० ई०, ५२९ 

चीनियों -ऑर भारतीयोंक्री संयुक्त सभा, २३४; -का 
अनाक्रामक प्रतिरोध करनेका दृढ संकरप, ४२१; -की 
ओोरसे भारतीयोंकी मदद, ६८; -की गिरफ्तारी, ४२१, 
३८०, ४०३, ४१४; -द्वारा वरनॉनके वक्तव्यका 
विरोध ४१४ 

चीनी संघ, -की अस्वातकी भोरसे सवोच्च न्यायाल्यमे चलाये 
गये मामलेमें सहायता, ६८; -की ओरसे विवन द्वारा 
लन्दन समितिकों भेजनेके लिए ७० पौंड प्रदान, ६८;-के 
तारकी ओर गांधीजी द्वारा छॉर्ड क्रू का ध्यान आकर्षित, 
३८०; -द्वारा ७० पोंडकी रकम रिविकों भेंट, ६८ 

चेट्िियार, १४, १९३, २६९ 

चेट्टियार, बी० ए० (एस० एस० ), २९१ पा० हि०, 
२७०१-०४, २०६, २८८, ३०२ पृ० टथि०, ४६४; 
-ओर काछलियाको पाँच-पाँच मासका सपरिश्रम कारावास, 
२८८; -पचास सालसे ज्यादा उम्रके, २८५; -की 
गिरफ्तारी, २०३ 

चेट्टी, अपु, २६२ 

चेट्टी, ए० वी०, ११४, ११० 

चेट्टी, एम०, २६२ 

चेट्टी, एस०, २६२ 

चेट्टी, पी०, २६० 

चेम्बर्केन, ३४४, ५४२; -द्वारा एस्कम्बका एशियाश्योंको 
उपनिवेशमें न आने देनेके कानूनका मसविदा नामंजूर, 
१३०; -क्री रायमें प्रतिबन्ध जातीय आधारपर नहीं 
बल्कि किसी उचित आधवारपर लगाया जाये, ७७; -के 
शब्दोंमें जातीय निर्याग्यता छादनेसे सम्राट्की करोड़ों 
प्रजाजनोंका अपमान, १७३ 

चेस्टरटन, जी० के०, ७०४; -भारतकी जायृतिपर, ७५०२-४; 
-द्वारा व्यक्त किये गये विचारोपर गांधीजी, ५०४ 

चेमने, २६४; -का जहाजके मुसाफिरोंसे जहाजमें ही अर्जी 
केतेका इरादा, ८७; -की बेवकूफीके कारण भारतीय 
समाजक्रो छाम, ८८; -को हृटानेके छिंए ब्िश्शि 
भारतीय संघ द्वारा अर्जी देना जरूरी, ८८ 

चोकलिंगम्‌, -बिना परवानेके व्यापार करनेके जुममें गिर- 
फ्तार, ६४; -की गॉडक़े द्वारा पेरवी, ६४ 


छ 
छा, *६+ 
छात्र जीवन पुस्तकमाला, ३६८ 


६६९ 


छीनाभाई, वल्लभराम, २४९ 
छोटामाई, ४२ 
जञं 

जगतसिह १५० 

जरथुस्त्र, ४५८ 

जमन पूर्वी आफ्रिका छाइन; -के जहाजोंका दार-ए-सलामके 
भारतीयों द्वारा बहिष्कार, १९६ 

जमिस्टन साहित्यिक और वाद-विवाद समिति, २४२ 

जर्ट, एच०, ५३८ 

जहांगीर मवन, ३०१ 

जातीय नियोग्यता, -से मारतीयोंकी स्थिति अपमानास्पद्‌, ५२४ 

जॉनबुल, ३६१ 

जॉन, रोम, २६२ 

जॉन्स, लिटन, २४२ पृए० टि० 

जापान, -के वीर योद्धापर गांधीजी, ५०१; «द्वारा १२,००० 
कोरियाश्योंकी द॒ृत्या, ७०२ 

जाफर, ४०० 

जॉजे, छॉयड, ४८८, ४९२ 

जॉर्डन, एच० एच०, ११६; “करा सेमुणलसे भारतीयोंकी 
गिरफ्तारीकि बारेमें सवाल, ११५; -की अदालतमें 
रॉदिरीका मुकदमा, ३९-३३; *की गांधीजीसे जिरह, 
१५७५-१६ 

जिददा, ४३० 

जिला कांग्रेस कमेटी, ५०० 

जीन, इस्माइल मूसा, -पर हाइडेलबगमें जुमोना, ४२ 

जीवन, मगन, -को सात दिनोंकी क्ेदकी सजा, ६० 

जीवनजी, १३, ४४ 

जुबेरजादे, ३०९ 

जुमा, इस्माइछ, ३९, ४६; “का सुकदमा, ४७; -के 
मामकेकी सुतवाई, ३९; -को ३ दिनकी सख्त केदकी 
सजा, ३९, ४७; “पर जेलमें ठोकरोंका प्रहार, ६९ 

जुद्ू अभियान, -के ३ साठ केदियोंमें, २८ 

जुद्ू विद्रोह, ७९, २९०, ४९३ 

जेन्द, ४५८ 

जेमिसन, आर०, ६ 

जेल, -जाना गांधीजीके मतमें राजनीतिक दुः्खोंकों दालनेका 
मुख्य उपाय, १२३; -जानेका विचार करनेवाछे लोगों- 
की जेल जानेकी इजाजत, १८७; “जानेकी बातको 
सभी तरफसे महत्व, २८१; “जानेके दो रास्ते, ३; 
“जनेंके सम्बन्धमें मनमें उठनेवाले दो विचारोंपर 


थ््‌ 


गांधीजी, १८२९-८३; -जानेसे डरनेवाके लोगों द्वारा 
पंजीएम, २१७; -जानेवाले छोगोंकोी स्वस्थ होना 
आवश्यक, १८२; -जनिवालोंकी मदद करना प्रिटोरियाके 
सेटेंक्रा कतेब्य, २६३; -भोगनेके लिए सोराबजी 
फोक्सरस्टफों ४४; -का जीवन गांवीजीके मतमें स्वेथा 
अप्ग्य, २९६; -क्री एक दुःखद घटनाका गांवीजी 
द्वारा उश्केख, १६६; “के खूराकपर गांधीजी, २३१; 
-की जोखिम न उठा सकतनेवाले लोगोंकों फेरी लंगाने- 
की आवश्यकता नहीं, ६४; -की व्यवस्थापर गांधीजी, 
१२४-२६; -की सफ्राईपर गांधीजी, १६०; -की 
स्थितिपर गांवीजी, १५४; -के अधिकारियों द्वारा भारतीय 
कैदियोंपर जुल्म, ६; -के अधिकारियों द्वारा मुसलमान 
कैदियोंकी धामिक मान्यताओंकी उपेक्षा, ५२२; -के 
कपडोंपर गांधीजी, १९६; -के नियमोंके विरुद्ध 
गांधीजीमी शिकायत, ११०; -के भोजनकी कुछ 
चीजेंकि सम्बन्धमें एशियाइ्योंकी घामिक आपत्ति, ८३; 
-के रसको रस मानकर चंखनेवालोंका गांधीजीके 
मतमें पीछे हटना असम्भव, २१५; -के सख्त काम- 
पर गांधीजी, १४२; -में काम करते समय झीणामाई 
देसाई मूछित, १४२; -में काम करते समय भारतीय 
केदियोंकी हाकत, १४२; -में कुछ सत्याग्रही केदियों 
द्वारा चोरीकी शिक्षा प्राप्त, २४७; -में खानेका 
सवाल बहुत बडा सवाल, २३७; -में गांधीजी द्वारा 
रस्किन, थोरो, बाइबल गेरीबाब्डीका जीवन चरित्र, 


बेकनके निबन्ध तथा हिन्दुस्तानसे सम्बन्धित दो पुस्तकोंका 


अध्ययन, १८२; -में गांधीजीकी छातीमें तकलीफ, 
२३२; -में गांवीजीके मतमें कष्ट नहीं, ९८; -में 
गांधीजीके साथ अच्छा व्यवहार, ११०; -में गांधीजी- 
के साथ हुए क्रूर व्यवहारकी जाँच, २३९; -में डुबकी 
छकगाकर पवित्र, ११७; -में बीमारीपर गांधीजी, १८०; 
-में मारतीय केदियोंका काम, ९५; -में भारतीय केदियों- 
की खूराक, ९५; -में भारतीय वतनियोंसे अछूग, 
१२४; -में मारतीयोंके साथ जेलर आदिका बरताव 
ठीक, ९७; -में भारतीयोंकीं गांधीजीके मतमें शक्तिके 
अनुसार काम करना जरूरी, १४७; -में भारतीयोंको 
दी जानेवाली खूराकपर टिप्पणी, ८७-८८; -में भी 
गांधीजीकी भेदभावका अनुभव, १८१; -में रहनेवालों- 
की भपेक्षा गांधीजीके मतमें बाहर रहनेवालोंकी 
जिम्मेदारियों अधिक, ९८; -से गांधीनीका सन्देश, 


दे पम्पूणे गांधी वास्मय 


मास्टर द्वारा सुबारकबादी, ११०; “से दो कोंकणी 
मुक्त, ४; -से बाहर रहनेवाके भारतीयोंका कठोर 
करत्तैव्य, ३७; -से रिहा छोगोंकी बधाई, ४२१; -से 
रिहा होनेमें गांधीजी प्रसन्‍न नहीं, २१८ 
जेल-निदेशक, ६०, ६४, ९८; -भोजन तालिकामें परिवतेन 
करानेकी इणष्टिसि कोई लिखा-पढ़ी करनेको तेयार नहीं, 
७०; -का गांपीजीको उत्तर, २३९; -का काछलिया- 
को तार, ५३; -का ध्यान गांवीजी द्वारा एकबार 
फिर तथ्यकी ओर आक्षिति, २२०३; -क्री ओरसे 
काछलियाको मिले कुछ और सन्देश, ७०: -की 
गांधीजीके प्रति सोजन्यता, २२३; -की जेलमें गांधीजीसे 
मुलाकात, २३९; -की रायमें सैयद अलीके साथ जेल्के 
नियमोंके अनुसार व्यवहार, ७५; -को काछलियाको 
सैयद अलीको जेलमें दी गई यातनाओंके बारेमें पत्र, 
६२; -को गांवीजीकी अर्जी, २३२; -को प्रार्थना- 
पत्र विचारके लिए प्रेषित), २०४; -को शिकायतकी 
जाँचके लिए काछलियाका धन्यवाद, ७०; -द्वारा 
अन्तर्मं मारतीय करेंदियोंकों थी दना मंजूर, २३२; 
-से काठलिपकी मॉजन तालिकाकी प्रति भेज्नेफी 
प्राथना, ५३; -से गांधीजीकी मुलाकात, २३८ 
जेगर, -से जहाजमें गांधीजीकी भेंट, २७७; -से गांधीजी- 
की केपके प्रवासी अधिनियमपर बातचीत, २७७ 
जोगी, करसन; ९४, १०४ 


जीशी, ४, १९४, २१५, २२९, ४९४; -को निर्वासनका 
दण्ड, ४९३ 


जीशी, डा० कुमारी, ७३० 

जोशी, :हरिशंकर ईश्वर ९४ 

जोहानिसबगे व्यापार संघ, १०८ पा० दि०, १६७ प० टि० 
ब्यूइश क्रानिकुछ, २६० प० दि० 


2 

झवेर, रां देरी, ३, ४६४; “एशियाई पंजीवककी चले जानेकी 
चेतावनी देनेके बावजूद टान्सवालूमे झहरे, ३३; -का 
मुकदमा जॉडेनकी अदालतमं, ३९-३३; -की भस्थायी 
अनुमतिपत्रकी अवधि बढ़ानेके लिए दी गई अर्जी 
अस्वीक्षत, ३३; -के मुकदमेमें गांधीजी द्वारा गवाहोंसे 
जिरह, ३३; -के मुकदमे जें० जी० वरनॉनका बयान, 
३३; -के मुंकदमेमें जेम्ल कोडीका बयान, ३३ «को 
एशियाई पंजीयक द्वारा ३ मासका अस्वार्यी अनुमतिपत्र 
प्रदान, ३३; -को जेल्की सजा ४, ३३ 


१०९; -से छूटनेपर गांधीजीकों फोक्सररूके स्टेशन झीणामाई, देखिए देसाई झीणांभाई 


तकितिका 


रे 


टनेर, सर चाद्स, ४७७ 

दाइस्स, ५० पा[० श्ि०, १८४ पा० टि०, २६३, ३७४ 
पा० दि०, ४१२९, ४८८; -जनरल स्मठ्सका ढिंढोरा 
पीउनेवाला, ५१; -का साहित्यिक परिशिष्ट, ५१ ८; 
“में छपे तारके अनुसार समझौतेकी बात बिल्कुल 
गलत, ४८२, ५१९; -में बम्बईकी सार्वजनिक समाको 
रद करने सम्बन्धी तार, ३७८; -में मद्रासकी समाका 
हाल, ४७७; -में शिष्टमण्डल द्वारा मतापिकारकी 
माँग छोड़नेका समाचार, ३७१, -में शिष्टमण्डलका 
पत्र, ४४००-१३ 

दाशएग्घ ऑफ इंडिया, २८३, ३२९८, ३५० पृ० छि०, 
३६६, ४६९१ 

टाइम्स ऑफ नेदाछू, -परवाना निक्रायके निर्णयोपर; 
३४७५-४६; -की दृष्टिम भारतीयोंके परवाने नये 
करनेसे इनकार करना न्यायकी प्राथमिक कब्पनाके 
भी खिलाफ, ३४७ 

वेंमस, ४०; -की औपचारिक गवाही, ३९ 

टॉमस, एस० बी०, २६० 

टमस कुक ऐंड सनन्‍्स, ३४० 

गेल, १७८ 

येस्टॉय, ११८ पा० टि०, २०८, २१३, २३९ पृए० थि०, 
२४०-४१, १४३, ३६८, ४४४ पा० टि०, ४४७ 
पा० टि०, ४९४, ५०६, ५०७ प० दि०$ -और 
रस्किनकी शिक्षाकों कार्यान्वित करना फीनिक्स- 
योजनाका ध्येय, २७३; -शुसेफ्की गिरफ्तारीपर, 
४४८-४९; -का गिरता हुआ स्वास्थ्य, ५३३; -के 
सत्याग्रहपर गांधीजी, ४४७; -पर गांधीजी, ४८३ 

टॉल्स्टॉयकी जीवनी, २१३ 

थ्व्किम्ब, ८३ 

टीटेजन केसर, ३७२ 

शैडमेन, ३११ 

उेडमैन, ( श्रीमती ), ३११, ४७३ 

टेनिसन, लॉडे, ४७० 

टन्सवाल, -और नेथलूमें कानून बनानेमें अवरोधक टान्सवाल 
संघ, ११९; -त्रिश्शि संविधानकी नींवकों खोदलेमें 
संलप्न, ५४७; -का अनाक्रामक प्रतिरोव भारतके 
हिंसाकारी दलूकों मांगे दिखानेवाला, ३९९; -का कत्तैव्य 
दिन-प्रतिदिन कठिन, १३४; -का संघर्ष युगके महानतम 
संघर्षों्में से एक, ११७, ५३४, ५४९; -का संघर्ष हर 


६६३ 


मानेमें राष्टीय संघर्ष, ७५३७; -की, जेलोंकी भोजन- 
तालिका सम्बन्धी नियमोंके प्रशासनमें हस्तक्षेप करनेमें 
उपन्विश सचिव असमर्थ, ७३; -की जेलेंमें भारतीय 
कैदियोंकी दशा, ३७८; -की जेलोंमें भारतीय केदियोंसे 
सम्बन्धित मोजन-तालिका, ७१; -की नई संसद द्वारा 
एशियाई कानून पास, २१९२, ५१६; -की छड़ाई आत्म- 
सम्मानओ रक्षाक्री लड़ाई, ३९५;-की लड़ाई भारतीय कि 
बहुत-से अण-दोषोंकी कर्तोंटी, १९४; -की लड़ाई 
रोड्शियाक कानूनके अस्वीक्षत होनेका कारण, १९१; 
“वी लड़ाईका दक्षिण आक्रिका संघसे कोई सम्बन्ध नहीं, 
२३८७;-की लडाईमें नेटलकी भारी सहायता, ७२; -की 
ठोप लड़ाई दूकानदारोंपर आधारित, १७७; -की स्थितिसे 
कुमारी विंटरबॉटम बहुत रुष्ट, २८४; -की हलचलका 
भारतमें पडनेवाले असर, ८०; -के अधिकारियों द्वारा 
मुसलमान केदियोंकों रोजेके सम्बन्धमें सुविधाएँ देनेसे 
इनकार, ४२३; -के आन्दोलनका भारतके किसी भी उम्र 
दलते वास्ता नहीं, ३९७; -के आन्दोलनमें सत्याग्रह 
बहुत-कुछ जेल जानेमें निहित, २३६; -में आन्दोलनमें 
नेटलका गहरा सम्बन्ध, ७२; -के कानूनके विरुद्ध 
आपत्ति प्रकट करनेके लिए बम्बईमें सावेजनिक सभाका 
आयोजन, ३७५; -के कानूनसे होनेवाले अपमानका 
तमाम भारत द्वारा अनुभव, ५२१; -के कुछ उदार 
यूरोपीयों द्वारा न्याव-प्राप्तिकि लिए एक समितिका 
निर्माण, ५२३; -के प्रतिनिधि पोलककी उपस्थितिसे 
संघर्षके प्रति बम्बईके लोगोर्म भारी दिलचस्पी उत्पन्न, 
४०७; -के प्श्नकों कांग्रेसके मंचपर रखनेका गांधीजीका 
सुझाव, ५३८; -के भारतीयोंका संघर्ष टन्सवाल सरकार 
व साम्राज्यके विरुद्ध, ११६, -के भारतीयोंकी लडाई 
अपने स्वार्थकी लडाई नहीं, ४५१; -के भारतीयोंकी 
स्थितिपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करनेका लिब्लियनका 
आग्रह, १९३; -के भारतीय कि कष्टॉमें छोडे ऐम्टहिल- 
की गहरी दिरूचस्पी, ४०४; -के भारतीयोंके मश्नको 
सन्तोषजनक रूपसे हल करना सर्वोपरि महत्वपूर्ण, २१९६; 
-के भारतीय कि मामलेमें लॉर्ड ऐम्टहिल द्वारा अत्यधिक 
कष्ट-सहन, ३१८; -के भारतीयोंके साइससे समस्त 
भारतीयोंका मविष्य उज्ज्वल, १९७; -के भारतीयोंके 
सिरपर समस्त भारतीयोंका मार, ११७; -के भारतीयों 
द्वारा एशियाई कानून रद करनेके लिए लगातार ढाई 
साल्से डन्सवाल सरकारसे प्रार्थना, ३११; -के 
भारतीयों द्वारा कानून भंग करना भौर उसकी सजा 


६४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


[॥ 


भुगतना प्रारम्भ, ७५२२; -के भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय 
अपमानको दूर करनेके लिए कष्ट-सहन, ४५४; -के 
भारतीयों द्वारा लड़ाई जारी रखने तक दक्षिण आक्रिका 
एशियाई कानून बनना असम्मव, १८९; -के भूतपूर्व 
उपनिवेश-सचिवका एक दक्षिण आक्रिकी पत्रमें लेख, 
७५२०; “के मताविकार प्रतिबन्धपर गांधीजी, २६७; 
-के लोग अज्ञानके कारण ही नेटालके अध॑-शिक्षित 
युवकीकि आक्रमगंके खबालसे मबभीत, ७७; -के व्या- 
पारियों द्वारा पत्र-लेखकोंके मतमें फेरीवालोंसे दगा, 
१३३; -के व्यापारियोंपर दक्षिण आक्रिकाके भारतीयोंकी 
दृष्टि, १३४; -के संवर्षमें सहायता देनेके छिए दक्षिण 
आक्रिकाका अत्येक भारतीय बद्ध, १३५; -के संघर्षसे 
पोलक अपनी आजीविका उपाजैनके अवसरसे वंचित, 
४३०;-के संघषसे मारतीयोंकी प्रतिष्ठामें अभिवृद्धि, ११९; 
-को गांवीजीकी रायमें विशुद्ध जाति और रंगके आधोरपर 
पृथक्करणकी नई नीति स्थापित करनेकी अनुमति देना अनु- 
चित, ७७; -में अनाक्रामक प्रतिरोधके विरुद्ध फिरसे सरगर्म 
कारवाईयाँ, ५०४; -में एशियाई आन्दोलनंके कारण 
कदाचित्‌ ५,००० से अधिक भारतीय नहीं, २१०; 
-में एशियाश्योंके विरुद्ध सख्त पूर्वग्रह, ४४३; -में 
कैदियोंका कोई कानूनी वर्गोकरण नहीं, ३५८; -में 
गांधीजीके मतमें राजनेतिक अपराध जेसी कोई चीज़ 
नहीं, २९६; -में गुलामक्ी तरह रहनेके अनिच्छुक 
प्रत्येक्ष भारतीयका अपना सिर हथेलीपर रखकर लडाईमें 
शामिल होना आवश्यक, १८६; -में चलनेवाके संघषके 
लिए अनाक्रमक प्रतिरोषका तरीका अपनाना गांधीजीकी 
दृष्टिमें प्रत्येक विचारसे उचित, १०३; -में प्रवेश 
करनेके लिए सच्चे अनुमतिपत्रवाले लोगोंकी ही 
आवश्यकता, ३; -में भारतीय अन्ततक छडलेकों तेयार; 
१२१; -में भारतीय कानूनी निर्योग्यताओंसे त्रस्त, 
४४३; -में भारतीयों और चीनियोंके विरुद्ध किये गये 
जिहादका व्यक्तिगत रुपसे गांधीजी द्वारा स्वागत, ३८०; 
-में भारतीयोंका १८८३ में स्वेप्रथम आगमन, ७५१७०; 
, -में भारतीयोंकी आबादी, ४४३; -में मारतीयोंकी 
स्थितिंपर गांधांजी, ७६-७७; में भारतीयोंके दर्णेका 
फेसछा, ७५१६; -में भारतीयोंके प्रति व्यवहारसे 
भारतपर गहरा प्रभाव, ८०; -में भारतीयोंके संघषका 
उद्देश्य, ५२०; -में भारतीय नेताभकि जेल्में जानेके 
सम्बन्ध्मं भारतीयोंकी भावनाओंपर गांधीजी, ७९; 
-में भारतीय समाज और चीनी समाजका प्रतिरोध 


जारी रखनेका पकक्‍का इरादा, ४२२; -में शिक्षित 
भारतीयोंके आनेका अबाबघ अधिकार स्थापित करना 
गांवीजीकी इच्छा, १३०; -में सत्याग्रहकी लम्बी लडाईसे 
भारतीयोंकी बहुत-कुछ देखने-सीखनेके लिए उपलब्ध, 
२२०; -में सुरक्षित स्थान केवल जेल, २५०, -में 
सेकडों मारतीयों द्वारा साम्राज्यीव आदरशै-प्राप्तिके 
लिए. कष्ट-सहन, ४००; -से बाहरके पढ़ें-ल्खे 
लोगोंकी टान्सवाल आकर जेल जाना जरूरी, १९७; 
-से बाहरके मारतीयोंका कत्तेव्य, १९१; -से बाहरके 
भारतीयोंकि लिए टान्सवाल्के भारतीयोंकों ज्यादासे- 
ज्यादा प्रोत्ताहन और सहायता देना उचित, १८७ 


टान्सवाल गबन मेंट गज़ठ, १७, २०, १५८६ 
टान्तवाल भारतीय शिष्टमण्डल ( लन्दन ), -भेजनेका मारतीयों 


द्वारा इरादा करना एक्र महत्वपूर्ण कदम, २०७; -का 
केवल खानगी तोरसे काम करना काफी नहीं, ४७१; 
-का लक्ष्य ब्रिट्शि सरकारसे काम कराना, ३८७; 
-का छोंडे ऋ को उत्तर, ५२७; -को सर मंचरजीसे 
सलाह-मशविरा, २८१; -का सारा काये पर्देके पीछे, 
२८७; -की आखिरी चिट्ठी, ५९६-३०; -की इंग्लेडमें 
लोड एलगिनसे मुलाकात, २९२; -की भोर सत्याग्रहियों- 
को तनिक भी नजर रखनेकी आवश्कता नहीं, २६०; 
-की गतिविधिं बहुत हृद तक लोंडे ऐम्टहिक और उनकी 
समितिपर निर्भर, २७९; -की जनरल स्मट्ससे मुलाकात, 
२९०; -की पाके स्टेशनपर विदाई, २६९; -को! 
भारत कार्याव्यमें सर विलियम ली-वारनरसे मुलाकात, 
२८१; -की लोॉडे एम्टहिलसे मुलाकात, २८६, ३०६; 
-की छोड क्र से मुछाकात, ३४९, ४०७, ४१६; 
-की छोड क्रूसे हुईं सेंटका सार, ४०८-११; -की 
लॉर्ड मार्लेसे में). ३३९; -के आतनेकी रिंच द्वारा 
उपनिवेश-मन्त्रीकों खचना, ३०२; -के कांग्रकी सर 
कर्जेन वाइलीकी हत्यासे धवका, ३०१; -के जानेके 
समय जेले भारतीयोंसे भरपूर, २६२; -के जानेसे 
सत्याग्रह बन्ध नहीं, २०८; -के प्रतिनिधियोंकी साथें- 
जनिक समभामें अन्तिम नामज़दगी, २८७; -के राहत 
पानेके प्रयत्त असफल होनेपर हाजी हबीब द्वारा कष्ट 
भोगनेवाले अन्द लोगोंके साथ मिल्नेका भाश्वासन, 
२८९; -के लन्दन आनेका कारण दो शिकाबर्ते, ३१९; 
-के सदस्योंकी गिरफ्तारी करना जनरछ स्मट्सको बड़ी, 
भूल, २६३; -के सदस्योंकों गिरफ्तार करनेंमें उद्देश्य, 
२०६; -के समर्थन्में दक्षिण भाफिकाके हर स्थानपर 


सांकितिका 


समाएँ करनेका गांधीजीका सुझाव, २०७८; -के साथ 
मुलाकात करनेसे छोड क्र द्वारा इनकार करनेकी 
सम्भावना, २५९; -के साथ लॉडे क्र्‌ द्वारा बातचीत, ४०८; 
“की काछलियाका तार चेतावनी तथा स्फूर्ति दनेवाला, 
२७०; -को जनरल स्मट्सके प्रतिकूल उत्तर आनेपर 
उसके लिए दक्षिण आक्रिका रवाना होना सम्भव नहीं, 
४२४; -क्रों पोल्ककी भारतमें दोड़धुप्ते बल उपलब्ध 
४१६; -को मदद देना प्रत्येक मारतीयका कत्तेव्य, २०९; 
-को मदद देनेंके लिए स्थान-स्थानपर सभाएं करना 
जरूरी, १५९; -को छॉंडे ऋका जवाब, ५४४; -को 
समझोतेकी आशा, ३७५; -द्वारा इंग्लेंडमें कार्य प्रारम्भ, 
२८१; -ढ्वारा टान्सवाली भारतीयोंके मामछेका विवरण 
पेश, २८७-३००; -द्वारा दक्षिण आक्रिकी राजनविकोंको 
एकत्र करनेका प्रवास, २८४; -पर आशा छगाना 
गांधीजीकी रायमें व्यर्थ, २७९, ३१२ 


दान्सवाल लीडर, २०, २९२, ४०९, ४८४ प० टि० $ 


-अनाक्रामक प्रतिरोधियोंपर, ११४; -ओर स्टार द्वारा 
वरनॉनकी कड़ी आलोचना, ३९६, ३९८, ३९९, ४०३; 
“द्वारा जेल-अधिकारियों के व्यवहारकी कड़ी निन्‍्दा, ३६०; 
-में प्रकाशित खबरके अनुसार प्रतिवर्ष केवल ६ शिक्षित 
भारतीयोंको प्रवेशकी अनुमति मिल जानेपर भारतीय 
सन्तुष्ट, ६७; -में शिध्मण्डलके प्रतिनिधियोकि नाम, ३८८ 


टान्सवारुवासी जिदिश भारतीयोंका एक संक्षिप्त 


विवरण (ए कन्साइज़ ऑफ़ द ब्रिटिश इंडियन 
केस इन टदान्सवारू ), २८७ पा० टिश 


टान्सवालू वीकली इलस्ट्रेटेड, ६७ प[० टि० 
टान्सवाल संघर्ष, -अत्यन्त नाजुक स्थितिमें, १९८; -दो वर्ष- 


से ज्यादा भर्तें तक, १७३; -नेशर और टान्सवालमें 
कानून बनानेमें अवरोधक, ११९) -बन्द कर देनेपर 
समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय ।की हालत बुरी होनेकी 
सम्भावना, ४१७; -मारतके सम्मानकी रक्षाक्े लिए 
प्रारम्भ, ७१०; -सभारतीयोंके लिए नागरिक अधिकार 
प्राप्त करनेके उद्देश्यले चालू, १२; -सच्चा होनेके 
कारण लड़ना आवश्यक, २; -सरकार द्वारा अधिक 
जुल्म ढानेसे अब किनारेकी ओर, १०१; -का नाम 
अनाक्रामक प्रतिरोध रखनेका कारण, २७; -का महत्व 
सर मंचरजीको पूणे रूपमें ज्ञात, ४६३; -का संक्षिप्त 
इतिहास, २९०-९१; -की अन्तिम मंजिलमें बहुत-से 
भारतीयोंशा लड़खड़ाना सम्भव, १०६; -की भावनापर 

गांधीनीको विश्वास, १३२; -के बहुत सख्त एवं लम्बा 


टान्सवाल संत्द, ५९, ३३१, ३३४; भारतीयोंका को 


६६५ 


होनेकी सम्भावना, १; -के सम्बन्धर्म त्रिटिश भारतीय 
संबका गरर्थनापत्र, १७-२८; -पर गांधीजी, ४२; -में 
ईसा हाजी सुमारकी मददकी पूरी आशा, ६४; मैं 
चुस्तीक लिए अब्दुल्गनीका वचन, ४३; “में दृकान- 
दारोंकों पैलेकी मदद करनेकी सलाह, ३; -में नेटल्के 
सज्जनों द्वारा गांवीजीकों अन्ततक साथ देनेका वचन, 
११२; -में भारतीयोंकी मान्यताएँं, १०३ 


० कुक 


प्रतिनिधित्व नहीं, ७७ 


टान्सवाल सरकार, २९७; -एशिय्राई कावून रद करनेको 


राजी, ३५०; -और भारतीय समाजके बीचके खास 
सवाल, २७९, ३१०; -कानूनमें परिवर्तनसे होनेवाले 
परिणामका छाम मारतीयॉको देनेके लिए राजी, ५४९; 
-तथा अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके लिए अनाक्रामक 
प्रतिरोषकी शक्ति मापनेका अवसर, . ३८०; 
-भारतीयोंकी मान-मर्यादा और सम्पत्ति छूट छेनेकी 
इच्छुक, १६१; -भारतीयोंकी शिक्षाके साधन छीननेमें 
व्यस्त, ११९; -सत्याग्रहकी शक्तिके सामने झुकनेके 
लिए विवश, १८९; -सम्मानपू्ण समझोतेकी इच्छुक, 
३४१; -का भारतीय लड़कोंको धीरे-धीरे उच्चतर 
विद्यालयों और सरकारी स्कूलोंसे निकालनेका श्रादा, 
१४; -का भारतीय व्यापारियोंकों बरबाद करनेका 
इरादा, १०६; -का विचार भारतीयोंकी माँग मंजूर 
करनेका नहीं, ४८२; -का शिष्टमण्डल्के सदस्योंकों 
गिरफ्तार करनेका उद्देश्य, २७६; -को चालके लक्ष्य 
मारतीय व्यापारी, १५५; >की नीतिका बोतक 
वरनॉनका वक्‍तव्य, ४१४, ४२१-१२; “की पोलक 
द्वारा भाईजीकी गिरफ्तारीपर कही आलोचना, ८८;-क्षो 
भारतीय केदियोंकों भूखों मारकर भारतीय समाजपर 
दबाव डालना नीति, ७५; -की सहायता करना समझोतेके 
अंतर्गत अँगुलियों या अँगूठे कि निशान देनेका उद्देश्य, १८; 
-को परवाना कानूनकी अवहेलना करनेवाले व्यापारियोकि 
साथ हर तरहसे कड़ाई करनेका पूरा अधिकार, १६८; 
-को प्रस्तावोंका सारांश तारसे प्रेषित, २८९; -को 
भिन्‍न प्रजातिके ब्रिश्श प्रजाजनोपर रंगके आधारपर 
उपनिवेशसे जानेकी रोक लगानेका हक नहीं, ८२०; 
-की सख्त सजा पानेवाके केदियोंसे नो धन्‍न्टे काम 
छेनेका अधिकार, १४२; -को सत्याम्रहियोंकी हलचलों 
और, भारतीयोंकी समाओंकी पूरी जानकारी, ३९६; 
-द्वारा अधिक जुर्म ढानेसे संघषे अब फिनारेकी ओर 


६६६ 


१०१; -द्वारा अपनाई गई अतिक्रियावादी और अनुदार 
नीति, ४०६; -द्वार। एशियाई कानून अमलके बाहर 
घोषित, २९४; -द्वारा एशियाई पंजीयन अधिनियमके 
अन्तर्गत जुर्माना वसूल करनेके लिए भारतीय व्यापारियोकि 
मालकी विक्री, २८९; -द्वारा क्ररतापूवंक तरीकोंसे 
भारतीयोंकी तोंड सकनेका अनमान करना बढ़ी भूल 
२१७; -द्वारा जोरोसि भारतीयोंकी चर-पकड, १९८; 
-ढारा नादिरशा कामा बरखास्त, ७; -द्वारा निर्वासित दो 
भारतीय बम्बईमें, ३६०; -द्वारा पुतेगाली अधिकारियेंकि 
साथ गुप्त समझौता, २९६; -द्वारा भारतीयरोंकी 
आपत्तिके बावजूद नया विधेयक पास, २९४; -दढ्वारा 
भारतीयोंकि उत्पीडनपर सावेजनिक सभाका तीज विरोध, 
४३६; -द्वारा भारतीयोंकी दी जानेवाली संजाओंपर 
गांधीजी, २९; -द्वारा भारतीयोंपर हाथ डालनेपर सबसे 
पहला प्रहार नेताओंपर, १३३; “द्वारा भारतीयोंपर 
संघर्षके कारण जुल्म करनेफी सम्भावना, १; -द्वारा 
वरनॉनके वक्‍तव्यका खण्डन न करना बढ़े दर्भाग्यकी 
बात, ४२२; -द्वारा स्थापित और साम्राज्य सरकार 
द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तसे साम्राज्यकी जड़पर कुठाराधात, 
"४४; “पर सत्याग्रहका दबाव बहुत अधिक, १८९; 
-से जोहानिसबगंके पादरस्योंका अधिकारियों द्वारा 
भारतीयोंके साथ किये गये दुव्येवहारकी जाँच करानेका 
: अनुरोध, ८३; >से बिटिश भारतीयोंका बेर नहीं, 
१४७; >से अजिश्शि सरकारकी बातचीत, ९; -से 
भारतीय समाजकी सद्याग्रहको लड़ाई, १७३ 
देजेडी ऑफ एग्पायर : द्रीटमेन्ट ऑफ जिटिश इंडियन्स 
इन दान्सवाऊू, ३३५ पा० टि० 


ठ 


ठाकर हरिलारू बालजी, २०७, २१२५-१३; -का लब्दन- 
की चिट्ठी बन्द करनेका सुझाव, ४३० 


ड़ 


डंकन, पेटिक, ३०, २९२; -स्वशासन मिलनेसे पहले 
टान्सवाक उपनिवेश सचिव, १८८; -का एशियाई 
प्रशनके सम्बन्ध स्टेटमें एक केक, १८८; -का 
सम्मेलनमें विशेष हिस्सा, १८८; -के भाषणपर गांधीजी, 
११: -के मतमें दक्षिण अफ्रिकाके स्वशासित होनेपर 
दासताकी अवस्थामें रहनेवाके जन-समुदायक्री करपना 
करना असम्मव, ७८; -के मतमें शिक्षित भारतीयों 
का प्रइन बहुत गम्भीर, १८९; -के छेखमें भारतीयोंकी 


सम्पूण गांवी बाडसय 


माँगका ओऔचित्य स्वीकार, १८९; -के विचार, १८८; 
द्वारा एक विवेवक् पेश, २९१; -में भारतीयोंकी 
माँगोंकी स्वीकार करानेका सामथ्ये, १८८ 

डबेन, -जानेके अपने उद्देश्यपर गांधीजी, १२३ 

डाह्यामाई, -का सुकदमा, १४९ 

डिक्सन, मेजर एफ० जे०, ४८४ पा० दि०; -का निर्णय 
प्रिटोरिया नगरपालिकाके हकमें, ४७; -की अदालतमें 
प्रिटोरियाके मारतीयोंके मकदमे, ४७; -की भदाल्तमें 
मुहम्मद बगस आदि प्रेश, ३९; -के कथनानुसार 
सत्याग्रहियोंकी जमानत नहीं, २६२ 

डिल्‍क, सर चाढ्से, ३१४ 

डीनी जूछ, -का मुकदमा, २७२ 

डेलगाडी, ५१६ प० टि० 

डेली एक्सप्रेस, -के मतिनिधिंकी गांधीजी से भेंट, ५३६; -नमें 
छाला छाजपतरायक विरुद्ध कुछ भारोप प्रकाशित, ४९९ 


डेली टेलीआफ, ४७२; -को पत्र, ५४२ 

डेली न्यूज़, ४३०, ५०७ 

डेली मेल, ५०३; -की दृष्टिमें भारतीयोंकी शिकायत ध्यान 
देने योग्य, ८८; -में जेलमें मारतीयोंकोी दी जानेबाली 
खुराकपर टिप्पणी, ८७ 

डेनहाउज़र, ४८५ 

डेनियल, २२०, २४३; -के जीवनकी धथ्ना, ५४८ 

डेलो, २८७, ३३६; -की माफीत गांधीजी द्वारा जनरल 
स्मटसके पास एक सुधार प्रेषित, ३२० 

डोक, जे० जे०, ९१, १०२, २१८ पा० टि०, २२१ 
पा० थटि०, २६७ पृए० दि०, ३१९, ३४२, ४१७, 
४६३, ४६६, ४७७, ४८४ प० टि०, ४९२-९३, 
७०७०, ५०७, ५२९, ७५३४, 5४४ पा० टि० 

डोक, ( कुमारी ) ऑलिव, ९५१, २६९ 

डोरासामी, जेम्स, -द्वारा संघ काम अवेतनिक रुपसे 
करना प्रारम्म, १०; -की अवेतनिक मदद स्वीकृत, ४७ 


ढ़ 


सींगरा, मदनलाल, २८३ पा० टि०३ -गांधीजीकी रायमें 
निंदोष, ३०१; “का झुकदमा, ३०९; -को फांसीकी 
सजा माफ हो जानेकी सम्भावना, ३७५४; -की सफाई 
निकम्मी, ३०१; -के मुकदमेकी प्रतिक्रिया, ३०९; «के 
मुकदमेसे सरकारकी निगाह इंडियन सोशियॉटॉ- 
जिस्टकी ओर, ३०९; -को फांसीकी संज्ञा, ३०९, 
३३८; द्वारा सर कज्जेन वाइलीकी हत्या, ३०१ 


सांकतिका 


ते 


तेमबम, हेरी, २६२ 
तमिल कल्याण समा (समित्ति ), २२१ पा० टि०, २५१, 
गे पटल 
तमिलों, -और पारसियोंकी विजय, १९४; -और पारसियोंकि 
कन्‍्धापर छड्डाईका मुल्य भार, १९८; -का काम 
६८; -के सारे मुल्य व्यक्ति जेल्में, १८५; -की 
बहादुरी, १९३ 
तार, “इमाम अब्दुल कादिर बावजीरका शिष्टमण्डलको, 
१७०; -उस्मात अहमदका, ५; -काछल्याका इंग्लडको 
कदियोंकी खूराकके बारेमें ६४; -काछलियाका शि8- 
मण्डलकाी, २७०; -कुवाड़ियाका शिष्टमण्डलकी, २७० 
केलेनबंकका गांधीजीको, २८३, ५०७; -क्विनका 
गांधीजी, ४०३; -गोशाल्याका, ११; -चीनियोंका, 
२३८१; -चीनी संघक्का, ३८०, ४१४; -चीनी संबका 
शिष्टमण्डलकों, ४२१; -जेल निदेशकका काछलियाकों, 
५३; -जोदानिसबर्गसे गांधीनीको, ३९८, ४८१, 
४९३, ४९९, ५०९; -जोहानसबगंसे रायथ्रका 
शिश्टमण्डलके बारेमें २८०; -णोहानिसबगसे शिष्टमण्डल- 
को, ४१९; -जोहानिसबगसे सत्याग्राहयोंकी रिहाई 
ऑर रुस्तमजीकी पुनः गिरफ्तारीके सम्बन्धमें, ३५६: 
“द्ान्तवाल सरकारकोी, २६३; -डेलागोआा-बेके 
मुत्ताफिरोंकी चेतावनी देनेके लिए, ८७; डेलागोआ-बेसे 
२०० भारतीयोके सीमा पार किये जानेंके सम्बन्धमें 
२५६; -नटेशनका गांधीजीकों, ५१०; -पॉचेफ्स्ट मकी 
मितिक्का शिष्टमण्डलकों २७१; पोलकका गांधीजीकों 
२१०, २६५, ४९२, ४२९, ४३६, ४७७, ५०६, 
७५१९; -प्रीफिसर गोखके और सर फीरोजशाह मेहताका 
४०९; -फ्रीनिक्ससे गांवीजीको, १८०; -फोक्सरर्टसे, 
१४; -बलिनसे राबटरका, १९६; -बाक्सबगैसे, ३१; 
-बत्रिथ्शि भारतीय संघका शिक्ष्मण्डलकों, ४२१; 
भारतीय समितियों द्वारा प्रस्तावके समर्थनमें, २८७; 
-मंद्राससे गांधीजीको, ५००; -रंगूनसे गांधीजीको, 
५३५०-३६; -राबटठसनके भारतीयोंका शिष्टमण्डलको, 
२७१; -रूडीपू2से समितिका, ६०; -लेर सो मार्विवससे 
दक्षिण आफ्रिका जिटिश सारतीव समितिकों, ३५२; 
पतोमाभाई द्वारा गांधीजीके आतेके बारेमें स्टेंडटेनको, 
१६७; -इमीदिया इस्लामिया अंजुमनका शिष्षमण्डलको 
२७०; -हरिलालके जेल जानेका गांधीको; ५२८; 
-से गांवीजीकों उपनिवेश-सचिवसे मिलनेके लिए 


8 


सन्देश, २०; -से श्रस्तावोंका सारांश द्वान्सवाल 
सरकारकों प्रेषित, २८५९ 
ताल्वन्तसिह, बाबू, १४२ 


तालेबन्ततिह, र॒विक्षष्ण, ९४, १०४, १४०, १४२, १८१, 


४६४ 
तिलक, छोक़मान्य बाल गंगाधर, १२, ३५ पा० छि० 
थ्‌ं 
थॉट्न, डॉक्टर, ४७२ 
थोरों, १८९, ३६४; -का कथन सच्चा, १८३; - 


मतर्म एक खरा आदमी एक छाख खोट लोगोंसे 
बढ़कर, २६१९ 


द्‌ 


दक्षिण आफ़रिका, -का प्रत्येक भारतीय टान्सवाल्के संघभैमें 
सहायता देनेके लिए बढद्ध, १३५; -का प्रश्न सर 
मंचरजीकी इृष्टिमें बहुत गम्भीर, ४७१; -का संघी- 
करण, ३१०; -का सम्पूर्ण रूपसे एकराज्य बनानेके 
उद्देश्ब्से आयोजित सम्मेलनकी रिपोर्ट, १८०; -फी 
नई संतदकी बेठक वर्षके अन्दर होनेकी सम्भावना, १८८; 
-के उपनिवेशियोंके लिए अनाक्रामक प्रतिरोधका स्वागत 
करना उचित, १३०; -के किस्ती भी भागमें भारतीय 
एशियाब्योकि अबाघ प्रवेशके अनिच्छुक, ७८; -के 
चारों सदनोंमें सम्मेलनकी रिपोर्ट पेश, १८०: -के 
भारतीयोंकी दृष्टि टान्सवालके व्यापारियोपर, १३४; -के 
भारतीयोंकी पूणे स्वतन्त्रता निश्चित कर देनेपर संघीय 
संविधानमें कोई दोष नहीं, २६७; -के भारतीयकि 
लिए जेल जाना ओर पेसे-ट्केकी परवाह न करना कोई 
अनोखी बात नहीं, १९०; -के भारतीयोंकों गांधीजीका 
सन्देश, १९७-९८; -के भारतीय समाजकी उच्चतम 
श्रेणीके लोग भारतीय बन्दियोंमिं, ४९, ६१, २९८; 
-के छोगों द्वारा भारतीयोंका बुराईके रूपमें सहन, ७७; 
-के संघ राज्य बननेसे मारतीयोंकों कोई राहत नहीं, 
७५२१; -के सब भारतीयोंका कत्तेव्य, १९७; -के सारे 
भारतीयोकि हिंतके लिए टान्सवालकी लड़ाई, ११६; 
-को वतनियों द्वारा अनाक्रामक प्रतिरोध अपनानेपर 
लाभ, १९९; -में चमडेका रंग भूरा होना शुनाह, 
२९६; -में दाउद मुहम्मदकी समझदारीका मुकाबला 
करनेवाले बहुत कम भारतीय, १९०; -में पारसियाकी 
संख्या बहुत कम, १९३; -में ब्रिटिश ओर बोभर 
आबादीकी प्रवानता भारतीयों द्वारा स्वीकार, २९७; 


5६८ 


-में ब्रिटिश भारतीयोंका रहना गुलामी, ७२७; -में 
ब्रिश्शि भारतीयोंके इतिहासका सबसे अधिक संकथ्का 
समय, २७३; -में भारतीय राष्टका निर्माण, ४०५१; 
-में साम्राज्य विधटनके बीज, ७८; -से भारतीयोंका 
बाहर निकालनेके उपाय करनेमें साम्राज्य सरकार व्यस्त, 
११०२; -से भारतीयोंको निर्वासित करनेका प्रथत्नु, ५४७ 

दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतें; 
भारतीय जनतासे अपीरू, ३३५ पृत० टि० 

दक्षिंग आक्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति, ९ प[० टि०; 
१११, २६६-६७ पए० टि०, २७३,२७९, ३०२-०३; 
“की चीनी संघ द्वारा मदद, ६८; -की भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मदद, ६८; -को नियमित रूपसे 
पेसा भेजना नेटालका कत्तैव्य, ७२ 

दक्षिण आक्रिकी उच्च न्यायालय -- ब्दूमफांटीनमें, १८६ 

दक्षिण आक्रिकी व्यापार मण्डल संघ, ७९ पृ० टि० 

दक्षिण आक्रिकी संव, २६७, २९६, ३३८-३९ ३९६; 
-बननेके बाद संघ संसदके अधीन स्थितिमें सुधार 
होनेकी सम्मावना, ३०४; -बननेपर टान्सवाल्में 
एशिया श्योंकी शिकायतें दूर करनेके बारेमें निश्चितता 
करना गांधीजीका इंग्लेंड आनेका उद्देश्य, २८०; 
-बनानेके सबालपर शिंष्टमण्डलके कार्यका कोई असर 
नहीं, २७९; -की ओर भारतीयोंकी भयातुर नजर, 
३४८; -की स्थापनाका परिणाम काछे लोगोंके लिए 
भयंकर, १८६; -के अधीन मारतीयोंका समस्त दक्षिण 
आफ्रिकामें भारी संकटसे सामना, ३०४; -के अन्तरगत 
बनाई जानेवाली प्रान्तीय परिषद, ३३४; -के प्रश्नपर 
गांधीजी, २७१; -से टान्सवालक्री लडाईका कोई सम्बन्ध 
नहीं, २८७ 

दफ्तरी, ३०६, ३९३, ३३५ 

दमयन्ती, १७० 

दमोल मदरसा न्यास, २८९ 

दयाराम, ४०८ 

दशहरा, देखिए विजयादशभी 

दाउद, ईंसप अहमद, -का मुकदमा क्रॉसकी भदाल्तमें, 
४६; -का मुकदमा खारिज, ४६; -पर बिना परवाने 
फैरी लगानेका आरोप, ४६ 

दाउद, हुसेन, २८१, ३३७, ५२९; -द्वारा जेलते सम्बन्धित 
कई कविताओंका पाठ, ४९८ 

दादलानी, १६; “द्वारा गांधीजीको दावत, ४२ 

दादा अब्दुढ्ला ऐड कम्पनी, २०७ 


सम्पूणे गांधी वाढ्सय 


दादामाई, २४९ 

दादामियाँ, काजी कालामियाँ, ९४ 

दादा, हाजी मुहम्मद हाजी, २७८ पा० टि० 

दादू , मुहम्मद मामूजी, १६ 

दाए-ए-सलाम, -के मारतीयों द्वारा जमैन पूर्व आक्रिका 
लाइनके जहाजोंका बहिष्कार, १९६ 

दास, तारकनाथ, ४४४ पा० टि० 

दि किगडम ऑफ गॉड विद्िन यू २३९ प[० टि० 

दिनशा, केकुबाद कावसजी, ४२८, ४६३ 

दिनशा, (श्रीमती) खुरहोदबाई, केकुबाद कावंसजी, ४२८ 
पा० टि० » ६३ 

दिलदार खाँ, २७०३-५४ पा० टि०; -को एक गोरे द्वारा 
नोकरीसे बरखास्त, ८ 

दीवान, मीतीलाल, १८२५, २४१, ४९० 

दुबे, (श्रीमती) रामकुमारी, ३९९, ४७३, ५२९ 

दुलेभदास, नानजी, ८७ 

देवमामी, ४१८ 

देवी बेन, २०६, ३९८, वेस्ट (कु०) णडा भी देखिए 

देसाई, खुरशेदनी, १६, ६६ 

देसाई, झीणामाई, १४३; -कोर भीखाभाईकों ६ हफ्तेकी 
कड़ी कैदकी सजा, १०५; -जेलमें काम करते समय 
मूछित, १४२; “पर निषिद्ध प्रवासी होनेका आरोप, 
१०० 

देसाई, पुरुषोत्तमदास, २०७, २०९, २१३, २६७५ 

देसाई, रुस्तम, ४०२ 

द्रौपदी, १७८ 

द्वारकादास, एन०, ५२९ 


धर 


धरना, -अनाक्रामक प्रतिरोधियों द्वारा, ११४; -देनेकी 
अनुमतिपत्र कार्यात्यपर आवश्यकता, ६६; -देनेके 
पम्बन्धमें यूरोपीय छेनदारोंका आक्षेप, १६० 

धरनेदारोंका, कतैव्य ६४; -का एक स्वयंसेवक दल, एशियाई 
दफ्तर और परवाना दफ्तरकी निगरानीके लिए ब्रिटिश 
भारतीय संघ द्वारा संगठित, १०२; -की आवश्यकता, 
६३; “की टोलीमें से चार गिरफ्तार, ११४; -की 
फोवसरर्ूमें जरूरत होनेके कारण मावबजी करसनजी 
कोठारीकी जमानतपर रिहाई १२४; -की बमकी, १५३; 
-के कारण भारतीयोंकोी पंजीयन करानेमें भय, १५८ 

घीोरीमाई, २०७ 


साँकेतिका! 


ते 


नगदी, ७, ८७, १३३, २६९; -भोर काजोकी गांधीजीसे 
फोक्सरस्ट स्टेशनपर मुलाकात, १६७; -को समन 
जारी, १६ 

नगर विनियम, १८९९, -क्रे खण्ड ३९के अन्तगंत 
प्रियोरियाके भारतीयोंपर मुकदमा, ४९९ 

नटेशन, जी० ए०, ३२२, ४१५ .पा० टदिं०, ४७७, 
3५०७, ७५१० 

नंटेसन ऐड कम्पनी, ४९२ 

नत्यूभाई, मनजी, देखिए पेलानी, मनजी नाथूभाई 

नथुभाईं, लालमाई, ९४ 

नया कानून, देखिए ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन संशोधन 
अधिनियम, १ 

नरसमुस्लु, & 

नरसी, खत्री डाह्या, ९४; -का मुकदमा, १०७; -को 
१ मासका सपरिश्रम कारावासका दण्ड, १०७; -पर 
नये पंजीयन अधिनियमके अन्तर्गत अँगूठेको छाप 
देनेसे शनकार करनेका आरोप, १०८ 

ने, १७७, २३६ 

नवाबखाँ, ७, ३९ 

नाश्सली, ८१ 

नाग, (श्रीमती ) जी०, ५२९ 

नागप्पन, ३५७ पा० टि०, ४६२, ४८४, ५२८; -मरणा- 
सन्‍न अवस्थामें जेलसे रिहा, २१९७-९८; -की कत्तैव्यकी 
वेदीपर बछि, ४८४; -की सृत्यु सम्बन्धी जाँचसे दुब्य- 
वहारका आरोप सिद्ध, ३६०; -की सृत्युकी खबरसे 
( कुमारी ) विट्रॉट्म क्रीवसे छाछ, २८४; -की सृत्युके 
सम्बन्धर्में भारतीयों द्वारा प्रार्थना-पत्र, ३९०५; -की 
मृत्युके सम्बन्धर्म मजिस्टेट्की जाँचके परिणामपर आपत्ति, 
७५४१; -की सृत्युसे लोग छ्लुब्ध, ४१६; -के नामपर 
गांधीजीकी जोहानिसबगेके भारतीयोंकोीं छात्रवृत्ति प्रारम्भ 
करनेकी सलाह, ४६२-६३; -के बलिदानसे गांधीजी 
व हाजी वजीर अलीको बड़ा दुःख, २८२; -के साथ 
वतनी वाड्डरों द्वारा पाशविक व्यवहार, २९८; -से 
सम्बद्ध मामलेसे सम्बन्वित तथ्योंकी * साउथ आफिका ? 
द्वारा गलत रूपमें पेश कर भारतीय समाजके साथ भारी 
अन्याय, ४८३ 


नागर, ३२०७ 
नाजर, मनसुखलाल हीराछाल, ३०६ 


है] 
है 
बलि 


नाढेसन, एम०, ६ 

नाथन, सामी, २६२ 

नायूरामजी, देखिए शर्मा, पंडित नाथूराम 

नानजी, डा०, ४१८ पा० टि०, -द्वारा वस्ट तथा (कुमारी ) 
वेस्टकी देखभाल, ४१२; -को गांधीजीका पन्यवाद, 
न२४॑ 

नानालाल, ४६४ 

नायडू, एन० गोपाल, २०७३-५४, २८८ 

नायडू, एल० आर०, ११४ पा० दि०, ११० 

नायडू, एलछ० डी०, ११५ 

नायडू, एस० पावंडे, ६, २६२ 

नायडू , एस० रंगसामी, ६ 

नायडू , के० सुबिया, २६% 


नानडू, थम्बी, ७, १०, ४४, ६९, १४९, २१९, २६४ 


पृ"० टि०, ३००, ४९४, ५४३ पा०टि०; -और 
अन्य लोगोंका मुकदमा, २०५१-७२; -जेलमें, २५३; 
“द्वारा चाय और बीड़ीका हमेशाके लिए त्याग, २४७; 
“का मुकदमा, १८८; -को ३ मासकी जेल, ३९३ 

नायडू , नागप्पन, & 

नायडू , नायना, & 

नायडू , नारायणसामी, २४९ 

नायडू , पकीरी, ९४ 

नायडू , पीरमलू, २६२ 

नायडू , बी० हृष्णातामी, २६२ 

नायडू , मूनसामी, & 

नायडू , राजू, & 

नायडू , वी०, २६२ 

नायडू , वी०, भुटिया, २६२ 

नायडू , सी० के० टी०, ६१, ११४-१८ 

नायडू , सुबरायलू , & 

निवसन, मेजर एफ० जे०, ३६७ पृए० टि० 

नीमे, ईंस एल०, ३९४ 

नूरभाई, रजाक, २४९ 

नूह . 5५ 

नेटाल, -अपनी समृद्धिके छिए गिरमिध्या भारतीयोंपर 
निर्मर, ३४७, ३७०; -का टान्सवाल्के आन्दोलनसे 
गहरा सम्बन्ध, ७२; -का दोहरा कत्तेव्य, १३०; -की 
टान्लवालकी लडाईमें मारी सहायता, ७२; -के उद्योगों- 
की गिरमिउ-प्रथा बन्द कर देनेंसे प्रारम्भमें कुछ क्षति, 
८१; -के उद्योगपतियोंको जेल भेजकर भारतीयेंके 


कफ 


सिरपर बढ़त बढ़ी जिम्मेदारी, ९९; -के कत्तेव्य, ७२; 
-के जनतम्तीय राज्यमें मारतीयोंक्ी मताथिक्रार नहीं, 
३७१; -क्े जेलियोंक़ा सन्देश, ४८; -के अतिनिरधि 
लन्दनमें, ३२३; -के प्रतिनिधियोंत्री भोरसे एक विवरण 
तैयार, ३४०; -के प्रतिनिषियोंके लिए तेयार किया 
गया विवरणका मसविंदा, ३३७; -के प्रतिनिधियों 
द्वारा छोड क्रू और छॉर्ड मार्लेसे मुलाकातकी प्रार्थना, 
३४०; -के अमुख मारतीय जेल्में, ७२; -के बन्द्रगाहसें 
बम्बईमें आनेवाले जहाजमें बहुतसे टान्सवाल्के भारतीय, 
७२; -के बन्दियोंकों मुक्त कराना ट्ान्सवाल व नेटालका 
समान कत्तैव्य, ७२, -के बहादुर नेताभंके जेल 
जानेपर गांवीजीकी जेल जानेकी प्रबल इच्छा पूर्ण, १२३; 
-के भारतीय अपने बच्चोंकी शिक्षाके सीमित साधनोंसे 
भी वंचित, ३४८; -के भारतीय भारतकी सहायता 
करनेमें पीछे नहीं, ३७०; -के भारतोय रुम्बे भरसेसे 
अनेक गम्भीर निर्योग्यताओंसे पीड़ित, ३४३; -के 
भारतीयोंकी मुवित सत्याग्रहकी ही राहसे, ३६३; 
-के भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें उपनिवेश-मन्त्रीके 
सामने पेश किया गया विवरण, ३७०; -के भारतीयों- 
को सत्याग्रहका प्रयोग करके गिरमिट प्रथा बन्द 
करानेकी सलाह, ८४; -के भारतीयोंकी नेथल संसदमें 
कोई प्रतिनिधित्व नहीं, ३४३; -के भारतीयोंकों न्याय 
दिलानेके लिए शाही सरकारकों सुविधा, ३४८; 
-के भारतीयों द्वारा स्रमावतः अ्रस्तावित दक्षिण 
आफ्रिकी संघकी भोर भयातुर दृष्टि, ३४८; -के 
मामलेमें ब्रिटिश सरकारके हाथोंमें अत्यन्त प्रभावशाली 
उपाय, ४०१; -के वीरोंके जेल जानेपर तार देना 
कांग्रेसका कतैव्य, १३०; -के व्यापारियोंकों परवानेके 
बिना व्यापार करनेकी सलाह, ५६, १३५; -के 
सज्जनों द्वारा गांवीजीकोी लड़ाईक अन्त तक साथ देनेका 
बचत, ११२; “को व्यापारिक कानून रद करना 
शेष, ७२; -को समृद्ध बनानेवाके भारतीय गिरमिश्यि 
युलामोक्षी तरह मजदूरी करनेपर मजबूर, ३७०; 
-द्वारा भारतीय गिरमिट्यि अपने छामके लिए आयात, 
४०१; -में गिरमिटिया मजदूरोंको प्रलोभन देकर 
बुलानेकी प्रथा जारी रखने तक शान्ति नहीं, ८०; 
-में परवाना कानूनके एकांगी प्रशासनके ढ्वारा भारतीय 
व्यापारियोपर अत्याचार, २९७०-९६; -में भारतीयोंका 
अपमानजनक एवं कठिन परिस्थितियोंमिं निवास, ४२०; 
-में भारतीयोंकी आबादी बहुत, ३७०; -में मारतीयोंकी 


सम्पूणे गांधी वाडसय 


शिक्षापर गांधीजी, १४६; -में मारतीयोंके कष्ट सहन 
करनेपर ब्रिटिश सरकारी सहाबुभू ति भारतीयेकि साथ 
४२०; -में भारतीयोंक्ो बरबाद करनेके लिए तीन 
रास्ते अख्तियार, ३७०; -में सत्याग्रह चलानेसे गांधीजी- 
की रायमें स्वार्थ ओर परमाथ्थ-दोनों अथोंकी सिद्धि, 
३४; “में सत्याग्रह भारतीयोंकी शक्ति, ३४; -में 
घरकार भारतीय व्यापारियोंकों कुचल देनेक्ो तेयार, 
४०१; -में सरकारके पास फरियाद करनेसे कोई लाभ 
नहीं, १२१ 

नेटाऊ ऐडवर्टाइज़र, -भारतीय गिरमि्यिकि कष्टठो पर, ८३; 
-की डॉक्टरोंकों गिरमिश्यिंके मालिकोंके अंकुशस बाहर 
रखनेकी सिफारिश, ८४; -द्वारा गोरोंकों गिरमिश्यि 
प्रथा बन्द करनेकी सलाह, ८४ 

नेटाऊ अ्वासी आयोग, १४६ 

नेटारू भारतीय कांग्रेस, १, ७२ पा० टि०, ७९, १०७, 
१६७५, १९०, ३४० पा० दि०, ३४३; -का आथिक 
संकठ, ११८; -का कर्तव्य, १४६; -का नेटालके वीरोंके 
जेल जानेपर तार देना कर्तव्य, १३५; -के कोषमें धन 
संग्रह करना नेटालके शेष नेताओंका पहला कात्तैब्य, 
१३०; -को सभा करनेपर गांधीजीकी बधाई, २०१: 
-“दारा दान्सवाल्की लड़ाईकों प्रीत्ताहइन देनेके लिए 
सभा, २०१ 

नेटाऊ मक्‍्युरी, १५५ पा० टि०; -का भारतीयोंसे उनके 
संघषेके सम्बन्धमें मतभेद, १९५७; -की सम्पादक टिप्प्णि- 
योपर गांधीजी, १२७; -के अतिनिधिका गांघीजीसे 
प्रश्न, ७७; -के प्रतिनिंधिको गांधीजीका उत्तर, ७७ 

नेटाक सरकार, -भारतीयोंके विरुद्ध बहुतले कानून बनानेकी 
इच्छुक, ११८; भारतीय गिर मिशियोंकोी गिरमिटकी समाप्ति- 
प्र वापस भारत भेजनेमें अबतक असमर्थ, ३४७; -का 
उत्तर भारतीय समाजकी भावनाकों ठेस परचानेवाला, 
४४६; -का नेटरू शिष्टमण्डलकों उत्तर, ४४६; -की 
ब्रिथ्शि भारतीय समाजके सामने मोलवी बुलानेके लिए 
४ पड करकी शर्ते, ४४६; -के भारतीयोंकि अधिकार 
स्वीकार करनेतक भारतको गिरमिटिया मजदूरोंकों भेजना 
बन्द करना आवश्यक, ३७०; -द्वारा आभामद भायातकों 
उत्तर ४४६; -द्वारा उच्चतर भारतीय विद्याल्योमें १४ 
वर्षसे अधिक उम्रवाले लड़कोंकि प्रवेशपर अतिबन्ध, १४६; 
-ढारा एक नया विधेयक तेयार, ५६; -द्वारा गरीब 
भारतीयोंसे ३ पौंड साछाना करकी वसूली, ४०१; 
>से ब्रिटिश सरकार द्वारा केवछ सिफारिश करना 
छम्भव, ४२० 


सांकेतिका 


-अपना आवेदन . 


नेटलू शिष्टमण्डछल, ३०९, ३४६, ४६०; 
तीन कष्टों तक ही सीमित रखनेका इच्छुक, ३४४; 
-नेठालकी दश्शाका विवरण समस्त लंसारमें भेजनेके 
काममें व्यस्त, ३६३; -क्ा आगा खॉँसे पत्रव्यवहार 
३७०; -का पत्र ठाइम्समें प्रकाशित, ४००-१; - 
सम्राटकी सरकारके प्रति आभार प्रदर्शन, ३४३; -की 
अमीर अलीसे भेंट, ४३०; -की अली इमामसे मुलाकात, 
४२० ;-की उपनिवेश्ञ मन्त्री एवं अन्य सज्जनोंसे मुलाकात, 
३७०; -की भारतसे प्राथना, ३६९-७०; -की मदद- 
को अली इमामका वादा, ४४६; -की रायमें नेटाल 
सरकारकी नीति क्ररतापूण, ४९५; -की छोड क्रू से 
मुलाकात, ३५४; -की लोड मार्लेसे मुलाकातकी 
प्राथना, ३३७; -की सर मंचरजीसे में, ३८८; -के 
अनुभव भारतीयोंकि लिए लाभप्रद, ३३७; -के सदस्य 
गिरमिव्की सारी पद्धति ही खत्म कर देनेके हकमें, ३४७; 
-के सदस्योंकी सर मंचरजी, नवाब तेयद हुसेन बेलग्रामी, 
सैयद हुसेन व झ्रुप्तले मुछाकात, ३३७; -के सदस्योंसे 
मिलनेके लिए दक्षिण आक्रिका ब्रिथ्शि भारतीय समितिकी 
खास बैठक, ४७२; -को अली इमाम द्वारा मदद 
देनेका वादा, ४२०; -को छोंडे क्रूका उत्तर, ४२०; 
-द्वारा अपना विवरण विभिन्‍न स्थानोंमिं वितरण, ४००; 
-द्वारा कर्नल सीडी और डोर्ड मार्लेसे भेंट, ३८८; 
“द्वारा कनंू सीलीसे लिखित उत्तर देनेकी प्रार्थना, 
४००; -द्वारा भारतीयोंके कर्शेका विवरण प्रस्तुत, 


३४३-४९; -द्वारा मेरित्सबगं मस्जिदके लिए एक- 


मोलवीके आनेके अलुमतिपत्रकी माँग, ४४६; - 
गांधीजी, ३५४, ४४६, ४८८, ४९६ 

नेलसन, जी०, -को गांधीजी द्वारा पुस्तकें मेंट, ११८ 

नेहरू, मो्तीकाठ, ५४० पृ[० टि० 

नेतिकता संघ, -द्वारा गांधीजीकों भाषणके लिए आमन्त्रित, 

५ ४६६ 

नेतिकता समिति संघ, २८१ पा० दि०, ४७२ 

नौगामा, ४२ 

नौरोजी, दादामाई, ११, ३४, २६०, ३१४ पा० टि०५ 
३२१-२२, ४२१, ४४१, ४६९; -के ८४ वें जन्म- 
दिवसपर गाँधीनी, १० 

नौरोजी, ( श्रीमती ) शुलूबाई -का वरसोआमें देहान्त, २६०; 
-की मृत्युपर गांधीजी, २६० 

प्‌ 


पंजीयन प्रमाणपत्र, १, ३, १८, ६०, ८८-८९, १०३, 
११४, १९६, २१८, २९२८ पा० टि०, २००, २७१ 


६७१ 


पा० शटि०, २६१, २६४, २८९; -न ढेनेका ईसपजी 
कामनियापर आरोप, ६४; -न होनेपर एशियाई कानूनके 
अन्तर्गत २,७०० भारतीयोंकी गिरिपतारों, ३२६; -पे 
करने और अंगुल्यिकी छाप देनेसे इनकार करनेपर 
भारतीयोंकी ३ मासकों कड़ी कोंद्रकी सजा, १९६; 
“बड़ी तादादमें आगकी मेंट, ४; +क्ा उपयोग ने 
करनेके कारण नानाछाल शाहकों छः महीनेक्री जेलकी 
सजा, २४६; “पंजीयन प्रमाणपत्रों, -से होनेवाले 
लाभकोी भारतीय छोड़नेकों तेयार, २ 

पटेटी, ४३२, ४९८ 

पंटेल, आजम सेदू, ९४ 

पटेल, इस्माइल, २७० 

पटेल, ई० एम०, -के मालकी वेरीनिगिंगमें नीलामी, ६ 

पंटेल, जे० पी०, ५२९ 

पटेल, मंगलमाई, ४६-४७; वबलमदास, लालशाह' भी देखिए 

पंटेल, मुहम्मर मामूजी, -की बीमारीके कारण जेल्से 
रिहाः २४८ 

पटेल, मूलजी, ८८; -तथा हरिछालका मुकदमा खारिज, 

७; “को देश-निकाला, ४४ 

पटेल, मोटी रघा, -को नाइ्व्स्ट्ममें बिना परवाने फेर 
लगानेके अपराध चार दिनकी सजा, १६ 

पटेल, सीमाभाई, १९६, २४७; -द्वारा स्टडउ नक्रो गांवीजीके 
आगमनके वारेमें तार, १६७; -की द्वाइडेलबर्गमें 
गांवीजीसे झुलाकात, १६४ 

पठान, -और पंजाबी प्राथियोंकी स्थिति, ३८; -पठानों, 
“ओर पंजाबियाँका उपनिवेश-मन्त्रीको प्रार्थनापत्र, ३७- 
३९; -का पत्र स्टारमें प्रकाशित, १८०२-७३; -द्ा 
गांधीजीपर पेगम्बरोंका अपमान करनेका आरोप, १० 
-से पत्र लिखवानेमें एक प्रसिद्ध भारतीयका हाथ, १०३ 

पृडियाची, आर० के० २६४२ 

पडियाची, एम० पी०, २६४ 

पडियाची, एस० वेलू०, & 

पडियाची, जी०, २६२ 

पडियाची, पना, २६२ 

पडियाची, रंगा, & 

पडियाची, वी० गीविन्दसामी, ६ 

पडियाची, वी० मथुरासामी, २६२ 

पडियाची, सहारा, २६२ 

पण्डित, सीताराम, ३९२ 

पृण्डित, रामसुन्दर, ११२५ 


६७१ 
पतंजलि, १२० 
पत्र, -उपनिवेश-उपमन्त्रीका गांधीजीकी थान्सवालक मारती- 
योकि प्रशनपर, ४६७; -के उपनिवेश सचिवको, १९; 
-काछलियाका जेल-निरदेशकको, ५७-५९; -केलेनबेकका 
गांधीजीकी ४१२; -गांधीजीका केलेनबेककी ५०५-६; 
-गांधीजीका छाड क्र, को, ३९७, ४८७; -गांधीजीका 
तमिल भाइयोंको, १९८; -गांधीजीका छोड क्र, को, 
४२३; -का छॉडे मालेकी, ३९७; -छगनछाल गांधीका 
गांवीजीको, ४१८; -जेंल-निदेशकका काछलियाको, 
७३; -जोहानिसबगगसे शिष्टमण्डलकों, ४१४; -पढठानोंका 
स्टारमें प्रकाशित, १०१२-५३; -पारसी रुस्तमजीका, 
४४; -पुरुषोत्तमदासका गांधीजीको, २०७; -पोल्कफा 
गांवीजीकी, ४०३; -पीलकका शिष्ट्मण्डलकी, ४१०; 
-मद्र आयोगका गवाही देनेके लिए त्रिटिश भारतीय 
संघको, २१०; -मेरीमेनका, ३०३; -स्विका, ३१७; 
-र्विका छॉर्ड एटहिलकों, २८१; -लॉड क्र का 
गांवीजीकी, ५२८; -हॉस्केनेके नाम, ६९ 

पत्तर, झुतरामुत, ६ 

परमानन्द, प्रोफेसर, २४१ 

प्रवाना, -स्टडटनका, १४; परवाने, -के बिना फेरी 
लगाकर भारतीय फेरी वालोंको गिरफ्तार होनेकी 
सलाह, ३; -के बिना फेरील्गानेके अपराधमें डाह्या 
रघाको सात दिनकी केदकी सजा, ६०; -के बिना 
बैधड़क व्यापार करनेकी गांधीजीकी फेरीवार्लोकी सलाह, 
६३; -के बिना व्यापार करनेके जुममें चोकलिंगम 
गिरफ्तार, ६४; -के बिना व्यापार करनेपर इस्माइल 
ईसप बेलमक्री एक मासक्ी जेलकी सजा, ६; -के 
बिना व्यापार करनेपर जोहानिसबगमें तीन भारतीयोंकों 
सात-सात दिनकी केदकी सजा, ६७; -के बिना 
व्यापार करनेवाले फेरीवालेक्ों छः सप्ताहकी सख्त 
केदकी सजा, ३१ 

परवाना निक्राय, ३६९; -द्वारा परवाना अधिकारीके निर्णयकों 
उलटनेसे इनकार, ३४४; -के निर्गेयोपर टाइम्स आफ 
नेटाऊ, ३४०५-४६; -परवाना निकायों, -के सर्वोच्च 
न्यायालय, द्वारा कई बार टीका, ३४६; -में अधिक्रतर 
यूरोपीय दूकानदार, ३४६ 

परवाना पंसारी, -के बिना व्यापार करनेपर प्रिटोरिया 
नगरपालिका द्वारा कुछ भारतीयोंपर मुकदमा, ४६-४७ 

पराग, चेट्टी, -को ७ दिनकी सजा, ६० 


परीख, जेंठालाछ, ४७०, ४०२, ४७३, ४९६, ५४८ 
पा० 2० 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


पांडब, १७० 

पातंजल योगदर्शंन, २४१ 

पादशाह, ३९७ 

पानचन्द, चुन्नीलाल, ५४३ 

पाल्वेल ( श्रीमती ), २०६, ३९८; -को अपनी पोत्रीपर 
गये, २१२ 

पारसी, -राजनीतिक मामलोंर्म अग्ुआ, १९३; -पारसियों,- 
ओर तमिलोंकी विजय, १९४; -और तमिलेंके कन्धों- 
पर लड़ाईका मुख्य भार, १९८; -की बदौलत बम्बईकी 
शानशोकत, १९३; -की बहादुरी, १९३-९४; -की 
संख्या दक्षिण आक्रिकारमें बहुत कम, १९३ 

पारसी अंजुमन, ३११ 

पारेख, छोटालाछ, ईश्वरछाल, ४५०, ४९६, ४१६ पा० छि०३ 
“को विंदाई, ४९६; -पर गांधीणी, ४९६ 

पाक, सर हेलरी, ३० 

पाल, बिपिनचन्द्र, ४५०; -का भाषण, ४५१, ४७३ 

पाशा, अहमद रजा, १७९, ३०९ 

पिल्‍्के, -को छः महीनेकी केदकी सजा, १९३ 

पिरके (श्रीमती ), -के मामलेमें गांधीजीकी गवाही, २३९ 

पिंल्‍ले, एस० मुतरासुतु, ६ 

पिछले, कंगासामी, & 

पिल्छे, सावेरी, ६ 

पीटर, एन० के०, २६२ 

पीटर, वी० एन०, २६२९ 

पीरमाई, आदमजी, ३८० 

पीस ऐंड आविदेशन सोसाइटी, ४७४ पा० दि०; -द्वारा 
गांधीजीकी भाषणके लिए निमनन्‍्त्र"ण, ४७८ 

पुरुषीत्तमदास, ३९७ 

पेटिट, जहांगीर बोमनजी, ३६६, ३६८ पा० टि० ३८२- 
८३, ३८६, ३९४, ४३४, ४४०, ४६३; -तथा अन्य 
लछोगोंकी शिष्ट्मण्डलोॉंका व्यय देनेके लिए राजी करनेका 
गांधीजीका पीलककों परामश, ३९४; -की दानशीलता, 
४४९; -से पीलकको मदद, ४४९ 

पेटिट ( श्रीमती ), जहांगीर बोमनजी, ४०८ 

पेरिस युवक तुर्की दक, १७९ 

पेरी, डॉक्टर, ४०१; -के मतमें डॉँ० कुककी बात बनावटी, 
४०३ 

पेरी, पादरी, २१८७ 

पेंकहुट (श्रीमती ), ३९३, ४७३, ४९७ 

पैटिक, सर पर्सीफिटज्ष, ३१४ 


सकितिका ६७३ 


पीलक, ण्च्र0 एस छल०, ४५ र्‌ ७, ््‌ 8] पू[० दि०, ७२- 


४४, ५९, १४९, १०३, १६७, २०४, २०७, २०९, 
२६५, ५३९, २०२३-५४, २६९, २८८, ३०७, ३३७ 
पा० टि०, ३४३ पा० टि०, ४२७ -पृत० डि०, 
४५९६, ५१६ पा० दि०, ५२५ पा० टि०३ -आर्थिक 
तरक्षीवाले पदको छोड़कर फीनिक्स-बोजनामें शामिल, 
२७३; -एडवोकेट ऑप्) इंडियाकी दृष्टिमें वेतन 
भोगी एजेन्ट, ४३४; -पूरी तरह सावेजनिक कार्यमें 
संखूग्न; ४६; -बत्रिश्शि भारतीय संघमें अवेतनिक 
सहायक सचिवके रूपमें, २७३; -भिशननरी कार्यकर्ताके 
रूपमें भारत प्रेषित, ३०७; -का एक पुराने यहूदी 
बरानेते सम्बन्ध, २७४; -का कार्य मारतमें जोरोंपर, 
३७२; -का भारतमें काय, २७३; -का भारतीयोंके 
प्रतिनिधिकी हेसियतसे भारत अस्थान, २७३; -का 
विवाह, ३७४, ४१०; -का सामबिक भारतीय 
विचारधारासे सम्पके, २७४; -की आवाजकी भारतमें 
गूंज, ४७१; -की उपस्थितिसे बम्बईके छोगोंमें संघर्षके 
प्रति मारी दिलचस्पी, ४०५, ४०७; -की जीवनीपर 
गांधीजी, २७३-७४; “की मारतमें दोड़-बूपसे 
शिश्टमण्डलक्की बठ, ४१६; -की भारतीय अवासियों 
तथा एशियाई कानूनेके सम्बन्ध जानकारी बेजोड़ 
२७४; -को युवावस्थासे नीति-शाखकों ओर गहरी 
रुझान, २७४; -के कार्मपर गांधीजी, ४४९; -के 
जीवनपर गांधीजी, २१७३-७४; -के माषणकों अंजुमन 
इस्लाम द्वारा अंग्रेजी ओर उठूँमें छापकर प्चारित 
करनेका वचन, ३८७; -के सत्याग्रह-संघर्षके लिए 
चन्दा एकत्र करनेके प्रयत्न, २७३-७४; -को अली 
इमाम द्वारा पूरी सहायता देनेका वचन, ४९६; -को 
गांवीजीका पेथिट तथा अन्य छोगोंकी शिष्षमण्डलका 
व्यय देनेके लिए राजी करनेका परामशे, ३९४; -को 
गांधीजीका घग्बई गज़टमें भारतीय सघ्पर प्रकाशित 
पम्पादकीय पढनेका सुझाव, ३३६; -को गांधीजीकी 
डॉ० मेहताके साथ नियमित रूपसे पत्र-व्यवहार करनेकी 
सलाह, ४२९, ४४२; -को गांधीनीकी प्रो० गोखलेसे 
बातचीत करनेकी सलाह, ३२१९; “को गांवीज्ञीकी 
भारतीय महिलाओंसे चन्दा एकत्र करनेकी सलाह, 
४२८, -को तीन वर्षोतति आराम हराम, २७३; -को 
पेडिट्से मदद, ४४९; -को भारतके उम्र दल्से 
सम्पर्दी न करनेका निर्देश, ३९८; -द्वारा अधिनियम 
रद कर देनेके प्रस्तावसे सम्बन्धित तारकों प्रकाशित 


९-४३ 


कर दनेसे गांधीजीको आश्चयं, २८३; -द्वारा भाधुनिक 
भारतीय इतिहासका अध्ययन, २७४; -द्वारा की गई 
भरतीयोंकी सेवाका मूल्य आँक़ना गांवीजीके मतसमें 
असम्भव, १५४; -द्वारा गांवीजीके अवीन वकालतका 
प्रशिक्षण अहण, २७३; -द्वारा गांधीजीकों प्रो० गोखले- 
का सन्देश, ५७३७; “द्वारा गांधीजीकों भेजी गई कृतरनें 
मनोर॑जक, ३६७; -द्वारा ४ वर्षतक ब्रिटिश भारतीय 
समानके कोषसे एक पेसा भी लेनेसे इनकार, ४३८; 
“द्वारा जेलमें दाउद आदिसे झुलाकात, ४८; -द्वारा 
जोहानिसबर्गके एक साप्ताहिक पत्रके सहायक सम्पादक 
पदसे त्यागपत्र, ४३७; -द्वारा 5न्सवाल सरकारकी 
भाईजीको गिरफ्तारीपर कर्डी आलोचना, ८८; -द्वारा 
भारतमें बहुत कार्य, ४५४; -पर की गई चोट सभी 
भारतीयोंकी लजानेवार्ली, १०४; -पर डॉ० मेहताकी 
रायमें एडवोकेट ऑफ़ इंडियाका प्रभाव, ४४० 

पीलक, (श्रीमती ), मिली ग्राहम, ११५०, २१२५, २८३, 
३०६, ३०८, ३२२९, ३३५, ३६२, ४१३, ४२७, 
४२९ पा० टि०, ४७३, ४८१, ५०८; -का डॉ० 
मेहता द्वारा निरीक्षण, ४४२; -का सोम्य मागैदर्शन 
ग्रहण करनेमें हुसेन समर्थ, ३२३; -की प्रेमपूणे सहायता 
ओर सलाद छेनेका गांधीजीका मॉडकों सुझाव, ५३९; 
-के लिए उमर खेबामकी पुस्तक, ३६२; -को फीनिक्सके 
जीवनसे मेक बिठानेमें कठिनाई, ५३९; -द्वारा भारतीय 
महिलाओंकी समाओंका आयोजन, २७४ 

पोलक, जें० एच०, २७३, ४००, ४७२, ५२९ 

पोलक, (कुमारी ) मॉडे, २८१ पा० थि०, २८२, ३०३, 
३०१९१, ३२३७, १६९, 2६८, 5५०८, ५१९, ५२८, 
५३८; -दक्षिण आक्रिका जानेको उत्सुक, ७३८; -को 
गांधीजीका मिलीसे ग्रेमपू्ण सहायता और सलाह छेनेका 
सुझाव, ५३९ 

पोलक, वाल्डो, ११२, ३२०, ३६९, ४१३, ५७३९-४० 

पोलक, ( कुमारी ) सैली, २८३, ३२१, ४१३, ५०८, 
७५१९, ५३९; -फीनिक्स जानेकों उत्सुक, ५४० 

पोलक, डेविड, ६९; -द्वारा गांधीजीके साथ जेल्में हुए क्रर 
व्यवहारंके बारेमें छॉड सेल्बोंकों पत्र, २३९... 

प्रगतिवादी दल, ७५१, ७०, ५९, २०६, ३१४ प० शथि०, 
३३१ 

प्रवासी आयोग, -की रिपोर्ट, ४७७ 

प्रवासी न्यास, -गिरमिस्यिंकि कारोबारका संचालक, ८३ 

प्रसाद, बी०, ५२९ 


६७४ 


प्रहछाद, १९८, २३६ प]० 6० 

अिसिप्स ऑफ़ साइकॉलोजी, ५०४ पा० टि० 

जिशिएश्स ऑफ़ सोशियॉलॉजी, ५०९ पा० टदि० 

व्रिदोरिया, -के भारतीयों द्वारा देशके लिए जेल जाकर कष्ट 
सहन, ६९; -के भारतीयोंपर १८९९ के नगर विनियमके 
खण्ड ३९ के अधीन मुकदमा, ४९९; -के भारतीय 
घोबी, २४८; -के सेठोंका जेल जानेवालोंकी मदद करना 
कत्तैव्य, २६३; -में गांधीजी जेलकी एक कोठरमें बन्द, 
२२२ 

ग्रिटोरिया न्यूज़, २१६ पा० दि०, ३६० पा० दि०; 
-के प्रतिनिधिकों गांधीजीसे मेंठ, २१७ 

प्रिदोरिया समिति, १९३ 

प्रेस एजेंसी, -के अतिनिधिकी गांधीजीसे सेंट, २८० 

श्रेसीडसी एसोसिएशन, ३९३, ३८३ 


फ 


फराउन, ५ 

फरेन, बुढ्फर्गंग, ७ 

फिट्जपेटिक, सर प्सी, २०६ 

फिरोज, झुरुकाबापू, -गिरफ्तार, १९३ 

फिलिप्स, ८३, ३१९ 

फीनिक्स, -की पाठशाला, १९२; -की पाठ्शालापर 
गांधीजी, १३७-४१; -के इन्‍्तजाममें गांधीजीके मतमें 
कुछ गढ़बढ़ी, ४१२; -के जीवनसे मेल बिऊनेमें 
मिलीकी कठिनाई, ७५३९: -के रहन-सहनसे वहाँके 
निवासियोंमें सर्वोत्तम भु्णोका विकास, ४१०२; -में 
कोई अवांछतीय प्रतिबन्ध नहीं, ३८९; -में रहनेवाले 
लोगोंके कर्तैव्यपर गांधीजी, ८६ 

फीनिक्स योजना, -का ध्येय वेल्स्येंय और रस्किनकी 
मूलभूत शिक्षाको काययोन्वित करना, ३७३ 

फेरर, ४९७; -पर कानूनके मुताबिक झुकदमा चलाना 
असम्भव, ४९७; -पर फौजी अदालतमें मुकदमा, ४९७ 

फेरार, सर जाजे, २०६. ३१४, ३२१, ३३४, ४०९,४२४ 

फेरीवाढे, -बनाम दृकानदार, १३९२-३४; “व्यापारियोसे 
दबनेके कारण समा्ोमें खुलकर बोलनेमें भसमर्थ, 
१३३; "को बिना परवाना व्यापार करनेपर छ: 
सप्ताइकी सख्त केदकी सजा, ३१; फेरावार्लों, -का 
दूकानदारोंसे ईर्ष्या करना अत्यन्त अनुचित, १३३; 
“का संघर्ष, ६३; -की मार्फत जीत जरुद होनेकी 
सम्भावना, ६३; -के प्रति उदार बनना व्यापारियोंका 


सम्पूर्ण गांधी वाड.मय 


कर्तव्य, १३३; -को गांधीजीकी बिना परवाने फेरी 
लगानेकी सलाह, ३, ६३; “पर बाहर निकल कर 
क्रग्संडॉर्पमें फेरो न छगानेका आरोप, ६६; नसे 
मारपीट कर प्रमाणपत्र छीन लेनेका ऋगसंडॉपिवे, 
भारतीय व्यापारियोंपर आरोप, १३ 

फेल, माइरन जे०, ५०८ 

फेब्पष, ४९४ 

फेन्सी, एम० पी०, १३-१४, ३२ पा० टि०, ४६, २४९ 

फोक्सरस्ट जेल, -भारतीय कैदियोंसे पूणे, ९४; -के जेलरको 
१०० से भी ज्यादा भारतीयेकि लिए व्यवस्था करनेका 
हुक्म, १२३; “के बन्दियोंका आवार्सी मजिस्टेटको 
प्राथनापत्र, ९७-९८; -सें गांधीजीके साथ, ७७ क्रैंदी, 
११२; -में गांधीजीते झाड़ू छगानेका काम, २२८; 
-में बहुतसे भारतीय झुछाकाती, १६०; -में भारतीयों- 
के कामपर गांधीजी, ४९-५०; -में मुहम्मद इब्राहीम 
और खरसानीकी दाउद मुहृम्मदसे मुलाकात, १३८; 
-में रमजानके महीनेमें मुसलमान प्रतिरोधियोंको 
सुविधाएं, ४१९; -से गांधीजीकोी भरूग बरनेके कारण, 
२२८; -से हरिलाल रिहा, ६८ 

फ्राँंसिस, नायना, २४९ 

फ्रांसिस, राजा, २६४ 

फ्रांसीसी क्रान्ति, -पर लिखी कालछौइलकी रचना अल्न्त 
प्रभावोत्यादक, २४१; -से जनताकों गांधीजीकी दृश्थिमें 
विशेष छाम नहीं, २४१ 

फ्रीथ ( श्रीमती ), -द्वारा गांवीजीकीं अपने घर आनेका 
निमन्त्रण, ३७८ 

फ्री हिन्दुस्तान, ४४४ पा० टि० 

फ्रैडिक, २७२ 


५ | 


बंगाल व्यापार संघ, ३१४ प० डि०, ३९० 

बगल, वंली मुहम्मद, ४, १३, ३९, ४६; “का बयान, 
४०; “फा मामला अदालतमें पेश, ४०; “के ऊपर 
दो समन, ४७; -के ऊपर दो मुकदमे, ४७ 

बटलर, जनरकू, २९० 

बदात, हुसेन मुहम्मद, ३३७, ३४३, ३४९, ४०१, ४२५ 
४३०, ४६७०; “का परवाना अधिकारी द्वारा दिया 
गया परवाना परवाना निकाय, द्वारा मंसूख, ३४६ 

बनी, पी०, ५२९ 

बनजी, सुरेन्द्रनाथ, २८१, ४९६ 


सकितिका 


बनियन, जॉन, -के जेल जानेसे लोगोंको छुटकारा, १९८; 
-दढ्वारा जेलमें पुस्तककी रचना, १९८ 

बग्बह गज़ट, ३३६, ४६१ 

बम्बई प्रेसीडन्सी असोसिएशन, ३८६ 

बम्बई-सरकार, -के कार्यका विरोध सबसे पहले वम्बईको 
करना जरूरी, ३८३; -द्वारा अपनी भूलपर खेद प्रकट- 
कर सभा करनेकी अनुमति प्रदान, ३८७; -द्वारा 
क्षमा याचना, ३९०, ४०३; -ढारा शेरिफकों सभा 
न करनेकी अन्यायपूर्ण आज्ञा, ३८७ 

बम्बाटा, -द्वारा व्यक्ति कर अनुचित लगनेके कारण इन्स्पेक्टर 
हंथकी हला, १२९ 

बहिष्कार, -तुर्को द्वारा आस्टियाई मालका, १७९; -दार- 
-ए-सलाम के भारतीयों द्वारा जमन ईस्ट आक्रिका 
लाइनका, १९६ 

बाइबछू, १८२, २२५०, २४० 

बाजार नोटिस, ८७७५ पा० टि० 

बाटमली, ३६१, ३६३, ६७१ 

बावजीर, अब्दुल कादिर, १९, १४, ४६, ६१, ६९, 


१११ पा० टि०, ११२, ११४ प० टि०, १२४, 
१६६, ९१८२, २४९, २७०४ पृ(० एि० 


बिल मोरिया, एच० आर०, ५२९ 

बिहारी, २०७ 

बुद्देव, १७७५, ७५०२ 

बुलबुल, ४९१ 

बे, जेबाद, ३०९ 

बे, डॉ० रिजा तौफीक, ३०९ 

बे, ततछात, ३०९ 

बे, मीघात, ३०९ 

बे, मुस्तफा अरोफ, ३०९ 

बे, मेहमेत अली, ३०९ 

बेट्मेन, ३६० प० टि० 

बेटस, सुपरिथ्डेंट, ३ 

बैडफीडे, ३०३ 

बेनेट, 2ी० जे०, -टान्सवाल्के हलूचलछसे मारतमें पढ़े 
प्रभावपर, ८०; -का “ हरन्दन टाइम्स? को पत्र, ८० 

बेन्सन, २१२; -द्वारा अपने पत्रमें जाँचके निष्कषोकी 
कमणोरी प्रकट, ४८४ 

बेरी, कैंनन, ८३, २८७ 

बेल, सर हेनरी, -द्वारा अदाकतकों सलाम करनेकी बाबत 


छुल्त राय जाहिर, ३६; “ढारा भारतीयोंपर झूठ 
बोलनेका आक्षिप, ३६ 


६७० 


बेलग्रामी, नवाब इम्दुल मुल्क सैयद हुलेन, ३०९, ३११, 
३३७, ३७२, ४५० 

बेलग्रामी, मेजर सैयद हुसेन, ३०९, ३११, ३३९, ४५०- 
७१: -का भाषण, ४५१ 

बलिमि, १३३; -एक मासकी सख्त केदकी सजा भोगनेके 
बाद रिहा, ६७५ 

बेल्मि, ईसप इस्माल, ६८; -को १ मासकी जेलकी सजा, ६ 

बेकन, लॉड, १८२ 

बेलोज्ञ, ५३२ 

बोअर सरकार, -द्वारा भारतीयेके व्यापारमें कभी भी 
हस्तक्षेप नहीं, २१९१: -के समयमें भारतीयों द्वारा 
परवानेंके बिना व्यापार, २९१ 

बोबा, जनरल, ३७, ३९, ११६, १७४ पा७० टि०, 
२२०, २०६, ३११, ३१४, ३३१, ४०६; -और 

जनरल स्मटसका उपनिवशोंका संघ राज्य बनानेंके सिलसिलमें 
जल्दी ही लन्दन पस्थान, २०२; -के कंथनानुसार 
सम्मेलनमें उठाया गया शिक्षित भारतीयोंका प्रश्न नया, 
३३१; -को लछॉडे किचनर द्वारा स्वशासन देनेका 
वचन, ५२; -द्वारा “ वतनी ” शब्दको व्याख्या, ५२ 

बोस, ४९६ 

बोस, एच० एम०, ५२९ 

ब्राउन, ३११ 

ब्राउन, अब्दुल्ला; -की नेदालमें परीक्षा, ५५; -को हास्यास्पद 
स्थितिका एहसास, ५५ 

ब्राउनी, ७५३९-४० 

ब्रिश्शि भारतीय, २६-१७; -अपनी शिक्षाकी स्वयं व्यवस्था 
करनेमें लापरवाह, ११९; -अपने यूरोपीय छेनदारोंको 
थोड़ासा कष्ट देनेके लिए मजबूर, १६०; -आत्मा- 
मिमानी जातिके नाते सन्‍्तापजनक शर्तोंको मंजूर करनेमें 
असमर्थ, ४३३; -एशियाइयके अनियन्त्रित प्रवासके 
अनिच्छुक, ६०; -एशियाई कानूनके रद होने तक नये 
कानूनके छाम उठानेकों तेयार नहीं, ६०; -एंशियाई 
कानूनके सामने झुकनेकों तेयार नहीं, १७३; -कनैल 
सीलीके मतमें गोरोंकी गुलामी करनेके ही योग्य, ११६; 
-केपमें परस्पर संघषे रत, ११९; -जान-माल्की रक्षाके 
लिए दूसरोंपर निभेर, ११९; -दान्सवालमें कानूनी 
निर्याग्यताओंसे त्रस्त, ४४३; -दक्षिण आफ्रिकाके किसी 
भी भागमें एशियाइ्यकि अबाघ प्रवेशके अनिच्छुक, ७८; 
“नेटालमें अपने बच्चोंकी शिक्षके सीमित साधनोंसे भी 
वंचित, ३४८; -अवेशके अधिकारके सम्बँ्धमें समानताके 


हि 48। 


७६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


इच्छुक, ५२१; -विशेष केदियों जेसे व्यवदारके 
अनिच्छुक, ५८; -सम्यता और शिक्षार्म वतनियोसि 
बढ़े-चढ़े, ३७१; -सरकारके कानूनको किसी प्रकार 
माननेको तेयार नहीं, २; -सरकारके वादा खिलाफाके 
कारण शंकाढु, २९४; -सिर्फ़ ब्रिटिश भारतीय होनेके 
कारण टान्सवालमें आनेमें समर्थ, ७२०; -सेयद 
अलीके व्टोंसे घबरानेके बजाय जेल जानेके लिए आातुर, 
६३; -ब्रिटिश भारतीयों, -भौर एशियाश्योंकी दृशियें 
जनरल स्मट्स बेईमा्नीके आरोपके अपराधी, ५१; 
-और चीनियोंकी संयुक्त सभा, २३४; -औओर टान्सवाल- 
सतरकारके बीच एशियाई कानूनको लेकर मतभेद, १०८; 
-और यूरोपीयोंके बीच कहीं कोई प्राकृतिक दीवार 
नहीं, १०३; -का अनाधिकार रूपसे बड़े पैमानेपर 
टान्खवाल आगमन, १७३; -का एक्रमात्र संरक्षण 
साम्राज्य सरकार द्वारा, ३४३; -का एशियाई कानून 
रद करवाना एक महत्वपूर्ण दायित्व, ५२४; -का 
एशियाई कानून रद करनेके लिए संघपे, १२८; 
“का कानूनमें से जातीय कलंकको निकाऊ देनका 
आग्रह, ५२११; -का काफिरोंकि साथ यूरोपियोंकी 
अपेक्षा अधिक अच्छा व्यवहार, १६९; -का “गवनेर? 
जहाजसे आगमन, ८१; -का जेलसे बाहर रहनेपर 
कठोर कत्तैंव्य, ३५; -फका टान्सवार संसद कोई 
प्रतिनिधित्व नहीं, ७७; -का टान्सवाल सरकारतसे 
बेर नहीं, १४७; -का टान्सवाल्में अपनी आवाज 
छुनानेका एक्रमात्र कारगर तरीका कानूनोंकों माननेसे 
इनकार करना, ७७; -का ध्येय सरकारकों थका 
डालता, ३; -का नागप्पनकी मृत्युके सम्बन्धमें साम्राज्य 
संसदको प्राथनापत्र, ३९०; -का नेठाल्में कठिन एवं 
अपमानजनक परिस्थितियोंमें निवास, ४२७; -का 
पंजीयन एक शिनाख्ती कारवाई, ३२६; -का पाला जुल्म 
ढानेवाके गोरोंते १९०; -का प्रवेश बोभर सरकारके 
समयमें बेरोकटोक, २९१; -का लड़ाई जारी रखनेका 
टृढ़ छंकल्प, ४२१; -का शैक्षणिक योग्यताके आधार- 
पर टान्सवाल्में प्रवेशके अधिकारका दावा, २८; -का 
संघ आदशोंका संघर्ष, ४०९; -का संघर्ष राजनीतिक 
नहीं धामिक, १०९; -फा संघर्ष शिक्षित मारतीयोंकि 
लिए फानूनके अनुसार दरबाजा बन्द किये जानेके 
विरुद्ध, ६७; -का सबसे पहले १८८३में टन्सवाल 
आगमन, ५१०; -का समस्त दक्षिण आफ्रिकामें संघके 
अधीन महान संकटसे सामना, ३०४; -की अंग्रेज 


प्रजाके सामने तीन माँगें, ३७१; -की आदर तालिका- 
में घी जोड़नेकी माँग, ९८; -की एशियाई पंजीयन 
अधिनियमक खिलाफ आपत्तियाँ, ५१३; -की कठिनाइ- 
योंकि बावजूद संघर्ष जारी रखनेकी हृढ़ता, १३१; 
-की कानूनक खिलाफ शिकायतोपर गांधीजी, १३१; -की 
गवाही केवल गिर॒मिट अथा बन्द करनेके पक्षमें, १४६; 
“को चीनियोंकी ओरसे मदद, ६८; -की जनरल स्मद्स 
द्वारा आफ्रीका भरमें अप्रत्यक्ष सेवा, ७९; -की ज्यादातर 
सभाओंमें सरकारी गशुप्तचर, २८८; -की <क्कर बलीसे 
११७; -की टान्सवाल सरकार द्वारा जोरोंसे घर पकड़, 
१९०; -की दान्सवालको भारतीयोंस भर देनेकों कोई 
इच्छा नहीं, २१९५; -की टान्सवाल्म भाबादी, ४४३; 
“की दोनों माँगें तत्वतः न्यायरुंगत, २९७; -को 
दोनों माँगे स्व्रीकार करनेकी छोंडे क्र द्वारा सिफारिश, 
२४७०; -की नई शवितिसे साम्राज्य सरकार सचेत 
होकर काम करनेपर मजबूर, १९१; -को पेचिपफ्स्टम 
और क्लाक्सैडॉपमें हार, १८७: -की पानीकी परीक्षा 
अक्तूबरमें, ६३; -की प्रतिशा, २९५६; -की भत्िशा- 
पर गांधीजी, २९६; -की प्रतिशर्म द्रान्सवाल संघर्षसे 
अभिवृद्धि, ११९; -की बोभर कानूनक विरुद्ध आपत्तिको 
साम्राज्य सरकारका समर्थन, २५९; -फकी भावनाकों 
कानूनते ठेस, ५४८; -की माँग और जनरल स्मटसके 
देनेमें आधारभूत अंतर, ४००; -की माँग मंजूर करनेका 
सरकारका विचार नहीं, ४८२; -को माँगोंकी स्वीकार 
करानेका पैटिक डंकनमें सामथ्ये, १८८; -की मान- 
मर्यादा और सम्पत्तिकों टान्सवाल सरकार रूट ठेलेकी 
इच्छुक, १६१; “की रक्षाके बजाब उनपर लागू 
करनेंके लिए कड़े कानून पास, ३७०; -कोी रॉ देरिबाक) 
अपील्में हार, १८८; -की रोडेशियाम जीत, १९१; 
-की लड़ाई भारतकी प्रतिष्ठाक् लिए, ३८०; -की 
लॉड कर्जनकी सेवार्म भेजनेंके लिए दो माँगें, १७०२, 
-की व्यवस्था जेलूर द्वारा गोरोंकि विभाभमें, १२४; 
“की शविति सत्याग्रह, ३४; “की शिक्षाके साथन 
छीननेमें दान्सवाल सरकार व्यस्त, ११९५; -की 
शिनाख्त या उनके पंजीयनके लिए एशिया कानूनकी 
आवश्यकता नहीं, १२९; -की एस्या नेटालर्म एक 
लाख, ३७०; -को समस्या हल करनेके लिए छोॉर्ड 
क्रू द्वारा जनरल स्मठ्सकी तार, ४२६; -को सलाह 
लॉर्ड मिलनर द्वारा १८८० के कानून तीनकी एक पाराका 
उपयोग उपनिवेशक प्रत्येक णशियाईके लिए, २१५१; -को 


सांकितिका 


स्थिति जातीय नियोग्यतासे अपमानास्पद, ५२४; -की 
स्थिति नेटारूम दिनोंदिन बदसे बदतर, ९३; -की 
हर एक समाका विवरण सरकारके पास प्रेषित, २ण८; 
“के आन्दोलनका उद्देश्य प्रवासके सम्बन्धमें कानूनी या 
तद्घान्तिक समानता प्राप्त करना, ५२०; -के कष्ट दूर 
करनेका उपाय गांधीजीके मतमें, इस्लेंडमें नहीं बढिक 
उनके अपने हाथमें, ४७१; -के कष्ट सहन और संघर्षका 
उदय प्रवासके अधिकारकी बहाली, ४०६; -के कारण 
लेडी स्मिथ और पॉवचिफ्स्टम यूरोपीय व्यापारियोंके लिए 
अयोग्य, १६९; -के खिलाफ एशियाई कानून पूर्वग्रह 
भरत अफस्तरा द्वारा कामर्म छाना सम्भव, २१; -के 
खेमेमें यूरोपीयों द्वारा फूल-के बीज बोनेकी कोशिश, 
१०६; -के टन्लवाल्में पवेशपर रोक लगानेका कानून 
उपनिवेशीय कानूनोंके इतिहासमें पहली वार जारी, 
७५४७; -के टान्सवालमें संघ करनेका उद्देश्य, ५२०; 
-दजेंका फैसला टान्सवालमें, ५१६; -के नेटाल्में कष्ट 
सहन करनेपर ब्रिटिश सरकारकी सहानुभूति भारतीय के 
साथ, ४२०; -के बहुत-से शुण-दोषोंकी दान्सवालकी 

ई करप्तोटी, १९४; -के राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षाकी 
लड़ाई टान्सवालकी लड़ाई, ५१६; -के रुखमें गांधीजी 
को रायमें कोई विंद्रोह नहीं, ७७; -के लिए कानूनमें 
प्रतिबन्धका कलंक अशोभनीय, ६७; -के लिए नागरिक 
अधिकार प्राप्त करनेके उद्देश्यते संघ चादू , १२; 
>के लिए निश्चित भोजन तालिकामें चिकनाई नहीं, 
९७; -के छिए नेटाली शिष्टमण्डल्के अनुभव लामप्रद, 
३३७; -के लिए प्रवास जातीय भेदभाव दाखिल 
करना असह्य, १७३; -के लिए ही नहीं बल्कि सारे 
ब्रिटिश साम्राज्यके लिए टन्सवालका सवाल महत्त्वपूर्ण 
७५४६; -के विरोधका बल अभी तक कम नहीं, ३९९; 
-के संधर्षका उद्देश्य, १४४, १७५७; -के सत्याग्रही 
होनेके कारण जनरल स्मव्स द्वारा की गई दगाफावदे- 
मन्द, ११९; -के समझोतेका अपना भाग पूरा करनेपर 
जनरल स्मट्स द्वारा एशियाई कानून रद करानेका 
मोखिक रूपसे वचन, १२८; -के सम्बन्धमें अध्यादेश 
लागू करनेकी गरजसे गवर्नर द्वारा एक नया विभाग 
स्थापित, ७५४; -के सम्बन्धमें विभिन्‍न स्थानोंको 
भेजा गया नेटाऊक शिष्टमण्डलका विवरण; ४००-१; 
-के साथ डेलागोआ-बे से टान्सबाल जातेहुए अधिका- 
रियोंका दुव्यवहार, ८३; -के सिरपर नेशलके 
उद्योगपतियोंक्री जेलमें भेज कर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, 


६७9७ 


९९; -के स्त्री-बच्चों द्वारा फेरी लगाकर आजीविका 
उपाजैन, ५२२; -के दाथपर हाथ रखकर वेट रहनेके 
कारण सारे दक्षिण आक़्रिकार्मे उनकों दालत खराब 
होनेकी सम्भावना, १८६; -को अनुमतिपत्र अत्यन्त 
कठिनाइयोंसे उपलब्ध, ७५४; -को अपना नेतिक स्तर 
ऊँचा करनेके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीयोंकी 
आवश्यकता, २९०; -को अपने जातीय भावकी रक्षाकष 
लिए अपनी भावाके प्रति प्रेम और ममत्व होना 
आवश्यक, १७८; -को अपने विरुद्ध प्रशासनिक 
भेदभावंक सम्बन्ध कोई आपत्ति नहों, १४०; -को 
कष्ट-सहनकर अपमानजनक कानूनोंका विरोध करनेका 
अधिकार, १७०६-५७; -को केनडा सरकार द्वारा 
मलेरियावाले प्रददेशर्म बसानेका जाल, १३६; -को 
गांधीजीकी अदाल्तमें प्रवेश करते हुए सलामका प्रथाको 
निभानेकी सलाह, ३६; -को गांपीजीकी झूठ ने 
बोलनेकी सलाह, ३६; “की गांधीजीकी मानापमान 
ताकपर रख देनेकी सलाह, ४५; -को गांधीजीकी 
विलायतम रहकर अपनी भाषा न भूलनेकी सलाह, ४५९; 
-को गोरों द्वारा खड़े किये गये अडंगोंकि मुकाबले लिए 
सन्नद्ध रहना आवश्यक, ६६; -को चरबी खानेमें धामिक 
आपत्ति, ७१; -को जनरल स्मठसका जवाब, ६९; 
-को जेलमें जो काम मिले सत्याग्रहके भनुसार उसे 
करना आवश्यक, १४७; -को टान्सवालमें वेश 
करते समय अंगूठेके निशान कदापि न देनेकी सलाह, 
४७; -को दक्षिण आफ्रिकाके संघ राज्य बननेके 
कारण कोई राहत नहीं, ५२१; -को दक्षिण आफ्रिकासे 
निर्वासित करनेके प्रयत्न, ५४७; -को दक्षिण आक्रिकासे 
बाहर निकालनेके उपाय करनेमें साम्राज्य सरकार व्यस्त, 
११२; -को नेटल जेसे जनतन्त्री राज्यमें मताधिकार 
नहीं, ३७१; -की नेठालमें बहुत सोच-विचारकर 
चलना आवश्यक, ५६; -को नदाल्में सत्याग्रहका शपथ 
लेनेकी गांधीजीकी सलाह, ३५; -को पंजीयन करानेमें 
घरनेदारोंसे डर, ११५; - को पुनः प्रवेशपर मारी सजाएं, 
२८; “को प्रगतिशील समाजके रूपमें रहनेके लिए 
अत्यन्त उच्च शिक्षा प्राप्त मारतीयोंकी छानेका अधिकार, 
१५९; -को प्रभावित करनेवाले स्थानीय प्रश्नोंपर 
गांधीजी, ८०; -को बरबाद करनेके लिए. नेथल्में 
तीन रास्ते अख्तियार, ३७०; -को बत्रिग्शि सरकारके 
नकार कर देनेपर सार्वजनिक कारवाई करना जरूरी, 
८६; -को यूरोपीय समिति द्वारा सहायताका वचन, 


६७८ 


१३१; -को वरनॉन द्वारा अनाक्रामक अतिरोपके 
दोरान असीम कष्ट प्रदान, ३९९; -को शिक्षित 
भारतीयोंपर प्रजातीय प्रतिबन्ध लगानेपर रोष, १४७८; 
-को सलाह देनेकी जिम्मेदारी गांधीजी द्वारा अपने 
ऊपर ग्रहण, १०६; -को सर्वोच्च न्यायाल्यमें अपील 
करनेका अधिकार नहीं, ४०१; -को साझेदारीका 
अधिकार, १२; -को सेकड़ोंकी संख्यामें काछलियाका 
अनुकरण करना आवश्यक, १८०; -को स्वेच्छया कष्ट 
सहनेकी सलाह, ७५७; -द्वारा अंगूठेकी छाप देनेसे 
इनकार, ४६; -द्वारा अपनी प्रतिष्ठा और सिद्धांतके 
लिए संघषे, ७७; -द्वारा एशियाई कानून कभी भी 
स्वीक्षत नहीं, ५१; -ढवारा एशियाई कानूनका विरोध 
करके साम्राज्यकी सेवा, ४०९; -ढरा एशियाई कानून- 
को रद करनेकी टान्सवाल सरकारसे लगातार ढाई 
सालसे प्राथना, ३११; -द्वारा कानूनोंकी सबसे अधिक 
माननेपर भी वे भूस्वामिल्से वंचित, १३१; -दऋवरा 
जनरल स्मटसकी नई शर्ते माननेसे इनकार, २९३; 
-द्वारा जेलमें किये जानेवाले कामपर गांधीजी, १४७- 
४८; -द्वार। दक्षिण आकफ्रिकार्में जिश्शि तथा बोभर 
आबादीकी अपानता स्वीकार, १९०; द्वारा प्रशासनिक 
भेदभावकी स्वीकृतिका मतलब होगा पूर्वग्रहकों मान्यता 
देना, ५०; -द्वारा प्राथनापत्रों और शिष्टमण्डलोके द्वारा 
उद्देश्य पूतिके लिए पूरा जोर, १७३; -द्वारा छोड 
मिलनरकी सलाहसे पंजीयन स्वेच्छया रवीकार, २९८; 
-द्वारा वेरीनि्गिंगर्म शिष्टमण्डलका स्वागत, २६९; 
“द्वारा बकूबरमें पर्याप्त दृढ़ताका परिवय, १३६; -ढ्वारा 
शिक्षित मारतीयोंके लिए कानूनमें समानाधिकारकी 
माँग, १७३; -द्वारा समझोता हाने तक अँगूठेकी 

प्‌ नहीं, ५; “द्वारा साम्राज्यके प्रत्येक मागमें प्रवेशके 
सेद्धान्तिक अधिकार॒का उपयोग, ४०६; -द्वारा साम्राज्यीय 
आदशोे आप्तिके लिए टान्सवाल्में कष्ट-सहन, ४०८; 
“द्वारा खेच्छया पंजीयन कराना आवश्यक, ३००; 
“पर कज्िन्सका आरोप, २४६; -पर अत्याचार करनेके 
किए नये पंजीयन कानूनका उपयोग, ५१०; -पर 
कोमाटीपू 2में मुकदमा, ८९; -पर ट्रुन्सवाल सरकार 
द्वारा हाथ डालनेपर सबसे पहला अह्ार नेताओंपर, 
१३३; -पर प्रतिबन्ध रहनेपर ही एशियाई कानून रद 
करनेकी जनरल स्मठसकी नई शर्ते, ३३१५ -पर मारतके 
गरमदलसे मिलकर काम करनेका भारोप, ३२७; -पर 
छादी गई दो निर्योग्यताएँ, ३४८; -पर सर हेनरी द्वारा 


सम्पूर्ण गांवी वाइसय 


झूठ बोलनेका आरोप, ३६: -में आतंक पेंदा करनेके 
लिए शिष्टमण्डलके सदस्योकी गिरफ्तारी, २०६; -में 
शिक्षाकी कमी, ११९; -में हृत्याओंकी अभिवृद्धि, 
११८-१९; -में से कुछकों शराब पीनेकी गहरी लत, 
१०१; -में से कुछ छोगों द्वारा एशिवाई कानून 
स्वीकार करके गम्मीर प्रतिज्ञा-मंग, २२१; -से उनके 
संवर्षके सम्बद्धमें * सक्‍युरी ” का मतभेद, १९७; -से 
गांधीजीका निविदन, २००; -से गोरोंकों भय होना 
शुरू 5६ 


बिशिश भारतीय क्रेदी, -धामिक कारणोंसे सामिप भोजन 


खानेमें असमर्थ, ९७; -फोक्सररटमें बड़ी संख्य।में २२९; 
-वतनियोंकि वर्गमें, २१९५६, ३५८; -का जेलमें काम, 
९०; -का वतनी केदियोंकि साथ वर्गीकरण, २०३; -की 
जेलम काम करते समय हालत, १४२; -की जेलमें 
खुराक, ९५; -की दान्सवालकी जेलोम दशा, ३५८; 
-की भोजन-तालिकाके खिलाफ शिकायत, ४५; -की 
भोजन-तालिका सम्बन्धी दो मांगें, ९८; -को अनुचित 
आहारके बारेमें शिकायत करनेका पूरा अधिकार, 
२०२४; -की अलूग रखनेपर गांधीजीका जोर, २२४; 
-को काफिर क्रैंदियोंके साथ रखना अनुचित, १६२; 
-को जेल दारोगाका अलग कोठरीमें रखनेका आदिश, 
१७१; -को दिया जानेवाला आहार स्वास्थ्यक्षी दृष्टिसे 
अपूर्ण, ९७; -को भूखों मारकर भारती4 समाजपर 
दबाव डालना टान्सवाल सरकारकी नीति, ७०; -द्वारा। 
सम्राय्कों जन्म-दिवसपर बधाई, १०७; -पर जेलके 
अधिकारियों द्वारा जुल्म, ६; “दक्षिण आफ्रिकाके 
भारतीय समाजकी उच्चतम श्रेणीके लो 

-से फोक्सरस्ट जेल पूर्ण, ९४ 


जिश्शि भारतीय डोली वाहक दल, २९०, ४९३ 
त्रिटिश भारतीय छीग (कप), ६७ 
ब्िशथ्शि भारतीय आपारी, -दान्‍्तवालू सरकारकां नई 


चाल्के लक्ष्य, १०८; यूरोपीय व्यापारियोंकों नुक्सान 
पहुंचानेके अनिच्छुक, १०९; -व्यापारिक परवाने 
देना बन्द किये जानेके कारण गुजारेक साथनोंसे 
बंखित, ४०१; -त्िश्शि भारतीय व्यापारियोंकी 
श्रेणियाँ, १७९५-६०; -के परवाना सम्बन्धी मामलों- 
का सबप्रथम परवाना अधिकारों द्वारा निणेय, ३४६: 
-के प्रति, सरकारका कड़ा रुख यूरोपीय व्यापारियोंके 
व्यापारिक पतिद्रन्द्रियोंके दबाबके कारण, ३४६; -के 

लकी सरकार द्वारा जुर्माना वसलीके लिए बिक्रो, 


साकितिका ६७९ 


२८९; -के लेनदार, १०७; -के व्यापारमें बोभर 
सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं, २९१; -को अपना 
माल-मता पूरी तरहसे होम देनेकी गांधीजीकी सलाह, 
१०४; -को इंग्लेडकी थोक व्यापारी ऐेढ़ियों द्वारा 
बहुत अधिक मालका वितरण, १५७; -को दूकानें 
गोरोंकी बेच देनेकी सलाह, २; -को नया परवाना 
न देनेका टाइम्स ऑफ़ नेटार द्वारा समर्थन, ३४८; 
-को नेटल्में सरकार कुचल देनेकों तैयार, ४५१; 
- को परवाने प्राप्त करने, पुरानोंकों नया करके वा 
दूसरे मामलोंमें साधारण न्‍्याव सी उपलब्ध नहीं, 
३४६; “की विक्रेता परबाता अधिनियमसे कष्ट, 
३४४; > को सरकारका बरबाद करनेका श्रादा 
१०६; -द्वार फेरीवालॉपर जोर ज्ञुल्म, १३; -द्वारा 
संघ्षेमें मारी नुक्तान सहन, १७३; -पर व्यापारिक 
परवाने न लेकर बिना परवानंकि व्यापार करनेपर 
मुकदमा चलाना उचित, १६८ -से स्टंडटनमें परवाना 
अधिकारियों द्वारा अँगूठोंके निशान न देनेके बारेमें 
पूछताछ, १४ 

ब्रिव्शि मारतीयोंके शिकष्षमण्डल, -की प्रार्थना न सुनकर 
महामहिमकी सरकार द्वारा एशियाई कानून स्वीक्षत, 
२६; -को भेंट देनेकी- काछलिया द्वारा लछाडे कर्जनसे 
प्राथंना, १७१; -द्वारा महामहिंमकी सरकारके सामने 
भारतीयोंकी साव॑जनिक सभाका चौथा प्रस्ताव प्रस्तुत, 
२६ 

ब्रिटिश भारतीय संघ, ८, २८, ३१ पा० दि०, ३२, 
४०, ४९, ५०, ५३, ५९, ६-९२, ७०, ७१, ७३, 
७४, ७७, २०७, २जण०"-ण"६, १७८ पृ](० टि०, 
१६७, ११७०-७१, १७४, २१९७, +२१३४, १७१९, 
२०२, २०३, *ेण४, २८७, ३२८९-९०, 2१९, ३८१ 
पा० दि०, ३९७ पा० थि०, ४९३, ५०४, ५२३, 
५४१ पा० टि०$ -थान्सवाल सरकारमें केदियोंकी 
खुराकके बारेमें झड़प; ८७; -का उपनिवेश-मन्त्रीको 
प्रार्थनापत्र, १७-२८; -का हरए्क अध्यक्ष अपने पूर्व- 
गामीसे ज्यादा योग्य साबित, १७७; -की एशियाई 
कानून रद करनेके विषयर्में प्राथना, १८-१९; -की 
रायमें, सरकारकी प्रतिष्ठेके लिए ही सही कानून रद 
करना आवश्यक, १९; -की महामहिमकी सरकारतसे 
नया कानून पास करनेसे पहले पुराने कानूनकों रद 
करनेकी प्रार्थना, १३; -की शिक्षित एशियाश्योकि 
लिए टान्सवाल्में स्वतंत्ररूपसे प्रवेशके भधिकारकी माँग, 


२०; -की सहायताके किए प्रमावशाली यूरोपियोंकी 
एक समिति, १७१; -के अध्यक्ष और कार्यवाहक 
अध्यक्ष जेलमें, १८३, २१०: -क अध्यक्ष द्वारा अपनी 
जावदादका कब्जा अपने लेनदारोंकी देना मंजूर, १७३; 
-वे। अध्यक्षपदपर काछछिएाकी नियुक्ति, ३२९; “के 
अध्यक्षपदसे ईसप मियाँका इस्तीफा, १०७, ५०-०६; -के 
अवेतनिक्र सहायक मन्त्रके रूपमें पोलक, २७३; -के 
कार्यवाहक अध्यक्ष गिरफ्तार, ५७५२२; -के कायवाहक 
अध्यक्षसे जेलमें मलमृत्र उठानेका काये, २९४; -के 
मन्त्रीके रूपमे गांधीजी द्वारा भारतीयोंका प्रतिनिधित्व, 
१०७; द्वारा एशियाई दफ्तरकी निगरानीके लिए 
परनेदारोंका एक स्वयंसवक् दल संगठित, १७२; -द्वारा 
भारतीय के दियोंको नंगा करनेके बारेमें लिखा-पढ़ी, १६४ 
त्रिश्शि मारतीय समझोता समिति, २४९, २८९; - 
उद्देश्य जेलते भारतीयोॉके छुट्कारेका प्रवत्त करना, 
२६१; -की माँगें, २६०-६१; -के शिष्व्मण्डलक्ी 
जनरल स्मथ्ससे सेंट, २६० 
ब्रिश्शि भारतीय पैनिकों, -द्वारा केवकः शान्तिके खातिर 
खेच्छया पंजीयन, ३८; -द्वारा जनरकू स्मठस या 
जनरल बोथाकी गोल्यिोंसे उड़ाये जानेकी प्रार्थना 
ब्रिटिश भारतीय स्वयंसेवक, आहत सहायक दल, २९० 
ब्रिश्शि राजनीति, -के कनेल सीलीके विचारसे करूंकित 
होनेकी सम्भावना, ११७ 
ब्रिटिश लोकसभा, २९ पृ० टि०, २२८, ३३८, ४७५४, 
४६४, ५१०, ७३०; -ओर छाड्ड समामें संघर्ष, ५३१; 
-के तीन सो से ज्यादा सदस्यों द्वारा तुकोंकी उंसदको 
शुभ कामनाएँ, १७९; -में बजठ-सम्बन्धी विधेषक पेश, 
३०४; “में बजट विधेवक मंजूर, ५३१ 
ब्रिटिश वीकछी, ४४% 
ब्रिटिश संविधान, २८, ३२९८, ५४८; -की नींव काव्पनिक 
शोपर, ४०८; -की नींव खोदनेमें 2[नसवाल संलझ्न, 
७५४७; -में कानूनकी दृष्टिसे सब अ्रजाजन समान, २७ 
ब्िश्शि संसद, -में कर्नल सीढीका भाषण, ९ 
ब्रिटिश इंडुरास, -में वेंकूबरके भारतीयों द्वारा प्रवास 
करनेसे इनकार, १३६ 
ब्रस, सर चारसे, १७०-७१, ३४० 
ब्रेडलों, ३४ 
ब्छाप, लेंडर, ८३ 
ब्केक, -की मात गांधीजी द्वारा पुलिसकों नोश्सि, ३ 
ब्लेरियट, लुईं, ३८८ 


भगत, अखा, ४०८ 

भगवद्गीता, १५०, १८२, २४१, ४३९, पा० टि० 

भट्ट, केशवराम, २४१ 

भरत, ४९९ 

भाईजी, ४३ -को एक महीनेकी कोेदकी सजा, ८८, 
-की गांधीनीकी केद जानेपर बधाई, ८८ 

भागवत्‌, १७४ 

भाण्डारकर, प्री० रामक्षष्ण गोपाल, ३०६, ४२८ पृए्‌० टि० 

भाभा, मुहम्मद अहमद, १३३; -हाउटपुट जेलसे रिहा, २४८ 

भावात, आमद, १९, २४८, ३३७, ३४९, ४०१, ४६७, 
४७२, ५२८, -की रिह्ाईके बाद हाइडेलबगेके भारतीय 
जेल जानेको तैयार, २४८; -के जेलमें होनेपर भी 
उनकी दूकानसे केदियोंकों मदद, २४६; -को नेदाल 
सरकारका उत्तर, ४४६; “द्वारा सत्याग्रहमें सहायता 
देनेका वचन, ४७३ 

भारत, -भेजे जानेवाले शिष्टमण्डलके सदस्य, २०४; -फी 
आधुनिक सम्यतासे कोई मलाई नहीं, ४७५; -की 
जनता और ब्रिटेनके सम्बन्धोंकी तोड़ना अनिश्कारी, 
१०३; -की जाग्ृतिपर एक गोरेके विचार, ५०२- 
४; “की भाषाओंपर गांधीजी, ४९२; -के गरम 
दलसे मिलकर काम करनेका भारतीयोंपर भारोप, 
३२७; -के राष्ट्र पितामह, १०; -के छिए टान्सवालके 
कानून अपमानजनक, २७९; -के हिसाकारी दलके 
लिए टान्सवालका अनाक्रामक अतिरोष मार्ग दिखाने- 
वाला, ३२९; -को ग्राम-प्रथाके आंशिक उन्मृूलनसे 
हामि, ५१४; -को द|न्तवालमें चलनेवाले संघर्षसे 
मतलब, १०३, १८४; -पर टान्सवाल्में मारतीयोकि 
प्रति व्यवहारसे गहरा प्रभाव, ८०; -में एक स्थायी 
समिति बनानेक्की पूणे आवश्यकता, ४३९; -में गोरे 
अधिकारियोंकोी असीम सत्ता, १३७; -में पारसी 
समाज सच्चे अथोमें राज्य संचालक, १९३; -में 
पोलकका कार्य जोरोंपर, ३७२;-में पोलककी आवाजकोी 
गूंज, ४७१; -में प्रजातीय अपमानसे अतीव रोष, 
४१०; -में भारतीयकि कष्टोंका इलाज भीतरी प्रयत्नोंसे 
सम्भव, ३९८; “में सवेत्र लोकमतकी जोरदार अभि- 
व्यक्ति, ३९१ -में सा्वेजनिक आन्दोलनोंपर अनाक्रामक 
प्रतिरोधके प्रभावोंपर गंवेषणा, ४२९ 

भारतके राष्ट्र पितामह, देखिए नौरोजी दादाभाई 


सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


भारती, बाबा प्रेमानन्द, ४४७ पतृ० टि० 

भारतीय युवक संघ, २६३ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, २६६ पृृ० टि०, ३९७ पृत० 
टि०, ३३७, ४६१ पा० डदि०, ४७७, ५०८, 
७५१०-१२, ०४० -की ओरसे हरूब्दन समितिकी 
मदद, ६८; -के मंचपर धथान्सवालके प्रश्नकों रखनेका 
गांधीजीका सुझाव, ५३८ 

भारतीय समाज संघ (इंडियन सोशल यूनियन), ४९६, 
७०८ 

सावजी, १८० 

भावनगरी, सर मंचरणी मेरबानजी, ३०९, ३११, ३४०, 
३७२, ३९७, ४२११, ४७०, ४०२, ४६३-६४, 
४७२-७३, ४९६, ५०९, ७५४५ पा० थि०$ -का 
भारतमें चना करके थान्सवालकों सहायता देनेपर जोर, 
३७२, -की दृष्टिमं दक्षिण अफ्रिकाका प्रश्न बहुत 
गम्भीर, ४५१; -को रायमें गिरमिश्यि मजदूरोंकी 
भर्ती बन्द करनेके लिए गेर सरकारी तौर पर भी 
कोशिश करना आवश्यक, ४६५; -की शिष्ट्मण्डलोंकी 
हफलताके लिए शुभ कामना, ४५१; -की आंगलियाका 
धन्यवाद, ४२१; -की चन्देकी बातमें बहुत दिलचस्पी, 
३६७; -को टान्सवाल-संघर्षकोी बढ़ावा देनेवाला एक 
बढ़िया तार ज॑जीबारसे उपलब्ध, ३३७; -को मुलाकात- 
के बारेमें जनरकू स्मठ्सका जवाब, ३६९; -को 
संघषैका महत्त्व पृणरूपसे ज्ञात, ४६३; -से नेगली 
शिध्टमण्डल्की भेंट, ३८८; -से शिष्टमण्डलका सलाह- 
मशविरा, २८१ 

भीखाभाई, -और झीणाभाईको छः हफ्तेकी कड़ी केदकी 
सजा, १०७; -पर निषिद्ध प्रवासी होनेका आरोप, 
१०्ण 

भेदवार, ३११ 


मंगा, श्स्माइल, ८७ 

मंगा, एस०, ५२९ 

मकन, मोरार, ९४ 

मजीद, डॉ० सेयद अब्दुल, २८१, ३०८, ४५०, ४९६ 

मणिकम्‌ , २०६, २१४ 

मताधिकार -का आन्दोलन, ३९३, ४९७; -का आन्दोलन 
करनेवाली महिलाओंके चार अखबार, ५३१; -के लिए 
आन्दोलन करनेवाली महिलाभोपर गांधीजी, ३९२३-२४, 


सकितिका 


२३३७-३८, ३७४, २३७२-७३, ४०२, ४३०-३१, 
४४६, ४८८-८९, ४९७, ५३०-३१; -के लिए लड़ने- 
वाला महिलाओंके जल्सेपर गांधीजी, ४७३; -के 
लिए लड़नेवार्ी महिलाओंस मारतीयोंकों बहुत कुछ 
सीखनेकी, ३२०; -के लिए लड़नेवाली र्हियाँ 
पएस्विवथकी खिड़कियाँ तोड़नेके लछिए उद्यत, ४०२ 

मदीना हेजाज रेलवे, ८ 

मंद्र-आयोग, ३२१०-११ 

मद्रास मुस्तिम लीग, ७५०० 

मद्रासी, -देशकके लिए जेलमें, ६; -मद्रासियाँ; -की सभा, 
४; “के लगभग सारे नेता जेलमें विराजमान; १८३ 

मनिक, -द्वारा ब्रिटिश मारतीय समाजपर लगाये गये 
आरोपोंका उपनिवेश सचिव द्वारा उत्तर, २४४; -ढ्वारा 


समस्त भारतीय समाजपर किया गया दोषारोपण 
गांधीजीके मतमें निराधार, २४४ 


मनुस्कति, २४१ 

मलबारी, बहरामजी, मेरवानजी २८३ 

मलिया, भीखूभाई दयालजी, २७५७-७६ 

महस्कर, ५३० 

महाद्वीपी पारपत्र, -ओर एशियाई पंजीयन कानून, ३२६ 

महाराज, वी० जी०, ४६ 

मॉड, देखिए, पोलक (कु० ) मॉड 

मॉड, एलमर, ५०६-७, ५३२, 

मायर, एफ० बी० ४२९, ७०९, ५१९, ५४७ पा० टि०; 
-और डॉ० व्लीफर्डसे गांधीजीकी मुछाकात, ४४२; 
-का गांघीजीकों सहायताका वचन, ४६६; -के अन्तिम 
शब्द, ७५२९-३०; -के साथ गांधीजीकी जोहानिश्षबगमें 
जान-पहचान, ४६६; “की गांधीजी द्वारा समाका 
आयोजन करनेके लिए धन्यवाद, ५४७; -से गांधीजीकीः: 
भेंट्के समयकी माँग, ४२७; -द्वारा शिष्टमण्डलकी 
विदाईके लिए चाय-पानीका आयोजन, ५२९ 

मायावसी, मूलजी उका, ९४ 

मॉरिंस, ३८८ 

मॉरिस, सर हेनरी, -द्वारा श्रीमती रिचका आपरेशन, ३८० 

मॉरिस, सी० ई०, ४७४ पा० शि० 

मॉरिसन, थियोडोर, २८१, ३०५, ३११ 

मोरेलिटी, ३२२३ 

मॉनिग पोस्ट, १७०; -में छपे वक्‍तव्यके अनुसार एशियाई 
कानूनका नियंत्रण गवनर जनरक तथा परिषदके 
हाथमें, ३०८ 
९...४४ 


६८९२ 


माल, लॉड, २०७, २६४, ३००, ३०४, ३१७ पृए० टि०, 
३१८, ३२१, ३७०, ३७०, ४०४, ४०७, ४४४, 
४००, ४०४, ४४७२, ४७६, ४९९, ५-४; -ओभोर 
कर्नल सीलीसे नेटाल शिष्ष्मण्डलकी भेंट, ३८८; -और 
लॉर्ड क्र से नेटालके प्रतिनिधियोंकों मुलाकातकी प्रार्थना 
३४०; -औओर छॉर्ड क्र से मेंट्के समवकी माँग, ३१२; 
“और लोड क्रू से शिध्रमण्डलकी बातचीत, ३९०; 
“गांधीजीके मतमें, संसार-भरमें ब्रिटिश उदारवादके 
प्रतीक, ४०६; “द्वारा जनरक स्मठससे बातचीत 
करना स्वीकार ३१३; -को गांधीजी द्वारा भेजे गये 
पत्र॒का मसविदा, ४०४-७; -पर भारतके कई भागोंसे 
दवाब, ८०; -से नेशर शिप्टमण्डलकी मुझाकात तय, 
३७२; -से नेठाल शिष्टमण्डलकी मुलाकातद्ी प्रार्थना, 
३३७; -से मुछाकात, ३१६, ३२१ 

माल्टेनो, ( कुमारी ), ४०३ 

माल्टेनी, सर जॉन, ४०३ 

मिन्टो, लॉडे, ४७७ 

मियाँ, ईसप इस्माइल, १४-१०, २८, ६१, ६५७ पा० दि०; 
२९३; -समितिकी बेठकमें अनुपस्थित, ४६; “सारे 
दक्षिण आकफ्रिकाके भारतीयोंके पन्यवादके पात्र, ७५६; 
-का संघके अध्यक्ष-पदसे - इस्तीफा, १५; -की बहुमूल्य 
सेवार्भोके लिए भारतीयोंका हार्दिक आभार, ३२; «की 
सेवाओपर गांधीजी, १७, ४०, ५०-०६; -द्वारा तीन 
बढ़े कार्योके लिए तीन बार हज जाना स्थगित, ४१; 
-द्वारा ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष पदसे इस्तीफा, 
४०, ७७-०६; “द्वारा सावेजनिक सभाकी अन्तिम 
बार अध्यक्षता, १५ 

मियाँ, मुहम्मद, जेलमें, १३३ 

भियाँ, हसन, १४०; “द्वारा फोक्सरस्टमें अग्रेठेका निशान 
प्रदान, ६७५ 

मियाँ, इसेन २८२ 

मियादी अनुमतिपत्र, देखिए अस्थावी अनुमतिपत्र 

मिर्जा हसन, १४८ 

मिलनर, लॉडे, ३०, ५२, २९०; -की सलाहसे भारतीयों 
द्वारा पंजीयन स्वेच्छया स्वीकार, २९८; -की सलाहसे 
स्वेच्छया पंजीयन करानेवाके गिरफ्तार, २३; -के 
बायदेकी उपेक्षा, २९१; -ढ्वारा भारतीयोंकी सलाहसे 
१८८७ के कानून ३ की एक धाराका उपयोग उपनिवेश 
प्रत्येक्ष एशियाईके लिए, २५९१ 

मीराबाई, ३८६ 


६८६ 


मुंसिफक, आर० जी०, ५२९ 

मुकदमा, -अंगूठों के निशान न देनेवा्लपर, ३; -भछी ईसपपर 
४३; -इस्माइल आडिया और एल० वल्लभदासपर, ४०; 
-इस्माइल जुमाका, ४७; -काजीका, ४९; -ऋगसंडॉपका, 
४२; -गांधीजी तथा अन्य छोगोंका, १९६; -गांधीजी 
पर नये कानूनके अन्तगत, १००; -डाह्या नरसीका, 
१००; -डाह्याभाईका, १४९; -डीनी जूलूका, २७२; 
थम्बी नायडू और अन्य लोगोंका, २०१; -थम्बी 
नायडूका, १८८; दावजी आमोदका डी० विलियसेकी 
अदालतमें पेश, १०३; -नायडू-सज्जनों और दूसरोंका, 
११४-१६; -न्यू. क्रेसलका, ५६; -पांडोरका, ४२; 
-पीटरिटीफके एक मारतीयपर पुराने कानूनके अन्तगत, 
२३; -प्रियोरियाके भारतीयों पर १८९९के नगर विनियमके 
अन्तर्गत, ४९९; -फेररपर फोजी अदालतमें, ४९७; 
>बारबटनका, १४८; -भाणा रामजीका, ११; -मदन- 
छाल धींगराका, ३०९; -मूलजीमाई तथा हरिछालका 
खारिज, ६७; रॉंदेरीका जॉर्डनकी अदालतमें, ३९-३३; 
-लड़नेके दो तरीके, १४६; ““छालनीका, ४९९; 
-सेलतका, २६४ 

मुक्ति सेना, १६० 

झुतु, २०७ 

मुथु, वीरा, ३९७५ पृ० टि० 

मुदली, आर० पकीरी, & 

मुंदके, सी० कंदा, & 

मुद्दती अनुमतिपत्र, देखिए अस्थायी अनुमतिपत्र, ४ 

मुहमद खाँ, ३०८, ५४१; -गांधीनीकी वकालत बन्द हो 
जानेके कारण व्यापारमें संलूम्न, १७; -द्वारा गांधीजी- 
को भेजे गये पत्रका अंश, ३०५८-०९; -की जेलमें 
गांवीजीसे मिलनेके लिए मुख्य वाडरसे प्रथथेना, ३०८; 
-की जेलोंमें केदियोंकी पर्याप्त खाना न देनेकी 
शिकायत, ३५९; -के गांधीजीके कार्योल्यसे जानेके 
कारण गलतफहमी, ४८ 

मुहम्मद, दाउद, ३, ७५, ८, ९२, ३५, ४८, ६८, ७९, ६४, 
९८, ११३, १२४, १६३, १६६, १८७, २१०, २१८, 
२०२८, २०७, २१७७, २८२, २८०, २९७, ३००, 
३००, ३७७, ३८६, ४९७, ४६४, ४९४; -दक्षिण 
आफ्रिकी भारतीयोंकि निविवाद नेता, २९७; -नेटल 
भारतीय कांग्रेसके अध्यक्ष, १९०; -बीमार, २८२; 
“बीमारीके कारण रिहा, २९८; -का अनाक्रामक 
प्रतिरोषकी आगको ग्रज्वलित रखनेमें कारगर योगदान, 


सम्पूणे गांधी वाडमय 


३५०; -का टान्सवालके उच्च शिक्षा प्राप्त अधि- 
वात्तियोंकी द्रान्सवालक भेजकर साथ देना नेटालका 
कर्तव्य, ७९; -को कोठ्रीमें गांधीजीकों स्थान, १६०; 
-की दान्सवालका प्रश्न हल होनेतक टान्सतवारू न 
छोड़नेकी सावेजनिक घोषणा, ३५५; -की देशसेवापर 
गांधीजी, १९०, २१८१-८२; -की समझदारीका मुकाबला 
करनेवाले भारतीय दक्षिण आक्रिकाममें बहुत कम, १९०; 
-की सेवाओंकों परिणाम ओर मूल्यकी दृष्टिसे कोई भी 
पा सकनेमें असमंथे, १९०; -दारा कोमकी अनोखी 
सेवा, १९०; -से फोक्सरस्ट जेलूमें मुहम्मद इब्राहीम 
ओर खरसानीकी मुलाकात, १३० 

मुहम्मद, पीरन, २८७ 

मुहम्मद, वली, -प्रिटोरियादी जेलसे रिहा, ६९ 

मुहम्मद, हजरत, ३४ 

मुहम्मद, हलीम (मार ), २४९-०५० 

मुहम्मद, द्वाजी, ३६७, ४४१; -से मिलनेकी हाजी हबीब 
द्वारा पोलक्की सलाह, ३८३ 

मुहम्मद, हुसेन दाउदू, ४७०९२ 

मूअर, ३८८ 

मूडले ए० ए०, ३०२५ पा० दि० 

मूलजी, हीराजी, ९४; -को १४ दिनकी सादी कंदकी 
सजा, १०४ 

मूल निवासी संरक्षण संघ, -का शिक्ष्मण्डल, ३१४ 

मूसा, ७५; -का दाँतके बदले दातका कानून, १३० 

मूसाजी, आमद्‌, १७ 

मूसाजी, आदम, ३९ पा० टि०, १८० 

मंज, -द्वारा गांवीजीको १०० पड जुमौना या ३ मासकी 
कड़ी केदकी सजा देनेकी सिफारिश, १०६; -द्वारा 
सरकारकी भोरसे पेरवी, १०३ 

मेढ्, सुरेच््राय बापूमाई, ४, ९४, १२४, ४६४, ४५९४, 
४९९, ०१०; -चोथी बार जेलर्म, ५००; -तंथा 
शेलत, रप्तोई बनानेमें व्यस्त, ९०५; -को निर्वासनका 
दण्ड, ४९३ 

मेमन, समाजके साथ, १३ 

पेरा पश्चात्ताप ( माई कन्फेशन्स), २१३ 

मेरीमेन, जान जेवियर, २७५, २८४, २८६, ३०७, ३१३- 
१४, ३८८; -का पत्र, उत्साह भंग करनेवाछा, ३०३; 
-की सत्मागही केदियोंके प्रति सहानुभूति, २७७; 
जार गांवीजीकों दन्सवालके मामलेमें पूरी सहायता 
देनिक वचन, २७७; -से जद्ाजम गांधीजीकी भेंद, २७७ 


सांकितिका 


मेहता, जग्मोहनदास कब्याणदास, * ३६३ 

मेहता, डॉ० प्राणजीवन जगर्जीवनदास, २८६, ३६२, ३६७, 
२६७-६८, ४१३, ४१७, ४३७-३८, ४४४०-४१, 
४६०, ४७७, ४९२, ५०७, ५१९; -द्वारा ओर भी 
अधिक सहायता देनेका वचन, ३८१; -द्वारा मणिलाल 
गांधीकी छात्रवृत्ति देनेका प्रस्ताव, ४३६; -द्वारा 
श्रीमती मिली पोलकका निरीक्षण, ४४२; -द्वारा सत्याग्रह 
कोषमें चन्दा, ४५०; -निबन्धोंपर पुरस्कार दनेके लिए 
रजामन्द, ४१८;-का विचार छात्रवृत्ति देनेका, ३८१; 
-के नाम का उल्लेख पुरस्कारदाताके रुपमें नहीं, 
४४२; -से गांधीजीकी बातें, ३८१ 

मेहता, नरसी, ४५८ 

मेहता, राघवर्जी रघुनाथ, ९४ 

मेहता, रेवाशंकर, ३६२, ३६७ प[० टि० 

मेहता, सर फीरोज्ञशाह, २६६, ३०७ प्ा० टि०, ३२१, 
३६६, ३६७ पा० दि०, ३९४, ४२७ पा० शि०, 
४४९; -ओर प्रो० गोखलेका शिश्मण्डलको तार, ४०९; 

हि -द्वारा ३० वर्ष तक नगरनिगमकी सेवा, ४४८-७० 

चेस्टर गाजियन, ५३२ 

मेकडानब्ड, रेमजे, ४६३ 

मेकॉले, लॉडे, -द्वारा लिखित शिक्षा सम्बन्धी रिपोट्से, 
गांधीजीके मतमें भारतका हित नहीं, ५१३; -के 
भारतकी शिक्षासे सम्बन्धित विचारोंके मोहमें गांधीजी, 
४० 

मेंकिटायर, डब्ल्यू० जेत, २०७, २५१, २६९ 

मंके, २४४ पा० डि० 

मेज्ञिनी, २०७, २४१ 

मेथुएन, लॉडे, ५४१ पा० टि० 

मेन, ए० ५२९ 

मेनरिग, २०७ 

मो० क० गांधी, -दक्षिण आक्रिकाका एक भारतीय 
(एस० के० गांची ऐच इंडियन पेद्िआट इन 
आफ्रिका ), १०२ पा० टि० 

मोट्न, हबीब, २६०; “का हरुम्बा भाषण, २७०; -को 
गांधीजीका जवाब, ६४-६८ 

मोलवी, ४३ 

य 
याक्‍्सकाई रिवर प्रिजन्स कैम्प, ४८४ पा० टि० 


यॉकेशायर डेली अ्ज़वर, ३३६ 
योडिश, १७८ 


६८३ 


यूनुस, 5 

यूरोपीय व्यापारी, १६७; -यूरोपीय व्यापारियों; -का अड़ियल 
और कडा रुख, १६९; -के लिए केडी स्मिथ और 
पाचेफ्स्टम भारतीयोंके कारण अबोस्य, १६९; “को 
नुकसान पहुंचानेके लिए भारतीय व्यापारी अनिच्छुक, 
१५७५९ 

यूरोपीय रुघ, २९८ 

यूरोपीय समिति, २९६ 

यूछुफ, ७ 

योगदर्शन, १२० 

र्‌ 

ईंगदार लोगों, -का शिष्टमण्डल, २७०१-७२; -की उपेक्षा, 
१९३ 

रघा, डाह्या, -कों सात दिनकी केदकी सजा, &० 

रघुना4, रतनजी, १०४ 

रणछोड, वासन, -द्वारा जमिस्टन जेलकी भोजन-तालिका 
के बारेमें काछलियाकों सूचना, ७४ 

रतनजी, मूलजी, ९४ 

रदरफोर्ड, डॉ०, ५४५ पा० टि०, ४५०; नका भाषण, ४०२ 

रमजान, ९४, ५४१; -के महानेके कारण मुसलमानों द्वारा 
जेलमें रोज्ा, १२५४; -के महीनेमें मुसलूमानोंका रोज्ञा, 
४२२; -के महीनेमें मुसलमान कैदियोंकी रोजेके 
सम्बन्धमें. सुविधाएं देनेसे 2 न्सवाल्के अधिकारियों द्वारा 
इनकार, ४२३; -के महीनेमें मुसलमान प्रतिरोधि- 
योको फोक्सरस्ट जेलमें सुविधाएं, ४१९; -के महीनेमें 
सुविधाएं देनेसे इनकारके सम्बन्धमें जोहानिसबगके 
तारकी नकछ गांधीजी द्वारा पीछकको प्रेषित, ४२६; 
-में मुप्तल्मान केदियोंको विशेष भोजन देनेकी 
प्राथना नामंजूर, ४१९, ४२२ 

रस्किन, १८२, २०७; “ओर टेंस्स्टॉयकी शिक्षाकों 
कार्यान्वित करना फीनिक्स योजनाका ध्येय, २७३ 

रौदिखाला, वली आमदजी, ९४ 

राँदेरिया, शापुरजी, २८, ९४, ११५, ४२१; --की अपील्में 
भारतीयोंकी हार, १८८; को ३ महीनेकी सख्त 
केदकी सजा, १४ 

रॉदिरी, देखिए झवेर रॉदेरी 

राघवजी, १२४ 

राजकोट, २०७५, ४०६ पा० टि०, ४०८ 

राजचन्द्र, देखिए रायचन्द्र 

राजू , -को जेलमें जोरोंको पेचिश, १८० 


६८४ 


रशानडे, (श्रीमती ), ४२८ 

रॉब्ट्रेस, छॉड, १८०; “द्वारा भारतीयोंकों असेनिक शासन 
स्थापित होनेकी स्थितिमें सुधार होनेका आश्वासन, 
२९१; -से राहत देनेकी प्रार्थना, २९१ 

रॉबिन्सन, रोमर, ८२ परा० टि०३ -का विषेषक्र, १३५ 

राम, २०७, ४९९, ५०८; -एक महान्‌ भारतीय, ४९८; 
-द्वारा देश-सेवाके छिए १० वर्षक्रे वनवासका उपभोग 
४९९ 

रामजी, भाणा, -क्ो गिरफ्तारी, ११ 

रामा, ६ 

रामायण, १००, २४१, ०५०८ 

रामी, १४१, १९९, २०२, २००, २०९ 

रागचन्द, १९०, २४१, ४१८; -गांधीजीके मतमें धामिक 
बोपकी दृष्टिसे टॉल्स्टरॉयसे ऊँचे, २१३ 

रायप्पन, जोज्ञेफ, ३७२, ३८५९ 

रावण, ७०८ 

राष्ट्रीय भारतीय संघ, २८३ पा० दि०, ३०१ 

रिच, एल० डब्श्यू०, ९ पा० टि०, १८ पा० टि०, ८१ 
प्ा५ दिण०, २०४, *८३, २३९१९, २३०, ३३७, 
३०६, २३६०, ४३७, ४०७५०, ४६०७, ४७०५-७३, ४८१९, 
४९७, ५०६, ५०८, ५१४, ५१६ पा० दि०, ५१८- 
१९, ५२९, ७५४५७ पा० दथि०; -भारतीय नहीं यहूदी, 
३२६; -की स्थितिपर गांधीजी, ९; -को इंग्लेंडमें पेसा 
भेजना बहुत जरूरी, १९१; -को चीनी संघ द्वारा ५० 
पौंडकी रकम मेंट, ६८; -को सहानुभूतिका पत्र लिखनेकी 
गांधीजीकी मारतीयोंकों सलाह, ३३८; -को १०० पौंड 
भेजनेका निश्चय, १०; -द्वारा उपन्विश-मन्त्रीको शिष्ट- 
मण्डल्के आनेकी यूचना, ३०२; -द्वारा कनेलू सीलीके 
भाषणका उत्तर, ११६; -से गांधीजी व हाजी हबीबकी 
मुलाकात, २८० 

रिच (श्रीमती), ३२३, ३३८, ५०८;-का तीसरा आपरेशन, 
२८७०; “का दूसरा आपरेशन, ४८१, ४९३; -का 
फिरसे आपरेशन, ४९७; -की बीमारीपर गांधीजी, 
३३७-३८; -की हाढरुत सुधारपर, ४१३ 

रिचडे, सर चाढसे, -को व्यक्तिगत पत्र लिखनेका अमीर 
अलीको गांघीजीका सुझाव, ३४०; -से अमीर भलीकी 
मुलाकात, ३०८ 

रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज़, ३०७ पा० टि०, ३११ 

रुस्तमजी, पारती, ३, ८, १९, १६, २८, ३५, ४८, ७२ 
पा० दि०, ७९, ९४, ९८, १२४, १४९, १६३, 


त््म्पूणे गांची वाह्मय 


२१०, २१८, २२८, २७७, ३७००, ४१७, ४२१, 
४५१, ४६४; -अभी जेल्में, २८५; -का कैदियोंकी 
ओरसे सन्देश, ८७; -को छः मासकी केंदकी सज्ञा, 
३५६; -ढवारा गांधीजीको जेरूमें पुस्तक प्रेषित, ११३; 
“द्वारा दूसरे बर्मोके बच्चोंकी शिक्षाके लिए सैकड़ों 
पोंड खचे, २९७; -पर गांधीजी, ३०६ 

रूज़वेल्ट, ४९४ 

रेवाशंकर जगजीवन ऐंड कम्पनी, २१३ 

रेवाशंकर झवेरी ऐंड कम्पनी, ३२३ 

रेंड डेली मेल, ज५७ प[० टि०, २४४, १०८ पा० रि०, 
१०९, ७५४१ पा० टि०; -के सम्पादकीयकी गांधीजी 
द्वारा आलोचना, १०९; -के सामने गांधीजी द्वारा 
भारतीयोंका मामला संक्षेपमें प्रस्तुत) १४४; -के 
प्रतिनिधिको गांधीजीसे मेंठ, १६९ 

रेंड पॉयोनियर, “को दिया गथा जनरल स्मट्सका 
भाषण, ४०४ 

रोडेशिया, -के कानूनका अस्वीक्ृत हनेका कारण टान्सवालकी 
लड़ाई, १९१; -में टान्सवाल-जेसा कानून बननेका 
खतरा, ११९; -में भारतीयोंकी जीत, १९१ 

रोमन केथॉलिक, ४९७ 


ल्ल 


छल्टमण, २२०, ४९९ 

लल्कीराम, ४६ 

लन्दन मुस्लिम छोग, ५१६ 

लन्दत्त व्यापार संघ, २७३ 

लाइट ब्रिगेड, २३४ 

छाजपतराय, छाला, -का मुकदमा, ४९९; -के सुकदमेपर 
गांधीजी, ४९९; -के विरुद्ध कुछ भारोप, ढेली 
एक्सप्रेसमें प्रकाशित, ४९९; -को पंचोंकी दृष्टिमें 
गिरानेकी न्यायाधीश द्वारा क्रोशिश, ४९९ 

लॉयल, सर चास्से, ३२१ 

लोरेस, (श्रीमती ), ३९४; -द्वारा मताधिकार भान्दीलनमें 
बहुत घन दान, ३२८ 

लेंड पमा, ४५४, ५३१, ०३३; -और मिश्शि लोकसमामें 
संघ, ५३१; -में दक्षिण आफ़िकी संघ विफेयक 
स्वीक्षत, ३३८ 

छाऊू काका, डॉ० कवास, -भऔर सर कर्जन बाश्लीसे 
सम्बन्धित घटनासे इंग्लेंडमें शिष्रमण्डलकी स्थिति जटटिछ, 
२८३; -कोी हत्या, ३०० 


तकितिका 


छालचन्द, वृजदास, ९ 

छालभाई, वसनजी ९५४, १२४ 

लालन, एफ०, ५२९ 

लिखटेन्सटाइन, ३९, ४७, २२३; -की जेल्में गांधीनीसे 
मुठाकात, २९२, २३८; -से गांधीजीकी जेलमें अपने 
साथ क्रूर व्यवहारकी शिकायत, २३८ 

लिटलटन, -द्वारा संविधानकी टीका करते हुए भारतीयोंकी 
स्थितिपर सहानुभूतिपूवेंक विचार करनेका आग्रह, १९३- 

लिमदा, इबाहीम, देखिए लीमड़ा इब्राहीम 

लीमड़ा, इब्राहीम आमद्जी, -गिरफ्तार, ६, १४ 

ली-बॉनेर, सर विलियिम, २८६, ३०४-७५, ३११; -से 
शिष्टमण्डलकी मुलाकात, २८१ 

लुईं, ( श्रीमती ), २७० 

लेडबीटर, ४२९ पा०टि० 

लेन, ३३१ 

लेली, सर फ्रेडिक, ३७१, णडुण पा० दि०, ५७० 
प०'टि० 

लेविस, (श्रीमती ), २८५ 

लेन्सडाउन, लोड, ३२१; -के मतर्मे बोभर-युद्धके कारण 
ड्चेतर गोरोंकी तरह भारतीय भी, ५१० 


दे 


धतनी, -और रंगदार शिष्ट्मण्डल, २६७; -वतनियों और 
एशियाइयोंकोी लगभग दासताकी स्थितिमें पहुचाना 
संघीकरण योजनाका अर्थ, ७८;-के अनाक्रामक प्रतिरोध- 
की अपनानेपर दक्षिण आक्रिकाकों लाभ, १२९; -के 
वगैमें मारतीय केदी, २९६; -को गांधीजीका सत्याग्रहके 
हथियारकी उपयोगमें छानेका सुझाव, २४३; -से 
जेलमें ब्रिश्श भारतीय अलग, १२४ 

वन्दे मातरम्‌ ,-में खुल्लमख़ुरला मारकाटकी सलाह, ४४९ 

वरधन, वी०, & 

वरनॉन, जे० जें० ७; -का राँदेरीके मुकदमेमें बयान, ३३; 
>का वक्‍तव्य एशियाइयोंकी दृष्टिमें सरकारकी नीति- 
का ग्योतक, ४२१-२२, ४१४; -की रायमें एशिया३- 
योंकी निकाल बाहर करना प्रत्येक यूरोपीयका कत्तैव्य, 
४०३; ४२२; -को छीडर तथा झ्टथार' द्वारा कड़ी 
आढोचना, ३९८-९९, ४०३; -के वक्‍तव्यका विरोध, 
४१४, ४१९, ४२१; -के वक्‍्तव्यका सरकार द्वारा 
खण्डन, न किया जाना दुर्भाग्यकी बात, ४२२; -को 
मजिस्टेट द्वारा फटकार, ३९६, ३९८, ३९९, ४०३; 


६८७ 


-द्वारा अनाक्रामक प्रतिरोषके दौरान भारतीयोंकों 


असीम कष्ट प्रदान, ३९९ 

वरमछे, एडबर्ड, २६२ 

बरलेवा, -में (श्रीमर्ती ) ग्रुलबाईका देहान्त, २६० 

वर्ताचलन, लक्ष्मण 

वर्मा, ४०० 

वर्मा, एस०, पी०, ७२९ 

वर्मा, जी० सी०, ५२९ 

वब्लममाई, झीणामाई, -को देशनिकालेकोीं सजा, ९६ 

बलल्‍लभदास, लालशाह, ३९, ४६; -पर झुंकदमा, ४०; 
पंटल मंगलमाई भी देखिये 

वाइली, ३४४ 

वाइली, सर विल्यिम कजैन, “और डॉ० छालकाकासे 
तम्बन्धित घटनासे शिष्टमण्डलकी इंग्लेंडमें स्थिति जटिल, 
२८३; “की मदनछाऊ धींगरा द्वारा हत्या ३०१; 
-की हत्याके समर्थनमें तके, ३०१; +की हत्यापर 
गांधीजी, ३००-२; -की हृत्यासे शिष्टमण्डल्के कार्यकों 
घक्‍का, ३०१; -पर स्वामी शंकरानन्दका भाषण, ३७६ 

वाइसरॉय, ३७१, ३७०, ४२५९ 

वॉगल, २८७, ३०८ 

वॉगल, ( श्रीमती ), ३०८ 

वाछा, दिनशा इदुलूजी, ३६६ 

वाजसनेह उपनिषद (इैघोपलनिषद), २०६ 

वाजा, १६ 

बाडिया, २८४, ४२७ 

वानिया, १६ 

वॉरल, ३६२ 

वास्टर, २६५९ 

विटरबॉट्म, (कुमारी ) फ्लेरेिस २८१, ३११, ४२८, 
४ग२८ पृए० थि०, ४६३, ४७२, ५१९, ५२९; 
-दान्सवालकी स्थितिसे बहुत रुष्ट, २८४; -का जलवायु 
बदलनेके लिए कॉनेवाल जानेका कार्यक्रम, २८४; -के 
मनमें भारतीय प्रश्न, २८४ 

विक्टोरिया, महारानी, १७३; -की घोषणा, १७० पा० दि० 

विजया, २०८ 

विजयादशमी, ४९९, ५०८; “राम-रावण युद्धकी याद 
दिलानेवाली, ४९८; -के दिन हिन्दुओं द्वारा लन्दनमें 
भोज, ४९८; -पर गाँधीजी, ४९८ 

विधेयक -द्ान्सवाल एशियाई पंजीयन संशोषन विषेयक, 
२९०; -भारतीयोंकी आपत्तिके बावजूद सरकार द्वारा 


६८६ 


पास, ३९४; -के अनुसार हरएक एशियाईकों शिनाख्ती 
टिकट छेना आवश्यक, २९९; -पर सम्राटके हस्ताक्षर, 
६५; -से उत्पन्न प्रश्न, २९४; -दक्षिण आकफ्रिको संघ 
विधेयक, ३१४ पा० टि०, ३६३, ३७८ या० दि०, 
३९० नेटाल परवाना विवेवक, ३४ पा० थि० प्रवासी 
विधेयक, २९२, ३०० 

बिलियते, डी०, -की अदालतमें दावजी आमोदका झुकदमा 
पेश, १०३ 

विली, १९९, २०७ 

बीनेन, ३४७; -में तीन परवानोंकोीं नया करनेसे इनकार, ३४६ 

बीरडू, २६२ 

वीविडन, ३९ 

बेद शब्द संज्ञा, २४१ 

वैरीनिगिंग, २, २५४; -में ६० एम० पंटेलके मालकी 
नीछामी, ६, ४२; -में भारतीयाँ द्वारा शिक्ष्मण्डलका 
स्वागत, २६९ 

वेलिनकर, ३३६, ४४०२ 

वेस्ठ, ए० एच०, १४०, २०७-८, २१० पा० टि०, 
२१४, ३२२ पा० टि०, ३९८ पा० टि०, ४७४; 
“अचानक बीमार, ४१८; -तथा (€ कुमारी ) वेस्टकी 
डॉ० नानजी द्वारा देखभाल ४१२; -भयंकर निमोनिया- 
से पीड़ित, ४१२; -की छगनलार गांधी तथा 
मणिलाल गांधी द्वारा बढ़े प्रेमले सार-समाल, ४१०२; 
“को बीमारीमें सेवा करनेके कारण गांधीजीको मणिलछाल 
पर गवे, ४१७; -को गांधीजीकी ८ श्रीमती ) गांधीकी 
बीमारीपर प्रतिदिन बुलेश्नि निकालनेकी हिंदायत, १०८ 

बेस्ट, (श्रीमती ) ए० एच०, २०३, २०६; -की बीमारी, 
२२१४ 

वेस्ट (कुमारी ) ४३०; -शइफाइडसे पीड़ित, ४१२ 

बेस्ट, सर रेमंड, ४७२, ७४० पा० टि०, ५०० प० टि० 

वोट्स फार थीमन, ३२३ 

व्यापारिक परवाने, ७८, ८०; -देना बन्द करके भारतीय 
व्यापारी गुजारेके साधनोंसे वंचित, ४०१ 

व्यापारी नया, १०८ पा० थि० 

व्यावहारिक, मदनजीत, ४२९ 

व्यास, ७, १९८१३, ९७, ४४, २९७५, २४३७, २४६, 
४६४; “तथा डेविड अर्नेस्थकोी डीपवलूफ जेल्से 
रिहाई, २१९ 

व्यास, ( श्रीमती ), २४६ 

व्यास, जी० पी०, २५१ पा० टि० 


सम्पूणे गांधी वाड्मय 


व्यास अ्यम्बक, २३९ 
व्यास, सी० पी०, २७०१ 
व्हाश्टवे, -में टॉल्स्टॉयवादियोंकी बस्ती, ३६८ 


शा 


शंकरानन्द, स्वामी, १९० पृएृ० दि०, २००८ पा ० दि०, 
२०६, २०९, २१४, २४१, ३७६; -को मोजे और 
दस्ताने भेजनेके लिए गांधीजी द्वारा धन्यवाद, २०६ 

शराब, -क्री लत घममं विरुद्ध, १०१ 

शर्मा, पंडित नाथूराम, २४१; -द्वारा लिखित उपनिषद्की 
भूमिकाका गांवीजीपर गहरा प्रभाव, २०७ 

शहाबुद्दीन, ४३, २४९ 

शाकाहारी संघ, २८० पा० टि० 

शान्ति और पंच फेसछा समिति, ४६२ 

शान्ति रक्षा अध्यादेश अनुमतिपत्र, २३, ८९ 

शापुरजी, सोराबजी, ८, १६, ४२, ४७, ९४, १०१, 
१२३-२४, १६३, २१८, २२८, ३३२, ४०९१, ४६४, 
४९४, ४९९, ५१०; -&छ मासकी सजा भोगलेको 
तेयार, ३१; -जेल भोगनेके लिए फोक्सरर्टकों, ४४; 
-द्वारा चाब्सैशाउनकी अदाल्तमें दुमावियेका कार्य, २४; 
-निर्वासित, ४९३; -पाँचवी वार जेलमें, ७५००; -का 
गोपनीय ढंगसे निर्वासन, २४, ९६; -का प्रवासी 
प्रतिबन्धक अधिनिय्रमके अन्तगंत दान्सवाल्में प्रवेश, 
२४; -का स्वेच्छया पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र, २४; 
-को थआन्सवारू छोडनेका नोटिस, २४; -पर गांधीणी 
११०; -से सत्याग्रहका दूसरा दौर शुरू, १९० 

शाह, एन० वी०, ३९ पा० छि० 

शाह, खीमचन्द, २४६ 

शाह, नानाछाल, २४६; -का सीमासे बाहर निष्कासन, 
४६६; -को पंजीयनपत्रका उपयोग न करनेके कारण 
&: मासकी जेलकी सजा, २४६ 

शाह, फक्ीर, २३८ 

शाह, मुहम्मद, ३९ 

शिक्षित भारतीय, १०६, ३३९५; -अस्थायी अनुमतिपत्र 
लेकर प्रवेश करनेमें समर्थ, ५१४; -एशियाई कानूनके 
अन्तर्गत केद भ्ुगत कर रिहा, ७६; “जनरल स्मट्स 
द्वारा की गई प्रवासी प्रतिबन्धा अधिनियमकी व्याख्या 
से निषिद्ध प्रवासी, २७३; -सर्वोच्च न्याग्राट्यके फैसलेके 
अनुसार दान्सवालके प्रवासी कानूनके भन्तगत अबासी 
नहीं, १९८; -शिक्षित भारतीयोंका दर्जा, २४-२० 


संक्रितिका 


“का निवास स्थायी बना देनेसे कोई लाभ नहीं, 
२७७; -का श्रवेशाधिकार एशियाई कानूनके रद 
हो जानेपर स्वयंगेव स्थापित, ३३१; -का प्रश्न 
गांधीनीके मतानुसार नवा नहीं, ३३१; -का 
प्रश्ष नया होनेके आरोपपर गांधीजी, ३३०-३१; -का 
प्रश्न पेटिक डंकनके मतर्भ बहुत गम्मोर, १८९; -का 
स्वृतन्त्र॒ प्रवासियोके हूपमें टान्सवालम  प्रवेशका 
असंदिग्ध अधिक्रार कायम रखना आवश्यक, १४७; 
-के अधिकारोंकों छोड़ना और उन्हें प्रवाली कानूनके 
अंतगत निषिद्ध प्रवासी मानना एशियाई कानून रद 
करनेकी शर्ते, १९९; -के दर्जके अश्नके पीछे 
टान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी भर दनेका कोई 
इरादा नहीं, ३७७; -के दर्नेक बारेमें सारतीयोंकी 
आपत्ति, १७३; -के प्रवेशका प्रश्न डंकनके मतमें 
सारे दक्षिण आफ्रिकाका, १८९; -के सम्बन्धमें 
जनरल स्मटतका कथन, १४७; -के सम्बन्धर्मे व्यवितयों- 
का लिहाज करना गांवीजीक मतमें अनुचित ५१; 
-की क्रिप्ती पंजीयन अधिनियमके नियन्जणमें आनेके 
लिए विवश करना अनुचित, ६०; -को जनरल स्मठस 
निश्चित संख्यामें स्थायी निवासके परवाने देनेको तेयार, 
३८०; -को जनरक स्मठस रियायतके रूपमें केवल 
अस्थायी अनुमतिपत्र छेकर आने देनेकी तेयार, १२९; 
-को टन्सवालके दूसरे प्रवासियोकि समान प्रवेशका 
अधिकार दिलाना भारतीयोंका उद्देश्य, १४४; -को 
प्रवेशका अधिकार दनेके जनरल स्मठस अनिच्छुक, 
३८४; “पर प्रजातीय अतिबन्ध रूगानेपर भारतीयोंको 
रोष, १४८ 

शुक्क, डी० बी०, ३९२ 

श्रभेंन, २०१ 

शेपस्टोन, ३४७ 

शेरिफ, ४९७ पा० थि०$ -द्वारा बम्बईमें एक बड़ी समाका 
आयोजन, ३८७; -की सभाका स्थागित किया जाना 
पक्ष लब्जाजनक बात, ३८३; -को सभा न करनेकी 
बम्बई सरकारकों अन्यायपूर्ण आज्ञा, ३८७ 

शेलत, उमिया शंकर मंछाराम, ४, ९४, १५४, २४६, 
२७१ पा० टि०, ५४३; -तथा मेढ रसोई बनानेमें 
व्यसी, ९७; -का मुकदमा, २६४; -को नेटालकी 
सीमापर छोड़नेका आदिश, २६४ 

श्यामजी, ३७२ ' 

इंकेशिन, ( कुमारी ) सौजा, २०७, २६०, २६९, ३०८ 


६८७ 


श्राइनर, २७२, ३३८, ३६१, 3३६३-६४; “एक विलक्षण 
पुरुष, २८७; -का महान प्रयास, ३१० 

श्राइनर, (श्रीमर्ता ) ऑलिव, ८१, २७० 

५] 

हंगरन, -बिना परवाना काम करनेपर गिरफ्तार, ४८ 

सत्याग्रह, -औौर अवैयैका कमी भी साथ नहीं, ४०२;-ओर 
बोभरोंक शरीरी आग्रह बडा अन्तर, २९६ ;-करनेकी 
ब्रिव्श भारतीय समाज तेयार, ४४६; -जीवनको 
बहुत-सी बुराश्योंकी अचूक दवा, ३६२; -दून्सवालके 
आन्दोलनमें बहुत कुछ जेल जानेमें निहित, २३६; 
-न कर सकतेवाले भारतीय सत्माग्रहियोंके साथ, 
२५७; -नेटालमें भारतीयोंकी शक्ति, ३४; -मीर 
आल्मका, २५०; -शिष्टमण्डलके जानेसे बन्द नहीं, 
२०८; -सरल भी है और कठिन भी, ९८; “का 
दबाव टान्सबाल सरकारपर बहुत अधिक, १८९; 
-का दूसरा दौर सोराब्जीसे शुरू, १९०; -का 
रास्ता जितना आसान, उतना ही कठिन भी, 
१४७; -का संधर्ष टान्तवालमे चाल, ८५; -का 
संघर्ष त्रेरशिक जेसा, ९२; -की कमजोरी नहों 
बल्कि सत्याग्रहकी कमजोरी सफल होनेमें बापक, 
२०५०; -की कर्तोडी अपना बलिदान, ३००; “की 
खातिर अपने सर्वेस्व त्याग करनेवालेकी सब कुछ 
उपलब्ध, २१२७; -को गांवीजी द्वारा व्याख्या, ३४; 
-की नीतिके अनुसार परिणामके प्रति उदासीन 
रहना सम्भव, ४८२; -की तलवार, १३३, रेछट; 
-की राहसे ही नेशल्वासी भारतीयोंकी झुक्ति ३६३; 
-वी लडाईका अप्रत्यक्ष छाम, १५०; -की छडाईको ' 
कई तरहसे लड़ना सम्भव, १२३; -की लडाईको 
गरीब मां लडनेमें समर, ११७; -की छडाईमे दान्तवाल- 
के भारतीय व्यस्त, १६१; -की लछूम्बी लडाईसे 
भारतीयोंकों दान्सवाल्से बहुत-कुछ देखने-सीखनेके लिए 
उपलब्ध, २२०; -की विधिसे लडनेवालोंकीं बाहरी 
कारणोंसे बिल्कुल भड़चन नहीं, २९५; -की शक्तिके 
घामने झुकनेके लिए सरकार विवश, १८९; -के' 
अनुसार मारतीयोंकों जो काम मिले उसे करना आवश्यक, 
१४७; -के अनेक जीवन्त उदाहरण गांघीजीके सामने 

तीसरी बारकी जेलमें उपस्थित, २२७; -के अपर 

गांधीजी द्वारा क्विर, २०२७-२६; -के अलावा 

दुःखोकि निवारणंके लिए और कोई सच्चा इलाज 


६८८ 


नहीं, ९९; -के उपायका अवरूम्बन सच्चाईसे करना 
आवश्यक, १८४; -के कष्टोंकी कहानी सभी में सहानुभूति 
उत्पन्न करनवाली, २७८; -के प्रयोगसे नेदालके 
भारतीयोंकी गांधीजीकी गिरमिटिया प्रथा बन्द करने- 
की सलाह, ८४; -के बककों पहुंचानेवाछा दूसरा 
बल संसारमें नहीं, ३१६; -के संबर्षमें शराबकी कुटेव- 
वाले छोगों द्वारा भाग केना मझुश्किक, १०१; -के 
सम्बन्धमें पुरतकोंके भध्ययनसे गांधीजीका मत अधिक 
हृढ़, १८२; -के सिद्धान्तके अनुसार शिष्ट्मण्डलूका 
समर्थन कर सकना कठिन, २०७; -के स्तम्भ विवन, 
२३७५; -को रोकनेके लिए जनरल स्मठस द्वारा दी गई 
रियायत अपर्याप्त, ५३६; -को हमेशा ईश्वरी सहायता 
उपलब्ध, २४०; -पर गांधीजी, ८५, ३८६, ४६६; 
“पर न्याय होनेतक त्िटिश भारतीय संघकी कार्य 
समिति कायम, १७४; -में कभी जेलमें तबियत 
खराब होनेका कारण, २३३; -में कसरके कारण 
सेठ अभीतक जेलमें, ९२; -में जूझ जानेवालेका 
हिम्मत भरा पत्र, ८८; -में सहायता देनेका आमंद 
भायात द्वारा वचन, ४७३; -से भारतीय समाजको 
मिलनेवाके लाभ, २४७; -से विजय पाना गांघीजीके 
मतमें ज्यादा ठीक रास्ता, ९९; -से सबक, १२१२ 


सत्याग्रह कीष, -में डॉ० मेहता द्वारा चन्दा, ४५०० 
सत्याग्रही, -बननेकी आवश्यकता साम्राज्य सरकारसे सहायता 


प्राप्त करनेके लिए ९; -बननेमें नामद असमर्थ, २३६; 
-संदेव विजयी, ८७५; -का पेसा परमेश्वर नहीं, २२६; 
“की अपनी कमजोरी असफलताका कारण, २२५०; 
-की जीतका परिणाम उसके लिए तथा दूसरोंके लिए 
भी कल्याणकर, २२६; -के गुण, २२७, २३६; -के 
लिए कुठम्बका मोह छोड़ना आवश्यक २०२६; -के 
लिए जेलको महल मानना आवश्यक, २३३; -के लिए 
सत्यका सेवन करना आवश्यक, २९०; -के साथका 
फिर केदियोंसे भी बदतर बर्ताव, २०९; -को 
गांधीजीकी बधाई, ८९; -को सन्देह होना अनुचित, 
३६९; -में शरीर-बरूपर निर्भर व्यक्तिके मुकाबले 
हिम्मत अधिक होना आवश्यक, २२६; -सत्याग्रहियों, 
और दूसरे भारतीयोंकों गांधीजोका संदेश, ९८-९९; 
-का उत्साह जनरल स्मठस तोड़ देनेके इच्छुक, ४७१; 
-का विश्वास केवल सत्यपर, २१५९; -का शिष्टमण्डल, 
२०७; -की एक भारतीय सेवक द्वारा सहायता, ५१०; 
-की कसौटी शुन्सवाल्में केवल जे जानेमें, २३६; 


सम्पुण गांधी वाढ्सय 


-की माँगें मंजूर करनेके लिए उपनिवेश-जचिवको 
अर्जी देनेका प्रस्ताव, २००; -की मेजर डिक्सनके 
अनुसार जमानत नहों, २६२; -कोा संख्या थीड़ी 
होनेक कारण गांधीजीकों चिन्ता नहीं, २३४; -के 
उदाहरण क्रान्तिके इतिहासोंमें, -१४१; -के कष्टपर 
गांधीजी, २३६; -के जेलॉर्म रहनेपर भी समाजका 
सम्मान उनके हाथोंमें सुरक्षित, १९२; -को एक-एक 
कर पकड़ना शुरू, १९२; -को गांधीजीके मतमें, 
शिष्टमण्डलकी ओर तनिक भी नजर रखनेकों 
आवश्यकता नहीं, २६०; -को जेल जानेकी ताकमें 
रहनेकोी आवश्यकता, २६०; -में से ज्यादातरका 
अवस्था जेलमें गांधीजीके ही त्मान २२४ 


सन्‍्तोक, देखिए गांधी (श्रीमती ) सन्तोक 
समझौता, -कोंकणियों और कानमिय्रोंकि बीच, ४२; -जनर्‌ल 


स्मठ्ससे हो जानेकी सम्भावना, ४०३; -लोंड ऋ 
द्वारा पूरी शक्ति छगानेपर सम्भव, ४८१; -होनेकी 
गांधीजीकों रायमें कम आशा, ३५१; -होनेके दो दिन 
बाद जनरल स्मदसका सावेजनिक सभार्म साषण, २९५; 
-होने तक कानूनका लाभ छेना मसुनासिब नहीं, ६६; 
-समझोते, -का अपना भाग ब्रिश्शि मारतीयों द्वारा 
पूरा किये जानेपर जनरल स्मठस द्वारा एशियाई 
कानून रद कर देनेका मोखिक रूपस वचन 
प्रदान, १९८; -की आशाके कुछ कारण, ३७८; 
-की गांवीजीके मतमें कम सम्भावना, ३७८; -की 
बातचीत चादू , ३७५०, ३०६, २१६३; -को बात 
टाइम्समें छप तारके अनुसार बिल्कुल गलछत, ४८२; 
-की बात हॉस्क्रेन द्वारा प्रारम्भ, ६०; -की लिखित 
श॒तें, ३००; -की स्पष्ट ओर छिखित शत जनरल 
स्मठस द्वारा भंग, २९३; -के अन्तर्गत अंगुलियों या 
अँगूडेके निशान देनेका उद्देश्य सरकारकोी सदायता, 
१८; -के अन्तर्गत एशियाइ्यों द्वारा अपने कर्तंव्थका 
मलीमाँति पालन, १९; -के बारेमें अभी कोई निश्चय 
नहीं, ४१८; -के लिए जनरल स्मद्टस उत्सुक, ४०८; 
-के विषयमें रुसतमजीकी राममें उतावरी करनी 
आवश्यकता नहीं, ८७; -पर गांवीजी, १०५८ 


सम्मेलन, -सारे दक्षिण आक्रिकाका एक राज्य बमानेके 


उद्देश्यसे, १८५; -का निर्णय होनेपर भारतीय अश्षके 
समाधाव होनेकी सम्भावना, १८५; -में परिणाम- 
स्वरूप दूसरी सावेजनिक सभा, २९४; -के फलस्वरूप 
एक नथा विधेयक पेश, २५४; -के फल्सरूप सम्पूर्ण 


साकितिका 


दक्षिण आफ्रिकाके लिए संतद और एक उच्च-न्याया- 
लबकी स्थापना होनेकी सम्भावना, १८६; -में उठाया 
गया शिक्षित भारतीयोंका प्रश्ष जनरल बोथाके अनुसार 
नया, ३३१; -में पेटिक डंकनका विशेष हिसला, १८८; 
शामिल होनेवाले लोग, ३३१ 

सरस्वती, स्वामी दयानरू, २०६; -द्वारा सुझाई गई वेदोक 
माष्यकी क्रान्तिकारी-पढतिकोी स्वीकार करनेमें गांधीजीकी 
हिचक, २०६ 

सर्वोच्च न्यायाबूव, -के फैसलेके अनुसार नौकरपर बिना 
परवाने व्यापार करनेका अपराध नहीं, ६;-के फेसलेके 
अनुपार शिक्षित मारतीय प्रवासी कानूनके अन्तमगैत 
निषिद्ध प्रवासी नहीं, १२८; -के सामने उपनिवेश- 
सचिव द्वारा एशियाई कानून रद करनेके अपने वचनोंसे 
इनकार, २१; -द्वारा परवाना निकायोंकी कई बार 
टीका, ३४६; -में अपील करनेका अधिकऋर भारतीयोंको 
नहीं, ४०१; -में अस्वातकी ओरसे चलाये गये मामलेमें 
चीनी संघर्की सहावता, ६८ 


सविनय अवज्ञाका कततेब्य ( ड्यूटी ऑफ़ सिचिर 
डिसओषिडियेन्स ), ३६४ 

सांझ वतेमान, ४४१, ४६४ 

साडेले, -से गांधीजीका व्यक्तिगत सम्बन्ध, ३०८ 

साउथ आफिका, ३६० पा० टि०, ४४० पा० टि०३ 
-को गांधीजीका पत्र, ३०४-७५, ३८३-८४; -द्वारा 
नागप्पनकी सृत्युसे सम्बन्धित तथ्योंको गलत रूपमें 
पेश कर भारतीय समाजके प्रति भारी अन्याय, ४८३ 

साउथ आकफ्रिका अतोसिएंटेड प्रेस एजेंसी, १८० पृ० शि० 

साउथ प्लेस एथिकल सोसाइटी, २७४ 

सादी, शेख, ४०८ 

साबरमती संग्रहालय, ४७७ प(० टि० 

साम, २०७ 

सामान्य पंसारी परवाना, ३९ 

सामान्य विक्रेता परवाना, ४० 

सामी, २३० पा० टि०, ३५९ 

सामी, के० के० -पर जेलमें भयानक अत्याचार, ४१० 

साम्राज्य सरकार, -भारतीयोंकी दक्षिण आफ्रिकासे निकालने- 
के उपाय करनेमें व्यस्त, ११२; -का बोभर कानूनके 
विरुद्ध भारतीय आपत्तिकों समर्थन, २९९; -का रुख, 
१३०; “की प्रवासी कानूनके सम्बन्धमें भूल, १३०; 
-के नाम नागप्पनकी सृत्युके सम्बन्ध भारतीयोंका 
प्रारथनापत्र, ३९५: -के पास भारतीय समाज द्वारा 


६८९, 


एशियाई कानून रद करनेके लिए प्रतिवेदन, ३८; -के 
लिए शख्न-बलने टान्सवाल सरकारकों कुछ करनेके लिए 
मजबूर करना असम्मब, ५४९; -के विचार, ९; -द्वारा 
नेटाक सरकारका भारतीयोंके विरुद्ध कानून बननेकी 
माँग नामंजूर, ११८; -द्वारा मारतीयोक्रि अश्वकते 
कारण ही शवास्ती कानून मंजूर, १८९; -से बबर, 
अमानुषिक अत्याचार रोकनेके लिए प्रार्थना, ९०; -से 
रोडेशियाके कानूनकी मंजूरां मल्नेकी बहुत कम 
सम्भावना, ११९: -से सहायता प्राप्त करनेके लिए 
सत्याग्रह) बननेकी आवश्यकता, ९ 


सावैेजनिक सभा, -जोहानिसबर्गकी उल्लेखनीय, ७०; 
“प्रिशेरियाम, ४;-बम्बईमें, ३७२, ४०३;-का भारतीय 
आन्दोलनके संम्बन्धमें बम्बईमें आयोजन, ३६५; -की 
रोककर बम्बई सरकार द्वारा मूखेतापूणे भूछ, ३९४; 
-द्वारा काछलिया कुबाड़िया, कामा तथा चेट्टियारकी 
आकस्मिक गिरफ्तारीका विरोध, २८९; -में इंस्लेंड जाने- 
वाले शिष्टमण्डलके प्रतिनिधियोंकी अन्तिम नामजदगी, 
२८७; -में ईपस मियाँकी सेवा्मोका आभार स्वीकार, 
४०; -में चार प्रस्ताव पास, ११३; -में पास 
किये गये तीन अस्ताव, २८८; -में भारत जाने- 
वाले शिष्टमण्डलक लिए प्रतिनिधियोंकि नामोंपर 
चर्चा, २८७; -में मारतीयोंकी गम्भीर प्रतिज्ञा, 
१७३; -में भारतीयों द्वारा पंजीवन प्रमाणपत्रोंको 
जलाना, २९३; -में भारतीयों द्वारा की गई माँगकों 
जनरल स्मठपत द्वारा अब्ट्मेट्मकी संज्ञा, ६७; -में 
माँगे स्वीकार होने तक नये विषेयककों मंजूर न करने- 
का प्रस्ताव पास, २९४ 

साले, उमरजी, १३, १७, २५०, २०३; -को जीदानिसबगग 
जेलसे रिहाई, २१९ 

सॉलोमन, न्यायाधीश, -का स्वेच्छवा पंजीयनके प्रार्थना- 
पत्रोंकी वापसीकी दरख्वास्तपर फैसलछा, १९ 

सॉलीमन, सर रस्विडे, ५२, २८१, २८४, ३१९; -द्वारा 
एक गोपनीय पत्र प्रेषित, ३१३; -द्वारा जनररू स्मट्स- 
से मिलनेका वचन, २८६; -से अमीर अछीका 
व्यक्तिगत परिचय, २८४; -से गांधीजीकी भोर हाजी 
हबीबकी लूम्बी बरातवीत, २८६ द 

सॉलीमन, साल, ४०३ 

सॉलोमन, (श्रीमती ) सारू, ४०३ 

सावर, जे० डब्द्यू०, २३७१-७२, २७९, २८४, २८६, 
३१३-१४, ३०४; -ढारा गांवीजीकों यथासम्भव 


६९० 


सहायता देनेका वचन, २७७; -से जहाजमें गांधीजी- 
की भेंट, २७७ 

सावरकर, -का रामायणकी महानतापर जोशीला भाषण, 
४९९ 

साहे, बी०, ५२९ 

सिथेटिक फिलासकी, ५०२ पृत० टि० 

सिंह, डी०, ७५२९ 

सिंह, प्री० तेजमाल, १३६; -का भारतीयोंक समक्ष भाषण, 
१३७ 

सिह, लालबहादुर, २२८ 

सिमंडस, ५७०८, ७५३९-४० 

सिविलिजेशन : इट्स कॉज ऐंड क्योर, ३९६ 

सीता, ४९९ 

सिलिया, ३९२, ४१३ 

सीली, कनेछ, ३६१, ३७१-७२, ३७०; -और गांवीणीकी 
जनरल स्मट्ससे कई बार मेंट, ४०८; -और डॉ मार्लेसे 
नेटाली शिष्टमण्डलक्षी भेंट, ३८८; -के भाषणपर गांधीजी, 
११६; -के मतमें गोरों और कार्लोंके मिलापले दोनोंका 
नुकसान, ११६;-के मतमें भारतीय गोरों की गुलामी करने- 
के ही योग्य, ११६; -के विचार ब्रिटिश नीतिमें परिवर्तन 
के सूचक, ११७; -के विचवारसे ब्रिग्शि राजनीतिके 
कलंकित होनेकी सम्भावना, ११७; -के विचारोंकों 
व्यवहारमें लाना त्रिधिश साम्राज्यके अवनतिके लक्षण, 
११७; -के विचारोके समथैक तिथ्शि साम्राज्यके शत्रु, 
११७; -द्वारा सही दलील पेश, २९; -से नेटाली 
शिष्टमण्डल द्वारा लिखित उत्तर देनेकी प्रार्थना, ४०० 

सुकरात, २४३ 

सुषवा १९८ 

सुब्रह्मण्यम , १७६ 

सुमार, ईसा हाजी, २८७, ४२९; >विलायत अ्रमण कर 
वापस, ६४ 


सुलेमानु, ए० एम०, १२ 

सेंच्युरी डिक्शनरी, ३८२ 

तेंट जेम्स भवन, ३२३ 

सेठ, कमरुद्दीन, १७६ 

सेब्बीने, लॉडे, ३७, ९७० पा० टि०, ३%९६ को 
कोठीपर भारतीय केदियोंसे काम, ३५९; -को डेविड 


पोलक द्वारा जेलमें गांधीजीके साथ किये ऋर व्यवहारके 
बारेमें पत्र, २३९ 


सैमुण्ल, -द्वारा टान्सवाल सरकारकी भोरसे पेरबी, ११५; -से 
जॉर्डनका भारतीयोंकी गिरफ्तारीके बारेमें प्रइन, ११५ 


प्त्म्य्णे गांधी वाड्सय 


सोढा रतनशी मूलनी, ९४, १०४, १९४, १८४; -का 
उपवास, ९७ 

स्टार, २०, ३९ पा० दि०, ५१ पा० टि०, ६५ पा० 
थि०, २६३ पा० टथि० -और लीडर द्वारा वरनॉनकी 
कड़ी आलोचना, ३९६-९८, ३५९, ४०३; -को रायमें 
उच्च शिक्षा आ्राप्त भारतीयोंके लिए थान्सवालका द्वार 
खुला रबनेमें कोई एतराज नहीं, ५४; -को गांषीजीका 
भारतीयोंकी मांग न्यायपूर्ण होनेके बारेमें विश्वास 
दिलानेका प्रयत्न, ५४; -द्वारा गांवीजीको जानबूझ 
कर गलत रूपमें पश करनेके आरापका जोरसे खण्डन 
"४; -द्वारा भारतीय दृष्टिकोण छगातार गलत रूपमें 
प्रस्तुत, ५०; -द्वारा हमेशा सार्वजनिक प्रश्नक [लए 
अपने स्तम्मोंमें स्थान देनेकी उदारता प्रदर्शित, २००; 
-में कुछ पछानेंके दस्तखतोंसे एक चिट्ठी अक्राशित, 
१७०२-०३ 

स्टेट, -में पेटिक डंकनका एशियाई प्रश्षके सम्बन्ध्म एक 
छेख, १८८ 

ठिंड, डब्ब्यू० टी०, ३०५, ३११ 

स्थायी अधिवास अनुमतिपत्र, ४१६, २८ 

स्थायी अधिवास प्रमाणपत्र, ४०८ 

स्पसर, हबेटे, ७०२, ७५०४ 

स्पेन-सरकार, -फको बहुतसे स्थानोमें सभाओं द्वारा निन्‍दा, 
४९७ 

स्थ्ग्ज़ि, ७५७७-०८ 

स्मटस, जनरल, ३८-३९, ४८, ५० पा० टि०, ६०, ८८, 
१११, १४७०, १४९, १०६, २७४ पा० टि०, 
२५३, २४९, २०६, २९०, २९४, २९७, ३००, 
३०५, ३०७, ३११, ३१४, ३९०-२१, ३३० पा० टि०, 
३३१, २३४, ३२४१, ३६९, २६३२, १5०७, ३६९, 
२३८७-८८, ३९० पा० टि०, ४०४, ४१७, ४३१, 
४३४-३०, ४६०, ४६७, ४७७, ४८६, ५२०२; 
-अधिनियमको वापस छेकर शिक्षित भारतीयोंकी सीमित 
संख्यामें निवासके स्थायी प्रमाणपत्र दनेके इच्छुक, ३८४; 
“-अनाक्रामक मतिरोबकों कुलनेके बारेम आशान्वित, 
४८१; -उपन्विश मन्तीके उत्तरी अतिक्षार्म, ४८१- 

“एशियाई अधिनियमकी रद करनेके लिए 

बचनबद्ध, ७७, ५९१३; “अशियाई कानूनकी रद 
कर देनेका बात कहकर एक कदम भागे, ५३६; 
-और जनरक बोवाका उपन्विश्ोका एंव राज्य बनानेके 
सिलसिलेमें शीघ्र ही लद्दन प्रस्थान, २००२; -कानून रद 


संकितिका 


करनेक्ी तेयार, ३८०; -गांधीजीक्षी मांगक्ों मंजूर 
करनेमें असमर्थ, ७५२१, ५४४; -गांधीजीके मतमें 
लुटेरोंकि दलके सरदार, ६; -जो-कुछ दना चाहते हैं उससे 
भारतीय समाज सन्तुष्ट होनेम॑ अलम्थ, ४०८; -तथा 
प्रगतिवादी दछ द्वारा एशियाश्योंक्रों एशियाई कानून 
रद करनेका वचन देना आवश्यक, ७९; - प्रवासी कानूस- 
में छुधार करनेको तेबार नहीं, ४०९; -भारतीयों और 
एशियाश्योंकी दृष्टिमें बेहेमानीके आरोपके अपरार्थ। ०१; 
-भारतीयोंकी यूरोपियोंक बराबर हक देनेकी 
माँग मंजूर करनेमें असमर्थ, ५२६; -भारतीयोंकों 
सार निकारू कर छूछ देनेके इच्छुक, ५२१; -मामलेर्म 
विल्म्ब करके शिष्टमण्डलक्के कार्यकी सावेजनिक चर्चाकों 
रोकनेके इच्छुक, ३१७; -लॉडे एग्टहिलके संशोवन 
स्वीकार करनेके लिए अनिच्छुक, ४०८; -शिक्षित 
मारतीयोंकी निश्चित संख्यामें स्थायी अनुमतिपत्र दनेके 
लिए तैयार, ३८०; -शिक्षित भारतीयोंको प्रवेशका 
अधिकार दनेके अनिच्छुक, ३८४; -शिक्षित भारतीयोंको 
रियायतके रूपमे अस्थायी अनुमतिपत्र लेकर ही आने 
देनेके लिए तेयार, १५९; -शिक्षित भारतीयोंकी सीमित 
संख्यामं अधिवासके स्थायी प्रमाणपत्र देनेकों तेयार, 
४०४; समझौतेके लिए उत्सुक; ४०८; -समय प्राप्त 
करके सलत्याग्रहियोंका उत्साह तोड़ देनेके इच्छुक, ४७१५ 
-सम्मेलनके कार्यक्रममें बहुत व्यस्त, ३१३; -का अपने 
वादेसे मुकरना, २९२; -का इंग्लेडसे अस्थान, ३७०; 
-की कानून रद करनेका विचार, १८९; -का टाइम्स 
ढिढोरा पीयनेवाछा, ७५१; -का निर्णय दुर्भाग्यपृण, 
३७७; -का प्रतिकूछ उत्तर आनेपर शिष्टमण्डलका 
दक्षिण आक्रिकाकों रवाना होना सम्भव नहीं, ४२४, 
४२७; -का प्रवासी अधिनियम अपना बनाया कानून, 
४०८; -का ब्रिथ्शि भारतीय समझौता सममितिकी 
माँगेंके बारेमें जवाब, १६१; -का भारतीयोंकों जवाब, 
६९; -का झुलाकातके बारेगे सर मंचरणीकी जवाब, 
३६९; -का रायट्रकों सन्देश, ३७७; -को आपत्तिकों' 
दूर करनेंके लिए प्रस्तावित संशोधन, ३३३; -की 
एशियाई 'कानून रद करनेकी नई शते, ३३१; -की 
तरफसे गांधीजीको जेल्में २ घामिक पुस्तकें उपलब्ध, 
२३८; -की नई शर्तोको भारतीयों द्वारा माननेसे 
इन्कार, २९३; -की मारतीयोंसे हर बार हार, ११; 
-को राथमें भारतीयोंकी माँगे क्रियात्मक रूपमें पूर्ण, 
५२४; -की छॉर्ड क्र से बातचीत, ४८९; -की 


६९९१ 


इॉस्क्रेनके साथ बातचीत, ६५; -के कथनालुस्तार एशियाई 
पंजीयन अधिनियमके अन्तर्गत अर्जों. देनेपर शिक्षित 
भारतीयोंके. परवेशपर आपत्ति नहीं, १४८५; “के 
कानून मारतीयोंक्ी अन्तरात्मके विरुद्ध, २५०; “के 
तरीकोंकी गांवीजीकी जानकारी, ३४१; -के देंनेमें 
और मभारतीयोंकी माँगमें आधारभूत अन्तर, ४०५८; 
-के प्रस्ताव द्वारा मामला बिलकुछ स्पष्ट "२१; -के 
मतमें अपने कुछ उद्च प्रतिनिध्यिंकि आन्दोल्नसे 
ऊबकर भारतीयोंका बहुमत कानूनंके आगे घुटने टकने- 
पर मजबूर, ३७०; -के मतमें भारतीय कैदी दी 
आत्मादी आवाजके आधारपर आपत्ति करनेवाले, २९६; 
-के रुखकी ठीक-ठीक जानना शिष्टमण्डल्क्े लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण, ४६०, ४६७; -के साथ बातचीत 
असफल होनेपर गांधीजी द्वारा निराशा प्रक्रट, ७५३२; 
-के सामने लोड क्रू द्वारा दान्सवाली भारतीयोकि 
प्रश्षणों साप्राज्यके प्रश्षेक रूपमें पश, ४१०; “को 
अंग्रेज न होनेके कारण सैद्धाम्तिक समानताका ख्याल 
पसन्द नहीं, ४०९; -को उच्चित दिशाम प्रभावित 
क्रनेके लिए शिश्षमण्डल द्वारा दक्षिण भकफ़िक्रो 
राजनयिकोंकोी एकत्र करनेका प्रयास, २८४; “की 
एशियाई कौमोंकि उत्पीढ़नसे दुःख, ५५; -के डेलोकी 
मारपीत गांवीजी द्वारा एक सुधार प्रेष्ति, ३९०; “की 
हॉस्केन हारा भारतीयोंका पत्र प्रेषित, ६९; “हरा अना- 
क्रामक प्रतिरोधके दबावसे ४ झर्तोंमें से तीन शर्ते वापस, ' 
७५१; -द्वारा आक्रिका-भरमें मारतीयोंकी अप्रत्यक्ष सेवा, 
७९: -द्वारा उपन्विश-मन्त्रीके उत्तरको भ्रतीक्षा, 
४७६ ; -द्वारा एशियाई अधिनियमकों रद करनेके अपने 
वादेसे इन्कार, ५२४; >द्वारा एशियाई कानून रद 
करनेका अपना वचन पूरी तरह भंग करके चार शर्तें 
पेश, ०१; -द्वारा गाँधीजीका सुधार नामंजूर, ३१०; 
-द्वारा गांधीजीकी रायमें सीमित संख्यामें स्थायी 
अनुमतिपत्र देना सम्भव, ३७९; -ढारा जहाजमें 
खाना होनेसे पहले रायथरकों वक्तव्य, ३८३, ४७६; 
-द्वारा तुरन्त तारका जवाब, २६३; -दारा निर्दोष 
भारतीय पुतैगाली भ्रदेशके रास्ते दान्सवाल्से भारत 
निर्वोसित, ३६८; -द्वारा पंजीयन कानून रद करने 
तथा निश्चि संख्यासे भारतीयोंकों स्थायी निवासके 
प्रमाणपत्र देनेका प्रस्ताव, ५२०; -द्वारा भवासी 
वानूनमें संशोषनके लिए मसविदा प्रचारित, ९९३५ 
“द्वारा ब्रिश्शि नीति और मानवीय सिद्धान्तोंकी जड- 


६९२ सम्पूर्ण गांधी वाबसय 


पर कुल्हाड़ी, ५२७; -द्वारा मौखिक रूपसे एशियाई ह॒ 
ञ्फ 
कानून रद करानेका वचन, १४९८; -द्वारा रंड . 
डे हूंट टर, -की बम्बाट त्या, 
पायोचियर को दिया गया माषण, ४५४; -दढवारा ले रत हे हे ु के अरबीटी डा हल ५ हक 
९ जी ये रै 
क्र के जवाबकी प्रतीक्षा, ४८६५ -द्वारा शिष्टमण्डलके चेल्यि हे 
५. ' अतीक्षा, ४८६ “द्वारा हंटर, सर विलियम विल्सन, -के मतमें गिरमिट्यि प्रथा 


ददस्योंकी गिरफ्तार करना एक बड़ी भूल, २६३; 
बाग हे समझौतेकी स्पष्ट किम 2 हा हि गुलामीसे खतरनाक रूपमें मिलती-जुलती, ३२७ 
हे ? हक, अब्दुल, ७५२९ 


२९३; -द्वारा समझौतेके दोहरे भंगके परिणामस्वरूप चि 

हि ; के 2 ० पंजीयन पे पर 

जलाना, २९३; -द्वारा सावंजनिक समामें भारतीयों कप कल 7 आम वी अल 

द्वारा की गई माँगकों अल्ट्मिट्मको संशा, ६७; -द्वारा 330 कक आई कि 0 
” २६६ पा० टि०, २१६९, २७९ पृ० टि०, २८४, 


स्वीक्षत दो बातें, ५२६; -द्वारा स्वेच्छया पंजीयन 
करा छेन्ेप' एशियाई कानून वापस छेनेका वादा, 
२९२; -द्वारा की गईं दगा भारतीयके सत्याग्रही 
होनेके कारण फायदेमन्द, ११९; -द्वारा की गई प्रवासी 
प्रतिबन्धक अधिनियमकी व्याख्यासे शिक्षित मारतीय 
निषिद्ध प्रवासी १७३; -पर गांधीजीका संशोधन 
भाननेके लिए जोर डालनेका छोड क्रू का वादा, 
३४९; -पर शासन सेवाके रिक्त स्थानोंपर बोभरोंकी 
नियुक्ति करनेके सम्बन्धमें विवेकाथिकारके अनुचित 
उपयोगका आरोप, ५४; -से गांधीजी व करने सीली- 
की कई बार मठ, ४०८; -से बातचीत; -से भिटिशि 
भारतीय समझौता समितिके शिष्टमण्डलकी भेंट, २६०; 
-से मिलनेका सर रिचड सॉलोमनका वचन, २८६; 
-से लोड क्र को जरूरतसे ज्यादा डर, ४५४; -से 
समझोता हो जानेकी सम्भावना, ४०३ 


स्मिथ, (कुमारी) ३१६, ३९२, ४३० पृत० टि० 
रेच्छया पंजीयन, -करनेकी शर्ते पूरी होनेपर एशियाई कानून 


रद हो जानेसे शिक्षित भारतीयोंका प्रवेशाधिकार 
स्ववंमेव स्थापित, ३३१; -करा लेनेकी शर्तपर कानून रद 
करनेका वादा, १७२; -करानेवाले मारतीयोंकी एशियाई 
कानूनके अत्तगत लानेके उद्देश्यसे एक विषेयक प्रकाशित, 
२९३; -करानेवाके छोगोंकोी एक अलरूग कानूनके 
अन्तर्गत रखनेके लिए एक नया विधेयक पेश, २९४; 
-धूरा होनेपर पंजीवक द्वारा प्रमुख एशियाइयोंकों 
एशियाई कानून रद करनेका (अश्वातन, २०; -के 
प्राथनापत्रोंकी दरख्वास्तपर न्यायाधीश सॉलोमनका 
फेसला, १९; -के लिए सोराबजीका प्रार्थनापत्र, २४ 


सेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र, १९३, १२६ 


२३०२, ३०८, ३१०७-१६, ३९२१-२३, ३२७, ३३७, 
२३४०, ३७२, २७६, ३६७-६८, ३७७, ३७८, ३८०, 
३८९, ४०७, ४०९, ४११, ४२०, ४२३, ४२६, 
४३२, ४७५०, ४६०, ४६४, ४८६, ४८८ ४९४, 
४९६, ५१६ पा० टि०, ५१८, ५२९, ५३६, ५३८, 
७४३, ५४५ प० टिं०; -ओर गांधीजीकी रिचिसे 
मुलाकात, २८०; -ओऔर गांधीजीकी सर रिचर्ड 
सालमनसे लम्बी बातचीत, २८६; -ओर गांधीर्जीके 
टरान्सवालकी हृदपर गिरफ्तार कर ल्यि जानेक। 
सम्भावना, ७५३२; -और गांवीज्ी द्वारा लॉर्ड 
एम्टहिलकों पन्‍्यवाद, ४२३; -का बहुत अच्छा 
कार्य, २८०; -की दांई आँखमें मार्गर्म दे, २६५; 
-की छॉर्ड मार्लेसे खानगी भेंट, ३१३; -की सहायतासे 
गांधीजी द्वारा कसम्मुझ अम्बियाका अध्ययन, २७८; 
-के घर नेताओोंकी बेठक, ४२; -द्वारा अपने आपको 
सत्याग्ही घोषित, २०५३; -द्वारा गांधीजीपर समझौता 
करनेम॑ उतावली करनेका भारोप, २४९; -द्वारा 
पोलककी अपने भाई हाजी मुहम्मदसे मिल्नेको 
सलाह, ३८३; द्वारा भारतके छिए. मंगल कामना, 
४९९; -द्वारा शिष्टमण्डलके प्रयत्न असफल होनेपर 
कष्ट भोगनेवाले अन्य लोगेकि साथ मिलनेका भाश्वासन, 
२८९; -द्वारा सत्याग्रह करनेका, वंचन, २५७; -पर 
गांधीजी, २७६, २८५९ 


हमारी फकीरी, ४९१ 
हमीदिया इस्छामिया अंजुमन, १०७, ११२, १२५४, २२९, 


२४९, २०४ पा० टि०; -का शिक्ष्मण्डलक्ों तार, 
२७०; -की भोरसे गांधीजीकी माला भेंट, ११३; -की 
सभा, ७; -की स्वागत समामें गांवीजीका भाषण, 
१११-१३; -को माठा पहलानेक किए गांधीजीका 
धन्यवाद, ११३ 


सांकितिका 


दमीदिया मस्जिद, २०७२ पा० टि०, २८९; -के अद्यतेमें 
भारतीयोंकी समा, २८७ 

हरिश्चन्द्र, २१३६ पत० टि० 

हलफनामा, ३२५ 

हलीम, अहमद, २४९ 

हलीम भाई, इस्माइल, ८७ 

हसन, सुलेमान, -को एक दिनकी सजा, १४ 

हाउस ऑक कामन्स, देखिए ब्रिश्शि लोकसभा 

हाउसिन, हिल्‍्डा मार्मरेठ, ४२८ पा० टि० 

हॉपवुड, सर फ्रांसिस, -को लिखे पत्रका मसविदा गांधीजी 
द्वारा लॉर्ड एम्टहिलकों प्रेषित, ४५९-६०; -से गांधी- 
जीकी अनोपचारिक भेंटकी प्राथंना, ४६० 

हाफिजी, आज्ञम, २६९, ३३७, ५२०, -परीक्षार्म पास, ४५० 

हॉल, १०८ पा० टि० 

हावड, ८३, २६३ 

हास्केन, विलियम, ६ पृतृ० टि०, १३१, १७१, १८४, 
२९७, ७५२७, ५००; -क्री अध्यक्षताम॑ नियुक्त 
यूरोपीय समितिकी मजिस्टरेट्की जाँचके परिणामपर 
आपत्ति, ५४१; -के साथ स्मटस जनरल्की बातचीत, 
&९; को पत्र ५९-६१, ६९; -द्वारा भारतीयोंका पत्र 
जनरल स्मठसकों प्रेषित, ६९; -द्वारा समझौतेकी 
बात प्रारम्भ, ६९ 

हिन्दू, ३५० पा० टि० 


६५९३ 


हिन्दुओं, -और मुसलमानोके लिए मथपान उनके धर्मोमें 
निपषिद्ध, २१० 

हिन्दू धर्म, -का रहस्थ जानना गांधीजीके मतमें हिन्दुओं- 
का ही नहीं सारे भारतीयोंका कत्तव्य, ९९ 

हिन्दू-मुस्लिम दंगा, -कल्कत्तेका, १३६ 

हाइडेलबग, २, १९, १११, २२४, २४६, ४७०; -के 
औदियोंकीं जरूरी पत्र उपलब्ध, २०९; -के भारतीय 
मायातकी रिहाईके बाद जेल जानेकों तैयार, २४८; 
-में इंसप इस्माइल, जीन तथा ईसप आमद कानम- 
वाल्पर जुर्माना, ४२; -में सोमामाई पंटेलकी गांधी- 
जीसे झुलाकात, १६४ 

हुसेन, ३२९, ४३८; -मिलीका सौम्य मागै-दशेन ग्रहण 
करनेम सम, ३२३ 

इसेन, (कुमारी ), ७५२९ 

हुसेन, इब्राहिम, ४, ९४ 

इसेन, मुहम्मद, -को देश निक्रालेकी सजा, ९६ 

हैम्पडन, ३४ 

हैम्पस्टेड ४६२; -भे गांधीजीका माषण, ४७४-७६; -में 
भी दक्षिण आक्रिकाके दुःखद नाठककी हिमायत करने- 
वाढे, ४७८ 

हेम्पस्टेड पीस, एंड आबिटेशन सोसाइटी, ४४२ 

होटल सेसिक, २८०, ३२२; -तुर्कीकी संसदके सदस्योकि 
सम्मानमें भोज, ३०९ 


